ग्राचार्य नेमी चन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तो विरचित गोमस्मट्सार जीवकाण्ड की 
ग्राचायकल्प पण्डितप्रवर टोडरमलजीकृत भाषा टीका 


सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका 


(प्रथम खण्ड ) 


गोस्सटसार जीवकाण्ड एवं उसकी भाषा टीका _ 


समस्पादक 


न्नु० गा जन, एस ए. 
भाइतीय श्रूति दशन केन्द्र 
जयपुर 


ह प्रकाशक 
साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग 

श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्ुस्ट 
ए-४, बापुनगर, जयपुर-३०२०१* 


हम मनी शशि मिल निखिल अल के. अल मम नरब कक समीर पक्का आ 
मूल्य : चालीस रुपये सात्र 


प्रथम सस्करण * २२०० 
[ ७ मई, १६८६ अक्षय तृतीया ] सुद्रक : श्री वालचन्द्र यत्त्रालय 'मानवाश्रम', जयपुर 


ग्रकराशकीय 


आचार्य नेमीचनद्र सिद्धान्तचक्रवर्ती विरचित गोम्मटसार जीवकाण्ड की श्राचार्यकल्प 
पण्डित प्रवर टोडरमलजी कृत भाषा टीका, जो सम्यस्ज्ञान चन्द्रिका के नाम से विख्यात है, 
के प्रथम खण्ड का प्रकाशन करते हुए हमे हादिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । 


दिगम्बराचार्य नेमीचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती करणानुयोग के महान आचाये थे । 
गोम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, लब्पिसार, क्षपणासा र, त्रिलोकसार तथा द्वव्य- 
सग्रह ये महत्वपूर्ण कृतियाँ आपकी प्रमुख देन हैं। पण्डित प्रवर टोडरमलजी ने गोम्मटसार 
जीवकाण्ड व कमकाण्ड तथा लब्धिसार और क्षपणासार की भाषा टीकाएं पृथक्‌-पृथक्‌ बनाई 
थी । चूंकि ये चारो टीकाएँ परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित तथा सहायक थी, अश्रत सुविधा 
की दृष्टि से उन्होने उक्त चारो टीकाश्रो को मिलाकर एक ही ग्रन्थ के रूप मे प्रस्तुत कर दिया 
तथा इस ग्रन्थ का नामकरण उन्होने 'सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका किया । इस सम्बन्ध मे टोडरमलजी 
स्वय लिखते है-- 


या विधि गोम्मट्सार, लव्घिसार ग्रन्थनिकी, 
भिन्न-भिन्न भाषाटीका कीनी अर्थ गायक । 


इनिके परस्पर सहायकपनौ देख्यो, 
तातें एक कर दई हम तिनकौ मिलायके ।। 


सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका धर्यो है याकौ नाम, 
सोई होत है सफल ज्ञानानन्द उपजायके । 


कलिकाल रजनीमे भ्रथ को प्रकाश करे, 
याते निज काज कीजे इष्ट भाव भायके ।। 


इस ग्रन्थ की पीठिका के सम्बन्ध मे मोक्षमार्ग प्रकाशक को प्रस्तावना लिखते हुए 
डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल लिखते हैं-- 


“सम्पाज्ञानचन्द्रिका विवेचनात्मक गद्य शेली मे लिखी गई है। प्रारभ मे इकहृत्तर 
पृष्ठ की पीठिका है। आज नवीन शैली से सम्पादित ग्रन्थो मे भूमिका का बडा महत्त्व माना 
जाता है। शैली के क्षेत्र मे लगभग दो सौ बीस वर्ष पूर्व लिखी गई सम्यम्ज्ञानचन्द्रिका की 
पीठिका आधुनिक भूमिका का आरभिक रूप है। किन्तु भूमिका का श्राद्य रूप होने पर भी 
उसमे प्रौढता पाई जाती है, उसमे हलकापन क्ही भी देखने को नहीं मिलता । इसके पढने से 
ग्रन्थ का पूरा हार्दे खुल जाता है एवं इस गूढ ग्रन्थ के पढने मे श्राने वाली पाठक की समस्त 
कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। हिन्दी आत्मकथा साहित्य मे जो महत्त्व महाकवि पण्डित 
बनारसीदास के अर्द्धकथानक' को श्राप्त है, वही महत्त्व हिन्दी भूमिका साहित्य मे सम्यग्ज्ञान 
चन्द्रिका की पीठिका का है ।” 


इसे ग्रन्थ का प्रकाशन बडा ही श्रम साध्य कार्य था, चूंकि प्रकाशन के लिए समाज के 
दबाव भी बहुत था, श्रत इसे सम्पादित करने हेतु ब्र० यशपाल जी को तैयार किया गया । 
उन्होने श्रथक परिश्रम कर इस गरुरुतर भार को वहन किया, इसके लिए यह ट्रस्ट सदंव उन्तका 
ऋणी रहेगा । 

पुस्तक का प्रकाशन इस विभाग के प्रभारी श्री अखिल बसल ने बखूबी सम्हाला है। 


भरत उनका आभार मानते हुए जिन महानुभावो ने इस ग्रन्थ की कीमत कम करने मे आाथिक 
सहयोग दिया है उन्हे धन्यवाद देता हूँ । 


इस ट्रस्ट के विषय मे तो अधिक क्या कहूँ है इसकी गतिविधियों से सारा समाज परिचित 
है ही, तीर्थ क्षेत्रो का जीरणडद्धार एवं उनका सर्वेक्षण तो इस ट्रस्ट के माध्यम से हुआ ही है। 
इसकी सबसे बडी उपलब्धि है श्री टोडरमल दि० जैन सिद्धान्त महाविद्यालय जिसके माध्यम 
से सैकडो विद्वान जैन समाज को मिले हैं और निरन्तर मिल रहे हैं । 


साहित्य प्रकाशन एव प्रचार विभाग के माध्यम से भी अनुकरणीय कारये इस ट्रस्ट 
द्वारा हो रहा है। आचार्य कुन्दकुन्द के पचपरमागमस समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, 
श्रष्टपाहुड तथा पचास्तिकाय जैसे महत्वपूर्ण ग्रल्थो का प्रकाशन तो इस विभाग द्वारा हुआ 
ही है साथ ही-मोक्षशास्त्र, मोक्षमार्ग प्रकाशक, श्रावकधर्म प्रकाशक, पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, ज्ञान 
स्वभाव-ज्ञेयस्वभाव, छहढाला, समयसार-ताटक, चिदृविलास श्रादि का भी प्रकाशन इस 
विभाग ने किया है। प्रचार कार्य को भी गति देने के लिए पाच विद्वान नियुक्त किये गए हैं 
जो गाँव-गाँव जाकर विभिन्न माध्यमो से तत्त्वप्रचार मे रत हैं । 


इस अनुपम ग्रन्थ के माध्यम से आप श्रपना आत्म कल्याण कर भव का प्रभाव करे 
ऐसी मगल कामना के साथ-- 


- भसेसीचन्द पाटनी 


श्री कुन्दकुन्द कहान दि० जन तीथो सुरक्षा टूस्ट द्वारा प्रकाशित 










१ समयसार २० ०० रू १० श्रावकषम्म प्रकाश ५ ४० रु. ' 
२ प्रवचनसार १६०० र ११ पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ६००२, £ 
३ नियमसार १५०० र १२ चिद्विलास २५० रु £ 
४ अभ्रष्टपाहुड १६०० रु १३ भक्तामर प्रवचन ४ ५०रु, # 
५ पचास्तिकाय सग्रह १० ०० रु १४ वीतराग-विज्ञान भाग-४॑ ५४५०० रू 
६ मोक्षशास्त्र २००० रू (छहृढाला प्रवचन ) 

। ७ भोक्षमार्ग प्रकाशक १००० र₹ १५ ज्ञानस्वभाक-नज्ञेयस्वभाव १२०० रू 
८ समयसार नाटक १५०० रु १६, युगपुरुष कानजी स्वामी २००%ू 

५ € छहढाला ५००रू ' 


उ उतर जय स्ण्छ स उस उत ख सकत ज्व पत्र सख्त सज यत सत्र सच रत स्ययचर खत सच स्तर चाय सस्ता यत 


सम्पादकीय 


करणानुयोग के महान आचार्य श्री नेमीचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने ग्यारहवी शताब्दि मे 
गोम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटसा र कमेकाण्ड, लव्धिसार श्र क्षपणासार ग्रन्थो की रचना प्राकृत 
गाथाओ्रों मे की, जिस पर आ्राचायंकल्प पण्डित ठोडरमलजी ने अ्रठारहवी शताब्दि मे ढूढारी 
भाषा में “सम्यसज्ञानचन्द्रिका” नामक भाषा टीका लिखी है। थतिज्लोकसार एवं सुप्रसिद्ध लघु 
ग्रन्थ द्रव्यसग्रह भी आचार्य श्री नेमीचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती की ही रचनाएँ है । 


सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका का प्रकाशन इससे पूर्व मात्र एक ही बार जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था, 
कलकत्ता से हुआ था, जो कि बहुत वर्षो से श्रनुपलव्ध है, इसलिए पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट 
ने इसका पुनप्रेंकाशन करके करणानुयोग के एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शास्त्र की दीघेकालीन सुरक्षा 
का उत्तम उपाय किया है। सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका की महिमा के सम्बन्ध मे पण्डित टोडरमलजी 
के समकालीन स्वाध्यायशील ब्र० पण्डित राजमल्लजी ने अपने “चर्चा सग्रह” मे जो विचार 
व्यक्त किये हैं, वे द्रष्टब्य है. -- 


“सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका की महिमा वचन अग्रोचर है, जो कोई जिन धर्म की महिमा भौर 
केवलज्ञान की महिमा जाणी चाही तो, या सिद्धान्त का अनुभव करो । घणी कहिता करि 
कहा । 

इस ग्रच्थ की महिमा एवं विशेषता को समभने के लिए उपरोक्त विचार ही पर्याप्त है, 
अपनी शोर से और कुछ लिखने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है । 


सपूर्ण सम्यरज्ञानचन्द्रिका का एकसाथ एक ही खण्ड मे प्रकाशन करने से इसका आकार 
बहुत ही वडा हो जाता, जिससे स्वाध्याय मे असुविधा हो सकती थी, इसलिए इसका तीन 
भागो में प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया । उसमे से प्रस्तुत सस्करण में गोम्मटसार जीव- 
काण्ड की सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीका को प्रथम भाग के रूप मे प्रकाशित किया है । 


इस ग्रच्थ के सपादन के लिए सर्वप्रथम हमने छह हस्तलिखित प्रतियों से इसका मिलान 
किया । मिलान करते समय हमारे सामने जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी ससथा, कलकत्ता द्वारा 
प्रकाशित और प० गगाधरलाल जैन, न्यायतीर्थ एवं श्रीलाल जैन काव्यतीर्थ द्वारा सपादित प्रति 
ही मूल ग्राधार रही है। श्रन्य छह हस्तलिखित प्रतियो का विवरण इसप्रकार है -- 


१. (प्र) प्रति -- श्री दिगम्बर जैन बडा मन्दिर तेरह पथियान, जयपुर (राज०) 


काल -- पण्डित टोडरमलजी की स्वहस्तलिखित विक्रम सवत्‌ १८५१० की प्रति के आधार 
से विक्रम सवत्‌ १८५६१ में लिखी हुई प्रति । 


लिपिकार--अ्रज्ञात (अक्षर सुन्दर व स्पष्ट है) 


[५ 


२. (ब) प्रति -- श्री दिगम्बर जैन मन्दिर भदीचंदजी, जयपुर (राज०) 
काल -- भ्रज्ञात 
लिपिकार--अनेक लिपिकारो द्वारा लिखित एवं पण्डित टोडरमलजी ह्वारा सशोधित प्रति । 


३... (क) प्रति--श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, भ्रादर्शनगर, जयपुर (राज०) 
काल--विक्रम सवत्‌ १८२६, आषाढ सुदी तीज, गुरुवार । 
लिपिकार--गोविन्दराम । 


४. (ख) प्रति--श्री चन्द्रप्रभ दिगम्बर जैन मन्दिर, फिरोजाबाद (उ० प्र०) 
काल--विक्रम सवत्‌ १८१८ 
लिपिकार--अज्ञात । 


५. (ग) प्रति--श्री दिगम्बर जैन मन्दिर सघीजी, जयपुर (राज० ) 
काल--विक्रम सवत्‌ १६७०, माघ शुक्ला पचमी । 
लिपिकार--श्री जमनालाल शर्मा । 


६... (घ) प्रति--श्री दिगम्बर जैन मन्दिर दीवान भदीचदजी, जयपुर (राज० ) 
काल--विक्रम सवत्‌ १८६१, पौष वदी बारस । 
लिपिकार--श्री लालचन्द महात्मा देहा, श्री सीताराम के पठनार्थ । 


इस ग्रथ का सपादन करते समय हमने जिन बातो का ध्यान रखा है, उनका उल्लेख करना 
उचित होगा । वे बिन्दु इसप्रकार है -- 


(१) छह हस्तलिखित प्रतियो से मिलान करते समय जहाँ पर भी परस्पर विरुद्ध कथन 
श्राये, उनमे से जो हमे शास्त्र सम्मत प्रतीत हुआ उसे ही मूल में रखा है और अन्य प्रतियों के 
कथन को फुटनोट में दिया है। और जहाँ निर्णय नहीं कर पाये है, वहाँ छपी हुईं प्रति को ही 
मूल मे रखकर अन्य प्रतियो का कथन फुटनोट मे दिया है । 


(२) पीठिका में विपयवस्तु के अनुसार सामान्य श्रकरस, गोम्मटसार (जीवकाण्ड 
सबधी प्रकररा, गोम्मटसार कर्मकाण्ड सबधघी प्रकरण, लब्धिसार-क्षपणासार सबधी प्रकरण - 
ये शीर्षक हमने श्रपती तरफ से दिये है, मूल मे नही । 


(३) सपूर्ण ग्रथ मे स्वाध्याय की सुलभता के लिए विषयवस्तु के अनुसार बड़े-बड़े 
अनुच्छेदो (पैराग्राफो) को विभाजित करके छोटे-छोटे (पैराग्राफ) बनाये है। साथ ही टीका 
मे समागत प्रश्नोत्तर अथवा शका-समाधान भी भ्र॒लग अनुच्छेद वनाकर दिये है । 


(४) गाथा के विषय का प्रतिपादक शीर्षकात्मक वाक्य मूल टीका मे गाथा के बाद 
टीका के साथ दिया है, लेकिन गाथा पढ़ने से पूवे उसका विषय ध्यान में आये - इसीलिए उस 
वाक्य को हमने गाथा से पहले दिया हे । 


६) 


(५) मूल गाथा तो बडे टाइप मे दी ही है, साथ ही टीका में भी जहाँ पर संस्कृत यां 
प्राकृत के कोई सूत्र श्रथवा गाथा, श्लोक श्रादि भ्राये है, उनको भी ब्लैक टाइप में दिया है । 


(६) गाथा का विपय जहाँ भी घवलादि ग्रथों से मिलता है, उसका उल्लेस श्रीमद्‌ 
राजचद्र ग्राश्रम, अगास से प्रकाशित गोम्मटसार जीवकाण्ड के श्राधार से फुटनोट में किया है । 


अ्रनेक जगह अलौकिक गणितादि के विपय श्रति सूक्ष्मता के कारण से हमारे भी समझ 
मे नही श्राये है - ऐसे स्थानों पर मूल विपय यथावत ही दिया है, अपनी तरफ से श्रनुच्छेद 
भी नही बदले है । 


सर्वप्रथम में पण्डित टोडरमल स्मारक द्ृस्ट के महामन्त्री श्री नेमीचन्दजी पाटनी का 
हादिक आभारी हूँ, जिन्होने इस ग्रय के सपादन का कार्यभार मुझे देकर ऐसे महान ग्रथ के 
सृक्ष्मता से अध्ययन का सुअ्वसर प्रदान किया । 


डॉ० हुकमचद भारिलल का भी इस कार्य में पूरा सहयोग एवं महत्त्वपूर्ण सुझाव तथा 
मार्गदर्शन मिला है, इसलिए मैं उनका भी हादिक झाभारी हूँ। 


हस्तलिखित प्रतियों से मिलान करने का कार्य श्रतिणय कणप्टसाध्य होता है। मैं तो हस्त- 
लिखित प्रति पढने में पूर्णा समर्थ भी नहीं था। ऐसे कार्य मे शातस्वभावी स्वाध्याय्रेमी 
साधर्मी भाई श्री सौभागमलजी वोहरा दूदूवाले, वापूनगर जयपुर का पूर्णा सहयोग रहा है । ग्रथ 
के कुछ विशेष प्रकरण अनेक बार पुन -पुन देखने पडते थे, फिर भी श्राप झ्ालस्य छोडकर 
निरन्तर उत्साहित रहते थे । मुद्रण कार्य के समय भी आपने प्रत्येक पृष्ठ का शुद्धता की रृष्टि से 
अवलोकन किया है । एतदर्थ आपका जितना धन्यवाद दिया जाय, वह कम ही है । झाशा है 
भविष्य में भी आपका सहयोग इसीप्रकार निरन्तर मिलता रहेगा। साथ हो ब्र० कमलावेन 
जयपुर, श्रीमती शीलावाई विदिशा एवं श्रीमती श्रीवती जैन दिल्‍ली का भी इस कार्य में सहयोग 
मिला है, भ्रत वे सी धन्यवाद की पात्र है । 


गोम्मटसार जीवकाण्ड, ग्रोम्मटसार कर्मकाण्ड तथा लब्धिसार-क्षपणासार के “सइष्टि 
अधिकार” का प्रकाशन पृथक ही होगा । गरिगत सम्बन्धी इस विलप्ट कार्ये का भार ब्न० 
विमलावेन ने अपने ऊपर लिया तथा शारीरिक श्रस्वस्थता के बावजूद भी अत्यन्त परिश्रम से 
पूर्ण करके मेरे इस कार्य में अभूतपूर्व योगदान दिया है, इसलिए मैं उनका भी हादिक 
श्राभारी हूँ । 

हस्तलिखित प्रतियाँ जिन मदिरो से प्राप्त हुई है, उनके ट्रस्टियो का भी मैं आभारी हूं, 
जिन्‍्होने ये प्रतियाँ उपलब्ध कराईं । इस कार्य में श्री विनयकुमार पापडीवाल तथा सागरमलजी 
बज (लल्लूजी) का भी सहयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए वे भी धन्यवाद के पात्र है 


श्रन्त मे इस ग्रय का स्वाष्याय करके सभी जन सर्वज्ञता की महिमा से परिचित होकर 
अपने सर्वजस्वभाव का आश्रय लेवे एवं पूण कल्याण करे - यही मेरी पवित्र भावना है। 


श्रक्षय तुतीया -- ब्० यशपाल जैन 
७ मई, १६८६ 


प्रस्तत संस्करण की कीमत कम कराने वाले दातारों की सूची 


श्रीमती विभा जैन, धप श्री अरुणकुमारजी जैन 
श्रीमती भवरीदेवी सुपुत्री स्व. श्री ताराचन्दजी गगवाल 
श्रीमती शकतलादेवी धप श्री विजयप्रतापजी जैन 

श्री के सी सोगानी 


श्री छोटाभाई भीखाभाई मेहता 5 
श्रीमती प्यारीबाई घ प्‌ श्री माणकचन्दजी जैन 
श्रीमती किरणकुमारी जैन 


श्री दिगम्वर जेन मन्दिर 
श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मण्डल 


. श्री महिला मुमुक्षुमण्डल श्रीबुधु ब्याँ सिघईजी का मन्दिर 


श्रीमती भवरीदेवी घप श्री घीसालालजी छाबडा 
श्रीमती बसतीदेवी धप श्री हरकचन्दजी छाबडा 
श्रीमती नारायणीदेवी घ प. श्रीगुलाबचन्दजी रारा 
श्री हुलासमलजी कासलीवाल 

श्री भेयालालजी वेद 


. श्री प्रमोदकुमार विनोदकुमारजी जैन 


श्री माणकचन्द माघोर्सिहजी साखला 

श्री चतरसेन भ्रमीतकुमारजी जैन 

श्री सोहनलालजी जेन, जयपुर प्रिण्टर्स 

श्री इन्दरचन्दजी विजयकुमारजी कौशल 

श्रीमती सुमित्रा जैन धप श्री नरेशचन्दजी जैन 
श्रीमत्ती किरण जेन धप श्री सुरेशचन्दजी जैन 
श्रीमती त्रिशला जैन घप श्री रमेशचन्दजी जैन 
श्रीमती उषा जैन घप श्री अनिलकुमा रजी जैन 
श्री राजेश जैन (टोनी) 

श्री राजकुमा रजी कासलीवाल 

श्रीमती धापूदेवी ध प्‌ स्व श्री केसरीमलजी सेठी 
श्री अजितप्रसादजा जैन 

श्री सुमेरमलजी जैन 

श्री पूतमचन्द नेमचन्द जैन 

श्रीमती मोतीदेवी बण्डी धप स्व श्री उग्रसेनजी बण्डी 


मुजफ्फरनगर 
जयपुर 
कानपुर 
ब्यावर 
बम्बई 
मुगावली 
चण्डीगढ़ 
लवाण 
कानपुर 
सागर 
सीकर 
बम्बई 
दिल्ली 
कलकत्ता 
उजनेर 
हस्तिनापुर 
जयपुर 
रुडकी 
जयपुर 
छिन्दवाडा 
मुजफ्फरनगर 
मुजफ्फरनगर 
सुजफ्फरनगर 
मुजफ्फरनगर 
मुजफ्फरनगर 
तिनसुखिया 
नई दिल्‍ली 
द्य्लि 
तिनसुखिया 
वडौत 
उदयपुर 


२००१ ०० 
२०००,०० 
१००९१०० 
१००१ ०० 
१००१ ०० 
१७००० ०० 
६०५०.०० 
६४९१,०० 
५५१०० 
प्र०0२ए०० 
प््ू०९ ०० 
प्र०९ ०० 
१०१०० 
प्र:१०० 
प०१०० 
प्०0१ ०० 
प्र०९ ०० 
प्र०२ ०० 
प्०९,०० 
प्०९ ०० 
४०१०० 
प५०१ ०० 
7१०९ ०० 
प्र०९०० 
४०२०० 
7१०९१०० 
प्र०१०० 
४०९०० 
४०१०० 
४०१०० 
४०१,०० 


२११२२ ०० 


डर 
रे 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३६ 
४० 
४१ 
डर 


४३. 


४५ 
४ 
४७ 


श्री कपूरचन्द राजमल जैन एवं परिवार 

श्री छोटेलाल सतीशचन्दजी जैन 

श्रीमती रगूबाई घप श्री उम्मेदमलजी भण्डारी 

श्रीमत्ती केसरदेवी घप श्री जयनारायणजी जैन 

श्री सुहास वसत मोहिरे 

श्री वीरेन्द्रकुमार वालचन्द जैन 

श्रीमती केसरदेवी वण्डी 

श्री माणकचन्द प्रभुलालजी 

श्रीमती रत्नप्रभा सुपुत्री स्व श्री ताराचन्दजी गगवाल 

श्री माणकचन्द प्रभुलालजी भगनोत 

श्री नेमीचन्दजी जैन मगरोनी वाले 

स्व श्रीमती कुसुमलता एवं सुनद वसल स्मृति निधि 
हस्ते डॉ राजेन्द्र वसल 

श्री जयन्ति भाई घनजी भाई दोशी 

श्रीमती धुडीवाई खेमराज गिडिया 

चौ० फूलचन्दजी जैन 

फुटकर 





लवाण 
इटावा 
सायला 
फिरोजाबाद 
वेलगाव 
पारोला 
उदयपुर 
कुरावड 
जयपुर 
कुरावड 
शिवपुरी 


श्रमलाई 
दादर वम्बई 
खेरागढ 
वम्बई 


योग ३२८२० ०० 


प्०१ ०० 
५०१०० 
प्०0० 00 
प्र००00०0 
ए०० ०० 
१०००० 
7१०० ०० 
7१०० ०० 
पए0०0००0० 
४१०० ०० 


४१०० ०० 


१११०० 
१११०० 
१०१०० 
२०१०० 
प्र७७२ ०० 


है भव्य हो ! शास्त्राम्यास के अनेक भ्रग है। शब्द या अर्थ का वाचन या सीखना, 
सिखाना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, वारम्वार चर्चा करना 
इत्यादि अनेक अ्रग हैं-वहाँ जैसे बने तेसे अभ्यास करना । यदि सर्वे शास्त्र का अ्रभ्यास न वने 
तो इस शास्त्र मे सुगम या दुर्गम अ्रनेक श्रर्थों का निरूपण है, वहाँ जिसका बने उसका ग्रभ्यास 
करना । परन्तु अभ्यास मे आलसी न होना । 


- प० भागचन्द जी 





विषय-सूची 


सम्परज्ञानचन्द्रिका पीठिका १-६८ 
मगलाच रख, सामान्य प्रकरण १ 
प्रथमानुयोग पक्षपाती का निराकरण श्‌ 
चरणानुयोग पक्षपाती का निराकरण ६ 
द्रव्यानुयोग पक्षपाती का निराकरण & 
शब्दशास्त्र पक्षपाती का निराकरण ११ 
भ्र्थ पक्षपाती का तिराकरण श्र 
काम भोगादि पक्षपाती का निराकरण श्रे 
शास्त्राभ्यास की महिमा श्श्‌ 
जीवकाण्ड सबधी प्रकरण १७-३० 
कर्मकाण्ड सबधी प्रकरण ३१-४० 
अधंसरष्टी प्रकरण ४६-४७ 
लब्धिसार, क्षपणासार सबधी प्रकरण. ४८-५५ 
परिकर्माष्टक सबन्धी प्रकरण ५५-६८ 
संगलाचरण व प्रतिज्ञा ६९-८६ 
भाषा टीकाकार का सगलाचरण ६६-७४ 


ग्रन्थकर्ता का मगलाचरणा व प्रतिज्ञा ७५-८१ 
बीस प्ररूपणाश्ो के नाम व सामान्य 


कंधन ८१-८६ 
पहला गश्रधिकार 

गुणस्थान-प्ररूपणा ८६-१७६ 
गुणस्थान और तद्‌ विषयक भ्रौदायिक 

भावो का कथन ८६-६१ 
मिथ्यात्व का स्वरूप ६१-६५ 
सासादन का स्वरूप ६५-६६ 
सम्यग्मिथ्यात्व का स्वरूप ६६-६८ 
ग्सयत का स्वरूप ६८-१०३ 
देशसयत का स्वरूप १०३-१०४ 
प्रमत्त का स्वरूप १०४-१३२ 
भ्रप्रमत्त का स्वरूप १३२-१५३ 
अपूर्वंकरण का स्वरूप १५३-१५६ 
भ्निवृत्तिकरण का स्वरूप १५६-१६० 
सूक्ष्य्सापराय का स्वरूप १६०-१६७ 


उपशात्तकषाय का स्वरूप १५६७-१६८ 
क्षीणकषाय का स्वरूप १६८ 
सयोगकेवली का स्वरूप १६८-१६९६ 
ग्रयोगकेवली का स्वरूप १६६९-१७६ 
सिद्ध का स्वरूप १७६-१७६ 
दूसरा श्रधिकार £' 

जीवसमास-प्ररूपणा १८०-२३४ 
जीवसमास का लक्षण १८०-१८२ 
जीवसमास के भेद १८०३-१६९१ 

योनि श्रधिकार १६१-१६८ 

अ्रवगाहना अधिकार १६८-२२४ 
तीसरा श्रधिकार : 

पर्याप्ति-प्ररूपणा २३५-२७६ 
अलौकिक गरिणत २२५-२६८ 
रष्टात द्वारा पर्याप्ति भ्रपर्याप्ति का हर 
स्वरूप व भेद २६८५-२७ ० 


पर्याप्ति, निवृत्ति श्रपर्याप्ति का स्वरूप २७०-२७२ 
लब्धि भ्रपर्याप्तक का स्वरूप 


२७२-२७६ 
चौथा अधिकार : 
प्राण-प्ररुूपणा २७७-२८० 
प्राण का लक्षण, भेद, उत्पत्ति की 
सामग्री, स्वामी तथा एकेन्द्रियादि 
जीवो के प्राणों का नियम २७७-२८० 
पांचवा प्रधिकार 
संज्ञा-प्ररूपरणा र२८१-२८३ 


सज्ञा का स्वरूप, भेद, आहारादि सज्ञा 


का स्वरूप तथा सज्ञाप्रो के स्वामी २८१-२८३ 
छठवां श्रधिकार * 
गतिमागरणा-प्ररूपणा ए८४-३०८ 


मगलाचरण और मार्गणाघिकार 
के वर्णन की प्रतिज्ञा रपट 
मागणा शब्द की निरुक्ति का लक्षण रपट 


[२ १ 


चौदः भागगायो के नाम ब्८५ 
सातरगागणा, उमा गस्य््प ये संख्या २८४-२६७७ 
मसारग्त दि गतिगार्गेगा' मा स्थर्ूप २६७-३०० 
रिद्वगति का रसझूप ३०९ 
नारंगी जीयो की सगया गा घषम ३०२-३०८ 


सातया प्रधिकार 


इन्द्रिय भार्गणा प्रस्पणा ३०६-३२१ 
मगलानरणा, इन्ट्रिय शब्द मी 

नियतक्ति, एच्िय के भेद ३०९-३१२ 
एकेन्ट्रियादि जीयो गयी ऐड्रियन्गस्शा 

उनना विधय तगा घोष ३६१३-३१७ 
इन्द्रिय रहित जीयो फा ग्यरूप ३१८ 
एकेन्द्रियांदि जीयो गयी सम्परा ३६१८-३२१ 
ध्राठवा झधघिफार 

फायमार्गणा-प्रस्पणा ३२२-३५२ 
मगलाचरण, कायमागरा का 

स्वरूप [व भेद ३२२ 
स्थावरकाय की उत्पत्ति गा फारगा ३२३ 
शरीर फे भेद, सदाण प्रौर सस्पा ३२८-३२८ 


सप्रतिध्ठित, प्रप्नतिप्ठित जीपो पा 


स्वरूप ३२८४-३३० 
साधारण वनस्पति का स्वष्प्प ३३०-०३३७ 
भसकाय का प्रहपण ३३७-३३६८ 


वनस्पतिवत्‌ प्रन्य जीवो के प्रतिप्ठित 

त्तया अप्रतिधप्यिनपना ३३६ 
स्थावग्वाय तथा प्रसयाय जीयो के 

शरीर था पायार ३३६-३४० 
फायरहित-मिद्धो का स्पम््प ३४१ 
पृथ्वीफायिक प्रादि जीवो की सत्या ३४१-३५१ 


नववां भ्रधिकार 


योगमसागंणा-प्रस्पणा ३५४५२-४०५, 
योग का सामान्य लक्षण, 

योग का विशेष लक्षण, 

योग विशेषो या लक्षण ३५२-३५४ 
दस प्रकार के सत्य फा उदाहरण- 

पूर्वक कथन ३५६-३५६ 
मन-वचन-योग के भेदों का कारण ३६० 


गधों गे वैयली गो रताषोंग की 


गगावता ३६१०-३६ 
कापयोग वा रखा व ये भेद ३६ ३०३५० 
गोग रहित पाता वो रमश्णण ६७०-३७१ 
शरीर मे कम नोव में को भेद ३७१ 


घोौदारियादि शगीर में गमपप्रयथ 
पी गस्या ३37-३७४ 


गिसगोवगय की रयस्‍ूप 33५४-३७५ 
धोदशारिव पाप छरीरो वी 

उत्ष्ट ग्थिति ३8७६-१३ ८५८ 
ओऔदारि मयद्रबंद वा दयस्‍्प्प ३६४८६-३८६ 
ओऔदारिवादि शरीर पिष्यत 

मिशेध वयन इ८६(-४०० 


मोग गार्मशा प्रो मे जीयो भी समस्या ४०१-४०४ 
दमया ध्धिफार : 

वेदमार्गणा-प्ररुपणा ४०६-४१३ 
तीन ग्रेद प्रौर उनते फारण ये भेद ४०६५-४८०६८ 


वेद रहित जीय ४०९-४६०७ 
वेद मी प्रपेशा छीयो की संस्या ४१०-४१३ 
ग्यारह ध्रधिकार 

फपायमार्गणा प्ररुषणा ४१४-४३५ 
मगतलागरणा तथा नधाय के 

निरतिमसिद सदाश, 

पशरि मी भपक्षा श्रोपादि मे ४ 

भेद गधा ह्प्टीत्त गतिया मे प्रथम 

समय से चोगादि का वियम ४१४-४१६ 
पयाप रहित ऊीए ४१६-४२० 
गधायों गा ग्पाप ४२१-४३० 
य्धागस्यानों वा यरप, मधाय की 

अपेक्षा जीयमग्या ४३००-४३४ 
चार हुवा श्रधिफार 

ज्ञानमामशा-प्रस्पणा ४३६-५७१९ 
शात का नियक्तिगिंद्ध सामाय सशण, 

पाच जश्ञानों का छ्लायोपश्मिक क्षायिक- 

रुप से विभाग, मिव्यागान का 

कारण और रस्यामी ४३६-४३८ 


मिश्रशान का कारण भौर मन पर्यय* 
ज्ञान फा स्वामी, सप्टांत हारा तीन 


मिध्याज्ञान का स्वरूप, मतिज्ञान 


का स्वरूप, उत्पत्ति आदि ड३ेप-४५० 
श्रुतज्ञान का सामान्य लक्षण, भेद. ४५०-४४३ 
पर्यायज्ञान, पर्यायसमास, भ्रक्षरात्मक 

प्रतज्ञान ४५३-४५८९१६ 
श्रतनिवद्ध विषय का प्रमाण, श्रक्षेर- 

समास, पदज्ञान, पद के श्रक्षरों का 

प्रमाण, प्रतिपत्तिक श्रुतज्ञान डेप र-ेंपो४ 
भ्रनेक प्रकार के श्रुतज्ञान का विस्तृत 

स्वरूप, अगवाद्य श्रुत के भेद, श्रक्षरो 

का प्रमाण, अगो व पूर्वो के पदो 

की सख्या, श्रुतज्ञान का माहात्म्य, 

झ्रवधिज्ञान के भेद, ४पड-५२१ 
उसके स्वामी श्रौर स्वरूप, ३४२१-५३६ 


भ्रवधि का द्रव्यादि चतुष्टय की श्रपेक्षा 
वर्णान, अवधि का सबसे जघन्य द्रव्य ४३७-५५४ 
नरकादि में अवधि का क्षेत्र 


शभश४-५६१० 
मनःपयंयज्ञान का स्वरूप, भेद, 
स्वामी श्र उसका द्रव्य ५४६०-५६८ 
क्ेवलज्ञान का स्वरूप, ज्ञानमार्गणा 
मे जीवसख्या प््६८-५७१ 
तेरहवां श्रधिकार: _ 
संयममाग्गंणा-प्ररूपणा प्ृ७२-१४८० 
सयम का स्वरूप श्रौर उसके पाँच भेंद, 
सयम की उत्पत्ति का कारण प१७२-४७४ 
देश सयम और असयम का कारण, 
सामायिकादि ५ सयम का स्वरूप ५७४-५७७ 
देशविरत, इन्द्रियो के अट्ठाईस 
विषय, सयम की श्रपेक्षा जीवसर्या ५७७-४८० 
चौदह॒वां श्रधिकार : 
दशनमार्गणा-प्ररूपरणा प्रद१-५८४ 
दर्शन का लक्षण, चक्षुदर्शन श्रादि ४ 
भेदो को क्रम से स्वछूप, दर्शन की 
भ्रपेक्षा जीव सख्या प्र८प१-५ पोर्ट 
पंद्रहवां प्रधिकार : 
लेश्यामागंणा-प्ररूपणा प्र८घ२-६४४ 


लेशया का लक्षण, लेश्याओं के निर्देश 


रे 


] 


श्रादि १६ अधिकार प८०५५-४५८५६ 
निर्देश, वर्ण, परिणाम, सक्रम, कर्मे, 

लक्षण, गति, स्वामी, साधन, अपेक्षा न्‍ 
लेश्या का कथन शभ८६-९१० 


सख्या, क्षेत्र, स्प्ण, काल, अन्तर, भाव 
और श्नल्पब॒हुत्व श्रपेक्षा लेश्या का 
कथन 

लेश्या रहित जीव 


सोलह॒वां भ्रधिकार : 
भव्यमा्गणा-प्ररूपणा 


भव्य, अभव्य का स्वरूप, भव्यत्व 
ग्रभव्यत्व से रहित जीव, भव्य 
मार्गणा मे जीवसख्या 

पाँच परिवतंन 


६१०-६४३ 
इ४३-६४४ 


६४५-६४६ 
६४६९-६५७ 
सतरहवा पश्रधिकार . 

सम्यवत्वमार्ग णा-प्ररूपरणा 


सम्यक्त्व का स्वरूप, सात भ्रधिकारो 
के द्वारा छह द्रव्यों के निरूपण का 
निर्देश 

नाम, उपलक्षण, स्थिति, क्षेत्र, सख्या, 


६४८५-६५ ८६ 
स्थानस्वरूप, फलाधिकार द्वारा छह 
द्रव्यों का निरूपण 
पचास्तिकाय, नवपदार्थ, गुणस्थान 
क्रम से जीवसरूया, त्रराशिक यन्त्र 
क्षपकादि की युगपत्‌ सम्भव विशेष 
सख्या, सर्वे सयभियो की सरूया, क्षायिक 
सम्पक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, उपशम 
सम्पक्‍्त्व 
पाच लब्धि, सम्यवत्व ग्रहण के योग्य 
जीव, सम्यक्त्वमागंणा के दूसरे भेद, 
सम्यक्त्वमार्गंणा मे जीवसख्या 


श्रठारहवा श्रधिकार : 
संत्नीमाग रा-प्ररूपणा 
सज्ञी, अभ्रसज्ञी का स्वरूप, सज्ञी 


असज्ञी की परीक्षा के चिन्ह 
सज्ञी मार्गणा मे जीवसरूया 


६५६-७०१ 


७०२--७०७ 


७०८-७१६ 


७१६९-७२३ 


७२४-७२५ 


छर४ड 
७२५ 


६५८-७२५३ 


) 


६४५-६५७ 


उच्चोसवा अधिकार : 
झाहारमार्गणा-प्ररूपणा ७२६-७२६ 
भाहार का स्वरूप, श्राहारक 

अ्रनाहारक भेद, समुद्घात 

के भेद, समुद्घात का स्वरूप ७२६-७२७ 


भाहारक भौर अनाहारक का फाल 
प्रमाण, भाहारमार्गणा में जीवसख्या ७२८५-७२६ 
बीसचा भ्रधिकार : 
उपयोग-प्ररूपणा 

उपयोग का स्वरूप, भेद तथा 
उत्तर भेद, साकार 

अभ्रनाकार उपयोग की विशेषता 
उपयोगाधिकार मे जीवसरूया 
इककीसचा शभ्रधिफकार : 
श्रस्तर्भावाधिकार 


गुणस्थान और मागंणा मे शेष 


७३०-७३२ 


७३०-७३२ 


3३३-७५० 





है| 


] 


प्रस्पणा म्रो का अन्तर, मार्गगगाओं 


में जीवसमासादि ७३३-७४१ 
गुणस्थानों मे जीवसमासादि 

मार्गरणाओं भें जीवसमास ७४१-७४० 
बाईसवा श्रधिकार : 

अ्रालापाधिकार ७५१-८५८ 
नमस्कार और आ्रालापाधिकार के 

कहने की प्रतिज्ञा ७५१ 


गुणस्थान भौर मार्गणाम्रो के प्लालापो 
की सस्या, गुणस्थानों मे श्रालाप, 
जीवसमास की विशेषता, बीस भेदो की 


योजना, ग्रावश्यक नियम ७५१-७६६ 
यत्र रचना ७६७-८५५ 
गुणस्थानातीत सिद्धों का स्वरूप, 

बीस भेदो के जानने का उपाय, 

झन्तिम श्राशीर्वाद, ८5५५-८५८ 


तन जननी 





विषयजनित जो सुख है वह दुख ही है क्योकि विषय-सुख परनिमित्त से होता है, 
पूर्व और पश्चात्‌ तुरन्त ही श्राकुल॒ता सहित है और जिसके नाश होने के भ्रनेक कारण 
मिलते ही हैं, आगामी नरकादि दुर्गगति प्राप्त करानेवाला है. ऐसा होने पर भी वह तेरी 
चाह अनुसार मिलता ही नही, पूर्व पुण्य से होता है, इसलिए विपम है। जैसे खाज से 
पीडित पुरुष अपने अग को कठोर वस्तु से खुजाते हैं वैसे ही इन्द्रियों से पीडित जीव उनको 
पीडा सही न जाय तब किचितमात्र जिनमे पीडा का प्रतिकार सा भासे ऐसे जो विषयसुख 
उनमे भपापात करते हैं, वह परमार्थ रूप सुख नही, भौर शास्त्राभ्यास करने से जो सम्य- 
ज्ञान हुआ उससे उत्पन्न भ्रानन्द, वह सच्चा सुख है। जिससे वह सुख स्वाघीन है, आाकु- 
लता रहित है, किसी द्वारा नष्ट नही होता, मोक्ष का कारण है, विपम नही है। जिस 
प्रकार खाज की पीडा नही होती तो सहज ही सुखी होता, उसी प्रकार वहाँ इन्द्रिय पीडने 
के लिए समर्थ नही होती तब सहज ही सुख को प्राप्त होता है। इसलिए विपयसुख को 
छोडकर शास्त्राम्यास करना, यदि सर्वथा न छूटे तो जितना हो सके उतना छोडकर 


शास्त्राम्यास में तत्पर रहना । 


इसी ग्रन्थ से भ्रनुदित, पृष्ठ - १३ वे १४ 





श्राचायकल्प पण्डितप्रवर टोडरमलजीकृत 
सम्यग्ज्ञानचन्ट्रिका 
घीठिका 
॥ मंगलाचररण ।। 
बदो ज्ञानानदकर, नेमिचन्द गृणकद । 
माधव वंदित विमलपद, पुण्यपयोनिधि नद ।॥॥ १॥ 
दोप दहन गुन गहन घन, अरि करि हरि अ्ररहत । 
स्वानुभूति रमनी रमन, जगनायक जयवत ॥ २॥। 
सिद्ध सुद्ध साधित सहज, स्वरससुधारसधार । 
समयसार शिव संर्वगत, नमत होहु सुखकार ॥| ३॥। 
जेनी वानी विविध विधि, वरनत विश्वप्रमान । 
स्यात्पद-मुद्रित अहित-हर, करहु सकल कल्यान ॥। ४ ॥। 
मैं नमो लगन जेन जन, ज्ञान-ध्यान धन लीन । 
मेन मान बिन दान घन, एन हीन तन छीन ॥| ५॥ *! 
इह॒विधि मंगल करन ते, सबविधि मगल होत । 
होत उदगल दूरि सब, तम ज्यों भानु उदोत ॥ ६ ॥ 


सामान्य प्रकरण । 
ग्रथ मंगलाचरण करि श्रीमद्‌ गोम्मटसार द्वितीय नाम पंचसग्रह ग्रंथ, ताकी 


देशभाषामयी टीका करने का उद्यम करो हो । सो यह ग्रथसमुद्र तौ ऐसा है जो 
सातिशय बुद्धि-बल संयुक्त जीवनि करि भी जाका अ्रवगाहन होना दुर्लभ है । अर मैं 
मंदबुद्धि अर्थ प्रकाशनेरूप याकी टीका करनी विचारों हो । 

सो यहु विचार ऐसा भया जैसे कोऊ अपने सुख ते जिनेद्रदेव का सर्व गुणा 
वर्णन किया चाहै, सो कंसे बने ? 

इहां कोऊ कहे - नाही बने है तो उद्यम काहे कौ करौ हौ ? 

ताकों कहिये है - जेसे जिनेद्रदेव के सर्व गुण कहने की सामर्थ्य नाही, तथापि 
भक्त पुरुष भक्ति के वश ते अपनी बुद्धि अनुरार गण वर्णान करे, तैसे इस ग्र थ का 
सपूर्णों अर्थ प्रकाशने की सामथ्य नाही । तथापि अनुराग के वश ते मैं अपनी बुद्धि 
अनुसार ( गण )२ अर्थ प्रकाशोगा । 


१ यह चित्रालकारयुक्त है। . ,. ०४ है । 
२ गुण शब्द घ प्रति मे मिला । 


३] [ सामान्य प्रकरण 


बहुरि कोऊ कहै कि - अनुराग है तो अपनी बुद्धि श्रनुसार ग्रथाभ्यास करो, 
मदबुद्धिनि कौ टीका करने का अ्रधिकारी होना युक्त नाही । 

ताकों कहिये है - जेसे किसी शिष्यशाला विष बहुत वालक पढ़े है | तिनिविपे 
कोऊ बालक विशेष ज्ञान रहित है, तथापि श्रन्य वालकनि ते अधिक पढचा है, सो 
आपते थोरे पढने वाले बालकनि कौ अपने समान ज्ञान होने के श्रथि किछ लिखि देना 
आरादि कार्य का अधिकारी हो है । तैसे मेरे विशेष ज्ञान नाही, तथापि काल दोप ते 
मोते भी मदबुद्धि है, अर होहिंगे । तिनिर्के मेरे समान इस ग्रथ का ज्ञान होने के 
अर्थ टीका करने का अधिकारी भया हो । 

बहुरि कोऊ कहै कि - यहु-कार्य करना तो विचारया, परन्तु जैसे छोटा 
मनुष्य बडा कार्य करना विचारे, तहा उस कार्य विष चूक होई ही, तहा वह हास्य 
कौ पावे है । तैसे तुम भी मदबुद्धि होय, इस ग्रथ की टीका करनी विचारी हौ सो 
चक होइगी, तहा हास्य कौ पावोगे । 

ताकों 'कहिये है - यहु तो सत्य है कि मैं मदबुद्धि होइ ऐसे महान ग्रथ की 
टीका करनी विचारीौ हों, सो जूक तौ होइ, परन्तु सज्जन हास्य नाही करेंगे । जैसे 
झौरनि ते अधिक पढया बालक कही भूल तब बडे ऐसा विचार है कि वालक है, 
भूले ही भूले, परतु और बालकनि ते भला है, एसे विचारि हास्य नाही करे हैं । 
तेसे मैं इहा कही भूलोगा तहा सज्जन पुरुष ऐसा विचारेगे कि मददबुद्धि था, सौ भूले 
ही भूले, परतु केतेइक श्रतिमदवुद्धीनि ते भला है, ऐसे विचारि हास्य न करेगे । 

सज्जन तो हास्य न करेगे, परन्तु दुर्जन तो हास्य करेंगे ? 

ताकों कहिये है कि -दुष्ट तो ऐसे ही है, जिनके हृदय विषे औरनि के निर्दोष 


भले गुण भी विपरीतरूप ही भासे । सो उनका भय करि जामे अपना हित होय ऐसे 
कार्य कौ कौन न करेगा ? 


बहुरि कौऊ कहै कि - पूर्व ग्रथ थे ही, तिनिका अभ्यास करने-करावने ते ही 
हित हो है, मदबुद्धिनि करि ग्र थ की टीका करने की महतता काहेकौ प्रगट कीजिये ? 
ताकौं कहिये है कि - ग्रथ अ्रभ्यास करने ते ग्रथ की टीका रचना करने विषे 
उपयोग विशेष लागे है, श्रर्थ भी विशेष प्रतिभासे है | बहुरि श्रन्य जीवनि कौ ग्र थ 
भ्रभ्यास करावने का सयोग होना दुलंभ है । श्रर सयोग होइ तौ कोई ही जीव करे 
श्रभ्यास होइ । अर ग्रथ की टीका बने तो परपरा अनेक जीवनि के श्रथ्थ का ज्ञात 


होइ । तातै भ्रपता अर भ्रन्य जीवनि का विशेष हित होने के श्रथि टीका करिये है, 
महतता का तौ किछु प्रयोजन नाही । 


सम्यसज्ञानचन्द्रिका पीठिका ] [, ३ 


बहुरि कोऊ कहै कि इस कार्य विष विशेष हित हो है सो सत्य, परंतु मदबुद्धि 

ते कही भूलि करि श्रन्यथा अर्थ लिखिए, तहा महत्‌ पाप उपजने ते अहित भी तो होइ ? 

ताकौ कहिए है - यथार्थ सर्व पदार्थनि का ज्ञाता तौ केवली भगवान है। 
औरनि क॑ ज्ञानावरण का क्षयोपशम के अनुसारी ज्ञान है, तिनिकौ कोई श्र्थ अन्यथा 
भी प्रतिभासे, परतु जिनदेव का ऐसा उपदेश है - कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्रनि के वचन 
की प्रतीति करि वा हठ करि वा क्रोध, मान, माया, लोभ करि वा हास्य, भयादिक 
करि जो अन्यथा श्रद्धान करे वा उपदेश देइ, सो महापापी है । श्रर विशेष ज्ञानवान 
गुरु के निमित्त बिना, वा अपने विशेष क्षयोपशम बिना कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा 
प्रतिभास अर यहु ऐसा जाने कि जिनदेव का उपदेश ऐसे ही है, ऐसा जानि कोई सूक्ष्म 
ग्र्थ कौ अन्यथा श्रद्धे है वा उपदेश दे तो याकों महत्‌ पाप न होइ । सोइ इस ग्रथ 
विषे भी आचार्य करि कहा है - 

सस्माइदठी जीवो, उबइट्ठ पवणर्ण तु सहृहदि । 
सहृहदि असब्भावं, अजारामाणो गुरुसिययोगा ॥२७॥॥ जीवकाड ।। 

बहुरि कोऊ कहे कि - तुम विशेष ज्ञानी ते ग्रंथ का यथार्थ सर्व श्रर्थ का 
निर्णय करि टीका करने का प्रारभ क्यो न कीया ? 

ताकों कहिये है - काल दोष ते केवली, श्रुतकेवली का तौ इहा अ्रभाव ही 
भया। बहुरि विशेष ज्ञानी भी विरले पाइए । जो कोई है तौ दूरि क्षेत्र विषे है, 
तिनिका संयोग दुर्लभ । अर आयु, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि तुच्छ रहि गए । ताते 
जो बन्या सो अर्थ का निर्णय कीया, अवशेष जैसे है तैसे प्रमाण है । 

बहुरि कोऊ कहै कि - तुम कही सो सत्य, परतु इस ग्रंथ विषे जो चूक 
होइगी, ताके शुद्ध होने का किछ उपाय भी है ? ! 

ताकों कहिये है - एक उपाय यहु कीजिए है - जो विशेष ज्ञानवान पुरुषनि 
का प्रत्यक्ष तौ सयोग नाही, ताते परोक्ष ही तिनिस्यो ऐसी बीनती करो हो कि मैं मद 
बुद्धि हो, विशेपज्ञान रहित हो, अविवेकी हो, शब्द, न्याय, गरितत, धामिक आदि 
ग्रथनि का विशेष अभ्यास मेरे नाही है, ताते शक्तिहीन हौ, तथापि धर्मानुराग के वश 
ते टीका करने का विचार कीया, सो या विषे जहा-जहा चूक होइ, अन्यथा शर्थ होइ, 
तहा-तहा मेरे ऊपरि क्षमा करि तिस अन्यथा श्रर्थ कौ दूरि करि यथार्थ ग्र्थ लिखना । 
ऐसे विनती करि जो चूक होइगी, ताके शुद्ध होने का उपाय कीया है । 

वहुरि कोऊ कहे कि तुम टीका करनी विचारी सो तौ भला कीया, परतु ऐसे 
महान ग्रथनि की टीका सस्क्ृत ही चाहिये । भाषा विषे याकी गंभीरता भासे नाही। 


४] [ सामान्य प्रकरश 


ताकों कहिये है - इस ग्रथ की जीवतत्त्वप्रदीषिका नामा सम्कृत टीका तौ 
पूर्व है ही । परन्तु तहा सस्क्ृत, गणित, झाम्नाय आदि का ज्ञान रहित जे मददुद्धि हैं, 
तिनिका प्रवेश न हो है । बहुरि इहा काल दोष ते बुद्धचादिक के तुच्छ होने करि 
सस्कृतादि ज्ञान रहित घने जीव है । तिनिके इस ग्रथ के श्रर्थ का ज्ञान होने के अश्ररथि 
भाषा टीका करिए है । सो जे जीव सस्क्ृतादि विशेषज्ञान युक्त हैं, ते मूलग्रथ वा 
सस्कृत टीका ते अर्थ धारेगे । बहुरि जे जीव सस्क्ृतादि विशेष ज्ञान रहित हैं, ते इस 
भाषा टीका ते अर्थ घारो । बहुरि जे जीव सस्कृतादि ज्ञान सहित है, परतु गणित 
आस्नायादिक के ज्ञान के अभाव ते मूलग्रथ वा सस्कृत टीका विपे प्रवेश न पावे हैं, 
ते इस भाषा टीका ते अर्थ कौ घारि, मूल ग्रथ वा सस्क्ृत टीका विषे प्रवेश करहु । 
बहुरि जो भाषा टीका ते मूल ग्रथ वा सस्क्ृत टीका विष अधिक भश्रर्थ होइ, ताके जानने 


का अन्य उपाय बने सो करहु । 


इहा कोऊ कहे - सस्क्ृत ज्ञानवालो के भाषा श्रभ्यास विषे अधिकार नाही । 

ताकों कहिये है - सस्क्ृत ज्ञानवालो कौ भाषा वाचने ते कोई दोष तो नाही 

उपजे है, अपना प्रयोजन जेसे सिद्ध होइ तेसे ही करना । पूर्वे श्र्धभागधी शादि 

भाषामय महान ग्रथ थे । बहुरि बुद्धि की मदता जीवनि के भई, तब सस्क्ृतादि भाषामय 

ग्रथ बने । अब विशेष बुद्धि की मदता जीवनि के भई ताते देश भाषामय ग्रथ करने 

का विचार भया । बहुरि सस्क्ृतादिक का अर्थ भी अब भापाद्दार करि जीवनि 
को समभाइये है । इहा भाषाद्वार करि ही श्रर्थ लिख्या तो किछ दोष नाही है । 

ऐसे विचारि श्रीमद्‌ गोम्मटसार ह्वितीयनामा पंचसग्रह ग्रथ की 'जीवतत्त्व 

&/ प्रदीपिका' नामा सस्क्ृत टीका, ताक अनुसारि 'सम्यसज्ञानचद्रविका' नामा यहु देशभाषा- 

मयी टीका करने का निश्चय किया है । सो श्री श्ररहत देव वा जिनवाणी वा निर्म्रथ 


गुरुनि के प्रसाद ते वा मूल ग्रथकर्ता नेमिचद्र आदि आचार्यनि के प्रसाद ते यहु कार्य 


सिद्ध होहु । 
ग्रब इस शास्त्र के अभ्यास विषे जीवनि कौं सन्‍्मुख करिए है । हे भव्यजीव 


हो ! तुम अपने हित कौं वाछौ हो तौ तुमकों जैसे बने तसे या शास्त्र का अ्रभ्यास 
करना । जाते श्रात्मा का हित मोक्ष है । मोक्ष बिना अन्य जो है, सो परसयोग- 
जनित है, विनाशीक है, दुःखमय है । भर मोक्ष है सोई निज स्वभाव है, अविनाशी 
है, श्रनत सुखमय है । ताते मोक्ष पद पावने का उपाय तुमकौं करना । सो मोक्ष के 


उपाय सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र हैं | सो इनकी प्राप्ति जीवादिक 
के स्वरूप जानने ही ते हो है । 


सम्यगज्ञानचन्द्रिका पौठिका | ४ 


सो कहिए है - जीवादि तत्त्वनि का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । सो बिना जाने 
श्रद्धान का होता आकाश का फूल समान है । पहिले जाने तब पीछे तैसे हो प्रतीति 
करि श्रद्धान को प्राप्त हो है। ताते जीवादिक का जानना श्रद्धान होने ते. पहिले 
जो होइ सोई तिचके श्रद्धान रूप सम्यग्दशन का कारण जानना । बहुरि श्रद्धान 
भए जो जीवादिक का जानना होइ, ताही का नाम सम्यग्ज्ञान है । बहुरि श्षद्धानपूर्वेक 
जीवादि जाने स्वयमेव उदासीन होइ, हेय कौ त्यागे, उपादेय कौ ग्रहै, तब सम्यक्‌ 


कीजनी+ जा. ७# निशा 


० व 5.न >> 


जानने ही ते सम्यग्दर्शनादि सोक्ष के उपायनि की प्राप्ति निश्चय करनी । सो 
इस शास्त्र के अभ्यास ते जीवादिक का जानना नीक॑ हो है। जाते ससार है सोई 
जीव अर कर्म का सबंध रूप है। बहुरि विशेष जाने इनका सबंध का जो श्रभाव 
होइ सोई मोक्ष है । सो इस शास्त्र विषे जीव अर कर्म का ही विशेष निरूपण है। 
अथवा जीवादिक पड़ द्रव्य, सप्त तत्त्वादिकनि का भी या विषे तीक॑ निरूपण है। 
ताते इस शास्त्र का श्रभ्यास अ्रवश्य करना । 

अब इहा केइ जीव इस शास्त्र का अभ्यास विपे भ्ररुचि होने कौ कारण 
विपरीत विचार प्रकट करें है । तिनिकौ समभाइए है । तहा जीव प्रथमातुयोग वा 


चरणानुयोग वा द्रव्यानुयोग का केवल पक्ष करि इस करणानुयोगरूप शास्त्र विषे 
ग्रभ्यास को निषेध है । 


तिनिविषे प्रथमानुयोग का पक्षपात्ती कहैं है कि - इदानी जीवनि की बुद्धि 
मद बहुत है, तिनिक ऐसे सूक्ष्म व्याख्यानरूप शास्त्र विषे किछ समभना होइ नाही 
ताते तीर्थकरादिक की कथा का उपदेश दीजिए तौ नीके समझे, अर समझि करि 
पाप ते डरे, धर्मानुरागरूप होइ, ताते प्रथमानुयोग का उपदेश कार्यकारी है । 
ताको कहिये हूँ - अब भी सर्व ही जीव तौ एक से न भए है। हीनाधिक 
बुद्धि देखिए है । ताते जैसा जीव होइ, तैसा उपदेश देना। अ्रथवा मदबुद्धि भी 
सिखाए हुए भ्रश्यास ते बुद्धिमान होते देखिए है । ताते जे बुद्धिमान है, तिनिकौ तौ यहु 
ग्रथ कार्यकारी हैं ही अर जे मदबुद्धि है, ते विशेषबुद्धिनि ते सामान्य-विशेष रूप 
गुणस्थानादिक का स्वरूप सीखि इस शास्त्र का अ्रभ्यास विषे प्रवर्तों । 
इहां संदबुद्धि कहे है कि - इस गोम्मटसार शास्त्र विषे तौ गरिएत समस्या अनेक 
अ्पूर्व कथन करि बहुत कठिनता सुनिए है, हम कैसे या विषे प्रवेश पावे ? 
तिनको कहिये है - भय मति करो, इस भाषा टीका विषै गणित आ्रादि का 
अर्थ सुगमरूप करि कह्मा है, ताते प्रवेश पावना कठिन रह्मा नाही । बहुर या 





६] | सामास्य प्रकरशी 


शास्त्र विष कथन कही सामान्य है, कही विशेष है, कही सुगम है, कही कठिन है, 
तहा जो सर्वे अ्रभ्यास बने तो नीक ही है, अर जो न बने तो अपनी बुद्धि के अनुसार 
बहुरि ते कह्मा - प्रथमानुयोग सबधी कथादिक सुने पाप ते डर हैं, श्रर 
धर्मानुरागरूप हो है । 
सो तहा तौ दोऊ कार्य शिथिलता लीए हो हैं । इहए पाप-पुण्य के कारणकार्या- 
दिक विशेष जानने ते ते दोऊ कार्य दृढ़ता लिए हो है । ताते याका अभ्यास करना । 
ऐसे प्रथमानुयोग के पक्षपाती कौ इस शास्त्र का अभ्यास विषे सन्मुख कीया । 
अ्रब चरणानुयोग का पक्षपाती कहै है कि - इस शास्त्र विषे कह्या जीव-कर्म 
का स्वरूप, सो जेसे है तेसे है ही, तिनिकौ जाने कहा सिद्धि हो है ” जो हिसादिक 


का त्याग करि ब्रत पालिए, वा उपवासादि तप करिए, वा अश्ररहतादिक की पूजा, 
नामस्मरण आदि भक्ति करिए, वा दान दीजिए, वा विषयादिक स्यो उदासीन हज 
इत्यादि शुभ कायें करिए तो आत्महित होइ । ताते इनका प्ररूपक चरणानुयोग का 
उपदेशादिक करता । 

ताकों कहिए है - है स्थूलबुद्धि ! ते ब्रतादिक शुभ कार्य कहे, ते करने योग्य 
ही हैं । परतु ते सर्वे सम्यक्त्व विना शअसे है जैसे अक बिना बिंदी । श्रर जीवादिक 
का स्वरूप जाने बिना सम्यक्त्व का होना ऐसा जैसे बार का पुत्र । ताते जीवादिक 
जानने के श्रथि इस शास्त्र का अभ्यास अ्रवश्य करना । बहुरि ते जैसे ब्रतादिक 
शुभ कार्य कहे भ्रर तिनिते पुण्यबध हो है । तैसे जीवादिक का_स्वरूप जाननेरूप 
ज्ञानाभ्यास है, सो प्रधान शुभ कार्य है । याते सातिशय पुण्य का बंध हो है । बहुरि 
तिन ब्रतादिकनि विषे भी ज्ञानाभ्यास की ही प्रधानता है, सो कहिए.है-- 
ज्ञान करि हिसादिक कौ त्यागि ब्रत धार, सोई ब्रती है । बहुरि जीवादिक के विशेष 
जाने विना कथचित्‌ हिसादिक का त्याग ते आपकौ ब्रती माने, सो ब्रती नाही)। 
ताते ब्रत पालने विष ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है । 

बहुरि तप दोय प्रकार है “(एक बहिरग, एक अतरग।॥ तहा जाकरि 
शरीर का दमन होइ, सो बहिरग तप है, अभ्रर जाते मन का दमन होइ, 
सो भ्रतरग तप हैं । इनि विषे बहिरग तप ते अतरग तप उत्कृष्ट है । 
उपवासादिक तौ बहिरग तप है । ज्ञानाभ्यास अतरग तप है । सिद्धात विषे भी 
छह प्रकार श्रतरग तपनि विषे चौथा स्वाध्याय नाम तप कह्मया है। तिसते 


सम्पंग्लानचन्द्रिका पीठिका | [७ 
उत्कृष्ट व्युत्सर्ग अर ध्यान' ही है । ताते तपकरने' विषे भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है 
बहुरि जीवादिक के विशेषरूप गुणस्थाने।दिकनि_ का स्वरूप जाने-ही--अरहतादिकनि 
का स्वरूप नीके पहिचानिएं है, वा अपनी अवस्था' पहिचानिए है. ऐसी पहिचानि 
भए जो तीत्र अ्रतरग भक्ति प्रकट हो है, सोई बहुत कार्यकारी'है। बहुरि जो 
कुलक्रमादिक ते भक्ति हो है, सो किचिन्मात्र ही फल-की दाता है-। ताते भक्ति विषे 
भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है । 

बहुरि दान चार प्रकार है - तिनिविषं आ्राह्दरदान, औषधदान, अभ्रभयदान् 
तौ तात्कालिक क्षुधा के दुःख कौ वा रोग के दुःख कौ, वा मरणादि भय के दुःख ही कौ 
दूर करे है । अर ज्ञानदान है सो श्रतंत भव संतान संबंधी दुःख दूर करने को कारण 

_है। तीर्थकर, केवली, आ्राचार्यादिकनि के भी. ज्ञानदान की-प्रवृत्ति है । ताते ज्ञानदान 

उत्कृष्ट है, सो अपने ज्ञानाभ्यास होइ तो भ्रपता भला करे, भ्रर श्रत्य. जीवति कौ 
ज्ञानदान देवे । ज्ञानाभ्यास बिना ज्ञानदान देना कंसे होइ ” ताते दान विषे भी' 
ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। न 

बहुरि जैसे जन्म ते ही केई पुरुष ठिगनि के घर गए - तहा तिन ठिगनि कौ 
अपने माने है । बहुरि कदाचित्‌ कोऊ पुरुष किसी निमित्त स्थयो अपने कुल का वा 
ठिगनि का यथार्थ ज्ञान होने ते ठिगनि स्यो अतरग विषे उदासीन भया, तिनिकौ पर 
जानि सबध छुडाया चाहे है। बाह्य जेसा निमित्त है तेसा प्रवर्त्ते है। बहुरि कोऊ पुरुष 
तिन ठिगनि कौ अपना ही जाने है श्रर किसी कारण ते कोऊ ठिग स्यो अनुरागरूप 
प्रवर्ते है । कोई ठिग स्यो लडि करि उदासीन भया श्राह्ारादिक का त्यागी होइ है । 

तेसे भ्रनादि ते सर्वे जीव ससार विष प्राप्त है, तहा कर्मनि कौ शअ्रपने माने 
है । बहुरि कोइ जीव किसी निमित्त स्यो जीव का अर कर्म का यथार्थ ज्ञान होने ते 
कर्मनि स्थो उदासीन भया, तिनिकौ पर जानने लगा, तिनस्यो'सबध छुडाया चाहै 
है । बाह्य जैसे निमित्त है तैसे वर्तें है। ऐसे जो ज्ञानाभ्यास ते उदासीनता होइ 
सोई कार्यकारी है। बहुरि कोई जीव तिन' कर्मनि कौ अपने जाने है। अर किसी 
कारण ते कोई शुभ' कर्म स्यो अनुराग रूप प्रवर्ते है। कोई अशुभ कर्म स्यो दुख का' 
कारण जानि उदासीन भया विषयादिक का त्यागी हो है। ऐसे ज्ञान बिना जो' 
उदासीनता होइ सो पुण्यफल की दाता है, मोक्ष कार्य कौ न साधे है । ताते उदा- 
सीनता विषे भी ज्ञानाभ्यास-ढी..प्रधान-है. । याही प्रकार अन्य भी शुभ कार्यनि विष प्रकार अन्य भी शुभ कार्यनि विषे 
ज्ञानाभ्यास ही प्रधान जानना । देखो ' महामुनीति के भी ध्यान-अध्ययन दोय ही कार्य के भी ध्यान-श्रध्ययन दोय ही कार्य 
मुख्य है। ताते शास्त्र अध्ययन ते जीव-कर्म का स्वरूप जाति स्वरूप का ध्यात करना । 


न ननकममननमननन न “मनन. ७5+ “कक -+न++ ५५०००» » आनणम 


८] [ सामान्य प्रकररा 


बहुरि इहा कोऊ तर्क करे कि - कोई जीव शास्त्र अध्ययन तौ बहुत कर है। 
अर विषयादिक का त्यागी न हो है, ताक शास्त्र श्रध्ययन कार्यकारी है कि नाही ? 
जो है तौ महत पुरुष काहेकौ विषयादिक तजे, श्र नाही है तो ज्ञानाभ्यास का 
महिमा कहा रह्या ? 
ताका समाधान - शास्त्राभ्यासी दोय प्रकार हैं, एक लोभार्थी, एक धर्मार्थी । 
(तहा जो भ्रतरग अनुराग बिना-ख्याति-पूजा-लाभादिक के भ्रथि शास्त्राभ्यास करै, सो 
लोभार्थी है, सो विषयादिक का त्याग नाही करे है । श्रथवा ख्याति, पूजा, लाभादिक 
के अ्रथि विषयादिक का त्याग भी करे है, तौ भी ताका शास्त्राभ्यास कार्यकारी नाही॥ 


बहुरि जो अतरग श्रनुराग ते आ्रात्म हित के श्रथि शास्त्राभ्यास करे है, सो 
धर्मार्थी है। सो प्रथम तौ जैन शास्त्र ऐसे है जिनका धर्मार्थी होइ श्रभ्यास करै, सो 
विषयादिक का त्याग करे ही करे । ताक तौ ज्ञानाभ्यास कार्यकारी है ही । बहुरि 
कदाचित्‌ पूर्वकर्म का उदय की प्रबलता ते न्‍्यायरूप विषयादिक का त्याग न बने है 
तौ भी ताक सम्यग्दर्शन, ज्ञान के होने ते ज्ञानाभ्यास कार्यकारी हो है। जैसे भ्सयत 
गुणस्थान विषे विषयादिक का त्याग बिना भी मोक्षमार्गपना सभव है । 

इहा प्रश्न- जो धर्मार्थी होइ जैन शास्त्र अभ्यास, ताक विषयादिक का 
त्याग न होइ सो यहु तो बने नाही । जाते विषयादिक के सेवन परिणामनि ते हो 


है, परिणाम स्वाधीत है । 
तहाँ समाधान -परिणाम ही दोय प्रकार है । एक बुद्धिपूवंक, एक अबुद्धि- 
पूर्वक । तहा अपने अभिप्राय के अनुसारि होइ सो बुद्धिपू्वेक । श्रर देव - निमित्त ते 
ग्रपने श्रभिप्राय ते अन्यथा होइ सो अबुद्धिपूर्वक । जैसे सामायिक करते धर्मात्मा का 
ग्रभिप्राय ऐसा है कि मैं मेरे परिणाम शुभरूप राखो | तहा जो शुभपरिणाम ही 
होइ सो तौ बुद्धिपूर्वक । श्रर कर्मोदय ते स्वयमेव अशुभ परिणाम होइ, सो अ्रबुद्धि- 
पूर्वक जानने । तैसे धर्मार्थी होइ जो जैन शास्त्र अभ्यास है ताको अ्रभिष्राय तो विषया- 
दिक का त्याग रूप वीतराग भाव का ही होइ, तहा वीतराग भाव होइ, तौ बुद्धि - 
पूर्वक है । अर चारित्रमोह के उदय ते सराग भाव होईइ तो श्रबुद्धि पूर्वक है । ताते 
बिना वश जे सरागभाव हो है, तिनकरि ताके विषयादिक की प्रवृत्ति देखिये है। जाते 
बाह्य प्रवृत्ति को कारण परिणाम है । 
“ इहां तक - जो ऐसे है तो हम भी विषयादिक सेवेगे अर कहेगे - हमारे 


उदयाधीन कार्ये हो है। 


सम्यस्त्ञानचन्द्रिका पीठिका | [ ६ 


ताकौ कहिये है -(रे मूल ! किछ कहने ते तौ होता नाही ! सिद्धि तौ 
अभिप्राय के अनुसारि है। ताते जैन शास्त्र के अभ्यास ते अपना अ्रभिप्राय कौ 
सम्यक्रूप करता । अर अतरग विषे विषयादिक सेवन का अभिप्राय होते 
तौ धर्मार्थी नाम पावै नाही)। 
ऐसे चरणानुयोग के पक्षपाती कौ इस शास्त्र का अभ्यास विषे सन्मुख कीया । 
श्र द्रव्यानुयोग का पक्षपाती कहै है कि - इस शास्त्र विषे जीव के गुणस्थाना- 
दिक रूप विशेष श्रर कर्म के विशेष वर्णत किए, तिनकौ जाने अ्रनेक विकल्प तरग 
उठे, श्र किछ्‌ सिद्धि नाही । ताते अपने शुद्ध स्वरूप कौ अ्रनुभवना वा अपना भर पर 
का भेदविज्ञान करना - इतना ही कार्यकारी है। भ्रथवा इनके उपदेशक जे 
भ्रध्यात्मशास्त्र, तिनका ही अभ्यास करना योग्य है । 
ताकों कहिये है - हे सृध्माभासबुद्धि | ते कह्या सो सत्य, परतु अपनी अ्रवस्था 


देखनी । जो स्वरूपानुभव विषे वा भेद्विज्ञान विषे उपयोग निरतर रहै रहै, तौ काहेकौ 


भ्रन्य विकल्प करने । तहा ही स्वरूपानदसुधारस_ का स्वादी होइ सतुष्ट होना । परन्तु 


तीचली अवस्था विष तहा निरन्तर उपयोग रहे नाही । उपयोग अनेक अ्रवलबनि कौ 
चाहे है । ताते जिस काल तहा उपयोग न लागे, तब गृणस्थानादि विशेष जानने का 
श्रभ्यास करना । 

. बहुरि ते कह्मा कि - भ्रध्यात्मशास्त्रनि का ही श्रभ्यास करना, सो युक्त ही है । 
परन्तु तहा भेदविज्ञान करने के श्रथि स्व-पर का सामान्यपने स्वरूप निरूपण है । भ्रर 
विशेष ज्ञान बिना सामान्य का जानना स्पप्ट होइ चाही । ताते जीव के भर कर्म के 
विशेष नीके जाने ही स्व-पर का जानना स्पष्ट हो है। तिस विशेष जानने कौ इस 
शास्त्र का अभ्यास करता । जाते सामान्य शास्त्र ते विशेष शास्त्र बलवान है| सो 
हो कह्मया है- “सामान्यशास्न्रतो नून विशेषो बलवान भवेत्‌ ॥” 

इहा बहु कहे है कि - अध्यात्मशास्त्रनि विषे तौ गुृणस्थानादि विशेषनिकरि 

रहित शुद्धस्वरूप का अनुभवना उपादेय कह्मा है | इहा गुणस्थानादि सहित जीव का 

वर्णन है । ताते अध्यात्मजास्त्र अर इस शास्त्र विषे तौ विरुद्ध भासे है, सो कैसे है ? 

ताकी कहिये है नय दोय प्रकार है - एक निश्चय, एक व्यवहार । तहा निश्चयनय 

करि जीव का स्वरूप गुणस्थानादि विशेष रहित अभेद वस्तु मात्र ही है । भ्रर व्यवहार- 

नय करि गणस्थानादि विशेष संयुक्त अनेक प्रकार है । तहा जे जीव सर्वोत्कष्ट, प्रभेद, 

एक स्वभाव कौ अनुभव है, तिनकौ तौ तहा शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चयनर्या 
सो ही कार्यकारी है । 


१० ] [ सामान्य प्रकरशा 


बहुरि जे स्वानुभव दशा को न प्राप्त भए, वा स्वानुभवदशा ते छूटि सविकल्प 
दशा कौ प्राप्त भए ऐसे श्रनुत्कृष्ट जो श्रशुद्ध स्वभाव, तिहि विपे तिप्ठते जीव 
तिनकौ व्यवहारनय प्रयोजनवान है। सोई आत्मख्याति अध्यात्मशास्त्र विपे कह्या है- 


सुद्बों सुद्धादेसी, णादव्वों प्रमभावदरसीहि । 
ववहारदेसिदो पुण जे दु अ्रपरसेद्धिदा भावे ॥ ! 
इस सूत्र की व्याख्या का अर्थ विचारि देखना । 

(बहुरि सुनि ! तेरे परिणाम स्वरूपानुभव दशा विष तौ प्रवर्त नाही | श्रर[ . 
विकल्प जानि गुणस्थानादि भेदनि का विचार न करेगा तौ तू इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट । 
होय अशुभोपयोग ही (विषे) प्रवत्तेंगा, तहा तेरा बुरा होयगा) 

बहुरि सुनि ! सामान्यपने तौ वेदात आदि शास्त्राभासनि_विपे भी जीव का 
स्वरूप शुद्ध कहै हैं,, तहा विशेष जाने बिना यथार्थ-अश्रयथार्थ का निश्चय कंसे होय 
ताते गुणस्थानादि विशेष जाने जीव की शुद्ध, अशुद्ध, मिश्र अवस्था का ज्ञान होइ ! 
तब निर्णय करि यथार्थ का अगीकार करे । बहुरि सुनि ! जीव का' गुण ज्ञान है, सो 
विशेष जान शभात्मगुण प्रकट होइ, श्रुपत्ता भ्रद्धान भी दृढ़ होय । जैसे सम्यक्‍्त्व है, 
सो केवलज्ञान भए प्रसावगाढ नाम पाव है। ताते विशेष जानना। 

बहुरि वह कहे है - तुम कह्या सो सत्य, परतु करणानुयोग ते विशेष जाने 
भी द्रव्यलिगी मुनि श्रध्यात्म श्रद्धाव बिना ससारी ही रहै । भ्रर अ्रध्यात्म अनुसारि 
तिर्यंचादिक के स्तोक श्रद्धान ते भी सम्यक्त्व हो है । वा तुषमाष भिन्न इतना ही 
श्रद्धान ते शिवभूति मुनि मुक्त भया । ताते हमारी तौ बुद्धि ते विशेष विकल्पति का 
साधन होता नाही । प्रयोजनमात्र अध्यात्म भ्रभ्यास करेगे । 





याकों कहिये है -(जो द्रव्यलिंगी जैसे करणानुयोग ते विशेष जाने है, तैसे अध्यात्म- 
शास्त्रनि का भी ज्ञान वाके होय, परतु मिथ्यात्व के उदय ते श्रयथार्थ साधन करे तौ 
शास्त्र कहा करे ? शास्त्रनि विपे तो परस्पर विरुद्ध है नाही | कैसे ? सो कहिये है - 
करणानुयोगशास्त्रनि विपे भी अर भ्रध्यात्मशास्त्रनि विषे भी रागादिक भाव श्ात्मा 
के कर्म निमित्त ते उपजे कहे । द्रव्यलिगी तिनका आप कर्त्ता हुवा प्रवर्ते है । बहुरि 
शरीराश्नित सर्व शुभाशुभ क्रिया पुदूगलमय कही । द्रव्यलिगी श्रपती जानि तिनविषे 
त्यजन, ग्रहण बुद्धि करे है । बहुरि सर्व ही शुभाशुभ भाव, आख्रव बध के कारण 


कहे । द्रव्यलिगी शुभभावन को सवर, नि्जरा, मोक्ष का कारण माने है । बहुरि 


१ समयसार, गाथा १२ 





पध्यग्शानचन्द्रिका पौठिका | [ ११ 


(शुद्धभाव सवर, निजेरा, मोक्ष का कारण कह्मा, |ताकौ दृव्यलिंगी पहिचाने हो नाही । 
बहुरि. शद्धात्मस्वरूप मोक्ष कह्मया, ताका द्रव्यलिगी के यथार्थ-जयन ..नाही । ऐसे 
ग्रन्यथा साधन करे तो शास्त्रनि का कहा दोष है * 

बहुरि ते तिर्यचादिक को सामान्य <द्वान ते कार्यसिद्धि कही, सो उनके भी 
श्रपना क्षयोपशम अनुसारि विशेष का जानना हो है । अ्रथवा पूर्व पर्यायनि विष 
विशेष का अभ्यास कीया था, तिस सस्कार के बल ते हो है । बहुरि जैसे काहुने 
कही गडया धन पाया, सो हम भी ऐसे ही पावं गे, ऐसा मानि सब ही कौ व्यापारादिक 
का त्यजन न करना । तैसे काहूने स्तोक श्रद्धान ते ही कार्य सिद्ध किया तो हम 
भी ऐसे ही कारये सिद्धि करेगे - ऐस मानि सर्वे ही कौ विशेष अ्रभ्यास का त्यजन 
करना योग्य नाही, जाते यहु राजमार्ग नाही । राजसार्ग तो यहु ही है - नानाप्रकार 
विशेष जानि तत्त्वति का निर्णय भए ही कार्यसिद्धि हो हे । 

बहुरि ते क्या, मेरी बुद्धि ते विकल्पसाधन होता नाही, सो जेता बने तेता 
ही भ्रभ्यास कर । वहुरि तू पापकार्य विपे तौ प्रवीण, अर इस भ्रभ्यास विष कहै 
मेरी बुद्धि नाही, सो यहु तौ पापी का लक्षण है|) ०८ 


ऐसे द्रव्यानुयोग का पक्षपाती कौ इस शास्त्र का अभ्यास विपे सन्मुख कीया । 

ग्रव श्रन्य विपरीत विचारवालों कौ समभाइए है । 

तहां शब्द-शास्त्रादिक का पक्षपाती बोले हैं कि - व्याकरण, न्याय, कोश, छद, 
अ्रलकार, काव्यादिक ग्रथनि का शअ्रभ्याक्ष करिए तो अनेक ग्रथनि का स्वयमेव ज्ञान 
होय वा पडितपना प्रगट होय । श्रर इस गास्त्र के श्रभ्यास ते तो एक याही का ज्ञान 
होय वा पडितपना विशेष प्रकट न होय, तात शब्द-शास्त्रादिक का अभ्यास करना । 

ताकों कहिये हे - जो तू लोक विपे ही पडित कहाया चाह हे ती तू तिन ही 
का अ्रभ्यास किया करि। अर जो अपना कार्य किया चाहे है तो ऐसे जैनग्रन्थनि का 
प्रभ्यास करना ही याग्य है | वहुरि जेनी तो जीवादिक तत्त्वनि के निरूपक जे जैंनग्रन्थ 
तिन हो का अ्रभ्यास भए पडित मानेंगे । 

बहुरि वह कहें हैं कि- मै जैनग्रथनि का विशेष ज्ञान होने ही के श्राथि 
व्याकरणादिकनि का अभ्यास करों हो । 

ताफी फहिए हे - ऐसे है तो भरे ही है, परंतु इतना है जैसे स्याना चितहर 
अपनी शक्ति अनुसारि हलादिक ते थोडा वहुत खेत कौ संवारि समय चिप बीज 


१२ ] [ सामान्य प्रकररीं 


बोवे ती ताकौ फल की प्राप्ति होइ । बेस तु भी जो श्रपनो शक्ति अनुसारि व्याक रणा- 
दिक का श्रस्यास ते थोरी बहुत बुद्धि को संवारि यावत्‌ मनुष्य पर्याय वा इद्रियनि 
की प्रबलता इत्यादिक चर्ते है, तावत्‌ समय विषे तत्त्वज्ञान कों कारण जे शास्त्र, 
तिनिका श्रस्यास करेगा तो ठतुझकों सम्यकत्वादि की प्राप्ति होयगी । 


बहुरि जैसे भ्रयाना खितहर हलादिक ते खेत कौ सवारता सवारता ही 
समय कौ खोबे, तौ ताको फलप्राप्ति होने की नाही, वृथा ही खेदखिन्न भया । तैसे तू 
भी जो व्याकरणादिक ते बुद्धि कौ सवारता सवारता ही समय खोबगा ती सम्यक्‍त्वा- 
दिक को प्राप्ति होने की नाही । वृथा ही खेदखिन्न भया । बहुरि इस काल विपे झायु 
बुद्धि आदि स्तोक है, ताते प्रयोजनमात्र अभ्यास करना, शास्त्रनि का तौ पार है नाही । 
बहुरि सुनि ' केई जीव व्याकरणादिक का ज्ञानविना भी तत्त्वोपदेशरूप भाषा शास्त्रनि 
करि, वा उपदेश सुनने करि, वा प्तीखने करि तत्त्वज्ञानी होते देखिये हैं। श्र केई 
जीव केवल व्याकरणादिक का ही अभ्यास विषे जन्म गमावे है, अर तत्त्वज्ञानी न 
होते देखिये है । 


बहुरि सुनि | व्याकरणादिक का अभ्यास करने ते पुण्य न उपजे है । धर्मार्थी 
होइ तिनका अभ्यास करे तो किचित्‌ पुण्य उपज । बहुरि तत्त्वोपदेशक शास्त्रनि का 
अभ्यास ते सातिशय महत्‌ पुण्य उपजे है। ताते भला यहु है - श्से तत्त्वोपदेशक 
शास्त्रानि का अभ्यास करना । ऐसे शब्द शास्त्रादिक का पक्षपाती कौ सन्मुख किया । 

बहुरि श्रर्थ का पक्षपाती कहै है कि - इस शास्त्र का अ्रभ्यास किए कहा है ? 
सववे काये धन ते बने है, धन करि ही प्रभावना आदि धर्म निपजे है । धनवान के 
मिकट अनेक पडित आनि (पअश्राय) प्राप्त होइ । अन्य भी सर्वकार्यसिद्धि होइ ५ ताते 
घन उपजावने का उद्यम करना । 


ताकौ कहिए हे - रे पापी | धन किछू अपना उपजाया तौ न हो है । भाग्य ते 





जग >> >५ज+ल ५3 + «। 


बहुरि धन होना है तो शास्त्राभ्यास किए कैसे न होगा “अर न होना है तो शास्त्राभ्यास 
न किए कंसे होगा ”? ताते घन का होता, न होना तो उदयाधीन है । शास्त्राभ्यास 
विषे काहे कौ शिथिल हूजे । बहुरि सुनि ! धन है सो तौ विनाशीक है, भय सयुक्त है, 
पाप ते निपजे है, नरकादिक का कारण है । 


सम्यम्ज्ञानचन्द्रिका पीौठिका ] [ १३ 


श्र यह सास्त्राभ्यासरूप ज्ञानधन है सो श्रविनाशी है, भय रहित है, धर्सरूप 
है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है। सो महत पुरुष तौ धनकादिक को छोडि शास्त्राभ्यास 
विष लगे है। तू पापी शास्त्राभ्यास कौ छडाय धन उपजावने की बडाई करे है, सो 
तू अनत ससारी है। 


बहुरि ते कह्मा - प्रभावना आदि धर्म भी धन ही ते हो है। सो प्रभावना झ्रादि 


साओन्धर्म है सो किचित्‌ सावश्य क्रिया संयुक्त है। तिसते समस्त सावद्य रहित शास्त्राभ्यास 


ह्त 5 


थे 


रूप धर्म है, सो प्रधान है । ऐसे न होइ तौ गृहस्थ अवस्था विषे प्रभावना आदि धर्म 
साधते थे, तिनि कौ छाडि सजमी होइ शास्त्राभ्यास विषे काहे को लागे है ” बहुरि 
शास्त्राभ्यास ते प्रभावनादिक भी विशेष हो है । 


बहुरि ते कह्या - धनवान के निकट पडित भी आब्ाति प्राप्त होइ | सो लोभी 

पडित होड, अर अविवेकी धनवान होइ तहा ऐसे हो है । भर शास्त्राभ्यासवालौ की 

तौ इद्रादिक सेवा करें है । इहा भी बडे बडे महत पुरुष दास होते देखिए है । ताते 
शास्त्राभ्यासवालौ ते धनवान कौ महत मति जाने । 

बहुरि ते कह्या - धन ते सर्व कार्यसिद्धि हो है । सो धन ते तौ इस लोक सबधी 

किछू विपयादिक कार्य ऐसा सिद्ध होइ, जाते बहुत काल पर्यत नरकादि दुःख सहने 

होइ । श्रर शास्त्राभ्यास ते ऐसा कार्य सिद्ध हो है जाते इहलोक विपे अर परलोक 

विषे अनेक सुखनि की परपरा पाइए । ताते धन उपजावने का विकल्प छोडि शास्त्रा- 

भ्यास करना । अर जो सर्वथा ऐसे न बने तौ सतोष लिए धन उपजावने का साधनकरि 

शास्त्राभ्यास विषे तत्पर रहना। ऐसे अर्थ उपजावने का पक्षपाती कौ सन्मुख किया । 


बहूरि कामभोगादिक का पक्षपाती बोले है कि - शास्त्राभ्यास करने विषे सुख 
नाही, बडाई नाही | ताते जिन करि इहा ही सुख उपज ऐसे जे स्त्रीसेवना, खाना, 
पहिरना, इत्यादि विषय, तिनका सेवन करिए । श्रथवा जिन करि यहा ही बडाई होड़ 
ऐसे विवाहादिक कार्य करिए । 


ताको कहिए है - विषयजनित जो सुख है सो दुख ही है | जाते विषय 


सूख है, सो प्रनिमित्त ते हो है । पहिले, पीछे, तत्काल आकुलता लिए है, जाके नाश 
'होने के अनेक कारण पाइए है। आगामी नरकादि दुर्गति कौ प्राप्त करणहारा 


है । ऐसा है तौ भी तेरा चाह्या मिले नाही, पूर्व पुण्य ते हो है, ताते विषम है । जैसे 
खाजि करि पीड़ित पुरुष अपना भश्रग को कठोर वस्तु ते खुजावे, तेसे इद्वियनि करि 


१४ ] [ सामान्य प्रकरण 


पीडित जीव, तिनकी पीड़ा सहो न जाय तथव किचिन्मात्र तिस पीड़ा के प्रतिकार से 
भास - ऐस जे विपयसुख तिन विषे झूपापात लेवे है, परमार्थरूप सुख हैं नाही । 


०» 


2 री बहुरि शास्त्राभ्यास करने ते भया जो सम्यग्ज्ञान, ताकरि निपज्य्ण जो आ्रानन्द, 


सो सांचा सुख है । जाते सो सुख स्वाधीन है, श्राकुलता रहित है, काहू करि नष्ट न 
हो है, मोक्ष का कारण है, विषम नाहीं । जेसे खाजि न पीडे, तव सहज ही सुखी 
होइ, तसे तहा इद्रिय पीडने कौ समर्थ न होइ, तब सहज ही, सुख कौ प्राप्त हो है । 
ताते विषय सुख छोडि शास्त्राभ्यास करना । (जो) सर्वथा न छूटे ती जैता बने 
तेता छोडि, शास्त्राभ्यास विषे तत्पर रहना । 
बहुरि ते विवाहादिक कार्य विपे बडाई होने की कही, सो केतेक दिन बड़ाई 
रहेगी ? जाके अथि महापापारभ करि नरकादि विवे बहुतकाल दुःख भोगना होइगा । 
श्रथवा तुक ते भी तिन कार्यनि विष धन लगावनेवाले बहुत है, ताते व्शिप बडाई 
भी होने की नाही । 
इद्रादिक भी प्रशसा करे अर परपरा स्वर्ग मुक्ति का कारण है। ताते विवाहादिक 
कार्यनि का विकल्‍प छोडि, शास्त्राभ्यास का उद्यम राखना । सर्वथा न छूटे तो 
बहुत विकल्‍प न करना । ऐसे काम भोगादिक का पक्षपाती कौ शास्त्राभ्यास विषे 
सन्मुख किया । या प्रकार अन्य जीव भी जे विपरीत विचार ते इस ग्रथ अ्रभ्यास विषे 
2028 कर, तिनकौ यथार्थ विचार ते इस शास्त्र के श्रभ्यास विषे सन्मुख होना 
ग्यहै । 
इहा अन्यमती कहै हैं कि - तुम अपने ही शास्त्र अभ्यास करने कौ दुृढ 
“किया। हमारे मत विषे नाना युक्ति आदि करि सयुक्त शास्त्र हैं, तिनका भी अभ्यास 
क््यो न कराइए ? 
ताकौं कहिए है - तुमारे मत के शास्त्रनि विषे आत्महित का उपदेश 
नाही । जाते कही शुगार का, कही युद्ध का, कही काम सेवनादि का, कही 
हिंसादि का कथन है । सो ए तौ बिना ही उपदेश सहज ही बनि रहे है। इनकौ 
तज हित होई, ते तहा उलटे पोषे हैं, ताते तिनते हित कैसे होइ ? 
तहा वह कहे है - ईश्वरने असे लीला करी है, ताकों गाव है, तिसते भला हो है-। 
तहां कहिये है - जो ईश्वर के सहज सुख न होगा, तब ससारीवतू लीला 
करि सुखी भया। जो (वह) सहज सुखी होता तौ काहेकों विषयादि सेवन वा 





सम्पग्जानचन्द्रिका पीठिका ] [ १५ 


युद्धांदिक करता ? जाते मदबुद्धि हु बिना प्रयोजन किचिस्मात्र भी कार्य न करें। 
ताते जानिए है - वह ईश्वर हम सारिखा ही है, ताका जस गाए कहा सिद्धि है ? 


बहुरि वह कहे है कि - हमारे शास्त्रनि विषे वेराग्य, त्याग, भ्रहिसादिक 
का भी तौ उपदेश है। 


तहां कहिए है - सो उपदेश पूर्वापर विरोध लिए है । कही विषय पोषे है, कही 
निषेधे है। कही वैराग्य दिखाय, पीछे हिंसादि का करना पोष्या है । तहा वातुलवचन- <> 


वत्‌ प्रमाण कहा ? (०० 
बहुरि वह कहै है कि वेदात आदि शास्त्रनि विष तो तत्त्व ही का निरूपण है । 


तहां कहिए है - सो निरूपण प्रमाण करि बाधित, श्रयथार्थे है। ताका 
निराकरण जैन के न्‍्यायशास्त्रनि विषे किया है, सो जानना। ताते अन्यमत के शास्त्रनि 
-का श्रभ्यास न करता । 


ऐसे जीवनि कौ इस शास्त्र के अभ्यास विष सन्‍्मुख किया, तिनकौ कहिए है- 


है भव्य ! शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं । शब्द का वा अ्र्थ का वाचना, या 
'सीखना, 'सिखावना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानता, 
बार बार चरचा करना, इत्यादि अनेक अग है । तहा जैसे बने तैसे भ्रभ्यास करना । 
जो सर्व शास्त्र का अभ्यास न बने तौ इस शास्त्र विष सुगम वा दुर्गेभ अनेक 
अ्रथनि का निरूपणा है । तहा 'जिसका बने तिसही का अभ्यास करना । परतु 
अभ्यास विष आलसी न होना । 


देखो ! शास्त्राभ्यासकी महिमा, जाकों होते परंपरा श्रात्मानुभव दशा 
को प्राप्त होइ - सो मोक्ष रूप फल निपजे है, सो तौ दूर ही तिष्ठौ। 
शास्त्राभ्यास ते तत्काल ही इतने गुण हो है। १ क्रोधादि कषायनि की तौ हा 
हो है । २ पचइद्वियनि की विषयनि विषे प्रवृत्ति रुके है। ३- श्रति चचल मन भी 
एकाग्र हो है। ४ हिसादि पच पाप न प्रवर्त है । ५ स्तोक ज्ञान होते भी त्रिलोक के 
त्रिकाल सबधी चराचर पदार्थनि का जानना हौ है। ६ हेयोपादेय की पहिचान हो | 
है। ७ आतज्ञान सन्मुख हो है ( ज्ञान आत्मसन्मुख हो है ) । ८ अ्रधिक-अधिक , 
ज्ञान होते श्रानद निपजे है । & लोकविषे महिमा, यश विशेष हो है ।१०. सातिशय 
उण्य का बध हो है - इत्यादिक गुरा शास्त्राभ्यास करते तत्काल ही प्रगट होई है। 


१६ ] [ सामास्य प्रकरशाी 


ताते शास्त्राभ्यास अ्रवश्य करता । बहुरि हे भव्य शास्त्राभ्यास करने का समय 
पावना महादुलेभ है । काहे ते ” सो कहिए है-- 

एकेद्वियादि असज्ञी पर्यत जीवनिके तो मन ही नाही । श्रर नारकी बेदना 
पीडित, तियँच विवेक रहित, देव विपयासक्त, ताते मनुप्यनि के अनेक सामग्री मिले 
शास्त्राभ्यास होइ । सो मनुष्य पर्याय का पावना ही द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव करि 
महादुलंभ है । 

तहा द्रव्य करि लोक विष मनुप्य जीव बहुत थोरे हैं, तुच्छ सख्यात मात्र 
ही हैं । अर अन्य जीवनि विषे निगोदिया अ्रनत है, और जीव अ्रसख्याते हैं । 

बहुरि क्षेत्र करि मनुष्यनि का क्षेत्र बहुत स्तोक है, अढाई द्वीप मात्र ही हैं । 
श्र अ्रन्य जीवनि विषे एकेद्विनि का सर्व लोक हैं, औरनिका केते इक राजू प्रमाण है। 
बहुरि काल करि मनुष्य पर्याय विपे उत्कृप्ट रहने का काल स्तोक है, कर्म भूमि श्रपेक्षा 
पृथक्त्व कोटि पूर्व मात्र ही हैं । अर अन्य पर्यायनि विषे उत्कृप्ट रहने का काल - 
एकेद्विय विषे तो असख्यात पुद्गल परिवंतन मात्र, अर और विषे सख्यातपल्य मात्र हैं । 


बहुरि भाव करि तीज शुभाशुभपता करि रहित ऐसे मनुष्य पर्याय कीं 
कारण परिणाम होने अति दुर्लभ है । अन्य पर्याय कौ कारण अशुभरूप वा शुभरूप 
परिणाम होने सुलभ है। ऐसे शास्त्राभ्यास का कारण जो पर्याप्त कर्मभूमिया 
मनुष्य पर्याय, ताका दुर्लभपना जानना । 

(तहा सुवास, उच्चकुल, पूर्राआयु, इद्रियनि की सामथ्यं, नीरोगपना, सुसगति, 
धर्मरूप अ्रभिष्राय, बुद्धि की प्रबलता इत्यादिक का पावना उत्तरोत्तर महादुर्लभ 
हैं) सो प्रत्यक्ष देखिए है। अर इतनी सामग्री मिले बिना ग्रथाभ्यास बने 
नाही । सो तुम भाग्यकरि यहु अवसर पाया हैं । ताते तुमकौ हठ करि भी तुमारे 
हित होने के अ्रथि प्रेरे है । जैसे बने तैसे इस शास्त्र का श्रभ्यास करो | बहुरि श्रन्य 
जीवनि कौ जैसे बने तेस शास्त्राभ्यास करावो | बहुरि जे जीव शास्त्राभ्यास करते 
होइ, तिनकी अ्रनुमोदना करहु । बहुरि पुस्तक लिखावना, वा पढने, पढावनेवालो की 
स्थिरता करनी, इत्यादिक शास्त्राभ्यास कौ बाह्यकारण, तिनका साधन करना । 
जाते इनकरि भी परपरा कार्यसिद्धि हो हैँ वा महत्पुण्य उपज हैं । 


ऐसे इस शास्त्र का श्रभ्यासादि विषे जीवनि कौ रुचिवान किया । 
-+३-- 





गोस्मठसार जीवकाण्ड सम्बन्धी प्रकररत 

बहुरि जो यहु सम्पशज्ञानचंद्रिका नामा भाषा टीका, तिहिविषे संस्कृत टीका 
ते कही अर्थ प्रकट करने के श्रथि, वा कही प्रसंगरूप, वा कही अन्य ग्रथ का अनुसारि 
लेइ अधिक भी कथन करियेगा। अर कही श्रर्थ स्पष्ट न प्रतिभासंगा, तहा न्यून 
कथन होइगा ऐसा जानता । सो इस भाषा टीका विषे मुख्यपने जो-जो सुख्य व्याख्यान 
है, ताकौ शभ्रनुक्रमते सक्षेपत्त करि कहिए है । जाते याके जाने श्रभ्यास करने- 
वालौ के सामान्यपने इतना तो जानना होइ जो या विपे ऐसा कथन है। अ्रर 
क्रम जाने जिस व्याख्यान कौ जानना होइ, ताकौ तहा शीघ्र अ्वलोकि भ्रभ्यास करे, 
वा जिनने अभ्यास किया होइ, ते याकौ देखि अ्रर्थ का स्मरण कर, सो सर्व श्रर्थ की 
सूचनिका कीए तौ विस्तार होई, कथन आगे है ही, ताते मुख्य कथन की सूचनिका 
क्रम ते करिए है । 


तहाँ इस भाषा टीका विषे सूचनिका करि कर्माष्टक आदि गरिएत का स्वरूप 
दिखाइ सस्क्ृत टीका के अनुसारि मंगलाचरणादि का स्वरूप कहि मूल गाथानि 
की टीका कीजिएगा । तहा इस शास्त्र विषे दोय महा श्रधिकार है - एक जीवकाड, 
एक कर्मकाड । तहा जीवकांड विषे बाईस अ्रधिकार है। 

तिनिविषे प्रथम गुणशस्थानाधिकार है । तिस विपे गृणस्थाननि का नाम, वा 
सामान्य लक्षण कहि तिनिविषे सम्यकक्‍्त्व, चारित्र अपेक्षा औदयिकादि सभवते भावतन्ति 
का निरूपण करि क्रम ते मिथ्यादृष्टि आदि गणस्थावनि का वर्णन है । तहा 
मिथ्यादृष्टि विषे पच मिथ्यात्वादि का सासादन विषे ताके काल वा स्वरूप का, 
मिश्र विषे ताके स्वरूप का वा मरण न होने का, अ्संयत विषे वेदकादि सम्यकत्वनि 
का वा ताके स्वरूपादिक का, देश सयत विषे ताके स्वरूप का वर्णन है । बहुरि 
प्रसत्त का कथन विषे ताके स्वरूप का भ्रर पद्रह वा अस्सी वा साढे सेतीस हजार 
प्रमाद भेदनि का अर तहा प्रसग पाइ संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, समुहिष्ट करि 
वा गृढ यत्र करि अक्षसचार विधान का ,कथन है-। जहा भेदनि कौ पलटि पलटि 
परस्पर लगाइए तहा अक्षसचार विधान हो है । बहुरि शअ्रप्रमत्त का कथन विष स्वस्थान 
अर-सातिशय दोय भेद कहि, सातिशय श्प्रमत्त के अध करण हो है, ताके स्वरूप वा 
काल वा परिणाम वा समय-समय सबधी परिणाम वा एक-एक समय विषे  अनुकृष्टि 
विधान, वा तहा सभवते च्यारि आवश्यक इत्यादिक का विशेष वर्णन है । तहा 
प्रसग पाइ श्रेणी व्यवहार रूप गणित का कथन है । तिसविषे सर्वधन, उत्तरधन, मुख, 


श्८ ] ! गोम्मटसार जीवकाण्ड सम्बन्धी प्रफरण 


भूमि, चय, गचुछ इत्यादि सज्ञानि का स्वरूप वा प्रमाण ल्यावने कौ करणसूत्रनि का 
वर्णन है । बहुरि श्रपूर्वकरण का कथन विषे ताके काल, स्वरूप, परिणाम, समय- 
समय सबधी परिणामादिक का कथन है । बहुरि श्रनिवृत्तिकरण का कथन विष ताके 
स्वरूपादिक का कथन है । बहुरि सृक्ष्मसापराय का कथन विपे प्रसग पाइ कम प्रकृतिनि 
के अनुभाग श्रपेक्षा अ्विभागप्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा, स्पद्धक, गृणहानि, नाना- 
गुणहानिनि का श्र पूर्वस्पद्धंक, अपूर्वेस्पर्धक, बादरक्ृप्टि, सूक्ष्मक्ृप्टि का वर्णन है । 
इत्यादि विशेष कथन है सो जावना । बहुरि उपशातकषाय, क्षीणकपाय का कथन 
विषे तिनके दृष्टातपूर्वक स्वरूप का, सयोगी जिन का कथन विषे नव केवललब्धि 
श्रादिक का, अयोगी विषे शैलेश्यपता श्रादिक का कथन है। ग्यारह गुणस्थाननि 
विषे गुणश्रेणी निजंरा का कथन है। तहा द्रव्य कौ अपकर्षण करि उपरितन स्थिति 
श्र गुणश्रेणी आयाम श्रर उदयावली विपे ज॑से दीजिए है, ताका वा गुणश्रेणी 
श्रायाम के प्रमाण का निरूपण है। तहा प्रसग पाइ अतर्मुहर्त के भेदनि का वर्णन है । 
बहुरि सिद्धनि का वर्णन है। 
बहुरि दूसरा जीवसमास श्रधिकार विषे - जीवसमास का अर्थ वा होने का 
विधान कहि चौदह, उगणीस, वा सत्तावन, जीवसमासनि का वर्णन है । बहुरि 
च्यारि प्रकारि जीवसमास कहि, तहा स्थानभेद विषे एक श्रादि उगणीस पर्यंत 
जीवस्थाननि का, वा इन ही के पर्याप्तादि भेद करि स्थाननि का वा श्रठ्याणवे वा 
च्यारि से छह जीवसमासनि का कथन है । बहुरि योनि भेद विपे शखावर्तादि 
तीन प्रकार योनि का, अर सम्मूच्छनादि जन्म भेद पूर्वक नव प्रकार योनि के स्वरूप 
वा स्वामित्व का अर चौरासी लक्ष योनि का वर्णन है | तहा प्रसग पाई च्यारि 
गतिनि विष सम्मूच्छेनादि जन्म वा पुरुषादि वेद सभवे, तिनका निरूपण है । बहुरि 
अ्रवगाहना भेद विषे सूक्ष्मनिगोद अपर्याप्त आदि जीवनि की जघन्य, उत्कृष्ट शरीर 
की अवगाहना का विशेष वर्णन है। तहा एकेद्रियादिक की उत्कृष्ट अवगाहना कहने 
का प्रसग पाइ गोलक्षेत्र, सखक्षेत्र, आयत, चतुरसक्षेत्र का क्षेत्रफल करने का, अर 
भ्रवगाहना विष प्रदेशनि की वृद्धि जानने के श्रथि अ्रनतभाग आदि चतु स्थानपतित 
वृद्धि का, अर इस प्रसंग ते दृप्टातपूर्वक षट्स्थानपतित आदि वृद्धि-हानि का, सर्वे 
प्रवगाहना भेद जानने के श्रथि मत्स्यरचना का वर्णन है । बहुरि कुल भेद विषे एक 
सौ साढा निण्याणवे लाख कोडि कुलनि का वर्णन है । 
बहुरि तीसरा पर्याप्त नामा श्रधिकार विषे - पहले मान का वर्णन है। तहा 
लौकिक-अ्रलौकिक मान के भेद कहि । बहुरि द्रव्यमान के दोय भेदनि विषे, सख्या 


सम्यस्ज्ञानचन्द्रिका पीछठिका ] [ १६ 


मान विषे सख्यात, असख्यात, अनत के इकईस भेदनि का वर्णन है । बहुरि सख्या के 
विशेष रूप चौदह धारानि का कथन है। तिनि विषे द्विरूपवर्गधारा, द्विख्पघनधारा 
द्विरूपघनाघनधारानि के स्थाननि विष जे पाइए हैं, तिनका विशेष वर्णन है । तहां प्रसग 
पाइ पराट्टी, बादाल, एकट्ठी का प्रमाण, श्रर वर्गशलाका, श्रर्धच्छेदनि का स्वरूप, वा 
अविभागप्रतिच्छेद का स्वरूप, वा उक्तम्‌ च ,गाथानि करि अर्धच्छेदादिक के प्रमाण 
होनें का नियम, वा अ्ग्निकायिक जीवनि का प्रमाण ल्यावने का विधान इत्यादिकनि 
का वर्णन है। बहुरि दूसरा उपमा मान के पल्‍्य आदि आठ भेदनि का वर्णन है। 
तहा प्रसंग पाइ व्यवहारपल्य के रोसनि की संख्या ल्यावने कौ परमाणू ते लगाय 
श्रंगल पर्यत अनुक्रम का, श्रर तीन प्रकार अंगुल का, अ्रर जिस जिस अगुल 
करि जाका प्रमाण वरणिए ताका, अर गोलगते के क्षेत्रफल ल्यावने का वर्णन है । 
श्रर उद्धारपल्य करि द्वीप-समुद्रनि की संख्या ल्याइए है । भ्रद्धापल्य करि आयु आदि 
वर्णिए है, ताका वर्णन है । अर सागर की साथिक सज्ञा जानने कौ, लवण समुद्र का 
क्षेत्रफल कौ आ्रादि देकर वर्णन है। अर सूच्यंगूल, प्रतरागुल, घनागुल, जगत्‌थेणी, जगतू- 
प्रंतर, (जगत्घन ) लोकनि कां प्रमाण ल्यावने कौ विरलन भ्रादि विधान का वर्णन है । 
बहुरि पल्‍्यादिक की वर्गशलाका अरु अर्थच्छेदनि का प्रमाण वर्णन है । तिनिके 
प्रमाण जानने कौं उक्तम्‌ च गाथा रूप करणासूत्रति का कथन है। बहुरि पीछे 
पर्याप्ति प्ररूषणा है । तहा पर्याप्त, श्रपर्याप्त के लक्षण का, अर छह पर्याप्तिनि के 
नाम का, स्वरूप का, प्रारभ सपूर्ण होने के काल का, स्वामित्व का वर्णन है । बहुरि 
लब्धिश्रपर्याप्त का लक्षण, वा ताके निरतर ल्लुद्रभवनि के प्रमाणादिक का वर्णन है । 
तहा ही प्रसग पाइ प्रमाण, फल, इच्छारूप त्रेराशिक गरिएत का कथन है । बहुरि 
सयोगी जिन के श्रपर्याप्तपना सभवने का, अर लब्धि अपर्याप्त, निर्वुति अ्रपर्याप्त, 
पर्याप्त के संभवते गुणस्थाननि का वर्णन है । 

बहुरि चोथा प्राणाघिकार विषे - प्राणनि का लक्षण, अर भेद, अर कारण 
अर स्वामित्व का कथन है । 

बहुरि पाँचसां संज्ञा अधिकार विष - च्यारि सज्ञाति का स्वरूप, अर भेद, 
अर कारण, अर स्वामित्व का वर्णन है । 

बहुरि छट्ठा मार्गंणा सहा अधिकार विषे - मार्गणा की निरुक्ति का, श्र 
चोदह भेदनि का, भ्रर सातर मार्गणा के अतराल का, अर प्रसग पाइ तत्त्वार्थसूत्र 
टीका के अनुसारि नाना जीव, एक जीव अपेक्षा गुणास्थाननि विषे, अर गुणस्थान 


२० ] [ गोम्मटसार जोवकाण्ड सम्बन्धों प्रकरण 


अपेक्षा लिए मार्गणानि विषे काल का, श्र अभ्रतर का कथन करि छट्ा गति मार्गणा 
अ्रधिकार है । तहा गति के लक्षण का, श्रर भेदनि का प्र च्यारि भेदनि के निरुक्ति 
लिए लक्षणनि का, श्र पाँच प्रकार तिर्यच, च्यारि प्रकार मनुप्यनि का श्रर सिद्धनि 
का वर्णन है । बहुरि सामान्य नारकी, जुदे-जुदे सात पृथ्वीनि के नारकी, श्रर पाँच 
प्रकार तिर्यच, च्यारि प्रकार मनुष्य, श्र व्यतर, ज्योतिषी, भवनवासी, सौधर्मादिक 
देव, सामान्य देवराशि इत जीवनि की सख्या का वर्णन है। तहा पर्याप्त मनुष्यनि 
की सख्या कहने का प्रसग॒ पाइ “कटपयपुरस्थवर्णे” इत्यादि सूत्र करि ककारादि 
अक्षररूप अक वा बिंदी की सख्या का वर्णन है । 


बहुरि सातसां इंद्रियमार्गंगा श्रधिकार विष - इद्रियनि का निरुक्ति लिए 
लक्षण का, अर-लब्धि उपयोगरूप भावेद्विय का, श्रर वाह्य अभ्यन्तर भेद लिए 
निवृत्ति-उपकरणरूप द्रव्येन्द्रिय का, अर इन्द्रियनि के स्वामी का, अर तिनके विषयभूत 
क्षेत्र का, अर तहा प्रसग पाइ सूर्य के चार क्षेत्रादिक का अर इद्रियनि के आकार का 
वा अवगाहना का, श्रर अतीद्रिय जीवनि का वर्णन है । बहुरि एकेन्द्रियादिकनि का 
उदाहरण रूप नाम कहि, तिनकी सामान्य सख्या का वर्णन करि, विशेषपने सामान्य 
एकेन्द्री, अर सूक्ष्म बादर एकेद्री, बहुरि सामान्य त्रस, अर बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चौइद्विय, पचेन्द्रिय इन जीवनि का प्रमाण, अर इन विपषे पर्याप्त-अपर्याप्त जीवनि का 
प्रमाण वर्णन है । 

बहुरि आ्राठमा कायमार्गणा अभ्रधिकार विषे - काय के लक्षण का वा भेदनि 
का वर्णान है । बहुरि प्र स्थावरनि के नाम, श्र काय, कायिक जीवरूप भेद, श्रर- 
बादर, सृक्ष्पपने का लक्षणादि, अर शरीर की श्रवगाहना का वर्णन है। 

बहुरि वनस्पती के साधारण-प्रत्येक भेदनि का, प्रत्येक के सप्रतिष्ठित-अप्रति- 
ष्ठित भेदनि का, अर तिनकी अवगावहना का अर एक स्कध विषे तिनके शरीरनि 
के प्रमाण का, अर योनीभूत बीज विषे जीव उपजने का, वा तहा सप्रतिष्ठित-श्रप्रतिप्ठित 
होने के काल का, श्र प्रत्येक वनस्पती विषे सप्रतिष्ठित-अ्रप्रतिष्ठित जानने कौ 
तिनके लक्षण का, बहुरि साधारण वनस्पती निगोदरूप तहा जीवनि के उपजने, पर्याप्ति 
धरने, मरने के विधान का, अर निगोद शरीर की उत्कृष्ट स्थिति का, अर स्कध, 
अ्डर, पुलवी, श्रावास, देह, जीव इनके लक्षण प्रमाणादिक का अर नित्यनिगोदादि के 
स्वरूप का वर्णन है । बहुरि त्रस जीवनि का अर तिनके क्षेत्र का वर्णन है। बहुरि 
वनस्पतीवत्‌ औरनि के शरीर विषे सप्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठितपने का, श्र स्थावर, त्रस 


संभ्यग्तानचन्द्रिका पौठिका ] [२१ 


जीवनि के आकार का, अर काय सहित, काय रहित जीवनि का वर्णन है । बहुरि 
अग्नि, पृथ्वी, श्रपू, वात, प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित प्रत्येक-साधारण वनस्पती जीवनि की, 
भ्रर तिनविषे सूक्ष्म-बादर जीवनि की, अर तिनविषे भी पर्याप्त-अपर्याप्त जीवनि की 
संख्या का वर्णन है । तहा प्रसंग पाइ पृथ्वी आदि जीवनि की उत्कृष्ट आयु का वर्णन 
है । बहुरि त्रस जीवनि की, अर तिनविपषे पर्याप्त-अपर्याप्त जीवनि की सख्या का वर्णन 
है । बहुरि बादर श्रग्निकायिक आदि की सख्या का विशेष निर्णय करने के श्रथि तिनके 
अर्धच्छेदादिक का, श्र प्रसग पाइ “दिण्णछेदेणवहिद” इत्यादिक करणसूत्र का वर्णन है । 


बहुरि नवमां योगमार्गरा भ्रधिकार विषे - योग के सामान्य लक्षण का श्रर 
सत्य आदि च्यारिं-च्यारि फ्रकार मन, वचन योग का वर्णन है। तहा सत्य वचन 
का विशेष जानने कौ दश प्रकार सत्य का, अर अनुभय वचन का विशेष जानने कौ 
आमत्रणी आदि भाषानि का, अर सत्यादिक भेद होने के कारण का, अर केवली के 
मन, वचन योग सभवने का अर द्रव्य मन के श्राकार का इत्यादि विशेष वर्णन है । 
बहुरि काय योग के सात भेदनि का वर्णन है। तहा ओऔदारिकादिकनि के निरुक्ति 
पूर्वक लक्षण का, अर मिश्रयोग होने के विधान का, श्रर आहारक शरीर होने के 
विशेष का, अर कार्माणयोग के काल का विशेष वर्णन है । बहुरि युगपत्‌ योगनि की 
प्रवृत्ति होने का विधान वर्णन है। अर योग रहित आत्मा का वर्णन है । बहुरि पच 
शरीरनि विषे कर्म-नोकर्म भेद का, अर पच शरीरनि की वर्गणा वा समय प्रबद्ध 
विपे परमाणूनि का प्रमाण वा क्रम ते सृक्ष्मपता वा तिनकी अ्वगाहना का वर्णन है। 
बहुरि विखसोपचय का स्वरूप वा तिनकी परमाणुनि के प्रमाण का वर्णन है। 
बहुरि कर्मे-नोकर्म का उत्कृष्ट सचय होने का काल वा सामग्री का वर्णन है । 
बहुरि श्रौदारिक आदि पच शरीरनि का द्रव्य तौ समय प्रबद्धमात्र कहि । तिनकी 
उत्कृष्ट स्थिति, अर तहाँ सभवती गुणहानि, नाना गुणहानि, अन्योन्या+यस्तराशि, 
दो गुणहानि का स्वरूप प्रमाण कहि, करणसूत्रादिक ते तहा चयादिक का प्रमाण 
ल्याय समय-समय सबधी निषेकनि का प्रमाण कहि, एक समय विपे केते परमाण 
उदयरूप होइ निर्जरे, केते सत्ता विषे अ्रवशेष रहै, ताके जानने कौ अ्रकसदृष्टि 
की अपेक्षा लिये त्रिकोण यत्र का कथन है। बहुरि वैक्रियिकादिकनि का उत्कृष्ट 
सचय कौनके कंसे होइ सो वर्रान है। बहुरि योगमार्गणा विषे जीवनि की सख्या का 
वर्णन विष वेक्रियिक शक्ति करि सयुक्त बादर पर्याप्त अग्निकायिक, वातकायिक 
अर पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यच, मनुष्यनि के प्रमाण का, अर भोगभूमिया श्रादि 


१२ ] [ गोस्सटसार जीवकाण्ड सम्बन्धी प्रकरण 


जीवनि के पृथक विक्रिया, अर औरनि के अ्रपृथक्‌ विक्रिया हो है, ताका कथन है । 
बहुरि त्रियोगी, द्वियोगी, एकयोगी जीवनि का प्रमाण कहि त्रियोगीनि विषे श्राठ प्रकार 
मन-वचनयोगी अ्रर काययोगी जीवनि का, श्रर द्वियोगीनि विषे वचन-काययोगीनि 
का प्रमाण वर्णन है । तहा प्रसग पाइ सत्यमनोयोगादि वा सामान्य मन-वचन-काय 
योगनि के काल का वर्णन है । बहुरि काययोगीनि विषे सात प्रकार काययोगीनि 
का जुदा-जुदा प्रमाण वर्णन है। तहा प्रसग पाइ श्रैदारिक, श्रौदारिकमिश्र, कार्माण के 
काल का, वा व्यतरनि विषे सोपक्रम, अनुपक्रम काल का वर्णन है । बहुरि यहु कथन 
है (जो)जीवनि की सख्या उत्कृष्टपने युगपत्‌ होने की अ्रपेक्षा कही है । 


बहुरि दशवा वेदसार्गणा अधिकार विषे - भाव-द्रव्यवेद होने के विधान का, 
अर तिनके लक्षण का, श्रर भाव-द्रव्यवेद समान वा अ्समान हो है ताका, अर वेदनि 
का कारण दिखाई ब्रह्मचर्य श्रगीकार करने का श्रर तीनो वेदनि का निरुक्ति लिये 
लक्षण का, भ्रर श्रवेदी जीवनि का वर्णन है । बहुरि तहा सख्या का वर्णन विषे देव 
राशि कही । तहा स्त्री-पुरुषवेदीनि का, अर तिर्य॑चनि विषे द्रव्य-स्त्री आदि का प्रमाण 
कहि समस्त पुरुष, स्त्री, नपुसकवेदीनि का प्रमाण वर्णान है। बहुरि सैनी पचेन्द्री 
गर्भज, नपुसकवेदी इत्यादिक ग्यारह स्थाननि विषे जीवनि का प्रमाण वर्णन है । 

बहुरि स्यारह॒वा कपायसार्गरणणा श्रधिकार विषे - कषाय का निरुक्ति लिये 
लक्षण का, वा सम्यक्त्वादिक घातने रूप दूसरे श्रथ॑विषे अनन्तानुबधी आदि का 
निरुक्ति लिए लक्षण का वर्रान है । बहुरि कपायनि के एक, च्यारि, सोलह, असख्यात 
लोकमात्र भेद कहि क्रोधादिक की उत्कृष्टादि च्यारि प्रकार शक्तिनि का दृष्टात वा 
फल की मुख्यता करि वर्णन है । बहुरि पर्याय घरने के पहले समय कषाय होने का 
नियम है वा नाही है सो वर्णन है। बहुरि अ्रकषाय जीवनि का वर्णन है । बहुरि 
क्रोधादिक के शक्ति अपेक्षा च्यार, लेश्या अ्रपेक्षा चौदह, श्रायुबध श्र श्रबध श्रपेक्षा 
बीस भेद है, तिनका अ्रर सर्वे कषायस्थाननि का प्रमाण कहि तिन भेदनि विष जेते- 
जेते स्थान सभवे तिनका वर्णन है । बहुरि इहा जीवनि की सख्या का वर्णन विषे 
नारकी, देव, मनुष्य, तिर्यंच गति विषे जुदा-जुदा क्रोधी श्रादि जीवनि का प्रमाण वर्णन 
है । तहा प्रसग पाइ तिन गतिनि विषे क्रोधादिक का काल वर्णन है । 

बहुरि बारहवा ज्ञानमार्गणा अ्रधिकार विष - ज्ञान का निरुक्ति पूर्वक लक्षण 
कहि, ताके पच भेदनि का श्रर क्षयोपशम के स्वरूप का वर्णन है। बहुरि तीन मिथ्या 
ज्ञानति का, अर मिश्र ज्ञाननि का भ्रर तीन कुज्ञाननि के परिणमन के उदाहरण का 


संम्यग्ज्ञानचम्द्रिका पीठिका ] | २ई 


वर्णन है । बहुरि मतिज्ञान का वर्णन विषे याके नामांतर का, भर इद्रिय-मन ते उपजने 
का अर तहा अवग्रहादि होने का, श्र व्यजन-अ्र्थ के स्वरूप का, भ्रर व्यंजन विषे 
नेत्र, मन वा ईहादिक न पाइए ताका, अर पहले दर्शन होइ पीछे अ्रवग्रह्यदि होने के 
क्रम का अर अवग्रह्मदिकनि के स्वरूप का, अर अर्थ-व्यजन के विषयभूत बहु, बहुविध 
आदि बारह भेदनि का, तहा श्रनिसृति विषे च्यारि प्रकार परोक्ष प्रमाण गभितपना 
आदि का, अ्रर मतिज्ञान के एक, च्यारि, चौबीस, श्रट्टाईस अर इनते बारह 
गुणे भेदनि का वर्णन है । बहुरि श्रुतज्ञान का वर्णत विषे श्रुतज्ञान का लक्षण निरुक्ति 
आदि का, भर श्रक्षर-अनक्षर रूप श्रुतज्ञान के उदाहरण वा भेद वा प्रमाण का वर्णन है । 
बहुरि भाव श्र॒तज्ञान अपेक्षा बीस भेदनि का वर्णन है । तहा पहिला जघन्यरूप पर्याय 
ज्ञान का वर्णन विषे ताके स्वरूप का, अर तिसका आवरण जैसे उदय हो है ताका, 
भ्रर यहु जाके हो है ताका, अर याका दूसरा नाम लब्धि अक्षर है, ताका वर्णान है। 
अर पर्यायसमास ज्ञान का वर्णन विषे षट्स्थानपतित वृद्धि का वर्णन है । तहा जघन्य 
ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदनि का प्रमाण कहि। श्र अनतादिक का प्रमाण शभ्रर 
श्रनंत भागादिक की सहनानी कहि, जैसे अनतभागादिक षट्स्थानपतित वृद्धि हो है, 
ताके क्रम का यत्र द्वार ते वर्णन करि अनत भागादि वृद्धिरूप स्थाननि विपे अ्रविभाग 
प्रतिष्छेदनि का प्रमाण ल्यावने कौ प्रक्षेपक श्रादि का विधान, अर तहा प्रसग 
पाइ एक बार, दोय बार, आदि सकलन धन ल्यावने का विधान, अर साधिक जघन्य 
जहा दणा हो है, ताका विधान, अर पर्याय समास विषे भश्रनतभाग आदि वृद्धि होने 
का प्रमाण इत्यादि विशेष वर्णन है । बहुरि अ्रक्षर आदि अठारह भेदनि का क्रम ते 
वर्णन है । तहा अ्रथक्षिर के स्वरूप का, अर तीन प्रकार अक्षरनि का श्र शास्त्र के 
विषयभूत भावन्ति के प्रमाण का, अर तीन प्रकार पदनि का अभ्रर चौदह पूर्वनि विषे 
वस्तु वाप्राभूत नामा अधिकारनि के प्रमारा का इत्यादि वर्णान है । बहुरि वीस भेदनि 
विष अक्षर, अनक्षर श्रुतज्ञान के अ्रठारह, दोय भेदनि का श्रर पर्यायज्ञानादि की 
निरुक्ति लिए स्वरूप का वर्णन है । 

बहुरि द्रव्यश्रुत का वर्णन विषे द्वादशाग के पदनि की श्रर प्रकीर्णक के अक्षरनि 
की सख्यानि का, बहुरि चौसठ मूल अक्षरनि की प्रक्रिया का, अर अपुनरुक्त सर्व 
अक्षरनि का प्रमाण वा अक्षरनि विष प्रत्येक द्विसयोगी श्रादि भगनि करि तिस प्रमाण 
ल्यावने का विधान अर सर्वे श्रुत के अक्षरनि का प्रमाण वा अक्षरनि विषे अगनि के 
पद भ्रर प्रकीर्णकनि के प्रक्षरनि के प्रमाण ल्यावने का विधान इत्यादि वर्णन है । बहुरि 
आचारांग आदि ग्यारह अग, अर दृष्टिवाद अग के पाच भेद, तिनमै परिकर्म के पाच 


श्ड ] ] गोम्सटसार जीवफाण्ड सम्बन्धी प्रफरश 


भेद, तहा सूत्र भ्रर प्रथमानुयोग का एक-एक भेद, अ्रर पूर्वंगत के चौदह भेद, चूलिका 
के पाच भेद, इन सबनि के जुदा-जुदा पदनि का प्रमाण श्रर इन विपे जो-जो व्याख्यान 
पाइए, ताकी सूचनिका का कथन है । तहा प्रसग पाइ तीर्थंकर की दिव्यध्वनि होने का 
विधान, अर वद्धमान स्वामी के समय दश-दश जीव अत कृत केवली श्रर श्रनुत्तरगामी 
भए तिनकानाम अर तीन सौ तिरेसठि कुवादनि के धारकनि विष केई कुवादीनि के नाम 
अर सप्त भग का विधान, भ्रर अक्षरनि के स्थान-प्रयत्तादिक, भ्रर बारह भाषा शभ्रर 
श्रात्मा के जीवादि विशेषण इत्यादि घने कथन है। वहुरि सामायिक श्रादि चौदह 
प्रकीर्णकनि का स्वरूप वर्णन है । बहुरि श्रुतज्ञान की महिमा का वर्णन है । 

बहुरि अ्रवधिज्ञान का वर्णन विपे निरुक्ति पूर्वक स्वरूप कहि, ताके भवप्रत्यय- 
गुणप्रत्यय भेदनि का, अर ते भेद कौनक होय, कौन श्रात्मप्रदेशनि ते उपज ताका, 
अर तहा गुणप्रत्यय, के छह भेदनि का, तिनविषे अ्रनुगामी, अननुगामी के तीन-तीन 
भेदनि का वर्णन है । बहुरि सामान्यपन अवधि के देशावधि, परमावधि, सर्वाविधि 
भेदनि का, अर तिन विषे भवप्रत्यय-गुणप्रत्यय के सभवपने का, अ्रर ए कौनक॑ होइ- 
ताका, अर तहा प्रतिपाती, अप्रतिपाती, विशेष का, अर इनके भेदनि के प्रमाण का, 
वर्णन है । बहुरि जधघन्य देशावधि का विपयक्षृत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का वर्णन 
करि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अपेक्षा द्वितीयादि उत्कृष्ट पर्यत क्रम ते भेद होने का 
विधान, अर तहा द्रव्यादिक के प्रमाण का अर सर्व भेदनि के प्रमाण का वर्णन है | 
तहा प्रसग पाइ श्र्‌ वहार, वर्ग, वर्गणा, गुणकार इत्यादिक का अनेक वर्णन है । श्र 
तहा ही क्षेत्र-काल अपेक्षा तिस देशावधि के उगणीस काडकनि का वर्णन है । 


बहुरि परमावधि के विषयश्रूत्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अपेक्षा जघन्य ते 
उत्कृष्ट पर्यन्त क्रम ते भेद होने का विधान, वा तहा द्वव्यादिक का प्रमाण वा सर्व 
भेदनि के प्रमाण का वर्णन है। तहा प्रसंग पाइ सकलित धन ल्यथावने का अर 
“इच्छिदरासिच्छेद” इत्यादि दोय करणसूत्रनि का आदि अनेक वर्णन है। 

बहुरि सर्वावधि श्रभेद है । ताक विषयश्नृत द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव का वर्णन 
है । बहुरि जघन्य देशावधि ते सर्वावधि पर्यत द्रव्य अर भाव अपेक्षा भेदनि की समानता 
का वर्णन है । बहुरि नरक विषे अवधि का वा ताके विषयश्मृत क्षेत्र का, अर मनुष्य, 
तिर्यंच विषे जघन्य-उत्क्ृष्ट अवधि होने का, अर देव विषे भवनवासी, व्यतर, 
ज्योतिषीनि के अ्रवधिगोचर क्षेत्रकाल का, सौधर्मादि द्विकनि विषे क्षेत्रादिक का, वा 


द्रव्य का भी वर्णन है । 


सम्परज्ञानचन्द्रिका पीठिका ] [ २५ 


बहुरि मन पर्ययज्ञान का वर्णन विषे ताके स्वरूप का, अर दोय भेदनि का 
अर तहा ऋजुमति तीन प्रकार, विपुलमति छह प्रकार ताका, अर मन पर्यय जहाते 
उपजै है श्र जिनके हो है ताका, अर दोय भेदनि विषे विशेष है ताका, अर जीव 
करि चितया हुवा द्रव्यादिक कौ जाने ताका, श्र ऋजुमति का विषयश्रूत द्रव्य का 
अर मनःपर्यय सबधी ध्र्‌ वहार का, श्र विपुलमति के जघन्य ते उत्कृष्ट पर्यन्त द्रव्य 
श्रपेक्षा भेद होने का विधान, वा भेदनि का प्रमाण, वा द्रव्य का प्रमाण कहि, जघन्य 
उत्कृष्ट क्षेत्र, काल, भाव का वर्णन है । 


बहुरि केवलज्ञान सर्वज्ञ है, ताका वर्णन है । बहुरि इहा जीवनि की सख्या का 
वर्णन विषे मति, श्रुति, अवधि, मन'पर्यय, केवलज्ञानी का श्रर च्यारों गति सबधी 
विभगज्ञानीनि का, अश्रर कुमति-कुश्रुत-ज्ञानीनि का प्रमाण वर्णन है । 


बहुरि तेरह॒वां संपभभागरा अधिकार विषे - ताके स्वरूप का, अर सयम 
के भेद के निमित्त का वर्णन है । बहुरि सयम के भेदनि का स्वरूप वर्णन है। तहा 
परिहारविशुद्धि का विशेष, अर ग्यारह प्रतिमा, श्रट्टाईस विषय इत्यादिक का वर्णन 
है । बहुरि इहा जीवनि को सख्या का वर्णन विषे सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहार- 
विशुद्धि, सूक्ष्सापराय, यथार्यात सयमधारी, अर सयतासयत, श्र असयत जीवनि 
का प्रमाण वर्णन है । 


बहुरि चोदहवां दशेनसार्गणा भ्रधिकार विष - ताके स्वरूप का, अ्रर दर्शन 
भेंदनि के स्वरूप का वर्णन है । बहुरि इहा जीवनि की सख्या का वर्णन विषे शक्ति 
चक्षुदंशनी, व्यक्त चक्षुदेंशेनीनि का अर अभ्रवधि, केवल, अचक्षु्दर्शनीनि का प्रमाण 
वर्णन है । 


बहुरि पंद्रहवां लेश्यामारगंणा श्रधिकार विष - द्रव्य, भाव करि दोय प्रकार 
लेश्या कहि, भावलेश्या का निरुक्ति लिए लक्षण अर ताकरि बध होने का वर्णन है । 
बहुरि सोलह अधिकारनि के नाम है। बहुरि निर्देशाधिकार विष छह लेश्यानि के 
नाम है । अर वर्णाधिकार विषे द्रव्य लेश्यानि के कारण का, श्रर लक्षण का, श्रर 
उहो द्रव्य लेश्यानि के वर्ण का दृष्ठात का, अर जिनके जो-जो द्रव्य लेश्या पाइए, 
ताका व्याख्यान है । बहुरि प्रमाणाधिकार विषे कषायनि के उदयस्थाननि विषे 
सक्लेशविशुद्धि स्थाननि के प्रमाण का, अर तिनविषे भी कृष्णादि लेश्यानि के स्थाननि 
के प्रमाण का, अर सकक्‍लेशविशुद्धि की हानि, वृद्धि ते अशुभ, शुभलेश्या होने के 


२६ ] | गोम्मटसार जोवकाण्ड सम्बन्धी प्रकरण 


अनुक्रम का वर्णन हे । बहुरि सक्रमणाधिकार विप॑ स्वस्थान-परस्थान सक्रमण कहि 
सक्लेशविशुद्धि का वृद्धि-हानि ते जैसे सक्रमण हो है ताका, श्र सक्‍नेशविशुद्धि विष 
जैसे लेश्या के स्थान होइ, श्र तहा जैसे पट्स्थानपतित वृद्धि-हानि सभवै, ताका वर्णन 
है । बहुरि कर्माधिकार विषे छहो लेश्यावाले कार्य विप॑ जैसे प्रवर्ते, ताके उदाहरण 
का वर्णन है । वहुरि लक्षणाधिकार विषे छहो लेश्यावालेनि का लक्षण वर्णन है । 


बहुरि गति अधिकार विपे लेश्यानि के छब्बीस श्रश, तिनविप श्राठ मध्यम 
भ्रश आयुवध कौ कारण, ते श्राठ अ्रपकर्षकालनि विषे हौडइ, तिन श्रपकर्षनि का 
उदाहरणपूर्वक स्वरूप का अर तिनविप आरायु न वधे ती जहा बधे ताका, श्र सोप- 
क्रमायुष्क, निरुपक्रमायुष्क, जीवनि क॑ अ्रपकर्पणरूप काल का, वा तहा श्रायु बधने का 
विधान वा गति श्रादि विशेष का, अर शअ्रपकर्पनि विपे आयु वधनेवाले जीवनि के 
प्रमाण का वर्णन करि पीछे लेश्यानि के श्रठारह श्रशनि विपे जिस-जिस श्रश विपे 
मरण भए, जिस-जिस स्थान विपे उपजे ताका वर्णन है । 


बहुरि स्वामी श्रधिकार विप भाव लेश्या की श्रपेक्षा सात नरकनि के नारकीनि 
विषे, श्र मनुप्य-तिर्यंच विषे, तहा भी एकेद्रिय-विकलत्रय विपे, अ्रसेन्ती पर्चेद्रिय विषे 
लब्धि श्रपर्याप्तक तिर्य॑च-मनुष्य विपे, अ्रपर्याप्तक तिर्यच-मनुष्य-भवनत्रिकदेव सासादन 
वालो विषे, पर्याप्त-अपर्याप्त भोगश्रूमिया विपे, मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानिनि विपे, 
पर्याप्त भवनत्रिक-सौधर्मादिक आदि देवनि विपे जो-जो लेश्या पाइए ताका वर्णन 
है । तहा असेनी के लेश्यानिमित्त ते गति बिपे उपजने का आरादि विशेष कथन है । 


बहुरि साधत अधिकार विपे द्रव्य लेश्या अर भाव लेश्यानि के कारण का वर्णन है । 


बहुरि सख्याधिकार विप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, मान करि क्ृष्णादि लेश्या- 
वाले जीवनि का प्रमाण वर्णन है । 


बहुरि क्षेत्राधिकार विषे सामान्यपने स्वस्थान, समुद्घात, उपपाद श्पेक्षा, 
विशेषपने दोय प्रकार स्वस्थान, सात प्रकार समुद्घात, एक उपपाद इन दश स्थाननि 
विषे सभवतै स्थाननि की अपेक्षा कृष्णादि लेश्यानि का (स्थान वर्णन कहिए) क्षेत्र 
वर्णन है | तहा प्रसग' पाइ विवक्षित लेश्या विषे सभवते स्थान, तिन विषे जीवनि 
के प्रमाण का, तिन स्थानति विष क्षेत्र के प्रमाण का, समुद्घातादिक के विधान का, 
क्षेत्रलादिक का, मरने वाले आदि देवनि के प्रमाण का, केवल समुद्घात विषे 
दड-कपाटादिक का, तहा लोक के क्षेत्रफल का इत्यादिक का वर्णन है । 


संम्यश्तामचन्द्रिका पीठिका | [ २७ 


बहुरि स्पर्शाधिकार विषे पूर्वोक्त सामान्य-विशेषपने करि लेश्यानि का तीन 
काल सबधी क्षेत्र का वर्णन है | तहाँ प्रसंग पाइ मेरु ते सहख्नार पर्यत सर्वन्न पवन के 
सद्भाव का, अर जबूदीप समान लवणसमुद्र के खड, लवशणसमुद्र के समान भ्रन्य 
समुद्र के खड करने के विधान का, अर जलचर रहित समुद्रनि का मिलाया हुआ 
क्षेत्रफल के प्रमाण का, अर देवादिक के उपजने, गमन करने का इत्यादि वर्णन है । 

बहुरि काल अ्रधिकार विषे कृष्णादि लेश्या जितने काल रहै ताका वर्शान है। 


बहुरि अ्रतराधिकार विषे क्ृष्णादि लेश्या का जघन्य, उत्कृष्ट जितने काल- 
श्रभाव रहै, ताका वर्णन है | तहा प्रसग पाइ एकेद्री, विकलेद्री विषे उत्कृष्ट रहने 
के काल का वर्णन है । 

बहुरि भावाधिकार विषे छहौ लेश्यानि विषेश्ौदयिक भाव के सद्भाव का 
वर्णन है । 

बहुरि अ्ल्पबहुत्व अधिकार विषे सख्या के श्रनुसारि लेश्यानि विषे परस्पर अ्ल्प- 
बहुत्व का व्याख्यान है, ऐसे सोलह अधिकार कहि लेश्या रहित जीवनि का व्याख्यान है । 


बहुरि सोलह॒वां भव्यमार्गगा अधिकार विषे - दोय प्रकार भव्य अर 
अभव्य अर भव्य-अ्रभव्यपना करि रहित जीवनि का स्वरूप वर्णन है । बहुरि इहा 
सख्या का कथन विषे भव्य-भ्रभव्य जीवनि का प्रमाण वर्णन है । बहुरि इहा प्रसग 
पाइ द्रव्य, क्षेत्र काल, भव, भावरूप पच्रपरिवतेननि के स्वरूप का, वा जैसे क्रम ते 
परिवर्तन हो है ताका, अर परिवर्तननि के काल का, शअनादि ते जेते परिवर्तन भए, 
तिनके प्रमाण का वर्णन है | तहा गृहीतादि पुदूगलनि के स्वरूप सदृष्टि का, वा योग 
स्थान आ्रादिकनि का वर्णान पाइए है । 

बहुरि सतरहवां सम्यकत्वभार्गणा अधिकार विषे - सम्यक्त्व के स्वरूप का, 
श्रर सराग-वीतराग के भेदनि का अर पट द्रव्य, नव पदार्थनि के श्रद्धानरूप लक्षण 
का वर्णन है । बहुरि षट्‌ द्रव्य का वर्णात विषे सात अधिकारनि का कथन है । 


तहा नाम अधिकार विषे द्वव्य के एक वा दोय भेद का, श्रर जीव-अ्रजीव के 
दोय-दोय भेदनि का, अर तहा पुदूगल का निरुक्ति लिए लक्षण का, पुद्गल परमाणु 
के आकार का वर्णनपूर्वक रूपी-अरूपी श्रजीव द्रव्य का कथन है । 


बहुरि उपलक्षणानुवादाधिकार विषे छहो द्रव्यनि के लक्षणनरि का वर्णन है। 
तहां गति आदि क्रिया जीव-पुद्गल के है, ताका कारण धर्मादिक है, ताका दृष्टात- 


श्ष ] [ ग्रोम्मठसार जीवकाण्ट सम्बन्धी प्रकरण 


पूर्वक वर्णव है । अर वर्तैनाहेतुत्व काल के लक्षण का दृष्टातपूर्वक वर्णान है । श्र 
-मुख्य काल के निश्चय होने का, काल क॑ धर्मादिक कों कारणपने का, समय, श्रावली 
आदि व्यवहारकाल के भेदनि का, तहा प्रसग पाइ प्रदेश के प्रमाण का, वा अतमु हूर्ते 
के भेदनि का, वा व्यवहारकाल जानने कौ निमित्त का, व्यवहारकाल के श्रतोत, 
झनागत, वर्तेमान भेदनि के प्रमाण का, वा व्यवहार निश्चय काल के स्वरूप का 
वर्णन है । 
बहुरि स्थिति अधिकार विप सर्व अपने पर्यायनि का समुदायरूप अ्वस्थान का 
वर्णन है । 
बहुरि क्षेत्राधिकार विपे जीवादिक जितना क्षेत्र रोक, ताका वर्णन हे । तहा 
प्रसग पाइ तीन प्रकार आधार वा जीव के समुद्घातादि क्षेत्र का वा सकोच विस्तार 
शक्ति का वा पुदूगलादिकनि की भ्रवगाहत शक्ति का वा लोकालोक के स्वरूप का 
वर्णन है । 
बहुरि सख्याधिकार विषे जीव द्रव्यादिक का वा तिनके प्रदेशनि का, वा 
व्यवहार काल के प्रमाण का, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मान करि वर्णन है । 


बहुरि स्थान स्वरूपाधिकार विपे [द्रव्यनि का वा ) द्रव्य के प्रदेशनि का 
चल, अचलपने का वर्णन है । बहुरि अ्रणुवर्गगा आदि तेईस पुदूगल वर्गणानि का 
वर्णन है । तहा तिन वर्गणानि विषे जेती-जेती परमाणू पाइए, ताका शआाहारादिक 
वर्गणा ते जो-जो कार्य निपर्ज है ताका जघन्य, उत्कृष्ट, प्रत्येकादि वर्गणा जहा 
पाईए ताका, महास्कध वर्गंणा के स्वरूप का, अणुवर्गणा आदि का वर्गणा लोक 
विषे जितनी जितनी पाइए ताका इत्यादि का वर्णन है । बहुरि पुदूगल के स्थूल-स्थूल 
आदि छह भेदनि का, वा स्कथ, प्रदेश, देश इन तीन भेदनि का वर्णन है । 

बहुरि फल अधिकार विष धर्मादिक का गति झादि साधनरूप उपकार, 
जीवनि के परस्पर उपकार, पुदूगलनि का कर्मादिक वा सुखादिक उपकार, तिनका 
प्रश्नोत्तरादिक लिए वर्णन है । तहा प्रसग पाइ कर्मादिक पुदुूगल ही हैं ताका, अर 
कर्मादिक जिस-जिस पुद्गल वर्गणा ते निपज हैं ताका, अ्रर स्तिग्ध-रूक्ष के गुरानि के 
अशनि करि जैसे पुदूगल का सबध हो है, ताका वर्णन है । अैसे षट्‌ द्रव्य का वर्णन 
करि तहा काल विना पचास्तिकाय है, ताका वर्णन है । बहुरि नव पदार्थनि का 
वर्णन विषे जीव-भ्रजीव का तौ षट्‌ द्रव्यनि विषे वर्णन भया | बहुरि पाप जीव 
पुण्य जीवनि का वर्णन है | तहा प्रसण पाइ चोदह गुरा-स्थाननि विष जीवनि का 


सम्यग्जञानचन्द्रिका पीठिका ] [ १६ 


प्रमाण वर्णन है । तंहां उपशंम, क्षपक श्रेणीवाले निरंतर अ्रष्ट समयनि विष जैते 
जैते हौइ ताका, वा युंगपत्‌ बोघितबुद्धि श्रादि जीव जेते*जेते होइ वाकां, अरे सकल 
संयमीनि के प्रमाण का वर्णन है। बहुरि सात॑ नरक के नारकी, भवनन्रिक, 
सौधर्मद्विकादिक देव, तिर्यच, मनुष्य ए जेते-जेते मिथ्यादृष्टि श्रादि गुणस्थाननि 
विषे पाइए, तिनका वर्णन है । बहुरि गुणस्थाननि विषे पुण्य जीव, पाप जीवनि का 
भेद वर्णन है । बहुरि पुद्गलीक द्रव्य पुण्य-पाप का वर्णन है । बहुरि श्रास्रव, बंध, संवर 
निजरा, मोक्षरूप पुद्गलनि का प्रमाण वर्णन है । ऐसे षट्‌ द्रव्यादिक का स्वरूप कहि, 
तिनके श्रद्धानरूप सम्यकत्व के भेदनि का वर्णन है । 

तहा क्षायिक सम्यक्त्व के भेदनि का वर्णन है ।१ तहा क्षायिक सम्यक्‍त्व होने 
के कारण का, ताके स्वरूप का, ताकौ पाऐ जेते भवनि विषे मुक्ति होइ ताका, तिसकी 
महिमा का, अर तिसका प्रारभ, निष्ठापन जहा होइ, ताका वर्णन है । 


बहुरि वेदकसम्यक्त्व॒ के कारण का वा स्वरूप का वर्णन है। 
बहुरि उपशम सम्यकत्व के स्वरूप का, कारण का, पंचलब्धि आदि सामग्री का, वा 
जाके उपशम सम्यक्त्व होइ ताका वर्णन है । तहा प्रसग पाइ आ्रायुबध भए पीछे 
सम्यक्त्व, ब्रत होने न होने का वर्णन है । बहुरि सासादन, मिश्र, मिथ्यारुचि का 
चर्णन है । बहुरि इहा जीवनि की सख्या का वर्णन विष क्षायिक, उपशम, वेदक 
सम्यर्दृष्टिनि का अर मिथ्यादुष्टि, सासादन, मिश्र जीवनि का प्रमाण वर्णन है । 
बहुरिं नव पदार्थनि का प्रमाण वर्णन है । तहा जीव अर अ्रजीव विषे पुदुगल, धर्म, 
अ्रंधर्म, आकाश, काल अर पुण्य-पाप रूप जीव, अर पुण्य-पाप रूप अजीव श्र आखव, 
सवर, निर्जरा, बध, मोक्ष इनके प्रमाण का निरूपणा है । 

बहुरि प्रठारहवां संज्ञी मार्गरणा भ्रधिकार विष - सज्ञी के स्वरूप का, सज्ञी 
असज्ञी जीवनि के लक्षण का वर्रान है। अर इहा सख्या का वर्णन विष सज्ञी-असज्ञी 
जीवनि का प्रमाण वर्णन है । कर नतागव एट्टू रहता का नी 2 “द्वार लग दा 2 

बहुरि उगणीसवा श्राह्ररमार्गशा अधिकार वि - आहारक के स्वरूप वा 
निरुक्ति का अर अनाहारक जिनके हो है ताका, तहा प्रसग॒ पाइ सात समुद्घातनि 
के नाम वा समुद्धात के स्वरूप का, श्र आाहारक अ्नाहारक के काल का वर्णन है। 
बहुरि तहा आहारक-अ्रनाहारक जीवनि का प्रमाण वर्णन है। तहा प्रसंग पाइ 
प्रक्षेपपोगोद्ध तिसिश्रपिड इत्यादि सूत्र करि मिश्र के व्यवहार का कथन है । | 


१. यह वाक्य छपी प्रति मे मिलता है, किन्तु इसका श्रर्थ स्पष्ट नही होता । 


३० | | गोम्मटसार जीवकाण्ड सम्वन्धौ प्रकरश 


घहुरि बीसवा उपयोग श्रधिकार विषे- उपयोग के लक्षण का, साकार- 
अ्नाकार भेदनिं का, उपयोग है सो व्याप्ति, श्रव्याप्ति, श्रसभवीं दोष रहित जीव 
का लक्षण है ताका, भ्रर केवलज्ञान-केवलदर्शन बिना साकार-अ्नाकार उपयौगनि का 
काल अतर्मूहुतं मात्र है, ताका वर्णन है । बहुरि इहा जीवनि की सख्या साकारोपयोग' 
विषे ज्ञानमार्गंणावत्‌ भ्रर अनाकारोपयोग़ विषे दर्शनमार्गूणावत्‌ है ताका वर्णन है । 


बहुरि इक्कीसर्वा श्रोघादेशयों प्ररूपणा प्ररूपणा अधिकार विषे - गति भ्रादि 
मार्गरानिं के भेदनि विषे यथासभव गुणस्थान श्रर जीवसमासनि का वर्णन है । तहा 
द्वितीयोपशम सम्यकत्व विषे पर्याप्त-अ्रपर्याप्त अ्रपेक्षा गुणस्थाननि का विशेष कह्यां 
है । बहुरि गुणास्थाननि विषे सभवते जे जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, सज्ञा, चौदह 
मार्गशानि के भेद, उपयोग, तिनका वर्णन है । तहा मार्गगा वा उपयोग के स्वरूप 
का भी किछ वर्णन है । तहा योग भव्यमार्गणानि के भेदनि का, वा सम्यक्त्वमार्गणा 
विष प्रथम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का इत्यादि विशेष-सा वर्णन है । भ्रर गति श्रादि 
केई मार्गणानि विषे पर्याप्त, श्रपर्याप्त अपेक्षा कथन है । 


बहुरि बावीसवां आलाप भ्रधिकार विषे - मगलाच रण करि सामान्य, पर्याप्त, 
अ्रपर्याप्त करि तीन झालाप, अर शअनिवृत्तिकरण विषे पच भागनि की श्रपेक्षा पच 
श्रालाप, तिनका गुणस्थाननि विषे वा गुणस्थान श्रपेक्षा चौदह मार्गणा के भेदनि 
विषे यथासभव कथन है | तहा गतिमार्गणा विषे किछू विशेष-सा कथन है । बहुरि 
गुणस्थान मार्गणास्थाननि विषे गुरणास्थानादि बीस प्ररूपणा यथासभव आलापनि की 
भ्रपेक्षा निरूपणा करनी । तहा पर्याप्त, अ्रपर्याप्त एकेद्रियांदि जीवनी क॑ सभवते 
पर्याप्ति, प्राण, जीवसमासादिक का किछ्‌ वर्णन करि यथायोग्य सर्व प्ररूपणा 
जानने का उपदेश है । बहुरि तिनके जानने कौ यत्रनि करि कथन है । तहा पहिले 
यंत्रनि विपे जैसे अनुक्रम है, वा समस्या है, वा विशेष है सो कथन है । पीछे एक-एक 
रचना विषे वीस-वीस प्ररूपणा का कथन स्वरूप छह सौ चौदह यत्रनि की रचना 
है । तहा केई रचना समान जानि बहुत रचनानि की एक रचना है । बहुरि मनः- 
पर्यय ज्ञानादिक विषे एक होते अन्य न होय ताका, उपशम श्रेणी ते उतरि मरण 
भए उपजने का, सिद्धनि विषे संभवती प्ररूपणानि का निक्षेपादिक करि प्ररूपणा 
जानने के उपदेश का वर्णन है । बहुरि श्राशीर्वाद है । बहुरि टीकाकार के वचन है । 

ऐसे जीवकाण्ड नामा महा भ्रधिकार के बावीस श्रधिकारनि विषे क्रम ते 
व्याख्यान की सुचनिका जाननी । 


गोम्मेंटंसार कर्सकाण्डे सम्बन्धी प्रंकरशा 

४$ मम: । श्रथ कर्म (अजीवकांड) नामा महाअभ्रधिकार के नव अधिकार 
है। तिनके व्याख्यान की सूचना मात्र क्रम ते कहिए है - 

तहां पहिला प्रकृतिसमुत्कीतेन-श्रधिकार विषे मगलाचरणपूर्वक प्रतिज्ञा करि 
प्रतिज्ञा के स्वरूप का, जीव-कर्म के संबंध का, तिनके अस्तित्व का, दृष्टांतपूर्वक कर्म- 
परमाणूनि के ग्रहण का, बंध, उदय, सत्त्वरूप कर्मपरमाणनि के प्रमाण का वर्णन है । 
बहुरि ज्ञानावरणादिक आठ मूल प्रकृतिनि के नाम का, इन विषे घाती-अघाती भेद 
का, इनकरि कार्य हो है तांका, इनके क्रम संभवने का, दृष्टात निरुक्ति लिए इनके 
स्वरूप का वर्णन है। बहुरि इनकी उत्तर प्रकतिनि का कथन है । तहा पच निद्रा 
का, तीन दर्शनमोह होने के विधान का, पच शरीरनि के पद्रह भगनि का, विवक्षित 
सहननवाले देव-तरक गतिविषे जहा उपजे ताका, कर्मभूमि की स्त्रीनि के तीन सहनन 
हैं ताका, आताप प्रकृति के स्वरूप वा स्वामित्व का विशेष-व्याख्यान सा है । 


बहुरि मतिज्ञानावरणादि उत्तर पकतिनि के निरुक्ति 'लिए स्वरूप का वर्णन 
है। तहा प्रसंग पाइ अभव्य के केवलज्ञान के[स-ड्वाव विष प्रश्नोत्तर का, सात धातु, सात 
उपधातु का इत्यादि वर्णन है। बहुरि अभेद विवक्षाकरि जे प्रकृति गर्भित हो है, 
तिनका वर्णनकरि बध-उदय-सत्तारूप जेती-जेती प्रकृति हैं, तिनका वर्णन है । बहुरि 
घातियानि विषे सर्वधाती-देशघाती प्रकृतिनि का, अर सर्व प्रकृतिनि विषे प्रशस्त- 
श्रप्रशस्त प्रक्ृतिनि का वर्णन है । बहुरि अनतानुबधी आ्रादि कषायनि का कार्य वा 
वासनाकाल का वर्णन है । बहुरि कर्म-प्रकृतिनि विषे पुद्गलविपाकी, भवविपाकी, 
क्षेत्रविषाकी, जीवविपाकी प्रकृतिनि का वर्णन है । 


बहुरि प्रसंग पाइ सशय, विपर्यय, भ्रनध्यवसाय का वर्णनपूर्वक तीन प्रकार 
श्रोतानि का वर्णनकरि प्रकृृतिनि के चार निक्षेपनि का वर्णन है। तहा नामादि 
निक्षेपनि का स्वरूप कहि नाम निक्षेप का अर तदाकार-अतदाकाररूप दोय प्रकार 
स्थापना निक्षेप का अर आगम-नोश्रागम रूप दोय प्रकार द्रव्य निक्षेप का, तहा नो- 
आगम के ज्ञायक, भावी, तद्॒चतिरिक्तरूप तीन प्रकार का, तहा भी भूत, भावी, 
वर्तमानरूप ज्ञायकशरीर के तीन भेदनि का, तहा भी च्युत, च्यावित, त्यक्तरूप भूत 
शरीर के तीन भेदनि का, तहा भी त्यक्त के भक्त, प्रतिज्ञा, इगिनी, प्रायोपगमनरूप 
भेदनि का, तहा भी भक्त प्रतिज्ञा के उत्कृष्ट, मध्य, जधन्यरूप तीन प्रकारनि का अर 
तद्दयतिरिक्त नो-आगम द्रव्य के कर्म-नोकर्म भेदनि का, बहुरि भावनिक्षेप के आगम, 


३२३ | [ गोस्मटसार कर्मकाण्ठ सम्बन्धी प्रकरण 


नोआगम भेदनि का वर्णन है । तहा मूल प्रकृतिनि विषे इनकौ कहि उत्तर प्रकृतिनि 
विषे वर्णनहै । तहा औरनि का सामानन्‍्यपने सभवपना कहि, नोकर्मरूप तद्दययतिरिक्त- 
नो-आंगम-द्व्य का जुदी-जुदी प्रकृतिनि विपे वर्णत है। अर नोश्रागमभाव का 
समुच्चयरूप वर्णन है । 


बहुरि दूसरा बंध-उदय-सत्त्वयुक्तस्तवनामा अ्रधिकार है । तहा नमस्कार 
पूर्वक प्रतिज्ञाकरि स्तवनादिक का लक्षण वर्णन है । वहुरि वध-व्यास्यान विष बध के 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेशरूप भेदनि का, श्रर तिनविषे उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, 
जघन्य, अजघन्यपने का, अर इनविषे भी सादि, अनादि, ध्रुव, अप्रूव सभवने का 
वर्णन है। 


बहुरि प्रकृतिबध का कथन विपे गुणस्थाननि विपषे प्रकृतिबध के नियम का, 
तहा भी तीर्थकरप्रकृति बधने के विशेष का, अर गुणस्थाननि विषे व्युच्छित्ति, बध, 
अबध प्रकृतिनि का, तहा भी व्युच्छित्ति के स्वरूप दिखावने कौ द्रव्याथिक-पर्याया- 
थिकनय की भ्रपेक्षा का, अर गति आदि मार्गणा के भेदनि विषे सामान्यपने वा 
सभवते गुणस्थान अपेक्षा व्युच्छित्ति-बध-अबध प्रकृतिनि के विशेष का, श्र मूल- 
उत्तर प्रकरतिनि विषे सभवते सादिन आदि देकर बध का, तहा अध्नू व-प्रकृतिनि विषे 
सप्रतिपक्ष-नि प्रतिपक्ष प्रकृतिनि का, अर निरतर बध होने के काल का वर्णन है | 


बहुरि स्थितिबध का वर्णन विषे मूल-उत्तर प्रकृतिनि के उत्कृष्ट स्थितिबध 
का, श्रर उत्कृष्ट स्थितिबध सज्ञी पे द्विय ही के होय ताका, श्रर जिस परिणाम ते वा 
जिस जीव के जिस प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबध होय ताका, तहा प्रसग पाय उत्कृष्ट 
ईषत्‌ मध्यम सक्लेश परिणामनि के स्वरूप दिखावने कौ अनुकृप्टि आदि विधान का, 
अर मूल-उत्तर प्रकृतिनि के जघन्य स्थितिबध के प्रमाण का, अर जघन्य-स्थितिबध 
जाके होय ताका वर्णन है । भ्रर एकेंद्री, बेइद्री, तेइद्री, चौइद्री, असज्ञी, सज्ञी पचेद्री 
जीवनि क॑ मोहादिक की उत्कृष्ट-जघन्यस्थिति के प्रमाण का, तहा प्रसग पाइ तिनके 
आबाधा के कालभेदकाण्डकनि के प्रमाण कौ कहि भेद प्रमाण करि गुणितकांडक 
प्रमाण कौं उत्कृष्टस्थिति विषे घटाए जघन्यस्थिति का प्रमाण होने का वर्णन है । 

बहुरि एकेद्वियादि जीवनि के स्थितिभेदनि कौ स्थापनकरि तहा चौदह 


जीवसमासनि विषे जघन्य-उत्कृष्ट-स्थितिबध अर अबाधा अर भेदनि के प्रमाण अर 
तिनके जानने का विधान वर्णन है । तहा प्रकृतिनि का जधन्य स्थितिबध जित्के होइ 


सम्पग्ज्ञानचन्द्रिका पौठिका ] [ ३३ 


ताका, भ्रर जघन्य आदि स्थितिबंध विषे सादि ने आदि देकर सभवपने का, अर 
विशुद्ध-संक्लेशपरिणामनि ते जैसे जघन्य-उत्कृष्ट स्थितिबध होय ताका, अर झावाधा 
के लक्षण का, मोहादिक की झाबाधा के काल का, भ्रायु की झाबाघा के विशेष का, 
तहा प्रसग॒पाइ देव, नारकी, भोगभूंसिया, कर्मभूमियानि के श्रायुबंध होने के 
समय का, उदीर्णा भ्रपेक्षा आबाधाकाल के प्रमाण का, प्रसग पाइ अ्रचलावली, 
उदयावली, उपरितन स्थिति विषे कर्मपरमाणु खिरने का, उदीर्णा के स्वरूप का, 


आयु वा अन्य कर्मनि के निषेकनि के स्वरूप का, अंकसदृष्टिपूर्वक निषेकनि विषे 
द्रव्यप्रमाण का, तहा गुणहानि अआ्रादि का वर्णन है । 


बहुरि अ्नुभागबंध का व्याख्यान विषे प्रकृतिनि का श्रनुभाग जेसे 
संक्लेश-विशुद्धिपरिणामनिकरि बधे है ताका, अर जिस प्रकृति का जाके तीक्र वा 
जधन्य श्रनुभाग बंधे है ताका, तहा प्रसंग पाइ अपरिवर्तमान, परिवर्तमान मध्यम 
परिणामनि के स्वरूपादिक का अर उत्कृष्टादि अनुभागबध विषे सादि ने श्रादि देकरि 
भेदनि के सभवपने का वर्णन है। बहुरि घातियानि विषे लता, द्ारु, श्रस्थि 
शलभागरूप अनुभाग का, तहां देशघातिया स्पर्द्धकनि का मिथ्यात्व विषे विशेष है 


५४ 
रे ४ 


मम शिलिक की न 


विष प्रशस्त प्रकृतिनि का गुड, खाड, शर्करा, अ्मृतरूप, शअप्रशस्त प्रकृतिनि का निब, 


कांजीर, विष, हलाहलरूप अनुभाग का, अर इन प्रकृतिनि के तीन-तीन प्रकार अनुभाग 
प्रंव्तं, ताका वर्णन है ॥ च्ि 


बहुरि प्रदेशबंध का कथन विषे एवक्षेत्र, अ्रनेकक्षेत्रसबधी वा तहा कर्मरूप 
होने कौ योग्य-अ्रयोग्यरूप, तिनविषे भी जीव का ग्रहरा की अपेक्षा सावि-भ्रनादिरूप 
पुदूगलनि का प्रमाणादिक कहि, तहा जिन परुदुंगलनि कौ समयप्रबद्ध विषे ग्रहै है ।.. 
ताका, अर ग्रहे जे परमाणु तिनके प्रमाण कौ कहि तिनका श्राठ वा सात मूल 
प्रकृतिनि विषे जैसे विभाग हो है ताका, तहा हीनाधिक विभाग होने के कारण का 
वर्णन है। अर उत्तर प्रकृतिनि विषे विभाग के श्रनुक्रम का भ्रर ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, अतराय विषे सर्वधाती-देशघाती द्रव्य के विभाग का, तहा प्रसग पाइ 
मतिज्ञानावरणादि प्रकृतिनि विषे सर्वधाती-देशधाती स्पर््धकनि का, तहा अनु भागसबधी 
एतानागुणहानि, अन्योन्याभ्यस्तु-द्रव्य-स्थिति-गुणहानि का प्रमाण कहि, तहा वर्गणाति 
का प्रमाण ल्याइ तिनविषे जहा सर्वघाती-देशघातीपना पाइए ताका वर्शांनकरि च्यारि 
घातिया कर्मेनि की उत्तर .प्रकृतिनि विषे कमंपरमाणुनि के विभाग का वर्णन है 


१४ ] [ गोम्सटसार कर्सकाण्ड सम्बन्धी प्रकरण 


तहा सज्वलन अर नोकषाय विषे विशेष है. ताका, श्र नोकषायनि विषे जिनका 
युगपत्‌ बध होइ तिनका, अर तिनके निरतर बंधने के काल का, अर श्रतराय की 
प्रकृतिनि विषे सर्वधातीपना नाही ताका वर्णन है । बहुरि युगपत्‌ नामकर्म की तेईसएडक 
श्रादि प्रकृति बंधे तिनविब विभाग का, अर वेदनीयादिक की एक-एक ही प्रकृति वध, 
ताते तहा विभाग न करने का वर्णन है । 


बहुरि मूल-उत्तर प्रकृतिनि का उत्कृष्टादि प्रदेशबध विपे सादि इत्यादि भेद 
सभवने का, अर जिस प्रकृति का उत्कृष्ट-जघन्य प्रदेशबध जाके होय ताका, श्रर 
तहा प्रसग पाइ स्तोकसा एक जीव के युगपत्‌ जेते-जेते प्रकृति बधे, ताका वर्णन है । 
बहुरि इहा प्रसग पाइ योगनि का कथन है । तहा उपपाद, एकातवृद्धि, परिणामरूप 
योगनि के स्वरूपादिक का वर्सान है । श्र योगनि के अ्रविभागप्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा, 
स्पद्धक, गुणहानि, नानागुणहानि स्थाननि के स्वरूप, प्रमाण, विधान का योगशक्ति 
या प्रदेश अपेक्षा विशेष वर्णन है। अर योगनि का जघन्य स्थान ते लगाय स्थाननि 
विष वृद्धि के शअनुक्रम कौ आदि देकरि वर्णन है। श्र सृक्ष्मनिगोदिया लब्धि-भ्रपर्याप्तक 
का जघन्य उपपादयोगस्थान कौ आदि देकरि चौरासी स्थाननि का, अर बीचि-बीचि 
जिनका स्वामी न पाइए तिनका, भश्रर तिनविषे गुणकार के अनुक्रम का, श्र 
जघन्य स्थान ते उत्कृष्ट स्थान के गुणकार का वर्णन है। श्रर तीन प्रकार योग 
निरतर जेते काल प्रवत्तें ताका, अर पर्याप्त त््स सबधी परिणामयोगस्थाननि विषे 
जे-जे जेते-जेते योगस्थान दोय आदि श्राठ समयपर्यत निरतर प्रवर्त्ते तिनके प्रमाण 
ल्यावने कौ कालयवमध्य रचना का, भ्रर पर्याप्त त्ससबंधी परिणामयोगस्थाननि 
विषे जेते-जेते जीव पाइए तिनके प्रमाण जानने कौ गुणहानि आदि विशेष लीए 
जीवयवमध्य रचना का अर योगस्थाननि ते जेता-जेता प्रदेशबध होय ताका, भ्रर 
जघन्य ते उत्कष्ट स्थान पर्यत बधने के क्रम का बीचि-बीचि जेते अ्रविभागप्रतिच्छेद 
होइ तिनका वर्णन है । 


बहुरि च्यारि प्रकार बध के कारणनि का वर्णन है । बहुरि योगस्थानादिक 
के अल्पबहुत्व का वर्णन है। तहा योगस्थान श्रेणी के श्रसख्यातवा भागमात्र तिनका 
वर्णनकरि तिनते श्रसख्यात लोकगणे कमंप्रकतिनि के भेदनि का वर्णन विषे 
मतिज्ञानादिकनि के भेदनि का, श्रर क्षेत्र श्रपेक्षा आनुपूर्वी के भेदनि का कथन है 
बहुरि तिनते भ्रसख््यातगुरों कर्मस्थिति के भेद॑नि का वर्णन विषे तिन एक-एक प्रकृति 


सम्परज्ञानचन्द्रिका पीठिका | [ ३४ 


की जघन्यादि उत्कृष्ट पर्यत स्थिति भेदनि का कथन है । बहुरि तिनते असख्यातगुणे 
स्थितिबधाध्यवसायनि का वर्णन विष द्रव्यस्थिति, गणहानि, निषेक, चयादिककरि 
!“ स्थितिबथ कौ कारण परिणामनि का स्तोकसा कथन है । बहुरि तिनते 

अ्रसख्यात लोकगरों श्रतुभागबधाध्यवसायस्थाननि का वर्णुन विषे द्रव्यस्थिति- 
गुणहान्यादिककरि अनुभाग कौ कारण परिणामनि का स्तोकसा कथन है । बहुरि 
तिनते प्रनतगुरो कर्मप्रदेशनि का वर्णन विषे द्रव्यस्थिति, गुणहानि, नानागुणहानि 
चय, निषेकनि का अ्रकसदृष्टि वा अ्र्थंकरि कथन है | तहा एक समय विष समय- 
प्रबद्धमात्र पुदगल बधै, एक-एक निषेक मिलि समयप्रबद्धमात्र ही निजंर, श्रैसे होते 
इयद्धंगुणहानिगुरित समयप्रबद्धमात्र सत्त्व रहे, ताका विधान जानने के अ्रथि 
त्रिकोणयत्र की रचना करी है । 

बहुरि श्रैसे बध वर्णनकरिं उदय का वर्णान विषे उदय-प्रकृतिति का नियम 
कहि गुणस्थाननि विषे व्युच्छित्ति, उदय, अनुदय प्रकृतिनि का वर्णन है । बहुरि 
इहा ही उदीर्णा विषे विशेष कहि गुणस्थाननि विषे ब्युच्छित्ति, उदीर्णा, 
श्रनुदीर्णारूप प्रकृतिनि का वर्णान है। बहुरि मार्गणा विषे उदय प्रकृतिनि का नियम 
कहि गति आदि मार्गशानि के भेदनि विषे सभवते गुणस्थाननि की श्रपेक्षा लीए 
च्युच्छित्ति, उदय, अनुदय प्रकृतिनि का वर्णात है । तहा प्रसग पाइ अनेक कथन है । 

बहुरि सत्त्व का कथन विषे तीर्थंकर, श्राह्दरक की सत्ता का, मिथ्यादृष्टयादि 
विषे विशेष अर आयुबध भए पीछे सम्यकत्व-त्रत होने का विशेष, क्षायिक-सम्यक्त्व 
होने का विशेष कहि मिथ्यादृष्टि आदि सात गुणस्थाननि विषे सन्‍्व प्रकृतिनि का 
वर्णन करि, ऊपरि क्षपकश्नेणी अपेक्षा व्यूच्छित्ति, सत्त्व, असत्त्व प्रकृतिनि का वर्णन 
है । बहुरि मिथ्यादृष्टि आदि गुणुस्थाननि विषे सत्त्व, असत्त्व प्रकृतिनि का वर्णानकरि 
उपशम-श्रेणी विषे इकईस मोहप्रकृति उपशमावने का क्रम का, श्रर तहा सत्त्व- 
प्रकृतिति का कथन है । बहुरि मार्गणानि विषे सत्ता-असत्ता प्रकृतिनि का नियम 
कहि गति आदि मार्गणानि के भेदनि विषे सभवते गुणस्थाननि की श्रपेक्षा लीए 
व्युच्छित्ति, सत्त्व, असत्त्व प्रकृतिनि का वर्णान है। तहा प्रसंग पाइ इन्द्रिय-काय 
मार्गणा विषे प्रकृतिनि की उद्देलना का इत्यादि अनेक वर्णन है । 

बहुरि विवेष सत्तारूप तीसरा सत्वस्थान-अधिकार विषे एक जीव के एके 
कालि प्रकृति पाइए तिनके प्रमाण की अपेक्षो स्थान, अर स्थान विपै प्रकृति बदलने 
की अपेक्षा भंग, तिनका वर्णन है। तहा नमस्कारपूर्वेक प्रंतिजाकरि स्थानभगनि का 


४६ ] [ गोष्मटसार वर्मकाणश शाम्गग्पी प्रकरण 


स्वरूप कहि गुणस्थाननि वि सामान्य सत्तव प्रकृतिनि का वर्गान करि विशेष वर्गान 
विपे मिथ्यादृष्टयादि गुणस्थाननि विष जेते स्थान वा भग पादए तिनकौ कहि 
जुदा-जुदा कथन विप तिनका विधान वा प्रकृति घटने, बधने, बदलने के विशेष का 
बद्धायु-अवद्धायु श्रपेक्षा वर्णन है । तहा प्रसग पाइ मिथ्यादृप्टि विषे तीर्थकर सत्तावाले 
के नरकायु ही का सत्त्व होउ ताका, वा एकंद्रियादिक के उद्देलना का श्र सासादन 
विष आहार सत्ता के विशेष का, मिश्र विष श्रनतानुबंधीरदित सत्त्वस्थान जैसे सभवे 
ताका, श्रसयत विष मनुष्यायु-तीर्थकर सहित एक सो अ्रठतीस प्रकृति की सत्तावाले 
के दोय वा तीन ही कल्याणक होड़ ताका, श्रपूर्वकरणादि बिषे उपशमक-क्षपकत श्रेणी 
भ्रपेक्षा का इत्यादि श्रनेक वर्णन है । बहुरि भ्राचार्यनि के मतकरि जो विशेष है ताकीं 
कहि तिस श्रपेक्षा कथन है। 


बहुरि चोथा त्रिचूलिका नामा शअ्रधिकार है । तहा प्रथम नव प्रण्नकरि चलिका 
का व्यास्यान है । तिसविषे पहिले तीन प्रश्नकरि तिनका उत्तर ब्िप जिन प्रकृतिनि 
की उदयव्युच्छित्ति ते पहिले बबव्युच्छित्ति भई तिनका, श्रर जिनकी उदयब्युच्छित्ति 
ते पीछे ववव्युच्छित्ति भई तिनका, श्रर जिनकी उदयब्युच्छित्ति-बयव्युच्छित्ति युगपत्‌ 
भई तिनका वर्णन है । बहुरि दूसरा - तीन प्रश्नकरि तिनका उत्तर बिपे जिनका भ्रपना 
उदय होते ही वत्र होइ तिनका, श्रर जिनका अन्य प्रकृतिनि का उदय होते ही बब 
होडइ तिनका, श्रर जिनका अपना वा अन्य प्रकृतिनि का उदय होते बब होव तिने 
प्रकृतिनि का वर्णन है । वहुरि तीसरा - तीन प्रश्नकरि तिनका उत्तर विपे जिनका 
निरन्तर वध होइ तिनका, श्रर जिनका सातर बच होइ तिनका, भर जिनका सातर 
वा निरतर वध होड़ तिनका कथन है । इहा तीर्थंकरादि प्रकृति निरतर वी ज॑स है 
ताका, अश्रर सप्रतिपक्ष-नि प्रतिपक्ष श्रवस्था विपे सातर-निरतर बध जैसे सभव है ताका 
वर्णन है । 


पु वहुरि दूसरी पचभागहारचूलिका का व्याख्यान विष मंगलाचरणकरि उद्देलन 
विध्यात, श्रधःप्रवत्त, गणसक्रम, सर्वेसक्रम - इन पच भागहारनि के नाम का, श्र 
८' स्वरूप का, श्रर ते भागहार जिनि-जिनि प्रकृतिनि विषे वा गुणस्थाननि विपे सभवे ताका 
वर्णान है । अर सर्वसक्रमभागहार, गुणसक्रमभागहार, उत्कर्षण वा श्रपकर्षणभागहार, 
श्रध प्रवृत्तमागहार, योगनि विषे गुणकार, स्थिति विपे नानागुणहानि, पलल्‍्य के 
अर्धच्छेद, पल्य का वर्गमूल, स्थिति विषे गुणह्वानि-भ्रायाम, स्थिति विषे श्रन्योन्याभ्यस्त 
राशि, पल्य, कर्म की उत्कृप्ट स्थिति, विध्यातसक्रमभागहार, उद्वेलनभागहार, 


संम्य॑ग्लञानचन्द्रिका पीठिका ] [ ३७ 


अनुभाग विषे नानागुणहानि, गुणहानि, दृचद्धंगुशहानि, दो गुणहानि, अन्योन्याभ्यस्त 
इनका प्रमारणपूर्वक अल्पबहुत्व का कथन है । 


बहुरि तीसरी दशकरणचूलिका का व्याख्यान विषे बध, उत्कषेरण, सक्रम, 
भ्रपकर्षण, उदीर्णा, सत्त्व, उदय, उपशम, निधत्ति, नि काचना - इन दशकरणनि के 
नाम का, स्वरूप का, जिनि-जिति प्रकृतिनि विषे वा गुणस्थाननि विषे जैसे सभवे 
तिनका वर्णन है । 

बहुरि पांचवां बंध-उदय-सत््वसहित स्थानससुत्कीर्तत नामा श्रधिक्ार विये 
मगलाचररणा करि एक जीव के युगपत्‌ सभवता बधादिक प्रकृतिनि का प्रमाणरूप 
स्थान वा तहा प्रकृति बदलने करि भये भगनि का वर्सान है । तहा मूल प्रकृतिनि के 
बधस्थाननि का, अर तहा सभवते भुजाकारादि बध विशेष का, अर भुजाकार, 
श्रल्पतर, अवस्थित, अ्रवक्तव्यकूप बध विशेषनि के स्वरूप का, श्रर मूल प्रद्नतिनि के 
उदयस्थान, उदीर्ुस्थान, सत्त्वस्थाननि का वर्णन है । बहुरि उत्तर प्रकृतिनि का कथन 
विषे दर्शनावरण, मोहनीय, नाम की प्रकृतिनि विष विशेष है । 


तहा दर्शनावरण के बधस्थाननि का, अश्रर तहा गुणस्थान अपेक्षा भुजाकारादि 
विशेष संभवने का, श्र दर्शनावरण के गुणुस्थाननि विषे सभवते बधस्थान, उदयस्थान, 
सत्त्वस्थाननि का वर्णन है । 


बहुरि मोहनीय के बधस्थाननि का, भ्रर ते गुणस्थाननि विषे जैसे सभवे ताका, 
श्र तहा प्रकृतिनि के नाम जानने को श्र वबधी प्रकृति, वा कूटरचना आादिक का, 
अर तहा प्रकृति बदलने ते भए भगनि का, अर तिन बधस्थाननि विषे सभवते 
भुजाकारादि विशेषनि का, वा भुजाकारादिक के लक्षण का, वा सामान्य-अ्रवक्तव्य 
भगनि की सख्या का, अर भुजाकारादि सभवने के विधान का, अर इहा प्रसग पाइ 
गुरस्थाननि विषे चढना, उतरना इत्यादि विशेषनि का वर्णन है । बहुरि मोह के 
उदयस्थाननि का, श्रर गुणस्थाननि विषे सभवता दर्शनमोह का उदय कहि तहा 
सभवते मोह के उदयस्थाननि का, अर तहा प्रक्ृत्यादि के जानने कू कूटरचना श्रादि 
का, अर तहा प्रकृति बदलने ते भए भगनि का, अर अनिवृत्तिकरण विषे वेदादिक के 
उदयकालादिक का, अर सर्वमोह के उदयस्थान, अ्रर तिनकी प्रकृतिनि का विधान, 
वा संख्या वा मिलाई हुई सख्या का, अर गुणस्थाननि विषे सभवते उपयोग, योग, 
संयम, लेश्या, सम्यवत्व तिनकी अपेक्षा मोह के उदयस्थाननि का, वा तिनकी प्रकृतिनि 


रैंप ] [ भोम्मटसार कर्मकाण्ड सम्बन्धी प्रकरश 


का विधान, सख्या आदिक का, तहा अ्रवतानुबधी रहित उदयस्थान मिथ्यादृष्टि की 
अपर्याप्त-अवस्था में न पाइए इत्यादि विशेष का वर्णन है । 
बहुरि मोह के सत्त्वस्थाननि का वा तहा प्रकृति घटने का, अ्र ते स्थान 
गुरास्थाननि विषे जेसे सभवे ताका, अ्रर अनिवृत्तिकरण विषे विशेष है ताका 
वर्णान है । 
बहुरि नामकर्म का कथन विषे आधारभूत इकतालीस जीवपद, चौंतीस 
कर्मपदनि का व्याख्यान करि नाम के बधस्थाननि का भर ते गुणस्थाननि विष जैसे 
सभवे ताका, अर ते जिस-जिस कर्मपदसहित बंध है ताका, अश्रर तिनविषे क्रम ते 
नवश्र्‌ वबधी शआ्रादि प्रकृतिनि के नाम का, श्रर तेइस के ने श्रादि दे करि नाम के 
बधस्थाननि विपषे जे-जे प्रकृति जैसे पाइए ताका, अर तहा प्रकृति बदलने ते भए 
भगनि का वर्रन है। अर इहा प्रसग पाइ जीव मरि जहा उपजै ताका वर्णन विषे 
प्रथमादि पृथ्वी नारकी मरि जहा उपजे वा न उपज ताका, तहा प्रसग पाइ स्वयभु- 
रमण-समुद्रपरे कूणानि विषे कर्मभूमिया तिर्यच है इत्यादि विशेष का, भ्रर बादर- 
सुक्ष्म, पर्याप्त-श्रपर्याप्त अग्निकायिक श्रादि जीव जहा उपजे ताका, तहा सुक्ष्मनिगोद 
ते आए मनुष्य सकल सयम न ग्रहै इत्यादि विशेष का, अर अ्पर्याप्त मनुष्य जहा 
उपजे ताका, अश्रर भोगभूमि-कुभोगभूमि के तिर्यच-मनुष्य, अर कर्मभूमि के मनुष्य 
जहा उपज ताका, भ्रर सर्वार्थसिद्धि ते लगाय भवनत्रिक पर्यत देव जहा उपजे ताका 
£“ बर्णान है। वहुरि जैसे च्यूवन्त-उत्पाद कहि चौदह मार्गणानि विषे गुणस्थाननि की 
श्रपेक्षा लीए जैसे जे-जे नामकर्म के बधस्थान सभवे तिनका वर्णन है । 
तहा गति, इद्विय, काय, योग, वेद मार्गणानि विषे तो लेश्या अपेक्षा 
बधस्थाननि का कथन है । कषाय मार्गणा विपे अनतानुबधी आदि जैसे उदय हो है 
ताका, वा इनके देशघाती-सर्वंधाती स्परद्धकनि का, वा सम्यक्त्व-सयम घातने का, वा 
लेश्या श्रपेक्षा बधस्थाननि का कथन है । श्रर ज्ञान मार्गणा विषे गति आदिक की 
ग्रपेक्षा करि वधस्थाननि का कथन हैं। श्र सयम मार्गणा विपे सामायिकादिक के 
स्वरूप का, अर सयतासयत विषे दोय गति अपेक्षा, श्रर असयम विष च्यारि गति अपेक्षा 
बधस्थाननि का कथन है । तहा निवृत्यपर्याप्त देव के बधस्थान कहने कौं देवगति विषे 
जें-जे जीव जहा पर्यंत उपज ताका, अर सासादन विषे बधस्थान कहने कौ जे-जे जीव 
जैसे उपशम-सम्यक्त्व कौ छोडि सासादन होइ ताका इत्यादि कथन है । श्रर दर्शन 
मार्गणा विषे गति अपेक्षा बधस्थाचनि का कथन है । 


सम्यग्जानचन्द्रिका पौठिका ] [ ३६ 


अर लेश्या मार्गणा विष प्रथमादि नरक प्रथ्वीनि विष लेश्या सभवने का, 
जिस-जिस सहनन के धारी जे-जे जीव जहा-जहा पर्यत नरकविषे उपज ताका, 
नरकनिविषे पर्याप्त-निर्व॑त्यपर्याप्त अवस्था अपेक्षा बधस्थाननि श्रर का, तिर्यच विषे 
एकेद्रियादिक के वा भोगभूमिया तियँच के जो-जो लेश्या पाइए ताका, अर जे-जे जीव 
जिस-जिस लेश्याकरि तिर्य॑च विषे उपज ताका, अर तिनक निवुत्यपर्याप्त अवस्था विषे 
बधस्थाननि का, श्रर जहा ते झ्राए सासादन वा असयत होइ श्र तिनके जे बधस्थान 
होइ ताका, अर शुभाशुभलेश्यानि विषे परिणामनि का, तहा प्रसग पाइ कषायनि के 
स्थान वा तहा सक्‍लेश-विशुद्धस्थान वा कषायनि के च्यारि शक्तिस्थान, चौदह लेश्या 
स्थान, बीस आयु बन्धाबन्धस्थान तिनका, अर लेश्यानि के छब्बीस अश, तहा आठ 
मध्यम अश आ्रायुबन्ध कौ कारणा, ते झ्राठ अ्पकर्षकालनि विषे होइ, अन्य अ्रठारह अश 
च्यारि गतिनि विषे, गमन कौ कारण तिनके विशेष का, अर लेश्यानि के पलटने 
के क्रम का वर्णान करि, तिर्यच्॒ के मिथ्यादृष्टि आदि विष जैसे मिथ्यात्व-कषायनि का 
उदय पाइए है ताकौं कहि, तहा जे बधस्थान पाइए ताका, अर भोगभूमिया तिर्यच के 
वा प्रसग पाई औरनि क॑ जैसे निर्वृत्यपर्याप्त वा पर्याप्त मिथ्यादृष्टि आदि विएे जैसे 
लेश्याकरि बधस्थान पाइए, वा भोगभूमि विषे जैसे उपजना होइ ताका वर्णन है । 

बहुरि मनुष्यगति विषे लब्धिअपर्याप्त, निव्‌ त्यपर्याप्त, पर्याप्त दशा विषे 
जो-जो लेश्या पाइए वा तहा सभवतें गुणस्थाननि विषे बधस्थान पाइए ताका 
वर्णन है । 

बहुरि देवगति विषे भवनत्रिकादिक के निव्‌ त्यपर्याप्त वा पर्याप्त दशा विषे 
जो-जो लेश्या पाइए, वा देवनि के जहा जन्मस्थान है वाजे जीव जिस-जिस 
लेश्याकरि जहा-जहा देवगति विषे उपजे, वा निव्‌ त्यपर्याप्त वा पर्याप्त-दशा विषे 
मिथ्यादृष्टि श्रादि जीवनी के जे-जे वधस्थान पाइए तिनका, अ्रर तहा प्रासगिक 
गाथानिकरि जे-जें जीव जहा-जहा पर्यत देवगति विषे उपज, वा अनुदिशादिक विमाननि 
ते चयकरि जें पद न पावे, वा जे जीव देवगति ते चयकरि मनुष्य होइ निर्वाण ही 
जाय, वा जहा के आये तिरेसठि शलाका पुरुष न होइ, वा देवपर्याय पाइ जैसे 
जिनपूजादिक कार्य करे तिनका वर्णन है । 

बहुरि भव्यमार्गणा विषे बधस्थाननि का वर्णन है । 

बहुरि सम्यक्त्व मार्गणा विषे सम्यक्त्व के लक्षण का, भेदनि का, जहां मरण 
तन होय ताका, अर प्रथमोपशम सम्यक्त्व जाके होइ ताका, वा वाक जिन प्रकृतिनि 


४० ] [ गोम्मटसार कर्मकाण्ड सम्बन्धी प्रकररश 


का उपशम होइ ताका, तहा लब्धि श्रादि होने का, अ्रर प्रथमोपशम सम्यक्त्व भए 
मिथ्यात्व के तीन खड हो हैं ताका, तहा नारकादिक क॑ जे बंधस्थान पाइए तिनका, 
तहा नरक विषे तीर्थंकर के बध होने के विधान का, वा साकार-उपयोग होने का, 
वा निसर्गज-भ्रधिगमज के स्वरूप का श्रर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व जाके होइ ताका, तहा 
श्रपूर्वकरणादि विषे जो-जो क्रिया करता चढें वा उतरे ताका, तहा जे बधस्थान सभवें 
ताका, वा तहा मरि देव होय ताक बधस्थान सभवे ताका वर्णन है । बहुरि क्षायिक 
सम्यक्त्व का प्रारभ-निष्ठापन जाके होइ ताका, वा तहा तीन करण हो हैं तिनका, 
तहा ग्णश्रेणी श्रादि होने का श्र अनतानुबधी का विसयोजनकरि पीछे केई क्रिया 
करि करणादि विधान ते दर्शनमोह क्षपावने का, अर तहा प्रारभ-निष्ठापन के काल 
का, वा तिनके स्वामीनि का, वा तहा तीर्थंकर सत्तावाले के तद्धव-अ्रन्यभव विषे 
मुक्ति होने का वर्णानकरि क्षायिक सम्यक्त्व विषे सभवते बधस्थाननि का वर्णन है । 
बहुरि वेदक-सम्यक्त्व जिनके होइ श्रर प्रथमोपशम, ह्वितीयोपशम सम्यक्त्व ते वा 
मिथ्यात्व ते जैसे वेदक सम्यक्त्व होइ, शभ्रर तिनके जे बधस्थान पाइए तिनका 
वर्णन है । 


बहुरि सासादन, मिश्र, मिथ्यात्व जहा-जहा जिस-जिस दशा विषे सभवे भ्रर 
तहा जे बधस्थान पाइए तिनका वर्णन है । तहा प्रसग॒ पाइ विवक्षित गुणस्थान ते 
जिस-जिस गुणस्थान को प्राप्त होइ ताका वर्णन है । 


बहुरि सज्ञी अर आहार मार्गणा विषे बधस्थाननि का वर्णन है । बहुरि 
ताम के बधस्थाननि विषे भुजाकारादि कहने कौ पुनरुक्त, अपुनरुक्त भगनि का, भ्रर 
स्वस्थानादि तीन भेदनि का, प्रसंग पाइ गुणस्थाननि ते चढने-उतरने का, जहा 
मरण न होइ ताका, क्ृतकृत्य-वेदक सम्यग्दृष्टि मरि जहा उपजे ताका, भुजाकारादिक 
के लक्षण का, श्र इकतालीस जीव पदनि विषे भगसहित बधस्थाननि का वर्णन करि 
मिथ्यादृष्टयादि गुणस्थाननि विषे सभवते भुजाकार, अल्पतर, श्रवस्थित, अवक्तव्य 
भंगनि का वर्णन है । 


बहुरि नाम के उदयस्थाननि का वर्णन विषे कार्माण? , मिश्रशरीर, 
शरीरपर्याप्ति, उच्छुवासपर्याप्ति, भाषापर्याप्ति इन पचकालनि का स्वरूप प्रमाणादिक 
कहि, वा केवली के समुद्घात श्रपेक्षा इनका सभवपना कहि, नाम के उदयस्थान हानि 


१, होने का' ऐसा ख पुस्तक मे पाठ है । धि 


संम्यम्ञानचन्द्रिका पीठिका | [ ४१ 


का विधान विष ध्र्‌वोदयी श्रादि प्रकृतिनि का वर्णन करि, तिन पचकालनि की 
श्रपेक्षा लीए जिस-जिस प्रकार वीस प्रकृति रूप स्थान ते लगाय सभवते नाम के 
उदयस्थाननि का, श्रर तहा प्रकृति बदलने करि सभवते भंगनि का वर्णन है । बहुरि 
नाम के सत््वस्थाननि का वर्णन विष तिराणवे प्रकृतिरूप स्थान श्रादि जैसे जे 
सत्त्वस्थान है तिनका, भ्रर तहा जिन प्रकृतिनि की उद्देलना हो है तिनके स्वामी वा 
क्रम वा कालादिक विशेष का, अर सम्यक्त्व, देशसयम, अ्रनतानुबधी का विसयोजन, 
उपशमश्रेणी चढना, सकलसंयम धरना, ए उत्कृष्टपने केती वार होइ तिनका, अर 
च्यारि गति की अपेक्षा लीए गुणस्थाननि विषे जे सत्त्वस्थान सभवे तिनका, श्र 
इकतालीस जीवपदनि विषे सत्त्वस्थान सभवे तिनका वर्णन है । 


बहुरि त्रिसयोग विषे स्थान वा भगनि का वर्णन है । तहा मूल प्रकृतिनि विषे 
जिस-जिस बधस्थान होते जो-जो उदय वा सत्त्वस्थान होइ ताका, अर ते गुणास्थाननि 
विषे जेसे सभवे ताका वर्णन है। बहुरि उत्तर प्रकृतिनि विषे ज्ञानावरण, श्रतराय 
का तौ पाच-पाच ही का बंध, उदय, सत्त्व होइ; ताते तहा विशेष वर्णन नाही । 
अर दर्शनावरण विषे जिस-जिस बधस्थान होते जो-जो उदय वा सत्त्वस्थान 
गुणस्थान अपेक्षा सभवे ताका वर्णन है, अर वेदनीय विषे एक-एक प्रकृति का उदय- 
बध होते भी प्रकृति बदलने की श्रपेक्षा, वा सत्त्व दोय का वा एक का भी हो है, 
ताकी अपेक्षा गुणस्थान विषे सभवते भगनि का वर्णान है। बहुरि गोन्र विषे नीच- 
उच्च गोत्र के बध, उदय, सत्त्व के बदलने की अपेक्षा गुणस्थाननि विषे सभवते भगनि 
का वर्णान है। बहुरि श्रायु विषे भोगभूमिया आदि जिस काल विष आयुबध करे 
ताका, एकेद्रियादि जिस शआ्आायु कौ बाघ ताका, नारकादिकनि के आयु का उदय, 
सत्त्त सभवे ताका, अर श्राठ अपकर्ष विषे बे ताका, तहा दूसरी, तीसरी बार 
आायुबध होने विषे घटने-बधने का, अर बध्यमान-भुज्यमान आयु के घटनेरूप 
अपवर्तेनघधात, कदलीघात का वर्णव करि बंध, अबध, उपरितबध की अपेक्षा 
गुणस्थाननि विषे सभवते भगनि का वर्णन है। बहुरि वेदनीय, गोज्न, आयु इनके 
भग मिथ्यादृष्टयादि विष जेते-जेते सभवे, वा सर्व भग जेते-जेते है तिनका वर्णन है । 


बहुरि मोह के स्थाननि की श्पेक्षा भंग कहि गृुणस्थाननि विषे बध, उदय, 
सत्त्वस्थान जैसे पाइए ताका वर्णन करि मोह के त्रिसयोग विषे एक आधार, दोय 
ग्राधेय, तीन प्रकार, तहां जिस-जिस बधस्थान विषे जो-जो उदयस्थान, वा 


४२ | [ गोम्मटसार फर्मफाण्ड सम्बन्धी प्रकरण 


सत्त्वस्थान सभवे, अर जिस-जिस उदयस्थान विषे जो-जो बधस्थान वा सत्त्वस्थान 
सभवे, श्रर जिस-जिस सत्त्वस्थान विषे जो-जो बधस्थान वा उदयस्थान सभवै तिनका 
वर्णन है। वहुरि मोह के बध, उदय, सत्त्वनि विषे दोय आधार, एक आधेय 
तीन प्रकार, तहा जिस-जिस बधस्थानसहित उदयस्थान विषे जो-जो सत्त्वस्थान 
जिसप्रकार सभवे, अर जिस-जिस बधस्थानसहित सत्त्वस्थान विषे जो-जो उदयस्थान 
संभव अर जिस-जिस उदयस्थान सहित सत्त्वस्थान विषे जो-जो बधस्थान पाइए 
ताका वर्णन है। बहुरि नामकरमम के स्थानोक्त भग कहि गृणस्थाननि विषे, भ्रर 
चौदह जीवसमासनि विपे श्रर गति आदि मार्गणानि के भेदनि विष सभवते बंध, 
उदय, सत्त्वस्थाननि का वर्शनकरिं एक आधार, दोय श्राधेय का वर्णन विषे 
जिस-जिस बधस्थाननि विषे जो-जो उदयस्थान वा सत्त्वस्थान जिसप्रकार सभवे, अर 
जिस-जिस उदयस्थान विपे जो-जो बधस्थान वा सत्त्वस्थान जिसप्रकार सभवे, भ्रर 
जिस-जिस सत्त्वस्थान विषे जो-जो बधस्थान वा उदयस्थान जिस-जिसप्रकार सभवे 
तिनका वर्णन है । बहुरि दोय आधार, एक आधेय विषे जिस-जिस बधस्थानसहित उदय 
स्थान विषे जो-जो सत्त्वस्थान सभवे, अ्रर जिस-जिस बधस्थानसहित सत्त्वस्थान विषे 
जो-जो उदयस्थान सभवे अर जिस-जिस उदयस्थानसहित सत्त्वस्थान विषे जो-जो 
बघधस्थान पाइए तिनका वर्णन है । 


बहुरि छ॒ठा प्रत्यय श्रधिकार है, तहा नमस्कारपूर्वक प्रतिज्ञा करि च्यारि मूल 
आस्रव अर सत्तावन उत्तरआखवनि का, अर ते जेसे गुणस्थाननि विषे सभवे ताका, 
तहा व्युच्छित्ति वा आख्रवनि के प्रमाण, नामादिक का वर्णन करि, तहा विशेष 
जानने कौ पच प्रकारनि का वर्णन है । तहा प्रथम प्रकार विषे एक जीव के एक काल 
सभवे ऐसे जघन्य, मध्यम, उत्कृष्टरूप आख्रवस्थान जेते-जेते गुणस्थाननि विषे 
पाइए तिनका वर्णन है । 


बहुरि दूसरा प्रकार विषे एक-एक स्थान विषे आद्रवभेद बदलने ते जेते-जेते 
प्रकार होइ तिनका वर्णन है । 


वहुरि तीसरा प्रकार विपे तिन स्थाननि के प्रकारनि विषे सभवते श्राखवनि 
की श्रपेक्षा कूटरचना के विधान का वर्णन है । 

बहुरि चौथा प्रकार विषे तिनह्ू कूटनि के श्रनुसारि भ्रक्षसचारि विधान ते 
जैसे आख्वस्थाननि कौ कहने का विधानरूप कूटोच्चारण विधान का वर्णन है । तहा 


सम्यग्तानचन्द्रिका पीठिका | [ ४३ 


अविरत विषे य्रुगपत्‌ सभवतै हिसा के प्रत्येक द्विसयोगी आदि भेदनि का, श्रर ते भेद 
जेते होइ ताका वर्णन है । 


बहुरि पाचवा प्रकार विषे तिन स्थाननि विषे भंग ल्यावने के विधान का 
वा गणस्थाननि विषे संभवते भंगनि का, तहाँ अविरत विषे हिसा के प्रत्येक द्विसयोगी 
श्रादि भंग ल्यावने कौ गरिणतशास्त्र के अनुसार प्रत्येक द्विसंयोगी, त्रिसयोगी श्रादि 
भगनि के ल्यावने के विधान का वर्णन है । बहुरि आख्रवनि के विशेषभूत जिनि-जिनि 
भाव ते स्थिति-अनुभाग की विशेषता लीये ज्ञानावरणादि जुदि-जुदि प्रकृति का बध 
होइ तिनका क्रम ते वर्णन है । 


बहुरि सातवां भावचूलिका नामा अश्रधिकार है। तहा नमस्कारपूर्वक 
प्रतिज्ञा करि भावनि ते गुणस्थानसज्ञा हो है ऐसे कहि पच मूल भावनि का, भ्रर इनके 
स्वरूप का, * अर तिरेपन उत्तर भावनि का, अर मूल-उत्तर भावनि विषे अक्षसचार 
विधान ते प्रत्येक परसयोगी, स्वसयोगी, ह्विसयोगी झादि भग जैसे होइ ताका, अर 
नाना जीव, नाना काल श्रपेक्षा गुणस्थान विषे सभवते भावनि का वर्णन है । 

बहुरि एक जीव के युगपत्‌ सभवते भावनि का वर्णन है | तहा गुरणस्थाननि 
विषे मूल भावनि के प्रत्येक, परसयोगी, द्विसयोगी आदि सभवते भगनि का वर्णन है । 
तहा प्रसंग पाइ प्रत्येक, हिसयोगी, त्रिसयोगी आदि भग ल्यावने के गरिएतशास्त्र 
अनुसार विधान वर्णन है । बहुरि गुणस्थाननि विषे मूल भावनि की वा तिनके भगनि 
की सख्या का वर्णन है । 

बहुरि उत्तर भावनि के भग स्थानगत, पदगत भेद ते दोय प्रकार कहे 
है । तहा एक जीव के एक काल सभवते भावनि का समूह सो स्थान । तिस श्रपेक्षा 
जे स्थानगत भग, तिन विषे स्वसयोगी भग के अ्रभाव का अर गुणस्थाननि 
विषे सभवते श्रौपशमसिकादिक भावनि का अर ओऔदयिक के स्थाननि के भगनि का 
वर्णन करि तहा सभवते स्थाननि के परस्पर सयोग की अपेक्षा गुण्य, गृणकार, क्षेपादि 
विधान ते जैसे जेते प्रत्येक भग भ्रर परसयोगी विषे द्विसयोगी आदि भग होइ तिनका, 
अर तहा गण्य, गुणकार, क्षेप का प्रमाण कहि सर्वभगनि के प्रमाण का वर्णन है । 

बहुरि जातिपद, सर्वेपद भेदकरिं पदगत भग दोय प्रकार, तिनका स्वरूप 
कहि गुणस्थाननि विष जेते-जेते जातिपद सभवे तिनका, श्र तिनकों परस्पर 


. १, ख पुस्तक मे यह पाठ नही है । 


४४] [ गोस्मटसार कर्मकाण्ड सम्बन्धौ प्रफरण 


लगावने की अपेक्षा गुण्य, गुणकार, क्षेप आदि विधान ते जेते-जेते प्रत्येक स्वसयोगी 
परसयोगी, हिसयोगी आदि भग सभवे तिनका, अ्रर तहा गुण्य, गुणकार, क्षेप का 
प्रमाण कहि सर्व भगनि के प्रमाण का वर्णन है । 


बहुरि पिंडपद, प्रत्येकपद भेदकरि सर्वपद भग दोय प्रकार है । तिनके स्वरूप 
का, अर गुणस्थान विषे ए जेते जैसे सभवे ताका, श्रर तहा परस्पर लगावने ते प्रत्येक 
हिसयोगी आदि भग कौए जे भग होहि तिनका, तहा मिथ्यादृष्टि का पन्द्रह॒वा प्रत्येक 
पद विषे भग ल्यावने का, प्रसग पाइ गरितशास्त्र के अनुसार एकवार, दोयवार 
आदि सकलन घन के विधान का, अर गुणस्थाननि विष प्रत्येकपद, पिंडपदनि की 
रचना के विधान का, अर प्रत्येकपदनि के प्रमाण का, श्रर तहा जेते सर्वपद भग 
भए तिनका वर्णन है। बहुरि यहा तीनसे तिरेसठि कुवाद के भेदनि का श्रर तिन विषे 


जैसे प्ररूपण है ताका, अर एकान्तरूप मिथ्यावचन, स्याद्वादरूप सम्यग्ववन का 
वर्णन है । 


बहुरि आठवा त्रिकरण चूलिका नासा श्रधिकार है । तहा मगलाचरण करि 
करणनि का प्रयोजन कहि श्रध करण का वर्णन विषे ताके काल का श्रर तहा 
सभवते सर्वे परिणाम, प्रथम समय सबधी परिणाम, अर समय-समय प्रति वृद्धिरूप 
- परिणाम, वा द्वितीयादि समय सबन्धी परिणाम, वा समय-समय सम्बन्धी परिणामनि 
विषे खड रचनाकरि अनुकृष्टि विधान, तहा खडनि विषे प्रथम खड विषे वा खड-खड 
प्रति वृद्धिरूप वा द्वितीयादि खडनि विषे परिणाम तिनका अंकसदृष्टि वा अर्थ अपेक्षा 
वर्णन है । तहा श्रेणीव्यवह्ाार नामा गणित के सूत्रनि के अनुसार ऊर्ध्वरूप गच्छ, 
चय, उत्तर धन, आदि धन, सर्व धनादिक का, अर अनुकृष्टि विषे तिरयंगूरूप गच्छादिक 
के प्रमाण ल्यावन्ते का विधान वर्णन है । श्रर तिन खडनि विषे विशुद्धता का अल्प- 
बहुत्व का वर्णन है । बहुरि अपूर्वकरण का वर्णन विषे अनुकृष्टि विधान नाही, 
ऊध्वेरूप गच्छादिक का प्रमाण ल्यावने का विधान पूर्वक ताके काल का वा सर्वे 
परिणाम, प्रथम समयसबन्धी परिणाम, समय-समय प्रति वृद्धिरूप परिणाम, द्वितीयादि 
समय सबनन्‍्धी परिणाम, तिनका अकसदृष्टि वा श्रर्थ अपेक्षा वर्णन है। बहुरि अनिवृत्ति 
करणा विषे भेद नाही, तातें तहा कालादिक का वर्णन है । 


बहुरि नवमा कर्मस्थिति श्रधिकार है । तहा नमस्कारपूर्वक भ्रतिज्ञाकरि 
झ्राबाधा के लक्षण का वा स्थिति अनुसार ताके काल का, वा उदीर्णा अपेक्षा 


सम्यस्ञानचन्द्रिका पीठिका ] [ ४५ 


आ्रावाधाकाल का वर्णन है। बहुरि कर्मस्थिति विषे निषेकनि का वर्णन है । बहुरि 
प्रथमादि गुणहानिनि के प्रथमादि निषेकनि का वर्णन है ॥ बहुरि स्थितिरचना विषे 
द्रव्य, स्थिति, गुणहानि, नानागुणहानि, दोगुणहानि, अन्योन्याभ्यस्त इनके स्वरूप, 
का, भ्रर अंकसंदृष्टि वा श्र्थ श्रपेक्षा तिनके प्रमाण का वर्णन है । तहा नानागुणहानि 


श्रत्योन्याभ्यस्त राशि सर्व कर्मनि का समान नाही, ताते इनका विशेष वर्णन है । 
तहा मिथ्यात्वकर्म की नानागृणहानि, श्रत्योन्याभ्यस्त जानने का विधान वर्णन है । 
इहा प्रसंग पाइ '्रंतधर्ण गुणगुरिएर्यं/ इत्यादि करणसूत्रकरि गुणकाररूप पक्ति के 
जोडने का विधान आदि वर्णन है। बहुरि गुणहानि, दो गुणहानि के प्रमाण का 
वर्णन है । तहा ही विशेष जो चय ताका प्रमाण वर्णन है । ऐसे प्रमाण कहि प्रथमादि 
गुणहानिनि का वा तिनविषे प्रथमादि निषेकनि का द्रव्य जानने का विधान वा 
ताका प्रमाण अंकसंदृष्टि वा श्रर्थे अपेक्षा वर्णन है। बहुरि मिथ्यात्ववत्‌ श्रन्यकर्मनि 
की रचना है। तहा गुणहानि, दो गुणहानि तो समान है, श्रर नानागुणहातनि, 
ग्रन्योन्याभ्यस्त राशि समान नाही । तिनके जानने कौ सात पक्ति करि विधान कहि 
तिनके प्रमाण का, अर जिस-जिसका जेता-जेता नानागुणहानि, भ्रन्योन्याभ्यस्त का प्रमाण 
श्राया, ताका वर्णन है। बहुरि ऐसे कहि अ्रकसदृष्टि अपेक्षा त्रिकोणयत्र, अर त्रिकोणयत्र 
का प्रयोजन, अर तहा एक-एक निषेक मिलि एक समयप्रवद्ध का उदय त्रिकोणयत्र 
हो है। भ्रर सर्वे त्रिकोणयन्र के निषेक जोड़े किचिदून हृच्धंगुशहानि गुरितत समयप्रबद्ध 
प्रमाण सत्त्व हो है तिनका वर्णन है । बहुरि निरंतर-सातररूप स्थिति के भेद, स्वरूप 
स्वामीनि का वर्णन है। बहुरि स्थितिबथ कौ कारण जे स्थितिबधाध्यवसायस्थान 
तिनका वर्णन विषे आयु आदि कर्म के स्थितिबधाध्यवसायस्थाननि के प्रमाण का 
श्रर स्थितिबधाधष्यवसाय के स्वरूप जानने कौ सिद्धात वचनिका वर्णनकरि स्थिति 
के भेदनि कौ कहि तिन विषे जेते-जेते स्थितिबधाध्यवसायस्थान सभवे तिनके जानने 
को द्रव्य, स्थिति, गुणहानि, नानागुणहानि, दो-गुणहानि, श्रन्योन्याभ्यस्त का वा 
चय का, वा प्रथमादि गुणहानिनि का, वा तिनके निषेकुनि का, वा आदि धनादिक 
का द्रव्यप्रमाण अर ताके जानने का विधान, ताका वर्णन है । बहुरि इहा एक-एक 
स्थितिभेद सबधी स्थितिबन्धाध्यवसायस्थननि विषे नानाजीव अपेक्षा खंड हो है। 
तहा ऊपरली-नीचली स्थिति संबंधी खड समान भी हो हैं, ताते तहा श्नुकृष्टि-रचना 
का वर्णन है । तहा आायुकर्म का जुदा ही विधान है, ताते पहिले आयु की कहि, 
पीछे मोहादिक की अ्रचुकृप्टि-रचना का अ्रकसंदृष्टि वा श्रर्थ अपेक्षा वर्णन है | तहा 


४६ ] [ श्रथ॑सहृष्टि प्रकरण 


खडनि की समानता-असमानता इत्यादि अ्रनेक कथन है । बहुरि अनुभागवध को 
कारण जे अनुभागाध्यवसायस्थान तिनका वर्णन विषे तिन सर्वंनि का प्रमाण कहि, 
तहा एक-एक स्थितिभेद सबधी स्थितिबधाध्यवसायस्थाननि विष द्रव्य, स्थिति, 
गुणहानि आदि का प्रमाणादिक कहि एक-एक स्थितिबधाध्यवसायस्थानरूप जे निषेक 
तिनविष॑ जेते-जेते अनुभागाध्यवसायस्थान पाइए तिनका वर्णन है । बहुरि 
मूलग्रथकर्त्ताकरि कीया हुवा ग्रथ की सपूर्णता होने विषे ग्रथ के हेतु का, चामुडराय 
राजा को श्राशीर्वाद का, ताकरि बनाया चेत्यालय वा जिनविंब का, वीरमारतंड राजा 
की श्राशीर्वाद का वर्णन है । बहुरि सस्क्ृत टीकाकार अपने गुरुनि का वा ग्र थ होने 
के समाचार कहे है तिनका वर्णन है । 


श्रेसे श्रीमद्‌ गोम्मठसार द्वितीय नाम पंचसंग्रह मुलशास्त्र, ताकी जीवतत्त्व- 
प्रदीषिका नामा संस्कृतटीका के श्रनुसार इस भाषाटीका विष पश्रर्थ का वर्णन होसी 
ताकों सुचनिका कही । 


अ्र्थसंदष्ठि सम्बन्धी प्रकररण 


बहुरि तहा जे सदृष्षट हैं, तिनका श्रर्थ, वा कहे अ्रर्थ तिनकी सदृष्टि जानने 
को इस भाषाटीका विष जुदा ही सदृष्टि श्रधिकार विषे वर्णन होसी । 


इहां कोऊ कहै - भ्रर्थ का स्वरूप जान्या चाहिए, सदृष्टिनि के जाने कहा 
सिद्धि हो है ? 


ताका समाधान - सदृष्टि जाने पूर्वाचायनि की परपरा ते चल्या श्राया जो 

सकेतरूप अभिप्राय, ताकौ जानिए है । श्रर थोरे में बहुत श्रर्थ कौ नीक पहिचानिए 

है । श्र मूलशास्त्र वा सस्क्ृतटीका विषे, वा श्रन्य ग्रथनि विषे, जहा सदृष्टिरूप 

व्याख्यान है, तहा प्रवेश पाइये है। श्रर अलौकिक गरिएत के लिखने का विधान आदि 

चमत्कार भासे है । अर सदृष्टिनि कौं देखते ही ग्रथ की गभीरता प्रगट हो है - 
इत्यादि प्रयोजन जानि सदृष्टि अधिकार, करने का विचार कीया है । + ्, 
्लफऊ,१ पं! 


लि 
> ९ ३१० 


तहा केई सदृष्टि आकाररूप है, केई श्रकरूप है, केई प्रक्षरखूप है, केई 
लिखने हो का विशेषरूप है, सो तिस श्रधिकार विषे पहले तौ सामान्यपने सदृष्टिनि 
का वर्शान है, तहा पदार्थिनि के नाम ते, सख्या ते अर अ्रक्षरनि ते अकनि की भ्रर 


प्रभूति आदि की सदृष्टिनि का-वर्णन है । 0. 5 


सम्पम्ज्ञानचन्द्रिका पीठिका ] [ ४७ 


बहुरि सामान्य संख्यात, असंख्यात,अनंत की, अर इनके इकईस भेदनि की, अर 

पल्य आदि श्राठ उपमा प्रमाण की, अर इनके अर्धच्छेद वा व्गंशलाकानि की सदृष्टिनि 
का वर्णन है । बहुरि परिकर्माष्टक विष संकेलनादि होते जैसे सहतानि हो है भ्रर 
बहुत्त प्रकार संकलनादि होते वा संकलनादि श्राठ विषे एकत्र दोय, तीन आदि होते जो 
सहनानी हो है, वा सकलनादि विषे अनेक सहनानी का एक अर्थ हो है इत्यादिकिनि 
का वर्णन है। श्र स्थिति-अभ्नुभागादिक विषे आकाररूप सहनानी है, वा केई इच्छित 
सहनानी है, इत्यादिकनि का वर्णन है । श्रैसे सामान्य वर्णन करि पीछे श्रीमद्‌ 
गोम्मटसार नामा मूलशास्त्र वा ताकी जीवतत्त्वप्रदीपिका नामा टीका, ताविषे जिस-जिस 
अधिकार विषे कथन का श्रनुक्रम लीए सख्यादिक श्रर्थ की जैसे-जैसे सदृष्टि है, तिनका 
श्रनुक्रम ते वर्णन है। तहा केई करंण वा त्रिकोणयत्र का जोड इत्यादिकनि का 
संदृष्टिनि का सस्क्ृत टीका विषे वर्णन था अर भाषा करते शअ्रर्थ न लिख्या था, 
तिनका इस सदृष्टि अधिकार विषे अर्थ लिखिएगा । अर मूलशास्त्र के यत्ररचना विषे 
वा सस्क्ृत टीका विषे केई संदृष्टिरूप रचना ही लिखी थी। तिनकौ प्र्थपूर्वकं इस 
सदृष्टि श्रधिकार विषे लिखिएगा, सो इहा तिनकी सूचनिका लिखे विस्तार होई, 
ताते तहा ही वर्णन होगा सो जानना । 

इहां कोऊ कहै - मूलशास्त्र वा टीका विषे जहा सदृष्टि वा श्र लिख्या था, 
तहा ही तुम भी तिनके अर्थनि का निरूपण करि क्यो न,लिखान किया ? तहा छोडि 
तिनको एकत्र करि सदृष्टि अधिकार विषे कथन किया सो कौन कारण ? 

तहां समाधान - जो यहु॒ टीका मदबुद्धीनि के ज्ञान होने के श्रथि करिए है, 
सो या विषे बीचि-बीचि सदृष्टि लिखने ते कठिनता तिनकौ भासे, तब अभ्यास ते 
विमुख होइ, ताते जिनको अथंमात्र ही प्रयोजन होहि, सो अ्रर्थ ही का अ्रभ्यास करौ 
अर जितकौ सदृष्टि कौ भी जाननी होइ, ते सदृष्टि अ्रधिकार विषे तिनका भी 
अभ्यास करो। 

बहुरि इहां कोई कहै - तुम अेसा विचार कीया, परतु कोई इस टीका का 
अवलबन ते सस्कृत टीका का अभ्यास कीया चाहै, तो कंसे अभ्यास करे ? 

ताकों कहिए है - श्रर्थ का तौ श्रनुक्रम जैसे सस्क्ृत टीका विषे है, तेसे या 
विषे है ही । अर जहा जो सदृष्टि आदि का कथन बीचि मै आवे, ताकौ सदृष्टि 
अधिकार विषे तिस स्थल विषे बाकी कथन है, ताकौ जानि तहा अभ्यास करो | 
ऐसे विचारि सूदृष्टि श्रधिकार करने का विचार कीया है। 


४ंघ ] [ लब्धिसार-क्षपणासार सम्बन्धी प्रकरण 
लब्धिसार-क्षपणासार सस्बन्धी प्रकरण 


बहुरि ऐसा विचार भया जो लब्धिसार श्रर क्षपणासार नामा शास्त्र है, तिन 
विषे सम्यक्त्व का श्र चारित्र का विशेषता लीए बहुत नीक॑ वर्णन है । श्र तिस 
वर्णन कौ जाने मिथ्यादृष्टयादि गुणस्थाननि का भी स्वरूप नीके जानिए है, सो 
इनका जानना बहुत कार्यकारी जानि, तिन ग्रथनि के अनुसारि किछ कथन करना । 
ताते लब्धिसार शास्त्र के गाथा सूच्रनि की भाषा करि इस ही टीका विषे मिलाइएगा । 


तिस ही के क्षपक श्रेणी का कथन रूप गाथा सूत्रनि का श्रर्थ विषे क्षपणासार का 
श्र्थ गर्भित होयगा ऐसा जानना । 


इहाँ कोऊ कहै - तिन ग्र थनि की जुदी ही टीका क्यो न करिए ? याही 
विषे कथन करने का कहा प्रयोजन ? 


ताका समाधान - गोम्मटसार विषे कट्मा हुवा केतेइक श्रर्थनि कौं जाने 
बिना तिन ग्र थनि विषे कह्मा हुवा केतेइक अर्थनि का ज्ञान न होय, वा तिन ग्र थनि 
विषे कह्मा हुवा श्र कौ जाने इस शास्त्र विषे कहे हुए गुणस्थानादिक केतेइक भ्रर्थनि 
का स्पष्ट ज्ञान होइ, सो ऐसा सबध जान्या अर तिन ग्र थनि विषे कहे भ्रर्थ कठिन 
हैं, सो जुदा रहे प्रवृत्ति विशेष न होइ ताते इस ही विषे तिन ग्र थनि का श्रर्थ लिखने 
का? विचार कीया है । सो तिस विष प्रथमोपशम सम्यक्त्वादि होने का विधान 
धाराप्रवाह रूप वर्णन है । ताते ताकी सूचनिका लिखे विस्तार होइ, कथन श्रा्गे 
होयहीगा । ताते इहा श्रधिकार मात्र ताकी सूचनिका लिखिए है । 


प्रथम मगलाचरण करि प्रकार कारण का वा प्रकृतिबधापसरण, स्थिति- 
बधापसरण, स्थितिकाडक, श्रनुभागकाडक, गुरणश्रेणी फालि इत्यादि, केतीइक सज्ञानि 
का स्वरूप वर्णन करि प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने का विधान वर्णन है । 


तहा॒प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने योग्य जीव का, अर पचलब्धिनि के 
नामादिक कहि, तिनके स्वरूप का वर्णन है । तहा प्रायोग्यता लब्धि का कथन विषे 
जैसे स्थिति घटे है श्रर तहा च्यारि गति श्रपेक्षा प्रकृतिबन्धापसरण हो है ताका, 
अर स्थिति, अनुभाग, प्रदेशबध का वर्णन है। बहुरि च्यारि गति अपेक्षा एक जीव 
के युगपत्‌ सभवता भगसहित प्रकृतिनि के उदय का, अर स्थिति, अनुभाग, प्रदेश के 


१, घ प्रति में 'अर्थ लिखने का' स्थान पर “अनुसारि किछु कथन” ऐसा पाठ मिलता है। 


सम्यस्तानचन्द्रिका पीठिका ] [ ४६ 


उदय का वर्णन है। बहुरि एक जीव के युगपत्‌ संभवती प्रकृतिनि के सत्त्व का रप्न 
स्थिति, अनुभाग, प्रदेश के सत्त्व का वर्णन है । बहुरि करणलब्धि का कथन विषे 
तीन करणत्ति का नाम-कालादिक कहि तिनके स्वरूपादिक का वर्णन है । 


तहा अधःकरण विष स्थितिवधापसरणादिक आझ्ावश्यक हो है, तिनका 
वर्णात है । 


प्र अपूर्वकरण विषे च्यारि श्रावश्यक, तिनविषं गुणश्रेणी निरजंरा का कथन 
है । तहा अ्रपकर्षण किया हुआ द्रव्य कौ जेसे उपरितन स्थिति गुणश्रेणी आयाम 
उदयावली विषे दीजिए है, सो वर्णन है। तहा प्रसंग पाइ उत्कर्षण वा अश्रपकर्षण 
किया हुआ द्रव्य का निक्षेप अर अतिस्थापन का विशेष वर्णन है । बहुरि गुणसंक्रमण 
इहा न संभव है, सो जहां सभवे है ताका वर्णन है । बहुरि स्थितिकाडक, अ्नुभाग- 
काडक के स्वरूप, प्रमाणादिक का अर स्थिति, अनुभागकाडकोत्करण काल का 
वर्णनपूर्वक स्थिति, अनुभाग, सत्त्व घटावने का वर्णन है । 


वहुरि अनिवृत्तिकरण विष स्थितिकाडकादि विधान कहि ताके काल 
का संख्यातवा भाग रहे अंतरकरण हो है, ताके स्वरूप का, अर आयाम प्रमाण का, 
भ्रर ताके निषेकनि का अभाव करि जहा निक्षेपण कीजिए है ताका इत्यादि वर्णन 
है । बहुरि अंतरकरण करने का श्रर प्रथम स्थिति का, श्रर अ्रतरायाम का काल 
वर्णन है । बहुरि अंतरकरण का काल पूर्ण भए पीछे प्रथम स्थिति का काल विषे 
दर्शनमोह के उपशमावने का विधान, काल, अनुक्रमादिक का, तहां आगाल, प्रत्यागाल 
जहा पाइए है वा न पाइए है ताका, दर्शनमोह की गुणश्रेणी जहा न होइ है, ताका 
इत्यादि अनेक वर्णन है । 

बहुरि पीछे अंतरायाम का काल प्राप्त भए उपशम सम्यकत्व होने का, तहा 
एक मिथ्यात्व प्रकृति कौ तीन रूप परिणमावने के विधान का वर्णन है । बहुरि 
उपशम सम्यवत्व का विधान विषे जैसे काल का अल्पबहुत्व पाइए है, तैसे वर्णन है। 


बहुरि प्रथमोपशम सम्यकत्व विषे मरण के अभाव का, अर तहा ते सासादन होने 
के कारण का, अभ्रर उपशम सम्यवत्व का प्रारभ वा निष्ठापन विषे जो-जो उपयोग, 
योग, लेश्या पाइए ताका, अर उपशम सम्यकत्व के काल, स्वरूपादिक का, अर तिस 
काल कौ पूर्ण भए पीछे एक कोई दर्शनमोह की प्रकृति उदय आवने का, तहा जैसे 


४५० ] [ लब्धिसार-क्षपशासार सम्बन्धी प्रकरण 


द्रव्य कौं श्रपकर्षण करि अतरायामादि विषे दीजिए है ताका, अर दर्शनमोह का 
उदय भए वेदक सम्यकत्व वा मिश्न गुणस्थान वा मिथ्यादृष्टि गुणस्थान हो है, तिनके 
स्वरूप का वर्णन है । 


बहुरि क्षायिक सम्यक्त्व का विधान वर्णन है । तहा क्षायिक सम्यक्त्व का 
प्रारभ जहा होइ ताका, अर प्रारभ-निष्ठापन अवस्था का वर्णन है| बहुरि श्रनतानु- 
बधी के विसयोजन का वर्णन है । तहा तीन करणनि का अर अनिवृत्तिकरण विषे 
स्थिति घटने का अर अन्य कषायरूप परिणमने के विधान प्रमाणादिक का कथन है । 
बहुरि विश्राम लेइ दर्शनमोह की क्षपणा हो है, ताका विधान वर्णन है । तहा सभवता 
स्थितिकाडादिक का वर्णन है। अर मिथ्यात्व, मिश्रमोहनी, सम्यक्त्वमोहनी विषे स्थिति 
घटावने का, वा सक्रमण होने का विधान वर्णन करि सम्यक्त्वमोहनी की आठ वर्ष 
प्रमाण स्थिति रहे अ्रनेक क्रिया विशेष हो हैं, वा तहा 'गुणश्रेणी, स्थितिकाडकादिक 
विषे विशेष हो है, तिनका वर्णन है । बहुरि कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि होने का वा 
तहा मरणा होते लेश्या वा उपजने का, वा क्ृतकृत्य वेदक भए पीछे जे क्रिया विशेष 
हो हैं श्र तहा श्रतकाडक वा अतफालि विषे विशेष हो है, तिनका वर्णन है । 
बहुरि क्षायिक सम्यक्त्व होने का वर्णन है । बहुरि क्षायिक सम्यक्त्व के विधान विषे 
सभवते काल का तेतीस जायगा अल्पबहुत्व वर्णन है । बहुरि क्षायिक सम्यक्त्व के 
स्वरूप का वा मुक्त होने का इत्यादि वर्णन है । 


बहुरि चारित्र दोय प्रकार - देशचारित्र, सकलचारित्र । सो ए जाके होइ वा 
सन्मुख होते जो क्रिया होइ सो कहि देशचारित्र का वर्णन है। तहा वेदक सम्यक्त्व 
सहित देशचारित्र जो ग्रहै, ताके दोइ ही कारण होइ, गुणश्रेणी न होइ, देशसयत को 
प्राप्त भए गुणश्रेणी होइ इत्यादि वर्णन है । बहुरि एकातवृद्धि देशसयत के स्वरूपादिक 
का वर्णन है । बहुरि शअ्रध प्रवृत्त देशसयत का वर्णन है। तहा ताके स्वरूप-कालादिक 
का, अश्रर तहा स्थिति-अनुभागखडन न होइ, श्रर तहा देशसयत ते भ्रष्ट होइ देशसयत 
कौ प्राप्त होइ ताके करण होने न होने का, अर देशसयत विषे सभवते गुणश्रेण्यादि 
विशेष का वर्णन है । बहुरि देशसयम के.विधान विषे सभवते काल का अल्पबहुत्वता 
का वर्णन है । बहुरि जघन्य, उत्कृष्ट देशसयम जाके होइ ताका, श्र देशसयम विषे 
स्पद्धक का अ्रविभागप्रतिच्छेद पाइए ताका वर्णन है | बहुरि देशसयम के स्थाननि 
का, अर तिनके प्रतिपात, प्रतिपद्यमान, भ्रनुभयरूप तीन प्रकारनि का, भ्वर ते क्रम 


सम्परज्ञामचन्द्रिका पीठिफा '] [५१ 


ते जैसे जिनके जेते पाइए, अर बीचि मे स्वामीरहित स्थान पाइए तिनका, श्र 
तहा विशुद्धता का वर्णन है । 

बहुरि सकलचारित्र तीन प्रकार - क्षायोपशमिक, झपशमिक, क्षायिक, तहा 
क्षायोपशमिक चारित्र का वर्णन है। तिसविषे यहु जाके होइ ताका, वा सन्‍्मुख 
होते जो क्रिया होइ, ताका वर्णन करि वेदक सम्यक्त्व सहित चारित्र ग्रहरा करनेवाले 
के दोय ही करण होइ इत्यादि अल्पबहुत्व पर्यत सर्व कथन देशसयतवत्‌ है, ताका 
वर्णन है । बहुरि सकलसयम स्पर्द्धध वा अविभागप्रतिच्छेदनि का कथन करि 
प्रतिपात, प्रतिपद्यमान, अनुभयरूप स्थान कहि ते जैसे जेते जिस जीव के पाइए, 
तिनका क्रम ते वर्णन है । तहां विशुद्धता का वा म्लेच्छ के सललसयम संभवने का वा 
सामयिकादि संबधी स्थाननि का इत्यादि विशेष वर्णन है । बहुरि औपशमिक चारित्र 
का वर्णन है। तहा वेदक सम्यक्त्वी जिस-जिस विधानपूर्वक क्षायिक सम्यक्त्वी वा 
ह्वितीयोपशम सम्यक्त्वी होइ उपशम श्रेणी चढ़े है, ताका वर्णन है । तहा द्वितीयोपशम 
सम्यक्त्व होने का विधान विषे तीन करण, गुणश्रेणी, स्थितिकाडकादिक वा 
प्ंतरकरणादिक का विशेष वर्णन है । 


बहुरि उपशम श्रेणी विषे झ्राठ भ्रधिकार है, तिनका वर्णन है । तहा प्रथम श्रध करण 
का वर्णन है । बहुरि दूसरा भ्रपूर्वकरण का 'वर्णन है । इहा सभवते श्रावश्यकनि का 
वर्णन है। इहाते लगाय उपशम श्रेणी का चढना वा उतरणा विषे स्थितिबधापसरण भअ्रर 
स्थितिकाडक वा अनुभागकाडक के आयामादिक के प्रमाण का, अर इनको होते 
जैसा-जेसा स्थितिबध अर स्थितिसत्त्व वा अनुभागसत्त्व अवशेष रहै, ताका यथा 
ठिकाणे बीचि-बीचि वर्णन है, सो कथन आगे होइगा तहा जानना । बहुरि अपूर्वकरण 
का वर्ण विषे प्रसग पाइ, अनुभाग के स्वरूप का वा वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुणहानि, 
नानागुणहानि का वर्सान है | अर इहा गृणश्रेणी, गुणसक्रम हो है, श्र प्रक्ृतिबध 
का व्युच्छेद हो है, ताका वर्णत है । बहुरि अनिवृत्तिकरण का कथन विष दश 
करणनि विष तोन करणनि का अभाव हो है। ताका अनुक्रम लीए कर्मनि का 
स्थितिबध करनेरूप क्रमकरण हो है ताका, तहा असख्यात समयप्रबद्धनि की 
उदीरणादिक का, श्र कर्म प्रकृतिनि के स्पर््धक देशघाती करनेरूप देशघातीकरण का, 
श्र कर्मप्रकृतिनि के केतेइक निषेकनि का अभाव करि अन्य निषेकनि विष निपेक्षण 
: करनेरूप अ्रतरकरण का, अ्रर अतरकरण की समाप्तता भए युगपत्‌ सात करननि का 
भारभ हो है ताका, तहा ही आनुपूर्वी सक्रमण का - इत्यादि वर्णन करि नपुसकवेद 


५२ ] [ लब्धिसार-क्षपणासार सम्बन्धौ प्रकरण 


अर स्रीवेद अर छह हास्यादिक, पुरुषवेद, तीन क्रोध श्रर तीन माया अर दोय 
लोभ, इनके उपशमावने के विधान का अनुक्रम ते वर्णन है । तहा गुराश्रेणी का वा 
स्थिति-अनुभागकाडकघात होने न होने का अर नपुसकवेदादिक विषें नवकवंध के 
स्वरूप-परिणमनादि विशेष का, वा प्रथम स्थिति के स्वरूप का आदि विशेष का, 
वा तहा आगाल, प्रत्यागाल गुणश्रेणी न हो है इत्यादि विशेषनति का, श्र सेक्रमणादि 
विशेष पाइए है, तिनका इत्यादि अनेक वर्णन पाइए है। बहुरि संज्वलन लोभ का 
उपशम विधान विषे लोभ-वेदककाल के तीन भागनि का, अर तहा प्रथम स्थिति 
आ्रादिक का वर्णन करि सूक्ष्मक्ृष्टि करने का विधान वर्णन है । तहा प्रसग पाइ वर्ग, 
' .खर्गणा, स्पर्धकनि का कथन करि अर क्ृष्टि करने का वर्णन है। इहा बादरकृष्टि 

तो है ही नाही, सूक्ष्मकृष्टि है, तिनविषे जैसे कर्मपरमाणु परिणम है वा तहा ही 
जैसे अनुभागादिक पाइए है, वा तहा श्रनुसमयापवत्तेनरूप भ्रनुभाग का घात हो है 
इत्यादिकनि का, अर उपशमावने आदि क्रियानि का वर्णन है । बहुरि सृक्ष्मसापराय 
गुणस्थान कौ प्राप्त होइ सुक्ष्मकृष्टि कौ प्राप्त जो लोभ, ताके उदय कौ भोगवने का, 
तहा सभवती गुरणश्रेणी, प्रथम स्थिति आदि का इहा उदय-अनुदयरूप जैसे क्ृष्टि 
पाइए तिनका, वा सक्रमण-उपशमनादि क्रियानि का वर्णन है । बहुरि सर्वे कषाय 
उपशमाय उपशात कषाय हो है ताका, अर तहा सभवती गुणश्रैणी झादि क्रियानि 
का, अर इहा जे प्रकृति उदय हैं, तिनविषे परिणामप्रत्यय अर भवप्रत्ययरूप विशेष 
का वर्णन है । श्रेसे समवती इकईस चारित्रमोह की प्रकृति उपशमावने का विधान 
कहि उपशात कषाय ते पडनेरूप दोय प्रकार प्रतिपात का, तहा भवक्षय निमित्त 
प्रतिपात ते देव सबनन्‍्धी भश्रसयत गुणस्थान कौ प्राप्त हौ है। तहा गुणश्रेणी वा 
अ्रनुपशमन वा अ्रतर का पूरण करना इत्यादि जे क्रिया हो है, तिनका वर्णन है । 
श्र भ्रद्धाक्षय निमित्त ते क्रम ते पडि स्वस्थान अ्रप्रमत्त पर्यत भ्रावे तहा गुणश्रेणी 
आदिक का, वा चढते जे क्रिया भई थी, तिनका श्रनुक्रम ते नष्ट होने का वर्णन है । 
बहुरि अ्रप्रमत्त ते पडने का तहा सभवति क्रियानि का भर अप्रमत्त ते चढे तौ बहुरि 
श्रैणी माडे ताका वर्णन है । असे पुरुषवेद, सज्वलन क्रोध का उदय सहित जो श्रेणी 
माडे, ताकी श्रपेक्षा वर्णन है । बहुरि पुरुषवेद, सज्वलन मान सहित श्रादि ग्यारह 
प्रकार उपशम श्रेणी चढनेवालो के जो-जो विशेष पाइए है, तिनका वर्णन है । बहुरि 


इस उपशम चारित्र विधान विषे सभवते काल का अल्पबहुत्व वर्णन है । 
बहुरि क्षपणासार के अनुसारि लीए क्षायिकचारित्र के विधान का वर्णन है। तहा 


भ्रूध करणादि सोलह अधिकारनि का भ्रर क्षपक श्रेणी को सन्मुख जीव का वर्णन है । 


संस्य॑ग्ज्ञानचन्द्रिका पीठिका ] [ ५३ 


बहुरि भ्रध.करण का वर्णन है । तहां विशुद्धता की वृद्धि आदि च्यारि 
आवश्यकनि का, अर तहा सभवते परिणाम, योग, कषाय, उपयोग, लेश्या, वेद, अ्रर 
प्रकृति, स्थिति, अ्रनुभाग, प्रदेशरूप कर्मनि का सत्त्व, बध उदय, तिनका वर्णन है । 


बहुरि अपुर्वकरण का वर्णन है । तहा सभवते स्थितिकाडकघात, अनुभाग- 
काडकघात, गुणश्रेणी, गुशसक्रम इनका विशेष वर्णन है । अर इहा प्रकृतिबध की 
व्युच्छित्ति हो है, तिनका वर्णात है। इहाते लगाय क्षपक श्रेणी विषे जहा-जहा 
जैसा-जेसा स्थितिबधापसरण, अर स्थितिकाडकघात, अनुभागकाडकघात पाइए श्रर 
इनकौ होते जेसा-जैसा स्थितिबध, अर स्थितिसत्त्व अर अनुभागसत्त्व रहै, तिनका 
बीच-बीच वर्णन है, सो कथन होगा तहा जानना । 


बहुरि अ्निवृत्तिकरण का कथच है । तहा स्वरूप, गुणश्रेणी, स्थितिकाडकादि 
का वर्णन करि कर्मनि का क्रम लीए स्थितिबध, स्थितिसत्त्व करने रूप क्रमकरण का 
वर्णान है । बहुरि गुणश्रेणी विषे असख्यात समयप्रबद्धनि की उदीरणा होने लगी, 
ताका वर्णन है । 


बहुरि प्रत्याख्यान-अप्रत्याख्यानहूप आठ कषायनि के खिपावने का विधान 
वर्णान है | बहुरि निद्रा-निद्रा आदि सोलह प्रकृति खिपावने का विधान वरशान है । 
बहुरि प्रकृतिनि को देशघाती स्पद्धकनि का बध करनेरूप देशघातीकरण का वर्णन 
है । बहुरि च्यारि सज्वलन, नत्र नोकषायनि के केतेइक नि्षेकनि का अभाव करि 
अन्यत्र निक्षेपण करनेरूप भ्रतरकरण का वर्णन है । बहुरि नपुसकवेद खिपावने का 
विधान वर्णन है । तहा सक्रम का वा युगपत्‌ सात क्रियानि का प्रारभ हो है, तिनका 
इत्यादि वर्णन है । बहुरि स्त्रीवेद क्षपणा का वर्णन है । बहुरि छह नोकषाय अर 
पुरुषवेद इनकी क्षपणा का विधान वर्णन है । बहुरि अश्वकर्शंकरणसहित अपूर्वेस्प््धक 
करने का वर्णन है । तहा पूर्वस्पद्धंक जानने कौ वर्ग, वर्गणा, स्पर्द्धकनि का अर तिन- 
विष देशघाती, सर्वधातिनि के विभाग का, वा वर्गणा की समानता, अ्रसमानता 
आदिक का कथन करि अश्वकरण के स्वरूप, विधान क्रोधादिकनि के अनुभाग का 
प्रमाणादिक का श्र अपूर्वस्पर््धकनि के स्वरूप प्रमाण का तिनविषे द्रव्य-अनुभागा- 
दिक का, तहा समय-समय सबधी क्रिया का वा उदयादिक का बहुत वर्णंन है । 
बहुरि कष्टिकरण का वर्णन है । तहा क्रोधवेदककाल के विभाग का, अर बादर- 
कृष्टि के विधान विषे कष्टिनि के स्वरूप का, तहा बारह सग्रहकृष्टि, एक-एक सग्रमहकृष्टि 


५४ ] [ लब्धिसार-क्षपणासार सम्बन्धी प्रकररा 


विषे अनती अतरकृष्टि तिनका, अर तिनविपे प्रदेश श्रनुभागादिक के प्रमाण का, तहा 
समय-समय सबधी क्रियानि का वा उदयादिक का अनेक वर्णन है । वहुरि कृप्टि वेदना 
का विधान वर्णन है । तहा कृष्टिनि के उदयादिक का, वा सक्रम का, वा घात करने 
का, वा समय-समय सबंधी क्रिया का विशेष वर्णन करि क्रम ते दश सग्रहकृष्टिनि 
के भोगवने का विधान-प्रमाणादिक का बहुत कथन करि तिनकी क्षपणा का विधान 
वर्णन है । बहुरि श्रन्य प्रकृति सक्रमणा करि इनरूप परिणमी, तिनके द्रव्यसहित 
लोभ की द्वितीय, तृतीय सम्रहकृष्टि के द्रव्य कौ सूक्ष्मकृष्टिरूप परिणमाव है, ताके 
विधान-स्वरूप-प्रमाणादिक का वर्णन है। असे अ्रनिवृत्तिकरण का बहुत वर्णन है। याविषे 
गुणश्र सी-अ्रनुभागधात के विशेष भ्रादि बीचि-बीचि श्रनेक कथन पाइए है, सो आगे 
कथन होइगा तहा जानना । 


बहुरि सूक्ष्मसापराय का वर्णन है । तहा स्थिति, अनुभाग का घात वा गुण- 
श्रेणी श्रादि का कथन करि बादरकृष्टि सबधी अर्थ का निरूपर पूर्वक सूक्ष्मसापराय 
सबधी कृष्टिनि के श्र्थ का निरूपण, अर तहा सृक्ष्मकृष्टिनि का उदय, अनुदय, 
प्रमाण अर सक्रमरणा, क्षयादिक का विधान इत्यादि अनेक वर्णन है । बहुरि यहु तौ 
पुरुषवेद, सज्वलन क्रोध का उदय सहित श्रेणी चढचा, ताकी श्रपेक्षा कथन है । 
बहुरि पुरुषवेद, सज्वलन मान आदि का उदय सहित ग्यारह प्रकार श्रेणी चढने 
वालो के जो-जो विशेष पाइए, ताका वर्णन है। श्रैसे कृष्टिवेदना पूर्ण भए । 


बहुरि क्षीणकषाय का वर्णन । तहा ईर्यापिथबध का, अर स्थिति-अनुभागधात 
वा गुणश्रे णी आदि का, वा तहा सभवते ध्यानादिक का अर ज्ञानावरणादिक के 
क्षय होने के विधान का, श्र इहाँ शरीर सम्बन्धी निगोद जीवनि के अभाव होने के 


क्रम का इत्यादि वर्णन है । 


बहुरि सयोगकेवली का वर्णन है । तहा ताके महिमा का अर गुराश्र णी 

का अर विहार-श्राह्दरादिक होने न होने का वर्णन करि श्रत्तर्मुहत्तं मात्र भ्रायु रहै 
''? आर्वजतकरण हो है ताका, तहा गुणश्र णी आदि का, अर केवलसमुद्घात का, तहा 
दड-कपाटादिक के विधान वा क्षेत्रप्रमाणादिक का, वा तहा सभवती स्थिति-अनुभाग 

९ घटनें आदि क्रियानि का वा योगनि का इत्यादि वर्णन है । बहुरि बादर मन-वचन 
““क्राय योग कौ निरोधि सूक्ष्म करने का, तहा जैसे योग हो है, ताका अर सूक्ष्म मनोयोग, 
वचनयोग, उच्छवास-निश्वास, काययोग के निरोध करने का, तहा काययोग के 


संम्पज्ञानचन्द्रिका पीठिका ] ' | ४५५ 


पूरवेस्पद्धकनि के अपूर्वस्पद्धक अर' तिनकी सृक्ष्मकृष्टि करिए है, तिनका स्वरूप, विधान, 
प्रमाण, समय-समय सम्बन्धी क्रियाविशेष इत्यादिक का अर करी सुृक्ष्मकृष्टि, ताकौं 
भोगवता सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यान युक्त हो है, ताका वा तहा सभवते स्थिति- 
अनुभागघात वा गुरणश्रेणी श्रादि विशेष का वर्णन है । 


कि 


कं 


बहुरि श्रयोगकेवली का'वर्णन है । तहा ताकी स्थिति का, शैलेश्यपना का, # 
ध्यान का, तहा अवशेष सर्वे प्रकृति खिपवाने का वर्णन है । 


बहुरि सिद्ध भगवान का वर्णन है । तहा सुखादिक का, महिमा का, स्थान 
का, अन्य मतोक्त स्वरूप के निराकरण का इत्यादि वर्णन है । श्रेसे लब्धिसार क्षपरणा- 
सार कथन की सूचनिका जाननी । 


बहुरि श्रन्त विषे श्रपने किछ समाचार प्रगट करि इस सम्यग्ज्ञानचद्रिका 
की समाप्तता होते कृतकत्य होइ आनद दशा कौ प्राप्त होना होइगा । श्रैसे सूचनिका 
करि ग्रथसमुद्र के अर्थ संक्षेपपने प्रकट किए है । 
इति सूचनिका । 


ब्-न-- 0-5 


परिकर्माष्टक सम्बन्धी प्रकररण 


बहुरि इस करणानुयोगरूप शास्त्र के अ्रभ्यास करने के श्रथि गणित का ज्ञान 
अवश्य चाहिये, जाते अ्र॒लकारादिक जाने प्रथमानुयोग का, गरिततादिक जाने 
करणानुयोग का, सुभाषितादिक जाने चरणानुयोग का, न्यायादि जाने, द्रव्यानुयोग 
का विशिष्ट ज्ञान हो है, ताते गरित ; ग्रथन्ति का अभ्यास करना । श्रर न बने तौ 
परिकर्माष्टक तो अवश्य जान्या चाहिये । जाते याकौ जाणे अन्य गणित कर्मनि का 
भी विधान जानि तिनकौ जाने अर इस शास्त्र विषे प्रवेश पावे । ताते इस शास्त्र 
का अभ्यास करने को प्रयोजनमात्र परिकर्माष्टक का वर्णोत इहा करिए है- 


तहा परिकर्माष्टक विषे सकलन, व्यवकलन, गुणकार, भागहार, वर्ग, घन, 
वर्गमूल, घनमूल ए आठ नाम जानने । ए लौकिक गणित विषे भी सभवे है, भर 
अलौकिक गरित विषे भी संभव है । सो लौकिक गरित तौ प्रवृत्ति विष प्रसिद्ध 
ही है। अर श्रलौकिक गणित जघन्य सख्यातादिक वा पल्यादिक का व्याख्यान आगे 
जीवसमासाधिकार पूर्ण भए पीछे होइगा, तहा जानना । अब सकलनादिक का स्वरूप 


५६ ] [ परिकर्माष्टक सम्बन्धी प्रकररों 


कहिए है । किसी प्रमाण कौ किसी प्रमाण विषे जोडिये तहा सकलन कहिए । जैसे 
सात विषे पाच जोडे बारह होइ, वा पुदूगलराशि विषे जीवादिक का प्रमाण जोडे 
स्व द्रव्यनि का प्रमाण होइ है । 


बहुरि किसी प्रमाण विषे किसी प्रमाण कौ घटाइए, तहा व्यवकलन कहिए । जैसे 
बारह विषे पाच घटाएऐ सात होय, वा ससारी राशि विषे त्रसराशि घटाऐ स्थावरनि 
का प्रमाण होइ । 


बहुरि किसी प्रमाण कौ किसी प्रमाण करि गुरिएए, तहा गुणकार कहिए । 
जैसे पाच कौ च्यारि करि गुरिएए वीस होइ, वा जीवराशि कौ श्रनन्त करि गुणे 
पुदू्गलराशि होइ । 


बहुरि किसी प्रमाण कौ किसी प्रमाण का जहा भाग दीजिए, तहा भागहार 
कहिए । जैसे वीस कौ च्यारि करि भाग दीऐं पाच होइ, वा जगत्‌ श्रेणी कौ सात 
का भाग दीए राजू होइ । 


बहुरि किसी प्रमाण कौ दोय जायगा माडि परस्पर गुरिएए, तहा तिस 
प्रमाण का वर्ग कहिए । जैसे पाच कौ दोय जायगा माडि परस्पर गुणे पाँच का 
वर्ग पचीस होइ, वा सूच्यगुल कौ दोय जायगा माडि, परस्पर गुण, सूच्यगुल का 
वर्ग प्रतरागुल होइ । 


बहुरि किसी प्रमाण कौ तीन जायगा माडि, परस्पर गुण, तिस प्रमाण को 
घन कहिए। ज॑ंसे पाच को तीन जायगा माडि, परस्पर गुणे, पाच का घन एक सौ 
पचीस होइ । वा जगत्‌ श्रेणी कौ तीन जायगा माडि परस्पर गुणे लोक होइ । 


बहुरि जो प्रमाण जाका वर्ग कीये होइ, तिस प्रमाण का सो वर्गमूल कहिए | 
जैसे पचीस पाच का वर्ग कीए होइ ताते पचीस का वर्गमूल पाच है । वा प्रतरागुल 
है सो सूच्यगुल का वर्ग कीए हो है, ताते प्रतरागुल का वर्गमूल सूच्यगुल है । 

बहुरि जो प्रमाण जाका घन कीए होइ, तिस प्रमाण का सो घनमूल कहिए | 
जैसे एक सौ पचीस पाच का घन कीए होइ, ताते एक सौ पचीस का घनमूल 
पाच है । वा लोक है सो जगतृश्रेणी का घन कीए हो है, ताते लोक का घनमूल 
जगतृश्रेणी है। 


संस्यग्तानचन्द्रिका पौठिका | [ ५७ 


श्रब इहा केतेइक सज्ञाविशेष कहिए है । सकलन विषे जोडनें योग्य राशि का 
नाम धन है। मूलराशि कोौं तिस धत्त करि अ्रधिक कहिए । जैसे पाच भ्रधिक कोटि 
वा जीवराश्यादिक करि अधिक पुद्गल इत्यादिक जानने । 


बहुरि व्यवकलन विषे घटावने योग्य राशि का नाम ऋण है । मूलराशि कौ 
तिस ऋण करि हीन वा न्यून वा शोधित वा स्फोटित इत्यादि कहिए । जैसे पाच 
करि हीन कोठि वा त्रसराशि हीन संसारी इत्यादि जानने | कही मूलराशि का नाम 
धन भी कहिए है । 


बहुरि गुशकार विषे जाकौ गृणिए, ताका नाम गृण्य कहिए । 
जाकरि गुरिएए, ताका नाम गुणकार वा गुणक कहिए । 


गुण्यराशि कौ गुणकार करि गुरित वा हत वा अभ्यस्त वा घ्तत इत्यादि 
कहिए । जैसे पचगुरित लक्ष वा असख्यात करि गूरितत लोक कहिए । कही गुणकार 
प्रमाण गुण्य कहिए । जैसे पाच गुणा वीस कौ पाच वीसी कहिए वा असख्यातगुणा 
लोक क्‌ असख्यातलोक कहिए इत्यादिक जानने । गुनने का नाम गुणन वा हनन 
वा घात इत्यादि कहिए है । 


बहुरि भागहार विषे जाकौ भाग दीजिए ताका नाम भाज्य वा हाय इत्यादि 
है । श्र जाका भाग दीजिए ताका नाम भागहार वा हार वा भाजक इत्यादि है। 
भाज्य राशि कू भागहार करि भाजित भक्त वा हत वा खडित इत्यादि कहिए । जैसे 
पाच करि भाजित कोटि वा असख्यात करि भाजित पल्य इत्यादिक जानने । भागहार 
का भाग देइ एक भाग ग्रहण करना होइ, तहा तेथवा भाग वा एक भाग कहिये । 
जसे वीस का चौथा भाग, वा पल्‍्य का असख्यातवा भाग वा श्रसख्यातैक भाग 
इत्यादि जानना । 


बहुरि एक भाग विना अवशेष भाग ग्रहरा करने होई तहा बहुभाग कहिए । 
जैसे वीस के च्यारि बहुभाग वा पलल्‍्य का असख्यात बहुभाग इत्यादि जानने । 
बहुरि वर्ग का नास कृति भी है । बहुरि वर्गमूल का नाम कृतिमल वा सूल 


वा पद वा प्रथम मूल भी है । बहुरि प्रथम मूल के मूल कौ द्वितीय मूल कहिए। 
द्वितीय मूल के मूल कौ तृतीय मूल कहिए । श्रैंसे चतुर्थादि मूल जानने । जैसे 


भ्र्ध | [ परिकर्माष्टक सम्बन्धी प्रकरण 


पेसठ हजोर पाच सौ छत्तीस का प्रथम मूल दोय से छप्पन, द्वितीय मूल सोलह, 
तृतीय मूल च्यारि, चतुर्थ मूल दोय होई । श्रैसे ही पल्य वा केवलज्ञानादि के प्रथमार्दि 
मूल जानने । ऐसे अन्य भी अ्रनेक सज्ञाविशेष यथासभव जानने । 


अ्रब इहा विधान कहिए है। सो प्रथम लौकिक गणित अपेक्षा कहिए है। 
तहा श्रेसा जानना 'अ्रंकानां वामतों गति: भ्रकनि का अनुक्रम बाई तरफ सेती है । 
जैसे दोय से छप्पन (२५६) के तीन अ्रकनि विषे छक्का श्रादि अक, पाचा दूसरा अश्रक, 
दवा अत अक कहिये | श्रेसे ही अन्यत्र जानना | बहुरि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थ आदि अकनि कौ क्रम ते एक स्थानीय, दश स्थानीय, शत स्थानीय, सहस्र 
स्थानीय आदि कहिए | प्रवृत्ति विषे इनही कौ इकवाई, दहाई, सेकडा, हजार 
ग्रादि कहिए है। 


बहुरि सकलनादि होते प्रमाण ल्यावने कौ गणित कर्म कौ कारण जे करण- 
सूत्र, तिनकरि गणित शास्त्रनि विषे अनेक प्रकार विधान क्या है, सो तहाते जानना 
वा त्रिलोकसार की भाषा टीका बनी है, तहा लौकिक गरित का प्रयोजन जानि 
पीठबध विषे किछु वर्णान किया है, सो तहाते जानना । 


इस शास्त्र विषे गरिएगत का कथन की मुख्यता नाही वा लौकिक गणित का 
बहुत विशेष प्रयोजन नाही ताते इहा बहुत वर्णन न करिए है। विधान का स्वरूप 
मात्र दिखावने कौ एक प्रकार करि किचित्‌ वर्णन करिए है। 


तहा सकलन विषे जिनका सकलन करना होइ, तिनके एक स्थानीय आदि 
भ्रकनि कौ क्रम ते यथास्थान जोडे जो-जो श्रक श्रावै, सो-सो भ्रक जोड विषे क्रम ते 
यथास्थान लिखना । सो प्रवृत्ति विषे जैसे जोड देने का विधान है, तैसे ही यहु 
जानना । बहुरि जो एक स्थानीय आ्रादि अक जोडे दोय, तीन आ्रादि श्रक आवे तौ 
प्रथम अक कौ जोड विषे पहिले लिखिए । द्वितीय आदि अ्रकनि कौ दश स्थानीय 
भ्रादि अकनि विष जोडिए । याकौ प्रवृत्ति विषे हाथिलागा कहिए है। ग्ैसे 
करते जो अ्रक होइ, सो जोड्या हुवा प्रमाण जानना । 


इहा उदाहरण - जैसे दोय से छप्पन अर चौरासी (२५६--८४) जोडिए, 
तहा एक स्थानीय छह भ्रर च्यारि जोड़े देश भए | तहा जोड विषे एक स्थानीय 
बिंदी लिखी, अर रह्या एक, ताकौ अ्रर दश स्थानीय पाचा, श्राठा इन कौ जोडे) 


संम्पस्त्ञानचसन्द्रिका पौठिका | [ ५६ 


चौदह भए । तहा जोड विषे दश स्थानीय चौका लिख्या अर रह्मा एका, ताकौ अर 
शत स्थानीय दूवा कौ जोडे, तीन भया, सो जोड विषे शत स्थानीय लिख्या । भ्रैसे 
जोड़े तीन से चालीस भये । श्रैसे ही श्रन्यत्र जानना । 


बहुरि व्यवकलन विषे मूलराशि के, एक स्थानीय आदि अकनि विषे ऋण 
राशि के एक स्थानीय आदि अकनि कौ यथाक्रम घटाइए । जो' मूलराशि के एक 
स्थानीय श्रादि भ्रक ते ऋणराशि के एक स्थानीय आदि श्रक अधिक प्रमाण लीए 
होइ तौ धनराशि के दश स्थानीय आ॥आरादि श्रक विषे एक घटाइ धनराशि के एक 
स्थानीय भ्रादि अक विषे दश जोडि, तामे ऋणराशि का अक घटावना । सो प्रवृत्ति 
विष जैसे बाकी काढने का विधान है, तेैसे ही यहु जानना । श्रेसे करते जो होइ, 
सो श्रवशेष प्रमाण जानना । 

इहा उदाहरण - जेसे छह से पिचहृत्तरि मूलराशि विषे बाणवे (६७५-६२) 
ऋण घटावना होइ, तहा एक स्थानीय पाच मे दृवा घटाएं तीन रहे भर दश 
स्थानीय सात विष नव घटे नाही ताते शतस्थानीय छक्‍का मैं एक घटाइ ताके दश 
सात विषे जोडे सतरह भए, ताम नौ घटाइ आठ रहे शत स्थानीय छक्का मे एक 
घटाये पाच रहे, तामेँं ऋण का श्रक कोऊ घटावने कौ है नाही ताते, पाच ही रहे । 
भ्रेसे अवशेष पाच से तियासी प्रमाण आ्राया । श्रैसे ही अन्यत्र जानना । 

बहुरि गुणकार विषे गृण्य के अत अ्रक ते लगाय झादि अ्रक पर्यत एक-एक 
अ्रक को क्रम ते गुणकार के अकनि करि गृणि यथास्थान लिखिए वा जोडिए, तब 
गुणित राशि का प्रमाण आवे । 

इहा उदाहरण - जैसे गृण्य दोय से छप्पन अर गृुणकार सोलह (२५६०८१६) । 
तहा गुण्य का अत श्रक दूवा को सोलह करि गुणना । तहा छक्का तौ दूवा ऊपरि 

१६ 


अर एका ताके पीछे २५६ गसे स्थापन करि एक करि दूवा कौ गुरो, दोय पाये, 

सो तो एक के तीचे लिखना । अर छह॒करि दूवा कौ गुणे बारह पाए, तिसविषे 

दवा तो गृण्य की जायगा लिखना एका पहिले दोय लिख्या था तामे जोडना तब 

अंसा भया [३२ ५६] । बहुरि अंसे ही गुण्य का उपात अक पाचा, ताकौ सोलह 
१६ 


करि गुणना तहा श्रैसे ३९, ५६ स्थापना करि एका करि पाचा कौ गुणे, पाच 
भये, सो तौ एका के नीचे दूवा, तामे जोडिए अर छक्का करि पाचा कौ गुरौ तीस 
भए, तहा बिदी पाचा की जायगा माडि तीन पीछले अ्रकति विषे जोडिए श्रैसे कीए 


६० |] [ परिकर्माष्टफ सम्बन्धी प्रकरण 


ऐसा ४००६ भया । बहुरि गुण्य का आदि श्र क छक्का को सोलह करि गुणना तहा 
१६ 
ऐसे ४००६ स्थापि एक करि छह को गुण छह भये सो ती एका के नीचे 


बिंदी तामे जोडिए अर छ को छ करि गुण छत्तीस भया, तहा छक्का तौ गुण्य का 
छक्का की जायगा स्थापना, तीया पीछला श्रक छुक्‍का तामे जोडना, ऐसे कीए 
ऐसा ४०६६ भया । या प्रकार गुर्ित राशि च्यारि हजार छिनवै श्राया | ऐसे ही 
भ्रन्यत्र विधान जानना । 

बहुरि भागहार विषे भाज्य के जेते श्रकनि विष भागहार का भाग देना 
संभवे, तितने अकनि कौ ताका भाग देइ पाया श्रक कौ जुदा लिखि तिस पाया अंक 
करि भागहार कौ गुण जो प्रमाण होइ, तितना जाका भाग दीया था, तामे घटाय 
अवशेष तहा लिखना । बहुरि तैसे ही भाग दीए जो श्रक पावे, ताकौ पूववे लिख्या था 
अक, ताके आगे लिखि ताकरि भागहार कौ गुणि तैसे ही घटावना। श्रैसे यावत्‌ 
भाज्यराशि नि शेष होइ तावत्‌ कीए जुदे लिखे श्र क प्रमाण एक भाग आ वे है । 

इहा उदाहरण-जसे भाज्य च्यारि हजार छिनवे, भागहार सोलह । तहा 
भाज्य का अन्त अक च्यारि कौ तो सोलह का भाग सभवे नाही ताते दोय अके 


४०९६ 
चालीस तिनकौ भाग देना, तहा ऐसे १६ लिखि। इहा तीन आदि अकनि करि 
सोलह को गुण, तो चालीस ते अधिक होइ जाय ताते दोइ पाये सो दूवा जुदा लिखि, 


ताकरि सोलह कौ गृणि चालीस में घटाए भ्रसा ८६६ भया । 
८६६५ 


बहुरि इहा निवासी को सोलह का भाग दीए १६ पाच पाए, सोदूवा के 
आगे लिखि, ताकरि सोलह कौ गुनि निवासी मे घटाए ऐसा ६६ रह्या । याका सोलह 
का भाग दीए छह पाय, सो पाचा के आ्रागे लिखि, ताकरि सोलह कौ गुणि छिनवै 
भए, सो घटाए भाज्यराशि निशेष भया। ऐसे जुदे लिखे अक तिनकरि एक भाग 
का प्रमाण दोय से छप्पन भाव है । बहुरि 'भागो नास्ति लब्ध शूच्यं' इस वचन ते 
जहा भाग टूटि जाय तहा बिंदी पावे । जैसे भाज्य तीन हजार छत्तीस (३०३६) 
भागहार छह (६) तहा तीस कौ छह का भाग दीए, पाच पाए, तिनकरि छह को 
गुरिए, घटाए तीस नि शेष होय गया, सो इहा भाग टूट्या, ताते पाच के आगे बिदी 
लिखिए । बहुरि अ्रवशेष छत्तीस कौ छह का भाग दीए छह पाए, सो बिंदी के भागे 
लिखि, ताकरि छह कौ गुरि[ घटाए सर्व भाज्य निःशेष भया। ऐसे लब्ध प्रमाण 
पाच से छे पाया । ऐसे ही भअन्यत्र जानना । 


संम्पाज्ञानन्द्रिकां पौढिकां ] [६१ 


बहुरि वर्ग विष गुणकारवत्‌ विधान जानना । जातें दोय जायगा समान राशि 
लिखि एक को गुण्य, एक कौ गुणकार स्थापि परस्पर गुणें वर्ग हो है। जैसे सोलह 
की सोलेंह करि गुण, सोलह का वर्ग दोय से छप्पन हो है । 


बहुरि घन विषे भी गुणकारवत्‌ ही विधान है । जातें तीन जायगां समान राशि 
माडि परस्पर गुणन करना । तहा पहिला राशिरूप गुण्य कौ दूसरा राशिरूप गुण- 
कार करि गुणे जो (प्रमाण) होइ ताकौं गुण्य स्थापि, ताकौ तीसरा राशिरूप 
गुणकार करि गुण जो प्रमाण आवबे, सोइ तिस राशि का घन जानना | 


जैसे सोलह कौ सोलह करि गुण, दोय से छप्पन, बहुरि ताको सोलह करि 
गुणे च्यार हजार छिनवे होइ, सोई सोलह का घन है । ऐसे ही अन्यत्र जानना । 


बहुरि वर्गमूल विषे वर्गरूप राशि के प्रथम अंक उपरि विषम की दूसरे अंक 
उपरि सम की तीसरे (अक) उपरि विषम की चौथे (अक) उपरि सम की ऐसे 
क्रम ते अन्त अक पर्यत उभी आडी लीक करि सहतानी करनी । जो भअ्रन्त का श्रक 
सम होय तो तहा उपात का भ्रर श्रन्त का दोऊ अंकनि कौ विषम संज्ञा जाननी । 
तहहां भ्रन्‍्त का एक वा दोय जो विषम अंक, ताका प्रमाण विषे जिस अंक का वर्ग 
संभवे, ताका वर्ग करि अन्त का विषम प्रमाण में घटावना। श्रवशेष रहै सो तहां 
लिखना । बहुरि जाका वर्ग कीया था, तिस मूल अंक कौ जुदा लिखना । बहुरि 
अ्रवशेष रहे अकनि करि सहित जो तिस विषम के श्रागे सम अंक, ताके प्रमाण कौ 
जुदा स्थाप्या जो अक, ताते दूणा प्रमाण रूप भागहार का भाग दीए जो अक 
पावे, ताकौ तिस जुदा स्थाप्या, अक के आगे लिखना । भ्रर तिस अंक करि गुण्या 
हुवा भागहार का प्रमाण को तिस भाज्य मे घटाइ अवशेष तहा लिखि देना । वहुरि इस 
श्रवशेष सहित जो तिस सम के श्राग विषम अक, तामे जो अक पाया था, ताका 
वर्ग कीए जो प्रमाण होइ, सो घटावना अ्रवशेष तहा लिखना । वहुरि इस अ्रवशेप 
सहित जो तिस विषम के आगे सम अक, ताकौ तिन जुदे लिखे हुए सर्व अंकरूप प्रमाण 
ते दृणा प्रमाण रूप भागहारा का भाग देइ पाया अक कौ तिन जुदे लिखे हुए अंकनि 
के आगे लिखना । भर इस पाया अंक करि भागहार कौ गुरिय भाज्य में घटाइ, 
अवशेष तहा लिखना । बहुरि इस अवशेष सहित जो सम अक के आगे विपम अक 
ताविषे पाया अंक का वर्ग घटावना। ऐसे ही ऋरमते यावत्‌ वगित राशि निःशेष 
होय, तावत्‌ कीए वर्गमूल का प्रमाण आवै है । 


६२ ] परिकर्माष्टक सम्बन्धी प्रफरण 


इहा उदाहरण - जैसे वर्गित राशि पेसठ हजार पाच सी छत्तीस (६५५३६) 


इहा विषम-सम की सहनानी अंसी (६, ३६ केरि अन्त का विषम छक्का तामे तीन 


का वर्ग तौ बहुत होइ जाइ, ताते सभवता दोय का वर्ग च्यारि घटाइ भ्रवशेष 
दोइ तहा लिखना । श्रर मूल अक दूवा जुदा पक्ति विषे लिखना । वहुरि तिस श्रवशेष 
सहित भ्रागमिला सब अक ऐसा २५। ताकौ जुदा लिख्या जो दूवा ताते दूणा च्यारि 
का भाग दीए, छह पावे, परतु आगे वर्ग घटावने का निर्वाह नाही, ताते पाच 
पाया, सो जुदा लिख्या हुआ दूवा के श्राग लिखना । श्र पाया अक पाच करि 
भागहार च्यारि कौ गुणि, भाज्य में घटाए, पचीस की जायगा पाच रहा, तिस 
सहित आगिला विषम ऐसा (५५) तामे पाया अक पाच का वर्ग पचीस घटाए, 
अवशेष ऐसा ३०, तिस सहित आगिला सम ऐसा ३०३, ताकौ जुदे लिखे अकति 
ते दूशा प्रमाण पचास का भाग दीए छह पाया, सो जुदे लिखे अकतनि के आगे 
लिखना । अर छह करि भागहार पचास कौ गुरि। भाज्य में घटाए अवशेप ऐसा 
३ रह्या, तिस सहित आगिला विषम ऐसा ३६, यामे पाया अक छुह का वर्ग घटाए 
राशि निःशेष भया । ऐसे जुदे लिखे हुवे अकनि करि पेसठ हजार पाच से छत्तीस 
का वर्गमूल दोए से छप्पत आया । ऐसे ही श्रन्यत्र विधान जानना । 


बहुरि घनमूल विषे घन रूप राशि के अकनि उपरि पहिला घन, दूजा-तीजा 
अघन चौथा घन, पाचवाँ-छठा श्रघन ऐसे क्रमते ऊभी भ्राडी लीक रूप सहनानी 
करनी । जो श्रत का घन अक न होइ तो अन्त उपात दोय अकनि की घन सज्ञा 
जाननी । अर ते दोऊ घन न होइ तौ श्रन्त ते तीन अकनि की घन सन्ञा जाननी । 
तहा एक वा दोय वा तीन अक रूप जो श्रन्त का घन, तामे जाका घन सभवे ताका 
घन करि ताकौ अत का घन अकरूप प्रमाण में घटाइ अवशेष तहा लिखना । भ्रर 
जाका घन कीया था, तिस मूल अक कौ जुदा पक्ति विषे स्थापना । बहुरि तिस 
अवशेष सहित श्रागिला अक कौ तिस मूल अक के वर्ग ते तिगुणा भागहार का 
भाग देना जो अक पाव, ताकौं जुदा लिख्या हुवा अक के आगे लिखना । अर पाया 
अक करि भागहार कौ गुणी, भाज्य मे घटाइ अवशेष तहा लिखि देना । बहुरि इस 
अवशेष सहित झ्लागिला अक, ताविषे पाया अक के वर्ग कौ पूर्वे पक्ति विषे तिष्ठते 
अकनि करि गुण, जो प्रमाण होइ, ताकौ तिगरुणा करि घटाइ देना । अवशेष तहा 
लिखना । बहुरि इस अवशेष सहित आगिला अक विषे तिस ही पाया अक का घन 
घटावना । बहुरि श्रवशेष सहित आगिला अक कौ जुदा लिखि, अकनि के प्रमाण 


सम्पस्शानचन्द्रिका पोठिका | [ ६३ 


का वर्ग कौ तिगुणा करि निर्वाह होई, तैसे भाग देना । पाया अंक पक्ति विषे श्राग 
लिखना । ऐसे ही अनुक्रम ते यावत्‌ धनराशि नि शेष होइ तावत्‌ कीए घनमूल का 

,; प्रमाण आवे है । 
इहां उदाहरण - जैसे घनराशि पंद्रह हजार छह से पच्चीस (१५६२५) इहां 


घनअघन की सहनानी कीए ऐसा (१४६२५) इहां अन्त अंक घन नाही ताते दोय 
ग्रक रूप अ्रच्तथन १५ ॥। इहा तीन का घन कीए बहुत होइ जाइ, ताते दोय का घन 
झ्राठ घटाइ, तहा श्रवशेष सात लिखना । अर घनमूल दूवा जुदी पक्ति विषे लिखना 
बहुरि तिस अवशेष सहित आगिला अ्रक ग्रेसा (७६) ताको मूल अक का वर्ग च्यारि, 
ताका तिगुणा बारह, ताका भाग दिए छह पावे, परंतु आग निर्वाह नाहीं ताते पाच 
पाया सो दूवा के भ्रागे पक्ति विषे लिखना अर इस पाच करि भागहार बारह कौ गुणि, 
भाज्य में घटाए, अवशेष सोलह (१६) तिस सहित आगिला अक ऐसा (१६२) 
तामे पाया अक पाच, ताका वर्ग पीस, ताकौ पूव पंक्ति विषे तिष्ठे था दवा, ताकरी 
गुणों पचास, तिनके तिगुणे ड्योढ से घटाए श्रवशेष बारह, तिस सहित आगिला अंक 
ऐसा (१२५), यामे पाच का घन घटाए राशि नि शेष भया ऐसे पद्रह हजार छ से 
प्रच्चीस का घनमूल पच्चीस प्रमाण झ्ाया । ऐसे ही अन्यत्र जानना । 

ऐसे वर्णान करि अब भिन्न परिकर्माष्टक कहिए है । तहाहार अर अशनि का 
संकलनादिक जानना । हार अर अश कहा कहिए । जैसे जहा छह पचास कहे, तहा 
एक के पचास अश कीए तिह समान छह अश जानने । वा छह का पाचवा भाग 
जानना । तहा छह कौ तो हार वा हर वा छेद कहिए । अर पाच कौ अश वा लव 
इत्यादिक कहिए । तहा हार कौ ऊपरि लिखिए, अश कौ नीचे लिखिए। जैसे छह 


पचास कौ श्रौसा५० लिखिए । ऐसे ही अन्यत्र जानना । तहाँ भिन्न सकलन-व्यवकलन 
के भ्राथ भागजाति, प्रभागजाति, भागानुबध, भागापवाह ए च्यारि जाति है| तिन- 
विषे इहा विशेष प्रयोजनभूत समच्छेद विधान लीए भागजाति कहिए है । जुदे-जुदे 
हार भर तिनके अश लिखि एक-एक हार कौ अन्य हारनि के अशनि करि गरिए 
भर सर्वे अशनि कौ परस्पर गुरिए । ऐसे करि जो सकलन करना होइ तौ परस्पर 
हारनि कौ जोड दीजिए अर व्यवकलन करना होइ तो मूलराशि के हारनि विषे 
ऋणराशि के हार घटाइ दीजिए। अर अश सबनि के समान भए । ताते अश 
सम हा जेते भए तेते ही राखिए । ऐसे समान अश होने ते याक[ नाम समच्छेद 
| 


ाण ष 


दंड] [ परिकर्माष्टक सम्बन्धौ प्रकरण 
इहा उदाहरण - तहा सकलन विषे पाच छट्ठा अश दोय तिहाइ तीन पाव 


(चौथाई) इनकौ जोडना होइ तहा | | ऐसा लिखि तहा पाच हार कौ भ्रन्य के तीन 
च्यारि-अशनि करि अर दोय हार कौ शन्य के छह-च्यारि अशनि करि भर तीन हार 
को श्रन्य के छह-तीन अशनि करि गुणों साठि अ्रढतालीस चौवन हार भए। अर अशति 














कौ परस्पर गण सर्वत्र बहत्तर अश धर है हु ऐसे भए । इहा हारनि कौ जोडे एक 
सो बासठ हार अर बहत्तर अश भए तहा हार कौ अश का भाग दीए दोय पाये भ्रर 
अवशेष श्रठारह का बहत्तरिवा भाग रह्या। ताका अठारह करि भअ्रपवत्तेन कीए एक का 
चौथा भाग भया । ऐसे तिनका जोड सवा दोय आया । कोई सभवता प्रमाण का 
भाग देइ भाज्य वा भाजक राशि का महत्‌ प्रमाण कौं थोरा कीजिए (वा नि शेष 
कीजिए ) तहा अपवत्तेन सज्ञा जाननी सो इहा श्रठारह का भाग दीए भाज्य भश्रठारह 
था, तहा एक भया अर भागहार बहत्तर था, तहा च्यारि भया, ताते भ्रठारह करि 
भ्रपवत्तेन भया कह्मा । ऐसे ही भ्रन्यत्र अश्रपवर्तंन का स्वरूप जानना । 

बहुरि व्यवकलन विषे जैसे तीन विषे पाच चौथा अश घटावना | तहा 
“कल्प्यो हरो रूपसहाररा्षे: इस वचन ते जाके अश न होइ, तहा एक अश कल्पना, 


न ३४५ . « 
सो इहा तीनका अश नाही, ताते एक अश कल्पि | ऐसे लिखना इहा तीन हारनि 
कौ श्रन्य के च्यारि अश करि, शभ्रर पाच हारनि कौश्रन्य के एक अश करि गुण 


_ १२५ विषे 
श्र अशनि कौ परस्पर गुरणोे । अर ऐसा भया । इहा बारह हारनि विषे पाच घटाए 
सात हार भए । अर अश च्यारि भए । तहा हार कौं अश का भाग दीए एक शभ्रर 
तीन का चौथा भाग पौरणा इतना फल श्राया । 


बहुरी भिन्न गुणकार विषे गुण्य भ्रर गुणकार के हार कौं हार करि अश कीं अश 
करि गुणन करना । जैसे दश को चीथाइ कौ च्यारि की तिहाइ करि गुणना होइ, तहा 


१० हि 
ऐसा | || लिखि गुण्य-गुणकार के हार अर अशनि कौं गुणे चालीस हार श्रर 


४० 
बारह भ्रश रे | भए तहा हार कौं अश का भाग दीए तीन पाया । अ्रब शेष च्यारि 
का बारहवा भाग ताकौ च्यारि करि श्रपवर्तंव कीए एक का तीसरा भाग भया । 
अंसे ही अन्यत्र जानना । 


सम्यज्ञानचन्द्रिका पीठिका ] [ ६१५ 


बहुरि भिन्न भागहार विषे भाजक के हारनि कौ अ्रश कीजिए अर अशनि को 
हार कीजिए । अँसे पलटि भाज्य-भाजक का गुण्य-गुणकारवत्‌ विधान करना । जैसे 


सेतीस के आधा कौ तेरह की चौथाई का भाग देना होइ तहा असे हे |; | लिखिए 
बहुरि भाजक के हार भर अश पलट श्रेसे कि हा लिखिना । बहुरि गृुणनविधि कीए 


'. १४८ 
एक सौ अ्डतालीस हार श्रर छग्वीस अश २६ भए । तहा श्रश का हार कौ भाग 
दीए पाच पाए । भर अवशेष अठारह छव्वीसवा भाग, ताका दोय करि अपवरत्तिन 
कीए नव तेरहवा भागमात्र भया । असे ही श्रन्यत्र जानना । 


बहुरि भिन्न वर्ग अर घन का विधान गुणकारवत्‌ ही जानना । जाते समान 
राशि दोय कौ परस्पर गुणे वर्ग हो है । तीन कौ परस्पर गुणे घन हो है। जैसे तेरह 


१३|१३ ५ ४ 
का चौथा भाग कौ दोय जायगा माडि | | | परस्पर गुणे ताका वर्ग एक सो गुणह- 


४ | परस्पर 





गुणे इकईस से सत्याणव का चौसठवा भाग मात्र ६६ घन हो है। बहुरि भिन्न 
वर्गमूल, घनमूल विषे हारनि का अर अंशनि का पूर्वोक्त विधान करि जुदा-जुदा मूल 


४ २ द्‌ & 
ग्रहण करिए । जेस वर्गित राशि एक सौ गुणहत्तरि का सोलहवा भाग १६ । तहा 
पूर्वोक्त विधान ते एक सौ गुणहत्तरि का वर्गमूल तेरह, अर सोलह का च्यारि अँसे 


है १ रे रे के कै 

तेरह का चौथा भागमात्र ४ वर्गमूल श्राया । बहुरि घनराशि इकईस से सत्याणवे 
र्‌ र ६७ ० 

का चौसठवा भाग ६४ ॥ तहा पूर्वोक्त विधान करि इकईस से सत्याणवे का घनमूल 

पक. ऐसे कै. | ९ रे ः , 

तेरह, चौसठि का च्यारि ऐसे तेरह का चौथा भागमात्र ४ घनमूल श्रार्या । जैसे ही 

अन्यत जानना ।., ३ 


बहुरि अब शून्यपरिकर्माप्ट लिखिए है। शून्य नाम बिंदी का है, ताके सकलना- 
दिक कहिए है । तहा बिंदी विषे अक जोडे अक ही होय । जैसे पचास विषे पाच 
जोडिए । तहा एकस्थानीय बिंदी विषे पाच जौडे पाच भए । दशस्थानीय पाच है ही, 
जैसे पचावन भए । बहुरि अंक विषै बिंदी घटाए अंक ही रहै । जैसे पचावन में दश 


६६ ] ] परिफर्मोष्टफ सम्बन्धी प्रफरण 


घटाए एक स्थानीय पाच में बिंदी घटाए पाच ही रहे, दशस्थानीय पाच मे एक घटाए 
च्यारि रहे असे पेतालीस भए | बहुरि गुणकार विष अक को विदीकरि गुणे विदी 
होय । जैसे वीस कौ पाच करि गुरिएए, तहा गुण्य के दूवा कौ पाच करि गुणे दश 
भए । बहुरि बिंदी कौ पाच करि गुणे, बिंदी ही भई श्रेस सो भए । 
जरा 

*”*'  बहुरि अक कौ बिंदी का भाग दीए खहर कहिए | जाते जैसे-जैसे भागहार 
घटता होइ, तैसे-तैसे लब्धराशि बधती होइ । जैसे दश कौ एक का छठ्ा भाग का भाग 
दिए साठि होइ, एक का वीसवा भाग का भाग दीए दोय से होय, सो विंदी शून्यरूप, 
ताका भाग दीए फल का प्रमाण श्रवक्तव्य है । याका हार विंदी है, इतना ही कह्मया 
जाए । बहुरी बिंदी का वर्गंघन, वर्गमूल, घनमूल विषे गुणकारादिवत्‌ बिदी ही हो है । 
श्से लौकिक गणित अपेक्षा परिकर्माप्टक का विधान कह्मा । 


बहुरि अलौकिक गणित श्रपेक्षा विधान है, सो सातिशय ज्ञानगम्य है । जाते 
तहा अ्रकादिक का श्रनुक्रम व्यक्तरूप * नाही है | तहा कही तौ सकलनादि होते जो , 
प्रमाण भया ताका नाम कहिए है। जसे उत्कृष्ट भ्रसख्यातासख्यात विषे एक जोड़ जघन्य 
परीतानत होइ, (जघन्य परीतानत मे एक घटाए उत्कृष्ट भ्रसख्यातासख्यात होइ) * | 
श्रर जघन्य परीतासख्यात विष एक घटाए उत्क्ृप्ट सख्यात होइ । पल्‍्य कौ दशकोडा- | 
कोडि करि गुणे सागर होइ जगत्‌ श्रेणी क्‌ सात का भाग दीए राजू होइ । जघस्य युक्ता- 
सख्यात का वर्ग कीए जघन्य असख्यातासख्यात होइ । सूच्यगुल का घन कोये घनागुल | 
होइ । प्रतरागुल का वर्गमूल ग्रहे सूच्यगुल होइ । लोक का घनमूल ग्रहे जगत श्रेणी | 
होइ, इत्यादि जानना । 


बहुरि कही सकलनादि होते जो प्रमाण भया, ताका चाम न कहिए है, सकल- 
नादिरूप ही कथन कहिए है । जाते सर्व सख्यात, असख्यात, अ्नतनि के भेदनि का 
नाम वक्तव्यरूप नाही है | जैसे जीवराशि करि अ्रधिक पुदू्गलराशि कहिए वा सिद्ध 
राशि करि हीन जीवराशि कहिए, वा श्रसख्यात गणा लोक कहिए वा सख्यात प्रतरा- 
गूल करि भाजित जमत्प्रतर कहिए, वा पल्‍्य का वर्ग कहिए, वा पल्‍य का घन' कहिए 


वा केवलज्ञान का वर्गमल कहिए, वा आकाश प्रदेशराशि का- घनमल कहिए, इत्यादि 


१ घ प्रति 'वक्तव्यरूप' ऐसा पाठ है । 
२ यह वाक्य सिर्फ छपी प्रति मे है, हस्तलिखित छह प्रतियो मे नही है । 


हज 


सम्पाज्ञानचरिद्रका पीठिफा ] | ६७ 


(4 रोग 
जानना । वहुरि अलीकिक मात की सहनानी संथापि, तिनके लिखने का वा तहा सक- 
लनादि होते लिबने का जो विषान है, सो श्राग सदृष्टि अधिकार विषे वर्णन करेगे, तहां 
ते जानना । बहुरि तहा ही लौकिक मान का भी- लिखने का वा तहां संकलनादि होते 
लिखने का जो विधान है, सो वर्णन करेंगे । इहा लिखे ग्रन्थ विषे प्रवेश करते ही 
शिष्यनि कौ कठिनता भासती, तहा श्ररुचि होती, ताते इहा न लिखिए है । उदाहरण 
मात्र इतना ही इहा भी जानना, जो सकलन ,विषे तौ भ्रघधिक राशि कौ ऊपरि लिखना 


7 


ख्ब धर न + 3 विष 
जेसे पच श्रधिक सहख्न १००० अँसे लिखने । व्यवकलन विषे हीन राशि कौ ऊपरि 


092 


च्ऐ औ न बे 
लिखि तहा पूछडीकासा आकार करि बिंदी दीजिए जैसे पच हीन सहस्र १००० असे 
लिखिए । गुणकार विषे गुण्य के आगे गृणक कौ लिखिए । जैसे पचगुणा सहस्र, 
१०००)८४ श्रैसे लिखिए । भागहार विषै भाज्य के नीचे भाजक कौ लिखिए । जैसे - 


पांच करि भाजित सहस्न ५ असे लिखिए । वर्ग विषे राशि को दोय बार बराबर 
मांडिए । जैसे पाच का वर्ग कौ ५१८५ जैसे लिखिए | घन विषे राशि कौ तीन बार 
वराबरि माडिए। जैसे पाच का घन कौ ५०८५१८५ जैसे लिखिए । वर्गमूल-घनमूल 
विष वर्गरूप-घनरूप राशि के आगे मूल की सहनानी करनी । जैसे पचीस का वर्गमूल 
कौ “२५ व० मू०” जैसे लिखिए। एक सौ पंचीस का घनमूल कौ “१२५ घ० मू०” 
असे लिखिए । जैसे अनेक प्रकार लिखने का विधान है । असे परिकर्माष्ठक का 
व्याख्यान कीया सो जानना । ' 


बहुरि त्राराशिक का जहां-तहा प्रयोजन जानि'स्वरूप मात्र कहिए है | तहा 

तीन राशि हो है - प्रमाण फ्रल, इच्छा । तहा जिस विवश्षित प्रमाण करि जो 
फल प्राप्त होइ, सो प्रमाणराशि भ्रर फलराशि जाननी । बहुरि अ्रपना इच्छित प्रमाण 
होइ, सो इच्छा राशि जाननी । तहा फल कौ इच्छा करि गुरि।, प्रमाण का भाग दीए 
अ्रपना इच्छित प्रमाण करि प्राप्तु जो फल, ताका प्रमाण आवे है, इसका नाम लब्ध 
। इहा प्रमाण ग्रर इच्छा * की एकजाति जाननी । वहुरि फल अर लव्ध की एक 
जाति जाननी ह] इहा उदाहरण जैसे पाच स्पैया का सात मण अन्न आवे तौ सात 





मम जी अमन 


“ छपी प्रति दृष्छा' शब्द और भनय हम्तलिखित प्रतियो मे 'फल' शब्द है । 


द्प ] [ परिकर्माष्टक सम्बन्धी प्रदरण 


का पाचवा भाग मात्र लव्ध प्रमाण आया | ताका नव मरण श्रर च्यारि मण का 
पाचवा भाग मात्र लब्धराशि भया । 


असे ही छह से श्राठ (६०८) सिद्ध छह महीना श्राठ समय विषे होइ, तो 
सर्वे सिद्ध केते काल मे होइ, असे त्रराशिक करिए, तहा प्रमाण राशि छह से आठ, 
अर फलराशि छह मास आठ समयनि की सख्यात श्रावली, इच्छा राशि सिद्धराशि । 
तहा फल करि इच्छा कौ गुरि।, प्रमाण का भाग दीए लब्धराशि सख्यात आ्रावली करि 
गुणित सिद्ध राशि मात्र अ्रतीत काल का प्रमाण आव॑ है। अँसे ही श्रन्यत्र जानना । 


बहुरि केतेइक गण्ितनि का कथन आगे इस शास्त्र विषे जहा प्रयोजन 
श्रावैेगा तहा कहिएगा । जैसे श्रेणी व्यवहार का कथन गुणस्थानाधिकार विषे करणनि 
का कथन करते कहिएगा । बहुरि एक वार, दोय बार श्रादि सकलन का कथन ज्ञाना- 
घिकार विषे पर्यायसमासज्ञान का कथन करते कहिएगा। वहुरि गोल श्रादि क्षेत्र 
व्यवहार का कथन जीवसमासादिक अधिकारनि विषे कहिएगा । अँसे ही और भी 
गरितनि का जहा प्रयोजन होइगा तहा ही कथन करिएगा सो जानना । बहुरि श्रज्ञात 
राशि ल्यावने का विधान वा सुवर्णगणित श्रादि गणितनि का इहा प्रयोजन नाही, 
ताते तिनका इहा कथन न करिए है। असे गश्णित का कथन किया । ताकों यादि 
राखि जहा प्रयोजन होइ, तहा यथार्थरूप जानना । बहुरि जैसे ही इस शास्त्र विषे 
क्रणसूत्रनि का, वा केई सज्ञानि का वा केई श्रर्थनि का स्वरूप एक बार जहा क्या 
होइ, तहाते यादि राखि, तिनका जहा प्रयोजन आवे, तहा तैसा ही स्वरूप जानना । 


या प्रकार श्रीमोम्मटसार शास्त्र की सम्पर्ज्ञानचन्द्रिका नामा 
भाषाटीका विष पीठिका समाप्त भई । 


गोम्मटसार जीवकाण्डं 


सम्यठसज्जानचन्ट्रिका 
भाषाटीका सहित 


अ्रब इस शास्त्र के मूल सूत्रनि की संस्कृत टीका के श्रनुसारि भाषा टीका 
करिए है। तहा प्रथम ही संस्कृत टीकाकार करि कथित ग्रन्थ करने की प्रतिज्ञा, वा 
मूल शास्त्र होने के समाचार वा मगल करने की पुप्टता इत्यादि कथन कहिए है। 


बंदों नेमिचंद्र जिनराय, सिद्ध ज्ञानभूषण सुखदाय । 
करि हों गोम्मठसार सुटीक, करि कर्ाट दीक ते ठीक ॥॥१॥ ८ 


श्ैसे सस्कृत टीकाकार मंगलपूर्वक प्रतिज्ञा करी है। बहुरि कहै है - श्रीमान्‌ 
श्रर काहू करि हण्या न जाय है प्रभाव जाका, ऐसा जो स्याह्वाद मत, सोही भई गुफा 
ताके अ्रभ्यतर वास करता जो कुवादीरूप हस्तीनि कौ सिहसमान सिह॒नन्दि नामा 
मुनीद्र, तिहकरि भई है ज्ञानादिक की वृद्धि जाके, ऐसा जो गगनामा वश विषे तिलक 
समान अर राजकार्य का सर्व जानने कौ आदि दे करि शअ्रनेक गुणसयुक्त श्रीमान्‌ 
राजमल्ल नामा महाराजा देव, पृथिवी को प्यारा, ताका महान्‌ जो मन्नीपद, तिह॒विषे 
शोभायसान अर रण की रगभूमि विषे शूरवीर अर पर का सहाय न चाहै, ऐसा 
पराक्रम का धारी, अर गुणरूपी रत्ननि का आभूषण जाके पाइए श्रर सम्यक्त्व रत्न 
का स्थानकपन्ता कौ आदि देकरि नानाप्रकार के गुणा करि अगीकार करीजो 
कीति, ताका भर्त्तार श्रेसा जो श्रीमान्‌ चामुँडराय राजा, ताका प्रश्न करि जाका 
शभ्रवतार भया, ऐसा इकतालीस पदनि विषे नामकर्म के सत्त्व का निरूपण॒, तिह द्वार 
करि समस्त शिष्य जननि के समूह को सबोधन के श्रथि श्रीमान्‌ नेमीचन्द्र नामा 
सिद्धातचक्रवर्ती, समस्त सिद्धात पाठी, जननि विषे विर्यात है निर्मल यश जाका, श्र 
विस्तीर्ण बुद्धि का धारक, यहु भगवान्‌ शास्त्र का कर्त्ता । 


सो महाकर्मप्रकृति प्राभुत नामा मुख्य प्रथम सिद्धांत, तिहका १ जीवस्थान, 
२ क्षुद्रबध, ३ बंधस्वामी, ४. वेदनाखण्ड, ५ वर्गणाखंड, ६. महाबंध - ए छह खड है । 


७० ] [ पोस्सट्सार जौवकाण्ड 


तिनविषे जीवादिक जो प्रमाण करनेयोग्य समस्त वस्तु, ताकौ उद्धार करि 
गोम्मटसार द्वितीय नाम पवसग्रह नामा ग्रथ के विस्तार कौं रचता सता तिस ग्रथ 
कौ आदि ही विष निविध्त शास्त्र की सपूर्णता होने, के श्र, वा नास्तिक वादी 
का परिहार के अ्रथि, वा शिष्टाचार का पालने के श्रथि, वा उपकार कौ स्मरणों के 
श्रथि विशिष्ट जो अपना इष्ट देव का विशेष, ताहि नमस्कार करे है। 


भावार्थ - इहा असा जानना - सिहनन्दि नामा मुन्ति का शिष्य, जो गगवशी 
राजमल्ल नामा महाराजा, ताका मंत्री जो चामुंडराय राजा, तिहने नेमीचद्र सिद्धात 
चक्रवर्ती प्रति असा प्रश्न कीया - 


जो सृक्ष्म श्रपर्याप्त पृथ्वीकायादिक इकतालीस जीवपदनि विषे नामकर्म के 
सत्त्वनि का निरूपण कंसे है ? सो कहौ । 
तहा इस प्रश्न के निमित्त कौ पाय अ्रनेक जीवनि के सवोधने के श्रथि 
जीवस्थानादिक छह अधिकार जामै पाइए, असा महाकर्म प्रकृति प्राभृत है नाम जाका, 
जैसा श्रग्नायणीय पूर्व का पाचवा वस्तु, श्रथवा यति भूतबलि आचार्यक्ृत ! धवल 
शास्त्र, ताका अनुसार लेइ गोम्मटसार अर याहीका द्वितीय नाम पचसग्रह ग्रथ, ताके 
करने का प्रारभ किया । तहा प्रथम अ्रपने इप्टदेव कौ नमस्कार करे हैं। ताके 
निविघ्तपने शास्त्र की समाप्तता होने कू श्रादि देकरि च्यारि प्रयोजन कहे । श्रब 
इनकोौ दृढ करे है ।, 
इहा तर्क - जो इष्टदेव, ताकौ नमस्कार करने करि निविध्नपने शास्त्र की 
समाप्तता कहा हो है ? 
तहा कहिए है - जो ऐसी आशका न करनी, जाते शास्त्र का असा वचन है- 
“विघ्नौघा' प्रलयं याति शाकिनीभुतपन्नगाः । 
! विषं निर्विषता यात्ति स्तुयमाने जिनेश्वरे ॥ ५ 
.. याका श्रर्थ - जो जिनेश्वरदेव कौ स्तवता थका विध्त के जु समूह, ते नाश 
कौ प्राप्त हो हैं। बहुरि शाकिनी, भूत, सर्पादिक, ते नाश कौ प्राप्त हो है। बहुरि 
विष है, सो विषरहितपना कौ प्राप्त हो है | सो भ्रैसा वचन थकी शका न करना । 
बहुरि जैसे प्रायश्चित्त का आचरण करि ब्रतादिक का दोष नष्ट हो है, बहुरि जैसे 


१ यति वृपशाचाय ने गुणधराचार्य विरचित कषायपाहुड के सूत्रो पर चूरिसूत्र लिखे हैं । भूतवली आचार्य 
ने पट्खण्डागस सूत्रों की रचना की है झर भ्राचाययं वीरसेन ने पट्खण्डागम सुत्रो की “घवला” टीका लिखी है 


सेस्यग्शञानचन्द्रिका भाषादीका | [ ७१ 


श्रौषधि सेवन करि रोग नष्ट हो है, तैसे मगल करने करि विघ्नकर्ता अन्तरायकर्म 
के नाश का अविरोध है, ताते शका न करनी । असे प्रथम प्रयोजन दृढ कीया । 


बहुरि तक - जो ऐसा न्याय है-- 


“सर्वथा स्वहितमाचरसीयं कि करिष्यति जनो बहुजल्पः । 
विद्यते नहि स कश्चिदुपाय सर्वलोकपरितोषकरों यः ॥४ 


याका श्रर्थ - जो सर्वेप्रकार करि अपना हित का आच रण करना । अपना 
'हित करते बहुत बकेः है जो मनुष्यलोक, सो कहा करेंगा ? अर कोऊ कहे जो सरबवे 
प्रसन्न होइ, सो कार्य करना, तो लोक विषे सो कोई उपाय ही नाही, जो सर्व लोक 
कौ सतोष करे । अँसे न्याय करि जाका प्रारभ करो हो, ताका प्रारभ करो । 


नास्तिकवादी का परिहार करि कहा साध्य है ? 


तहा कहिए है - जैसा भी न कहना । जाते प्रशम, सवेग अनुकपा, आस्तिक्य 
गुण का प्रगट होनेरूप लक्षण का धारी सम्यग्दर्शन है । याते नास्तिकवादी का परि- 
हार करि आप्त जो सर्वज्ञ, तिहने आदि देकरि पदार्थनि विषे जो आस्तिक्य भाव हो 
है, ताके सम्यग्दर्शन का प्राप्ति करने का कारणपना पाइए है। बहुरि असा प्रसिद्ध 
वचन है- 
“यद्यपि विमलो योगी, छिद्गान्‌ पश्यति सेदर्नि!। 
तथापि लोकिकाचार, मनसापि न लंघयेत्‌ ॥* 


याका श्रथ - यद्यपि योगीश्वर निर्मल है, तथापि पृथ्वी वाके भी छिद्रनि कौ 
देखें है । ताते लौकिक आचार कू मन करि भी उललघन न करे, असे प्रसिद्ध है । 
ताते नास्तिक का परिहार कीया चाहिये । जसे दूसरा प्रयोजन दृढ कीया । 


बहुरि तक - जो शिष्टचार का पालन किसे अर्थ करिए ? 


तहां कहिए है - जैसा विचार योग्य नाही, जाते अैसा वचन मुख्य है “प्रायेण 
गुरुननशी लसनुचरंति शिष्याः ।” याका श्रर्थ - जे शिष्य है ते, श्रतिशय करि गृुरुजन 


का जु स्वभाव, ताकौ अनुसार करि श्राचरण करे है । बहुरि असा न्याय है - “भगलं 
निमित्तं हेतु परिमाणं नास कर्तारसिति षडपि व्याकृत्याचार्या: पश्चाच्छास्त्रं व्याकुवेन्तु” 
याका श्रर्थ-जो_मसगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, त्ाम, कर्ता इन छहो कौ पहिले करि 


७ ] [ गोम्मटसार जीवकाए्ड 


आचार्य है सो पीछे शास्त्र कौ करो । श्रैसा न्याय आचारय॑नि की परपरा ते चल्या आया 
है । ताका उल्लंघन कीए उन्मार्ग विष प्रवतेने का प्रसग होय । ताते शिष्टाचार का 


पालना किसे श्रर्थ करिए है ” असा विचार योग्य नाही । < टी 
8 


अब इहा मगलादिक छहो कहा ? सो कहिए है - तहा प्रथम ही पुण्य, पूत, " 
पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्, क्षेम, कल्याण, शुभ, सौरुय - इत्यादि मगल के पर्याय हैं । 
मगल ही के पुण्यादिक भी नाम हैं । / तहा मल दोय प्रकार है - द्रव्यमल, भावमल 
तहा द्रव्यमल दोयप्रकार - बहिरग, अन्तरग | तहा पसेव, मल, धूलि, कादो इत्यादि 
बहिरग द्रव्यमल हैँ। बहुरि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेशनि करि आत्मा के प्रदेशनि 
विषे निबिड़ बध्या जो ज्ञानावरणादि श्राठ प्रकार कर्म, सो अ्रन्तरग द्रव्यमल है ॥) 





न 
*? , ५ “बहुरि भावमल अज्ञान, अ्रदर्शनादि परिणामरूप है। श्रथवा नाम, स्थापना, 
द्रव्य, भाव भेदरूप मल है । भ्रथवा उपचार मल जीव के पाप कर्म है । तिस सब ही 
मल कौ गालयति कहिए विनाश, वा घाते, वा दहै, वा हने, वा शोधे, वा विध्वस, सो 
मगल कहिए । अथवा संग कहिए सौख्य वा पुण्य, ताकौ लाति कहिए आदान करें, 


ग्रहण करे, सो मगल है । 


बहुरि सो मगल नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भेद ते आनद का 
उपजावनहारा छह प्रकार है । तहा श्रहंत्‌ु, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, इनका जो 
नाम, सो तो नाम मंगल है। बहुरि कृत्रिम, भ्रकृत्रिम जिनादिक के प्रतिबिब,सो स्थापना 
संगल है । वहुरि जिन, श्राचार्य, उपाध्याय, साधु इनका जो शरीर, सो द्रव्य सगल है । 

बहुरि कलाश, गिरिनार, सम्मेदाचलादिक पर्वतादिक, श्रहेन्त श्रादिक के 
“तप-केवलज्ञानादि गुणनि के उपजने का स्थान, वा साढा तीन हाथ ते लगाय पाच 
से पचीस धनुष पयंन्त केवली का शरीर करि रोक्‍या हुवा आकाश शअ्रथवा केवली का 
समुद्घात्‌ करि रोक्या हुवा श्राकाश, सो क्षेत्र मगल है । 

बहुरि जिस काल विषे तप आदिक कल्याण भए होहि, वा जिस काल विषे 
(अष्टाह्लिक श्रादि जिनादिक के महान उत्सव वर्तें, सो काल मंगल है । 
। बहुरि मगल पर्याय करि सयुक्त जीवद्रव्यमात्र भाव मंगल है । 


सो यहु कह्मा हुवा मगल जिनादिक का स्तवनादिरूप है, सो शास्त्र की आदि 
विषे कीया हुवा शिष्यनि कौ थोरे कालादिक करि शास्त्रनि का पारगामी करे है । 


डा 


| 
। र्र 
| 
| 


सम्यर्शानचन्द्रिका भाषादीका | ७३ 


श्र 


'सध्य विषे कीया हुवा मगल विद्या का व्युच्छेद न होइ, ताकौ करे है। अन्त विषे, 
ज ! कीया हुवा विद्या का निविध्तपने कौ करे है । 


कोई तक करे कि - इष्ट श्र्थ की प्राप्ति परमेष्ठीनि के नमस्कार ते कैसे 
होइ ” 
तहां काव्य कहिए है - 
“तेष्टं विहंतु शुभभावभग्नरसप्रकर्ष: प्रभुरंतराय । 
तत्कामचारेण गुणानुरागान्नुत्याविरिष्टार्थकृदहेदादे. 


याका अर्थ - अहंन्तादिक कौ नमस्काररूप शुभ भावन्ति करी नष्ट भया है 
अनुभाग का आधिक्य जाका, श्रैसा जु अच्तराय नामा कम, सो इष्ट के घातने कौ 
प्रभ कहिए समर्थ न होइ, ताते तिस अभिलाष युक्त जीव करि गुणानुराग ते भ्रहत 
आदिक कौ कह्मया हुवा नमस्कारादिक, सो इष्ट अर्थ का करनहारा है - असा १रमागम 
विषे प्रसिद्ध है, ताते सो मगल श्रवश्य करना ही योग्य है । 


बहुरि निमित्त इस शास्त्र का यहु है - जे भव्य जीव है, ते बहुत नय प्रमाणनि 
करि नानाप्रकार भेद कौ लीये पदार्थ कौ जानहु, इस कार्य कौ कारणभूत करिए है। ' 


बहुरि हेतु इस शास्त्र के अ्रध्ययन विषे दोय प्रकार है - प्रत्यक्ष, परोक्ष । तहा 
प्रत्यक्ष दोय प्रकार - साक्षात्प्रत्यक्ष, परपराप्रत्यक्ष । तहा अज्ञान का विनाश होना,। 
बहुरि सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति होनी, बहुरि देव-मनुष्यादिकनि करि निरतर पूजा 
करना, बहुरि समय-समय प्रति भ्रसख्यात गुणश्रेणी रूप कर्म निर्जर होना, ये तौ साक्षात्‌ | ४ 
प्रत्यक्ष हेतु है। शास्त्राध्यवत करते ही ए फल निपजे है। बहुरि शिष्य वा शिष्यनि के॥ 
प्रति शिष्य, तिनकरि निरतर पूजा का करना, सो परपरा प्रत्यक्ष हेतु है। शास्त्रा-/' 
ध्ययत्त कीए ते ग्ैसी फल की परपरा हो है । 


बहुरि परोक्ष हेतु दोय प्रकार -अभ्युदयरूप, निःश्रेयसरूप । तहा सातावेदनी- ) 
यादिक प्रशस्त प्रकृतिनि का तीत्र अनुभाग का उदय करि निपज्या तीर्थंकर, इंद्र, ! 
राजादिक का सुख, सो तौ अभ्युदयरूप है | बहुरि अतिशय सयुक्त, आत्मजनित, | 
अनौपस्य, सर्वोत्कृष्ट तीर्थकर का सुख वा पचेद्वियनि ते श्रतीत सिद्ध सुख, सो४ 
निःश्रेयसरूप है । ग्रथ श्रध्ययन ते पीछे परोक्ष जैसा फल पाइए है। ताते यहु ग्रथ ऐसे ! 
फलनि का हेतु जानना । 


७४ ] | गोम्मटसार जीवकाण्ड 


बहुरि प्रमाण इस शास्त्र का नानाप्रकार श्रर्थनि करि श्रनत है । बहुरि अक्षर 
गणना करि सख्यात है, जाते जीवकाड का सात से पचीस गाथा सूृत्र है। 


07 ८ 
बहुरि नाम-जीवादि वस्तु का प्रकाशने कौ दीपिका समान है । ताते सस्कृत 
टीका की अपेक्षा जीवतत्त्वप्रदीपिका है । 


बहुरि कर्ता इस शास्त्र का तीन प्रकार - श्र्थकर्ता, ग्रथकर्ता, उत्तर ग्रथकर्ता । 


तहा समस्तपने दग्ध कीया घाति कर्म चतुष्टय, तिहकरि उपज्या जो श्रनन्त 
ज्ञानादिक चतुप्टयपना, ताकरि जान्या है त्रिकाल सवन्धी समस्त द्रव्य-गुण-पर्याय 
का यथार्थ स्वरूप जिहै, बहुरि नप्ट भए है क्षुघधादिक अठारह दोष जाके, बहुरि चौतीस 
अ्रतिशय, श्राठ प्रातिहायें करि सयुक्त, बहुरि समस्त सुरेद्र-नरेद्रादिकनि करि पूजित 
है चरण कमल जाका, बहुरि तीन लोक का एक नाथ, बहुरि श्रठारह महाभाषा 
अर सात से क्षुद्र भाषा, वा सज्ञी सबधी अक्षर-श्रनक्षर भाषा तिहंस्वरूप, अर 
तालवा, दात, होठ, कठ का हलावना आ्रादि व्यापाररहित, अर भव्य जीवनि कौ 
श्ानन्द का कर्ता, अर युगपत्‌ सर्व जीवनि कौ उत्तर का प्रतिपादन करनहारा ऐसी 
जु दिव्यध्वनि, तिहकरि सयुक्त, बहुरि बारह सभा करि सेवन्तीक, ऐसा जो भगवान 
श्री वर््धमान तीथकर परमदेव, सो श्रर्थकर्ता जानना । 


न्लल्ज्जा 
जन अभनओिन5 


बहुरि तिस श्रर्थ का ज्ञान वा कवित्वादि विज्ञान भ्रर सात ऋद्धि, तिनकरि 


सपूर्णो विराजमान ऐसा गौतम गणधर देव, सो ग्रथकर्ता जावना । बहुरि तिसही के 
श्रनुक्रम का धारक, बहुरि नाही नष्ट भया है सूत्र का श्रर्थ जाके, बहुरि रागादि 
दोषनि करि रहित ऐसा जो मुनिश्वरनि का समूह, सो उत्तर ग्रथकर्ता जानना । 


या प्रकार मगलादि छहोनि का व्याख्यान इहा कीया । ऐसे तीसरा प्रयोजन 
दृढ कीया है । 


बहुरि तर्क - जो शास्त्र की आदि विषे उपकार स्मरण किसे श्र्थ करिए है? 
तहां कहिए है - जो ऐसा न कहना, जाते ऐसा कथन है 


“श्रेयोमार्गस्थ ससिद्धिः प्रसादात्परसेष्ठिनः 
इत्याहुस्तद्गुरास्तोत्र शास्त्रादो मुनिपुगवाः ॥ 


सम्पसशानचन्द्रिका भाषादीका ], [ ७५ 


याका श्रर्थ -- श्रेय जो कल्याण, ताके मार्ग की सम्यक्‌ प्रकार सिद्धि, सो 
परमेष्ठि के प्रसाद ते हो है। इस हेतु ते मुनि प्रधान है, ते शास्त्र की आदि विषे 
तिस परमेष्ठी का स्तोत्र करना कहे है । बहुरि ऐसा वचन है- 


ग्रभिमतफलसिद्धे रभ्युपायः सुबोधः, प्रभवति स च शास्त्रात्तस्य चोत्पत्तिराप्तात्‌ । ी 


इति भवति स पृज्यस्तत्प्रसादात्प्रबुद्धेत हि कृतमुपकारं पण्डिता (साधवो) विस्सरंति ॥/' 


याका श्रर्थ - वाछित, अ्रभीष्ट फल की सिद्धि होने का उपाय सम्यग्ज्ञान है । , 
बहुरि सो सम्यग्ज्ञान शास्त्र ते हो है । बहुरि तिस शास्त्र की उत्पत्ति आप्त जो सर्वज्ञ 
ते है। इस हेतु ते सो आप्त सर्वज्ञदेव है, सो तिसका प्रसाद ते ज्ञानवत भए जे जीव, 
तिनकरि पूज्य हो है, सो न्याय ही है व पडित है, ते कीए उपकार कौ नाही भूले ! 
है, ताते शास्त्र को श्रादि विषे उपकार स्मरण किसे अर्थ करिए ऐसा न कहना । 
ऐसे चौथा प्रयोजन दृढ किया । 


याहीते विध्त विनाशने कौ, बहुरि शिष्टाचार पालने कौ, बहुरि नास्तिक के 
परिहार कौ, बहुरि श्रभ्युदय का कारण जो परम पुण्य, ताहि उपजावने कौ, बहुरि ' 
कीया उपकार के यादि करने कौ शास्त्र की आदि विषे जिनेद्रादिक कौ नमस्कारादि 
रूप जो मुख्य मगल, ताकौ आचरण करत सता, बहुरि जो श्र्थ कहेगा, तिस अभिधेय '' 
को प्रतिज्ञा कौं प्रकाशता सता आचार्य है, सौ सिद्ध इत्यादि गाथा सूत्र कौ कहै है | 
न लेट: 
“प सिद्ध सुद्धं पणमिय, जिरिदवरणेमिचंदसकलंकं । 


गुरारयराभूसणुदयं, जीवस्स परूवर्ण बोच्छ ॥१॥ 





| 
| 


सिद्ध शुद्ध प्रणस्य, जिनेंद्रवरनेसिचन्द्रसकलंकम्‌ । 
गुणरत्नभृषणोदयं, जीवस्य प्ररूपणं वक्ष्ये ॥॥१॥॥ 


टीका - श्रह॑ वक्ष्यासि । श्रह॑ कहिए मैं जु हो ग्रथकर्ता । सो वक्ष्याभि 
कहिये कहौगा करोगा । कि ? किसहि करोगा ? प्ररूपणं कहिये व्याख्यान अथवा 
अर्थ कौ प्ररूपे वा अश्र्थ याकरि प्ररूपिये ऐसा जु ग्रथ, ताहि करौगा । कस्य प्ररूपणं ? 
किसका प्ररूपण कहौगा ? जीवस्थ कहिये च्यारि प्राणनि करि जीवीै है, जीवेगा 
जीया ऐसा जीव जो आत्मा, तिस जीव के भेद का प्रतिपादन करण हारा शास्त्र 


७६ ] [ गोम्मटसार जौवकाण्ड गाथा ? 


मैं कहौगा, अँसोी प्रतिज्ञा करि। इस प्रतिज्ञा करि इस शास्त्र के सबन्धाभिधेय, 
शक्यानुष्ठान, इष्टप्रयोजनपना है, ताते बुद्धिवतनि करि आदर करना योग्य कह्मा है । 


तहा जेसा सबन्ध होइ, तैसा ही जहा श्रर्थ होइ, सो सबंधाभिधेय कहिये । 
बहुरि जाके अर्थ के श्राचरण करने की सामर्थ्य होइ, सो शकयानुष्ठान कहिये । 
बहुरि जो हितकारी प्रयोजन लिए होइ, सो इष्टप्रयोजक कहिये । 


कथंमृत प्ररूपणं ? जाकौ कहौगा, सो कंसा है प्ररूपण ? गुणरत्नभुषणोदयं- 
गुण जे सम्यग्दर्शनादिक, तेईं भये रत्न, सोई है श्राभूषण जाके, असा जो गृणरत्नभूषण 
चामुडराय, तिसते है उदय कहिये उत्पत्ति जाकी अँसा शास्त्र है। जाते चामुडराय 
के प्रश्न के वश ते याकी उत्पत्ति प्रसिद्ध है । श्रथवा गुणरूप जो रत्न सो भूषयति 
कहिये शोभ जिहि विष ऐसा गुणरत्नभूषण मोक्ष, ताकी है उदय कहिये उत्पत्ति 
जाते ऐसा शास्त्र है । 


भावार्थ - यहु शास्त्र मोक्ष का कारण है। बहुरि विकथादिरूप बध का 
कारण नाही है । इस विशेषण करि १_ बब॒क २ बध्यमान ३ बधस्वामी ४ वधहेतु 
५ बधभेद - ये पच सिद्धात के शत्र्थ है । 


तहा कर्मबध का कर्ता ससारी जीव, सो बंधक | बहुरि मूल-उत्तर प्रकृतिबध 
0...........-+9-+४+++- 

सो बध्यमान । बहुरि यथासभव बध का सजख्भाव लीये गुणस्थानादिक, सो बधस्वामी । 
बहुरि मिथ्यात्वादि आासख्रव, सो बधहेतु । बहुरि प्रकृति, स्थिति आदि बधभेद - इनका 
निरूपण है, ताते गोम्मटसार का द्वितीयनाम पचसग्रह है । तिहिविषे बधक जो जीव, 
ताका प्रतिपादन करणहारा यहु शास्त्र जीवस्थान वा जीवकाड इनि दोय नामनिकरि 
विख्यात, ताहि मैं कहाौंगा । असा शास्त्र के कर्ता का अभिप्राय यहु विशेषण 
दिखावे है । 


बहुरि कथंसुत प्ररूपरं ? कसा है प्ररूपण ? सिद्ध कहिये पूर्वाचार्यनि की 
परपरा करि प्रसिद्ध है, भ्रपनी रुचि करि नाही रचनारूप किया है | इस विशेषण 
करि श्राचार्य अ्रपना कर्तापना कौ छोडि पूर्व आचार्यादिकनि का अनुसार को कहै हैं। 
पुन. कि विशिष्ट प्ररूपण ? बहुरि कैसा है प्ररूपण ? शुद्ध कहिये पूर्वापर विरोध 
कौ ञ्रादि देकरि दोषनि करि रहित है, ताते निर्मेल है । इस विशेषणा करि सम्यग्शानी 
जीवनि के उपादेयपना इस शास्त्र का प्रकाशित कीया है । 


सम्पग्तानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ७७ 


कि कृत्य ? कहाकरि ? प्रस्पम्थ कहिये प्रकर्षपने नमस्कार करि प्ररूपण करो 


हां । क॑ किसहि ? जिनेंद्रवरनेसिचंद्रं - कर्मरूप वैरीनि कौ जीतै, सो जिन । भ्रपुवकरण (2, 


परिणाम को प्राप्त प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौ_ सन्‍्मुख सातिशय मिथ्यादृष्टि, ते जिन 
कहिये | तेई भए इद्र, कर्मनिर्जरारूप ऐश्वय, ताका भोक्ता कौ श्रादि देकरि सर्व॑जिनेद्रति 
विषे वर कहिये श्रेष्ठ, असख्यातगुणी महानिर्जरा का स्वामी असा चामुडराय करि 
निर्मापित महापूत चेत्यालय विषे विराजमान नेमि नामा तीर्थंकर देव, सोउ भव्य 
जीवनि कौ चंद्रथति कहिये प्राह्नाद करे वा समस्त वस्तुनि कौ प्रकाश अथवा ससार 
आताप अर अज्ञान अधकार का नाशक चंद्र असा जिनेद्रवरनेमिचद्ग । बहुरि कसा है ? 
भ्रकलंक कहिए कलकरहित, ताकौ नमस्कार करि जीव का प्ररूपण मैं कहौगा । 





ग्रथवा अन्य अर्थ कहै - क॑ प्रणस्थ ? किसहि नमस्कार करि जीव का प्ररूपण 
करो हो ? जिनेद्रवरनेमिचंद्रं - नेमिचद्र नामा बाईसमा जिनेद्र तीर्थकर देव, ताहि 
तमस्कार करि जीव की प्ररूपणा करो हो । कसा है सो ? सिद्ध कहिये समस्त लोक 
विषे विख्यात है । बहुरि कैसा है ? शुद्धं कहिये द्रव्य-भावस्वरूप घातिया कर्मंनि करि 
रहित है । तथापि ताके कोई सशयी क्षुधादिदोष का सभव कहै है, तिस प्रति कहै हैं - 
कसा है सो ? श्रकलंक कहिये नाही विद्यमान है कलक कहिये क्षुधादिक श्रठारह दोष 
जाके, ऐसा है । बहुरि कैसा है ” गुणरत्नभुषणोदयं - गुण जे अनत ज्ञानादिक, तेई 
भए रत्न के आभूषण, तिनका है उदय कहिये उत्कृष्टपना जा विषे ऐसा है। इस 
प्रकार अन्य विषे न पाईए ऐसे असाधारण विशेषण, समस्त झ्तिशयनि के प्रकाशक, 
ग्रन्य के आप्तपने की वार्ता कौ भी जे सहै नाहो, तिन इनि विशेषणनि करि इस 
ही भगवान के परम आप्तपना, परम क्ृतकृत्यपता [हम आदि द॑ जे अक्ृतकृत्य हैं, 
तिनक शरणपना प्रतिपादन किया है, ऐसा जानना । 


अथवा भ्रन्‍्य अर्थ कहे है - क॑ प्रणम्प ? किसहि नमस्कार करि जीव का 
प्रतिपादन करौ हौ ? जिनेद्रवरनेभिचंद्रं - सकल आत्मा के प्रदेशनि विषे सघन बंधे जे 
घाति कर्मरूप मेघपवटल, तिनके विघटन ते प्रकटीभूत भए अनतज्ञानादिक नव केवल 
लब्धिपना, ताते जिन कहिये । बहुरि अभ्रनौपम्थ परम ईश्वरता करि सपूर्णपना 
होनेकरि इद्र कहिये । जिन सोई जो इद्र सो जिनेद्र, अपने ज्ञान के प्रभाव करि व्याप्त भया 
है तीन काल सबधी तीन लोक का विस्तार जाके ऐसा जिनेद्र, बर कहिये अक्षर सज्ना 
करि चौबीस, कैसे ? 'कठपयपुरस्यवणः इत्यादि सूत्र अ्रपेक्षा य र ल व विषे वकार 


किम्जकी 
जी । | 


कि 


+क३+ 


७८ ] [ गोम्मट्सार जीवकाण्ड गाया १ 


चौथा अक्षर, ताका च्यारि का अक, अर रकार दूसरा अक्षर, ताका दोय का अक, 
अकनि की बाई तरफ से गति है, जैसे वर शब्द करि चौबीस का अर्थ भया । बहुरि 
अपने अज्भत पुण्य के माहात्म्य ते नागेद्र, नरेद्र, देवेद्र का समूह कौ अपने चरणकमल 
विषे नमावे, सो नेमि कहिये । अथवा धर्मतीर्थरूपी रथ के चलावने विषे सावधान 
हैं, ताते जेसे रथ के पहिए के नेमि - धुरी है, तेसे सो तीर्थंकरनि का समुदाय धर्मरथ 
विषे नेमि कहिये है । बहुरि चंद्रयति कहिये तीनलोक के नेत्ररूप चद्रवशी कमलवननि 
को श्राह्नादित करे, सो चद्र कहिये । अथवा जाके तैसा रूप की सपदा का सपूर्ण 
उदय होय है, जिसरूप सपदा के तौलन के विषे इद्रादिकनि की सुन्दरता की समीचीन 
सर्वस्व भी परमाणु समान हलवा ( हलका ) हो है, सो जो नेमि सोई चद्र, सो 
नेमिचद्र, वर - चौवीस सख्या लिए जो नेमिचद्र, सो वरनेमिचद्र, जो जिनेन्द्र सोइ वर 
नेमिचद्र, सो जिनेन्द्रवरनेमिचद्र कहिए वृषभादि वर्धमानपर्यंत तीथँंकरनि का समुदाय, 
ताहि नमस्कार करि जीव का प्ररूपण कहौ हो; ऐसा श्रभिप्राय है। श्रवशेष सिद्ध 
आदि विशेषणनि का पूर्वोक्त प्रकार सबध जानना । 


-“  श्रथवा भ्रन्य श्रर्थ कहै हैं - प्रणम्य कहिये नमस्कार करि क॑ ? किसहि ? 
जिनेन्द्रवरनेमिचंद्र । जयति कहिये जीते, भेदे, विदारे कर्मपर्वत्समूह कौ, सो जिन 
कहिए। बहुरि नाम का एकदेश सपूर्णानाम विषे प्रवर्तें है - इस न्याय करि इन्द्र 
कहिये इच्द्रभूति ब्राह्मरा, ताका वा इन्द्र कहिये देवेंद्र, ताका वर कहिए गुरू, ऐसा 
इन्द्रवर श्रीवर्धभानस्वामी, बहुरि 'नयति” कहिए अ्रविनश्वर पद को प्राप्त करे शिष्य 
समूह कौ, सो नेमि कहिये । बहुरि समस्त तत्त्वनि कौ प्रकाश है चद्रवत्‌ू, ताते चद्र 
कहिये । जिन सोई इन्द्रवर, सोई नेमि, सोई चन्द्र, ऐसा जिनेन्द्रवरनेमिचद्र वर्धमान- 
स्वामी ताहि नमस्कार करि जीव का प्ररूपण करो हौ। अन्य सबंध पूर्वोक्त प्रकार 
जानना । 


ग्रथवा अन्य श्रर्थ कहै हैं - प्रसम्य - नमस्कार करि | क॑ ? किसहि ? सिद्ध 
कहिये सिद्ध भया, वा निष्ठित - सपूर्ण भया वा निष्पन्न (जो) होना था सो हुवा ! वा 
कृतकृत्य जो करना था, सो जाने कीया । वा सिद्धसाध्य, सिद्ध भया है साध्य जाके, 
अैसा सिद्धपरमेष्ठी बहुत हैं; तथापि जाति एक है, ताते ह्वितीया विभक्ति का 
एकवचन कह्मा । तिह करि सर्वक्षेत्र विषे, सवेकाल विषे, सर्वप्रकार करि सिद्धनि का 
सामान्यपने करि ग्रहण करना । सो सर्वेसिद्ससमूह कौ नमस्कार करि जीव का 


सम्पसश्ञानचम्धिका भाषाएौका ] [ ७६ 


प्ररूपण करो हो, श्रैसा श्र्थ जानना । सो कैसा है ? शुद्ध कहिये ज्ञानावरणादि आठ 
प्रकार द्रव्य-भावस्वरूप कर्म करि रहित है। बहुरि कैसा है ? जिनेंद्रवरनेमिचद्रं - 
ब्रमेक संसार वन संबंधी विषम कष्ट देने कौ कारण कर्म वेरी, ताहि जीते, सो जिन । 
बहुरि इृदन कहिये परम ईश्वर ताका योग, ताकरि राजते कहिए शोभै, सो इंद्र । 
बहुरि यथार्थ पदार्थनि कौ नयत्ति कहिये जाने, सो नेमि कहिये ज्ञान, वर कहिए 
उत्कृष्ट भ्रनंतरूप जाके पाइए, सो वरनेमि । बहुरि चंद्रयथति कहिए आह्लादरूप होइ 
परम सुख को अचनुभवे सो चद्र । इहा सर्वत्र जाति अ्रपेक्षा एकवचन जानना । सो जो 
जिन, सोई इंद्र, सोई वर नेमि, सोई चद्र, असा जिनेद्रवरनेमिचद्र सिद्ध है। बहुरि 
कैसा है ? श्रकलंक॑ कहिए नाही विद्यमान है कलंक कहिए भ्रन्यमतीनि करि कल्पना 
कीया दोष जाके ऐसा है । बहुरि कंसा है ? गुणरत्नभूषणोदयं गुण कहिए परमाव- 
गाढ सम्यक्त्वादि श्राठ गुण, तेई भए रत्न-आशभूषण, तिनका है उदय कहिए अनुभवन 
वा उत्कृष्ट प्राप्ति जाके असा है । 


ग्रथवा भ्रन्य श्रर्थ कहे हैं - प्रणम्प नमस्कार करि क॑ ? किसहि ? क॑ कहिए 
श्रात्मद्रव्य, ताहि नमस्कार करि जीव का प्ररूपण करो हो । कैसा है ? श्रकलं कहिये 


नाही विद्यमान है कुल कहिये शरीर जाक॑ ऐसा है । बहुरि कंसा है ? सिद्धं कहिए 


नित्य अनादि-निवन है । बहुरि कैसा है? शुद्ध कहिये शुद्धनिश्वयनय के गोचर है । 


बहुरि कंसा है ? जिनेंद्रवरनेमिचंद्र - जिन जे असयत सम्यरदृष्टी आदि, तिनका 
इंद्र कहिये स्वामी है, परम आराधने योग्य है। बहुरि बर कहिये समस्त पदार्थनि 
विषे सारभूत है । बहुरि नेमिचद्र कहिये ज्ञान-सुखस्वभाव कौ घरे है । सो जिनेद्र, 
सोई वर, सोई नेमिचद्र असा जिनेद्रवरनेमिचद्र भ्रात्मा है । 


बहुरि कैसा है ? ग्ुणरत्नभूषणोदयं - गुणानां कहिये समस्त गृणनि विषे रत्न 
कहिये रत्नवत्‌ पूज्य प्रधान जैसा जो सम्यवत्वगुण, ताकी है उदय कहिये उत्पत्ति 


कि, 
22 


जाक वा जाते आत्मानुभव ते सम्यक्त्व हो है, ताते भात्मा गुणरत्नभूषणोदय है । 2 


५..>ध०+--+++++०7+7* 
५. स3०>-नननत ललित घ+>+- ०५-3५०न-नी- 


श्रथवा अन्य अर्थ कहै हैं - प्रणम्य नमस्कार करि, क ? “किसहि ? सिद्ध कहिये 
सिद्ध परमेप्ठीनि के समह कौं, सो कसा है ? शुद्ध कहिये दग्ध किए है आठ कर्ममल 
जिहि । बहुरि किसहि ? जिनेद्रवरनेमिचंद्रं जिनेद्र कहिये अरहंत्‌ परमेष्ठीनि का समह 
सो वरा कहिये उत्कृष्ट जीव गणधर, चक्रवर्ती, इद्र, धरणेद्रादिक भव्यप्रधान तेई 
भए नेसि कहिये नक्षत्र, तिनिविषे चद्र कहिये चद्रमावत्‌ प्रधान, जैसा जिनेद्र, सोई 


(! 


द८० ] [ गोस्मट्सार जोवकाण्ड गाथा १ 


वरनेमिचद्र, ताहि अहुत्परमेश्वरनि के समूह को । सो कंसा है ” श्रकलक कहिए 
दूर कीया है तरेसठि कर्मप्रकृतिरप मल कलक जाने जैसा है| केवल तिसही को 
नमस्कार करि नाही, बहुरि गुणखरत्नभृषणोदय गुणरूपी रतन सम्यग्दर्शन, ज्ञान, 
चारित्र, तेई भए भूषण कहिए आभरण, तिनका है उदय कहिए समुदाय (जाके) 
असा आचाये, उपाध्याय, साधुसमूह ताको, अँसे सिद्ध, श्ररहत, आचार्य, उपाध्याय, 
साधुरूप पचपरमेष्ठीनि कौ नमस्कार करि जीव का प्ररूपण करो हो । 


श्रथवा अन्य अर्थ कहै है - प्रसम्य कहिये नमस्कार करि, क॑ कहिए किसहि ? 
जीवस्य प्ररूपणं कहिए जीवनि का निरूपण वा ग्रंथ, ताहि नमस्कार करि कहौ । सो 
कसा है ? सिद्ध कहिए सम्यक्‌ गुरुनि का उपदेश पूर्वकपने करि अ्रखडित प्रवाहरूप 
करि श्रनादिते चल्या श्राया है । बहुरि क॑सा है ? शुद्ध कहिए प्रमाण ते अ्विरोधी 
श्र्थ का प्रतिपादकपने करि पूर्वापरते, प्रत्यक्षते अनुमान ते, आगम ते, लोक ते 
निजवचनादि ते विरोध, तिनिकरि अभ्रखडित है । बहुरि कंसा है “जिनेंद्रवरनेमिचंद्र - 
जिनेंद्र कहिये स्वज्ञ, सो है वर कहिए कर्ता जाका, अँसा जिनेंद्रवर कहिए सर्वज्ञ- 
प्रणीत है । इस विशेषण करि वक्ता के प्रमाणपना ते वचन का प्रमाणपना दिखाया । 
बहुरि यथावस्थित श्रर्थ कौ नयति कहिए प्रतिपादन करे, प्रकार, सो नेमि कहिए । 
बहुरि चंद्रयति कहिए श्राह्नादित करे, विकास शब्द, अर्थ, अलकारनि करि श्रोतानि 
के मनरूपी गढ़ूलनि (कमल) कौं, सो चंद्र कहिए जिनेद्रवर, सोई नेमि, सोई चद्र 
औसा जिनेद्रवरनेमिचन्द्र प्ररूपण है। बहुरि कसा है ? अ्रकलंक॑ कहिए दूरहि ते 
छोडया है शब्द-अर्थ-गोचर दोषकलक जिहि, श्रेसा है। बहुरि कसा है ? गुणरत्त- 
भूषरणोदयं - गुणरत्त जे रत्तत्रयरूप भूषण कहिये श्राभूषण, तिनकी है उदय कहिए 
उत्पत्ति वा प्राप्ति, हम श्रादि जीवनि के जाते, ऐसा गुणरत्नभूषण प्ररूपण है । 


अथवा श्रन्य श्रर्थ कहै हैं - चामु डराय के जीवप्ररूपणशास्त्र का कर्तापन का 
आश्रय करि मगलसूत्र व्याख्यान करिए है । 


भावार्थ - ह्स गोम्मटसार का मूलगाथाबध ग्रथकर्ता नेमिचन्द्र श्राचार्य है । 
ताकी टीका कर्राटकदेशभाषाकरि चामुण्डराय करी है। ताके अनुसारि केशवनामा 
ब्रह्मचारी सस्क्ृतटीका करी है ई सो चामुण्डराय की श्रपेक्षा करि इस सूत्र का श्रर्थ 
करिए है। अहं जीवस्य प्ररूपण वक्ष्यामि मैं जु हों चामुण्डराय, सो जीव का प्ररूपण रूप 
ग्रथ का टिप्पण ताहि कहांगा । कि कृत्वा ” कहाकरि ? प्रणम्प नमस्कार करि। 


सम्यग्तानचन्द्रिका भाषादौका | ह [ ८१ 


क॑ ? किसहि ? जिनेंद्रवरनेमिचंद्रं जिनेद्र है वर कहिए भर्ता, स्व्रामी जाका, सो जिनेन्द्रवर 
इहा जिन कहिये कर्मनिजरा संयुक्त जीव, तिनि विषे इंद्र कहिए स्वामी शअहंत्‌, 
सिद्ध । बहुरि जिन है इंद्र कहिए स्वामी जिनिका ऐसे श्राचार्य, उपाध्याय, साधु; 
ऐसे जिनेद्र शब्दकरि पंच परमेष्ठी आए । तिनका आराधन ते उपजे जे सम्यग्दर्शनादिक 
गण, तिनिकरि सयुक्त अपना परमगुरु नेमिचद्र आचार्य, ताहि नमस्कार करि जीव 
प्ररूपणा कहौगा । सो कंसा है ? सिद्ध कहिये प्रसिद्ध है वा वर्तमान काल विपषे प्रवृत्ति- 
रूप समस्त शास्त्रनि मैं निष्पन्न है । बहुरि कंसा है ? शुद्ध कहिये पचीस मलरहित 
सम्यक्त्व जाके पाइये है वा भ्रतिचार रहित चारित्र जाके पाइए है। वा देश, जाति, कुल 
कर शुद्ध है। बहुरि कसा है ? श्रकलक॑ कहिए विशुद्ध मन, वचन, काय संयुक्त है । 
बहुरि कंसा है ” गुणयरत्नभृषरपोदयं - गुणारत्नभूषण कहिए चामुण्डराय राजा, ताके 
है उदय कहिये ज्ञानादिक की वृद्धि, जाते ऐसा नेमिचद्र श्राचार्य है । ऐसे इष्ट विशेष- 
रूप देवतानि कौ नमस्कार करना है लक्षण जाका, ऐसा परम मगल कौ अगीकार 
करि याके अनंतर श्रधिकारभूत जीवप्ररूपणा के भ्रधिकारनि कौ निर्देश करी हैं। 


गुराजीवा पज्जत्ती, पाणा सण्णा य मग्गणाओ य । 
उओवगोवि य कमसो, वीसं तु परूवणा भणिदा ॥२॥४ 


गुराजीवाः पर्याप्तयः, प्रार्णाः संज्ञाश्र सार्गराभ्व । 
उपयोगो४पि च क्रमशः, विशतिस्तु प्ररूपणा भरिषताः ॥३२॥। 


| टोका - इहा चौदह गुणस्थान, श्रठ्याणवे॑ जीवसमास, छह पर्याप्ति, दश 
प्राण, च्यारि सज्ञा, मार्गणा विषे च्यारि गतिमार्गणा, पाच इंद्रियमार्गगा, छह 
कायमार्गणा, पंद्रह योगमार्गणा, तीन वेदमार्गणा, च्यारि कषायमार्गणा, भ्राठ ज्ञानमार्गणा, 
सात सयममार्गणा, च्यारि दर्शनमार्गणा, छह लेश्यामार्गंणा, दोय भव्यमार्गणा, छह 
सम्यक्त्वमार्गणा, दोय सज्निमार्गणा, दोय श्राह्दरमा्गंणा, दोय उपयोग - ऐसे ये 
जीव-प्ररूपणा वीस कही है । 


इहा निरुक्ति करिये है - गुण्यतते कहिये जाणिये द्रव्य ते द्रव्यातर कौ याकरि, 
सो गुण कहिये । बहुरि कर्म उपाधि की अपेक्षा सहित ज्ञान-दर्शन उपयोगरूप चेतस्य 
प्रांण करि जीवे हे ते जीव, सम्यक्‌ प्रकार आसते कहिये स्थितिरूप होइ इनि विषे 


६९-पट्खडागम - घवला पुस्तक २, पृष्ठ ४१३, गाथा २२२ 


पर ] | गोम्मटसार जोवकाण्ड गाथा ३ 


ते जीवसमास है । बहुरि परि कहिये समतता ते आप्ति कहिये प्राप्ति, सो पर्याप्ति 
है । शक्ति की निष्पन्नता का होना सो पर्याप्त जानना । बहुरि प्राणति कहिये 
जीवे हे जीवितव्यरूप व्यवहार कौ योग्य हो हे जीव जिनिकरि, ते प्राण हे । बहुरि 
आगम विष प्रसिद्ध वाछा, सज्ञा, अभिलाषा ए एकार्थ हैँ। बहुरि जिन करि वा जिन 
विषे जीव है, ते मृग्यते कहिये श्रवलोकिये ते मार्गणा है । तहा अ्रवलोकनहारा 
मृगयिता तो भव्यनि विषे उत्कृष्ट, प्रधान तत्त्वार्थ श्रद्धावाना जीव जानना । 
अवलोकने योग्य, मृग्य चोदह मार्गणानि के विशेष लिये श्रात्मा जानना । बहुरि 
अवलोकना मृग्यता का साधन कौ वा श्रधिकरण कौ जे प्राप्त, ते गति आदि मार्गणा 
हैं । बहुरि मार्गणा जो श्रवलोकन, ताका जो उपाय, सो ज्ञान-दर्शन का सामान्य 


भावरूप उपयोग है । ऐसे इन प्ररूपणानि कां साधारण श्रर्थ का प्रतिपादन 
कह्या । 


आगे सग्रहनय की श्रपेक्षा करि प्ररूपणा का दोय प्रकार को मन विषे धारि 
गुणस्थान-मार्गएणास्थानरूप दोय प्ररूपणानि के नामातर कहे है - 


संखेओ ओघोत्ति य, गुणसण्णा सा च मोहजोगभवा । 
वित्थारादेसोत्ति य, मग्गणसण्णा सकस्सभवा ॥३॥ 


संक्षेप श्रोष इति च गुणसंज्ञा, सा च मोहयोगभवा ) 
विस्तार श्रादेश इति च, मार्गणसंज्ञा स्वकर्मभवा ।।३।। 


टीका - सक्षेप ऐसी ओघ गुरणस्थान की सज्ञा अश्रनादिनिधन ऋषिप्रणीत 
मार्ग विषे रूढ है, प्रसिद्ध है। गुणस्थान का ही सक्षेप वा श्रोघ श्रैसा भी नाम है । 
बहुरि सो सज्ञा 'मोहयोग़भवा' कहिए दर्शन-चारित्रमोह वा सन, वचन, काय योग, 
तिनकरि उपजी है । इहा सज्ञा के धारक गुणस्थान के मोह-योग ते उत्पन्नपना है । , 
ताते तिनकी सज्ञा के भी मोह-योग करि उपजना उपचार करि कह्मा है। बहुरि 
सूत्र विषे चकार कह्मा है, ताते सामान्य श्रैसी भी गुणस्थान की सजन्ञा है, अँसा ४ 


जानना । 
बहुरि तैसे ही विस्तार, श्रादेश अैसी मार्गणास्थान की सज्ञा है। मार्गणा 


का विस्तार, श्रादेश असा नाम है । सो यहु सन्ना अपना-अपना मार्गणा का नाम की 
प्रतीति के व्यवहार कौ कारण जो कम, ताके उदय ते हो है । इहा भी पूर्ववत्‌ सज्ञा 
के कर्म ते उपजने का उपचार जानना । निश्चय करि सज्ञा तो शब्दजनित ही है | 


ना 


सम्पस्तञानचन्त्रिका भाषादीका | [ 5३ 


बहुरि चकार ते विशेष ऐसी भी मार्गशास्थान की सज्ञा गाथा विपे बिना कही भी 
जानती । 


आगे प्ररूपणा का दोय प्रकार पता विषे अवशेष प्ररूपणानि का अतर्भूतपना 
दिखावे है - 


आदेसे संलीणा, जीवा पज्जत्तिप!णसण्णाओ । 
उवओगोवि य भेदे, वीसं तु परूवणा भणिदा ॥४॥ 


श्रादेशे संलीना, जीवाः पर्याप्तिप्राणसंज्ञाश्व । 
उपयोगो5पि च भेदे, विशतिस्तु प्ररूपणा भणिताः ॥॥४१। 


टीका - मार्गणास्थानप्ररूपणा विषे जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, सज्ञा, 
उपयोग - ए पाच प्ररूपणा संलीना कहिए गभित है, किसी प्रकार करि तिनि 
मार्गणाभेदनि विष अंतर्भूत है। तैसे होते गुणस्थानप्ररूपण अर मार्गणास्थानप्ररूपण 
अैसे समग्रहनय अपेक्षा करि प्ररूपणा दोय ही निरूपित हो है । 


आगे किस मार्गणा विषे कौन प्ररूपणा गर्भित है ”? सो तीन गाथानि करि 
कहे है - 
इंदियकाये लोणा, जीवा पज्जकत्तिआणनासभणों । 
जोगे काओ णाणे, अकखा गदिसिग्गणे आऊ ॥५॥ 


इंद्रियकाययोलॉना, जीवाः पर्याप्त्यानभाषासनासि । 
योगे कायः ज्ञाने, अक्षीरिण गतिसार्गणायामायुः ।॥५॥। 


टीका - इद्वियमार्गएा विषे, बहुरि कायमार्गणा विषे जीवसमास अर पर्याष्ति 
अर सासोश्वास, भाषा, मनबल प्राण ए अतभ्ृ त है । कंस है ” सो कहे है - जीवसमास 
अर पर्याप्ति इनिक इद्रिय अर कायसहित तादात्म्यकारिं कोया हुवा एकत्व समवे है । 
जीवसमास अर पर्याप्ति ए इद्विय-कायहूप ही है । बहुरि सामानन्‍्य-विशेष करि कीया 
हुवा एकत्व सभवे है । जोवसमास, पर्याप्ति अर इद्विय, काय विषे कही सामान्य का 
ग्रहण है, कही विशेष का ग्रहण है । बहुरि पर्याप्तिनि के धर्म-धर्मीकरिं कीया हुवा 
एकत्व सभवे है । पर्याप्त धर्म है, इद्रिय-काय धर्मी है । ताते जीवसमास अर पर्याष्ति 


दो ] [ गोम्मट्सार जीवकाण्ड गाथा ६ 


ए इद्विय-कायमागणा विपे गर्भित जानने। बहुरि उश्वास, वचनवल, मनबल, 
प्राणनि के अपना कारणभूत उश्वास, भाषा, मन पर्याप्ति जहा-जहा अतर्भू त भया, 
तिसविषे अतभूतपना न्याय ही है। ताते एक तहा ही इद्विय-कायमार्गणा विषे 
गर्मित भए । बहुरि योग-मार्गणा विषे कायबल प्राण गर्भित है, जाते जीव के 
प्रदेशनि का चचल होने रूप लक्षण धरे काययोगरूप जो कार्य, तीहिविषे तिस काय 
का बलरूप, लक्षण धरे कायबल प्राणस्वरूप जो कारण, ताक अपने स्वरूप का 
सामान्य-विशेष करि कीया एकत्व-विशेष का सद्भाव है, ताते कार्य-कारण करि 
कीया एकत्व हो है । बहुरि ज्ञानमार्गणा विपे इद्विय-प्राण गर्भित है, जाते इद्रियरूप 
मति-श्रुतावरण के क्षयोपशम ते प्रकट जे लब्धिरूप इद्रिय, तिनके ज्ञान सहित 
तादात्म्य करि कीया एकत्व का सद्भाव है। बहुरि गतिमार्गंणा विष श्राप्ठु प्राण 
गर्भित है | जाते गति और शआआ्रायु के परस्पर भ्रजह॒द्वृत्ति है। गति आयु विना नाही, 
भ्रायु गति बिना नाही, सो इस लक्षण करि एकत्व सभवे है । 


सायालोहे रदिपुव्वाहारं, कोहमाणगहिय भयं। 
बेदें मेहुणसण्णा, लोह॒हिः परिग्गहे सण्णा ॥६॥ 


मायालोभयोः रतिपुर्वकमाहारं, क्रोधमानकयोर्भय॑ । 
वेदे मेथुनसंज्ञा, लोभे परिग्रहे संज्ञा ॥॥६॥। 


टीका - माया कषाय अर लोभ कषाय विषे आहार सज्ञा गर्भित है, जाते 
ग्राहदर की वाछ्ा रतिनामकर्म के उदय कौं पहिले भए हो है । बहुरि रतिकर्म है, 
सो माया-लोभ कषाय राग कौ कारण है, तहा अश्रतभू त है । बहुरि क्रोध कषाय श्रर 
मान कषाय विषे भयसज्ञा गर्भित है । जाते भय के कारणनि विषे हेष का कारणपना 
है, ताते देषरूप जे क्रोध-मान कषाय, तिनक कार्य-कारण श्रपेक्षा एकत्व सभवे है । 
बहुरि वेदमार्गणा विषे मैथुन सज्ञा अतर्भू त है, जाते काम का तीत्रपना का वशीभूत- 
पना करि कीया स्त्री-पुरुष युगलरूप जो मिथुन का कार्य श्रभिलाषसहित सभोगरूप, 
सो वेद का उदय करि निपज्या पुरुषादिक का अश्रभिलाषरूप कार्य है। ग्रैसे कार्य- 
कारणभाव करि एकत्व का सद्भाव है । बहुरि लोभ कषाय विषे परिग्रह सज्ञा अतभू त 
है, जाते लोभ कषाय होते ही ममत्वभावरूप जो परिग्रह का श्रभिलाष, ताका सभव 
है, वाते यहा कार्य-कारण अपेक्षा एकत्व है। शैसा है भव्य ! तू जाणि। 


हथ्पस्ानचन्द्रका भाषादोफा ] [ छघ५ 


सागारो उवजोगो, णाणे मग्गहि दंसणे मग्गे। 
अणगारो उवजोगो, लीणोत्ति जिर्णेहि णिद्टिट्ठं ॥७॥ 
साकारो उपयोगो ज्ञानमार्गरायां दर्शनमार्गरायाम्‌ । 
' ग्रमाकारो उपयोगो लीन इति जिनेनिदिष्टम्‌ ॥७॥। 

टीका - ज्ञानमार्गरा विषे साकार उपयोग गर्भित है। जाते ज्ञानावरण, 
वीर्यान्तराय के क्षयोपशम ते उत्पन्न ज्ञाता का परिणमन का निकटपना होते ही 
विशेष ग्रहण रूप लक्षण धरे जो ज्ञान, ताकी उत्पत्ति है, ताते कार्य-कारण करि 
कीया एकत्व सभवे है । बहुरि दर्शनमार्गणा विषे अभ्रनाकार उपयोग गरभित है। 
जाते दर्शनावरण, वीर्यान्तराय के क्षयोपशम करि प्रकट भया पदार्थ का सामान्य 
ग्रहणरूप व्यापार होते ही पदार्थ का सामान्य ग्रहणरूप लक्षण धरे जो दर्शन, ताकी 
उत्पत्ति है, ताते कार्य-कारण भाव बचने है। अंसे यहु गर्मितभाव पूर्वोक्त रीति करि 
जिन जे शअहेन्तादिक, तिनिकरि निर्दिष्ट कहिए कह्या हैं। बहुरि अपनी रुचि करि 
रच्या हुवा नाही है। शैसे जीवसमासादिकतनि के मार्गणास्थान विषे गरभित भाव का 
समर्थन करि गुशस्थान अर मार्गणास्थान ए प्ररूपणा दोय प्रतिपादत करि । बहुरि 
भेदविवक्षा करि वीस प्ररूपणा पूर्व कही, तेई कहिए है । पूर्व गाथा विषे 'भणिता: 
श्रेसा पद कह्या, ताकरि वीस प्ररूपणा परमागम विषे प्रसिद्ध हैं, तिनका प्रकाशन करि 
तिनका विशेष कथन विषे स्वाधीनपना अपनी इच्छा के अनुसारि कहना, सो छोड्या 
है। श्रेस यह न्याय तैसे ही जोडिए है । 

आगे तिनि वीस प्ररूपणानि विषे पहले कही जो गुरणस्थानप्ररूपणा, ताका 
प्रतिपादनि के अरथि प्रथम गुणस्थान शब्द की निरुक्तिपूर्वक अर्थ कहै हैं - 


जेहि दु लक्खिज्जंते, उदयादिसु संभरवेहि भावेहि। 
जोबा ते गुरासण्णा, णिद्दिद्ा सव्वदरसीहि ॥5॥४ 


यस्तु लक्ष्यंत, उदयादिषु संभवेभवे । 
जीवास्ते गुणसंज्ञा, निदिष्टा: सर्व्दशिभिः ॥८१। 


टीका - मोहनीय श्रादि कर्मेनि का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम 
परिणामरूप जे अवस्था विशेष, तिनकौ होते स॒ते उत्पन्न भए जे भाव कहिए जीव के 


१-षट्खडागम - घवला पुस्तक १, गाथा १०४ पृष्ठ १६२ 


६६ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड थाथा ६-१० 
की दी लिगी का 
मिथ्यात्वादिक परिणाम, तिनकरि ग्रुण्यंत्र कहिए लखिए वा देखिए वा लाछित करिए 
जीव, ते जीव के परिणाम गुणस्थान सज्ञा के धारक है, श्रैसा सर्वदर्शी जे सर्वज्ञदेव, 
तिनकरि निर्दिष्टाः कहिए कहे है । इस गृण शब्द की निरुक्ति की प्रधानता लीए 
सूत्र करि मिथ्यात्वादिक अयोगकेवलीपना पर्यन्त ये जीव के परिणाम विशेष, तेई 
गुणस्थान हैं, श्रेसा प्रतिपादन कीया है । 
तहा अपनी स्थिति के नाश के वश ते उदयरूप निषेक विष गले जे कार्माण 
स्कंध, तिनका फल देनेरूप जो परिणमन, सो उदय हैं । ताकौ होते जो भाव होइ, 
झौदयिक भाव है । 
बहुरि गुण का प्रतिपक्षी जे कर्म, तिनको उदय का अ्रभाव , सो उपशम है। 
ताकौं होते सते जो होय, सो औपशमसिक भाव है । 
बहुरि प्रतिपक्षी कर्मनि का बहुरि न उपजे श्ैसा नाश होना, सो क्षय, ताकौ 
होते जो होइ, सो क्षायिक भाव है । 
बहुरि प्रतिपक्षी कर्मनि का उदय विद्यमान होते भी जो जीव के गुण का 
ग्रश देखिए, सो क्षयोपशम, ताकौ होते जो होइ, सो क्षायोपशमिक भाव है । 
बहुरि उदयादिक श्रपेक्षा ते रहित, सो परिणाम है, ताकों होते जो होइ, 
पारिणामिक भाव है। जैसे औदयिक आदि पचभावनि का सामान्य अर्थ प्रतिपादन 
करि विस्तार ते झागे तिनि भावनि का महा अधिकार विषे प्रतिपादन करिसी । 
आगे ते गुणस्थान गाथा दोय करि नाममात्र कहै है- 


सिच्छो सासण मिस्सो, अविरदसम्भो य देसविरदो य । 
वि्रिदा पसत्त इदरो, अपुब्ब अणियट्टि सुहमो य ॥६॥ 


उवसंत खीणसोहो, सजोगकेवलिजिणो अजोगी य। 
चउदस जीवसमासा, कमेरण सिद्धा य रादव्या ॥१०॥ 
भिथ्यात्वं सासनः सिश्वः, अविरतसम्यक्त्वं च देशविरतश्च । 
विरता. प्रभत्त: इतर', श्रपूर्वः अनिवृत्तिः सुक्ष्मश्च ॥९।। 
उपशात्तः क्षीणमोहः, सयोगकेवलिजिनः श्रयोगी च । 
चतुर्देश जीवसमासा., क्रमेण सिद्धाश्च ज्ञातव्या ॥१०॥। 





१,पट्खडागम घबला पुस्तक १, पृष्ठ १६२ से २०१ तक, सुत्र € से २३ तक। 
289 >(फे 
०» टी छ्त्- 
१ रे रे 


सम्यज्ञानचन्द्रिका भाषाठीका | | ६७ 


टीका - मिथ्या कहिए श्रतत्त्वगोचर है दृष्टि कहिए श्रद्धा जाकी, सो 
मिथ्यादृष्टि है । 'नःम्न्युत्तरपदश्च' असा व्याकरण सूत्र करि दृष्टिपद का लोप करते 
भमिच्छी' गसा कह्या है। यहु भेद आगे भी जानना । 


( बहुरि श्रासादन जो विराधना, तिहि सहित वर्तें सो सासादना, सासादना 
है सम्यर्दृष्टि जाके, सो सासादन सम्यग्दृष्टि है। श्रथवा आसादन कहिए सम्यक्त्व का 
विराधन, तीहि सहित जो वर्तेमान, सो सासादन । बहुरि सासादत अ्रर सो सम्यरदृष्टि 
सो सासादन सम्यग्दृष्टि है। यहु पूर्व भया था सम्यक्त्व, तिस न्याय करि इहा 
सम्यर्दृष्टिपना जानना |) 


बहुरि सम्यक्त्व श्र मिथ्यात्व का जो मिश्रभाव, सो सिश्र है । 


बहुरि सम्यक्‌ कहिए समीचीन है दृष्टि कहिए तत्त्वार्थश्रद्धान जाके, सो 
सम्पर्दृष्टि श्रर सोई अविरत कहिए अ्रसयमी, सो अ्रविरतसम्यर्दृष्टि है । 


बहुरि देशत कहिए एकदेश ते विरत कहिए सयमी, सो देशविरत है, सयता- 
सयत है, श्रैसा अर्थ जानना । 


इहा जो विरत पद है, सो ऊपरि के सर्व गुणस्थानवर्तीनि के सयमीपना कौ' 
जनावे है । बहुरि प्रमाद्मति कहिये प्रमाद करे, सो प्रमत्त है । बहुरि इतर कहिए 
प्रमाद न करे, सो शअप्रमत्त है । 


बहुरि अ्रपूर्व है करण कहिए परिणाम जाके, सो अपूर्वकरण है । 


बहुरि निवृत्ति कहिए परिणामनि विषे विशेष न पाइए है निवृत्तिरूप करण 


कहिए परिणाम जाके, सो अनिवृत्तिकरण है । 
बहुरि सूक्ष्म है सापराय कहिये कषाय जाके, सो सुक्ष्मसापराय है । 
बहुरि उपशात भया है मोह जाका, सो उपशातमोह है । 
बहुरि क्षीण भया है मोह जाका, सो क्षीणमोह है । क्‍ 
... बहुरि घातिकमंनि कौ जीतता भया, सो जिन, बहुरि केवलज्ञानः याक हैं' 


याते केवली, केवली सोई जिन, सो केवलिजिन, बहुरि योग करि सहित सो सयोग, 
सोई केवलिजिन, ऐसे सयोगकेवलीजिन है । 


घ८ ] [ भोम्मट्सार जीवकाण्ड गाया ३१ 


बहुरि योग याके है सो योगी, योगी नाही सो अयोगी, केवलिजिन ऐसी 
श्नुवृत्ति ते भ्रयोगी, सोई केवलिजिन श्रैसे श्रयोगकेवलिजिन है । 


श्रैसे ए मिथ्यादृष्टि श्रादि श्रयोगिकेवलिजिन पर्यन्त चौदह जीवसमास कहिए 
गुण स्थान ते जानने । 


कंसे यहु जीवसमास ऐसी सज्ञा गुणस्थान की भई ? 

तहा कहिए है - जीव है, ते समस्यते कहिए सक्षेपरहप करिए इनिविपं, ते 
जीवसमास अ्रथवा जीव है। ते सम्यक श्रासते एपु कहिए भले प्रकार तिप्ठ हैं, इनि- 
विषे, ते जीवसमास, श्रैसे इहा प्रकरण जो प्रस्ताव, ताकी सामर्थ्य करि गुणस्थान 
ही जीवप्तमास शब्द करि कहिए है । जाते ऐसा वचन है - यादुशं प्रकरणं तादशोर्थ:' 
जैसा प्रकरण तैसा श्रथं, सो इहा गुणस्थान का प्रकरण है, ताते गुणस्थान शर्थ का 
ग्रहण किया है । 

बहुरि ये कर्म सहित जीव जैसे लोक विपे है, तैसे नष्ट भए सर्वकर्म जिनके, 
ऐसे सिद्ध परमेष्ठी भी है, ऐसा जानना । क्रमेणा कहिए क्रम करि सिद्ध है, सो यहा 
क्रम शब्द करि पहिले घातिकर्मनि कौ क्षपाइ सयोगकेवली, श्रयोगकेवली गुणस्थाननि 
विषे यथायोग्य काल तिष्ठि, अयोगकेवली का अंत समय विषे अवशेष अधातिकर्म 
समस्त खिपाइ सिद्ध हो है - ऐसा श्रनुक्तर जनाइए है । सो इस श्रनुक्म कौ जनावन- 
हारा क्रम शब्द करि युगपत्‌ सर्वेकर्म का नाशपना, बहुरि सर्वेदा कर्म के अभाव ते 
सदा ही मुक्तपना परमात्मा के निराकरण कीया है । 


श्रागे गुणस्थाननि विपे औदयिक झ्ादि भावनि का सभव दिखावे है - 
मिच्छे खलु ओदइओओ, बिदिये पुर! पारणामिओ भावो । 
मिस्से खओवसमिओ, श्रविरदसम्महि। तिण्णेव ॥११॥१ 


मिथ्यात्वे खलु श्रीदयिको द्वितीये पुनः पारिशासिको भावः । 
सिश्रे क्षायोपशसिकः श्रविरतसम्यक्त्वे त्रय एवं ॥११७ 
टीका - मिथ्यादृष्टि गुणस्थान विषे दर्शनमोह का उदय करि निपज्या 
ऐसा श्रौदयिक भाव, श्रतत्त्वश्रद्धान है लक्षण जाका, सो पाइए है । खलु कहिए 





१ पट्खण्डागम - घवला पुस्तक-४ पृष्ठ १७४ १७७ भावानुगम सूत्र ३, से ५ 


धस्पेशानअन्द्रिका भाषादीका | [ ८६ 


प्रकटपने । बहुरि दूसरा सासादनग्ुणस्थान विषे पारिणामिक भाव है। जाते इहां 
दर्शनमोह का उदय झादि की अपेक्षा का जु श्रभाव, ताका सद्भाव है । 

बहुरि मिश्रगुणस्थान विषे क्षायोपशमिक भाव है । काहै ते ? 

मिथ्यात्वप्रकृति का सर्वधातिया स्पर्धकनि का उदय का श्रभाव, सोई है 
लक्षण जाका, ऐसा तो क्षय होते सते, बहुरि सम्यग्मिथ्यात्व नाम प्रकृति का उदय 
विद्यमान होते सते, बहुरि उदय कौ न प्राप्त भए ऐसे निषेकनि का उपशम होते 
संते, मिश्रगुणस्थान हो है । ताते ऐसा कारण ते मिश्र विषे क्षायोपशमिकभाव है । 


बहुरि अविरतसम्यग्दृष्टि गुशस्थान विषे औपशमसिक सस्यकत्व, बहुरि 
क्षायोपशमिकरूप वेदकसम्यक्त्व, बहुरि क्षायिक सम्यक्त्व ऐसे नाम घारक तीन भाव 
हैं, जाते इहा दर्शनमोह का उपशम वा क्षयोपशम वा क्षय सभवे है । 


आगे कहे है जु ए भाव, तिनके सभवने के नियम का कारण कहै है - 
एदे भावा रिएयसा, दंसणमोहं पडुच्च भरिणदा हु । 
चारित्तं खशत्थि जदो, अविरदश्रंतेसु ठाणेसु ॥१२॥ 


एते भावा नियमाद्‌, दशनसोहं प्रतीत्य भाणिताः खलु । 
चारित्रं नास्ति यतो, $विरतांतेषु स्थानेषु ॥॥१२॥। 


दीका - असे पूर्वोक्त औदयिक आदि भाव कहे, ते नियम ते दर्शनमोह कौ 
प्रतीत्य कहिए आश्रयकरि, भरिषता कहिए कहे है प्रगटपने, जाते अविरतपर्यत च्यारि 
गुणस्थान विष चारित्र नाही है । इस कारण ते ते भाव चारित्र मोह का आश्रय 


करि नाही कहे है । ही 


तीहि करि सासादनगुणस्थान विषे अनतानुबधी की कोई क्रोधादिक एक कषाय 
का उदय विद्यमान होते भी ताकी विवक्षा न करने करि पारिणामिकभाव सिद्धात 
विषे प्रतिपादन कीया है, ऐसा तू जानि । 

बहुरि अ्रनंतानुबधी की किसी कषाय का उदय की विवक्षा करि श्रौदयिक 
भाव भी है। 

श्ागे देशसंयतादि गृणस्थाननि विषषें भावनि का नियम गाथा दोय करि 
दिखावे है - 


8० ] [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाथा १३ 


देसविरदे पमत्ते, इदरे य खओोवसमियभावों दु । 
सो खल चरित्तमोहं, पड़चच भरिणयं तहा उर्वारे ॥१३॥ 


देशविरते प्रमत्ते, इतरे च क्षायोपशसिकभाचस्तु । 
स खलु चरित्रमोह, प्रतीत्य भणितस्तथा उपरि ॥१३॥। 


टीका - देशविरत विषे, बहुरि प्रमत्तसयत विषे, वहुरि इतर श्रप्रमत्तसयत 
विषे क्षायोपशमिक भाव है | तहा देशसयत श्रपेक्षा करि प्रत्याख्यान कषायनि के उदय 
अवस्था कौ प्राप्त भए जे देशघाती स्पर्धकनि का अनतवा भाग मात्र, तिनका जो 
उदय, तीहि सहित जे उदय कौ न प्राप्त भए ही निर्जरा रूप क्षय होते जे विवक्षित 
उदयरूप निषेक, तिनि स्वरूप जे सर्वधातिया स्पर्धक श्रनत भागनि विषे एक 
भागविता बहुभाग, प्रमाण मात्र लीए तिनका उदय का श्रभाव, सो ही है लक्षण 
जाका जैसा क्षय होते सते, बहुरि वर्तमान समय सबंधी निषेक ते ऊपरि के निपेक जे 
उदय अवस्थाको न प्राप्त भए, तिनकी सत्तारूप जो अवस्था, सोई है लक्षण जाका, 
असा उपशम होते सते देशसयम प्रकटे है। ताते चारित्र मोह कौ श्राश्रय करि 
देशसयम क्षायोपशमिक भाव है, जैसा कह्मा है । 


बहुरि तसे ही प्रमत्त-श्रप्रमत्त विष भी सज्वलन कपायनि का उदय शआआए जे 
देशघातिया स्पर्धक अनतवा भागरूप, तिनिका उदय करि सहित उदय कौ न प्राप्त 
होते ही क्षयरूप होते जे विवक्षित उदय नि्षेक, तिनिरूप सर्वघातिया स्पर्धक श्रवत 
भागनि विषे एक भागविना बहुभागरूप, तिनिका उदय का अभाव, सो ही है 
लक्षण जाका असा क्षय होते, बहुरि ऊपरि के निषेक जे उदय कौ प्राप्त न भए, 
तिनिका सत्ता अवस्थ्दरूप है लक्षण जाका, असा उपशम, ताकौ होते सते प्रर्मत्त- 
श्रप्रमत्त हो है । ताते चारित्र मोह श्रपेक्षा इहा सकलसयम है । तथापि क्षायोपशमिक 
भाव है ऐसा कह्या है, असा श्रीमान्‌ अ्रभयचद्रनामा श्राचार्य सिद्धातचक्रवर्ती, ताका 
श्रभिप्राय है । 


भावार्थ - सवंत्र क्योपशम का स्वरूप असा ही जानना । जहा प्रतिपक्षी कर्म 
के देशघातिया स्पर्थकनि का उदय पाइए, तीह सहित सर्वधातिया स्पर्घधक उदय-निर्षक 
संबधी, तिनबका उदय न पाइए (बिना ही उदय दीए) निजजरे, सोई क्षय, अर जे उदय 
न्‌ प्राप्त भए श्रागामी निषेक, तिनका सत्तास्वरूप उपशम, तिनि दोऊनि कौ होते 


संम्पग्शानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ६१ 


क्षयोपशम हो है । सो स्पर्धकनि का वा निषेकनि का वा सर्वधाति-देशघातिस्पर्धकनि 
के विभाग का आगे वर्णन होगा, ताते इहा विशेष नाही लिख्या है। सो इहा 'भी 
पूर्वोक्तप्रकार चारित्रमोह को क्षयोपशम ही है । ताते क्षायोपशमिक भाव देशसयत, 
प्रमत्त, अ्प्रमत्त विषे जानना । तैसे ही ऊपरि भी अ्पूर्वकरणादि ग्णस्थाननि विषे 
चारित्रमोह कौ आश्रय करि भाव जानने । 


तत्तो उर्वारे उवससभावो उवसामगेस्‌ खबगेसु । 
खइओ भावों रिएयसा, अजोगिचरिसोत्ति सिद्धे य ॥१४॥ 


तत उपरि उपशसभावः उपशामकेषु क्षपक्रेषु । 
क्षायिकों भाषों तिंयमात्‌ अयोगिचरस इति सिद्धे च ॥|१४।॥। 


टीका - ताते ऊपरि अपूर्वकरणादि च्यारि गुणस्थान उपशम श्रेणी सबधी, 
तिनिविषे औपशमिक भाव है | जाते तिस सयम का चारित्रमोह के उपशम ही ते 
सभव है । बहुरि तैसे ही अपूर्वकरणादि च्यारि गुणस्थान क्षपक श्रेणी सबधी अर सयोग- 
भ्रयोगीकेवली, तिनिविषे क्षायिक भाव है नियमकरि, जाते तिस चारित्र का चारित्र- 
मोह के क्षय ही ते उपजना है । 


बहुरि तेसे ही सिद्ध परमेष्ठीनि विषे भी क्षायिक भाव हो है, जाते तिस 
सिद्धपद का सकलकरमं के क्षय ही ते प्रकटपना हो है । 


आगे पूर्व नाभमात्र कहे जे चौदह गुणस्थान, तिनिविष पहिले कह्मया जो 
मिथ्यादृष्टि गुरास्थान, ताका स्वरूप कौ प्ररूपे हैं - 


सिच्छोदयेर्त सिच्छत्तमसहृहणं त्‌ तच्चग्रत्थाणं । 

एयंतं विवरीयं, विश्ययं संसयिदसण्णाणं ॥॥१५॥ 
सिथ्यात्वोदयेन सिथ्यात्वमश्नद्धानं तु तत्त्वार्थानाम्‌ । 
एकांतं॑ विपरीतं, विनय॑ संशयितमज्ञानसम्‌ ॥१५।। 


टीका - दर्शनमोहनी का भेदरूप मिथ्यात्व प्रकृति का उदय करि जीव के 
श्रतत्त्व श्रद्धान है' लक्षण जाका जैसा मिथ्यात्व हो है । बहुरि सो मिथ्यात्व १. एकात 
२. विपरीत ३ विनय ४. संशयित ५. अज्ञान - असे पांच प्रकार है । 


६२ ॥ [ गोम्मटसार जौवकाण्ड धाया १६ 


तहा जीवादि वस्तु सर्वथा सत्वरूप ही है, सर्वथा अ्रसत्त्वरूप ही है, सर्वथा 
एक ही है, सर्वेथा भ्रनेक ही है - इत्यादि प्रतिपक्षी दूसरा भाव की श्रपेक्षारहित 
_ एकातरूप श्रभिप्राय, सो एकात मिथ्यात्व है । 

बहुरि अभ्रहिसादिक समीचीन धर्म का फल जो स्वर्गादिक सुख, ताकौ हिंसादि- 
रूप यज्ञादिक का फल कल्पना करि माने, वा जीव क॑ प्रमाण करि सिद्ध है जो मोक्ष, 
ताका निराकरण करि मोक्ष का अ्रभाव माने, वा प्रमाण करे खडित जो स्त्री के 
समोक्षप्राप्ति, ताका श्रस्तित्व वचन करि स्त्री कौ मोक्ष है असा माने इत्यादि एकात 
अ्रवलंबन करि विपरीतरूप जो अभिनिवेश - अ्रभिप्राय, सो विपरीत मिथ्यात्व है । 


बहुरि सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र की सापेक्षा रहितपने करि गृरुचरणपूजनादि- 
रूप विनय ही करि मुक्ति है - यहु श्रद्धान वैनयिक मिथ्यात्व है । 

बहुरि प्रत्यक्षादि प्रमाण करि ग्रह्मा जो अर्थ, ताका देशातर विपषे भ्रर 
कालातर विषे व्यभिचार जो अन्यथाभाव, सो सभवे है । ताते अनेक मत श्रपेक्षा 
परस्पर विरोधी जो आप्तवचन, ताका भी प्रमाणता की प्राप्ति नाही । ताते बैसे 
ही तत्त्व है, जैसा निर्णय करने की शक्ति के अ्रभाव ते सर्वत्र सशय ही है, असा जो 
श्रभिप्राय, सो सशय मिथ्यात्व है । 

बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरण का तीत्र उदय करि ययुक्त जे एकेंद्रियादिक 


जीव, तिनके अ्नेकात स्वरूप वस्तु है, श्रेसा वस्तु का सामान्य भाव विषे श्रर उपयोग 
लक्षण जीव है जैसा वस्तु का विशेष भाव विषे जो अज्ञान, ताकरि निपज्या जो 


श्रद्धान, सो अज्ञान मिथ्यात्व है । 


असे स्थूल भेदनि का श्राश्रय करि मिथ्यात्व का पचप्रकारपना कह्मा, जाते 
सक्षम भेदनि का आश्रय करि असख्यात लोकमात्र भेद सभवे हैं। ताते तहा 
व्याख्यानादिक व्यवहार की अ्रप्राप्ति है । 


भ्राग इन पचनि का उदाहरण कौ कहै है - 
एयंत बुद्धवरसी, विवरीओ बह्म तावसो विणाओ | 
इंदो विय संसइयो, सक्‍कडिओ चेव अण्णाणी ॥१६॥ 
एकांतो बुद्धदर्शी, विपरीतो ब्रह्म तापसो विनयः । 
इंद्रोषि च संशयितो, सस्करी चेैवाज्ञानी ॥१६॥ 


सम्यग्तानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ६३ 


टीका - ए उपलक्षणपना करि कहे है । एक का नाम लेने ते अन्य भी ग्रहण 
करने, ताते ऐसे कहने - बुद्धदर्शी जो बौद्धमती, ताकौ आदि देकरि एकांत मिथ्यादृष्टि 
हैं। बहुरि यज्ञकर्ता ब्राह्मण श्रादि विपरीत मिथ्यादृष्टि है । बहुरि तापसी आदि 
विनय मिथ्यादृष्टि है। बहुरि इच्द्रनामा जो श्वेतांबरनि का गुरु, ताकौ आदि देकरि 
संशय मिथ्यादृष्टि है। बहुरि मस्करी (मुसलमान) संन्‍्यासी कौ श्रादि देकरि भ्रज्ञान 
मिथ्यादृष्टि है । वर्तमान काल अपेक्षा करि ए भरतक्षेत्र विषे संभवते बौद्धमती आदि 
उदाहरण कहे है । 


भाग अतत्त्वश्रद्धान है लक्षण जाका, असे भिथ्यात्व कौ प्ररूपे है - 


सिच्छंतं वेदंतो, जीवों विवरीयदंसणो होदि। 
णय धस्मं रोचेदि हु, महुरं खु रसं जहा जरिदो ॥१७॥१ 


सिथ्यात्वं विदन्‌ जीवो, विप्रीतदर्शनो भवति । 
न च धर्म रोचते हि, मधुरं खलु रसं यथा ज्वरितः ॥॥१७॥। 


दीका - उदय झ्ाया मिथ्यात्व कौ बेदयन्‌ कहिए अनुभवता जो जीव, सो 
विपरीतदर्शन कहिए अतत्त्वश्रद्धानसयुक्त है, श्रयथार्थ प्रतीत करे है। बहुरि केवल 
ग्रतत््व ही कौ नाही श्रद्ध है, श्रनेकातस्वरूप जो धर्म कहिए वस्तु का स्वभाव अथवा 
रत्नत्रयस्वरूप मोक्ष का कारणभूत धर्म, ताहि न रोचते कहिए नाही रूचिरूप प्राप्त 


हो है.। क्‍ 
इहा दृष्टांत कहै है - जैसे ज्वरित कहिए पित्तज्वर सहित पुरुष, सो, मधुर - 
सीठा दुग्धादिक रस, ताहि न रोचे है; तैसे मिथ्यादृष्टि धर्म कौ न रोचे है, ऐसा श्र्थ 
जानना । 
इस ही वस्तु स्वभाव के श्रद्धान कौ स्पष्ट करें है - 


मिच्छाइट्री जीवो, उवइट्ट पवरयणं ण सहृहृदि । 
सद्दह॒दि असब्भावं, उबइट्ठ वा अणुवइट्ठं ॥१८॥ 


मिथ्यादृष्टिजीवः उपदिष्ट प्रवचन न श्रदधधाति । 
श्रदधाति असदुभावं, उपदिष्ट वा अनुपदिष्टम्‌ ॥॥१८॥ 





१० पटखण्डागम - घवला पुस्तक -, पृष्ठ १६३, गाथा ६०३. 


् | गीम्पटसार जीवकाण्ड गाथा १८ 


टीका - भिथ्यादृष्टि जीव है, सो उपदिप्ट कहिए अन्त श्रादिकनि करि 
उपदेस्था हुआ प्रवचन कहिए श्राप्त, आगम, पदार्थ इनि तीनो की नाहीं श्रद्ध॑ह 
जाते प्र कहिए उत्कृष्ट है वचन जाका, असा प्रवचन कहिए भ्राप्त । बहरि प्रकृप्ट जो 
परमात्मा, ताका वचन सो प्रवचन कहिए परमागम । बहुरि प्रकृष्ट उच्चते कहिए 
प्रमाण करि निरूपिए असा प्रवचन कहिए पदार्थ, या प्रकार निरुक्ति करि प्रवचन 
शब्द करि आप्त, आगम, पदार्थ तोनों का श्र्थ हो है। बहुरि सो मिथ्यादृष्टि 
असदभाव कहिए मिधथ्यारुप, प्रवचन कहिए आप्त श्रागम, पदार्थ, उपदिष्द कहिए 
श्राप्त कीसी आभासा लिए कुदेव जे है, तिनकरि उपदेस्या हम्ना श्रथवा अनुपदिष्ट 
कहिए विना उपदेस्या हुआ, ताकों श्रद्धान करे है। बहुरि वादी का अ्रभिप्राय 
लेइ उक्त च गाथा कहै हैं - 


“घड़पडथंभादिपयत्येस.. मिच्छाइट्टी जहावगम । 
सहृहतो वि श्रण्णाणी उच्चदे जिशवयणें सहृहणाभावादों ॥” 


याका श्रर्थ - घट, पट, स्तंभ भ्रादि पदार्थनि विपे मिथ्यादृष्टि जीव यथार्थ 
ज्ञान लीए श्रद्धान करता भी श्रज्ञानी कहिए, जाते जिनवचन विप॑ श्रद्धान का भ्रभाव 
है । असा सिद्धात का वाक्य करि कह्मया मिथ्यादृष्टि का लक्षण जानि सो मिध्यात्व 
भाव त्यजना योग्य है | ताका भेद भी इस ही वाक्य करि जानना | सो कहिए 
हैं - कोऊ मिथ्यादर्शनरूप परिणाम आत्मा विपे प्रकट हुआ थका वर्ण-रसादि की 
उपलब्धि जो ज्ञान करि जानने की प्राप्ति, ताहि होते सते क्रारणविपर्यास, 
बहुरि भेदाभेदविपर्यास, बहुरि स्वरूपविपर्यास की उपजाव॑ है । 


तहा कारण विपर्यास प्रथम कहिए है| रूप-रसादिकनि का एक कारण है 
सो अमर्तीक है, नित्य है अस्ते कल्पना करे है। अन्य कोई पृथ्वी आदि जातिभेद 
लीए भिन्न-भिन्न परमाणु है, ते पृथ्वी के च्यारि गुणयुक्त, श्रपके गध बिना तीन गुणयुक्त, 
अ्रग्ति के रस बिना दोय गुणयुक्त, पवन के एक स्पर्श युणयुक्त परमाणु है, ते अपनी 
समान जाति के कार्यनि कौ निपजावनहारे है, असा वर्णन करे है। या प्रकार कारण 


विषे विपरीतभाव जानना । 


बहुरिं भेदाभेदविपर्यास कहै हैं - कार्य ते कारण भिन्न ही है श्रथवा अभिन्न ही 
है, औसी कल्पना भेदाभेद विषे भअन्यथापना जानना । 


सम्पाज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ६५ 


बहुरि स्वरूपविपर्यास कहै है - रूपादिक गुण निविकल्प है, कोऊ कहै - है ही 
नाही । कोऊ कहै - रूपादिकनि के जानने करि तिनके आकार परिणाया ज्ञान ही है 
नाही, तिनका अवलंबन बाह्य वस्तुरूप है। अंसा विचार स्वरूप विषे मिथ्यारूप जानना । 
या प्रकार कुमतिज्ञान का बल का श्राधार करि कुश्लुतज्ञान के विकल्प हो है । इधका 
सर्व मूल कारण मिथ्यात्व कर्म का उदय ही है, असा निश्चय करना । 


आगे सासादतगुरणास्थान का स्वरूप दोय सूत्रनि करि कहै है - 


आदिमससस्सत्तद्ञा, समयादोी छावलित्ति वा सेसे। 
अणाअ्णदरुदयादो, रासियसस्मोत्ति सासराक्‍्खो सो ॥१८॥ 


ग्रादिससस्पकत्वादहा, श्राससयतः षडावलिरिति वा दोषे । 
झनान्यतरोदयात्‌ नाशितसम्यक्त्व इति सासानाख्यः सः ॥॥१९॥॥ 


ठीका - प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल विषे,जघन्य एकसमय, उत्कृष्ट छह 

आवली अवशेष रहैं, भ्रनंतानुबंधी च्यारि कषायनि विषे अन्यतम कोई एक का उदय 
होते सते, नष्ट कीया है सम्यक्त्व जाने असा होई, सो सासादन जैसा कहिए । बहुरि 
वा शब्दकरि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का काल विषे भी सासादन गुणस्थान की प्राप्ति 
हो है। औसा (गुणाधराचार्यक्ृत) कषायप्राभूतनामा यतिवृषभाचार्यक्रत (चूरिसूत्र) 
जयधवल ग्रन्थ का अभिप्राय है । 

जो मिथ्यात्व ते चतुर्थादि गुणस्थाननि विषे उपशम सम्यकत्व होइ, सो 
प्रथभोपशम सम्यक्‍त्व है । 

बहुरि उपशमश्रेणी चढते क्षायोपशसिक सम्यकत्व ते जो उपशम सम्यकत्व 
होय, सो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व जानना । 


सम्मत्तरमणशपव्वयसिहरादों सिच्छभ्सिससभिमुहो । 
रसासियसस्सत्तों सो, सासणणामों भुखेयव्यों ॥२०॥। 
सम्यक्त्वरत्नपर्वतशिखरात्‌ सिश्यात्वभुसिससभिसुखः । 
नाशितसस्यकत्वः सः,. सासननामा संतब्य ॥१२०५। 


१ पद्खण्डागम - घवला पुस्तक - ९, (८5 १६७, गाथा १०८. 


९६ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा २१-२२ 


टीका - जो जीव सम्यक्त्वपरिणामरूपी र॒त्नमय पर्वत के शिखर ते मिथ्यात्व- 
परिणामरूपी भूमिका के सन्मुख होता सता, पडि करि जितना अ्रतराल का काल 
एक समय श्रादि छह आवली पर्यन्त है,तिहि विषे वर्ते, सो जीव नष्ट कीया है 
सम्यक्त्व जाने, श्रैसा सासादन नाम धारक जानना । 

भ्राग सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान का स्वरूप गाथा च्यारि करि कहै है - 


सम्सामिच्छुदयेर! ये, जत्तंतरसव्वधादिकज्जेरा । 
रण य सम्मं सिच्छे पि य, सस्सिस्सो होदि परिणामों ॥२१॥४१ 


सम्यग्मिथ्यात्वोदयेन च, जात्यंत्रसर्वधातिकायंरा । 
न च सम्यक्‍त्व॑ं सिथ्यात्वमपि च, सम्मिश्रो भवति परिणामः ॥॥२ ११! 


टीका - जात्यतर कहिए जुदी ही एक जाति भेद लीए जो सर्वंघातिया 
कार्यरूप सम्यग्मिथ्यात्व नामा दर्शनमोह की प्रकृति, ताका उदय करि मिथ्यात्व 
प्रकृति का उदयवत्‌ केवल मिथ्यात्व परिणाम भी न होइ है । अर सम्यक्त्व प्रकृति 
का उदयवत्‌ केवल सम्यक्त्व परिणाम भी न होइ है। तिहिं कारण ते तिस 
सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति का कार्यभूत जुदी ही जातिरूप सम्यग्मिथ्यात्वपरिणाम 
मिलाया हुआ मिश्रभाव हो है, श्रेसा जानना । 


दहिगुडमिव वामिस्सं, पुहभाव रोव कारिदु सक्‍क। 
एवं मिस्सयभावो, सम्मामिच्छोत्ति रादव्बों ॥२२॥१ 


दधिगुडमिव व्यामसिश्रं, पृथरभावं नेच कतु शक्‍्यम्‌ । 
एवं मसिश्रकभावः, सम्पस्मिथ्यात्वभिति ज्ञातव्यम्‌ ॥२२॥। 


टीका - इव कहिए जैसे, व्यामिश्र॑ कहिए मिल्या हुआ, दही अर गुड सो 
प्रथग्भाव करतूँ कहिए जुदा-जुदा भाव करने कौ, नेच शक्‍्य कहिए नाही समर्थपना 
है, एवं कहिए तैसे, सम्यग्मिथ्यात्वरूप मिलया हुआ परिणाम, सो केवल सम्यक्त्वभाव 
करि श्रथवा केवल मिथ्यात्वभाव करि जुदा-जुदा भाव करि स्थापने कौ नाही 
समर्थपना है । इस कारण ते सम्यग्मिथ्यादृष्टि श्रैसा जानना योग्य है । समीचीन 
झ्रर सोई मिथ्या, सो सम्यग्मिथ्या अैसा है दृष्टि कहिए श्रद्धान जाके, सो सम्यग्सिथ्या- 


१-पट्खडागम-धवला पुस्तक १, पृ १७१-गा १०६ 


सम्परज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] ६७ 


मिथ्यादृष्टि है। इस निरुक्ति ते भी पूर्वे ग्रह्मा जो श्रतत्त्वश्रद्धान, ताका सर्वथा त्यांग 
बिना, तीह सहित ही तत्त्व श्रद्धान हो है। जाते तैसे ही सभवता प्रकृति का 
उदयरूप कारण का सद्भाव है । 


सो संजसं ण गिण्हदि, देसजसं वा रण बंधदे आउं । 
सस्मं वा भिच्छे वा, पडिवज्जिय मरदि सिय्मेरण ॥२३॥४ 


स संयम न गृह्लाति, देशयमं वा न बध्नाति आयुः । 
सम्यकत्वं वा भिथ्यात्वं, वा प्रतिपद्य झ्चियते नियमेन ॥॥२३।॥। 


टीका - सो सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीव है, सो सकलसयम वा देशसयम कौ 
ग्रहरा करे नाही, जाते तिनके ग्रहण योग्य जे करणरूप परिणाम, तिनिका तहा मिश्र- 
गुणस्थान विषे असभव है । बहुरि तेसे ही सो सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव च्यारि गति 
संबधी आयु कौ नाही बाधे है । बहुरि मरणकाल विषे नियमकरि सम्यग्मिथ्यात्वरूप 
परिणाम कौ छोडि, भ्रसयत सम्यर्दृष्टीपना कौ वा भिथ्यादृष्टीपना कौ नियमकरि 


प्राप्त होइ, पीछे मरे है । 


भावार्थ - मिश्नगुणस्थान ते पचमादि गुणस्थान विषे चढना नाही है। 
बहुरि तहा आयुबध वा मरण नाही है । 


सम्मत्तभिच्छपरिणामेसु जहि आउंगं पुरा बद्ध । 
तहि मरणं मररणंतसम॒ग्घादी वि य रा सिस्सस्मि ॥२४॥९ 


सम्यक्त्वभिथ्यात्वपरिणासमेषु यत्रायुष्क पुरा बद्धस्‌ । । 
तत् मरण मरणांतसमुद्घातो४पि च न सिश्रे ॥॥२४।॥। 


टीका - सम्यक्त्वपरिणाम अर मिथ्यात्वपरिणाम' इतनि दोऊनि विषे जिह 
परिणाम विषे पुरा कहिए सम्यग्मिथ्यादुष्टीपनाकौ प्राप्ति भए पहिले, परभव का 
भ्रायु बध्या होइ, तीहि सम्यक्त्वरूप वा मिथ्यात्वरूप परिणाम विपषे प्राप्त भया ही 
जीव का मरण हो है, अंसा नियम कहिए है। बहुरि श्रन्य केई आचार्यनि के 


१ पटुखडागम - धवला पुस्तक ४, पृष्ठ २४१, गाथा रे३ 
२ पट्खडागम - घवला पुस्तक ४, पृष्ठ ३४६ गाथा ३३ एव पुरतक ४५, पृष्ठ ३१ दीका, 


८ ] [ गोम्मटसार जोवकाण्ड गाया२५ 


अभिप्राय करि नियम नाही है । सोई कहिए है - सम्यक्त्वपरिणाम विपे वर्तमान 
कोई जीव यथायोग्य परभव के श्रायु कौ बाधि बवहुरि सम्यग्मिथ्यादुष्टि होइ पीछे 
सम्यक्त्व कों वा मिथ्यात्व कौ प्राप्त होइ मरे है। बहुरि कोई जीव मिथ्यात्व- 
परिणाम विषे वततमान, सो यथायोग्य परभव का श्रायु वाधि, बहुरि सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि होइ पीछे सम्यवत्व कौ वा मिथ्यात्व कौ प्राप्त होइ मरे है। वहुरि तैसे ही 
माराणातिक समुद्घात भी मिथ्रगुणस्थान विपे नाही है । 


आ्रा्ग श्रसयत गुणस्थान के स्वरूप कौ निरूप हैं । 


सम्मत्तदेसघादिस्सुदयादो बेदगं हवे सम्म । 
चलसलिनमगाढढं तं रिगच्चं कम्मक्खवरणाहेंदु ॥२५॥ 


सम्यक्त्वदेशघातेरुदयाद्वेदक भवेत्सम्यक्त्वम्‌ । 
चले सलिनभगाढं तन्नित्य॑ कर्मक्षपरहेतु ॥॥२५॥॥ 


टीका - अनतानुवधी कषायनि का प्रशस्त उपशम नाही है, इस हेतु ते 
तिन अनतानुबधी कषायनि का श्रप्रशस्त उपशम कौ होते श्रथवा विसयोजन होते, 
बहुरि दर्शनमोह का भेदरूप मिथ्यात्वकर्म श्र सम्यग्मिथ्यात्वकर्म, इनि दोऊनि कौ 
प्रशस्त उपशमरूप होते वा श्रप्रशस्त उपशम होते वा क्षय होने के सन्मुख होते 
बहुरि सम्यकत्व प्रकतिर्प देशघातिया स्पर्धको का उदय होते ही जो तत्त्वार्थ॑श्रद्धान 
है लक्षण जाका, असा सम्यक्त्व होइ, सो वेदक जैसा नाम घारक है । 


जहा विवक्षित प्रकृति उदय श्रावने योग्य न होइ अर स्थिति, अनुभाग घटने 
वा बधने वा सक्रमण होने योग्य होइ, तहा अ्रप्रशस्तोपशम जानना । 


बहुरि जहा उदय आवने योग्य न होइ अर स्थिति, अनुभाग घटने-बधने 
वा सक्रमण होने योग्य भी न होइ, तहा प्रशस्तोपशम जानना । 


बहुरि तीहि सम्यकत्व प्रकृति का उदय होते देशघातिया स्पर्धकनि के 
तत्त्वार्थश्रद्धान नष्ट करने को सामर्थ्य का अ्रभाव है, ताते सो सम्यक्त्व चल, मलिन 
अगाढ हो है। जाते सम्यक्त्व प्रकृति के उदय का तत्त्वार्थश्रद्धात कों मल 
उपजावने मात्र ही विषे व्यापार है। तीहि कारण ते तिस सम्यकत्व प्रकृति के 
देशघातिपना है । अंसे सम्यक्त्व प्रकृति के उदय कौ श्रनुभवता जीव के उत्पन्न भया 


प्म्पम््ञानचन्द्रिका भाषादीका ) [ ६६ 


जो तत्त्वाथथ॑श्रद्धान, सो वेदक सम्यवत्व है, असा कहिए है । यह ही वेदक सम्यक्‍त्व 
है, सो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व अैसा नामधारक हैं, जाते दर्शनमोह के सर्वंघाती 
स्पर्धकनि का उदय का अभावरूप है लक्षण जाका, ऐसा क्षय होते, बहुरि 
देशघातिस्पर्धकरूप सम्यकत्व प्रकृति का उदय होते, बहुरि तिसही का वर्तमान 
समयसबधी ते ऊपरि के नि्षेक उदय कौ न ॒ प्राप्त भए, तिनिसबधी स्पर्धकनि का 


सत्ता अवस्थारूप है लक्षण जाका, ऐसा उपशम होते वेदक सम्यकत्व हो है। तात ताते 
याही का दूसरा नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है। भिन्न नाही है का दूसरा नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है, भिन्न ना है । 


सो वेदक सम्यक्त्व कैसा है ? नित्यं कहिए नित्य है। इस विशेषण करि 
याकी जघन्यस्थिति अतर्मूहर्त है, तथापि उत्कृष्टपना करि छबासठि सागरप्रमाण 
काल रहै है । ताते उत्कृष्ट स्थिति अपेक्षा दीघकाल ताई रहै है, ताते नित्य कद्मा 
है। बहुरि सर्वकाल अविनश्वर श्रपेक्षा नित्य इहा न जानना । बहुरि कैसा है ? 
कर्मक्षपणहेतु (कहिए) कर्मक्षपावने का कारण है। इस विशेषण करि मोक्ष के 
कारण सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र परिणाम हैं, तिनि विषे सम्यक्त्व ही मुख्य कारण 
है, ऐसा सूचे है । बहुरि वेदक सम्यक्त्व विषे शकादिक मल है, ते भी यथासभव 
सम्यक्त्व का मूल ते नाश करने कौ कारण नाही, श्रैसे सम्यक्त्व प्रकृति के उदय 
ते उपजे है । 

बहुरि श्रोपशमिक अर क्षायिक सम्यक्त्व विषे मल उपजावने कौ कारण 
तिस सम्यक्त्व प्रकृति का उदय का अभाव ते निर्मेलपना सिद्ध है, ऐसा हे शिष्य ! 
तू जान । 


बहुरि चलादिकनि का लक्षण कहै है, तहा चलपना कहिए है - 
नानात्मीयविशेषेषु चलतीति चल॑ स्सृतं । 
लसत्कल्लोलमालासु जलमेकमवस्थितं ॥। 
स्वकारिते5हंच्चेत्यादो देवो5यं मेःन्यकारिते ॥ 
प्रग्यस्यायसिति अआस्यन सोहाच्छाड्रोइपि चेष्टते ॥ 


याका अर्थ - नाना प्रकार अपने हो विशेष कहिए ग्राप्त, आगम, पदार्थरूप 
श्रद्धान के भेद, तिनि विषे जो चले - चचल होइ, सो चल कह्मया हैं। सोई कहिए 
है - अपना कराया अहुन्तप्रतिबिबादिक विषे यहु मेरा देव है, ऐसे ममत्व करि, बहुरि 


६०४१ [ भोम्पटसार जीवकाण्ड गाया २५ 


श्रन्यकरि कराया श्रहेन्तप्रतिविवादिक विष यहु श्रन्य का है, ऐसे पर का मानिकरि 
भेदरूप भजन करे है, ताते चल कह्या है । 

इहा दृष्टात कहे है - जेसे नाना प्रकार कल्‍लोल तरगनि की पक्ति विपे जल 
एक ही अवस्थित है, तथापि नाना रूप होइ चल है, तैसे मोह जो सम्यवत्व प्रकृति 
का उदय, ताते श्रद्धान है, सो भ्रमण रूप चेष्टा करे है । 


भावार्थ - जेसे जल तरगनि विषे चचल होइ, परतु श्रन्यभाव कौ न भजै, 
तैसे वेदक सम्यर्दृष्टि अपना वा अन्य का कराया जिनविंबादि विषे यहु मेरा, यहु 
अन्य का इत्यादि विकल्प करे है, परतु श्रन्य देवादिक कौ नाही भज है । 


अब मलिनपना कहिए है - 


तदप्यलब्धमाहात्म्यं पाकात्सम्यकत्वकर्मणः । 
सलिन सलसंगेन शुद्ध स्वर्णमिवो-जड्रवेत ॥॥ 


याका श्रर्थ - सो भी वेदक सम्यक्त्व है, सो सम्यक्त्व प्रकृति के उदय ते न 
पाया है माहात्म्य जिहि, ऐसा हो है । वहुरि सो शकादिक मल का संगकरि मलिन हो 
है । जैसे शुद्ध सोना बाह्य मल का सयोग ते मलिन हो है, तैसे वेदक सम्यक्‍्त्व 


शकादिक मल का सयोग ते मलिन हो है । 
अब अगाढ कहिए है - 
स्थान एव स्थित कंप्रमगाढमित्ति कीत्यंते । 
वृद्धयष्टिरिवात्यक्तस्थाना करतले स्थिता ॥॥ 
समेप्यनतशक्तित्वे सर्वेषामहंतासयं । 
देवो5स्मे प्रभुरेषोस्मा इत्यास्था सुदशामपि ॥। 
याका श्रर्थ - स्थान कहिए श्राप्त, श्रागम, 'पदार्थनि का श्रद्धान रूप श्रवस्था, 
तिहि विषे तिष्ठता हुआ ही कापे, गाढा न रहै, सो अगाढ ऐसा कहिए है । 


ताका उदाहरण कहै हैं - भेसे तीज रुचि रहित होय सर्व अ्रहँन्त परमेष्ठीनि 
के अनतशक्तिपना समान होते सते, भी इस शातिकर्म, जो शात्ति क्रिया ताके श्रथि 
शातिनाथ देव है, सो प्रभु कहिए समर्थ है । बहुरि इस विघ्ननाशन आदि क्रिया के 
झ्रथि पाश्वनाथ देव समर्थ है । इत्यादि प्रकार करि रुचि, जो प्रतीति, ताकी 
शिथिलता सभवे है । ताते बूढे का हाथ विषे लाठी शिथिल सबंधपना करि अगाढ़ 
है, तेसे सम्यक्त्व अगाढ है । 


सम्यस्तानचन्द्रिका भाषादोका ] [१०३ 


भावार्थ - जैसे बूढे के हाथ ते लाठी छूटे नाहीं, परंतु शिथिल रहै । तैसे 
वेदक सम्यक्त्व का श्रद्धान छूटे नाही । शाति आदि के अ्रथि श्रन्य देवादिकनि कौ न 
सेवे, तथापि शिथिल रहै । जैन देवादिक विषे कल्पना उपजावे । 


अैसा इहा चल, मलिन, श्रगाढ का वर्णव उपदेशरूप उदाहरण मात्र कह्मा 
है । सर्व तारतम्य भाव ज्ञानगम्य है । 


थागे शौपशमिक, क्षायिक सम्यक्त्वनि का उपजने का कारण अभ्रर स्वरूप 
प्रतिपादन करे है - 


सत्तण्हं उवबसमदो, उवसम्सभ्सों खयादू खइयो य । 
बिदियकसायुदयादो, असंजदों होदि सम्मो' ये ॥२६॥ 


सप्तानायुपशसतः, उपशमसस्यकत्व॑ क्षयात्तु क्षायिक च । 
द्वितीयकबायोदयादसयतं भवति सम्यकत्व॑ चे ॥२६।॥। 


टीका - ताही पाइए है अत जाका, जैसा भनत कहिए_मिथ्यात्व, ताहि | ] 
श्रनुबध्नंति कहिए झ्राश्नय करि प्रवत अर्से अ्नतानुबंधी क्रोध, मा, माया, लोभ, | 
बहुरि मिथ्यात्व, सम्यस्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति नाम धारक 5 ग्मथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति नाम धारक दशेनमोह प्रक्ृति 
तीन, अँसे सात प्रकृतिनि का सर्व उपशम होने करि औपशमिक सम्यक्त्व हो है । 
बहुरि तैसे तिन सात प्रकृतिनि का क्षयते क्षायिक सम्यक्त्व हो है । बहुरि दोऊ सम्यक्त्व 
ही निर्मल है, जाते शकादिक मलनि का अश की भी उत्पत्ति नाहीं सभवे है। 
न कम ल है, जाते भ्राप्त, श्रागम, पुदार्थ गोचर श्रद्धान 





कल अनों +लत+ 


नि विष कुही भी स्खलित न हो है। बहुरि तेसे ही दोऊ सम्यक्त्व गाढ़ हैं, जाते 
आप्तादिक विषे तीत्र रुचि सभवे है। यहु सल का न सभवना, स्खलित न होना 
रच सभः 
तीव्रुचि का सभवना -ए तीनो सम्यक्त्व प्रकृति का उदय का इहा अत्यत अ्रभाव है, 
ताते पाइए है शेैसा जानता । 





बहुरि या प्रकार कहे तीन प्रकार सम्यक्त्वनि करि परिण॒या जो सम्यरदृष्टि 
जीव, सो द्वितीय कषाय जे श्रप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ; इन विषे एक 


किसी का उदय करि असंयत कहिए अ्सयमी हो है, याही ते याका नाम असंयत- 
सम्यरदृष्टी है । 


१०२ | [ गोस्मट्सार जीवकाण्ड गाया २७ +८ 


श्रागे तत्त्वार्थश्रद्धात का सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण श्र त्याग-का श्रवसर नाही, 
ताहि गाथा दोय करि प्ररूपे है - 


हि 'सम्माइट्ठी जीवों, उबइदूठ पवयर्ण तु सददह॒दि । 
सद्दहदि असब्भावं, श्रजारामाणो गुरुरिययोगा ॥२७॥४ 


सम्यग्दृष्टिजीव', उपदिष्टं प्रवचन तु श्रद्धाति । 
श्रद्धाति असद्भावं, श्रज्ञायमानों गुरुनियोगात्‌ ॥२७॥। 


टीका - जो जीव अरहुन्तादिकनि करि उपदेस्या हुवा श्रेसा जु प्रवचन कहिए 
झ्राप्त, आगम, पदार्थ ए तीन, ताहि श्रच्धाति कहिए श्रद्धे है, रोचे है | बहुरि तिनि 
ग्राप्तादिकनि विषे श्रसद्भावं कहिए अतत्त्व, श्रन्यथा रूप ताकौ भी अपने विशेष 
ज्ञान का भ्रभाव करि केवल गुरु ही का नियोग ते जो इस गुरु ने कह्मया, सो ही भ्रहेन्त 
की भाज्ञा है, श्रेसा प्रतीति ते श्रद्धान करे है, सो भी सम्यर्दुष्टि ही है, जाते तिस 
की श्राज्ञा का उललघन नाही करे है। 


भावार्थ - जो अपने विशेष ज्ञान न होइ, बहुरि जेनगुरु मदमति ते श्राप्तादिक 
का स्वरूप अन्यथा कहै, अर यहु श्रहेन्त की श्रेसी ही श्राज्ञा है, असे मानि जो असत्य 
श्रद्धान करें तौ भी सम्यर्दृष्टि का अभाव न होइ, जाते इसने तो श्रहन्त की भ्राज्ञा 
जानि प्रतीति करी है । 


( ४८ सत्तादो त सम्मं, दरसिज्जत जदा रप सददहदि । 
(| सो चेषब हवइ मिच्छाइट्ठी जीबो तदो पहुदी ॥२८॥ 


सूत्रातत सम्यग्द्शयतं, यदा न श्रद्घाति । 
स चेच भवति भिथ्यारष्टिर्जीवः तदा प्रभ्नुति ॥२८॥। 


टीका - तैसे असत्य अर्थ श्रद्धान करता श्राज्ञा सम्यर्दृष्टी जीव, सो जिस 
काल प्रवीण शअ्रन्य आचार्यनि करि पूर्वे प्रह्मा हुवा असत्याथेरूप श्रद्धान ते विपरीत 
भाव सत्यार्थ, सो गणधरादिकनि के सूत्र दिखाइ सम्यक्‌ प्रकार निरूपण कह्या हुवा 
होइ, ताकी खोटा हट करि न श्रद्धान करे तौ, तीहि काल सौ लगाय, सो जीव 





१, पट्खडागम - धवला पुस्तक र, एष्ठ १७४, गाथा ११० 


सम्यस्षनचन्द्रिका भाषादीका ] [ १०३ 


मिथ्यादृष्टी हो है। जाते सूत्र का अश्रद्धान करि जिन श्राज्ञा का उल्लघन का 
सुप्रसिद्धपना है, तीहि कारण ते मिथ्यादृष्टी हो है । 


भ्राग असयतपना प्रर सम्यर्दष्टीपना के सामानाधिकरण्य कौ दिखावे है - 


रपो इंदियेस विरदो, रो जीवे थावरे तसे वापि। 
जो सद्दहदि जिणुत्तं, सम्माइट्री श्रविरदोसों ॥२४॥४ 


नो इंद्रियेषु बिरतो, नो जीवे स्थावरे नसे वाषि । 
यः श्रहृधाति जिनोक्त, सस्यग्हष्टिरविरतः सः ॥॥२९॥। 


ठीका - जो जीव इद्वियविषयनि विषे नोविरत - विरति रहित है, बहुरि 
तैसे ही स्थावर, त्रस जीव की हिसा विषे भी नाही विरत है - त्याग रहित है । 
बहुरि जिन करि उपदेश्या प्रवचन कौ श्रद्धान करें है, सो जीव अ्विरत सम्यग्दुष्टी 
हो है । या करि असयत, सोई सम्यग्दृष्टी, सो श्रसयतसम्यर्दृष्टी है ऐसे समानाधि- 
करणपना दृढ़ कीया । बहुत विशेषणनि का एक वस्तु श्राधार होइ, तहा कर्मंधारेय 
समास विषे समानाधिरणपतन्ता जानना । बहुरि श्रपि शब्द करि ताक सवेगादिक 
सम्यक्त्व के गुण भी याके पाइए है, ऐसा धूचे है। बहुरि इहा जो श्रविरत विशेषण 
है, सो अत्यदीपक समान जानना । जैसे छेहुडे धरचा हुवा दीपक, पिछले सर्वेपदार्थनि ३४ 
कौ प्रकाश, तैसे इहा श्रविरत विशेषण नीचे के मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थाननि विषे 
अविरतपना कौ प्रकाश है, ऐसा सबध जानना | बहुरि श्रपि शब्द करि शअनुकपा 
भी है । 


भावार्थ--कोऊ जानैगा कि विषयनि विषे अविरती है, ताते विषयानुरागी 
बहुत होगा, सो नाही है, सवेगादि गुणसयुक्त है । बहुरि हिसादि विष अविरति 
है, ताते निर्देयी होगा, सो नाही है, दया भाव सयुक्त है, ऐसा अ्रविरतसम्यर्दृष्टि है । 


आगे देशसयत गुणस्थान कौ गाथा दोय करि निर्देश करे है - 


पच्चक्खाणुदयादो, संजमभावो रा होदि रावारि त । 
थोववदों होदि तदो, देसवदों होदि पंचमओ ॥३०॥१ 


३२. घट्खडागम - घवला पुस्तक १, पृष्ठ १७४, गाथा १११. 
९ षट्खडागम - घवला पुस्तक १, पृष्ठ १७६, गाथा ११२, 


१०४] [ गोस्सटसार जीतकाण्श गाया ३३-३३ 


प्रत्याख्यानोदयात्‌ संपमभावो न भवति नर्वारे तु । 
स्तोकत्रत भवति ततो, देशत्नतो भवति पंचमः ॥॥३०॥॥ 
टीका - अनतानुबधी, अप्रत्याख्यानावरणा रूप झ्राठ कषायनि का उपशम 
ते प्रत्यास्यानावरण कषायनि का देशघाती स्पर्धकनि का उदय होते सते सर्वघाती 
स्पर्धकनि का उदयाभाव रूप लक्षण जाका, ऐसा क्षय करि जाके सकल सयमरूप 


भाव न हो है । विशेष यहु देशसयम कहिए, किचित्‌ विरति हो है, ताकौ धरै-धरे, 
देशसयत नामा पचमगुणस्थानवर्ती जीव जानना । 


जो तसवहाउ विरदो, अविरदश्नो तह य थावरवहादो । 
एक्कसमयम्हि जोवो, विरदाविरदों जिरोक्कमई ॥३१॥ 


यस्त्रसवधाद्विरत , श्रविरतस्तथा च स्थावरवधात्‌ । 
एकसमये जीवो, विरताविरतो जिनेकमतिः ॥३१॥। 
टोका - सोई देशसयत विरताविरत ऐसा भी कहिए है । एक काल ही 
विषे जो जीव त्रसहिसा ते विरत है श्र स्थावरहिसा ते अविरत है, सो जीव विरत 
भर सोई अविरत ऐसे विरत-अविरत विषे विरोध है, तथापि श्रपने-शभ्रपने गोचर 
भाव त्रस-स्थावर के भेद अपेक्षा करि विरोध नाही | तीहि करि विरत-अश्रविरत (_. 
ऐसा उपदेश योग्य है । बहुरि तैसे चक्र शब्द करि प्रयोजन बिना स्थावर हिंसा 3 ” 
कौ भी नाही करे है, ऐसा व्याख्यान करना योग्य है। सो कसा है ” जिनेकमतिः 
कहिए जिन जे आप्तादिक, तिनही विष है एक केवल मति कहिए इच्छा - रुचि जाके 
ऐसा है । इस करि देशसयत के सम्यर्दृष्टीपना है, ऐसा विशेषण निरूपण कौया है। 
यहु विशेषरा झ्ादि दीपक समान है, सो श्रादि विषे धरा हुवा दीपक जैसे अगले 
सर्व पदार्थनि कौ प्रकाश, तैसे इहाते आगे भी सर्व गुणस्थानकनि विषे इस 
विशेषण करि सबंध करना योग्य है - सर्व सम्यग्दृष्टी जानने । 
श्रा्ग प्रमत्तगुणस्थान कौ गाथा दोय करि कहें है - 


संजलरणा रोोकसायाणुदयादों संजमों हवे जम्हा। 
मलजराणपमादो वि, य तम्हा हु पमत्तविरदों सो ॥३२॥ 


सज्वलननोकषायाणासुदयात्सयमो भवेद्यस्मात्‌ । 
समलजननप्रमादोषपि च तस्मात्खलु प्रमत्तविरतः सः (३२१ 


संस्पसज्ञानचन्द्रिका भाषाटोफा | [ १०४ 


ठीका - जा कारण ते संज्वलनकषाय के सर्वघाती स्पर्धकनि का उदयाभाव 
लक्षण धरे क्षय होते, बहुरि बारह कषाय उदय कौ न प्राप्त तिनका, भ्रर सज्वलन 
कषाय अर नोकषाय, इनके निषेकनि का सत्ता अ्रवस्था रूप लक्षण धरे उपशम 
होते, बहुरि सज्वलनकषाय, नोकषायनि का देशघाती स्पर्धकनि का तीज उदय ते 
सकलसयम अर मल का उपजावनहारा प्रमाद दोऊ हो है। तीहि कारण ते प्रमत्त 
सोई विरत, सो षष्ठम ग्णस्थानवर्ती जीव प्रमत्तसयत जैसा कहिए है। 


“विवक्खिदस्स संजसस्स ' खश्नोवसमियत्तपडप्पायरमेत्तफलत्तादो कर्थ 
सजलणणोकसायाणं चरित्तविरोहीण चारित्तकारयत्त ? देशघादित्त ण॒ सपडिवक्ख 
गुणं विरिम्पुलशसत्तिविरहियाणसुदयों विज्जसाणशों विण स कज्जकार श्रोत्ति 
सजमहेदुत्त रा विविक्खियत्तादो, वत्थुदो दु कज्ज पड़प्पायेदि मलजणरापादोधिय 
अविय इत्यवधारण' सलजण्शशपम्तादों चेव जम्हा एवं तम्हा हु पमतत्ताविरदो 
सो तमुब॒लक्खदि ।” 


याका श्रर्थ - विवक्षित जो सयम, ताके क्षायोपशमिकपना का उत्पादनमात्र 
फलपना है। सज्वलन भ्रर नोकषाय जे चारित्र के विरोधी, तिनके चारित्र का 
करता - उपजावना कैसे सभव है ” 


तहा कहे है - एक देशघाती है, तीहि भावकरि अपना प्रतिपक्षी सयमगुण, 
ताहि निर्मल नाश करने की शक्ति रहित है। सो इनका उदय विद्यमान भी है, 
तथापि अपना कार्यकारी नाही, सयसम नाश न करि सके है । जैसे सयम का 
कारणपना करि विवक्षा ते सज्वलन अर नोकषायनि के चारित्र उपजावना उपचार 
करि जानना । वस्तु ते यथार्थ निश्चय विचार करिए, तब ए सज्वलन अर नोकषाय 
श्रपने कार्ये ही को उपजावे है। इनि ते मल का उपजावनहारा प्रमाद हो है। 
श्रपि च अँसा शब्द है सो प्रमाद भी है, असा श्रवधारण भर्थ विषे जानना । मल का 
उपजावनहारा प्रमाद है, जाते जैसे ताते प्रकट प्रमत्तविरत, सो षष्ठम गुणस्थानवर्ती 
जीव है। 

ताहि लक्षण करि कहै है - 


वत्तावत्तपसमादे, जो वस॒इ पमतत्तसंजदो होदि । 
सयलगुराशशीलकलिओ, महव्वई चित्तलायरणो ॥३३॥१ 


१ पट्खडागम - घबला, पुस्तक १, पृष्ठ १७६, गाथा ११३. 


दि नतन-+->++-+ज-न, 


१०६ ] [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाथा ३४ 


व्यक्ताच्यक्तप्रमादे यो वसति प्रमत्तसंयतो भवति । 
सकलगुराशोलकलितो, महाव्रतोी चित्रलाचरराः ॥॥३३।॥। 


टीका - व्यक्त कहिए श्रापके जानने मे भ्राव, बहुरि श्रव्यक्त कहिए प्रत्यक्ष 
ज्ञानीनि के ही जानने योग्य असा जो प्रमाद, तीहिविष जो सयत प्रवर्त, सो चारित्र- 
मोहनीय का क्षयोपशम का माहात्म्य करि समस्त गुण शभ्रर शील करि सयुक्त 
महात्रती हो है । श्रपि शब्द करि प्रमादी भी हो है, श्रर महान्नती भी हो है । इहा 
सकलसयमपनो महातन्नतीपनों देशसंयत अ्रपेक्षा करि जानना, ऊपरि के गुणस्थाननि 
की अपेक्षा नाही है । तिस कारण ते ही प्रमत्तसयत चित्रलाचरण है, जैसा कह्मा 
है। चित्र॑ कहिए प्रमाद करि मिश्ररूप कौ 'लाति! कहिए गहै - करे, सो चित्रल 
कहिए । चित्रल आचरण जाके होइ, सो चित्रलाचरण जानना | श्रथवा चित्रल 
कहिए सारग, चीता, तिहि समान मिल्या हुवा काबरा झ्राचरण जाका होइ, सो 
चित्रलाचरण जानना । अथवा चित्त लाति कहिए मन कौं प्रमादरूप करि कहै, सो 
चित्तल कहिए । चित्तल है आचरण जाका, सो चित्तताचरण जानना । असी विशेष 
निरुक्ति भी पाठातर अपेक्षा जाननी । 

आ्रागे तिनि प्रमादनि का नाम, सख्या दिखावने के श्रथि सूत्र कहै है - 


विकहा तहा कसाया, इंदियरिएद्‌दा तहेब परणयो य । 
चदु चदु परामेगेगं, होति पमादा हु पण्णरस ॥३४॥४ 


विकथा तथा कषाया, इद्रियनिद्राः तथव प्ररणयह्च । 
चतुश्चतुः पञ्चेकेक, भवंति प्रमादाः खलु पंचदश ।॥३४।। 


ठीका - सयमविरुद्ध जे कथा, ते विकथा कहिए । बहुरि कषति कहिए 
सयमगुण को घाते, ते कषाय कहिए । बहुरि सयम विरोधी इद्वियनि का विषय 
प्रवत्तिरूप व्यापार, ते इद्रिय कहिए । बहुरि स्त्यानगृद्धि श्रादि तीन कर्मप्रकतिति का 
उदय करि वा निद्रा, प्रचला का तीत्र उदय करि प्रकट भई जो जीव के श्रपने दृश्य 
पदार्थनि का सामान्यमात्र ग्रहण कौ रोकनहारी जडरूप अवस्था, सो निद्रा है । बहुरि 
बाह्य पदार्थनि विषे ममत्वरूप भाव सो, प्रणय कहिए स्नेह हैं। ए क्रम ते विकथा 
च्यारि, कषाय च्यारि, इद्रिय पाच, निद्रा एक, स्नेह एक जैसे सर्वे मिलि प्रमाद पद्रह 


१ पट्खडागम - धवला, पुस्तक १, पृष्ठ १७६ गाया ११४ 


सम्पस्त्ानचन्द्रिका भाषाटीका | [ १०७ 


हो है । इहा सूत्र विपे पहिले चकार कह्मया, सो सर्व ही ए प्रमाद है, जैसा साधारण 
भाव जानने के श्रथि कह्या है। वहुरि दूसरा तथा शब्द कह्या, सो परस्पर समुदाय 
करने के श्रथि कह्मा है । 


श्रागे इनि प्रमादनि के भ्रन्य प्रकार करि पाच प्रकार है, तिनकौ नव 
गाथानि करि कहै है - 


संखा तह पत्थारो, परियट्टरणा रणादठ तह समुद्दिद॒ठ । 
एदे पंच पयारा, पसदसम॒क्कित्तरों सोया ॥३५॥ 


संख्या तथा प्रस्तारः, परिवर्तन नष्ट तथा समुद्विष्टम्‌ । 
एते पंच प्रकाराः, प्रमादससुत्कीतेने ज्ेयाः ॥॥३५॥॥ 


टीका - सख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, समुद्दिष्ट ए पांच प्रकार प्रमादनि 
का व्याख्यान विषें जानना | तहा प्रमादनि का आलाप कौ कारणभ्ृत जो शअक्ष- 
सचार के निमित्त का विशेष, सो सख्या है। बहुरि इनका स्थापन करना, सो प्रस्तार 
है। बहुरि श्क्षसचार परिवर्तेत है। सख्या धरि श्रक्ष का ल्यावना नष्ट है। श्रक्ष 
धरि सख्या का ल्यावना समुद्दिष्ट है। इहा भग कौ कहने का विधान, सो आलाप 
जानना । बहुरि भेद वा भग का नाम अक्ष जानना । बहुरि एक भेद अनेक भगनि 
विपे क्रम ते पलटे, ताका नाम अ्रक्षसचार जानना । बहुरि जेथवा भग होइ, तीहि 
प्रमाण का नाम सख्या जानना । । 


भागे विशेष सख्या की उत्पत्ति का अनुक्रम कहै है - 
सब्बे पि पुव्वभंगा, उवरिसभंगेसु एक्कसेक्केसु । 
मेलंति त्ति य कमसो, गुरिदे उप्पज्जदे संखा ॥३६॥ 
सर्वेषपि पुर्वंभंगा, उपरिसभगेषु एकैकेषु । 
सिलति इति च कऋरमशो,गुरिते उत्पचद्चयते संख्या १३३ ६।। 


टीका - सर्व ही पहिले भग ऊपरि-ऊंपरि के भंगनि विषे एक-एक विपे मिले 
है, सभवे हैँ। याते क्रम करि परस्पर गुणे, विशेष सख्या उपज है । सोई कहिए है - 
पूर्व भंग विकथाप्रमाद च्यारि, ते ऊपरि के कपायग्रमादनि विषे एक-एक विषे संभवे 


१०८ ] [ गोस्मटसार जोवकाण्ड गाथा १७ 


है | असे च्यारि विकथानि करि गुणे, च्यारि कपायनि के सोलह प्रमाद हो है। 
बहुरि ए नीचले भग सोलह भए, ते ऊपरि के इद्वियप्रमादनि विपे एक-एक विपषे सभवे 
हैं। श्रैसे सोलह करि गुणे, पच इद्रवियनि के श्रसी प्रमाद हो हैं । तैसे ही निद्रा विपे, 
बहुरि स्नेह विष एक-एक ही भेद है । ताते एक-एक करि गुण भी असी-श्रसी ही 
प्रमाद हो हैं । असे विशेष सख्या की उत्पत्ति कही । 


श्रा्ग प्रस्तार का भ्रनुक्रम दिखावे है - 


पढम॑ पसदपमारां, कमेरा रिगक्खिविय उवरिमाण च । 
पिडं पडि एक्केके, रिगक्खिते होदि पत्थारों ॥३७॥ 


प्रथम प्रमादप्रमाण, क्रमेण निक्षिप्प उपरिभाण च । 
पिड प्रति एकंक, निक्षिप्ते भवति प्रस्तारः ॥॥३७॥। 


टीका - प्रथम विकथास्वरूप प्रमादनि का प्रमाण का विरलन करि एक-एक 
जुदा विखेरी, पीछे क्रम करि नीचे विरल कीया था। ताक एक-एक भेद प्रति एक- 
एक ऊपरि का प्रमादरपिड कौ स्थापन करना, तिनकों मिले प्रस्तार हो है। सो 
कहिए है - विकथा प्रमाद का प्रमाण च्यारि, ताकौ विरलन करि क्रम ते स्थापि 
(१ १ १ १) बहुरि ताक ऊपरि का दूसरा कपाय नामा प्रमाद, ताका पिड जो 
समुदाय, ताका प्रमाण च्यारि (४) ताहि विरलनरूप स्थापे जे नीचले प्रमाद, 
तिनिका एक-एक भेद प्रति देना । 


भावार्थ - एक-एक विकथा भेद ऊपरि च्यारि-व्यारि कषाय स्थापने 
के ४ ४४४ 


वि १११ १ सो इनकौ मिलाए जोडें, सोलह प्रमाद हो है । बहुरि ऊपरि की श्रपेक्षा 
लीए याकौ पहिला प्रमादर्पिड कहिए, सो याकौं विरलन करि क्रम ते स्थापि, याते 
ऊपरी का तिस पहिला की श्रपेक्षा याको दूसरा इद्रियप्रमाद, ताका पिंड प्रमाण 
पाच, ताहि पूर्ववत्‌ विरलन करि स्थापे, जे नीचले प्रमाद, तिनके एक-एक भेद प्रति 
एक-एक पिंडरूप स्थापिए - 

4 प्र न ४ ३ अमर ४ ४०४४ # भू भू न # 

१ १ ९१ ९१ १ १११ ११५ १५५१५ ११९१ १ 

क्रो मा मा लो , क्रो मामालो, क़ो मामालो, क्रो मामालो, 

स्‍त्री स्त्री स्त्री स्‍त्री, सम भे भ भ, रा रा रारा,श्रश्नश्र श्र, 


सम्यस्ज्ञानचन्द्रिका भाषादोका | [ १०६ 


भावार्थ - सोलह भेदनि विषे एक-एक भेद ऊपरि पाच-पांच इंद्विय स्थापने, 
सो इनकों जोडे, असी भग हो है। यहु प्रस्तार आगे कहिए जो अक्षसचार, ताका 
कारण है । जैसे प्रस्ताररूप स्थापे जे असी भग, तिनिका आलाप जो भग कहने का 
विधान, ताहि कहिए है - स्नेहवान्‌-निद्रालु-स्पर्शन इद्रिय के वशीभूत-क्रोधी-स्त्री- 
कथालापी अैसे यहु असी भंगनि विषे पहिला भग है । बहुरि स्नेहवानू-निद्रालु-रसना 
इंद्रिय के वशीभूत-क्रोधी-स्त्रीकथालापी अँसे यहु दूसरा भंग है । बहुरि स्नेहवानू- 
निद्रालु-प्राण इंद्रिय के वशीभूत-क्रोधी-स्त्रीकथालापी जैसे यहु तीसरा भंग भया। 
बहुरि स्नेहवान-निद्रालु-चक्षु इद्रिय के वशीभूत-क्रोधी-स्त्रीकथालापी असे यहु चौथा 
भग है । बहुरि स्नेहवान-निद्वालु-श्रोत्र इद्रिय के वशीभूत-क्रोधी-स्त्रीकथालापी असे 
यहु पाचवा भग है। असे पाच भग भए। याही प्रकार क्रोधी की जायगा मानी 
स्थापि पच भग करने । 


बहुरि मायावी स्थापि पंच भग करने । बहुरि लोभी स्थापि पच भंग 
करने । श्रैसे एक-एक कषाय के पाच-पाच होइ, च्यारि कषायनि के एक स्त्रीकथा 
प्रमाद विषे वीस आलाप हो है । बहुरि जैसे स्त्रीकथा आ्रालापी की श्रपेक्षा वीस भेद 
कहे, तेसे ही स्त्रीकथालापी की जायगा भक्तकथालापी, बहुरि राष्ट्रकथालापी, बहुरि 
अ्वनिपालकथालापी क्रम ते स्थापि एक-एक विकथा के वीस-वीस भंग होइ । 
च्यारी विकथानि के मिलि करि सर्वप्रमादनि के असी आलाप हो है, असा जानना । 


श्राग अन्य प्रकार प्रस्तार दिखावे है - 


रिप्रव्खित्तु बिदियमेत्तं, पढम॑ तस्सुवरि बिदयसेक्केक्क । 
पिडे पडि रिगक्‍्खेञ्लो, एवं सब्वत्थ कायव्यों ॥३८॥। 


निष्षिप्त्वा द्वितीयमात्रं, तस्यौपरि द्वितीयमेकंकम्‌ । 
पिड प्रति निक्षेप, एवं सर्वत्र क्तेच्यः ॥॥३८॥ 


टीका - कषायनामा दूसरा प्रमाद का जेता प्रमाण, तीहिमात्र स्थानकनि 
विषे विकथास्वरूप पहिला प्रमाद का समुदायरूप पिड जुदा-जुदा स्थापि 
( ४४ ४४ ), बहुरि एक-एक पिंडप्रति द्वितीय प्रमादनि का प्रमाण का एक-एक 
रूप ऊपरि स्थापना | 


११० |] | गोम्मठसार जीवफाण्ठ गाया दै८ 


भावार्थ - च्यारि-च्यारि प्रमाण लीए, एक-एक विकथा प्रमाद का पिड, 
ताकौ दूसरा प्रमाद कपाय का प्रमाण च्यारि, सो च्यारि जायगा स्थापि, एक-एक 


'पिड के ऊपरि क्रम ते एक-एक कषाय स्थापिए ( १११९१) असे स्थापन कीए, तिन 
४ ४४ ४ 


का जोड सोलह पिड प्रमाण होइ। वहुरि 'असे ही सर्वत्र करना” इस वचन ते यहु 
सोलह प्रमाण पिड जो समुदाय, सो तीसरा इद्विय प्रमाद का जेता प्रमाण, तितनी 
जायगा स्थापिए । सो पाच जायगा स्थापि ( १६ १६ १६ १६ १६ ), इनके 
ऊपरी तीसरा इद्रिय प्रमाद का प्रमाण एक-एक रूपकरि स्थापन करना । 


भावा् - पूर्वोक्त सोलह भेद जुदे-जुदे इद्रिय प्रमाद का प्रमाण पाचा, सो 


पाच जायगा स्थापि, एक-एक पिड के ऊपरि एक-एक इद्विय भेद स्थापन करना 
53 5803 ० 
( १६ १६ १६ १६ ) जैसे स्थापन कीए, श्रधस्ततन कहिए नीचे की अपेक्षा 


ग्रक्षसचार कौं कारण दूसरा प्रस्तार हो है । 


सो इस प्रस्तार श्रपेक्षा आलाप जो भय कहने का विधान, सो कंस हो है ” 


सोई कहिए है - स्त्रीकथालापी-क्रोधी-स्पर्शन-इद्रिय के वशीकूत-निद्रालु- 
स्नेहवान्‌ जैसा असी भगनि विषे प्रथम भग है। बहुरि भक्तकथालापी-क्रोधी-स्पर्शन 
इद्रिय के वशीभूत-निद्रालु-स्नेहवान भ्रैसा दूसरा भग है | वहुरि राष्ट्रकथालापी- 
क्रोधी-स्पर्शन इद्रिय के वशीभूत-निद्रालु-स्नेहवान्‌ असा तीसरा भग है। बहुरि 
अ्रवनिपालकथालापी-क्रोधी-स्पर्शन इद्रिय के वशी भूत-निद्रालु-स्नेहवान्‌ अंसा चौथा भग 
है। असे ही क्रोध की जायगा मानी वा सायावी वा लोभी क्रम ते कहि च्यारि- 
च्यारि भग होइ, च्यारो कषायनि के एक स्पर्शन इद्रिय विष सोलह झालाप हो है । 


बहुरि असे ही स्पर्शन इद्रिय के वशीभूत की जायगा रसना वा प्राण वा 
चक्षु वा थ्रोत्र इद्रिय के वशीभूत क्रम ते कहि एक-एक के सोलह-सोलह भेद होइ 
पाचो इद्रियनि के अ्रसी प्रमाद श्रालाप हो हैं। तिनि सबनि को जानि ब्रती पुरुषनि 
करि प्रमाद छोडने । 
भावार्थ - एक जीव के एक काल कोई एक-एक, कोई भेदरूप विकथादिक 
हो है । ताते तिनके पलटने की अपेक्षा पद्रह प्रमादनि के अ्सी भग हो हैं । असा ही 
यहु श्रनुक्तम चौरासी लाख उत्तरगुण, श्रठरह हजार शील के भेद, तिनका भी 


प्रस्तार विषे करना । 


सम्परक्ानचच्द्रिका भाषाटोका | [ १११ 


श्राग पीछे कह्मया जो दूसरा प्रस्तार, ताकी अपेक्षा श्रक्षपरिवर्तन कहिए 
अक्षसंचार, ताका अनुक्रम कहै है - 


पढमक्खो अ्रंतगदो, आदिगदे संकमेदि बिदियक्खो । 
दोण्णिवि गंतृणंतं, आदिगदे संकमेदि तदियक्खो ॥३४॥ 


प्रथमाक्ष अ्रंतगतः आ्रादिगते संक्रामति द्वितीयाक्षः । 
द्वावषि गत्वांतमादिगते, संक्रामति तृतीयाक्षः ॥॥३९॥। 


टीका - पहिला प्रमाद का श्रक्ष कहिए भेद विकथा, सो आालाप का 
अनुक्रम करि श्रपने पर्यन्त जाइ, बहुरि बाहुडि करि अपने प्रथम स्थान कौ ग॒ुगपत्‌ 
प्राप्त होइ, तब दूसरा प्रमाद का अ्रक्ष कषाय, सो अपने दूसरे स्थान कौ प्राप्त होइ। 


भावार्थ - आलापनि विषे पहिले तो विकथा के भेदनि कौ पलटिए, क्रम ते 
स्‍त्री, भक्त, राष्ट्र, अ्रवनिपालकथा च्यारि आलापनि विषें कहिए | भ्रर भ्रन्य प्रमादनि 
का पहिला-पहिला ही भेद इन चारौ श्रालापनि विषे ग्रहण करिए । तहां पीछे 
पहिला विकथा प्रमाद भ्रपना अंत अवनिपालकथा तहां पर्यत जाई, बाहुडि करि अपना 
सत्रीकथारूप प्रथम भेद कौ जब प्राप्त होइ, तब दूसरा प्रमाद कषाय, सो अपना 
पहला स्थान क्रोध को छोडि, द्वितीय स्थान मान कौ प्राप्त होइ । बहुरि प्रथम प्रमाद 
का अक्ष पूर्वोक्त अनुक्रम करि संचार करता अपना पर्यन्त कौ जाइ, बाहुडि करि 
प्रुगपत्‌ अपना प्रथम स्थान कौ जब प्राप्त होइ, तब दूसरा प्रमाद का अ्रक्ष कषाय, सो 
अपना तीसरा स्थान कौ प्राप्त होइ । 


भावार्थ - दूसरा कषाय प्रमाद दूसरा भेद मान कौ प्राप्त हुवा, तहा भी 
पूर्वोक्त प्रकार पहला भेद क्रम ते च्यारि आलापनि विष क्रम ते पलटी, भ्रपना पर्य॑न्त 
भेद ताईं जाइ, बाहुडि अपना प्रथम भेद स्त्रीकथा कौ प्राप्त होइ, तब कषाय 
प्रमाद श्रपता तीसरा भेद माया कौ प्राप्त हो है। बहुरि असे ही सचार करता, 
पलटता दूसरा प्रमाद का श्रक्ष कषाय, सो जब श्रपने अत पर्यन्त भेद कौ प्राप्त 
होइ, तब प्रथम अक्ष विकथा, सो भी अपना पर्यन्त भेद कौ प्राप्त होइ तिष्ठे । 


भावार्थ - पूर्वोक्त प्रकार च्यारि आलाप माया विषे, च्यारि आलाप लोभ 
विषे भए कषाय अक्ष अपना पर्यन्त भेद लोभ, ताकौ प्राप्त भया | अर इनिविष 


११३ ] | गरोम्मटरसार जीवकाएड गाथा '४० 


पहिला अ्रक्ष विकथा, सो भी अपना पर्यन्त भेद श्रवनिषालकथा, ताकौ प्राप्त भया, 
श्रेसे होते सोलह श्रालाप भए । 


बहुरि ए दोऊ श्रक्ष विकथा श्रर कपाय बाहुडि करि अपने प्रथम स्थान कौ 
प्राप्त भए, तब तीसरा प्रमाद का श्रक्ष श्रपना प्रथम स्थान छोडि, दूसरा स्थान कौ 
प्राप्त हो है। अर इस ही श्रनुक्रम करि प्रथम शभ्रर द्वितीय अ्रक्ष का क्रम ते अपने 
पर्यन्‍्त भेद ताई जानना । बहुरि बाहुडना तिनकरि तीसरा प्रमाद का झ्क्ष इद्रिय, 
सो अपना तीसरा आदि स्थान की प्राप्त होड, असा जानना । 


भावार्थ - विकथा अर कषाय श्रक्ष वाहुडि श्रपना प्रथम स्थान स्त्रीकथा शभ्रर 
क्रोध कौ प्राप्त होइ, तब इद्विय श्रक्ष विषे पूर्व सोलह आलापनि विषे पहिला भेद 
स्पर्शन इद्रिय था, सो तहा रसना इद्रिय होइ, तहा पूर्वोक्त प्रकार अपना-प्रपना 
पर्यत भेद ताई जाय, तब रसना इद्रिय विपे सोलह आलाप होइ । बहुरि तैसे ही ते छ 
श्रक्ष बाहुडि अपने प्रथम स्थान कौ प्राप्त होइ, तव इद्।िय अ्रक्ष श्रपना तीसरा 

भेद प्राण इद्रिय कौ प्राप्त होइ, या विषे पूर्वोक्त प्रकार सोलह श्रालाप होइ। 


८्मट्ऊ 


बहुरि इस ही क्रमकरि सोलह-सोलह आलाप चक्षु, श्रोत्र इद्रिय विषे भए, 
सर्व प्रमाद के श्रक्ष श्रपने पर्यन्त भेद कौं प्राप्त होइ तिष्ठे है।यहु अक्षसचार का 
श्रनुक्रम नीचे के अ्रक्ष ते लगाय, ऊपरि के अक्ष पर्यन्त विचार करि प्रवर्तावना । 
बहुरि अक्ष की सहनानी हसपद है, ताका आकार (»८) असा जानना । 


श्ार्ग प्रथम प्रस्तार की अ्रपेक्षा अ्रक्षपरिवर्तेन कहै हैं - 
तदियक्खो अंतगदो, आदिगदे संकमेदि विदियक्खो । 
दोण्णिवि गंतृणंतं, आदिगदे संकसेंदि पढमक्खों ॥४०॥॥ 


तृतीयाक्ष, श्रंतगत', झ्ादिगते संक्रामति द्वितीयाक्षः । 
द्ावषि गत्वातमादिगते संक्रासति, प्रथमाक्षः ॥॥४०॥। 


टीका - तीसरा प्रमाद का अक्ष इद्रिय, सो भ्रालाप का श्रनुक्रम करि अपने 
पर्यन्‍्त जाइ स्पर्शनादि क्रम ते पाच आलापनि विष श्रोत्र पर्यन्त जाइ, बहुरि बाहुडि 
युगपत्‌ श्रपने प्रथम स्थान स्पर्शन को प्राप्त होइ, तब दूसरा श्रमाद का श्रक्ष कवाय, 
सो पहले क्रोधरूपः प्रथम स्थान कौ प्राप्त था, ताकौं छोडि अपना दूसरा स्थान मान 


सम्पर्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ११३ 


कौ प्राप्त हो है । तहा बहुरि तीसरा प्रमाद का श्रक्ष इद्रिय, सो पूर्वोक्त अनुक्रम करि 
ग्पने अत भेद पर्यन्त जाइ, बाहुडि युगपत्‌ प्रथम स्थान कौ प्राप्त होइ, तब दूसरा 
प्रमाद का श्रक्ष कषाय, सो दूसरा स्थान मान कौ छोडि, अपना तृतीय स्थान माया 
कौ प्राप्त होइ | तहा भी पूर्वोक्‍्त प्रकार विधान होइ, असे क्रम ते दूसरा प्रमाद का 
ग्रक्ष जब एक बार अपना पर्यन्त भेद लोभ कौ प्राप्त होइ, तब तीसरा प्रमाद का श्रक्ष 
इद्रिय, सो भी क्रम करि सचार करता अपने अत भेद कौ प्राप्त होइ, तब बीस 
ग्रालाप होइ । 


भावार्थ - एक-एक कषाय विषे पांच-पाच आलाप इद्वियनि के संचार करि 
होइ । बहुरि ते इद्रिय श्रर कषाय दोऊ ही अक्ष बाहुडि श्रपने-अपने प्रथम स्थान कौ 
युगपत्‌ प्राप्त होइ, तब पहिला प्रमाद का अ्क्ष विकथा, सो पहिले बीसो आलापनि 
विषे अपना प्रथम स्थान स्त्रीकथा रूप, ताकौ प्राप्त था । सो अब प्रथम स्थान कौ 
छोडि, भ्रपना द्वितीय स्थान भवक्‍तकथा कौ प्राप्त होइ । बहुरि इस ही अनुक्रम करि 
पूर्वोक्त प्रकार तृतीय, द्वितीय प्रमाद का अक्ष इद्रिय अर कषाय, तिनिका अपने अत 
पर्यन्त जानना । बहुरि बाहुडना इनि करि प्रथम प्रमाद का अक्ष विकथा, सो अ्रपना ७” 
तृतीयादि स्थानकनि कौ प्राप्त होइ, श्रैसा सचार जानना । 


भावार्थ - पूर्वोक्त प्रकार एक-एक विकथा भेद विषे इद्रिय-कषायनि के 
पलटने ते बीस भ्रालाप होइ, ताके चारौ विकथानि विषे असी आलाप हो है। यहु 
ग्रक्षसचार का अनुक्रम ऊपरि अत का भेद इद्रिय का पलटन ते लगाय क्रम ते अ्रधस्तन 
पूर्वे-पूर्व अक्ष का परिवर्तेन कौं विचारि पलटना, असे अक्षसचार कह्मा । अक्ष जो 
भेद, ताका क्रम ते पलटने का विधान असे जानना । 


(ज्ञाहले गे नष्ट ल्यावने का विधान दिखावे है - 
घु ७३६ 


तन 


न््ण 75%] थे कि सगमार्णोहि +| जे 386 +| 
ध्पएलाप 77 सगसाणेहि विभत्ते, सेसे लक्खित्त जारा अकखपढदं। 
लड्ढे रूब॑ पक्खिव, सुद्धे अंते रत रूवपक्खेओ (३४१ 0 
स्वकमानविभकते, शेष लक्षयित्वा जानीहि ग्स्‍क्षपदरम्‌ । 
लब्धे रूप॑ प्रक्षिप्य शुद्धे अंते न अपप्रक्षेप: ३४ ११। 
के 


ज़्तनेंगी हीका - कोऊ जेथवा प्रमाद भग पूछे, तीहि प्रमाद भग का आालाप की 
खबरि नाही, जो यहु आलाप कौन है, तहा ताकौं नष्ट कहिए । ताके ल्यावने 


११४ ] [ गोम्मदसार जीध्रकाण्ड गाथा ४१ 


का, जानने का उपाय कहिए है । कोऊ जेथवा प्रमाद पूछा होइ, ताकौ अपना 
प्रमाद पिंड का भाग दीजिए, जो अ्रवशेष रहै, सो श्रक्षस्थान जानना । वहुरि जेते 
पाए होइ, तिनिविषे एक जोडि, जो प्रमाण होइ, ताकौ द्वितीय प्रमाद पिड का भाग 
देना, तहा भी तैसे ही जानना । श्रेसे ही क्रम ते सर्वत्र करना । इतना विशेष 
जानना, जो जहा भाग दीए राशि शुद्ध होइ जाय, कछु भी भ्रवशेष न रहै, तहा तिस 
प्रमाद का अत भेद ग्रहण करना । बहुरि तहा जो लब्धराशि होइ, तिहि विषे एक त 
जोडना । बहुरि ग्ैसे करते अत जहा होइ, तहा एक न जोडना, सो कहिए है। 


जेथवा प्रमाद पूछचा, तिस विवक्षित प्रमाद की सख्या कौ प्रथम प्रमाद 
विकथा, ताका प्रमाण पिंड च्यारि, ताका भाग देइ, अवशेष जितना रहै, सो श्रक्ष- 
स्थान है । जितने श्रवशेष रहै, तेथवा विकथा का भेद, तिस आलाप विषे जानना । 
बहुरि इहा भाग दीए, जो पाया, तीह लब्धराशि विषे एक और जोडना । जोडे जो 
प्रमाण होइ, ताका ऊपरि का दूसरा प्रमाद कषाय, ताका प्रमाण पिंड च्यारि, ताका 
भाग देइ, जो अ्रवशेष रहै, सो तहा अक्षस्थान जानना । जितने अवशेष रहैँ, तेथवा 
कषाय का भेद तिस आलाप विषे जानना बहुरि जो इहा लब्धराशि होइ, तीहि विषे 
एक जोडि, तीसरा प्रमाद इद्रविय, ताका प्रमाण पिड पाच, ताका भाग दीजिए । 
बहुरि जहा भ्रवशेष शून्य रहै, तहा प्रमादनि का श्रतस्थान विषे ही श्रक्ष तिष्ठे है । 
तहा अत का भेद ग्रहएा करना, बहुरि लब्धिराशि विषे एक न जोडना । 

इहा उदाहरण कहिए है - काहूने पूछथा कि अ्रसी भगनि विषे पद्रहवा 
प्रमाद भग कौन है ? 

तहा ताके जानने को विवक्षित नष्ट प्रमाद की सख्या पद्रह, ताकौ प्रथम 
प्रमाद का प्रमाण पिंड च्यारि का भाग देइ तीन पाए, अर अवशेष भी तीन रहै, 
सो तीन भ्रवशेष रहै, ताते विकथा का तीसरा भेद राष्ट्रकथा, तीहि विष श्रक्ष है, 
तहा श्रक्ष देइकरि देखे । 


भावार्थ - तहा पद्रहवा श्रालाप विषे राष्ट्रकथालापी जानना | बहुरि तहा 
तीन पाए थे । त्तिस लब्धराशि तीन विषे एक जोडे, च्यारि होइ, ताकौं ताके ऊपरि 
कषाय प्रमाद, ताका प्रमाण पिंड च्यारि, ताका भाग दीए अ्रवशेष शून्य है, किछु न 
रह्या, तहा तिस कषाय प्रमाद का अत भेद जो लोभ, ताका आलाप विफे अ्रक्ष सूचे 
है | जाते जहा राशि शुद्ध होइ जाइ, तहा ताका अत भेद ग्रहण करना । 


संम्यग्तानचन्तिका भाषाटीका ] [११५ 


भावार्थ - पद्रहवा आलाप विषे लोभी जानना । बहुरि तहा लब्घराशि एक, 
तीहि विषे एक न जोडना । जाते जहा राशि शुद्ध होइ जाय, तहा पाया राशि विषे 
एक और न मिलावना सो एक का एक ही रह्या, ताको ऊपरि का इद्विय प्रमाण 
पिंड पाच का भाग दीए, लब्धराशि शून्य है । जाते भाज्य ते भागहार का प्रमाण 
प्रधिक है, ताते इहा लब्धराशि का श्रभाव है । श्रवशेष एक रहद्या, ताते इद्विय का 
स्पर्शन इद्रिय के वशीभूत जैसा प्रथम भेद रूप श्रक्ष पद्रहवा आलाप विषे सूचे है । 


श्रैसे पद्रहवा राष्ट्रकथालापी-लोभी-स्पर्शन इद्रिय के वशीभूत-निद्रालु-स्नेहवान ऐसा 
भ्रालाप जानना । 


याही प्रकार जेथवा आलाप जान्या चाहिए, तेथवा नष्ट आलाप कौ साथे । 


बहुरि इहा द्वितीय प्रस्तार श्रपेक्षा विकथादिक का क्रम करि जैसे नष्ट ल्यावने 
का विधान व्लद्या, तेसे ही प्रथम प्रस्तार अपेक्षा ऊपरि ते इंद्रिय, कपाय, विकथा का 
प्रनुक्रम करि पूर्वोक्त भागादिक विधान ते नष्ट ल्यावने का विधान करना । 


तहा उदाहरण - किसी ने पूछा प्रथम प्रस्तार श्रपेक्षा पद्रहवा आलाप कौन ? 


तहां इस सख्या कौ पाच का भाग दीए, अवशेष शून्य, त्ताते इहा अंत का 
भेद श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत ग्रहण करना । 


बहुरि इहा पाए तीन, ताकौ कषाय पिड प्रमाण च्यारि, ताका भाग दीए, 
लब्धराशि शून्य, अवशेष तीन, ताते तहा तीसरा कषाय भेद मायावी जानना । 
बहुरि लब्धराशि शून्य विष एक मिलाए एक भया, ताकौ विकथा का प्रमाद पिड 
व्यारि का भाग दीए लब्धराशि शून्य, अवशेष एक, सो स्त्रीकथालापी जानना । ऐसे 
प्रथम प्रस्तार श्रपेक्षा पद्रहवा स्नेहवान्‌-निद्रालु-श्षोत्र इद्रिय के वशीभूत-मायावी- 
सत्रीकथालापी श्रेसा आलाप जानना । जैसे ही अत्य नष्ट आलाप साधने । 


झ्ागे आलाप धरि सख्या साधने कौ अगिला सूत्र कहैँ है - 


संठाविदृर रूवं, उवरीदो संगुणित्तु सगमाणे । 
अ्वरिज्ज अणंकिदयं, कुज्जा एसेव सब्वत्थ ॥४२॥ 


संस्थाप्प रूपम्ुपरितः संगुरिएत्वा स्वकमानम्‌ । 
श्रपत्तोयानंकितं, कुर्यात्‌ एवमेव सर्वेन्र ॥४२॥। 


११६ ] [ भोम्मटसार जीवकाण्ड गाया ४२ 


टीका - प्रथम एक रूप स्थापन करि ऊपरि ते श्रपना प्रमाण करि गुणे, 
जो प्रमाण होई, तामैं श्रनकित स्थान का प्रमाण घटावना, श्रैंसे सर्वत्र करना । 
इहा जो भेद ग्रहण होइ, ताक परे स्थानकनि की जो सख्या, ताकौ श्रनकित कहिए। 
जैसे विकथा प्रमाद विषे प्रथम भेद स्त्रीकथा का ग्रहण होइ, तौ तहा ताक॑ परे तीन 
स्थान रहैँ, ताते श्रनकित का प्रमाण तीन है। बहुरि जो भक्तकथा का ग्रहण होइ, 
तौ ताक परे दोय स्थान रहै, ताते श्रनकित स्थान दोय है । वहुरि जो राष्ट्रकथा का 
ग्रहण होइ, तो ताके परे एक स्थान है, ताते श्रनकित स्थान एक है | बहुरि जो 
अवनिपालकथा का ग्रहण होइ, तौ ताक परे कोऊ भी नही, ताते तहा श्रनकित स्थान 
का श्रभाव है । श्रैसे ही कपाय, इद्रिय प्रमाद विपे भी श्रनकित स्थान जानना । 


सो कोऊ कहे कि अमुक आलाप केथवा है ? तहा आालाप कह्मया, ताकी सख्या 
न जानिए, तो ताकी सख्या जानने कौ उदिष्ट कहिए है । प्रथम एक रूप स्थापिए, 
बहुरि ऊपरि का इद्रिय प्रमाद सख्या पाच, ताकरि तिस एक कौ गुरिए, तहा 
श्रनकित स्थानकनि की सख्या घटाइ, अश्रवशेष कौं ताके श्रनतर नीचला कषाय प्रमाद 
का पिंड की सख्या च्यारि, ताकरि गुरिएए, तहा भी भ्रनकित स्थान घटाइ, श्रवशेष 
को ताके अनतरि नीचला विकथा प्रमाद का पिड च्यारि, ताकरि गुणिए, तहा भी 
श्रनकित स्थान घटाइ, अवशेष रहै तितना विवक्षित झालाप की सख्या हो है। श्ैसे 
ही सर्वत्र उत्तरगुणा वा शीलभेदनि विषे उद्दिप्ट ल्यावने का श्रनुक्रम जानना । 


इहा भी उदाहरण दिखाइए है - काहूने पूछा कि राष्ट्रकथालापी-लोभी- 
स्पर्शन इद्रिय के वशीभूत-निद्रालु-स्नेहवान अैसा आलाप केथवा है ? ह 


तहा प्रथम एक रूप स्थापि, ताकौं ऊपरि का इद्विय प्रमाद, ताकी सख्या 
पाच, तीहिकरि गुणे पाच भए | तीहि राशि विषे पद्रहवा उद्दिष्ट की विवक्षा करि, 
तामैं पहला भेद स्पर्शन इद्रिय के वशीभूत ऐसा श्रालाप विषे कह्मा था, ताते ताके 
परे रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र ए च्यारि अनकित स्थान हैं । ताते इनको घटाए, 
भ्रवशेष एक रहै, ताकौ नीचला कषाय प्रमाद की सख्या च्यारि करि गुणे, च्यारि 
भए, सो इस लब्धराशि च्यारि विषे इहा श्रालाप विषे लोभी कह्या था, सो लोभ के 
परे कोऊ भेद नाही । ताते श्रनकित स्थान कोऊ नाही । इस हेतु ते इहा शून्य घटाए, 
राशि जैसा का तैसा ही रह्या, सो च्यारि ही रहै । बहुरि इस राशि कों याके नीचे 
विकथा प्रमाद की सख्या च्यारि ताकरि गुणे सोलह भए। इहा झआालाप विषे 


सम्यग्ञानचन्द्रिका भाषादौका | [ ११७ 


राष्ट्रथालापी कह्मया, सो याके परे एक भेद अ्रवनिपाल कथा है, याते भ्रनकित 
स्थान एक घटाए, पद्रह रहै, सोई पूछा था, ताका उत्तर अंसा - जो राष्ट्रकथालापी- 
लोभी-स्पर्शन इद्रिय के वशीभूत-निद्रालु-स्नेहवान, अैसा आलाप पद्रहवा है। सो यहु 
विधान दूसरा प्रस्तार की श्रपेक्षा जानना । 


बहुरि प्रथम प्रस्तार अपेक्षा नीचे ते अ्रनुक्रम जानना । 


तहा उदाहरण कहिए है - स्नेहवान-निद्रालु-श्रोत्र इद्रिय के वशीभूत-मायावी- 
स्रींकथालापी, औैसा आालाप केथवा है ? 


तहा एक रूप स्थापि, प्रथम प्रस्तार अपेक्षा ऊपरि का प्रमाद विकथा, ताका 
प्रमाण च्यारि करि गुण, च्यारि भए, सो इहा स्रीकथालापी ग्रह्मा, सो याक॑ परे 
तीन भेद है। ताते भ्रनकित स्थान तीन घटाए, भ्रवशेष एक रहद्या, ताकौ कषाय 
प्रमाद च्यारि करि गुणे, च्यारि भए, सो इहा मायावी ग्रह्मा, ताके परे एक लोभ 
ग्रनकित स्थान है, ताकौ घटाएं तीन रहै, याकौ इद्विय प्रमाद पाच करि गुणे, पद्रह 
भए, सो इहा श्रोत्र इद्रिय का ग्रहण है । ताके परे कोऊ भेद नाही, ताते भ्रनकित 
स्थान का अभाव है। इस हेतु ते शून्य घटाएं भी पद्रह ही रहै । जैसे स्नेहवान- 
निद्रालु-श्ोत्र इद्रिय के वशीभूत-मायावी-सत्रीकथालापी, ऐसा आलाप पढ़हवा है । 
या ही प्रकार विवक्षित प्रमाद का आलाप की सख्या हो है, ऐसे अ्रक्ष घरि सख्या 
का ल्यावना, सो उदिष्ट सर्वत्र साथे । 


आगे प्रथम प्रस्तार का श्रक्षसंचार कौ श्राश्रय करि नष्ट, उद्दिष्ट का गूढ 


यत्र कहै है - 


इगिबितिचपरणाखपणदसपण्णरसं खबीसतालसट्ठी य । 
संठविय पसदठाणे, खट्ठुहिट्ठ च. जार तिद्ठाणे ॥४३॥ 


एकद्वित्रिचतु: पंचखपंचदशपंचदशखविशच्चत्वा रिशतृषष्टीश्र 
संस्थाप्य प्रमाद स्थाने, नष्टोहिष्टे च जानीहि त्रिस्थाने ॥॥४३॥ 


टीका - प्रमादस्थानकनि विषे इद्रियनि के पंच कोठानि विषे क्रम ते एक, 
दोय, तीन, च्यारि, पाच इन अकनि कौ स्थापि; कषायनि के च्यारि कोठानि विषे 
क्रम ते बिंदी, पाच, दश, पद्रह इन अकनि कौ स्थापि, तैसे विकथानि के च्यारि 
कोठानि विषे क्रम ते बिदी, बीस, चालीस, साठि इनि अकनि कौ स्थापि, निद्रा, 


११८ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया ४ 


स्नेह के दोय, तीन आदि भेद॒नि का अभाव है । तीहि करि ताके निमित्त ते हुई जो 
श्रालापनि की बहुत सख्या, सो न सभवे है । याते तिन तीनों स्थानकनि विषे स्थापे 
अक, तिन विषे नष्ट उदिष्ट तू जानि। - 


भावार्थ - निद्रा, स्नेह का तो एक-एक भेद ही है। सो इनकी तौ सर्वभगनि 
विषे पलटनि नाही । ताते इनिको तो कहि लेने । श्रर अ्रवशेष तीन प्रमादनि का 
तीन पक्ति रूप यत्र करना । तहा ऊपरि की पक्ति विषे पच्॒ कोठे करने । तिन विषे 
क्रम ते स्पर्शन आ्रादि इद्रिय लिखने । अर एक, दोय, तीन, च्यारि, पांच ए अक 
लिखने । बहुरि ताके नीचली पक्ति विषे च्यारि कोठे करने, तिन विषे क्रम ते 
क्रोधादि कषाय लिखने । अर बिदी, पाच, दश, पद्रह ए अक लिखने । बहुरि ताके 
नीचली पक्ति विषे च्यारि कोठे लिखने, तहा स्त्री आदि विकथा क्रम ते लिखनी । 
अर बिदी, बीस, चालीस, साठ ए श्रक लिखने । 


| स्पर्श १ । रसन २ | प्राण ३ बेब श्रोत्र ५ 
क्रोध ० | मान ५ | माया १० | लोभ १५ 
स्‍त्री ० | भक्त २० | राष्ट्र ४० | शअ्रव ६० 


इहा कोऊ नष्ट बूके तो जेथवा प्रमाद भग पूछा सो प्रमाण तीनो पक्ति 
विषे जिन-जिन कोठेनि के भ्रक जो होइ, तिन-तिन कोठेनि विषे जो-जो इद्रियादि 
लिखा होइ, सो-सो तिस पूछथा हुवा आलाप विपे जानने । बहुरि जो उद्दिप्ट बूभे 
तौ, जो आलाप पूछथा, तिस श्रालाप विषे जो इद्रियादिक ग्रहे होई, तिनके तीनो 
पक्तिनि के कोठेनि विषे जे-जे अक लिखे होइ, तिनकौ जोड़े जो प्रमाण होइ, तैथवा 
सो आलाप जानना । 




















तहा नष्ट का उदाहरण कहिए है - 

जैसे पेतीसवा आलाप कंसा है ? 

ऐसा पूछे इद्रिय, कपाय, विकथानि के तीनो पक्ति सबधी जिन-जिन कोठानि 
के श्रक वा शुन्य मिलाए, सो पेतीस की सख्या होइ, तिन-तिन कोठानि विये लिखें 
हुवे इद्रियादि प्रमाद अर स्नेह-निद्रा विषे आगे उच्चारण कौए स्नेहवान-निद्रालु-श्रोत्र 
इद्गरिय. के वशीभूत-मायावी-भक्तकथालापी जैसा पूछया हृश्ना पेतीसवा भ्रालाप 


जानना । 


स॑ध्येग्तानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ११६ 


भावार्थ - यत्र विषे इद्वियपंक्ति का पांचवाँ कोठां, क्षाथपक्ति का तीसरा 
कोठा, विकथापक्ति का दूसरा कोठा, इन कोठेनि का अक जोडे पेतीस होइ, ताते 
इन कोठेनि विषे जे-जे इद्रियादि लिखे, ते-ते पेतीसवा आलाप विषे जानने । स्नेह, 
निद्रा कौ पहिले कहि लीजिये । 


बहुरि दूसरा उदाहरण नष्ट का ही कहिए है। इकसठिवा आलाप कसा है ? 

असे पूछे, इहा भी इद्रिय कषाय विकथानि के जिन-जिन कोठानि के अक वा 
शून्य जोडे, सो इकसठि सख्या होइ, तिन-तिन कोठानि विषे प्राप्त प्रमाद पूर्वेवत्‌ 
कहे । स्नेहवानू-निद्रालु-स्पशेन इद्रिय के वशीभूत-क्रोधी-अवनिषालकथालापी अँसा 
पूछया हुवा इकसठिवा आालाप हो है । 


भावार्थ - इद्रियपक्ति का प्रथम कोठा का एका अर कषायपक्ति का प्रथम 

कोठा की बिदी, विकथा का चौथा कोठा का साठि जोडे, इकसठि होइ । सो इनि 

कोठानि विष जे-जे इद्रियादि लिखे है, ते इकसठिवा आलाप विष जानने । असे ही 
अन्य आलाप का प्रश्न भए भी विधान करना । 


बहुरि उद्दिष्ट का उदाहरण कहिए है - स्नेहवान्‌-निद्रालु-स्पर्शन इद्विय के 
वशी भूत-मानी-राष्ट्रकथालापी श्ेसा आलाप केथवा है ? 


जैसा प्रश्न होते स्नेह, निद्रा बिना जे-जे इद्रियादिक इस श्रालाप विषे कहे, 
ते तीनो पक्तिनि विषे जिस-जिस कोठे विषे ये लिखे होइ, सो ये इद्वियपक्ति का 
प्रथम कोठा, कषायपक्ति का दूसरा कोठा, विकथापक्ति का तीसरा कोठानि विषे ये 
ग्ालाप लिखे है | सो इन कोठानि के एक, पाच, चालीस ये श्रक मिलाइ, छियालीस 
होइ है, सो पूछया हुआ झालाप छचालीसवा है । 


बहुरि दूसरा उदाहरण कहिए है - स्नेहवान-निद्रालु-चक्षु इद्िय के वशीभूत 
लोभी-भक्तकथालापी ऐसा झलाप केथवा है ? 


तहा इस आलाप विषे कहे इद्रवियादिकनि के कोठे, तिनि विषे लिखे हुवे 
च्यारि, पद्रह, बीस ये अक जोडे गुणतालीस होइ, सो पूछ्या आलाप गुणतालीसवा 
है । ऐसे ही अन्य आलाप पूछे भी विधान करना । 


श्ागे द्वितीय प्रस्तार अपेक्षा चष्ट, उद्दिष्ट का गृढ यत्र कहै है - 


१२० | [ गोम्मटसार जौवकाण्ड गाथा ४४ 


इगिवितिचखचडवारं, खसोलरागट्रदालचउसर्टाठे । 
संठविय पसपठाणे, णाटठ॒द॒दिद॒ठ च जार तिदठाणे ॥४४॥ 


0 


एकद्वित्रिचतुःखचतुरष्टद्ादश खषोडशरागाष्टचत्वारिशच्चतुःषष्टिसू । 
संस्थाप्य  प्रमादस्थाने, नष्टोहिष्टे च जानीहि त्रिस्थाने ॥४४॥ 


टीका - प्रमादस्थानकनि विषे विकथा प्रमाद के च्यारि कोठानि विषे क्रम 
ते एक, दोय, तीन, च्यारि अकनि कौ स्थापि, तैसे ही कषाय प्रमाद के च्यारि 
कोठानि विषे क्रम ते बिदी, श्राठ, बारह अकनि कौ स्थापि, तैसे ही इद्विय प्रमादनि 
के पच कोठानि विषे क्रम ते बिदी, सोलह, बत्तीस, अडतालीस, चौसठि अकनि कौ 
स्थापि, पूर्वोक्त प्रकार हेतु ते तिन तीनो स्थानकनि विषे स्थापे जे अक, तिनि विषे 
नष्ट अर समुद्दिष्ट कौ तू जानहु । 


भावार्थ - यहा भी पूर्वोक्त प्रकार तीन पक्ति का यन्त्र करना । तहा ऊपर 
की पक्ति विषे च्यारि कोठे करने, तहा क्रम ते स्त्री आदि विकथा लिखनी श्रर 
एक, दोय, तीन, च्यारि, ए अक लिखने । बहुरि ताके नीचे पक्ति विषे च्यारि कोठे 
करने, तहा क्रम ते क्रोधादि कषाय लिखने अर बिंदी, च्यारि, आठ, बारा ए भ्रक 
लिखने । बहुरि नीचे पक्ति विषे पाच कोठे करने, तहा क्रम ते स्पर्शनादि इद्विय 
लिखने, श्रर बिदी, सोलह, बत्तीस, अडतालीस, चौसठि ए अक लिखने । 


सत्री१| भक्त २| राष्ट्र ३| अवनि ४ | ..|[_ 
क्रोध ० | मान ४ | माया 5| लोभ १२ | | 
स्पशन ० | रसना १६ | प्राण ३२| चक्ष्‌ ४5 | श्रोत्र ६४ | 





औ्से यत्र करि पूर्वे जैसे विधान कह्मा, तैसे इहा भी नष्ट, समुद्दिष्ट का ज्ञान 
करना । 
तहा नष्ट का उदाहरण - जसे पद्रहवा श्रालाप कंसा है ? 


श्रैसा प्रश्न होते विकथा, कषाय, इद्रियनि के जिस-जिस कोठा के श्रक वा 
शून्य मिलाए, सो पद्रह सख्या होइ, तिस-तिस कोठा को श्राप्त विकथादिक जोड्ड 
राष्टक्थालापी-लोभी-स्पर्शन इद्रिय के वशीभूत-निद्रालु-स्नेहवान श्रेसा तिस पद्रहवा 


आलाप कौ कहै । 


सेस्परशानचत्द्रिका भाषादौका | [१२३१ 


तथा दूसरा उदाहरण - तीसवा श्रालाप कंसा है ! 

श्ैसा प्रशत होते विकथा, कषाय, इंद्रिय के जिस-जिस कोठा के श्रक जोडे 
सो तीस सख्या होइ, तिस-तिस कोठा कों प्राप्त विकथादि प्रमाद जोडे, भक्तकथा- 
लापी-लोभी-रसना इद्रिय के वशीभूत-निद्रालु-स्नेहवान ग्रैसा तिस तीसवा शआ्रालाप 
को कहै । 

श्रब उहिष्ट का उदाहरण कहिए है - स्त्रीकथालापी-सानी-प्राण इद्विय 
के वशीभूत-निद्रालु-स्नेहवान जैसा आलाप केथवां है ! 

औसा प्रश्न होते इस आलाप विषे जो-जो विकथादि प्रमाद कह्मा है, तीह- 
तीह प्रमाद का कोठा विषे जो-जो भ्रक एक, च्यारि, बत्तीस, लिखे हैं, तिनकौ जोडे, 
सेतीस होइ, ताते सो श्रालाप सेतीसवा कहिए । 


बहुरि दूसरा उदाहरण अवनिपालकथालापी-लोभी-चक्षु इन्द्रिय के वशीभूत- 
निद्रालु-स्नेहवान श्ैसा आलाप कैथवा है ? 


तहा इस आलाप विधे जे प्रमाद कहे, तिनके कोठानि विष प्राप्त च्यारि, 
बारह, श्रढतालीस भ्रक मिलाए, जो संख्या चौसठि होइ, सोई तिस आालाप कौ 
चौसठिवा कहै, श्रेसे ही अन्य आलाप पूछे भी विधान करना । 


असे मूल प्रमाद पाच, उत्तर प्रमाद पंद्रह, उत्तरोत्तर प्रमाद असी, इनका 
यथासभव सख्यादिक पाच प्रकारति कौ निरूपण करि। 


भ्रब और प्रमाद की सख्या का विशेष कौ जनावे है, सो कहै है । स्त्री की 
सो स्त्रीकथा, धनादिरूप अर्थकथा, खाने की सो भोजन कथा, राजानि की सो राज- 
कथा चोर की सो चोरकथा, वर करणहारी सो वैरकथा, पराया पाखडादिरूप सो 
परपाखडकथा, देशादिक की सो देशकथा, कहानी इत्यादि भाषाकथा, गुण रोकनेरूप 
गुएबधकथा, देवी की सो देवीकथा, कठोररूप निष्ठुरकथा, दुष्टतारूप परपैशुन्यकथा, 
कामादिरूप कदर्पकथा, देशकाल विषे ,विपरीत सो देशकालानुचितकथा, निलेज्जता- 
दिरूप भडकथा, मूर्खतारूप मूर्खकथा, अपनी बढाईरूप आत्मप्रशसाकथा, पराई निंदा 
रूप प्रप्रिवादकथा, पराई घृणारूप परजुगुप्साकथा, पर कौ पीडा देनेरूप परपीडा 
कथा, लडनेरूप कलहकथा, परिग्रह कार्यरूप परिग्रहकथा, खेती आदि का श्रारभरूप 
कृष्याद्यारभकथा, सगीत वादित्रादिरूप सगीतवादित्रादि कथा - असे विकथा पचीस 
भेदसयुक्त है । 


१२२ ] [ गाम्मदधार जौयकाण्श गाणा ८४ 


बहुरि सोतह कपाय अभ्रर नव नो कपाय भेद करि कपाय पचीस हैं । बहुरि 
स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु, श्लोत, मन नाग धारक 7द्विय छह हैं। बहुरि स्त्यानगृद्धि, 
निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, निद्रा, प्रचला भेद करि निद्रा पाच है। बहुरि स्नेह, मोह 
भेद करि प्रणय दोय है । इनको परस्पर गुण, पाचर्स श्रथिक संतीस हजार प्रमाण 
हो हैं (३७५००) । ए भी भमिथ्यादृष्टि श्रादि प्रमत्तसयत गुग्स्थान पर्यत प्रवर्ते हैं । 
जे बीस प्ररूपणा, तिनि बिपे यधासभव बंध का हेतुपणाकारि पूर्वक्ति सस्या श्रादि 
पाच प्रकार लीए जनागम ते अविरुद्धपने जोडने । 


ग्रव प्रमादनि के साटा संतीस हजार भंद्नि विष सस्या, दोय प्रकार प्रस्तार, 
तिन प्रस्तारनि को अपेक्षा श्रक्षमचार, नप्ट, समुहिप्ट पूर्वोक्त बिधान ते यथासभव 
करना । 

बहुरि गृढ यत्र करने का विवान न कह्या, सो गृढ़ यत्र कंसे होठ ? 


ताते इहा भाषा विपे गृढ यंत्र करमे का विधान कहिए है । जाकौ जाने, 
जाका चाहिए, ताका यूढ यत्र कर लीजिये । तहा पहिले प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा 
कहिए है । जाका गूढ यत्र फरना होंइ, तिस विवक्षित के जे मूलभेद जितने होड, 
तितनी पक्ति का यत्र बारना | तहा तिन मूल शदनि विपे अत का मूलभद होइ, 
ताकी पक्ति सबनि के ऊपरि करनी । तहा तिस मूल भेद के जे उत्तर भेद होहि, 
तितने कोठे करने । तिन कोठानि विर्ष तिस मूल भद के जे उत्तर भेद होहि, ते क्रम 
ते लिखने । वहुरि तिनही प्रथमादि कोठानि विपे एक, दोय इत्यादि क्रम ते एक- 
एक बधता का अक लिखना । बहुरि ताके नीचे जो अत भेद ते पहला उपात मूल 
भेद होइ, ताकी पक्ति करनी । तहा उपात मूल भेद के जेते उत्तर भेद होइ तिनके 
कोठे करने । तहा उपान्त मूल भद के उत्तर भेदनि को क्रम ते लिखने । बहुरि 
तिनही कोठानि विपे प्रथम कोठा विष बिंदी लिखनी । दूसरे कोठा विपे ऊपरि की 
पक्ति का अत का कोठा विपे जेते का अक होइ, सो लिखना । बहुरि तृतीयादि 
कोठानि विषे दूसरा कोठा विपे जेते का अक लिख्या, तितना-तितना ही बधाई-बधाई 
क्रम ते लिखने । वहुरि ताके नीचे-नीचे जे उपात ते पूर्व मूल भेद होइ, ताकौ आदि 
देकरि आदि के मूल भेद पर्यत जे मूल भेद होइ, तिनकी पक्ति करनी । तहा तिनके 
जेते-जेते उत्तर भेद होइ, तितने-तितने कोठे करने । बहुरि तिन कोठानि विषे श्रपना- 
मूल भेद के जे उत्तर भेद होइ, ते क्रम ते लिखने । 


पंम्य॑ग्शे।नचचस्द्रिफा भाथाटोका | [ ११३ 


बहुरि तिन सर्व पक्तिनि के प्रथम कोठानि विषे तो बिंदी लिखनी, बहुरि 
द्वितीय कोठा विषे अपनी पतक्ति ते ऊपरि की सर्वे पंक्ति के अत का कोठानि विषे 
जितने-जितने का अंक लिख्या होइ, तिनको जोडे जो प्रमाण होइ, तितने का अक 
लिखना । बहुरि तृतीयादि कोठानि विष जेते का अक दूसरा कोठा विषे लिख्या होइ 
तितना-तितना ही क्रम ते बधाइ-बधाइ लिखना । जैसे विधान करना । 


भ्रब द्वितीय प्रस्तार श्रपेक्षा कहिए है । जो विधान प्रथम प्रस्तार श्रपेक्षा 
लिख्या, सोई विधान द्वितीय प्रस्तार अपेक्षा जानना । विशेष इतना - इहा विवक्षित 
का जो प्रथम मूल भेद होइ, ताकी ' पंक्ति ऊपरि करनी । ताक॑ नीचे दूसरे मूल भेद 
की पंक्ति करनी । अँसे ही नीचे-नीचे अत के मूल भेद पर्यत पक्ति करनी | बहुरि 
तहा जैसे अंत मूल भेद संबंधी ऊपरि पक्ति ते लगाई क्रम वर्णान कीया था, तैसे यहा 
प्रथम मूल भेद सबधी पंक्ति ते लगाइ क्रम ते विधान जानना । अन्य या प्रकार 
साडा सेतीस हजार प्रमाद भगनि का प्रथम प्रस्तार शअ्रपेक्षा गूड यत्र कह्मा । 


तहा कोऊ नष्ट पूछे कि एथवा आलाप भग कौन ? 


तहा जिस प्रमाण का आलाप पूछचा, सो प्रमाण सर्वे पक्तिनि के जिस-जिस 
कोठानि के श्रक वा बिंदी मिलाए होइ, तिस-तिस कोठा विषे जे-जे उत्तर भेद लिखे, 
तिनरूप सो पूछया हुवा आलाप जानना । 

बहुरि कोई उद्िष्ट पूछे कि अमुक झ्रालाप केथवा है ? 

तौ तहा पूछे हुए झ्ालाप विषे जे-जे उत्तर भेद ग्रहे हैं, तिन-तिन उत्तर 
भेदनि के कोठानि विषे जे-जे अक वा बिंदी लिखी है, तिनकौ जोडे जो प्रमाण होइ, 
तेथवा सो पुछच्ाा हुवा आलाप जानता । अब इस विधान ते साडा सेतीस हजार 
प्रमाद भगनि का प्रथम प्रस्तार श्रपेक्षा गृढ यत्र लिखिए है । 


इहा प्रमाद के मूल भेद पाच है, ताते पाच पक्ति करनी । तहा ऊपरि प्रणय 
पक्ति विषे दोय कोठे करि, तहा स्नेह मोह लिखे अर एक दोय का अक, लिखे, 
ताके नीचे निद्रा पक्ति के पाच कोठे करि तहा स्त्यानगृद्धि श्रादि लिखे श्र प्रथम 
कोठा विषे बिंदी लिखी । द्वितीय कोठा विषे ऊपरि की पंक्ति के अत के कोठे में अंक 
दोय था, सो लिख्या । भर तूंतीयादि कोठे विषे तितने-तितने ही बधाइ च्यारि, छह, 
श्राठ लिखे । बहुरि ताके चीचे इंद्रिय पक्ति के छह कोठे करि, तहां स्पर्शनादि लिखे। 


१२४ ] [ गोम्मटसार जीवकाष्ड गाया ४४ 


झर प्रथम कोठा विषे बिदी, द्वितीय कोठा विपे ऊपरि की दोय पक्ति के अत का कोठा 

के जोडे दश होइ सो, श्र तृतीयादि कोठानि विषे सोई दश-दश बधाइ लिखे है ।' 
अर ताके नीचे कषाय पक्ति विषे पचीस कोठे करि, तहा श्रनतानुबंधी क्रोधादि लिखे ।' 
भर प्रथम कोठा विषे बिंदी, दूसरा कोठा विषे ऊपरि की तीन पक्ति का श्रत के 

कोठानि का जोड साठि लिखि, तृतीयादि कोठानि विषे तितने-तितने बधाड लिखें। 

बहुरि ताके नीचे विकथा पक्ति विषे पचीस कोठा करि तहा स्त्रीकथादि लिखे । भ्रर 

प्रथम कोठा विषे बिंदी, द्वितीय कोठा विषे ऊपरि की च्यारि पक्तिनि के अत कोठानि 

का जोड पद्रह से, तृतीयादि कोठानि विषे तितने-तितने ही वधाइ लिखे हैं। असे 

प्रथम प्रस्तार श्रपेक्षा यत्र भया । ( देखिए पृष्ठ १२५ ) 


' बहुरि साडा सेतोस हजार प्रमाद भगनि का द्वितीय प्रस्तार श्रपेक्षा गूढ यत्र 
लिखिए हैं । 


तहा ऊपरि विकथा पक्ति करी, तहा पचीस कोठे करि, तहा स्त्रीकथादिं 
लिखे । श्रर एक, दोय आदि एक-एक बधता अ्रक लिखे, ताके नीचे-नीचे कषाय पक्ति 
श्र इद्रिय पक्ति श्र निद्रा पक्ति श्र प्रणय पक्ति विषे क्रम ते पचीस, पचीस, छह, 
पाच, दोय कोठे करि तहा अपने-अपने उत्तर भेद लिखे | बहुरि इन सब पक्तिनि के 
प्रथम कोठा विषे बिदी लिखी | अर दूसरा कोठा विषे अपनी-अपनी पक्ति ते ऊपरि 
क्रम ते एक, दोय, तीन, च्यारि पक्ति, तिनके श्रत कोठा सबधी अ्रकनि कौं जोडे, 
पचीस, छह से पचीस, साडा सेतीस से, श्रठारह हजार सात से पचास लिखे । बहुरि 
तृतीयादि कोठानि विषे जेते दूसरे कोठा विषे लिखे, तितने-तितने बधाइ, क्रम ते 
अत कोठा पर्यत लिखे है। ग्रेसे द्वितीय प्रस्तार अपेक्षा यत्र जानना । (सोही यत्र का 
कोठा को विधि वा अ्रक्षर अकादिक कही विधि मूजिब क्रम ते यत्र रचना विधि लिखि 
है। )१ इसप्रकार साढा सेतीस हजार प्रमाद का गूढ यत्र कीए। (देखिए पृष्ठ १२६) 


तहा प्रथम प्रस्तार श्रपेक्षा कोऊ पूछे कि इन भगनि विषे पेतीस हजारवा 
भग कोन है ” 


तहा प्रणय पक्ति का दूसरा कोठा, निद्रा पक्ति का पाचवा कोठा, इद्विय पक्ति 
का दूसरा कोठा, कषाय पंक्ति का नवमा कोठा, विकथा पक्ति का चौवीसवा कोठा, 


१ यह वावय छह हस्तलिखित प्रतियो मे नहीं मिला । 











| क्रोध 































० स्त्री । 
65 
न्त १५०० प्र | हे शक मान | 
३००० भोजन | अनत्तानुबधी माया । 
१२० 
रांजों श्रनतानुबधी लोभ 
श्प० 
भ्रप्रत्यार्यान क्रोध 
६००० तसतोर । ब । 
७५०० रे । भ्रप्रत्यास्यान मान । 
३०० 
रे ले परपोखड । भ्रप्रत्याख्यान माया 
कि ३६० 
१०५०० देश । श्रप्रत्यास्यान लोभ 
४२७०७ 
१२००० भाषा प्रत्याख्यान क्रोध 
ब्रति ४८० 
रा प्रत्याख्यान मान 
के 4१५०४  .. गुणवध । ५०३ 
१५००० देवी प्रत्याख्यात माया 
६०० 
१६४०० निष्ठर | प्रत्यास्यान लोभ 
हे ह ६६० 
<रप% $ सज्वलन ऋ्रोध 
अभी 00१ | “परपशतथ ३8 
अत । १६५०० कद । सज्वंलन मान 
० ७८० 
देशकाला- सज्वलन माया 
33 नुचित । पो४ड० 
सज्वलन लोभ 
६०० 
४०० > हात्य 
9०० मूर्खे । ९६७ 
0००० 
_२७००० पखरिबाद |. ०००. परपरिवाद अरति 
२०८० 
२५०० पूछा | शोक 
२८२०० पर १३४० 
३०००० परपीडा | ३२३ 5 
| जुगुप्सा 
६२६० 
| पुरुष १३२० 
३४५०० कृुष्याध्यारभ ॥| स्त्री १३८० 






३६००० 


संगीतवाद्य | नपुसक १४४० सक १४४० 


है. 


स्पर्शन 


श्ः्््ि्ीीी >> लात तन नाना 5: क्‍::।::स्‍च चततननांट्रा चाप आन 5:क्‍':: अऋ स्‍न्‍_स्‍_च चाय तच्ततयघतयय/यघययघयय घतयतययघतययतयत 


सस्त्यानग्रद्धि 
& | हि । १ स्नेह 
है | ला | २ मोह 
घ्राण कद 
२० है. 
चक्षु | निद्रा 
३० ६ 
श्ोत्र प्रचला 
४० प्र 
मन 
४० 





सर्वे विधान पूर्वोक्त जानना, श्ैसे गूढ 
यंत्र करता । तहा प्रमाद के साडे 
सेतीस हजार भेद, तिनिका यत्र 
लिखिए । 











सदा माच 























बा जी जो प्रनतानुवधी क्रोध स्पर्शन । सस्त्यानगरद्धि 
9 9 0 
२ अर्थ | अनतानु वधी मान रसन निद्रानिद्रा 
२५ पा हक | ऋल्‍ककलन | कह क्ल्क्‍क - ३७१० 
जल माया घ्राण प्रचलाप्रचला 
रे गोजन । ५० | १२५० ७५०० 
के राज अनतानुवधी लोभ | चक्षु निद्रा 
छर्‌ १८७५ ११२५० 
भ्रप्रत्याख्यान क्रोध 
५ चोर । १०७ 





| माया 





७ प्रपाखड १५० 
न झप्रत्याख्यात लोभ 
पद 
देश १७५४ 
प्रत्याख्यान क्रोघ 
२०० 











प्रत्याख्यान मान 
र्र२० 
जज माया 


१० गुणवघ 










| 
& भाषा | 


अनननननम-म--ममममनम मनन न +3मनम««+«+ननमननम++म कान नमक कीनन-+ ननननननननननमम ५ ननननननननननम+५++पननन+ बम पथ मनन नीनतगनननननगन नमन ++न 







र्‌ निष्ठर 
॥ जिह । २७५ 
हे सज्वलन क्रोघ 
१३ परपंश्न्य । ५5 
१९४ कद सज्वलन मान 






३२५ 


















१५ देशकाला- सज्वलन माया 
नुचित ३५० 

१६ नह 0 लोभ 

१७ मूर्ख ईद 

श्८ आत्मप्रशया र्क 

१६ परपरिवाद मा 

२० परजुगुप्सा 2 







मय 
प्रुण० 


जुपमुप्सा 
















कृष्पाथा रभ 
सगीतवाय 


र्ड 
२५ 


। 
| 
| रति 
। 








० स्नेह 
१८७५० मोह 


सं्स्यग्शानचन्द्रिका भार्षाटीका [ १२७ 


इनि कोठानि के अक जोड़े पेतीस हजार होइ | ताते इमि कौठानि विष तिष्ठते 
उत्तर भेदरूप मोही-प्रचलायुक्त-रसना इद्रिय के वशीभूत-प्रत्योस्यांन क्रोधी- 
कृष्याद्यारभकथालापी ग्रैसा आलाप पेतीस हजारवा जानना । याकौ दृढ करणों कौ 
'संगसार्णोह विभत्ते' इत्यादि पूर्वोक्त सूत्र करि भी याकौ साधिए है। पूछनहारेने 
पतीस हजारवां आलाप पूछचा, ' तहा प्रथम प्रस्तोर अपेक्षा पहले प्रणय का प्रमाण 
दोय, ताकौ भाग दीए, साढे सतरा हजार पाए, अवशेष किछ रह्या नाही । ताते इहा 
अंत भेद स्तेह ग्रहण करना । बहुरि लब्धराशि विषे किछ अवशेष न रह्मा, ताते 
एक' ने जोडना । बहुरि तिस लब्धराशि कौ याके नीचे निद्राभेद पाच, ताका भाग 
दीए, पंतीस से पाए, इहा भी किछ अवशेष न रह्या, ताते अत भेद प्रचला का 
ग्रहण करना । इहा भी लब्धराशि विषे एक न जोडि, तिस लब्धराशि कौ छह 
इद्रिय का भाग दीए पाच से तियासी पाए, अ्रवशेष दोय रहै, सो इहा दूसरा श्रक्ष 
रसना इद्विय का ग्रहण करना । बहुरि लब्धराशि विषे इहा एक जोडिए, तब पाच 
से चौरासी होइ, तिनकौ कषाय पच्चीस का भाग दीए, तेवीस पाए, भ्रवशेष नव रहै 
सो इहा नवमां कषाय प्रत्याख्यान क्रोध का ग्रहण करना । बहुरि लब्धराशि तेवीस 
विष एक जोडिए, तब चौवीस होइ, ताकौ कषाय भेद पचीस का भाग दीए, शून्य 
पावे, अवशेष चौवीस रहै, सो इहा चौवीसवा विकथा भेद क्ृष्याद्यारभ का ग्रहण 
करना । असे पूछथा हुवा पंतीस हजारवा श्रालाप मोही-प्रचलायुक्त-रसना इद्विय 
के वशीभूत-प्रत्याख्यान क्रोधी-कृष्याद्यारभकथालापी असा भगरूप हो है। जैसे ही 
भ्न्य नष्ट का साधन करना । शैसे नष्ट का उदाहरण कह्या । 


अब उहिप्ट का कहिए है - कोऊ पूछे कि स्नेही-निद्रायुकत-मन के वशीभूत 
अ्नतानुबन्धी क्रोधयुक्त-मूखंकथालापी श्रेसा आलाप केथवा है ? 


तहा उत्तर भेद जिस-जिस कोठानि विषे लिखे है, तिस-तिस कोठानि के 
अक एक, छह, पचास, बिंदी, चौवीस हजार मिलाए, चौवीस हजार सत्तावनवा भेद 
है, असा कहिए । बहुरि याही क्‌ 'संठाविवृररूव' इत्यादि सूत्रोक्त उहिष्ट ल्यावने का 
विधान साधिए है । प्रथम एकरूप स्थापि, ताकौ प्रथम प्रस्तार अपेक्षा पहिले पचीस 
विकथानि करि गृणिए । अर इहा आलाप विषे मू्खंकथा का ग्रहण है, ताते याके 
परे आठ अनकित स्थान है। तिनकौ घटाएं, तब सतरह होइ । बहुरि इनिकौं 
पचौस कषायनि करि गुरिणिए अर यहा प्रथम कषाय का ग्रहण है, ताते याके परे, 


शददा [ गोस्सटसार णोवफाण्ड गाया ४४ 


चौवीस भ्रनकित स्थान घटाइए, तब च्यारि से एक होइ । बहुरि इनिकौ छह इद्रिय 
करि गुणिए अर इहा अतभेद का ग्रहण है, ताते श्रनकित न घटाइए, तब चौवीस 
से छह होइ । बहुरि इनको पाच निद्रा करि गुरिए अर इहा चौथी निद्रा का ग्रहण 
है, ताते याके परे एक अ्रनकित स्थान है, ताकौ घटाइए, तब बारह हजार गुणतीस 
होइ । याकों दोय प्रणय करि गुणिए श्रर इहा प्रथम भेद का ग्रहण है, ताते याके 
परे एक अ्रनकित स्थान घटाइए, तव चौवीस हजार सत्तावन होइ, श्रेसे स्नेहवान- 
निद्रालु-मन के वशीभूत-प्रनतानुबधी क्रोधयुक्त-मूख्ंकथालापी असा पूछा हुवा 
ग्रालाप चौवीस हजार सत्तावनवा जानना । याही प्रकार श्रन्य उहिप्ट साधने । 
बहुरि जैसे प्रथम प्रस्तार श्रपेक्षा विधान कह्या; तसे ही द्वितीय प्रस्तार अपेक्षा यथा- 
संभव नष्ट, उदिष्ट ल्यावने का विधान जानना । श्रैसे साडा सेतीस हजार प्रमाद 
भगनि के प्रकार जानने । 


बहुरि याही प्रकार श्रठारह हजार शील भेद, चौरासी लाख उत्तर गुण, 
मतिज्ञान के भेद वा पाखडनि के भेद वा जीवाधिकरण के भेद इत्यादिकनि विषे 
जहा अ्रक्षसचार करि भेदनि की पलटनी होइ, तहा सख्यादिक पाच प्रकार जानने । 
विशेष इतता पूर्व प्रमादनि की श्रपेक्षा वर्णन कीया है | इहा जाका विवक्षित वर्णन 
होइ, ताको श्रपेक्षा सवेविधान करना । तहा जैसे प्रमादनि के विकथादि मूलभेद कहे 
है, तैसे विवक्षित के जेते मूलभेद होइ, ते कहने । बहुरि जैसे प्रमाद के मूल भेदनि के 
सत्रीकथादिक उत्तरभेद कहै है, तेसे विवक्षित के मूलभेदनि के जे उत्तर भेद हो है, 
ते कहने । बहुरि ज॑ंसे प्रमादनि के श्रादि-अ्रतादिरूप मूलभेद ग्रहि विधान कह्मा है, 
तेसे विवक्षित के जे श्रादि-अ्रतादि मूलभेद होइ, तिनकौ ग्रहि विधान करना । बहुरि 
जैसे प्रमाद के मूलभेद-उत्तरभेद का जेता प्रमाण था, तितना ग्रहण कीया | तैसे 
विवक्षित के मूल भेद वा उत्तर भेदनि का जेता-जेता प्रमाण होइ, तितना ग्रहण 
करना । इत्यादि सभवते विशेष जानि, सख्या अर दोय प्रकार प्रस्तार श्रर तिन 
प्रस्तारनि की श्रपेक्षा श्रक्षसंचार भ्रर नष्ट श्र समुद्दिष्ट ए पाच प्रकार हैं, ते यथा- 
सभव साधन करने । 


तहा उदाहरण - तत्त्वार्थसूत्र का षष्ठम अध्याय विषे जीवाधिकरण के 


वर्रान स्वरूप श्रैसा सूत्र है - 
“जाय संरभसमारंभारभयोगकृतकारितानुमतकषायविधेषस्त्रिस्त्रिस्त्रिश्वतुश्रकश सा 


सम्परज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | [ १२६ 


इस सूत्र विषे सरभ, समारभ, आरस्भ - ए तीन, श्रर मन, वचन, काय - ए 
योग तीन, अर कृत, कारित, अनुमोदित - ए तीन, श्रर क्रोध, मान, माया, लोभ ए 
कषाय च्यारि, इनके एक-एक मूल भेद के एक-एक उत्तर भेद कौ होते अन्य सर्व 
मूल भेदनि के एक-एक उत्तर भेद सभवै है । ताते क्रम ते ग्रहे, इनका परस्पर गुराने 
ते एक सो आठ भेद हो है, सो यहु संख्या जानना । 


बहुरि पहला-पहला प्रमाण का विरलन करि ताके एक-एक के ऊपरी श्रागला 
प्रमाण पिड कौ स्थापे, प्रथम प्रस्तार हो है। बहुरि पहला-पहला प्रमाण पिंड की 
सख्या कौ आगला मल भेद के उत्तर भेद प्रमाण स्थानकनि विषे स्थापि, तिनके 
ऊपरि तिनि उत्तर भेदनि कौ स्थापै, द्वितीय प्रस्तार हो है | (देखिए प्रृष्ठ १३० पर) 


बहुरि प्रथम प्रस्तार अपेक्षा अत का मूल भेद ते लगाय आ्रादि भेद पर्यन्त अर 
द्वितीय प्रस्तार श्रपेक्षा आदि मूल भेद ते लगाय अत भेद पर्यन्त क्रम ते उत्तर भेदनि 
का अ्रत पर्यन्त जाइ-जाइ बाहुडना का अनुक्रम लीए उत्तर भेदनि के पलटनेरूप अक्ष 
सचार जानना । 'बहुरि सगमार्णेहि विभत्तें इत्यादि पूर्वोक्त सूत्र करि नष्ट का 
विधान करिए । 


तहा उदाहरण - प्रथम प्रस्तार अपेक्षा कोउ पूछे कि पचासवा आलाप 
कौन है ? 


तहा पचास कौ पहले च्यारि कषाय का भाग दीए, बारह पाए, अर 
अवशेष दोय रहै, ताते दूसरा कषाय मान ग्रहना । बहुरि भ्रवशेष बारह विषे' एक 
जोडि कृतादि तीन का भाग दीए, च्यारि पाए, अवशेष एक रह्या, ताते पहला भेद 
कृत जानना । बहुरि पाए च्यारि विषे एक जोडि, योग तीन का भाग दीए, एक 
पाया, अवशेष दोय, सो दूसरा वचन योग ग्रहना । बहुरि पाया एक विषे एक जोडे 
सरभादि तीन भाग दीए किछ भी न पाया, अवशेष दोय, सो दूसरा भेद समारभ 
ग्रहता । असे पूछया हुवा पचासवा आलाप मान कषायक्ृत वचन समारभ श्ैसा भग 
रूप हो है । शअ्रसे ही झन्य नष्ट साधने । 


बहुरि 'संठाविदृस्यरूत इत्यादि पूर्वोक्त सूत्र करि उद्दिष्ट का विधान करिए। 
तहा उदाहरण । पर 


प्रश्न - जो माया कषाय कारित मन आरंभ जैसा आलाप केथवा है ? 


[ गोस्गरतार जोपकार गाचा ६ 





गम ) 


रू 


कल जिबज हक मना 


जह ऑिशष्ण्ा से मे 











््टे ७ ण्टे छ्षे 
ढै ह है] है 
30[2 ॥20 ४29 434५% 


का कि 





35 | 45 ! 34% 649 0 | | ढ ५ 
ए हि | | | ) हा | 
; , । ! 
। | | | ] 
४ ड | |! 5 । | || 
; ! ४ | | 
। |] ' 
39 3:  # | ३ | # , 8 (+ | # [िक व | क | | + | २ # | # (4५% 49 | (४ ४ । & 5 +5५9 8 + 
| ४ । ' 
3 है | 
पी | |] । 
( | | | 
शी | 
हे 
॥ के 
3७ | थे | +- | ४।#४ [3$+ | ४ 5 [वध ५ | % | | | [| & 4४% | | | ऋ# [78 | & | & |॥% | # 
की हा 
3 | | 
] 
| । 
हि रैँ | ही | 





। है ॥४।७४४ (९ 22]।20% 
3]0% 3.9५ । है ॥:४2७ (% 2086 #20 (से: ४४:२)।02 (8 | है >2२४ #७४ 0 ॥2%|9(॥५ 208 


सम्पसज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका | [ १३१ 


तहा प्रथम एक स्थापि प्रथम प्रस्तार श्रपेक्षा उपरि ते संरभादि तीन करि 
गुणी, इहा अतस्थान का ग्रहण है, ताते श्रनक्ति कौ न घटाएं, तीन ही भए। 
बहुरि इनको तीत योग करि गुरि, इहा वचन, काय ए दोय भ्रनकित घटाए सात 
भए । बहुरि इनकौ कृतादि तीन करि गृणि, अनुमोदन अनकित स्थान घटाए, वीस 
हो है । बहुरि इनको च्यारि कपाय करि गुरिए, एक लोभ अनकित स्थान घटाए 
गुन्यासी हो है। असा पूछा हुवा आलाप गुण्यासीवा है, जैसे ही भ्रन्य उद्िष्ट 
साधने । बहुरि इस ही प्रकार ते द्वितीय प्रस्तार अपेक्षा भी नष्ट-उद्दिष्ट समुद्िष्ट 
साधने । बहुरि पूर्वे जो विधान कट्मा है, ताते याके गूढ्यंत्र जैसे करने । 


प्रथम प्रस्तार अपेक्षा जीवाधिकरणु का गूढयत्र । 





मगर | मान माया लोभ 
8 | 85 ३ ४ 





कारित | प्रनुमोदित 





| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 


| 
सन | वचन |. काय 
| शक 
सरभ समारभ | आरभ 
| ३६ | ७२ 





द्वितीय प्रस्तार अ्रपेक्षा जीवाधिकरण का गुढ़यत्र । 


सरभ | समारभ | ओआरभ | 
7 हैं 

मन | वचन | | 
0 8 ६ | 

कृत कारित ' अनुमोदित 

० 8 

क्रोध | मान | माया | लोभ 
8 मर 7 आर 


33०». राव का 3७५७३ +७8५3५-4४आ ००.५ +»+3े+> काम" अममा- :७७०४३४-. 3७... 3. ४४३४ ७७-४७. ॥७५०७ 3७-3० ..»+४४ ७ ५५७+3»७.७3७4७2५3».3 ५.५५. आ मन». .४काक0>अम 


तहा नप्ट पूछे तौ जैसे च्यारो पक्तिनि के जिस-जिस कोठा के अक मिलाए 
यथा हुवा प्रमाण मिले, तिस-तिस कोठा विबे स्थित भेदरूप आलाप कहना । जैसे 
साठिवा आलाप पूछे तौ च्यारि, श्राठ, बारह, छत्तीस अक जोडे साठि अक होइ । 


१३१ ] [ गोम्मटसार जोवकाण्ड गाया ४५ 


ताते इन अक सयुकत कोठानि के भेद ग्रह, लोभ अनुमोदित वचन समारभ जैसा 
आलाप कहिए । 


बहुरि उहिष्ट पूछे ती, तिस आलाप विष कहे भेद सयुक्त कोठेनि के श्रक 
मिलाए, जो प्रमाण होडइ, तेथवा श्रालाप कहना । जैसे पूछा कि मान कृत काय 
आरभ केथवा आलाप है ? तहा इस श्रालाप विपे कहे भेद सयुकत कोठेनि के दोय, 
बिदी, चौवीस, वहत्तरि ए अक जोडि, अठ्याणवैवा श्रालाप है, असा कहना । याही 
प्रकार प्रथम प्रस्तार अपेक्षा अन्य नष्ट-समुहिप्ट वा दूसरा प्रस्तार अपेक्षा ते नप्ट- 
समुद्िष्ट साधन करने | अंसे ही शील भेदादि विपे यथासभव साधन करना । या 
प्रकार प्रमत्तगुणस्थान विषे प्रमाद भग कहने का प्रसंग पाइ सख्यादि पाच प्रकारनि 
का वर्णन करि प्रमत्तगुणस्थान का वर्णन समाप्त किया । 


आग अ्रप्रमत्त गुणस्थान के स्वरूप कौ प्ररूपे है - 


संजलणरोकसायाणुदयो मंदों जदा ठदा होदि। 
अपमत्तगुणो तेण य, अपसतो संजदो होदि ॥४५॥ 


संज्वलननोकषायारणामुदयों मदो यदा तदा भवति । 
अप्रमत्तगुणस्तेन च, अप्रमत्तः संयतो भवति ॥॥४५॥ 


टीका -- यदा कहिए जिस काल विषे सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ 
च्यारि कषाय अर हास्यादि नव नोकषाय इनका यथासभव उदय कहिए फल देनेरूप 
परिणमन, सो मद होइ, प्रमाद उपजावने की शक्ति करि रहित होइ, तदा कहिए 
तीहि काल तिषे अतर्मूह्॒त पर्यत जीव्र के अरप्रमत्तगुण कहिए अप्रमत्तगुणस्थान हो है 
तोहि कारणकरि तिस अ्प्रमत्त गुणस्थान सयुक्त सयत कहिए सकलसयमी, सो 
श्रप्रमत्ततयत है । चकार करि शआ्राग कहिए है जे गुण, तिनकरि सयुवत है । 


शआगे अ्रप्रमत्त सयत के दोय भेद हैं, स्वस्थान अ्रप्रमत्त, सातिशय अप्रमत्त प्रमत्त । 
तहा जो श्रेणी चढने कौं सन्मुख नाही भया, सो स्वस्थान श्रप्रमत्त कहिए । बहुरि जो 
श्रेणी चढने कों सन्‍्मुख भया, सो सातिशय श्रप्रमत्त कहिए । 


तहा स्वस्थान अप्रमत्त सयत के स्वरूप कौं निरूपे है - 


सम्यश्ञानचन्द्रिका भाषादीका | [ १३३ 


णटठासेसपमादो, वयगुणसीलोलिसंडिओ णाणी । 
अणवससओ अखबओ, भाराणिलीणो हु अपमत्तो ॥ ४६ ह* 5 


सष्टाक्षेषप्रमादो, न्रतगुशशीलावलिसंडितो ज्ञानी । 
प्रमुपशमकः श्रक्षपकों, ध्यावनिलीनो हि अ्रप्रमतः ॥॥ ४६ ॥॥ 


संवम की जो जीव नष्ट भए है समस्त प्रमाद जाके जैसा होइ, बहुरि ब्रत, 
गण, शील इनकी आावली - पक्ति, तिनकरि मडित होइ - आशभूषित होंइ, बहुरि सम्य- नर. 
ज्ञान उपयोग करि सयुक्त होइ, बहुरि धर्मध्यान विषे लीन है मन जाका श्रैसा होइ, 
असा अप्रमत्त सयमी यावत्‌ उपशम श्रेणी वा क्षपक श्रेणी के सन्मुख चढ़ने कौ न 
प्रवर्त, तावत्‌ सो जीव प्रकट स्वस्थान अ्रप्नमत्त है, औैसा कृहिए | इहा ज्ञानी ऐसा 
विशेषण कह्या है, सो जैसे सस्यग्दर्शन-सम्यक्चारित्र मोक्ष के कारण है, तैसे सम्यक्‌- 
ज्ञान के भी मोक्ष का कारणपना कौ सूचे है । 








भावार्थ - कोऊ जानेगा कि चतुर्थ गुणस्थान विषे सम्यक्त्व का वर्णन कीया, । 
पीछे चारित्र का कीया, सो ए दोय ही मोक्षमार्ग है, ताते ज्ञानी ग्रैसा विशेषण 

कहि सुम्यगज्ञान भी इनि की साथि ही मोक्ष का कारण है अैसा श्रभिप्राय 

दिखाया है । 


ग्राग सातिशय अप्रमत्तसयत के स्वरूप कौ कहै है - 


इगवीसमोह्खवणुवसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तईहि । 
पढ़स अधापवत्तं, करणं त्‌ करेदि अपभत्तो ॥ ४७॥ 


एकविशतिमोहक्षपरणोपशमननिमसित्तानि त्रिकरणानि तेघु । 
प्रथमसध:प्रवुत्त, करणं तु करोति श्रप्रमत्त: ॥| ४७ ॥॥ 


टीका - इहा विशेष कथन है, सो कैसे है ? सो कहिए है - जो जीव समय- 


समय प्रति अ्रनतगुणी विशुद्धता करि वर्धभान होइ, मदकषाय होने का नाम विशु- 
डता है, सो प्रथम समय की विशुद्धता ते दूसरे समय की विशुद्धता श्रनतगुणी, ताते 
तीसरे समय की श्रनन्त गुणी, असे समय-समय विशुद्धता जाके वधती होइ, जैसा जो 


१ पट्खडागम - धवला पुस्तक १, पृष्ठ १८०, गाथा ११५ 


११४ ] [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाथा ४८ 


वेदक सम्यग्दृष्टि अप्रमत्तसंयत गुणास्थानवर्ती जीव, सो प्रथम ही श्रनतानुवधी के 
चतुष्क कौ श्रध.करणादि तीन करणरूप पहिले करि विसयोजन करे है । 


विसयोजन कहा कर है ? 


| 

अन्य प्रकृतिरूप परिणमावनेरूप जो सक्रमण, ताका विधान करि इस अनता- । 

नुबन्धी के चतुष्क के जे कर्म परमाणु, तिनकौ बारह कषाय अभ्रर नव नोकपायरूप | 
परिणमाव है । 


बहुरि ताके भ्रनतरि अतर्मुहूर्तकाल ताईं विश्वाम करि जैसा का तैसा रहे, बहुरि 
तीन करण पहिले करि, दर्शन मोह की तीन प्रकृति, तिन कौ उपशमाय, द्विंतीयो- 
पशम सम्यग्दृष्टि हो है।.. ॥ ह/त्व - सकतत्यानिलागहव , सम्मकत्मदहिस' 


| कर 
अ्रथवा तीनकरण पहिले करि, तीन दर्शनमोह की प्रकृृतिनि कों खिपाइ, 
क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो है । 


बहुरि ताके अनतर अतर्मुहृ्तं काल ताईं अप्रमत्त ते फ्रमत्त विष प्रमत्त ते 
अ्प्रमत्त विषे हजाराबार गमनागमन करि पलटनि करे है। बहुरि ताके श्रनतर 
समय-समय प्रति अनतगुणी विशुद्धता की वृद्धि करि वर्धभान होत सता इकईस 
चारित्र मोह की प्रकृतिनि के उपशमावने कौ उद्यमवत हो है। अभ्रथवा इकईस 
चारित्र मोह की प्रकृति क्षपावने कौ क्षायिक सम्यर्दृष्टि ही उद्यमवत हो है । 


भावार्थ - उपशम श्रेणी कौ क्षायिक सम्यग्दृष्टि वा द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि 
दोऊ चढे भ्रर क्षपक श्रेणी कौ क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही चढने कौ समर्थ है। उपशम 
सम्यग्दृष्टि क्षषक श्रेणी कीं नाही चढे है । सो यहु असा सातिशय शअश्रप्रमत्तसयत, 
सो अ्रनतानुबधी चतुष्क बिना इकईस प्रकृतिरूप, तिस चारित्रमोह कौ उपशमावने 
वा क्षय करने कौ कारणभूत असे जे तीन करण के परिणाम, तिन विष प्रथम श्रध - 
प्रवुत्ततरण कौ करे है, असा अर्थ जानना । 


आगे अ्रध प्रवृत्तकरण का निरुक्ति करि सिद्ध भया अँसा लक्षण कौ कहे हैं - 


जहा उवरिमभावषा, हेटिठमभावेहिं सरिसगा होति । 
तहा पढम॑ क्रणं, अधापवत्तों,त्ति णिह्िदृठं ॥४८५॥ 


अजय के; टृच्य दि लि 7 | 


संस्यग्तानचन्द्रिका भाषाटीका ) | १३१ 


यस्मादुपरितनभावा, अधस्तनभावे: सरशका भवंति । 
तस्मात्प्रथम॑ करणं, अरधःप्रवत्तिसिति निर्दिष्टम्‌ ॥॥४८॥। 


टोका - जा कारण ते जिस जीव का ऊपरि-ऊपरि के समय सबधी परिणामनि 
करि सहित, श्रन्य जीव के नीचे-तीचे के समय सबधी परिणाम सदृश - समान हो है, 
ता कारण ते सो प्रथम करण शअ्रध करण है - जैसा खिद्दिदृठ कहिए परमागम विषे 
प्रतिपादन कीया है । 


भावार्थ - तीनो करणति के नाम नाना जीवनि के परिणामनि की अपेक्षा 
हैं। तहा जैसी विशुद्धता वा सख्या लीए किसी जीव के परिणाम ऊपरि के समय 
सबधी होइ, तैसी विशुद्धता वा सख्या लीए किसी अन्य जीव के परिणाम अ्रधस्तन 
समय सबधी भी जिस करण विषे होइ, सो शअ्रध प्रवृत्त करण है। अ्रधःप्रवत्त कहिए 
तीचले समय संबंधी परिणासनि की समानता को प्रवतें प्रेस है करण कहिए परिणास 
जा विष, सो श्रधःप्रवुत्तकरण है । इहा करण प्रारभ भए पीछे घने-घने समय 
व्यतीत भए जे परिणाम होहि, ते ऊपरि ऊपरि समय सबधी जानने । बहुरि थोरे- 
थोरे समय व्यतीत भए जे परिणाम होहि, ते अधस्तन-अधस्तन समय सबधी जानने । 
सो नाना जीवनि के इनकी समानता भी होइ । 


ताका उदाहरण - जैसे दोय जीव के एके कालि अध प्रवृत्तकरण का प्रारंभ 
करे, तहा एक जीव के द्वितीयादि घने समय व्यत्तीत भये, जेसे सख्या वा 
विशुद्धता लीये परिणाम भये, तेसे सख्या वा विशुद्धता लीये द्वितीय जीव के प्रथम 
समय विषे भी होइ । याही प्रकार अन्य भी ऊपरि नीच के समय सबधी परिणामन्ति 
की समानता इस करण विषे जानि याका नाम अश् प्रवत्तकरण निरूपरण 
कीया है । 


आगे अधःप्रवृत्तकरण के काल का प्रमाण कौ चय का निर्देश के श्राथि 
कहे हैं - 
अंतोमुहुत्तमेत्तो, तकक्‍कालों होदि तत्थ परिणामा । 
लोगाणमसंखसिदा, उवरुवरें सरिसवर्डिढ्गया ॥४ढे॥ , 


अंतमु ह्तेसातस्तत्कालो भवति ततन्न परिणासाः । 
लोकानाससंख्यमिता, उपयु परि सरशवृद्धिगताः ॥॥४९॥॥ - 


३8३ [ गोम्मटसार जीवफाण्ड गाया ४६ 


टीका - तीनो करणनि विषे स्तोक अतमु हूते प्रमाण अ्रनिवृत्तिकरण का 
काल है । याते सख्यातगुणा अपूर्वकरण का काल है । याते सख्यातगुणा इस अ्रध - 
अवृत्तकरण का काल है, सो भी अतमुहूर्त मात्र ही है। जाते अ्रतमु ह्॒ते के भेद 
बहुतः हैं । बहुरि तीह श्रध प्रवृत्तकरण के काल विषे अ्रतीत, श्रनागत, वर्तमान 
त्रिकालवर्ती नाना जीव सबधी विशुद्धतारूप इस करण के सर्व परिणाम श्रसख्यात 
लोक प्रमाण हैं। लोक के प्रदेशनि का प्रमाण ते अ्रसख्यात गुणे हैं। बहुरि तिनि 
परिणामनि विषे तिस अध प्रवृत्तकरण का काल प्रथम समय सबधी जेते परिणाम 
हैं, तिन' ते लगाय द्वितीयादि समयनि विषे ऊपरि-ऊपरि अत समय पर्यन्त समान 
वृद्धि करि वर्धमान है। प्रथम समय सबधी परिणाम ते द्वितीय समय संबधी परिणाम 
जितने बधती हे, तितने ही द्वितीय समय सबधी परिणामनि ते तृतीय समय सबधी 
परिणाम बधती हे । इस क्रम तें ऊपरि-ऊपरि अत समय पर्यत सदुश वृद्धि कौ प्राप्त 
जानने । सो जहा समान वुद्धिहानि का श्रनुक्रम स्थानकनि विषे होइ, तहा 
श्रेणी व्यवहाररूप गणित सभवे है, ताते इहा श्रेणी व्यवहार करि वर्णन 
करिए है । 
तहा प्रथम सज्ञा कहिए है, विवक्षित सर्वे स्थानक सबधी सर्वे द्रव्य जोड जो 
प्रमाण होइ, सो सर्वेधनत कहिए वा पदधन कहिए । बहुरि स्थानकनि का जो प्रमाण, 
ताकौ पद कहिए वा गच्छ कहिए । बहुरि स्थान-स्थान प्रति जितना-जितना बचे, 
ताकौ चय कहिए वा उत्तर कहिए वा विशेष कहिए । बहुरि श्रादि स्थान विषे जो 
प्रमाणा, ताकौं मुख कहिए वा आ्रादि कहिए वा प्रथम कहिए । बहुरि अतस्थान विषे 
जो द्रव्य का प्रमाण होड, ताकौ अतधन कहिए वा भूमि कहिए। बहुरि सर्व स्थानकनि 
के बीचि जो स्थान, ताका द्रव्य के प्रमाण को मध्यधन कहिए । जहा स्थानकनि का 
प्रमाण सम होइ, तहा बीचि के दोय स्थानकनि का द्रव्य जोडि श्राथा कीए जो 
प्रमाण होइ, ताकौ मध्यधन कहिए । बहुरि जेता मुख का प्रमाण होइ, तितना-तितना 
सर्व स्थानकनि का ग्रहण करि जोड़े जो प्रमाण होइ, सो श्रादिधन कहिए । बहुरि 
सर्वे स्थानकनि विषे जे-जे चय बंधे, तिन सर्वे चयनि कौ जोडे जो प्रमाण होइ, ताकौ 
उत्तरघन कहिए वा चयधन कहिए । बहुरि जैसे आादिधन, उत्तरधन मिले सर्वधन 
हो है। भ्रव इनके प्रमाण जानने के भ्रथि करण सूत्र कहिए है । 


है 
सम्पाज्ञासचन्द्रिका पौठिका | | १३१७ 


“सुहभुसिजोगदले पदगुरिगदे पदधनं होदि” इस सूत्र करि मुख आदिस्थान श्र 
भूमि अतस्थान, इनकौ जोडि, ताका झ्राधा करि, ताकौ गच्छुकरि गुरो, पदधन कहिए 
सर्वधन हो है। [€(४०).४) »४८ ६5 पढछक् पड 

यर्वष्पमा आयर्वी पदव 

बहुरि आदि अंते सुद्धे बद्टहदे रूवसंजुदे ठाणे /! इस सूत्र करि आदि कौ 
अतधन विष घटाएं, जेते भ्रवशेष रहै, तिनकौ वृद्धि जी चय, ताका भाग दीये, जो 
होइ, तामें एक मिलाए स्थानकनि का प्रमाणरूप पद वा गच्छ का प्रमाण शव है। 2 
बहुरि 'पदकदिसंखेंण भाजियं पचय पद जो गच्छ, ताकी जो कृति कहिए वर्ग, बैग 
ताका भाग सर्वधन कौ दीए जो प्रमाण आवे, ताकू सख्यात का भाग दीए, जो प्रमाण 
होइ, सो चय जानना । सो इहा भ्रध.करण विष पहिले मुखादिक का ज्ञान न होइ 
ताते अंसे कथन कीया है । बहुरि सर्वत्र स्वधन को गच्छ का भाग दीए, जो प्रमाण 
होइ, तामे मुख का प्रमाण घटाइ, अवशेष रहै, तितकों एक गच्छ का आधा प्रमाण 
का भाग दीए चय का प्रमाण हो है । 


अथवा “भ्रादिधनोणं गरिणतं पदोन्पदकृतिदलेन संभजित प्रचयः इस वचन ते 
सर्वस्थानक संबंधी आदिधन को सर्वधन विषे घटाइ, अवशेष कौ गच्छ के प्रमाण का 
वर्ग विष गच्छ का प्रमाण घटाइ अवशेष रहै, ताका आधा जेता होय, ताका भाग 
दीये चय का प्रमाण आवे है। बहुरि उत्तरधन कौ सर्वेधन विष घटाए, अवशेष रहै, 
ताकौ गच्छ का भाग दीए मुख का प्रमाण श्रावे है । 

बहुरि “व्येक पद चयाभ्यस्तं तदादिसहितं के सूत्र करि एक घाटि 
गच्छ को चय करि गुण, जो प्रमाण होइ, ताकौ मुंख का प्रसाण सहित जोडे, अतधन 
हो है । बहुरि मुख अर अतधन को मिलांइ ताका आधा कीए मध्यधन हो है । 


बहुरि 'पदहतसुखसादिधन' इस सूत्र करि पद करि गुण्या हुवा मुख का प्रमाण, 
सो झ्ादिधन हो है । 


बहुरि “व्येकपदार्धेध्नचयगुरणो गच्छ उत्तरधनं” इस सूत्र करि एक घाटि जो 
गच्छ, ताका श्राधा प्रमाण कौ चय करि गण, जो प्रमाण होइ, ताकौ गच्छ करि 
गुण, उत्तरवन हो है । सो आदिधन, उत्तरधन मिलाएं भी सर्वंधन का प्रमाण हो 


१३८ ) [ गोस्मटसार जौवकाण्ड गाया ४ह 


है । अथवा मध्यधन कौं गच्छ करि गुण भी सर्वधन का प्रमाण आवै है। जैसे 
श्रेणी व्यवहाररूप गणित का किचित्‌ स्वरूप प्रसग पाइ कह्मया । 


अरब अधिकारभूत अध करण विष सर्वधन आदि का वर्णन करिए है । तहा 
प्रथम भ्रकसदृष्टि करि कल्पनारूप प्रमाण लीए दृष्टातमात्र कथन करिए है । सर्व श्रध - 
करण का परिणामनि की सख्यारूप सर्वधन तीन हजार बहत्तरि (३०७२) । बहुरि 
श्रध करण के काल का समयनि का प्रमाणरूप गच्छ सोलह (१६) । बहुरि समय- 
समय परिणामनि की वृद्धि का प्रमाणरूप चय च्यारि (४) । बहुरि इहा सख्यात का 
प्रमाण तीन (३) । अ्रव उर्ध्व रचना विषे धन ल्याइए है । सो युगपत्‌ भ्रनेक समय की 
प्रवृत्ति न होइ, ताते समय सबधी रचना ऊपरि-ऊपरि ऊर्वरूप करिए है। तहा 
श्रादि धनादिक का प्रमाण ल्याइये है । 


'पदकदिसखेण भाजिय पचय” इस सूत्र करि सर्वधन तीन हजार बहत्तरी, 
ताकौ पद सोलह की कृति दोय से छप्पन, ताका भाग दीए बारह होइ । अर ताकौं 
सख्यात का प्रमाण तीन, ताका भाग दीए च्यारि होइ। श्रथवा दोय सौ छप्पन 
कौ तिगुणा करि, ताका भाग सर्व धन कौ दीये भी च्यारि होइ सो समय-समय 
प्रति परिणामनि का चय का प्रमाण है। अथवा याकौ अन्य विधान करि 
कहिए है । सर्वधन तीन हजार बहत्तरि, ताकों गच्छ का भाग दीए एक सौ बाणवे, 
तामेँ आगे कहिए है मुख का प्रमाण एक सौ बासठि, सो घटाइ तीस रहे । इनकों 
एक घाटि गच्छ का श्राधा साढा सात, ताका भाग दीये च्यारि पाए, सो 
चय जानना । 


अथवा आदिधनोनं गणितं पदोनपदकृतिदलेन सभजितं' इस सूत्र करि भागे 
कहिए है - आदिधन पचीस से बाणवे, तीहकरि रहित सर्वधन च्यारि से असी, 
ताकौ पद की कृति दोय से छप्पन विषे पद सोलह घटाइ, श्रवशेष का आधा कीये, 
एक सौ बीस होइ, ताका भाग दीये च्यारि पाये, सो चय का प्रमाण जानना । 


बहुरि “्येकपद्ाधेध्नचयगुणो गच्छ उत्तरधन! इस सूत्र करि एक घाटि 


[3.4 है 
गच्छ पद्रह, ताका श्राधा साढा सात (२) ताकौ चय च्यारि, ताकरि गुण तीस, 
ताकौ गच्छ सोलह करि गुणे, च्यारि सौ श्रसी चयधन का प्रमाण हो है। बहुरि इस 
प्रचयधन करि सर्वधन तीन हजार बहत्तरि सो हीन कीये, श्रवशेष दोय हजार पाच 


सैम्पज्ञानचन्द्रिका पीठिका ] [ १३६९ 


से बाणवे रहे । इनकौ पद सोलह, ताका भाग दीये एक सौ बासठि पाये, सोई प्रथम 
समय सबधी परिणामनि की सख्या हो है। बहुरि यार्मँ एक-एक चय बधाये सत्ते 
द्वितीय, तृतीयादि समय सबंधी परिणामनि की सख्या हो है। तहा द्वितीय समय 
सबधी एक सौ छुद्यासठ, तृतीय समय सबधी एक सौ सत्तरि इत्यादि क्रम ते एक-एक 
चय बधती परिणामनि की सख्या हो है । १६२९, १६६, १७०, १७४, १७८, १८२, 
१८६, १६०, १९४ १६८५, २०२, २०६, २१०, २१४, २१८, २२२ । 


इहा अत समय सबधी परिणामनि की सख्यारूप अतधन ल्याइये है । 


“व्येक॑ पद चयाभ्यस्तं तदादिसहितं धरना इस सूत्र ते एक घाटि गच्छ पद्रह, 
ताकौं चय च्यारि करि गुणे साठि, बहुरि याकों श्रादि एक सौ बासठि करि युक्त 
कीए दोय से बाईस होइ, सोई अत समय सबधी परिणामनति का प्रमाण जानना । 
बहुरि यामै एक चय च्यारि घटाए दोय से अठारह दह्विचरम समय सबधी परिणामनि 
का प्रमाण जानना । असे कहै जो धन कहिए समय-समय सबधी परिणामनि का 
प्रमाण, तिनकौ अ्रथ प्रवृतकरण का प्रथम समय ते लगाइ अत समय पर्यनत ऊपरि- 
ऊपरि स्थापन करने । 


श्रागे अनुकृष्टिरचना कहिए है - तहा नीचे के समय सबधी परिणामनि के 
जे खड, तिनके ऊपरि के समय सबधी परिणामनि के जे खड॒नि करि जो सादृश्य 
कहिए समानता, सो अनुकृष्टि अंसा नाम धरे है। 


भावार्थ - ऊपरि के अर नीचे के समय सबधी परिणामनि के जे खड, ते 

परस्पर समान जेैंसे होइ, तैसे एक समय के परिणामनि विषे खड करना, तिसका 
नाम अनुकृष्टि जानता । तहा ऊध्वंगच्छ के सख्यातवा भाग अनुक्ृष्टि का गच्छ है, 
सो अकसदृष्टि अपेक्षा ऊर्ध्वंगच्छ का प्रमाण सोलह, ताकौ सख्यात का प्रमाण च्यारि 
का भाग दीए जो च्यारि पाए, सोई अनुकृष्टि विषे गच्छ का प्रमाण है । अनुकृष्टि 
विषे खडनि का प्रमाण इतना जानना । बहुरि ऊध्वे रचना का चय कौ भश्रनुकृष्टि 
गच्छ का भाग दीए, भ्रनुकृष्टि विषे चय होइ, सो ऊध्वे चय च्यारि कौ अ्रनुकृष्टि गच्छ 
च्यारि का भाग दीए एक पाया, सोई अनुकृष्टि चय जानना । खड-खंड प्रति बधती 
का प्रमाण इतना है । बहुरि प्रथम समय सबधी समस्त परिणामनि का प्रमाण एक 
सो बासठि, सो इहा प्रथम समय सबधी अनुकृष्टि रचना विषे सर्वधन जानना । 
बहुरि “व्येकपदाधेध्नचयग्रुरणों गच्छ उत्तरधर्न!|ं इस सूत्र करि एक घाटि गच्छ तीन, 


१४० ] [ गोम्मठसार जीवकाण्ड गाया ४६ 


ताका आधा कौ चय एक करि गुणी अर गच्छ च्यारि करि गुणे छह होइ, सो इहा 
उत्तरधन का प्रमाण जानना। बहुरि इस उत्तरधन छह कौ (६) सर्वधन एक सौ 
बासठि (१६२) विषे घटाए, अवशेष एक सौ छप्पन रहे, तिनकौ श्रनुक्ृप्टि गच्छ 
च्यारि का भाग दीए गुणतालीस पाए, सोई प्रथम समय सबधी परिणामनि का जो 
प्रथम खण्ड, ताका प्रमाण है, सो यहु ही सर्व जघन्य खण्ड है, जाते इस खण्ड ते 
अन्य सर्वे खडनि के परिणामनि की सख्या अर विशुद्धता करि भ्रधिकपनों सभवे है। 
बहुरि तिस प्रथम खड विषे एक श्रनुकृप्टि का चय जोडे, तिसही के दूसरा खड का 
प्रमाण चालीस हो है। जैसे ही तृतीयादिक अत खड पर्यत्त तिर्यक एक-एक चय 
अ्रधिक स्थापने | तहा तृतीय खड विषे इकतालीस अत खड विषे बियालीस 
परिणामनि का प्रमाण हो है | ते ऊर्ध्वरचना विषे जहा प्रथम समय सबधी परिणाम 
स्‍्थापे, ताक॑ आगे-आगे बरोबरि ए खड स्थापन करने । ए (खंड) एक समय विषे 
युगपत्‌ अनेक जीवनि के पाइए, ताते इनिको बरोबरि स्थापन कीए है । बहुरि ताते 
परे ऊपरि द्वितीय समय का प्रथम खड प्रथम समय का प्रथम खड ३६ ते एक 
प्रनुकृष्टि चय करि (१) एक अधिक हो है, ताते ताका प्रमाण चालीस है। जाते 
द्वितीय समय सवधी परिणाम एक सो छद्यासठि, सो ही सर्वधन, तामे अ्नुकृष्टि का 
उत्तर धन छह घटाइ, अश्रवशेप कौ अनुकृष्टि का गच्छ च्यारि का भाग दीयें, तिस 
द्वितीय समय का प्रथम खड की उत्पत्ति सभव है । बहुरि ताक आगे द्वितीय समय 
के द्वितीयादि खड, ते एक-एक चय अधिक सभवे है ४१, ४२, ४३ । इहा द्वितीय 
समय का प्रथम खड सो प्रथम समय का द्वितीय खड करि समान है । 


असे ही द्वितीय समय का द्वितीयादि खड, ते प्रथम समय का तृतीयादि खडनि 
करि समान है । इतना विशेष - जो द्वितीय समय का अत का खड प्रथम समय का 
सर्वे खड़नि विषे किसी खड॒ करि भी समान बाही । बहुरि तृतीयादि समयनि के 
प्रथमादि खड द्वितीयादि समयनि के प्रथमादि खडनि ते एक विशेष अधिक है । 


तहा तृतीय समय के ४१, ४२, ४३, ४४ । चतुर्थ के ४२, ४३, ४४, ४५ । 
प्चम समय के ४३, ४४, ४५, ४६ । षष्ठम समय के ४४, ४५, ४६, ४७ । सप्तम 
समय के ४५, ४६, ४७, ४८ । अष्टम समय के ४६, ४७, ४८, ४६ ॥। नेंवमा 
समय के ४७, ४८, ४६, ५० । दशवा समय के ४5, ४६, ५४०, ५१ ॥ ग्यारहवा 
समय के ४६, ५०, ५१, ५२ । बारह॒वा समय के ५०, ५१, ५२, ५३। तेरहवा समय 


सस्यग्तानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ १४१ 


के ५१, ५२, ५३, ५४ | चौदहवा समय के ५२, ५३, ५४, ५५ । पद्रहवा समय के 
५३, ५४, ५५, ५६ । सोलहवा समय के ५४, ५५, ५६, ५७ खड जानने । 


जाते ऊपरि-ऊपरि सर्वधन एक-एक ऊध्वे चय करि अ्रधिक है। इहा सर्व जघन्य खड 
जो प्रथम समय का प्रथम खड, ताके परिणामनि के अर सर्वोत्कृष्ट खंड अत समय 
का अ्रत का खड, ताके परिणामनि के किस ही खड के परिणामनि करि सहित 
समानता नाही है, जाते अवशेष समस्त ऊपरि के वा नीचले समय सबधी खडनि 
का परिणाम पुजनि के यथासंभव समानता सभवै है । बहुरि इहा ऊर्ध्व रचना विरषें 
'मुहभूसि जोगदले पदगुर्िणिदे पदधणणं होदि' इस सूत्र करि मुख एक सौ बासठि, भ्रर 
भूमि दोय सौ बाइस, इनिकौ जोडि ३८४ । आधा करि १६२ गच्छ, सोलह करि 
गुण सर्वधन तीन हजार बहत्तरी हो है। अथवा मुख १६२, भूमि २२२ कौ जोडे 
३८४, आधा कीये सध्यधन का प्रमाण एक सो बाणवे होइ, ताकौ गच्छ सोलह करि 
गुणों सर्वेधन का प्रमाण हो है। अथवा 'पहुक्रतमुखसादिधर्न' इस सूत्र करि गच्छ 
सोलह करि मुख एक सौ बासठि कौ गुण, पचीस से बाणवे सर्वसमय सबधी आदि 
धन हो है। बहुरि उत्तरधन पूर्व च्यारि से श्रसी कह्या है, इनि दोऊनि कौं मिलाए 
सर्वंधन का प्रमाण हो है । बहुरि गच्छ का प्रमाण जानने कौ आदी अंते सुध्दे बद्विह॒दे 
रूवसंजुदे ठाणे इस सूत्र करि आदि एक सौ बासठि, सो अत दोय से बाईस मे घटाए 
अ्रवशेष साठि, ताको वृद्धिरूप चय च्यारि का भाग दीए पद्रह, तामै एक जोडे गच्छ 
का प्रमाण सोलह आवे है। असे दृष्टातमात्र सर्वेधनादिक का प्रमाण कल्पना करि 
वर्णन कीया है, सो याका प्रयोजव यहु - जो इस दृष्टात करि अ्रर्थ का प्रयोजन नीके 
समभने मे आवे । 


अब यथार्थ वर्णन करिए है - सो ताका स्थापन असख्यात लोकादिक की भअर्थ- 
सदृष्टि करि वा सदृष्टि के श्रथि समच्छेदादि विधान करि सस्क्ृत टीका विषे दिखाया 
है, सो इहा भाषा टीका विषे आगे सदृष्टि अधिकार जुदा कहैगे, तहा इनिकी भी अर्थ- 
सदृष्टि का प्रथ-विधान लिखेगे तहा जानना । इहा प्रयोजन मात्र कथन करिए है। 
आगे भी जहां अर्थसदृष्टि होय, ताका श्रर्थ वा विधान आगे सदृष्टि श्रधिकार विपे ही 
देख लेना । जायगा-जायगा संदृष्टि का अर्थ लिखने ते ग्रथ प्रचुर होइ, श्रर कठिन 
होइ; ताते न लिखिए हैं | सो इहा त्रिकालवर्ती नाना जीव सबधी समस्त अध*- 
भवृत्तकरण के परिणाम असख्यात लोकमात्र है, सो सर्वधन जानना । बहुरि श्रधः- 


१४२ | [ गोम्मटसार जीपकाणएड गाथा ४६ 


प्रवृत्तकरण का काल अतर्मूहर्तमात्र, ताके जेते समय होइ, सो इहा गच्छ जानना । 
बहुरि सर्वधन कौ गच्छ का वर्ग करि, ताका भाग दीजिए । वहुरि यथासभव सख्यात 
का भाग दीजिए, जो प्रमाण श्रावे, सो ऊर्ध्वचय जानना । वहुरि एक घाटि गच्छ 
का आधा प्रमाण करि चय कौ गुणि, वहुरि गच्छ का प्रमाण करि गृण जो प्रमाण 
आावे, सो उत्तरधन जानना । बहुरि इस उत्तरधन कौ सर्वधन विपे घटाइ, अवशेष 
कौ ऊध्वंगच्छ का भाग दीए, त्रिकालवर्ती समस्त जीवनि का अ्रथ'प्रवृत्तकरण काल 
के प्रथम समय विषे सभवते परिणामनि का पुज का प्रमाण हो है | वहुरि याके विपे 
एक उध्वें चय जोडे, द्वितीय समय सबंधी नाना जीवनि के समस्त परिणामनि के 
पुज का प्रमाण हो है । जैसे ही ऊपरि भी समय-समय प्रति एक-एक ऊर्ध्वंचय जांडे, 
परिणाम पुज का प्रमाण जानना । 


तहा प्रथम समय सबधी परिणाम पुज विपे एक घाटि गच्छ प्रमाण चय जोडे 
अ्रत समय सबधी नाना जीवनि के समस्त परिणामनि के पुज का प्रमाण हो है, सो 
ही कहिए है - व्येक॑ पद चयाभ्यस्त तत्साय्रंतधनं भवेत्‌” इस करण सूत्र करि एक 
घाटि गच्छ का प्रमाण करि चय कौ गुण जो प्रमाण होइ, ताकौं प्रथम समय सबधी 
परिणाम पुज प्रमाण विषे जोडे, अत समय सबधी परिणाम पुज का प्रमाण हो है । 
बहुरि या विषे एक चय घटाए, द्विचरम समयवर्ती नाना जीव संबंधी समस्त विशुद्ध 
परिणाम पुज का प्रमाण हो है। श्ैसे ऊध्वेरचना जो ऊपरि-ऊपरि रचना, तीहि 
विषे समय-समय सबधी अध प्रवृत्तकरण के परिणाम पुज का प्रमाण कह्या । 


भावार्थ - आगे कषायाधिकार विषे विशुद्ध परिणामनि की सख्या कहैगे, 
तिस विषे भ्रध'करण विषे सभवते शुभलेश्यामय सज्वलन कषाय का देशघातो स्पर्थकनि 
का उदय सयुक्त विशुद्ध परिणामनि की सख्या त्रिकालवर्ती नाना जीवनि के अ्रसख्यात 
लोकमात्र है। तिनि विषे जिनि जीवनि कौ अध प्रवृत्तकरण मा्ड पहला समय 
है, अैसे त्रिकाल सबधी भ्रनेक जीवनि क॑ जे परिणाम सभवे, तिनिके समूह को प्रथम 
समय परिणाम पुज कहिए । बहुरि जिनि जीवनि कौ अध'करण मार्ड , दूसरा समय 
भया, असे त्रिकाल सबधी अ्रनेक जीवनि के जे परिणाम सभवे, तिनिके समूह कौं 
द्वितीय समय परिणाम पुज कहिए । श्रैसे ही क्रम ते अन्त समय पर्यत जानना । 


तहा प्रथमादि समय सबधी परिणाम पुज का प्रमाण श्रेणी व्यवहार गणित 
का विधान करि जुदा-जुदा कह्या, सो सर्वेसमय सबधी परिणाम पुजनि को जोड़ 


सम्परज्ञानचन्व्रिका भाषारीका ] [ १४३ 


श्रसंख्यात लोकमात्र प्रमाण होइ है। बहुरि इन अध प्रवत्तकरण काल का प्रथमादि 
समय सबधी परिणामनि विष त्रिकालवर्ती नाना जीव सबन्धी प्रथम समय के जघन्य 
मध्यम, उत्कृष्ट भेद लीए जो परिणाम पुज कह्या, ताके अ्रध प्रवृत्तकरण काल के 
जेते समय, तिनकौ सख्यात का भाग दीए जेता प्रमाण आवे, तितना खड करिए। 
ते खड निर्वगंणा काडक के जेते समय, तितने हो है। वर्गंणगा कहिए समयनि की 
समानता, तीहिकरि रहित जे ऊपरि-ऊपरि समयवर्ती परिणाम खड, तिनका जो 
काडक कहिए पर्व प्रमाण; सो निर्वंगेंणा काडक है । तिनिके समयनि का जो प्रमाण 
सो अ्रधःप्रवत्तकरण कालरूप जो ऊर्ध्वंगच्छ, ताके सख्यातवे भागमात्र है, सो यहु 
प्रमाण अनुकृष्टि के गच्छ का जानना । इस अनुकृष्टि गच्छ प्रमाण एक-एक समय 
सबधी परिणामनि विषे खड हो है। बहुरि ते खड एक-एक अनुकृष्टि चय करि 
श्रधिक हैं | तहा ऊध्वे रचना विषे जो चय का प्रमाण कह्मा, ताकौ श्रनुकृष्टि गच्छ 
का भाग दीए जो पाइए, सो श्रनुकृष्टि के चय का प्रमाण है । 


बहुरि व्येकपदार्धप्नचयगुरणों गच्छ उत्तरधर्न इस सूत्र कॉरि एक घाटि 
अनुकृष्टि के गच्छ का झ्राधा प्रमाण कौ अनुकृष्टि चय करि गुणी, बहुरि अनुकृष्टि 
गच्छ करि गुणों जो प्रमाण होइ, सो अनुकृप्टि का चयधन हो है । याकौ ऊर्ध्व॑ 
रचना विषे जो प्रथम समय सबधी समस्त परिणाम पुज का प्रमाणरूप सर्वधन, 
तीहि विषे घटाइ, अ्रवशेष जो रहे, ताकौ अनुकृप्टि गच्छु का भाग दीए जो प्रमाण 
होइ; सोई प्रथम समय सबधी प्रथम खड का प्रमाण है। बहुरि या विषे एक 
अ्रनुकृष्टि चय कौ जोडे, प्रथम समय सम्बन्धी समस्त परिणामनि के द्वितीय खड का 
प्रमाण हो है। शैसे ही तृतीयादिक खड एक-एक अनुकृप्टि चय करि अधिक अपने 
ग्रत खड पर्यनत क्रम ते स्थापन करने । 


तहा अ्रनुक्ृष्टि का प्रथम खड विषे एक घाटि अनुकृष्टि गच्छ का प्रमाण 
श्रनुकृष्ठि चय जोडे जो प्रमाण होइ, सोई श्रत खड का प्रमाण जानना । याम एक 
अ्रनुकृष्टि चय घटाए, प्रथम समय सबधी द्विचरम खड का प्रमाण हो है। श्रैसे 
प्रथम समय सबधी परिणाम पुजरूप खड सख्यात आवली प्रमाण है, ते क्रम ते 
जानने । इहा तीन वार सख्यात करि गुरित आवली प्रमाण जो अ्रध करण का 
काल, ताके सख्यातवे भाग खडतनि का प्रमाण, सो दोइ बार सख्यात करि गणित 
श्रावली प्रमाण है, भेसा जानना । हु 


१४४ |] | गोष्मह्सार जीम कष्ट गाया ८६ 


बहुरि द्वितीय सगय राबबी परिणाम पुज का प्रथम से” है, सो प्रथम समय 
संवधी प्रथम खड ते अनुफष्टि चय करि अधिक है । काह ते ? जाते ट्ितीय समय 
सवंधी समस्त परिणाम पुजरूप जो सर्वधन, ताम॑ पू्वक्ति प्रभाग अनुक्ञ्टि का चय- 
घन घटाएं श्रवशेप रहै, ताको श्रनुक्ृप्टि का भाग दीए, सो प्रथम सटे सिद्ध हो है । 
बहुरि इस हितीय समय का प्रथम सटे बिप एक अ्रनुकृम्दि चय को जोट, द्वितीय 
समय सवधी परिणामानि का द्वितीय सट का प्रगाग हो है । ऐसे तृतीयादिक खड 
एक-एक श्रनुक्प्टि चय करि अधिक स्थापन करने । तहा एक घाटि श्रनुफष्टि गच्छ 
प्रमाण चय द्वितीय समय परिणाम का प्रथम ग बिपे जोर, द्वितीय समय संबंधी 
अत खड का प्रमाण हो है। यार्म एक अनुक्प्टि चय घढाए द्वितीय समर सवधी 
ह्विचरम खड़ का प्रमाण हो है । बहुरि उहा द्वितीय समय या प्रथम रद अर प्रथम 
समय का द्वितीय खड़, ए दोऊ समान है | तसे ही द्वितीय समय का ट्ितीयादि खड़ 
श्रर प्रथम समय का तृतीयादि खण्ड दोऊ समान हो हैं । इतना विशेष द्वितीय समय 
का अत खड, सो प्रथम समय का खडनि विपे किसीही करि समान नाही । बहुरि 
याके झ्ाग ऊपरि तृतीयादि समयनि विपे श्रनुकृप्टि का प्रथमादिक सट, ते नीचला 
समय सम्बन्धी प्रथमादि अनुकृप्टि खडनि ते एक-एक अनुक्प्टि चय करि अधिक है । 
असे श्रध-प्रवृत्तकरण काल का अत समय पर्यन्त जानने । तहा अन्त समय का त्तमस्त 
परिणामरूप सर्वंधन विपे अ्रनुकृप्टि का चयधन कौ घटाई, प्रवशेप की अनुकृप्टि गच्छ 
का भाग दीए, भ्रत समय सम्बन्धी परिणाम का प्रथम अनुकृप्टि सइ हो है । यामे 
एक श्रनुक्प्टि चय जोडे, श्रत समय का द्वितीय अनुकृष्टि स्तड हो है । अंसे तृतीयादि 
खण्ड एक-एक अनुकृप्टि चय करि श्रधिक जानने। तहा एक घाटि अनुकृप्टि गच्छ 
प्रमाण अनुकृष्टि चय अन्त समय सम्बन्धी परिणाम का प्रथम खण्ड विपे जोड़, श्रत 
समय सम्बन्धी अ्रत श्रनुकृप्टि खण्ड के परिणाम पुज का प्रमाण हो है । वहुरि यामे 
एक अनुकृप्टि चय घटाए, अन्त समय सम्बन्धी द्विचरम खण्ड के परिणाम पुज का 
प्रमाण हो है। असे अत समय सबधी प्ननुकृप्टि खड, ते अनुकृप्टि के गच्छ प्रमाण हैं , 
ते बरोबरि आ्राग-आ्रागं क्रम ते स्थापने । बहुरि अत समय सवधी अनुकृप्टि का प्रथम 
खड विपे एक अनुकृप्टि चय घटाए, श्रवशेप हिचरम समय सबधी प्रथम खड का 
परिणाम पुज का प्रमाण हो है । बहुरि यामे एक अनुकृष्टि चय जोडे, द्विचरम समय 
सवधी द्वितीय खड का परिणाम पुज हो है । बहुरि श्रैंसे ही तृतीयादि खड एक-एक 
चय अधिक जानने । तहा एक घाटि अनुकृष्टि गच्छ प्रमाण श्रनुकृष्टि चय द्विचरम 


सम्पस्ञानचन्द्रिका भाषाटीका |] [ १४५ 


समय संवंध्री परिणाम का प्रथम खण्ड विपे जोड़े, ह्विचरम समय संबंधी अ्रनुकृष्टि 
का अंत खड का परिणाम पृज का प्रमाण हो है । बहुरि यामे एक अनुकृष्टि चय घटाएं, 
तिस ही द्विचरम समय का ह्विचरम खंड का प्रमाण हो है । ग्रैसे अध प्रवृत्तकरण के 
काल का हिचरम समय संबंधी अनुकृष्टि खंड, ते अनुकष्टि का गच्छप्रमाण है, ते 
क्रम ते एक-एक चय अधिक स्थापन करने । श्रैसे तियंक्रचनता जो बरोबर रचना, 
तीहि विषे एक-एक समय संबंधी खडनि विषे परिणामनि का प्रमाण कह्या । 


भावार्थ - पूर्वे श्रध करण का एक-एक समय विषे संभवते नाना जीवनि के 
परिणामनि का प्रमाण कह्मा था। अ्रब तिस विषे जुदे जुदे सभवते असे एक-एक 
समय संबंधी खडनि विषे परिणामनि का प्रमाण इहा कह्या है । सो ऊपरि के अर 
नीचे के समय संबधी खडनि विषे परस्पर समानता पाइए है । ताते अनुकृप्टि ग्रैसा 
नाम इहां संभव है । जितनी सख्या लीये ऊपरि के समय विषे परिणाम खड हो है, 
तितनी सख्या लीये नीचले समय विषे भी परिणाम खण्ड होइ है। असे नीचले 
समय संबधी परिणाम खड ते ऊपरि के समय सबधी परिणाम खण्ड विषे समानता 
जानि इसका नाम श्रध प्रवृत्तकरण कट्या है । 


बहुरि इहा विशेष है, सो कहिए है। प्रथम समय संबधी अश्रनुकृष्टि का 
प्रथम खण्ड, सो सर्व ते जघन्य खण्ड है; जाते सर्वखण्डनि ते याकी सख्या घाटि है । 
बहुरि अ्रतसमय सबंधी अत का श्रनुकृष्टि खण्ड, सो सर्वोत्कृष्ट है, जाते याकी 
संख्या सर्वे खण्डनि ते श्रधिक है; सो इन दोऊनि के कही अन्य खण्ड करि समानता 
नाही है । बहुरि अवशेष ऊपरि समय सबंधी खण्डनि के नीचले समय सबधी खण्डनि 
सहित प्रथवा नीचले समय सवधी खण्डनि के ऊपरि समय सबधी खण्डनि सहित 
यथासभव समानता है । तहा ट्वितीय समय ते लगाय द्विचरम समय पर्यत्त जे समय, 
तिनका पहला-पहला खण्ड अर अत समय का प्रथम खण्ड ते लगाइ ह्विचरम खण्ड 
पर्यत खण्ड, ते अपने-अपने ऊपरि के समय संवधी खडनि करि समान नाही है। ताते 
अ्सद्श है, सो द्वितीयादि द्विचरम पर्यच्त समय सबधी प्रथम खण्डनि की ऊध्वेरचना 
कीए । श्रर ऊपरि अत समय के प्रथमादि द्विचरम पर्यन्त खण्डनि की तिर्यक रचना 
कीए अकुश के आकार रचना हो है। ताते याकी अकुश रचना कहिए । 

यहु भरकर सदष्टि (४ प३ ४२ शए्‌ 9० हह छपरा ब७ छह अप झट ४३ अर हअशा ऋग। 


अपेक्षा अकुश- ५५ 
रचना भर 


अशिनलओ+ 


१४६ ] [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाया ४६ 


बहुरि द्वितीय समय ते लगाइ ट्विचरम समय पर्यत्त समय सबधी बत-अत 
के खण्ड श्र प्रथम समय सबधी प्रथम खड बिना श्रन्य सर्व खण्ड, ते अ्पने-श्रपने 
नीचले समय सबधी किसी ही खण्डनि करि समान नाही, ताते अ्रसदृश हैं । सो इहा 
द्वितीयादि द्विचरम पर्यत समय सवधी अत-भत खण्डनि की ऊध्वेरचना कीए श्रर 
नीचे प्रथम समय के द्वितीयादि श्रत पर्यत खण्डनि की तिर्यक्रचना कीए हल के 
श्राकार रचना हो है | ताते याकौ लागल रचना कहिए । 


िनननननने, 


यहु भ्रक सृष्टि धर 

अपेक्षा लागल ४१ 

रचना |_4१६ ५४५ ५४ ५३ ५२ ५१ ५० ४६ ४ंए ४७ ८६ ४५ ४८४८ ४३ ४२ 

बहुरि जघन्य उत्कृप्ट खड़ भ्रर ऊपरि नीचे समय सबंधी खण्डनि की अपेक्षा 

कहे असदृश खण्ड, तिनि खडनि विना अवशेप सर्व खण्ड अपने ऊपरि के अभ्रर 
तीचले समय सबधी खण्डनि करि यथासभव समान जानने । 








श्रव विशुद्धता के अविभागप्रतिच्छेदनि की श्रपेक्षा वर्णन करिए है । जाका 
दूसरा भाग न होइ - अँसा शक्ति का अश, ताका नाम श्रविभागप्रतिच्छेद जानना । 
तिनकी श्रपेक्षा गणना करि पूर्वोक्त अ्रधःकरण के खडनि विषे श्रल्पवहुत्वरूप वर्णन 
करे हैं। तहा अध प्रवृत्तकरण के परिणामतति विषे प्रथम समय सवधी जे परिणाम, 
तिनके खडनि विष जे प्रथम खड के परिणाम, ते सामान्यपने भ्रसख्यात लोकमात्र 
हैं । तथापि पूर्वोक्त विधान के अनुसारि स्थापि, भाज्य भागहार का यथासभव 
अपवर्तेन किये, सख्यात प्रतरावली का जाकौ भाग दीजिये, ऐसा असख्यात लोक 
मात्र है। ते ए परिणाम अविभागप्रतिच्छेदनि की अपेक्षा जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 
भेद लिये हैं । तहा एक अधिक सूच्यगुल का असख्यातवा भाग का घन करि तिसही 
का वर्ग कौ गुण जो प्रमाण होइ, तितने परिणामनि विषे जो एक बार पट्स्थान 
होइ, तो सख्यात प्रतरावली भक्त असख्यात लोक प्रमाण प्रथम समय सबधी प्रथम 
खड के परिणामनि विष केती बार षट्स्थान होइ ? ऐसे त्रराशिक करि पाए हुए 
झ्रसख्यात लोक वार पट्स्थाननि कौ प्राप्त जो विशुद्धता की वृद्धि, तीहि करि 
वर्धमान है । 

भावार्थ - भागे ज्ञानमार्गणा विषे पर्याय समास श्रुतज्ञान का वर्णन करते 
जैसे अनतभाग वृद्धि आ्रादि षट्स्थानपतित वृद्धि का भ्रनुक्रम कहैँगे, तेसे इहा अध 
प्रवत्तकरण सम्बन्धी विशुद्धतारूप कषाय परिणामनि विषे भी श्नुक्रम ते श्रनन्तभाग, 


सम्यरज्ञानचन्द्रिका भाषाटीफा |] [ १४७ 


प्रसस्यातभाग, सख्यातभाग, सख्यातगुण, असख्यातगुण, अ्रनतगुर' वृद्धिरूप षट्‌- 
स्थानपतित वृद्धि सभव॑ है । तहा तिस श्नुक्रम के अनुसारि एक अधिक जो सूच्य- 
गुल का असख्यातवा भाग, ताका घन करि ताही का वर्ग को गुणिए । 


भावाय ऐसा - पाच जायगा माडि परस्पर गुणिये जो प्रमाण आवे, तितने 
विशुद्धि परिणाम विषे एक बार पषट्स्थानपतित वृद्धि हो है। ऐसे क्रम ते प्रथम 
परिणाम ते लगाइ, इतने-इतने परिणाम भये पीछे एक-एक बार पट्स्थान वृद्धि 
पूर्ण होते असख्यात लोकमात्र बार षट्स्थानपतित वृद्धि भए, तिस प्रथम खड के 
सब परिणामनि की सख्या पूर्ण होइ है। याते असख्यात लोकमात्र पट्स्थानपतित 
वृद्धि करि वर्धभान प्रथम खड के परिणाम है। बहुरि तैसे ही द्वितीय समय के 
प्रथम खड का परिणाम एक अनुकृष्टि चय करि अधिक है, ते जधन्य, मध्यम, 
उत्कृष्टभेद लिये है।सो ए भी पूर्वोक्त प्रकार असख्यात लोकमात्र षट्स्थान- 
पतित वृद्धि करि वर्धमान है । 


भावार्थ - एक अधिक सृूच्यगुल के असख्यातवा भाग का घन करि गुणित 
तिस ही का वर्गमात्र परिणामनि विपे जो एक बार पटुस्थान होइ, तो अनुक्ृष्टि 
चय प्रमाण परिणामनि विषे केती बार पषट्स्थान होइ ? ऐसे त्रेराशिक किये 
जितने पाव, तितनी बार अधिक पषट्स्थानपतित वृद्धि प्रथम समय के प्रथम खण्ड 
ते द्वितीय समय के प्रथम खण्ड विषे सभव है । ऐसे ही तृतीयादिक श्रत पर्यन्त 
समयति के प्रथम-प्रथम खड के परिणाम एक-एक श्रनुकृष्टि चय करि अधिक है। 
बहुरि तैसे ही प्रथमादि समयनि के अपने-अपने प्रथम खण्ड ते द्वितीयादि खण्डनि के 
परिणाम भी क्रम ते एक-एक चय अ्रधिक है। तहा यथासम्भव षट्स्थानपतित 
वृद्धि जेती बार होइ, तिनका प्रमाण जानना । 


प्रथ तिन खण्डनि क॑ विशुद्धता का अविभागप्रतिच्छेदनि की अपेक्षा श्रल्प- 
बहुत्व कहिये है । प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्ड का जघन्य परिणाम की विशुद्धता 
अन्य सर ते स्तोक है। तथापि जीव राशि का जो प्रमाण, ताते अनतगुणा अविभाग- 
प्रतिच्छेदनि के समूह कौ धरे है | बहुरि याते तिस ही प्रथम समय का प्रथम खण्ड 
का उत्कृष्ट परिणाम की विशुद्धता अनतगुणी है। बहुरि ताते द्वितीय खण्ड का 
जघन्य परिणाम की विशुद्धता भ्रनततगुणी है। ताते तिस हि का उत्कृष्ट परिणाम 
को विशुद्धता अ्रनतगुणी है। ऐसे ही क्रम ते तृतीयादि खण्डनि विषे भी जघन्य, 


श्ष८ ] [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाया ४६ 


उत्कृष्ट परिणामनि की विशुद्धता श्रनतगुणी-श्रनतगुणी अ्रत के खण्ड की उत्कृष्ट 
परिणाम विशुद्धता पर्य॑न्त प्रवर्ते है । 


बहुरि प्रथम समय सबधी प्रथम खण्ड का उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता ते 
द्वितीय समय के प्रथम खण्ड की जघन्य परिणाम विशुद्धता श्रनतगुणी है। ताते 
तिस ही की उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता अनतगुणी है । 


बहुरि ताते द्वितीय खण्ड की जघन्य परिणाम विशुद्धता भ्रनतगुणी है। 
ताते तिस ही की उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता भ्रनतगुणी है | ऐसे तृतीयादि खण्डनि 
विषे भी जघन्य उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता भ्रनतगुणा अनुक्रम करि द्वितीय समय 
का अत का खण्ड की उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता पर्यन्त प्राप्त हो है । बहुरि इस ही 
मार्ग करि तृतीयादि समयनि विषे भी पूर्वोक्त लक्षणयुक्त जो निर्वगंणाकाडक, ताका 
द्विचरम समय पर्यन्त जघन्य उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता श्रनतगुणा अनुक्रम 
करि ल्यावनी । 

बहुरि निर्वेगंणाकाण्डक का अभ्रत समय सबधी प्रथम खण्ड की जघन्य परिणाम 
विशुद्धता ते प्रथण समय का अत खण्ड की उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता अनतगुणी 
है । ताते दूसरा निर्वगंणाकाडक का प्रथम समय सबधी प्रथम खण्ड की जघन्य 
परिणाम विशुद्धता श्रनतगुणी है। ताते तिस प्रथम निर्वंगणाकाडक का द्वितीय 


समय सबधी श्रत के खण्ड की उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता श्रनतगुणी है। ताते 
द्वितीय निर्वेगंणाकाडक का द्वितीय समय सवधी प्रथम खण्ड की जघन्य परिणाम 


उस ल्ल्ल मम 2० कम १ शिलज, १ 
श्ल ३०. | का धर जघन्य ह्। 
छ्<्‌ ल्‍्<्‌ च्<्‌ ब्र्‌ ल्‍्प्छ 
न न ब्१्छ 09 ८० 
4... >क्षुण। गिकया एिछषण “४ 





१ - भाषादीका मे सपं का झाकार वनाकर बीच मे जघम्य उत्कृष्ट तीन तीन वार लिखकर सरंप्टि 
लिखी है, परतु मदप्रवोधिका मे इस प्रकार है । 


सस्यप्तामचन्द्रिका भाषाटोका ] [ १४६ 


विशद्धता भ्रनतगणी है। ताते प्रथम निर्वगंणाकाडक का तृतीय समय सबधी उत्कृष्ट 
खण्ड की उत्कृष्ट विशुद्धता अश्रवतगुणी है। या प्रकार जेसे सप की चाल इधर ते 
ऊधर, ऊघर ते इधर पलटनिरूप हो है, तेसे जघन्य ते उत्कृष्ट, उत्कृष्ट ते जघन्य अस 
पलटनि विषे अनतगुणी श्रनुक्तरम करि विशुद्धता प्राप्त करिए, पीछे अत का 
निर्वेगशाकाडक का अत समय सबधी प्रथम खण्ड की जघन्य परिणाम विशुद्धता 
श्रनतानंतगुणी है । काहै ते ? जाते पूर्व-पूर्व विशुद्धता ते अनतानंतगुणापनो सिद्ध है। 
बहुरि ताते अंत का निर्वगंणाकाडक का प्रथम समय सबधी उत्कृष्ट खण्ड की 
परिणाम विशुद्धता श्रनंतगुणी है। ताते ताके ऊपरि अत का निर्वेगंणाकाडक का 
अत समय सबधी अत खण्ड की उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता पर्यन्त उत्कृष्ट खण्ड की 
उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता अनतानतगुणा शअनुक्रम करि प्राप्त हो है। तिनि विष जे 
जघन्य ते उत्कृष्ट परिणामनि की विशुद्धता भ्रततानतगुणी हैं, ते इहा विवक्षारूप 
ताही है, शैसा जानना । 


या प्रकार विशुद्धता विशेष धरे जे अ्रधःप्रवृत्तकरण के परिणाम, तिनि 
विषे गुणश्रेणिनिर्जरा, गृणसक्रमण, स्थितिकराडकोत्करण, अनुभागकाडकोत्करण 
भए च्यारि आवश्यक न सभवे हैं । जाते तिस भ्रध:करण के परिणामनि के तैसा गुण- 
श्रेणि निर्जेरा आदि कार्य करने की समर्थता का अ्रभाव है। इनका स्वरूप आगे 
अपूर्वकरण के कथन विषे लिखेगे । 


तो इस करण विषे कहा हो है ? 


केवल प्रथम समय ते लगाइ समय-समय प्रति भ्रनतगुणी-अनतगुणी 
विशुद्धता की वृद्धि हो है । बहुरि स्थितिबधापसरण हो है । पूर्व जेता प्रमाण लीए 
कर्मनि का स्थितिबध होता था, ताते घटाइ-घटाइ स्थितिबध करे है ॥ बहुरि साता 
वेदनीय कौ आदि दैकरि प्रशस्त कर्मप्रकृतिनि का समय-समय प्रति श्रनतगुणा-अ्रनंत- 
गुणा बधता गुड, खड, शकरा, श्रमुत समान चतुस्थान लीए अनुभाग बध हो है। 
बहुरि असाता वेदत्तीय आदि अप्रशस्त कमें प्रकृतिनि का समय-समय प्रति अनतगुणा- 
श्रनतगुणा घटता निब, काजीर समान द्विस्थान लीए अनुभाग बध हो है, विष- 


हलाहल रूप न हो है। जैसे च्यारि श्रावश्यक इहा सभवे हैं । श्रवश्य हो हैं, ताते 
इनिकों आवश्यक कहिए है । 


बहुरि जैसे यहु कह्या जो अर्थ, ताकी रचना अकसदुष्टि श्रपेक्षा लिखिए है। 


१५० ] 


अंकसंदृष्टि श्रपेक्षा श्रध:करण 
रचना 


सोलह सम- |प्रनुकृष्टिछप एक-एक समय 
सवधी च्यारि-च्यारि खडनि 
की तियंक्‌ रचना 


प्रथम द्वितीय 
खड 


यनि की 
ऊध्व॑ रचना 


. २२ 
२१८ 
२१४ 
२१० 


२०६ 


२०२ 








प्र्ड 
५रे 
श्र 


५१ 


४६ 





चतुर्थ 
खड 


ग्७छ 
3] 
५५ 
प्र्ड 
भरे 


२ 


| गोस्मटसार जीवकाण्ड गाया ४६ 


अर्थसदृष्टि अ्रपेक्षा रचना है, सो 
आगे सदृष्टि अ्रधिकार विष लिखेंगे । 
तथा याका यहु अभिप्राय है - एक 
जीव एक काल जैसा कहिए, तहा 
विवक्षित श्रध प्रवृतकरण का परिणाम- 
रूप परिणया जो एक जीव, ताका 
परमार्थवृत्ति करि वर्तमान अपेक्षा काल 
एक समय मात्र ही है, ताते एक जीव 
का एक काल समय प्रमाण जानना । 
बहुरि एक जीव नानाकाल जैसा कहिए, 
तहा श्रधःप्रवृत्तकरण का नानाकालरूप 
अतर्मुहुतं के समय ते अनुक्रम ते एक 
जीव करि चढिए है, याते एक जीव 
का नानाकाल अतमु हतें का समय मात्र 
है । बहुरि नानाजीवनि का एक काल जैसा 
कहिए, तहा विवक्षित एक समय अपेक्षा 
अध प्रवृत्तकाल के अ्रसख्यात समय है, 
तथापि तिनिविषे यथासभव एक सी 
भ्राठ समयरूप जे स्थान, तिनिविषे 
सग्रहरूप जीवनि की विवक्षा करि एक 
काल है, जाते वर्तमान एक कोई समय 
विषे श्रनेक जीव हैं, ते पहिला, दूसरा, 
तीसरा आ्रादि श्रध करण के असख्यात 
समयनि विषे यथासभव एक सौ आठ 
समय विषे ही प्रवर्तते पाइए है। ताते 
झग्रनेक जीवनि का एक काल एक सो 
आठ समय प्रमाण है। बहुरि ताना- 


जीव, नानाकाल औसा कहिए, तहा अध भ्रवृत्तकरण के परिणाम अ्सख्यात लोकमात्र 
हैं, ते त्रिकालवर्ती भ्रवेक जीव सबंधी है । बहुरि जिस परिणाम को कह्या, तिसको 


ध्षम्पश्ञानचन्द्रिका भाषादीका || [ १५१ 


फेर न कहना; जैसे अपुनरुक्तरूप है । तिनकौ अ्रनेक जीव अनेक काल विषे आश्रय 
करे है । सो एक-एक परिणाम का एक-एक समय की विवक्षा करि नाना जीवनि का 
नानाकाल अ्रसख्यातलोक प्रमाण समय मात्र है, अंसा जानना । 


वहुरि अ्रव अ्रधःप्रवृत्ततरण का काल विषे प्रथमादि समय सबधी स्थापे जे 
विशुद्धताहूप कपाय परिणाम, तिनिविपे प्रमाण के अवधारने कौ कारणभूत जे 
करणतसूत्र, तिनिका गोपालिक विधान करि बीजगरणित का स्थापन कहिए है, 
जाते पूर्वोक्त करणसूत्रनि का अर्थ विप सशय का गअ्रभाव है । तहा व्येकपदार्धष्तचय- 
गुणों गच्छ उत्तरधन! इस करणासूत्र की वासना अ्रकसदृष्टि अ्रपेक्षा दिखाइए है । 
“व्येकपदार्धप्तचयगुणों गच्छ जैसा शब्द करि एक घाटि गच्छ का आधा प्रमाण चय 
सर्वस्थानकनि विषे ग्रहण कीया, ताका प्रयोजन यहु जो ऊपरि वा नीचे के स्थान- 
कनि विपे हीताधिक चय पाइए, तिनकौ समान करि स्थापे, एक घाटि गच्छ का 
भ्राधा प्रमाण चय सर्वे स्थानकनि विषे समान हो है । सो इहा एक घाटि गच्छ का 
भ्राधा प्रमाण साडा सात है, सो इतने-इतने चय सोलह समयनि विषे समान हो है । 
कंसे ? सो कहिए है - प्रथम समय विषे तो श्रादि प्रमाण ही है, ताके चय की वृद्धि 
वा हानि नाही है । बहुरि अंत समय| विष एक घाटि गच्छ का प्रमाण चय है, याते 
व्येकषद शब्द करि एक घाटि गच्छ प्रमाण चयनि की सख्या कही । बहुरि श्रर्ध 
शब्द करि अत समय के पद्रह चयत्ति विषे साडा सात चय काढि प्रथम समय का 
स्थान विषे रचे दोऊ जायगा साडा सात, साडा सात चय समान भए। अँसे ही ताके 
नीचे पद्रहवा समय के चौदह चयनि विषे साडा छह चय काढि, द्वितीय समय का एक 
चय के आगे रचनारूप कीए, दोऊ जाएगा साडा सात, साडा सात चय हो है। 
वहुरि ताके नीचे चौदहवा समय के तेरह चयनि विषे साडा पाच चय काढि, तीसरा 
समय का स्थान विषे दोय चय के आगे रचे दोह जायगा साडा सात, साड़ा सात 
चय हो है । श्ैसे ही ऊपरि ते चौथा स्थान तेरहवा समय, ताकौ श्रादि देकरि समयनि 
के साडा च्यारि आदि चय काढि नीचे ते चौथा समय आदि स्थानकनि के तीन 
श्रादि चयनि के आगे स्थापे स्वेत्र साडा सात, साडा सात चय हो है । जैसे सोलह 
स्थानकनि विपे जैसे समपराटीका झाकार हो है, तेसे साडा सात, साडा सात चय 
स्थापिए हे । इहा का यत्र है- 


इस सूत्र की वासना कहने कौं रचना है । 


यह अ्रंक संदुष्टि श्रपेक्षा व्येकपदार्धष्तचयगुरणो गचछ उत्तरधनो 





सर्वस्थानकनि विप॑ समानरूप 
कीए चयनि की रचना इहा 
ज्यारि-च्यारि तौ एक-एक चय 
का प्रमाण, झागे दोय झ्राघा 
चय का प्रमाण जानना 


हु ]४।4४8[]४।।४। “४4४80२ 
४।४।४]४॥।४।॥।४॥४॥२ 


४।४।४।४। ४।४।४॥२ 


४ी।४।४]४2।॥।४।४4४।]२ 


४।४।४।४।४।४॥४॥।२ 


४।४।४।४॥४4४4४॥२ 
४।४।॥।४॥।४॥।४॥४।॥।४॥२ 
४] ४।४॥४।॥।४।॥।४॥।४॥२ 
४ी४।४॥। ४।४॥।४॥४॥२ 
४]४]४4४2]४53]४24४।|२ 
४॥४।४॥४१॥४॥।४]॥४।१२ 
ड[४४]४454545]२ 
ड४डी।]।४।४॥ ४॥। ४।5]5]२ 
ड४ड।४।४।] ४3।] ४] ४।४॥२ 
४।४4४]४।४2।5“[5४4 २ 


४।४। ४।४॥४।४॥।४।॥२ 





इनको जोड़े उत्तरधन 
४८० 


ऊपरि समयवर्ती चयकादि 
नीचले समय स्थान विप॑ँ 
स्थापे, तिनकी रचना 





४।]४]४]४]४54]४]४5४] २ 
४। ४] ४।॥।४॥४।४। २ 
४।४।४।4४5| ४]२ 

४।४॥ ४॥४॥२ 

डे ४]४54]२ 

४।४]२ 

४।ेत२ 


२ 


धस्पस्तानच न्द्रिका भाषादौका ] [| १५३ 


बहुरि एक स्थान विषे साडा सात चय का प्रमाण होइ, तो सोलह स्थानकनि 
विषे केते चय हो हैं ” ऐसे त्रैराशिक करि प्रमाण राशि एक स्थान, फलराशि साडा 
सात चय, तिनिका प्रमाण तीस, इच्छाराशि सोलह स्थान, तहा फल को इच्छा करि 
ग्रि, प्रमाण का भाग दिये लब्धराशि च्यारि से असी पूर्वोक्त उत्तरधन का प्रमाण 
आवै है । ऐसे ही अ्रनुकृष्टि विषे भी अकसंदुष्टि करि प्ररूपण करना । 


बहुरि याही प्रकार शर्थसदृष्टि करि भी सत्यार्थरूप साधन करना । ऐसे 
व्येकपदार्धध्तचयगुणों गच्छ उत्तरधर्म' इस सूत्र की वासना बीजगणित करि दिखाई । 
बहुरि भश्रन्य करण सूत्रति की भौ यथासभव बीजगरित करि वासना जानना । 


ऐसे श्रप्रमत्त गुणस्थान कौ व्याख्यान करि याके अनन्तर श्रपृ्वंकरण गुण- 
स्थान को कहै है - 


अ्रतोमुहत्तकालं, गर्मिऊण अधापवत्तकरणं त॑ । 
पडिसमय सुज्क्षंतो, अपुब्वकरणं समल्लियइ ॥५०॥। 
अंतर्म हृतेकालं, गसयित्वा श्रधःप्रवुत्तकरणं तत्‌ । 
प्रतिससय शुध्दयन्‌ श्रपूर्वकरणं समाश्रयति ॥॥५०१। 
टीका - ऐसे अतमझु हृतंकाल प्रमाण पूर्वोक्त लक्षण धरे अ्रथ प्रवृत्तकरण 
को गमाइ, विशुद्ध सभी होइ, समय-समय प्रति अ्रनन्तगुणी विशुद्धता की वृद्धि 
करि बधता सता अपूर्वकरण गुणस्थान कौ आश्रय करे है । 
एदहि! गुखट्ठारे, विसरिस समयटिठ्येंहि जीवेंहि। 
पुथ्वमपत्ता जहा, होंति अपुव्बा हु परिशामा॥५१॥ * 
एतस्मिन्‌ ग्ुणस्थाने, विसदृशसमयस्थितेर्जीबिः । 
पूर्वम्प्राप्ता यस्मादु, भवंति श्रपूर्वा हि परिणामाः ॥५१॥॥ 


टीका - जा कारण ते इस शअपूर्वकरण गुरणस्थान विषे विसदृश कहिए 
समानरूप नाही, ऐसे जे ऊपरि-ऊपरि के समयनि विषे तिष्ठते जीवनि करि जे 
विशुद्ध परिणाम पाइए है, ते पूर्व-पूर्व समयनि विषे किसी ही जीव करि न पाये 


९ पट्खडागम « घवला पुस्तक १, पृष्ठ १६८, गाथा ११७ 


१५४ ] [ गोस्मटसार जौवकाण्ड गाया ५१-५४ 


ऐसे है, ता कारण ते श्रधूर्व है करण कहिए परिणाम जा विषे, सो श्रपूर्वकरण गुरण- 
स्थान है - ऐसा निरुक्ति करि लक्षण क्या है। 


सिण्णससयटिठ्येहिं दु, जीवेधहि रत होदि सब्वदा सरिसो । 
करखेंहि एक्कससयदिठ्ये(हु सरिसो विसरिसों वा ॥५श॥ 


भिन्नसमयस्थितेस्तु, जीवेने भवति सर्वदा सारश्यम्‌ । 
करण रेकसमयस्थितें: सारश्यं वेसाहश्यं वा ॥॥५२।॥॥ 


टीका - जैसे अ्रध प्रवृत्तकरण विषे भिन्न-भिन्न ऊपरि नीचे के समयनि विषे 
तिष्ठते जीवनि के परिणामनि की सख्या अर विशुद्धता समान सभवे है, तैसे इहा 
भ्रपृर्वकरण गुणस्थान विषे सर्वकाल विषे भी कोई ही जीव के सो समानता न सभवे 
है । बहुरि एक समय विषे स्थित करण के परिणाम, तिनके मध्य विवक्षित एक 
परिणाम की अपेक्षा समानता अर नाना परिणाम की श्रपेक्षा असमानता जीवनि के 
अ्ध करणवत्‌ इहा भी सभवे है, नियम नाही, जैसा जानना । 


भावार्थ - इस श्रपृर्वकरण विषे ऊपरि के समयवर्ती जीवनि क॑ श्र नीचले 
समयवर्ती जीवनि के समान परिणाम कदाचित्‌ न होइ । बहुरि एक समयवर्ती 
जीवनि के तिस समय सबधी परिणामनि विषे परस्पर समान भी होइ श्रर समान 
ताही भी होइ । 


ताका उदाहरण - जैसे जिनि जीवनि कौ श्रपूर्वकरण मार्ड पाचवा समय 
भया, तहा ॒तिन जीवनि के जैसे परिणाम होहि, तैसे परिणाम जिन जीवनि को 
श्रपूर्वकरण माड प्रथमादि चतुर्थ समय पर्यन्त वा षष्ठमादि श्रत समय पर्यन्त भए 
होहि, तिनके कदाचित्‌ न होंइ, यहु नियम है । बहुरि जिनि जीवनि कौ श्रपूर्वकरण 
माडे पाचवा समय भया, जैसे अनेक जीवनि के परिणाम परस्पर समान भी होइ, 
जैसा एक जीव का परिणाम होइ, तेसा अन्य का भी होइ भ्रथवा भ्रसमान भी होइ । 
एक जीव का औरसा परिणाम होइ, एक जीव का औरसा परिणाम होइ । जैसे 
ही भ्रन्य-अ्रन्य॒समयवर्ती जीवनि के तौ जैसे श्रध करण विषे परस्पर समानता भी 
थी, तैसे इहा नाही है । बहुरि एक समयवर्ती जीवनि के जैसे श्रध करण विषे 


१ € षघट्खडागम - घवला पुस्तक ९, पृष्ठ १८४, गाथा न ११६ 


सस्परशानसखिका भाषाटौफा ] [ १५४५ 


समानता वा असमानता थी, तैसे इहा भी है । या प्रकार त्रिकालवर्ती नाना जीवनि 
के परिणाम इस अपूर्वकरण विषे प्रवर्तते जानने । 


श्रंतोमुहत्तमेत्ती, पडिससयमसंखलोगपरिणासा । 
कमउड्ढा पुव्वगुरे, अणुकट्ठी खत्थि खियमेरण !॥४५३॥ 


प्रंतमु हतमात्रे, प्रतिससमयससंख्यलोकपरिणासाः । 
क्षमवृद्धा अ्पूर्वगुणे, अनुकृष्टि्नास्ति नियमेन ॥॥५३।। 


टीका - अंतमु ह॒तेमात्र जो अपूर्वकरण का काल, तीहि विषे समय-समय 
प्रति क्रम ते एक-एक चय बधता असख्यात लोकमात्र परिणाम है । तहा नियम करि 
पूर्वापर समय सबधी परिणामनि के समानता का श्रभाव ते श्रनुकृष्टि विधान 


नाही है । 


इहा भी अंक सदृष्टि करि दुष्टातमात्र प्रमाण कल्पना करि रचना का 
अ्रनुक्रम दिखाइये है । श्रपूवेकरण के परिणाम च्यारि हजार छिनवे, सो सर्वंधन है। 
बहुरि अपूर्वकरण का काल आ्राठ समय मात्र, सो गच्छ है । बहुरि सख्यात का 
प्रमाण ॒ च्यारि (४) है। सो 'पदकदिसंखेरश! भाजिदे पच्यों होदि' इस सूत्र करि 
गच्छ ८ का वर्ग ६४ श्रर सख्यात च्यारि का भाग सर्वधत ४०६६ कौ दीए चय 
होइ, ताका प्रमाण सोलह भया । बहुरि “व्येकपदार्धध्नचयगुरणों गच्छ उत्तरधनं इस 


सूत्र करि एक घाटि गच्छ ७, ताका आधा ४ कौ चय १६ करि गुण जो प्रमाण 
२ 


५६ होय, ताका गच्छ (८) श्राठ करि गृणे चय धव च्यारि से अडतालीस (४४८) 
होइ । याकौ स्वंधन ४०६६ में घटाइ, भ्रवशेष ३६४८ कौ गच्छ श्राठ (८५) का भाग 
दीए, प्रथम समय सबधी परिणाम च्यारि से छप्पन (४५६) हो है । यामैं एक चय 
१६ मिलाए द्वितीय समय सबधी हो है । असे तृतीयादि समयनि विषे एक-एक चय 
बधता परिणाम पुज है, तहा एक घाटि गच्छ मात्र चय का प्रमाण एक सौ बारह, 
सो प्रथम समय सबधी धन विषे जोडे, श्रत समय सबधी परिणाम पुज पाच से 
अडसठि हो है । यामै एक चय घटाए ह्विचरम समय सबधी परिणाम पुज पाच सै 
बावन हो है । श्ैसे ही एक चय घटाए आएठौ गच्छ कौ प्रमाण जानना । 


१५६ ] [ गोम्सठसार जीवकाण्ड गाथा ५३ 


अंकसंदष्टि शअपेक्षा अरब यथार्थ कथन करिये है । तहा श्रर्थसदृष्टि करि 
समय-समयसंबंधी अपूर्व- रचना है, सो आगे सदृष्टि भ्रधिकार विषे लिखेंगे । सो 
करण परिणाम रचना त्रिकालवर्ती नाना जीव सबधी श्रपूर्वकरण के विशुद्धतारूप 


भ््द्८ परिणाम, ते सर्वे ही अध प्रवृत्तकरण के जेते परिणाम हैं, 
५५२ तिनते अ्रसर्यात लोक गुणे हैं । काहे ते ? जाते श्रध:प्रवृत्त- 
५३६ करण काल का अत समय ग्बधी जे विशुद्ध परिणाम 
५२० है, तिनका श्रपूर्वकरण काल का प्रथम समय विष प्रत्येक 
प््ण्ड एक-एक परिणाम के श्रसख्यात लोक प्रमाण भेदनि की 
कद उत्पत्ति का सद्भाव है | ताते अपूर्वकरण का सववे परिणास- 
४७२ रूप सर्वधन, सो श्रसख्यात लोक कौ श्रसख्यात लोक करि 
४५६ गुण जो प्रमाण होइ, तितना है, सो सर्वधन जानना । 
से परिरयास जोड बहुरि ताका काल अतमु हतेमात्र है, ताके जेते समय, सो 
४६६६ गच्छ जानना । बहुरि 'पदकदिसखेणश भांजिदं पचयं' इस 


सूत्र करि गच्छ का वर्ग का अर सख्यात का भाग सर्वेधन कौ दीए जो प्रमाण होइ, 
सो चय जानना । बहुरि “येकपदार्धप्तचयगुणो गच्छ उत्तरधन' इस सूत्र करि एक 
घाटि गच्छ का आधा प्रमाण करि चय कौं गुणि गचुछ कौ गुणे जो प्रमाण होइ, 
सो चय धन जानना । याकौ स्वंधन विषे घटाइ अ्रवशेष कौ गच्छ का भाग दीए जो 
प्रमाण आवे, सोई प्रथम समयवर्ती त्रिकाल गोचर नाना जीव सबधी अ्रपूर्वकरण 
परिणाम का प्रमाण हो है । बहुरि यार्म एक चय जोडे, द्वितीय समयवर्ती नाना जीव 
सबधी अपूर्वकरण परिणामनि का पृज प्रमाणहो है । ऐसे ही तृतीयादि समयनि विषे 
एक-एक चय की वृद्धि का अनुक्रम करि परिणाम पुज का प्रमाण ल्याए सतत श्रत 
समय विषे परिणाम धन है । सो एक घाटि गच्छ का प्रमाण चयनि कौ प्रथम समय 
सबधी धन विषे जोडे जितना प्रमाण होइ, तितना हो है । बहुरि यारमँ एक चय 
घटाए, द्विचरम समयवर्ती नाना जीव सबधी विशुद्ध परिणामनि का पुज प्रमाण 
हो है। ऐसे समय-समय सबधी परिणाम क्रम ते बधते जानने । 


बहुरि इस श्रपूर्वकरण गुरणास्थान विषे पूर्वोत्तर समय सबधी परिणामनि के 
सदा ही समानता का अभाव है, ताते इहा खडरूप श्रनुकृष्टि रचना नाही है । 


भावार्थ - आगे कषायाधिकार विषे शुक्ल लेश्या सबधी विशुद्ध परिणामनि 
का प्रमाण कहैंगे । तिसविषे इहा अपूर्वकरणा विषे सभवते जे परिणाम, तिनिविषे 


संस्मग्शामचन्दिका भाषादोौका ] [ १५७ 


भ्रपूर्वकरंण काल का प्रथमादि समयनि विषे जेते-जेते परिणाम संभवे, तिनका प्रमार 
कह्मा है । बहुरि इहा पूर्वापर विषे समानता का अ्रभाव है, ताते खड करि शअनुकृष्टि 
विधान न कह्मा है । बहुरि इस अपूर्वकरण काल विषे प्रथमादिक अंत समय पर्यत 
स्थित जे परिणाम स्थान, ते पूर्वोक्त विधान करि असख्यात लोक बार षट्स्थान 
पतित वृद्धि को लीएं जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद सयुक्त है । तिनका समय-समय 
प्रति भर परिणाम-परिणाम प्रति विशुद्धता का श्रविभागप्रतिच्छेदनि का प्रमाण 
अवधारण के अ्रथि अल्प बहुत्व कहिए है । 


तहां प्रथम समयवर्ती सर्वजघन्य परिणाम विशुद्धता, सो अ्रध प्रवृत्तकरण का 
अंत समय सबधी अत खड की उत्कृष्ट विशुद्धता ते भी अ्नतगुणा अविभागप्रति- 
च्छेदमयी है, तथापि श्च्य अपूर्वकरण के परिणामनि की विशुद्धता ते स्तोक है। 
बहुरि ताते प्रथम समयवर्ती उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता अनतगुणी है। बहुरि ताते 
द्वितीय समयवर्ती जघन्य परिणाम विशुद्धता अ्रनंतगुणी है। जाते प्रथम समय 
उत्कृष्ट विशुद्धता ते असख्यात लोक मात्र बार पषदट्स्थानपतित वृद्धिर्प अतराल 
करि सो द्वितीय समयवर्ती जघन्य विशुद्धता उपज है। बहुरि ताते तिस द्वितीय 
समयवर्ती उत्कृष्ट विशुद्धता अ्रनतगुणी है। श्ैसे उत्कृष्ट ते जघन्य श्रर जघन्य ते 
उत्कृष्ट विशुद्ध स्थान अनतगुणा-अनतगुणा है । या प्रकार सर्प की चालवत्‌ जघन्य ते 
उत्कृष्ट, उत्कृष्ट ते जघन्यरूप अनुक्रम लीए अपूर्वकरण का अत समयवर्ती उत्कृष्ट 
परिणाम विशुद्धता पर्यत जघन्य, उत्कृष्ट विशुद्धता का अ्रल्पबहुत्व जानना । 


या प्रकार इस अपुर्वकरण परिणाम का जो कार्य है, ताके विशेष कौ गाथा 
दोय करि कहे है - 


तारिसपरिणासद्टियजीवा हु जिखेहि गलियतिमिरेंहि । 
समोहस्सपुव्बक रणा, खबणुवससणुज्जया भरिषया ॥५४॥४ 
तादरशपरिणामस्थितजीवा हि जिनेगलिततिपमिरें: । 
मोहस्यापूर्वकरणा, क्षपरयोपशसनो धता भणिताः ॥॥८४॥। 
टीका - तादूश कहिए तैसा पूर्व-उत्तर समयनि विष असमान जे अपूर्व- 
करण के परिणाम, तिनिविषे स्थिताः कहिए परिणए जँसे जीव, ते अपूर्वकरण है । 


१ घट्खडगम -धघधवला पुस्तक १, पृष्ठ १८४, गाथा ११८ 


१४८ ] [| गोम्मटसार जीवफाण्ड गाथा ५४-२४ 


असे गल्या है ज्ञानावरणादि कर्मरूप अंधकार जिनिका, असे जिनदेवमि करि 
क्या है । 


बहुरि ते अपूर्वकरण जीव सर्व ही प्रथम समय ते लगाइ चारित्र मोहनीय 
नामा कर्म के क्षपावने कौ वा उपशम करने कौ उद्यमवत हो है । याकाः श्रर्थ यहु - जो 
गुणश्रेरि।निर्ज रा, गुणसक्रमण, स्थितिखडन, अनुभागखडन जैसे लक्षण धरे जे 
च्यारि श्रावश्यक, तिनकौ करे है । 


तहा पूर्व बाध्या था असा सत्तारूप जो कर्म परमाणुरूप द्रव्य, तामे सौ काढि 
जो द्रव्य गुराश्नेणी विषेदीया, ताका गुणश्रेणी का काल विपे समय-सयय प्रति 
असख्यात-अ्रसख्यातगुणा श्रनुक्रम लीए पक्तिबध जो निर्जरा का होना, सो गुणश्रेरि- 
निजंरा है । 


बहुरि समय-समय प्रति गुणकार का श्नुक्रम ते विवक्षित प्रकृति के परमाणु 
पलटि करि श्रन्य प्रकृतिरूप होइ परिणमे, सो गुण सक्रमणा है । 


बहुरि पूर्व बाधी थी जैसी सत्तारूप कर्म प्रकृतिनि की स्थिति, ताका घटा- 
वना, सो स्थिति खडन कहिए । 


बहुरि पूर्वे बाध्या था श्रेसा सत्तारूप श्रप्रशस्त कर्म प्रकृतिनि का अनुभाग, 
ताका घटावना, सो अ्रनुभाग खडन कहिए। श्रैसे च्यारि कार्य अपूर्वकरण विषे 
अवश्य हो है। इनिका विशेष वर्णन भआ॥रागे लब्धिसार, क्षपणासार श्रनुसार श्रर्थ 
लिखेगे, तहा जानना । 


णिद्दापयले रणाठ॒टे, सदि श्रा उवसमंति उवससया । 
खबय॑ ढुक्‍्के खबया, रिगयमेराण खबंति मोहं तु ॥५४५॥ 


निद्राप्रचले नष्टे, सति श्रायुषि उपशसयंति उपशमकाः । 
क्षपक ढोौकमानाः, क्षपका नियसेन क्षपयत्ति सोह तु ॥॥५५॥॥ 


टीका - इस अश्रपूर्वकरण गुरास्थान विषे विद्यमान मनुष्य आयु जाके 
पाइए, ऐसा अपूर्वकरण जीव के प्रथम भाग विषे निद्रा श्र प्रचला - ए दोय प्रकृति 


बधघ होने ते व्युच्छित्तिरूप हो है । 


संप्पकानचन्दिका भाषारोफा ] ॥ १५६ 


श्र्थ यैहु - जो उपशम श्रेणी चढनेवाले अ्रपूर्वकरण जीव का प्रथम भाग विषे 
भरण न होइ, बहुरि निद्रा-प्रचला का बध व्युच्छेद होइ, तिसको होते ते अ्रपूर्वकरण 
गुरास्थानवर्ती जीव जो उपशम श्रेणी प्रति चढे तो चारित्रमोह को नियमकरि उप- 
शमावे है। बहुरि क्षपक श्रेणी प्रति चढनेवाले क्षपक, ते नियम करि तिस चारित्र 
मोह को क्षपाव है । बहुरि क्षपक श्रेणी विषे सर्वत्र नियमकरि मरण नाही है । 


श्रागे भ्रनिवृत्तिकरण गुणास्थान का स्वरूप कौ गाथा दोय करि प्ररूप है - 


एकहिा कालसझये, संठाशादीहि जह शिवद्दंति। 
ण खिवद्दंति तहानि य, परिखाशोंह लछिहो जेहि ॥५६॥ 


होंति अ्रियदिष्णों ते, पडिससय जेस्सिलेवकयरिणासा । 
विसलयरभागहुयबहुसिहाएहि णिहुड्ढकस्मवणा ॥४७॥' (जुस्मस) 


एकस्घिन्‌ कालूससके, संस्थानादिशिर्यथा बविवतेते। 
न निदर्तते तथापि उ, परिणर्सेसियों येः ॥५६॥। 


भवंति अनिवर्तिनस्ते, प्रतिसलषण॑ ेघारेकपरिरणाणा: । 
विमलतरध्यानहुतबहुशिखाभितिदंग्धकर्मंचनाः ॥॥५७॥। (सुग्सस ) 


टीका - अनिवृत्तिकरण काल विषे एक समय विषे वर्तमान जे च्रिकालवर्ती 
ग्रनेक जीव, ते जैसे शरीर का सस्थान, वर्ण, वय, श्रवगाहना श्रर क्षयो- 
पशमरूप ज्ञान उपयोगादिक, तिनकरि परस्पर भेद कौ प्राप्त है, तेसे विशुद्ध परि- 
णामनि करि भेद कौ प्राप्त न हो है प्रगटपने, ते जीव अनिवृत्तिकरण है, असे 
सम्यक्‌ जानना । जाते नाही विद्यमान है निवृत्ति कहिए विशुद्ध परिणामनि विषे 
भेद जिनकं, ते अनिवृत्तिकरण है, ऐसी निरुक्ति हो है । 


भावार्थ - जिन जीवनि कौ अनिवृत्तिकरण माडे पहला, दूसरा आदि समान 
समय भए होहि, तिनि त्रिकालवर्ती अनेक जीवनि के परिणाम समान ही होइ । 
जेसे भ्रध करण, अपूर्वकरण विषे समान वा अ्समान होते थे, तेसे इहा नाही। 
बहुरि अ्रनिवृत्तिकरण काल का प्रथम समय कौ श्रादि देकरि समय-समय प्रति वत्तें- 


१ पट्खडागम - घवला पुस्तक ९, पृष्ठ १८७ गाथा १६, २० 


१६० ] [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाधा ५७ 


मान जे सर्व जीव, ते हीन-शभ्रधिकपना ते रहित समान विशुद्ध परिणाम धरे हैं। 
तहा समय-समय प्रति ते विशुद्ध परिणाम अनतगुणे-भ्रनतगुणे उपजे है। तहा प्रथम 
समय विषेजे विशुद्ध परिणाम हैं, तिनते द्वितीय समय विषे विशुद्ध परिणाम 
श्रनंतगुण हो है । श्रैसे पूर्व-पृवें समयवर्ती विशुद्ध परिणामनि ते जीवनि के उत्तरोत्तर 
समयवर्ती विशुद्ध परिणाम अ्रविभागप्रतिच्छेदनि की अपेक्षा श्रनतगुणा-अ्नतगुणा 
श्रनुक्रम करि बधता हुआ प्रवर्ते हैं। ऐसा यहु विशेष जैनसिद्धात विषे प्रतिपादन 
किया है, सो प्रतीति में ल्यावना । 


भावार्थ - श्रनिवृत्तिकरण विपे एक समयवर्ती जीवनि के परिणामनि विषे 
समानता है । बहुरि ऊपरि-ऊपरि समयवर्तीनि के श्रनतगुणी-अनतगृणी विशुद्धता 
बधती है । 


ताका उदाहरण - जैसे जिनकौ अनिवृतिकरण मा्ड पाचवा समय भया, ऐसे 
त्रिकालवर्ती अनेक जीव, तिनक विशुद्ध परिणाम परस्पर समान ही होइ, कदाचित्‌ 
हीन-भ्रधिक न होइ । बहुरि ते विशुद्ध परिणाम जिनकौ अनिवृत्तिकरण माडे चौथा 
समय भया, तिनके विशुद्ध परिणामनि ते अनतगुरणों है। बहुरि इनते जिनकौं अ्रनि- 
वृत्तिकरण माडे छठा समय भया, तिनके अनतगुणे विशुद्ध परिणाम हो है, ऐसे 
सर्वत्र जानना । बहुरि तिस अनिवृत्तिकरण परिणाम सयुक्त जीव, ते अ्रति निर्मल 
ध्यानरूपी हुतभुक्‌ कहिए अग्ति, ताकी शिखानि करि दग्ध कीए हैं कर्मरूपी वन 
जिनने ऐसे है। इस विशेषण करि चारित्र मोह का उपशमावना वा क्षय करना 
श्रनिवृत्ति करण परिणामनि का कार्य है, ऐसा सूच्या है । 
आगे सूक्ष्म सापराय गुणस्थान के स्वरूप कौ कहै है - 
धुदकोसु भयवत्थं, होदि जहा सुहमरायसंजुत्त । 
एवं सुहमकसाओ, सुहमसरागो त्ति शादव्वों ॥४८॥ 
धौतकोसु भवस्त्र भवति यथा सुक्ष्मरागसंयुक्त । 
एवं सुक्ष्मकषायः, सुक्ष्मसांपराय इति ज्ञातव्यः ॥५८॥। 
टीका - जैसे धोया हुआ कसूँसल वस्त्र, सो सृक्ष्म लाल रग करि सयुक्त हो 
है। तैसे भ्रगिला सूत्र विषे कह्या विधान करि सूक्ष्म कृष्टि कौ प्राप्त जो लोभ 
कृषाय, ताहिकरि जो ससयुक्त, सो सुक्ष्मसापराय है, ऐसा जानना । 


सतम्पस्प्ञानवन्द्रिका भाषाटीका ] [ १६१ 


आगे सुक्ष्मकष्टि को प्राप्तपने का स्वभाव कौ गाथा दोय करि प्ररूपे हैं - 
पव्वापुव्वप्फड्ढ़य, दादरसुहमरगयकिटिटि्श्नरणुभागा । 
हीराकमाणंतगुणंणवरादु बरं च हेठटस्स ॥४५दे॥ * 
पूर्वापृर्वस्पर्धकबादरसुक्ष्ममतक्ृष्टअनुभागाः । 
हीनक़मा अनंतगुणेन, श्रवरात्तु वर॑ चाधस्तनस्यथ ॥॥५९॥। 
टीका - पूर्वे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान विषे वा संसार श्रवस्था विपेजे 
सभवे ऐसे कर्म की शक्ति समूहरूप पूर्वस्पर्धक, बहुरि भ्रनिवृत्तिकरण परिणामनि करि 
कीए तिनके श्रनतवे भाग प्रमाण श्रपूर्वस्पर्थक, बहुरि तिनहि करि करी जे बादर- 
कप्टि, बहुरि तिनही करि करी जे कर्म शक्ति का सूक्ष्म खडरूप सूक्ष्मक्प्टि, इनिका 
क्रम ते श्रनुभाग अपने उत्कृप्ट ते अपना जघन्य, अर ऊपरि के जघन्य ते नीचला 
उत्कृष्ट ऐसा अनतगुणा घाटि क्रम लीए है । 


भावार्थ - पूर्व स्पर्थधकनि का उत्कृष्ट अनुभाग, सो अविभागप्रतिच्छेद 
श्रपेक्षा जो प्रमाण धरे है, ताके अनतवे भाग पूर्व स्पर्धकनि का जघन्य अनुभाग 
है। बहुरि ताके अनंतवे भाग शअपूर्वस्पर्थकनि का उत्कृप्ट अनुभाग है | बहुरि ताके 
प्रनतवे भाग श्रपूर्वस्पर्धकनि का जघन्य अनुभाग है। बहुरि ताके श्रनतवे भाग 
बादरकृष्टि का उत्कृष्ट श्रनुभाग है। बहुरि ताके श्रनतवे भाग बादरक्ृप्टि का 
जघन्य अनुभाग है । बहुरि ताके अनतवे भाग सूक्ष्मक्प्टि का उत्कृष्ट अनुभाग है। 
बहुरि ताके श्रनतवे भाग सूक्ष्मक्प्टि का जघन्य अनुभाग है, ऐसा अनुक्रम जानना । 


बहुरि इन पूर्वस्पर्धंकादिकनि का स्वरूप आगे लब्धिसार-क्षपणासार का 
कथन लिखेंगे, तहा नीके जानना । तथापि इनिका स्वरूप जानने के अ्रथि इहा भी 
किचित्‌ वर्णोत करिये है । 


कम प्रकृतिरू्प परिणए जे परमाणु, तिनिविष अ्रपने फल देने की जो शक्ति, 
ताकी अनुभाग कहिये । तिस अनुभाग का ऐसा कोई केवलज्ञानगम्य अश, जाका 
दूसरा भाग न होइ, सो इहा अविभागप्रतिच्छेद जानना ! 


बहुरि एक परमाणु विषे जेते अविभागप्रतिच्छेद पाइए, तिनके समूह का 
नाम वर्ग है । 


ऑन नजानलनन, 


ह परटद्गाठामम - घयला पुस्तक ३, पएुप्ठ १८६, गावा १२१ 


१६१ ] [ गोस्मटसार जीनव्रकाण्ण गाया ४६ 


वहुरि जिन परमाणुनि विषे परस्पर समान गणता लीए श्रविभागप्रतिच्छेद 
पाइए, तिनिके समूह का नाम वर्गणा है । 


तहा अन्य परमाणुनि ते जाविपषे थोरे भ्रविभागप्रतिच्छेद पाइए, ताका नाम 
जघन्य वर्ग है । 


बहुरि तिस परमाणु के समान जिन परमाणुनि विपे श्रविभागप्रतिच्छेद 
पाइए, तिनके समूह का नाम जधन्य वर्गणा है । बहुरि जघन्य वर्ग ते एक अविभाग- 
प्रतिच्छेद अधिक जिनिविषे पाइए श्रेसी परमाणुनि का समूह, सो द्वितीय वर्गंणा है। 
श्रैसे जहा ताई एक-एक अविभागप्रतिच्छेद बघने का क्रम लीए जेती वर्गणा होइ, 
तितनी वर्गणा के समूह का नाम जघन्य स्पर्धक है । वहरि याते ऊपरि जघन्य वर्गणा 
के वर्गनि विषे जेते श्रविभागप्रतिच्छेद थे, तिनते दरों जिस वर्गणा के वर्गनि विषे 
श्रविभागप्रतिच्छेद होहि, तहाते द्वितीय स्पर्धक का प्रारंभ भया । तहा भी पूर्वोक्त 
प्रकार एक-एक अविभागप्रतिच्छेद बधने का क्रमयुक्त वर्गनि के समूहरूप जेती वर्गणा 
होइ, तिनके समूह का नाम द्वितीय स्पर्धक है । बहुरि प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा 
के वर्गनि विपे जेते अविभागप्रतिच्छेद थे, तिनते तिगुणे जिस वर्गणा के वर्गनि विषे 
श्रविभागप्रतिच्छेद पाइए, तहाते तीसरे स्पर्धक का प्रारभ भया, तहा भी पूर्वोक्त क्रम 
जानना । 

श्र्थ इहा यहु - जो यावत्‌ वर्गणा के वर्गनि विषे क्रम ते एक-एक अविभाग 
प्रतिच्छेद बधे, तावत्‌ सोई स्पर्धक कहिए । बहुरि जहा युगपत्‌ अनेक अविभागप्रति- 
च्छेद बधे, तहाते नवीन अन्य स्पर्धक का प्रारभ कहिए। सो चतुर्थादि स्पर्धकति की 
श्रादि वर्गणा का वर्ग विष अविभागप्रतिच्छेद प्रथम स्पर्धक की श्रादि वर्गणा के 
वर्गनि विषे जेते थे, तिनते चौगुणा, पचगुणा आदि क्रम लीए जानने । बहुरि अ्रपनी- 
अपनी द्वितीयादि वर्गणा के वर्ग विषे अपनी-अपनी प्रथम वर्गंणा के वर्ग ते एक-एक 
प्रविभागप्रतिच्छेद बधता शभ्रनुक्रम ते जानना । श्रैसे स्पर्धकनि के समूह का नाम 
प्रथम गुणहानि है | इस प्रथम गुणहानि की प्रथम वर्गणा विषे जेता परमाणुरूप 
वर्ग पाइए है, तिनिते एक-एक चय प्रमाण घटते द्वितीयादि वर्गणानि विषे वर्ग 
जानने । असे क्रम ते जहा प्रथम गुणहानि की वर्गणा के वर्गनि ते आधा जिस वर्गणा 
विषे वर्ग होइ, तहाते दूसरी गुणहानि का प्रारभ भया। तहा द्रव्य, चय आदि का 
प्रमाण आधा-आधा जानना । इस क्रम ते जेती गुणहानि सर्वे कर्म परमाणुनि विषे 
पाइए, तिनिके समूह का नाम नानागुणहानि है । 


सम्परज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] [ १६३ 


इहा वर्गणादि विषे परमाणूनि का प्रमाण ल्यावने कौ द्रव्य, स्थिति, गुण- 
हानि, दोगुण॒हानि, नानागुणहानि, अन्योन्याभ्यस्तराशि ए छह जानने । 


तहा सब कर्म परमाणुनि का प्रमाण त्रिकोण यत्र के अनुसारि स्थित्ति सबंधी 
किचित्‌ऊन हचर्धगुणहानिगुरितत समयप्रबद्ध प्रमाण, सो सर्वद्रव्य जाननां । 


बहुरि नानागुणहानि 'करि गुणहानि आयाम कौ गुणे जो सर्वद्रव्य विषे 
वरग्णानि का प्रमाण होई, सो स्थिति जाननी । 


बहुरि एक गृणहानि विषे अ्नंतगुणा अनत प्रमाण वर्गणा पाइए हैं, सो 
गुणहानि आयाम जानना । 


याकौ दूणा किए जो प्रमाण होई, सो दोगुणहानि है। 


बहुरि सर्वेद्रव्य विषे जे गुणहानि प्रमाण श्रनत पाइए, तिनिका नाम नाना- 
गुणहानि है, जाते दोय का गुणकार रूप घटता-घटता जाविषे द्रव्यादिक पाइए, सो 
गुणहानि, अनेक जो गुणहानि, सो तानागुणहानि जानना । 


बहुरि नानागुणहानि प्रमाण दुये माडि परस्पर गुणे, जो प्रमाण होई, सो 
श्रन्योन्याभ्यस्तराशि जानना । 


तहा एक घाटि श्रन्योन्याभ्यस्तराशि का भाग सर्वेद्रव्य कौ दीए जो प्रमाण 
होई, सो अंत की गुणहानि के द्रव्य का प्रमाण है। याते दूणा-दृणा प्रथम गुणहानि 
पर्यन्त द्रव्य का प्रमाण है । बहुरि 'दिवड़ढगुणहारिएभाजिदे पढमा' इस सूत्र करि 
साधिक ड्योढ गुणगहानि आयाम का भाग सर्वद्रव्य कौ दीए जो प्रमाण होइ, सोई 
प्रथम गुणहानि की प्रथम वर्गणा विषे परमाणुनि का प्रमाण है । बहुरि याकौ दो 
गुणहानि का भाग दीए चय का प्रमाण आव है, सो द्वितीयादि वर्गणानि विषे एक- 
एक चय घटता परमाणुनि का प्रमाण जानना । असे क्रम ते जहा प्रथम गृणहानि की 
प्रथम वर्गणा ते जिस वर्गेणा विषे श्राधा परमाणुनि का प्रमाण है, सो द्वितीय गुण- 
हानि की प्रथम वर्गंणा है | याके पहले जेती वर्गणा भई, ते सर्व प्रथम गुणहातनि 
सबंधी जाननी । हे 

बहुरि इहा द्वितीय गुणहानि विषे भी द्वितीयादि वर्गणानि विषे एक-एक चय 
घटता परमाणुनि का प्रमाण जानना ।-इहा द्रव्य, चय आदि का प्रमाण प्रथम गुण- 


१६४ ] [ गोम्मटसार जोवकाण्ड गाया ४६ 


हानि ते सर्वत्र आधा-ग्राधा जानना, जैसे क्रम ते सर्वद्रव्य विषे नानागुणहानि ग्रनत 
हैं। बहुरि इहा प्रथम गूराहानि की प्रथम वर्गणा ते लगाइ अत वर्गंणा पर्यन्त जे 
वर्गणा, तिनिके वर्गनि विष अविभागप्रतिच्छेदनि का प्रमाण प्रवाहरुप पूर्वोक्त प्रकार 
अ्रनुक्रम रूप बधता-बधता जानना । 


भ्ब इस कथन कौ अकसंदृष्टि करि दिखाइए है। 


सर्वद्रव्य इकततीस से ३१००, स्थिति चालीस ४०, गुणहानि श्रायाम श्राठ ८, 
दोगुण हानि सोलह १६, नानागुणहानि पाच ४, भ्रन्योन्याभ्यस्त राशि बत्तीस ३२,तहा 
एक घाटि शअ्न्योन्याभ्यस्तराशि ३१ का भाग सर्वद्रव्य ३१०० कौ दीए सौ पाये, सो अत 
गृणहानि का द्रव्य है । याते दृणा-दृणा प्रथम गुणहानि पर्यत द्रव्य जानना । १६००, 
८००, ४००, २००, १०० । बहुरि साधिक डच्योढ गुणहानि का भाग सर्वेद्रव्य को 
दीए, दोय से छप्पन (२५६) पाए, सो प्रथम गुणहानि विषे प्रथम गुणहानि की प्रथम 
वर्गणा विषे इतना-इतना घटता वर्ग जानना ऐसे वर्गनि का प्रमाण है। याकों दो 


गुणहानि सोलह (१६) का भाग अ्रंकसंदृष्टी श्रपेक्षा गुरहानि की वर्गणानि 
दीए सोलह पाए, सो चय का विष वर्गनि के प्रमाण का यंत्र है । 

प्रमाण है। सो द्वितीयादि वर्गणा 
विष इतना-इतना घटता वर्ग 
जानना । असे झ्ाठ वर्गणा प्रथम 
गुणहानि विषे जाननी । बहुरि 
द्वितीय गुणहानि विषे भ्राठ वर्गणा 


प्रथथ द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम 
गुणहानि गुणहानि गुणहानि गुणहानि गुणहानि 
श्द्ड ७२ रेद्‌ श्८ & 
२१६० छ० ४० २० १० 


हैं। तिनि विषे पूव ते द्रव्य वा बह कक न 200. 
१६९२ ६६ डेप र४८ १२ 


चय का प्रमाण ओआधा-शआ्राधां 

के ... रण १०४. ५९ २६ १३ 
जानना । असे श्राधा-श्राधा क्र २२४ ११२ ५६ र्प. १४ 
करि पाच नानागुणहानि सर्वे २४० १२० ६० ३० १५ 


द्रव्य विषे हो है । २५६ १२८ द््ढ ३२ १६ 
इनकी रचना - जोड जोड . जोड. जोड जोड 


१६०० प०9 ४०० २०० १०० 





.._ बहुरि च्यारि-्व्यारि वर्गणा का समूह एक-एक स्पर्धक है, ताते एक-एक गुणहानि विषे दोय-दोय 
स्पर्धक है | तहा प्रथम गुणहानि का प्रथम स्पर्धक की प्रथमवर्गणा का वर्गंति विषे श्राठ-आठ अ्रविभागप्रतिच्छेद पाइये है । 
दूसरी 'वर्गणा का वर्गनि विषे नव-तव, तीसरी का विषे दश-दश, चौथी का विषे ग्यारह-ग्यारह जानने । बहुरि प्रथम गुणहानि 
का द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गरणा का वर्गनि विषे सोलह-सोलह, दूसरीकानि विषे सतरह-सतरह, तीसरीकानि विषे 
अ्ठारह-भ्रठारह, चौथीकानि विषे उगणीस-उगणीस अविभागप्रतिच्छेद है । बहुरि द्वितीय गुणहानि का प्रथम स्पर्धक की 
प्रथम वर्गणा के वर्गनि विषे चौईस-चौईस, ऊपरि एक-एक बधती ऐसे ही श्रनतगुणहानि का श्रत स्पर्धक की अन्त वर्गणा 
पर्यन्त अ्नुक्रम जानना । इनकी रचना - 

झंकसदृष्टि श्रपेक्षा श्रविभागप्रतिच्छेदनि की रचना का यंत्र 


दिन मिल न शिल डर विद जज तमिल अफीम कह डक अपने अ कट 
प्रथम गुणहा नि द्वितीय गुणहानि तृतीय गुणहानि चतुर्थ गुणहानि पत्चम गुशहानि 
प्रथम स्पर्धक | द्वीतय स्पर्धक | प्रथम स्पर्धक | द्वितीय स्पर्धक | प्रथम स्पर्घक | द्वितीय स्पर्धक | प्रथम स्पर्धक | हितीय स्पर्धक | प्रथम स्प्धंक | द्वितीय स्पर्धक 
११ १६ २७ ३५ ४३ प्र्र भ्& ६७ ७५ घ्रे 
१०१ १० १्८। १८ २६। २६ ३४॥। ३४ ४२ | ४२ प० | ५० प्र८ | पर८ ६६। ६६ ७४ । ७४ ८पर२। ८२ 
६। ६। ६ | १७। १७। १७ (२५।२५। २५ ३३ । ३३। ३३/४१। ४१ । ४१४६ । ४६ | ४६४७। ५७। ५७६५ | ६५ । ६५७३ ॥। ७३॥ ७३ ८१ । ८5१।८१ 


८ ]८॥८। 5 १६।१६।१६।१६ २४।२४।२४२४३२॥।३२।३२। ३२ ४०|४०॥४०।४०४८।४८। ४८४८ ५६।५६।५६।५५ ६४।६४। ६४।६४ ७२॥७२॥७२॥७२ ८प०]८०।८५०।८० 


वन 3णी) डा फ स्‍उससफकफसस: &स सखसस ससककसस््+++++ “7 3.................................ल्‍..ननन न ननननमनननीनीनननीनननीननिननीननी-त-त-. 


१६६ ] [ गौस्सटसार जौवकाण्ड गांधा ५६ 


इहा च्यारि, तीन आदि स्थानकनि विषे श्राठ, नव आदि अविभागप्रतिच्छेद 


स्थापे हैं । तिनकी सहनानी करि अपनी-अपनी वर्गंणा विषे जेते-जेते वर्ग हैं, तितमे 
तितनेः स्थानकनि विषे तिन अविभागप्रतिच्छेदनि "का स्थापन जानना। 


ऐसे अंकसदृष्टि करि जंसे दृष्टात कह्मया, तैसे ही पूर्वोक्त यथार्थ कथन का 
झवधारण करना । या प्रकार कहे जे अनुभागरूप स्पर्धक, ते पूर्वे ससार श्रवस्था विषे 
जीवनि के सभवे है, ताते इनिकों पूर्वेस्पर्थधक कहिये । इनि विषे जघन्य स्पर्घक ते 
लगाइ लताभागादिकरूप स्पर्थक प्रवर्त है । तिनि विषे लताभागादिरूप केई 
स्पर्धक देशघाती है। ऊपरि के केई स्पर्धक सर्वधाती है, तिनिका विभाग भागे 
लिखेगे । बहुरि अ्रनिवृत्तिकरण परिणामनि करि कब॒हू पूर्व न भए ऐसे श्रपूर्वस्पर्धक 
हो है। तिनि विषे जघन्य पूर्वस्पर्धक ते भी अनतवे भाग उत्कृष्ट अ्पूर्व स्पर्धक विषे 
भी अनुभाग शक्ति पाइए है। विशुद्धता का माहात्म्य ते अनुभाग शक्ति घटाए कर्म 
परमाणुनि कौ ऐसे परिणमाव है । इहा विशेष इतना ही भया - जो पूर्वस्पर्धक की 
जघन्य वर्गणा के वर्ग ते इस अपूर्वस्पर्धंक की अत वर्गणा के वर्ग विषे अनतवे भाग 
श्रनुभाग है। बहुरि ताते श्रन्य वर्गणानि विष अनुभाग घटता है, ताका विधान 
पूर्वस्पर्धकवत्‌ ही जानना | बहुरि वर्गणानि विषे परमाणुनि का प्रमाण पूर्व॑स्पर्धक 
की जघन्य वर्गणा ते एक-एक चय बधता पूर्व स्पर्धकवत्‌ क्रम ते जानना | इहा चय 
का प्रमाण पूर्वेस्पर्थंक की श्रादि गुणहानि का चय ते दूणा है । बहुरि पीछे अनि- 
वृत्तिकरण के परिणामनि ही करि कृष्टि करिये है। श्रतुभाग का क्ृष करना, 
घटावना, सो कृष्टि कहिये । तहा सज्वलन क्रोध, सान, साया, लोश का श्रनुभाग 
घटाइ स्थूल खण्ड करना, सो बादरकृष्टि है। तहा उत्कृष्ट बादरकृप्टि विषेभी 
जघन्य श्रपूर्वस्पर्धक ते भी अश्रनतगुणा अनुभाग घटता हो है। तहा च्यारों कषायनि 
की बारह सग्रहकृष्टि हो हैं । अर एक-एक स्ग्रहकृष्टि के विषे अ्रनन्त-अनन्त अतर 
कृष्टि हो है । तिनि विषे लोभ की प्रथम सग्रह की प्रथमकृष्टि ते लगाइ कोध की 
तृतीय सग्रह की श्रतकृष्टि पर्यन्त क्रम ते अ्रनन्तगुणा-अ्रनन्तगुणा अनुभाग है । तिस 
क्रोध की तृतीय क्ृष्टि की अतकृष्टि ते श्रपूर्वस्पर्धलनि की प्रथम वर्गेणा, विष 
ग्रनन्तगणा अनुभाग है । सो स्पर्धकनि विष तौ पूर्वोक्त प्रकार अनुभाग का श्रनुक्रम 
था । इहा भ्रनन्तगुणा घटता भ्रनुभाग का क्रम भया, सोई स्पर्धक अर कृष्टि विषे 
विशेष जानना । बहुरि तहा परमाणुनि का प्रमाण लोभ की प्रथम सग्रह की जघच्य 
कृष्टि विषे यथासभव बहुत है, ताते क्रोध की तृतीय संग्रह की अ्रतकृष्टि पर्यन्त चय॑ 
घटता क्रम लीए है। सो याका विशेष श्रागे लिखेगे, सो जानना । सो यहु अ्रपूर् 


पम्परज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ) [ १६७ 


स्पर्धक अर बादरकृष्टि क्षपक श्रेणी विषे ही हो है, उपशम श्रेणी विषे न हो है। 
बहुरि अनिवृत्तिकरण के परिणामनि करि ही कषायनि के सर्व परमाणु श्रानृपूर्वी 
सक्रमादि विधान करि एक लोभरूप परिणमाइ बादरकृष्टिगत लोभरूप करि पीछे 
तिनिकौ सूक्ष्मकृष्टिह्पष परिणमाव है, सो सृक्ष्मकृष्टि कौ प्राप्त भया लोभ, ताका 
जघन्य वादरकृष्टि ते भी श्रततवे भाग उत्कृष्ट सुक्ष्मकृष्टि विषे अनुभाग हो है। 
तहा श्रनंती कृष्टिनि विषे क्रम ते अनतगुणा अनुभाग घटता है । बहुरि परमाणुनि 
का प्रमाण जघन्य कृष्टि ते लगाइ उत्कृष्ट कृष्टि पर्यनन्‍्त चय घटता क्रम लीए है, 
सो विशेष आगे लिखेगे सो जानना । सो यहु विधान क्षपक श्रेणी विषे हो है । 


उपशम श्रेणी विषे पूर्वेस्पर्धकरूप जे लोभ के केई परमाणु, तिन ही कौ 
सूक्ष्म कृष्टिकू्प परिणमावे है, ताका विशेष आगे लिखेंगे । 


बहुरि श्रैसे अनिवृत्तिकरण विषे करी जो सत्ता विषे सुक्ष्म कृष्टि, सो जहा 
उदयरूप होइ प्रवर्ते, तहा सूक्ष्मसापराय गुणस्थान हो है असा जानना । 


अगुलोहं बेदंतो, जीवो उवसासगो व खबगो वा । 
सो सुहसांपराओ, जहखआादेणणओ किचि ॥१६०॥ 
अरणुलोभ विदन्‌, जीवः उपशामको व क्षपको वा । 
स सुक्ष्मसांपरायों, यथाख्यातेनोनः किचित्‌ ॥॥६०॥। 
टीका - अनिवृत्तिकरण काल का अत समय के अनतरि सूक्ष्मसापराय 
गुणस्थान कौ पाइ, सूक्ष्म कृष्टि कौ प्राप्त जो लोभ, ताके उदय कौ भोगवता सता 
उपशमावनेवाला वा क्षय करने वाला जीव, सो सूक्ष्मसापराय है, असा कहिए है । 


सोई सामायिक, छेदोपस्थापना सयम की विशुद्धता ते भ्रति अ्रधिक विशुद्धता- 
मय जो सुक्ष्ससापराय सयम, तीहिकरि सयुक्त जो जीव, सो यथाझूयातचारित्र 
सयुक्त जीव ते किचित्‌ मात्र ही हीन है । जाते सूक्ष्म कहिए सूक्ष्म कृप्टि कौ प्राप्त 
असा जो सापराय कहिए लोभ कषाय, सो जाके पाइए, सो सूक्ष्मसापराय है श्रैसा 
साथक नाम है । 
ग्राग उपशांत कषाय गुणस्थान के स्वरूप का निदंश कर है । 
कदकफलजदजलं * वा, सरए सरवारियं व रिस्मलयं । 
सयलोवसंतमोहो, उवसंतकसायओ होदि ॥६१॥ * 


१. 'कदकफलजुदजल' के स्थान पर 'सकयगहल जल' ऐसा पाठान्तर है। 
२ पट्खण्डागम - घवला पुस्तक १, पृष्ठ १६०, गाथा १९२ 


रु [ गौम्मठसार जीवकाण्ड गोधा ६१-६६ 


कतकफलयुतजल वा शरदि सरःपानीय व निर्मल । 
सकलोपशांतमोह, उपशात कषायकों भवति ॥६१॥ 
टीका - कतकफल का चूर्ण करि सयुक्त जो जल, सो जैसे प्रसन्न हो है भ्रथवा 
मेघपटल रहित जो शरत्काल, तीहि विषे जैसे सरोवर का पानी प्रसन्न हो है, ऊपरि 
ते निर्मेल हो है, तैसे समस्तपने करि उपशात भया है मोहनीय कर्म जाका, सो 
उपशात कषाय है । उपशांत कहिए समस्तपनेकरि उदय होने कौ श्रयोग्य कीए हैं 
कषाय-नोकषाय जाने, सो उपशात कषाय है। अैसी निरुक्त करि अत्यत प्रसन्न- 
चित्तपना सूचन किया है । 
श्राग क्षीण कषाय गुणस्थान का स्वरूप कौ प्ररूप है - 


रिस्सेसखीरामोहो, फलिहामलभायणुदयसमच्ित्तो । 
खीणकसाओ भण्णदि, रखिग्गंथो वीयरायेहि ॥६२॥१ 
निश्शेषक्षीरमोहः, स्फटिकामलभाजनोदकसमसचित्तः । 
क्षीणकषायो भण्यते, निम्नेन्‍्थो बवीतरागेः ॥६२॥। 
टीका - अ्रवशेष रहित क्षीण कहिए प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश करि 
रहित भई है मोहनीय कर्म की प्रकृति जाके, सो नि शेष क्षीणकषाय है। जैसे 
नि शेष मोह प्रकृतिनि का सत्त्व करि रहित जीव, सो क्षीण कषाय है | ता कारण 
ते स्फटिक का भाजन विषे तिष्ठता जल सदृश प्रसन्न - सर्वथा निर्मल है चित्त जाका 
शैसा क्षीणकषाय जीव है, श्रैसे वीतराग सर्वज्ञदेवनि करि कहिए है । सोई परमार्थ 
करि निग्रेनन्‍्थ है। उपशात कषाय भी यथारूयात चारित्र की समानता करि निरग्ग्नन्थ 
है, असे जिनवचन विष प्रतिपादन करिए है । 
भावार्थ - उपशात कषाय के तो मोह के उदय का श्रभाव है, सत्त्व 
विद्यमान है । बहुरि क्षीणकषाय के उदय, सत्त्व सर्वेथा नष्ट भए है, परन्तु दोऊनि 
के परिणामनि विषे कषायति का शअश्रभाव है। ताते दोऊनि के यथाख्यात चारित्र 
समान है । तीहिकरि दोऊ बाह्य, अ्रभ्यतर परिग्रह रहित निमग्नन्थ कहे हैं । 
झ्रागे सयोगकेवलिगुणस्थान कौं गाथा दोय करि कहैं है - 


केवलराशदिवायरकिरशकलावप्परासियण्गारणो । 
रावकेवललद्धुग्गमसुजरिएयपरसप्पववएसो ॥६३॥४* 





१ पट्खढागम - धवलजा पुस्तक १, पृष्ठ १६१, गाथा ११३ 
२. पट्खडागम - धवला पुस्तक ६, पृष्ठ १६२, गाथा १२४ 


पम्पस्शीनचन्द्रिका भाषादीका ] [ १६६ 


केवलज्ञानदिवाकरकफिरणाकलापप्रराशिताज्ञानः । 
नवकेवललब्ध्युदूगमसुजनितपरमात्मव्यपदेशः ।॥६३॥। 


ठीका - केवलज्नावदिवाकरकिरणकलापप्रणाशिताज्ञानः कहिए केवलकज्ञान- 
रूपी दिवाकर जो सूर्य, ताके किरणनि का कलाप कहिए समूह, पदाथनि के प्रकाशने 
विषे प्रवीण दिव्यध्वनि के विशेष, तिनकरि प्रनष्ट कीया है शिष्य जननि का श्रज्ञाना- 
धकार जाने श्रैसा सयोगकेवली है । इस विशेषण करि सयोगी भट्टारक के भव्यलोक 
कौ उपकारीपना है लक्षण जाका, असी परार्थरूप सपदा कही । बहुरि नवकेचल- 
लब्ध्युदूग्ससुजनितप रमात्सव्यपदेश:' कहिए क्षायिकसस्यक्त्व, क्षायिकचारित्र, ज्ञान, 
दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीयेरूप लक्षण धरे जे नव केवललब्धि, तिनिका 
उदय कहिए प्रकट होना, ताकरि सुजनित कहिए वस्तुवृत्ति करि निपज्या है परमात्मा, 
असा व्यपदेश कहिए नाम जाका, असा सयोगकेवली है । इस विशेषण करि भगवान 
भ्रहेत्परमेष्ठी के अ्रनत ज्ञानादि लक्षण धर स्वार्थरूप सपदा दिखाइए है । 


असहायरणारदंसरासहिओ इदि केवली हु जोगेण । 
जुत्तो त्ति सजोगिजिणो,' अस्णाइसिहरणारिसे उत्तो ॥६४॥ 


अ्रसहायज्ञानदशेंचसहितः इति केवली हि योगेन । 
युक्त इति सयोगिजिनः अ्रवादिनिधनाएें उक्तः ।॥६४।॥। 


दीका - योग करि सहित सो सयोग, अर परसहाय रहित जो ज्ञान-दर्शन, 
तिनिकरि सहित सो केवली, सयोग सो ही केवली, सो सयोगकेवली । बहुरि घाति- 
कर्मनि का निर्मल नाशकर्ता, सो जिन सयोगकेवली सोई जिन, सो सयोगकेवलिजिन 
कहिए । जैसे अनादि-निधन ऋषिप्रणीत आगम विषे कह्मया है । 

श्रागै श्रयोग केवलि गुणस्थान कौ निरूपे है - 


सीलेसि संपत्तो, णिरुद्धणिस्सेसआसवो जीवो । 
कम्म्रयविप्पसुक्को, गयजोगो केवली होदि ॥६५॥ रे 
१. 'सजोगिजिणो' इसके स्थान पर 'सजोगो इर्दि! ऐसा पाठान्तर है । 


२. षट्खण्डागम - घवला पुस्तक १, पृष्ठ १६३, गाथा १२५ 
३. पट्खण्डागम - घवला पुस्तक १, पृष्ठ २००, गाथा १२६ 


१७० ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ६६-६७ 


शीलेबयं सप्राप्तो निरुद्धनिश्शेषास्रवों जीवः । 
कर्मरजोविप्रमुक्तो गतयोगः केवली भवति ॥॥६५॥ 


हु टीका - अठारह हजार शील का स्वामित्वपना कौ प्राप्त भया । बहुरि 
निरोधे है समस्त आख्रव जाने, ताते नवीन वध्यमान कर्मरूपी रज करि सर्वथा 
रहित भया । बहुरि सन, वचन, काय योग करि रहितपना ते अभ्रयोग भया। सो 
ताही विद्यमान है योग जाके, असा श्रयोग श्रर श्रयोग सोई केवली, सो अ्रयोग 
केवली भगवान परमेष्टी जीव जैसा है । 


या प्रकार कहे चौदह गुरास्थान, तिनिविषे अपने आयु बिना सात कर्मनि 
की गुणश्रेणी निर्जरा सभवे है। ताका अ्रर तिस गुणश्रेणी निर्जरा का काल विशेष 
को गाथा दोय करि कहै है - 


सब्सत्तुप्पलोथे, सावयविरदे अशंतकस्संसे । 
दंसणसोहक्खवगे, कक्मायडवसामगे य उवसंते ॥९६॥ 


खबगे य खीणमोहे, जिरपेसु दव्वा असंखगुरिगदकमा । 
तव्विवरीया काला, संखेज्जगुराककमा होति ॥६७॥ 


सम्यदत्वोत्पत्ती, श्रावकविरते अ्रवतकर्माशि । 
दर्शनमोहक्षपके, कषायोपशामके चोपशाते ।॥६६॥। 


क्षपके च क्षीणमोहे, जिनेषु द्रव्याण्पयसख्यगुरिगतक्रमारिंग । 
तहिपरीताः काला सख्यातग्रुणक्ततम भवति ॥॥६७॥। 


टीका - प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति जो प्रथमोपशम सम्यक्‍त्व कीं 
कारण तीन करणनि के परिणामनि का अत समय, तीहिविपं प्रवर्तमान अैसा जो 
विशुद्धता का विशेष धरे मिथ्यादृष्टि जीव, ताके झ्रायु बिना श्रवशेष ज्ञानावरणादि 
कर्मनि का जो गणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य है, ताते देशसयत के गुणश्रेणी निर्जरा 
द्रव्य श्रसख्यातग॒णा है | बहुरि ताते सकलसयमी के गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्य असख्यात 
गणा है। ताते अनतानुबधी कषाय का विसयोजन करनहारा जीव के गुणश्रेणी 
नि्जरा द्रव्य असख्यात गृणा है। ताते दर्शन मोह का क्षय करने वाले ले के गुणश्रेणी 
नि्जरा द्रव्य असख्यात गुणा है | बहुरि ताते कषाय उपशम करने वाले अपूर्वकरणादि 


सम्परशानचन्द्रिका भाषादीका | [ १७१ 


तीन गुणस्थानवर्ती जीवनि के गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्य अ्रसख्यात गुणा है । बहुरि 
ताते उपशात कषाय गुणस्थानवर्ती जीव के गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्य असख्यात गुणा 
है । बहुरि ताते क्षपक श्रेणीवाले अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानवर्ती जीव के गुण- 
श्रेणी निरजरा द्रव्य असंख्यात गुणा है। बहुरि ताते क्षीण कषाय गणस्थानवर्ती जीव 
के ग॒णश्रेणी नि्जरा द्रव्य अ्सख्यात गुणा है। बहुरि ताते समुद्घात रहित जो 
स्वस्थान केवली जिन, ताके गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्य असख्यात गुणा है | बहुरि ताते 
समुद्घात सहित जो स्वस्थान समुद्घात केवली जिन, ताके गुणश्रेणी नि्जरा द्रव्य 
ग्रसख्यात गुणा है। शैसे ग्यारह स्थानकनि विष ग्णश्रेणी निज्जेरा द्रव्य के स्थान- 
स्थान प्रति असख्यातगृणापन्ता कह्या । 


अब तिस गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्य का प्रमाण कहिए है। कर्मप्रकृतिरूप 
परिणए पुदूगल परमाणु, तिनका ताम इहा द्रव्य जानना । अ्नादि ससार के हेतु 
ते बंध का संबंध करि बधरूप भया जो जगच्छे णी का घनमात्र लोक, तीहि प्रमाण 
एक जीव के प्रदेशनि विषे तिष्ठता ज्ञानावरणादिक मूल प्रकृति वा उत्तर प्रकृति 
सबधी सत्तारूप सर्वेद्रव्य, सो झ्ागे कहिएगा जो त्रिकोण रचना, ताका शअ्रभिप्राय 
करि किचित्‌ ऊन ड्योढ गुणहाति आयाम का प्रमाण करि समयप्रबद्ध का प्रमाण 
कौ गुण जो प्रमाण होइ, तितना है । 

बहुरि इस विषे आयु कर्म का स्तोक द्रव्य है, ताते या विषे किचित्‌ ऊन 
किए अवशेष द्रव्य सात कर्मनि का है। ताते याका सात का भाग दीए एक भाग 
प्रमाण ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य हो है । बहुरि याको देशघाती, सर्वंघाती द्रव्य का 
विभाग के श्रथ जिनदेव करि देखा यथासभव अनंत, ताका भाग दीए एक भाग 
प्रमाण तो सर्वधाती केवलज्ञानावरण का द्रव्य है। श्रवशेष बहुभाग प्रमाण मति- 
ज्ञानादि देशघाति प्रकृतिनि का द्रव्य है। बहुरि इस देशघाती द्रव्य कौ मतति, श्रुत, 
ग्रवधि, मन पर्ययं, ज्ञानावरणरूप ज्यारि देशघाती प्रकृृतिनि का विभाग के शअ्राथि 
च्यारि का भाग दीए एक भाग प्रमाण मतितज्ञानावरण का द्रव्य हो है । 


भावार्थ - इहा मतिज्ञानावरण के द्रव्य की गुणश्रेणी का उदाहरण करि 
कथन कीया है । ताते मतिज्ञानावरण द्रव्य का ही ग्रहण कीया है। श्रेसे ही अन्य 
प्रकतिनि का सी यथासभव जानि लेना | बहुरि इस मतिज्ञानावरण द्रव्य कौ 
भ्रपकर्षण. भागहार का भाग देइ, तहा बहुभाग तो तैसे ही तिष्ठे है; जैसा जानि 
एक भाग का ग्रहरणा क्रीया । 


१७२ ] [ गोम्सटसार जीवकाण्ड गाथा ६६-६७ 


भावार्थ - जैसे अन्न का राशि मे स्यो च्यारि का भाग देइ, कोई कार्य के श्रथि 
एक भाग जुदा काढिए, श्रवशेष बहुभाग जैसे थे तैसे ही राखिए । तैसे इहा मतिज्ञा- 
नावरणरूप द्रव्य मे स्‍थयो अपकर्षण भागहार का भाग देइ, एकभाग कौ श्रन्यरूप 
परणमावेने के श्रथि जुदा ग्रहण कीया । श्रवशेष बहुभाग प्रमाण द्रव्य,जैसे पूर्वे श्रपनी 
स्थिति के समय-समय सबधी निषेकनि विष तिष्ठे था, तैसे ही रह्मा । इहा कर्म 
परमाणुरूप राशि विष स्थिति घटावने कौ जिस भागहार का भाग सभवे, ताका 
नाम अपकर्षण भागहार जानना । सो इस अपकर्षण भागहार का प्रमाण, श्ागे कर्म- 
काड विषे पच भागहार चूलिका श्रधिकार विपे कहैंगे, तहा जानना | बहुरि विवक्षित 
भागहार का भाग दीए, तहा एक भाग विना श्रवशेष सर्व भागनि के समूह का नाम 
बहुभाग जानना । सो अपकर्षण भागहार का भाग देई, बहुभाग कौ तेसे ही राखि, 
एकभाग कौ जुदा ग्रह्मा था, ताकौ कंसे-कसे परिणमाया सो कहै है । 


तिस एक भाग को पल्‍्य का श्रसख्यातवा भाग का भाग देई, तहा बहुभाग 
तौ उपरितन स्थिति विषे देना, सो एक जायगा स्थापे, बहुरि अ्रवशेष एक भाग रघह्या, 
ताकौं बहुरि अ्रसख्यात लोक का भाग देइ, तहा बहुभाग तौ गुरणश्रेणी का श्रायाम 
विषे देना, सो एक जायगा स्थाप अवशेष एक भागहार रह्या, सो उदयावली विष 
दीजिए है । 


अ्रब उदयावली, गुणश्रेणी, उपरितन स्थिति विष दीया हुवा द्रव्य कंसे परि- 
णम है ? सो कहिए है । तहा उदयावली विषे दीया हुआ द्रव्य वर्तमान समय ते 
लगाइ एक आवली फ्रमाण काल विषे पूर्व जे आवली के निषेक थे, तिनकी साथि 
अपना फल कौ देइ खिरे है । 


तहा झ्ावली का काल के प्रथमादि समयनि विषे केता-केता द्रव्य उदय आबै 
है ? सो कहैं हैं - एक समय सबधी जेता द्रव्य का प्रमाण, ताका नाम निषेक जानना । 
तहा उदयावली विषे दीया जो द्रव्य, ताकौ उदयावली काल के समयनि का जो 
प्रमाण, ताका भाग दीए बीचि के समय सबधी द्रव्यरूप जो मध्यधन, ताका प्रमाण 
आवबे है । ताकौ एक घाटि गझ्रावली का श्राधा प्रमाण करि हीन जैसा जो निषेकहार 
कहिए गुणहानि आयाम का प्रमाण ते दृूणा जो दो गुणहानि का प्रमाण, ताका भाग 
दीए चय का प्रमाण हो है । बहुरि इस चय कौ दोगुणहानि करि गुणे, उदयावली 
का प्रथम समय सबधी प्रथम निषेक का प्रमाण आ॥आवे है । यामेँ एक चय घटाए, 


पम्पग्तानचन्द्रिका भाषादीका | | १७३ 


उदयावली का द्वितीय समय संबंधी द्वितीय निषेक का प्रमाण आवीै है । जैसे ही क्रम 
ते उदयावली का अत निषेक पर्यन्त एक-एक चय घटाए, एक घाटि आवली प्रमाण 
चय उदयावली का प्रथम निषेक विषे घटे उदयावली का अत का निषेक का प्रमाण 
हो है । याकौ अंकसंदृष्टि करि व्यक्ति करिए है । 


जैसे उदयावली विषै दीया द्रव्य दोय से, बहुरि गच्छ आवली, ताका प्रमाण 
श्रॉठ, बहुरि एक-एक गुणहानि विषे जो तिषेकति का प्रमाण सो गुणहानि का 
आ्रायाम, ताका प्रमाण आठ, याकौ दूणा कीए दो गुणहानि का प्रमाण सोलह, तहां 
स्वेद्रव्य दोय से को आंवली प्रमाण गच्छ आठ का भाग दीए पचीस मध्यधन का 
प्रमाण होइ । याकौं एक घाटि आवली का आधा साढा तीन, सो निषकहार सोलह 
में घटाए साढ बारा, ताका भाग दीए दोय पाए, सो चय का प्रमाण जानना । याकौ 
दोगुणहानि सोलह, ताकरि गुण, बत्तीस पाए, सो प्रथम निषेक का प्रमाण है । यामै 
एक-एक चय घटाएं हद्वितीयादि निषेकनि का तीस आदि प्रमाण हो है। असे एक 
घाटि आवली प्रमाण चय के भये चौदह, ते प्रथम निषेक विषे घटाए, अ्रवशेष श्रठारह 
अत निषेक का प्रमाण हो है । इनि सर्वनि कौ जोडे ३२, ३०, २८, २६, २४, २२, 
२०, १८ दोय से (२००) सर्वद्रव्य का प्रमाण हो है। जैसे ही अर्थसदृष्टि 
करि पूर्वोक्त यथार्थ स्वरूप अवधारण करना । 


बहुरि याते परे उदयावली काल पीछे श्रतर्मुहर्तमात्र जो गुणश्रेणी का श्रायाम 
कहिए काल प्रमाण, ताविषे दीया हुवा द्रव्य, सो तिस काल का प्रथमादि समय 
विषे जे पूर्वे निषिक थे, तिनकी साथि क्रम ते अ्रसख्यातगुणा-असख्यातगुणा होई 
निरजरे है । सो गुणश्रेणी निर्जंरा का द्रव्य असख्यात लोक का भाग दीए बहुभाग 
प्रमाण था, सो सम्यक्त्व की उत्पत्तिरूप करणकाल सबधी गुणश्रेणी का श्रायाम 
श्रतर्मुहुतंमात्र, तिसविषे अ्सख्यात-असख्यात गुणी अनुक्रम करि निषेक रचना 
करिए है । 


इहा सम्यक्त्व की उत्पत्ति सबधी गुणश्रेणी का कथन मुख्य कीया, ताते तिस 
ही के काल का ग्रहण कीया है । तहा ्रक्षेपयोगोद्धुतसिश्रपिडः प्रक्षेपकारणां गुणको 
भवेदिति' इस करण सूत्र करि प्रक्षेप जो शलाका, तिनिका जो योग कहिए जोड, 
ताकरि उद्धृत कहिए भाजित, श्रैसा जो मिश्रपिड कहिए मिल्या हुवा द्रव्य का जो 
प्रमाण, सो प्रक्षेप कहिए। अपनी-अपनी शलाकनि का प्रमाण, ताका गुणक कहिए 


है ४. [ गोम्सटसार जोयकाण्ड गाया ६६-६७ 


गुणकार हो है । भ्रथवा यहु गुण्य हो है, ते प्रक्षेप गुणकार हो है, असे भी करिए तो 
दोष नाही, जाते दोऊनि का प्रयोजन एक है । सो इहा तिस गुणश्रेणी आयाम का 
प्रथम समय विषे जेता द्रव्य दीया, तीहि प्रमाण एक शलाका है | वहुरि ताते दूसरे 
समय तैसे ही असख्यात गुणी शलाका है । ताते तीसरे समय असख्यातगुणी शलाका 
है। जैसे असख्यातगुणा अनुक्रम करि अत समय विषे यथायोग्य असख्यातगुणी 
शलाका हो है । इनि सर्व प्रथमादि समय सबधी शलाकानि का जोड दीए, जो प्रमाण 
होइ, सो प्रक्षेपपोग जानना | ताका भाग गुणश्रेणी विषे दीया हुवा द्रव्य कौ लीए जो 
प्रमाण आवे, ताकौ प्रक्षेपक, जो अ्रपना-अश्रपता समय सबधी शलाका का प्रमाण, 
ताकरि गुणे, अपने-अपने द्रव्य का प्रमाण आवे है । श्ैसे जिस-जिस समय विषे जेता- 
जेता द्रव्य का प्रमाण शभ्राव है, तितना-तितना द्रव्य तिस-तिस समय विपे निजंरे है । 
या प्रकार गुणश्रेणी श्रायाम विषे सर्व गुणश्रेणी विषे दीया हुवा जो द्रव्य, सो 
निजजर है । 

अरब इस कथन कौ अकसदृष्टि करि व्यक्त करिए है । 

जैसे गुणश्रेणी विषे दीया हुवा द्रव्य का प्रमाण छ से अ्रस्सी, गुणश्रेणी श्रायास 
का प्रमाण च्यारि, अ्रसख्यात का प्रमाण चउ्यारि। तहा प्रथम समय सबधी जेता 
द्रव्य, तीहि प्रमाण शलाका एक, दूसरा समय सबधी ताते असख्यात गुणी शलाका 
च्यारि (४), तीसरा समय सबधी ताते असख्यातगुणी शलाका सोलह (१६), चौथा 
समय सबधी ताते अ्रसख्यातगुणी शलाका चौसठि (६४), सो इनि शलाकनि का नाम 
प्रक्षेप है । इनिका जो योग कहिये जोड, सो पिच्यासी हो है। ताकरि भिश्रपिड जो 
सबनि का मिल्या हुप्ना द्रव्य छ से श्रसी, ताकों भाग दीजिये, तब आठ पाये । बहुरि 
यहु पाया हुआ राशि, ताकौ प्रक्षेप कहिए । अपनी-अपनी शलाका का प्रमाण, ताकरि 
गुरिये है। तहा झ्राठ कौं एक करि गुरो प्रथम समय सबधी निषेक का प्रमाण श्राठ 
(८) हो है। बहुरि च्यारि कौ गुण द्वितीय निषेक का प्रमाण बत्तीस हो है। 
बहुरि सोलह करि गुणे तृतीय निषेक का प्रमाण एक सौ अट्ठाईस (१२८) हो है । 
बहुरि चौसठि करि गृणे अत निषेक का प्रमाण पाच से बारह (५१२) हो है । ऐसे 
सर्व समयनि विषे ८, ३२, १२८, ५१२ मिलि करि छ से श्रसी (६८०) द्रव्य 
निर्जरे हैं । 

भावार्थ - लोक विषे जाकौं विसवा कहिए, ताका नाम,इहा शलाका है । 
बहुरि जाकौं लोक विषे सीर का द्रव्य कहिए, ताका नाम इहा मिश्रपिड कह्मा है, सो 


सैम्पशशानचन्द्रिका पीठिका ] [ १७५ 


सब विसवा मिलाइ, इतिका भाग देइ अपना-अ्रपना विसवानि करि गुण, जैसे अपना-अपना 
द्रव्य का प्रमाण आवे, तैसे इहा समय-समय विष जेता-्जेता द्रव्य निर्जरै, ताका 
प्रभाण वर्णन किया है। ऐसे इहा सम्यक्त्व की उत्पत्तिरूप करण का गुणश्रेणी 
श्रायाम विषे वर्णन उदाहरण मात्र किया, ऐसे ही श्रन्यत्र भी जानना । तहा काल 
का वा द्रव्य का विशेष है, सो यथासभव जानना । 


धहुरि याते आगे जो उपरितन स्थिति विष दीया द्रव्य, सो विवक्षित मति- 
शानावरंण की स्थिति के निषेक पूर्वे थे, तिन विषे इस गूणश्रेणी आयाम के काल 
के पीछे भ्रनन्‍्तर समय संबंधी जो निषेक, ताते लगाइ अत विपे अतिस्थापनावली के 
निषकनि कौ छोडि जे पूर्वे निषेक थे, तिनि विषे क्रम ते दीजिए है । पूर्व तिनि निषे- 
कनि कौ द्रव्य विषे याकौ भी क्रम करि मिलाइए है। तहा नानागुणहानि विषे 
पहला-पहला निषेकनि विषे आधा-श्राधा दीजिये, ह्ितीयादि निषेकनि विषे चय हीन 
का भ्रनुक़्म करि दीजिए, सो इस वर्णन विषे त्रिकोण रचना सभवे है। ताकां 
विशेष आगे करेंगे। इहा प्रयोजन का अभाव है, ताते विशेष न कीया है। जैसे 
जो एक भाग मात्र जुदा द्रव्य ग्रह्मा था, ताकौ वर्तमान समय ते लगाइ उदयावली 
का काल, ताके पीछे गुणश्रेणी आयाम का काल, ताके पीछे भ्रवशेष सर्वस्थिति का 
काल, अंत विषे अतिस्थापनावली बिना सो उपरितनस्थिति का काल, तिनके निषेक 
पूर्वे थे, तिनिविष॑ मिलाइए है, सो यह मिलाया हुवा द्रव्य पूर्व निषेकलि की साथि 
उदय होइ निर्जरे है, असा भाव जानना । 

बहुरि पूर्वे कह्या जो-जो गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्य, सो-सो श्रावकादि दश स्थान 
कनि विषे भ्रसख्यात-असंख्यात गुणा है, सो कंसे ? 

ताका समाधान - तिस गुणश्रेणी द्रव्य कौ कारणशभूत जो अपकर्षण भाग- 
हार, तिनके अधिक-अधिक विशुद्धता का निमित्त करि असख्यातगुगा घाटिपना है, 
ताते तिस गुणश्रेणी द्रव्य के असंख्यातगुणा श्रनुक्रम की प्रसिद्धता है । 


भावार्थ - श्रावकादि दश स्थानकनि विषे विशुद्वता अधिक-अ्विक है, ताते 
जो पूर्वस्थान विषे अपकर्षण भागहार का प्रमाण था, ताके अससख्यातवे भाग उत्तर 
स्थान विषे अपकर्षण भागहार का प्रमाण जानना । सो जेता भागहार घटता होइ, 
तेता लब्धराशि का प्रमाण अधिक होइ । ताते इहां लब्बराशि जो गुणश्रेणी का 
द्रव्य, सो भी क्रम ते अ्रसंख्यातयुणा हो है । 


१७६ | [ गोम्मठतार जीवका०्डट गाषा ६५ 


बहुरि गुणश्रेणी श्रायाम का काल ताते विपरीत उत्टा श्रनुक्रम धरे है, 
सोई कहिए है - 'समुद्घात जिनको आदि देकरि विशुद्ध मिथ्यादृष्टि पर्यत गुणश्रेणी 
श्रायाम का काल क्रम करि सख्यातगुणा-सख्यातगुणा है । समुद्धात जिनका गुणश्रेणी 
ग्रायामकाल श्रन्तर्मुहरतंमात्र है । ताते स्वस्थान जिनका युणश्रेणी ग्रायामकाल सख्यात 
गुणा है। ताते क्षीणमोह का सस्यातगुणा है । अँसे ही क्रम ते पीछे ते क्षपकर्नेणी 
वाले आदि विषे सख्यात-संख्यात गुणा जानना । 


तहा अत विषे बहुत वार सख्यातगुणा भया, ती भी करण परिणाम सयुक्त 
विशुद्ध मिध्यादृष्टि के गुणश्रेणी श्रायाम का काल अतर्मुह्तमात्र ही है, अधिक नाही । 
काहे ते ? 

जाते अतर्मुहु्त के भेद बहुत है । तहा जघन्य अतर्मुह्॒त एक आवली प्रमाण 
है, सो सर्व ते स्तोक है । वबहुरि याते एक समय अधिक आ्रावली ते लगाइ एक-एक 
समय बधता मध्यम अतर्मुहुर्त होड । अत का उत्कृष्ट अंतर्मुहर्ते एक समय घाटि दोय 
घटिकारूप मुहूर्त प्रमाण हे | तहा ताके उच्छुवास तीन हजार सात से तेहत्तरि ग्रर 
एक उच्छवास की झावली संख्यात, याते दोय वार सख्यातगुणी आवली प्रमाण 
उत्कृष्ट मुहृत है। वहुरि - 'श्रादि श्रते सुद्धे वह्विहदे रूवसजुदे ठाणे' इस सूत्र करि 
आवलीमात्र जघन्य अतर्मुहृतं कौ दोय वार सख्यातगुरित श्रावली प्रमाण उत्ह्ृष्ट 
अतर्मुहर्तं विषे घटाइ, वृद्धि का प्रमाण एक समय का भाग दीए जो प्रमाण होइ, 
तामे एक और जोडे जो प्रमाण होइ, तितने अतर्मुहुर्तं के भेद सख्यात आवली प्रमाण 
हो हैं। 

श्राग जैसे कम सहित जीवनि का गुणास्थानकनि का आश्रय लीए स्वरूप 
भ्रर तिस-तिस का कर्म की निर्जरा का द्रव्य वा काल आयाम का प्रमाण, ताको 
निरूपण करि अब निर्जरे है सर्व कर्म जिनकरि असे जे सिद्ध परमेप्ठी, तिनका 
स्वरूप कौं अन्यमत के विवाद का निराकरण लीए गाथा दोय करि कहें हैं - 


अट्ठवियकस्मवियला, सीदीभूदा रिररेंजणा खिच्चा । 
अट्ठगुणा किदकिच्चा, लोयग्गरिगवासिणों सिद्धा ॥६८5॥ 


श्रष्टविधकर्स विकलाः, शीतीभूता निरंजना नित्याः । 
श्रष्टगुयाः कृतक्ृत्याः, लोकाग्रनिवासिनः सिद्धा: ॥६८॥। 





१ पदट्खडागम -“ धवला पुस्तक ६, प्रष्ठ २०१, सूत्र २३, गाथा १२७ 


सम्परज्ञामचब्द्रिका साषाटीका ] [ १७७ 


टीका - केवल कहे जे गृशस्थानवर्ती जीव, तेई नाही है सिद्ध कहिये अपने 
आत्मस्वरूप की प्राप्तिरूप लक्षण धरे जो सिद्धि, ताकरि सयुक्त मुक्त जीव भी लोक 
विषे है। ते कैसे है ” श्रष्टविधकर्मविकलाः कहिये श्रमेक प्रकार उत्तर प्रकृतिरूप भेद 
जिन विषे गर्भित ऐसे जो ज्ञानावरणादिक आठ प्रकार कर्म श्राठ गुणनि के प्रतिपक्षी, 
तिनका सर्वथा क्षय करि प्रतिपक्ष रहित भए है। कंसे श्राठ कर्म श्राठ गुणनि 
के प्रतिपक्षी है ? सो कहै हैं - 
उक्त च 
मोहोी खाइय सम्मं, केवलणाण च केवलालोय । 
हणदि उ शझ्रावरणदुर्गं, श्रणतविरयं हणेदि विग्घ तु ॥। 
सुहमं च णामकम्मं, हणेदि, श्राऊ हणेदि श्रवगहरां । 
अग्रुरुलहुगं गोद॑ श्रव्वाबाहुं हणेइ वेयणियं ॥॥ 


इनिका अर्थ - मोहकर्म क्षायिक सम्यक्त्व कौ घाते है। केवलज्ञान श्रर 
केवलदर्शन कौ आवरण ह्विक जो ज्ञानावरण-दर्शनावरण, सो घाते है । भ्रनतवीर्य कौं 
विघन जो अतराय कर्म, सो घाते है । सूक्ष्मगुण कौ नाम कर्म घाते है । आयुकर्म 
प्रवगाहन गुण कौ घातै है । अगुरुलघु कौ गोत्र कर्म घाते है। भ्रव्याबाध कौ वेदनीयकर्म 
घाते है । ऐसे श्राठ गणनि के प्रतिपक्षी श्राठ कर्म जानने । 


इस विशेषण करि जीव के मुक्ति नाही है, ऐसा मीमांसक मत, 
बहुरि सर्वदा कर्ममलनि करि स्पर्शा नाही, ताते सदाकाल मुक्त ही है, सदा 
ही ईश्वर है ऐसा सदाशिव मत, सो निराकरण किया है । 


बहुरि कंसे है सिद्ध / शीतीभूृता कहिये जन्म-मरणाविरूप सहज दु ख भ्रर 
रोगादिक ते निपज्या शरीर दु ख अर सर्पादिक ते उपज्या आगतुक दु ख भ्रर आकुल- 
तादिरूप मानसदु ख इत्यादि नानाप्रकार ससार सबधी दु ख, तिनकी जो वेदना, सोई 
भेया आतप, ताका सर्वथा नाश करि शीतल भए है, सुखी भए है। इस विशेषण 
करि मुक्ति विषे आत्मा के सुख का अभाव है, ऐसे कहता जो साख्यमत, सो निरा- 
करण कीया है । 


बहुरि कैसे है सिद्ध ? निरंजनाः कहिये नवीन आख्रवरूप जो कर्ममल, सो ही 
भया अजन, ताकरि रहित है । इस विशेषण करि मुक्ति भए पीछे, बहुरि कर्म अ्रजन 
का सयोग करि ससार हो है, ऐसे कहता जो सन्यासी मत, सो निराकरण कीया है। 


१७८ ] [ गोम्मटसार जोवकाण्ड गाथा ६८ 


बहुरि कंसे हैं सिद्ध ” नित्याः कहिये यद्यपि समय-समयवर्ती अर्थ॑पर्यायनि 
करि परिणमए सिद्ध श्रपने विषे उत्पाद, व्यय कौ करे है, तथापि विशुद्ध चैतन्य 
स्वभाव का सामान्यभावरूप जो द्रव्य का आकार, सो अन्वयरूप है, भिन्न न हो 
है, ताके माहात्म्य ते सर्वकाल विषे अविनाशीपणा कौ श्राश्रित हैं, ताते ते सिद्ध 
नित्यपना कौ नाही छोड़े है । इस विशेषण करि क्षण-क्षण प्रति विनाशीक चैतन्य 
के पर्याय ते, एक सतानवर्ती है, परमार्थ ते कोई नित्य द्रव्य नाही है, ऐसे कहता 
जो बौद्धमती की प्रतिज्ञा, सो निराकरण करी है । 


बहुरि कंसे है सिद्ध ? श्रष्टगुराः कहिए क्षायिक सम्यवत्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, 
सृक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरुलघुत्व, भ्रव्याबाध नाम धारक जे श्राठ गुण, तिनकरि समुक्त 
हैं । सो यहु विशेषण उपलक्षणरूप है, ताकरि तिनि गुरणानि के अनुसार भ्रनतानत 
गुणानि का तिन ही विषे अतर्भूतपना जानना | इस विशेषरण करि ज्ञानादि गृणनि 
का अत्यन्त भ्रभाव होना, सोई श्रात्मा के मुक्ति है ऐसे कहता जो नैयायिक भर 
वेशेषिक मत का श्रभिप्राय, सो निराकरण कीया है । 


बहुरि कंसे है सिद्ध ”? कृतक्ृत्याः कहिए सपूर्ण कीया है कृत्य कहिए सकल 
कर्म का नाश अर ताका कारण चारित्रादिक जिनकरि असे है । इस विशेषण करि 
ईश्वर सदा मुक्त है, तथापि जग्रत का निर्मापण विष आदर कीया है, तीहि करि 
कृतकृत्य नाही, वाके भी किछ करना है, श्रेसे कहता जो ईश्वर सृप्टिवाद का श्रभि- 
प्राय, सो निराकरण कीया है। 

बहुरि कंसे है सिद्ध ” लोकाग्रनिवासिनः कहिए विलोकिए है जीवादि पदार्थ 
जाविषे, असा जो तीन लोक, ताका अश्रग्रभाग, जो तनुवात का भी अत, तीहिविषे 
निवासी है, तिष्ठे हैं। यद्यपि कर्म क्षय जहा कीया, तिस क्षेत्र ते ऊपरि ही कर्मक्षय 
के भ्रनतरि ऊध्वंगमन स्वभाव ते ते गमन करे है, तथापि लोक का श्रग्रभाग पर्यत 
ऊध्वेंगमन हो है । गमन का सहकारी धर्मास्तिकाय के अभाव ते तहा ते ऊपरि गमन 
न हो हैं, जैसे लोक का अग्रभाग विषे ही निवासीपणा तिन सिद्धनि के युक्त है। 
अन्यथा कहिए तौ लोक-अलोक के विभाग का अभाव होइ । इस विशेषरण करि 
श्रात्मा के ऊध्वेगमन स्वभाव ते मुक्त अश्रवस्था विषे कही भी विश्वाम के श्रभाव ते 
ऊपरि-ऊपरि गमन हुवा ही करे है, श्ैसे कहता जो माडलिक मत, सो निराकरण 


कीया है । 


सम्यग्तानचन्द्रिका भाषादीका | | १७६ 


ग्रागे श्री माधवचन्द्र त्रेवि्रदेव ते अष्टविधकर्सविकला ' इत्यादि सात विशे- 
पणनि का प्रयोजन दिखावे है -- 


सदसिवसंखो सक्‍कडि, बुद्धो रेयाइयो य वेसेसी । 
ईसरमसंडलिदंसण,-विद्सणट्ठ कय एदं ॥ ६४ ॥। 


सदाशिवः सांख्यः संस्करी, बुद्धों नैयायिकदच वैशेषिकः । 
ईश्वरमंडलिदर्शनविदृषणार्थ कहृतमेतत्‌ ॥॥ ३९ ॥। 


टीका - सदाशिवमत, साख्यमत, मस्करी सन्यासी मत, बौद्धमत, नैयायिक 
मत, वेशेषिकमत, ईश्वरमत, मडलिमत ए जु दर्शन कहिए मत, तिनके दूषने के 
भ्रथि ए पूर्वोक्त विशेषण कीए है । 
उक्त च - 
सदाशिवः सदाकरसं, सांख्यो सुक्तं सुखोज्कितम्‌ । 
मस्करी किल मुक्तानां, मन्‍्यते पुनरागतिस्‌ ॥। 
क्षरिकक निर्गुणं॑ चेव, बुद्धो योगश्च सनन्‍्यते । 
कृतकृत्य॑ तमीशानों, मंडली चोथ्वेगासिनस्‌ ॥ 


इनिके श्र्थ - सदाशिव मतवाला सदा कर्म रहित माने है। साख्य मतवाला 
पुक्त जीव कौ सुख रहित माने है। मस्करी सन्‍्यासी, सो मुक्त जीव के ससार विषे 
बहुरि श्रावना माने है। बहुरि बौद्ध अर योग मतवाले क्षणिक शभ्रर निर्गुण आत्मा 
को माने है । बहुरि ईशान जो सृप्टिवादी, सो ईश्वर कौ अक्ृतक्ृत्य मानै हैं । बहुरि 
भाइलिक आत्मा कौ ऊध्वंगमन रूप ही माने है । श्ैसे माननेवाले मतनि का पूर्वोक्त 
विशेषण ते निराकरण करि यथार्थ सिद्धपरमेष्ठी का स्वरूप निरूपणा कीया। ते 


सिद्ध भगवान आनन्दकर्ता होहु । 


इति श्रीआचार्य नेमिवद्र विरचित गोम्मट्सार द्वितीय नाम पच्सग्रह ग्रन्थ की जोच 
तत्त्वप्रदी पिका नाम सस्कृत टीका के अनुसारि सम्यग्ज्ञानचद्रिका नाम 
भाषा टीका के विषे जीव काडविषे कही जे वीस प्ररूणा 
तिन विपे ग्रुणस्थान प्ररूपणा है नाम जाका 
औसा प्रथम अधिकार सपूर्णा भया ॥१॥ 


ल्लीखिच चर 


दूसरा अधिकार : जीवसमास प्रूपण 


कमंघातिया जीति जिन, पाय चतुष्टय सार! । 
विश्वस्वरूप प्रकाशियो, नमों श्रजित सुखकारर ॥। 


टीका - असे गुणास्थान सबन्धी सख्यादिक प्ररूपणा के ग्रनन्तरि जीवसमास प्ररूपणा 
को रचता सता निरुक्ति पूर्वक सामान्यपने तिस जीवसमास का लक्षण कहै है - 


जेहि अणोेया जीवा, णज्जंते बहुविहा वि तज्जादी । 
ते पुण संगहिदत्था, जीवसमासा त्ति विण्णेया ॥ ७० ॥ 
मेरनेके जीवाज्ञ, ज्ञायंते बहुविधा श्रपि तज्जातयः । 
ते पुनः सगृहितार्था, जीवसमासा इति विज्ञेया: ॥। ७० ॥। 


टीका - येः कहिए जिनि समान पर्यायरूप धर्मनि करि जीवा कहिए जीव 
हैं, ते श्रनेके श्रपि कहिए यद्यपि बहुत है, बहुविधाः कहिए बहुत प्रकार हैं, तथापि 
तज्जातयः कहिए विवक्षित सामान्यभाव करि एकठा करने ते एक जाति विपषे प्राप्त 
कीए हुए ज्ञायंते कहिए जानिए ते कहिये जीव समान पर्यायरूप धर्मसंगृहीतार्थाः 
कहिए अतर्भूत करी है अनेक व्यक्ति जिनिकरि श्रेसे जीवसमासाः कहिए जीवसमास 
हैं, असे जानना । 

भावार्थ - जैसे एक गऊ जाति विषे अनेक खाडी, मुडी, सावरी गऊरूप 
व्यक्ति सास्तादिमत्त्व समान धर्म करि अतर्गभित हो है । तैसे एकेद्रियत्वादि जाति 
विपे श्रभेक प्रथ्वीकायादिक व्यक्ति जिनि एकेद्रियत्वादि युक्त लक्षणनि करि अतर्गेंभित 
करिए, तिनिका नाम जीवसमास है । काहे ते ? जाते “जीवाः समस्यते यैर्येषु वा ते 
जीवसमासाः' जीव हैं ते सग्रहरूप करिए जिनि समानधमंनि करि वा जिनति समान 
लक्षणनि विषे ते वे समानरूप लक्षण जीवसमास हैं, श्रैसी निरुक्ति हो है । इस 
विशेषण करि समस्त ससारी जीवनि का संग्रहरणारूप ग्रहण करना है प्रयोजन जाका, 
असा जीवसमास का प्ररूपण है, सो प्रारभ कीया है, असा जानना । अथवा श्रन्य 
श्र्थ कहै है 'जीवा अज्ञेया श्रप' कहिए यद्यपि जीव श्रज्ञात है । काहे ते ? बहुविध- 
त्वात्‌ कहिए जाते जीव बहुत प्रकार है। नानाप्रकार आत्मा की पर्यायरूप व्यक्ति ते 





१ 'सार के स्थान पर 'अनन्त' ऐसा पाठान्तर है । 
२ 'सखकार' के स्थान पर 'शिवसत' ऐसा पाठान्तर है । 
4 


पम्परज्ञानचन्द्रिका भाषाटोका | [ ६४८३ 


समस्तपना करि केवलज्ञान विता न जानिये है, याते सर्वपर्यायरूप जीव जानने कीं 
झ्रसमर्थपना है, तथापि तज्जातयः कहिए सोई एकेन्द्रियत्वादिरू्प है जाति जिनकी । 
बहुरि संगृहीतार्था: कहिए समस्तपना करि गभित कौए है, एकठे कीये है व्यक्ति 
जिनिकरि, ऐसे जीव है, तेई जीवसमास है, ऐसा जानना । श्रथवा श्रन्य अर्थ कहै 
है - संगृहीतार्थाः कहिए समस्तपना करि गभित करी है, एकठी करी है व्यक्ति जिन 
करि ऐसी तज्जातयः कहिए ते जाति है। जाते विशेष विना सामान्य न होइ । 
काहे ते ? जाते ग्रैसा वचन है - 'निरविशेष हि सासान्‍्य भवेच्छशविषाणवत्‌' याका 
ग्र्थ - विशेष रहित जो सामान्य, सो ससा के सीग समान अ्रभावरूप है, ताते 
सगहीतार्थ जे वे जाति, तिनका कारणभूत जातिनि करि जीव प्राणी है, ते “अनेकेडपि' 
कहिए यद्यपि अनेक है, बहुविधा श्रपि कहिए बहुत प्रकार है, तथापि ज्ञायते कहिए 
जानिए है, ते वे जाति जीवसमास है, श्सा जानना । 


भावार्थ - जीवसमास शब्द के तीन अर्थ कहे । तहा एक श्रर्थ विष एकेद्विय- 
युक्तत्वादि समान धर्मनि कौ जीवसमास कहे । एक श्रर्थ विषे एकेद्रियादि जीवनि कौ 
जीवसमास कहे । एक शअर्थ विष एकेद्रियत्वादि जातिनि कौ जीवसमास कहे, असे 
विवक्षा भेद करि तीन अर्थ जानने । 


आगे जीवसमास की उत्पत्ति का कारण बहुरि जीवसमास का लक्षण 


कहे है - 


तसचदुजुगाणमज्क्े, अविरुद्धेहि जुदजादिकस्मुदये । 
जीवसमासा होंति हु, तब्भवसारिच्छसामण्णा ॥ ७१ ॥ 


त्रसचतुर्युगलानां मध्ये, अविरुद्धयुतनातिकम्मोंदिये । 
जीवसमासा भवंति हि, तद्भवसादृश्यसामान्या: ॥॥ ७१ ॥॥ 


टीका - त्रस-स्थावर, बहुरि बादर-सूक्ष्म, बहुरि पर्याप्त-अ्रपर्याप्त, बहुरि प्रत्येक- 
साधारण ऐसे नाम कर्म की प्रकृतिनि के च्यारि युगल है । तिनिके विषे यथासभव 
परस्पर विरोध रहित जे प्रकृति, तिनिकरि सहित मिल्या ऐसा जो एकेद्रियादि 
जातिरूप नाम कर्म का उदय, ताकौ होते सते प्रकट भए ऐसे तद्भवसादृश्य सामान्य - 
रूप जीव के धर्म, ते जीवसमास है । 


श्र] [ गोस्मट्सार जीवकाण्ड-गाया ७६ 


तहा तद्भूव सामान्य का श्रर्थ कहै है - विवक्षित एकद्रव्य विषे प्राप्त जो 
त्रिकाल सबधी पर्याय, ते भवंति कहिए विद्यमान जाविषे होइ, सो तसड्भव सामान्य 
है । ऊर्ध्वता सामान्य का नाम तडझ्ूव सामान्य है। जहा अनेक काल सबधी पर्याय 
का ग्रहण होइ, तहा ऊर्ध्वता सामान्य कहिए । जाते काल के समय है, ते ऊपरि- 
ऊपरि क्रम ते प्रवर्ते है, युगपत्‌ चौड़ाईरूप नाही प्रवर्तें हैं, ताते इहा नाना काल विषे 
एक विवक्षित व्यक्ति विषे प्राप्त जे पर्याय, तिनिका अन्वयरूप ऊरध्वेता सामान्य 
है, सो एक द्रव्य के आश्रय जो पर्याय, सो अन्वयरूप है । जैसे स्थास, कोश, कुशुल, 
घट, कपालक शआ॥रादि विषे माटी भ्रन्वयरूप श्राकार धरे द्रव्य है । 


भावार्थ - माटी क्रम ते इतने पर्यायरूप परिणया। प्रथम स्थास कहिए 
पिडरूप भया । बहुरि कोश कहिए चाक के ऊपरि ऊभा कीया, पिंडरूप भया।। बहुरि 
कुशल कहिए हाथ श्रगूंठनि करि कीया श्राकाररूप भया । बहुरि घट कहिए घडारूप 
भया । बहुरि कपाल कहिए फूटया घडारूप भया । जैसे एक माटीरूप व्यक्ति विषे 
अनेक कालवर्ती पर्याय हो हैं। तितनि सबनि विषे माटीपना पाइए है । ताकरि सर्वत्र 
माटी द्रव्य श्रवलोकिए है। असे इहा भी अनेक कालवर्ती अनेक अवस्थानि 
विषे एकेंद्रिय श्रादि जीव द्रव्यरूप व्यक्ति, सो अन्वयरूप द्रव्य जानना । सो याका 
नाम तजझ्जूव सामान्य वा ऊध्वंता सामान्य है | तीहि तख्भव सामान्य करि उपलक्षणरूप 
सयुक्त असे जो सादृश्य सामान्य कहिए, तिय॑क्‌ सामान्य ते जीवसमास है । सो एक काल 
विष नाना व्यक्तिनि कौ प्राप्त भया असा एक जातिरूप अन्वय, सो तियेक सामान्य 
है । याका श्रर्थ यहु - जो समान धर्म का नाम सादुश्य सामान्य है । जैसे खाडी, मूंडी, 
सावरी इत्यादि नाना प्रकार की व्यक्तिनि विषे गऊपरणा समान धर्म है। 


भावार्थ - एक कालवर्ती खाडा, मूडा, सावला इत्यादि श्रनेक बैल, तिनि 
विषे बैलपना समान धर्म है, सो यहु सादृश्य सामान्य है। तैसे एक कालवर्ती 
पृथ्वीकायिक श्रादि नाना प्रकार जीवनि विषे एकेद्रिय य्रुक्तपना आदि धर्म हैं, ते 
समान परिणामरूप है, ताते इनिकौ सादृश्य सामान्य कहिए | शैसे जे सादृश्य 
सामान्य, तेई जीवसमास है, श्रैसा तात्पर्य जानना । बहुरि तिनि च्यारि युगलनि 
की आठ प्रकृतिनि विषे एकेद्रिय जाति नाम कर्म सहित तरस नाम कर्म का उदय 
विरोधी है । बहुरि द्वीद्रियादिक जातिरूप नाम कर्म की च्यारि प्रकृतिनि का उदय 
सहित स्थावर-सूक्ष्म-साधारण नाम प्रकृतिनि का उदय विरोधी है, भन्य कर्म का 


घृम्वाज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] | १४८३१ 


उदय अविरोधी है । बहुरि तैसे ही त्रस नाम कर्म सहित स्थावर-सूक्ष्म-साधारण 
नाम कर्म का उदय विरोधी है, अन्य कर्म का उदय अविरोधी है। बहुरि स्थावर 
नाम कर्म सहित त्रस नाम कर्म का उदय एक ही विरोधी है, अवशेष कर्म का उदय 
अविरोधी है । बहुरि बादर नाम कर्म सहित सूक्ष्म नाम कर्म का उदय विरोधी है, 
श्रवशेष प्रकृतिनि का उदय अविरोधी है। बहुरि सुक्ष्म नाम कर्म सहित तरस बादर नाम 
कर्म का उदय विरोधी है, अवशेष कर्म का उदय अ्रविरोधी ' है । बहुरि पर्याप्त नाम 
कर्म सहित श्रपर्याप्त नाम कर्म का उदय विरोधी है, अवशेष सवे कर्म का उदय 
अविरोधी है । बहुरि अपर्याप्त नाम कर्म का उदय सहित पर्याप्त नाम कर्म का उदय 
विरोधी है, अवशेष सर्व कर्म का उदय अ्रविरोधी है । बहुरि प्रत्येक शरीर नाम कर्म 
का उदय सहित साधारण शरीर नाम कर्म का उदय विरोधी है, भ्रवशेष कर्म का 
उदय अविरोधी है । बहुरि साधारण शरीर नाम कर्म का उदय सहित प्रत्येक शरीर 
नाम कर्म का उदय अर त्रस नाम कर्म का उदय विरोधी है, अ्रवशेष कर्म का उदय 
भ्रविरोधी है । असे अविरोधी प्रकृतिनि का उदय करि निपजे जे सदुश परिणामरूप 
धर्म, ते जीवसमास है, असा जानना । 
भ्रागे सक्षेप करि जीवसमास के स्थानकनि कौ प्ररूपे है - 
बादरसुहमेइंदिय, बितिचर्जारेदिय असण्णिसण्णी य । 
पज्जतापज्जत्ता, एवं ते चोददसा होंति ॥७२॥ 
बादरसुक्ष्मेकेद्रियद्वित्रिचतु रिद्रियासं ज्िसंज्ञिनश्र । 
पर्याप्तापर्याप्ता, एवं ते चतुर्देश भवंति ॥७२॥। 
टीका - एकेद्विय के बादर, सूक्ष्म ए दोय भेद । बहुरि विकलत्रय के द्वीद्विय, 
त्रीद्रिय, चतुरिद्विय ए तीन भेद | बहुरि पचेद्विय के सज्ञी, असज्ञी ए दोय 
भेद, जैसे सात जीवभेद भए । ये एक-एक भेद पर्याप्त, श्रपर्याप्त रूप है। अँसे 
सक्षेप करि चौदह जीवसमास हो है । 
झ्राग विस्तार ते जीवसमास कौ प्ररूपषे हे - 
भआउतेउबाऊ, णिच्चचदग्गदिणिगोदथलिदरा । 
पत्तेयपदिटिठदरा, तसपरगय पृण्णा अपण्णदगा ॥७३॥ 


भ्वप्तेजोवायुनित्यचतुर्ग तिनिगोदस्थूलेतरा: । 
प्रत्येकप्रतिष्ठेतराः, चसपंच पुर्खा अ्रपुर्णद्वकाः ॥७३॥। 


१८४ | [ गोस्सटसार जौवकाण्ड गाथा ७४-७१ 


दीका - पृथ्वीकायिक, अ्रप्कायिक, तेज कायिक, वायुकायिक, श्रर वनस्पति- 
कायिकनि विषे दोय भेद नित्यनिगोद साधारण, चतुर्गंतिनियोद साधारण ए छह 
भेद भए । ते एक-एक भेद बादर, सूक्ष्म करि दोय-दोय भेदरूप हे, श्रैसे बारह भए। 
बहुरि प्रत्येक शरीररूप वनस्पतीकायिक के सप्रतिष्ठित, श्रप्रतिष्ठित ए दोय भेद 
है । बहुरि विकलेद्विय के बेइद्री, तेइद्री, चौइद्री, ए तीचव भेद । बहुरि पचचेद्रिय के 
सज्ञी पच्नेद्रिय, असज्ञी पचेद्रिय ए दोय भेद । ए सर्व मिलि सामान्य श्रपेक्षा उगणीस 
जीवसमास हो हे। बहुरि ए सर्व ही प्रत्येक पर्याप्तक, निव,त्ति अ्रपर्याप्प्रक, लब्धि 
भ्रपर्याप्तक असे तीन-तीन भेद लीए हे । ताते विस्तार ते जीवसमास सत्तावन भेद 
संयुक्त हो है । 

झ्राग इनि सत्तावन जीव-भेदनि के गर्भित विशेष दिखावने के अ्रथि 
स्थानादिक च्यारि अभ्रधिकार कहै है - 


ठार्णेहि वि जोणीहि वि, देहोग्गाहणकुलाण भेदेंहि । 

जीवसमासा सव्वे, परूविदव्वा जहाकमसों ॥७४॥ 
स्थानरपि योनिभिरपि, देहावगाहनकूलानां भेदे. । 
जीवसमासाः सर्वे, प्ररूपितव्या यथाक्रमशः ॥॥७४॥॥ 


टीका - स्थानकनि करि, बहुरि योनि भेदनि करि, बहुरि देह की अवगाहना 
के भेदनि करि, बहुरि कुलभेदनि, करि सर्व ही ते जीवसमास यथाक्रम सिद्धात 
परिपाटी का उललघन जैसे न होइ, तैसे प्ररूपण करने योग्य है । 


आगे जैसे उद्देश कहिए नाम का क्रम होइ, तैसे ही निर्देश कहिए स्वरूप 
निर्णय क्रम करि करना । इस न्याय करि प्रथम कह्या जो जीवसमास विष 
स्थानाधिकार, ताकौ गाथा च्यारि करि कहे है - 


सामण्णजीव तसथावरेसु, इग्िविगलसयलच रिमद्‌गे । 
इंदियकाये चरिमस्स य, दुतिचदुपणगर्भेदजुदे ॥७५॥ 


सामान्यजीवः च्रसस्थावरयोंः, एकविकलसकलचरमद्ठिके । 
इंद्रियाययोः चरसस्थ च, दिन्रिचतु.पचभेदयुते ॥॥७५॥। 


संम्यस्तानचन्द्रिका भाषादौका | [| १८५ 


टोका - तहा उपयोग लक्षण धरे सामानन्‍्यमात्र जीवद्रव्य, सो द्रव्याथिक 
नय करि ग्रहरा कीए जीवसमास का स्थान एक है । बहुरि संग्रहनय करि ग्रह्मा जो 
अर्थ, ताका भेद करण॒हारा जो व्यवहारनय, ताकी विवक्षा विषे ससारी जीव के 
मुख्य भेद तस-स्थावर, ते भ्रधिकाररूप है, असे जीवसमास के स्थान दोय है । बहुरि 
ग्रन्य प्रकार करि व्यवहारनय की विवक्षा होते एकेद्विय, विकलेद्रिय, सकलेद्रिय, जीवनि 
कौ भ्रधिकाररूप करि जीवसमास के स्थान तीन है । बहुरि अँसे ही आगे भी सर्वत्र 
भ्रन्य-अन्य प्रकारनि करि व्यवहारनय की विवक्षा जाननी । सो कहै है - एकेद्रिय, 
विवलेंद्रिय दोय तौ ए, श्रर सकलेद्रिय जो पचेद्विय, ताके अ्रसज्ञी, सज्ञी ए दोय भेद, 
असे मिलि जीवसमास के स्थान च्यारि हो है। बहुरि तैसे ही एकेद्रिय, बेइद्री 
तेइंद्री, चौइद्री, पर्चेद्री भेद ते जीवसमास के स्थान पाच है । बहुरि तैसे 
ही प्रथ्वी, श्रपु, तेज, वायु, वनस्पति, त्रसकायिक भेद ते जीवसमास के स्थान 
उह है। बहुरि तैसे ही प्रृथ्वी, श्रपु, तेज, वायु, वनस्पति ए पाच स्थावर श्रर 
प्रन्य त्रसकाय के विकलेद्रिय, सकलेद्रिय ए दोय भेद, असे मिलि जीवसमास के 
स्थानक सप्त हो हैँ। बहुरि तैसे ही पृथ्वी श्रादि स्थावरकाय पांच, विकलेद्रिय, 
असन्नी पर्चेद्रिय, सज्ञी पचेद्रिय ए तीत मिलि करि जीवसमास के स्थान आ्ाठ हो है । 
बहुरि स्थावरकाय पाच भ्रर बेद्री, तेइद्री, चौद्री, प्चेद्री ए च्यारि मिलि करि जीव- 
समास के स्थान नव हो है । बहुरि तेसे ही स्थावरकाय पाच, श्रर बेद्री, तेद्री, चौंद्री, 
असज्ञी पचेद्री, सज्ञी पचेद्री ए पाच मिलि करि जीवसमास के स्थान दश हो है । 


पणजुगले तससहिये, तसस्स दुतिचद्रपणगर्भेदजुदे । 
छद्दुगपत्तेयहिा य, तसस्स तियचद्रपणगर्भेदजुदे ॥७६॥ 


पंचयुगले तससहिते, त्रसस्य द्वित्रिचतुःपंचकमेदयुते । 
षड़ट्विकप्रत्येके च, असस्य त्रिचतुःपंचभेदयुते ॥७६॥ 


टीका - तैसे ही स्थावरकाय पाच, ते प्रत्येक बादर-सूक्ष्म भेद सयुक्त, ताके 
दश अर त्रसकाय ए मिलि जीवसमास के स्थान ग्यारह हो है। बहुरि तैसे ही 
स्थावरकाय दश अभ्रर विकलेद्रिय सकलेद्रिय, मिलि करि जीवसमास के स्थान बारह 
हो है। बहुरि तैसे ही स्थावरकाय दश श्रर त्रसकाय के विवलेद्रिय, सज्ञी, असज्ञी 
पच्ेद्रिय ए तीन मिलि करि जीवसमास के स्थान तेरह हो है । बहुरि स्थावरकाय 
दश अर त्रसकाय के बेद्री, तेद्री, चौद़ी, पचेद्री ए च्यारि भेद मिलि जीवसमास के 


१८६ ] [ गीस्मट्सार जौवकाण्ड गाया ७७-५६ 


स्थान चौदह हो है। बहुरि तैसे ही स्थावरकाय के दश, बहुरि त्रसकाय के वेद्री, 
तेद्री, चौद्री, असज्ञी पचेद्री, सज्ञी पच्चेद्री ए पाच मिलि करि जीवसमास के स्थान 
पद्रह हो है। बहुरि तैसे ही पृथिवी, अप, तेज, वायु ए च्यारि अर साधारण वनस्पति 
के नित्यनिगोद, इतरनिगोद ए दोय भेद मिलि छह भए | ते ए जुदे-जुदे बादर 
सक्षम भेद लीए है। ताके बारह अभ्रर एक प्रत्येक वनस्पती, श्रेस स्थावरकाय तेरह 
अर त्रसकाय विकलेद्विय, अ्रसज्ञी पर्ेद्रिय, सज्ञी पचेद्रिय ए तीनि मिलि जीवसमास के 
स्थान सोलह हो है । बहुरि तैसे ही स्थावरकाय के तेरह भ्रर त्रसकाय के बेद्री, तेद्री, 
चौद्री, पचेद्री ए च्यारि भेद मिलि करि जीवसमास के स्थान सतरह हो है । बहुरि 
स्थावरकाय के तेरह अर त्रसकाय के बेद्री, तेद्री, चौंद्री, असज्ञी पच्ेद्री, सज्ञी पचेद्री 
ए पाच मिलि जीवसमास के स्थान श्रठारह हो है । 


सगजुगलहितसस्स य, पणभंगजुदेस होति उणवीसा । 
एयादुणवीसो त्ति य, इगिवितिगुणिदे हवे ठारा ॥७७॥ 


सप्तयुगले त्रसस्य च, पंचर्भंगयुतेषु भवंति एकोर्नावशतिः । 
एकादेकोर्नावशतिरिति च, एकद्वित्रिगुरिणते भवेयुः स्थानानि ॥॥9७॥। 


टीका - तैसे ही पृथ्वी, अ्रपू, तेज, वायु, नित्यनिगोद, इतरनिगोद ए छहो 
बादर-सूक्ष्मरूप, ताके बारह श्रर प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित, श्रप्नतिष्ठित ए 
दोय अ्रर त्रस के बेद्री, तेद्री, चोद्री असज्ञी पचेद्विय, सज्ञी पचेद्विय ए पाच 
मिलि जीवसमास के स्थान उगणीस हो है । अँसे कहे जे ए सामान्य जीवरूप 
एक स्थान कौ आदि देकरि उगणीस भेदरूप स्थान पर्यन्त स्थान, तिनिकौ एक, दोय 
तीन करि गुणे, अनुक्रम ते अत विषे उगणीस भेदस्थान, श्रढत्तीस भेदस्थान, सत्तावन 
भेदस्थान हो है। 


सामण्णेण तिपंती, पढमा बिदिया अपुण्शगे इदरे । 
पज्जत्ते लद्धिअपज्जत्तेष्पड्सा हवे पंती ॥७८॥ 


सामान्‍्येन त्रिपंक्तयः, प्रथमा द्वितीया श्रपुर्णके इतरस्मिन्‌ । 
पर्याप्ते. लब्ध्यपर्याप्तेडप्रथा भवेत्‌ पंक्ति; ॥७८॥ 
टीका - पूर्वे कहे जे एक कौ श्रादि देकरि एक-एक बधते उगणीस भेदरूप 
स्थान, तिनिकी तीन पक्ति नीचे-तीचे करनी । तिनि विष प्रथम पक्ति तौ पर्याप्तादिक 


सम्यग्तानचन्द्रिका भाषाटीका | 


की विवक्षा कौ न करि सामान्य आलाप 
करि गुणनी । बहुरि दूसरी पक्ति दोय 
जे पर्याप्त, श्रपर्याप्त भेद, तिनि करि 
गुणनी । बहुरि अप्रथमा कहिए तीसरी 
पक्ति, सो तीन जे पर्याप्त, निवृत्ति 
अ्रपर्याप्त, लब्धि अ्रपर्याप्त भेद तिनि 
करि गृणनी । इहा दूसरी, तीसरी दोय 
पक्ति अप्रथमा है । तथापि दूसरी पक्ति 
काठे ही कही, तीहिकरि अप्रथमा श्रैसे 
शब्द करि अवशेष रही पक्ति तीसरी 
सोई ग्रहण करी है । 


भावाथे - एक कौ श्रादि देकरि 
उगणीस पर्यन्त जीवसमास के स्थान 
कहे । तिनिका सामान्यरूप ग्रहण कीए 
एक आदि एक-एक बधते उगणीस 
पर्यन्त, स्थान हो है। इहा सामान्य 
विषे पर्याप्तादि भेद गभित जानने । 
बहुरि तिन ही एक-एक के पर्याप्त, 
श्रपर्याप्त भेद कीए दोय कौ आदि 
देकरि दोय-दोय बधते अडतीस 
पर्यन्त स्थान हो है । इहा अ्रपर्याप्त 
विषे निवृ त्ति श्रपर्याप्त, लब्धि अ्रपर्याप्त 
दोऊ गर्भित जानने । वहुरि तिन ही 
एक-एक के पर्याप्त, निवृ त्ति अपर्याप्त, 
लब्धि श्रपर्याप्त भेद कीये तिनिकौ 
श्रादि देकरि तीन-तीन वधते सत्तावन 
पर्यन्त स्थान हो है ! इहा जुदे-जुदे 
भेद जानने । 


[ ६८६७ 


अ्रब कहे भेदनि की यत्र मे रचना 


अकनि करि लिखिये है । 


जीवसमास के स्थानकनि का यंत्र 


सामान्य पर्याप्त, पर्याप्त पर्याप्त, नि त्ति 


श्रपेक्षा 
स्थान 


रि2 डी &छ >>? श><ट< ०( ए >0 “७ 


१ प्र 
हे 


अ्रपेक्षा स्थान अपर्याप्त, लब्धि 
अपयप्ल श्रपेक्षा 

स्थान 

कर ३ 
4 ५्‌ 
दर & 
८ श्र 
१० श्र 
१२ श्८ 
शैव २१ 
१५६ र्ड 
श्८ २७ 
२० ३० 
२२ ३ 
र्‌ड ३३६ 
२६ ३६ 
र्८ डर 
३० ४५ 
३२ ८ 
३४ कै 
दर्द पड 
ट्ट्८ प्र्छ 


अनममाममाभामा पापा भाभाधााभाकादक पवन करन कल्‍ पर याभ नवाब ९९ दा॥ाा दा सन ा+ा 2 भा २१३७ फउक दर कप 


१६० 


३८० ५७० 


१८८ ] [ गोम्मट्सार जीवकाण्ड गाथा ७६-८० 


श्रब इनि पक्तिति का जोड देने के आथि करणसूत्र कहिए है 'मुहभूमीजोग- 
दले पदगुरियदे पदधर्ण होदि' मुख आदि अर भूमी अत, इनिकौ जोडे, आधा करि 
पद जो स्थान प्रमाण, तीहि करि गुण, सर्वपदधन हो है । 


सो प्रथम पक्ति विषे मुख एक अर भूमी उगणीस जोडे वीस, ताका आधा 
दश, पद उगणीस करि गुणे एक सौ नब्बे सर्वे जोड हो है । 


बहुरि द्वितीय पक्ति विषे मुख दोय, भूमी अ्रडतीस जोड़े चालीस, आधा 
कीए वीस पद, उगणीस करि गुणे, तीन से असी सर्व जोड हो है । 


बहुरि तीसरी पक्ति विषे मुख तीन, भूमी सत्तावन जोड़े साठि, आधा कीए 
तीस, पद उगणीस करि गुण पाच से सत्तरि सर्व जोड हो है । 


आगे एकेद्रिय, विकलत्रथ जीवसमासनि करि मिले हुए असे पचेद्रिय सबधी 
जीवसमास स्थान के विशेषनि कौ गाथा दोय करि कहे है - 


इगिवण्णं इगिदिगले, असण्णिसण्णिगयजलथलखगारां । 
गब्भभवे समस॒च्छे, दुतिंगं भोगथलखेचरे दो दो ॥७४॥। 


अज्जवमलेच्छप्षणुए, तिदु भोगकुभोगभूमिजे दो दो। 
सुरखिरये दो दो इदि, जीवसमासा हु अडणाउदी ॥॥८०॥ 


एकपचाशत्‌ एकविकले, श्रसंज्ञिसंज्ञिगततजलस्थलखगानाम्‌ । 
गर्भभवे सम्मूछ, द्विन्रिकं भोगस्थलखेचरे हो हो ॥॥७९॥। 


श्रार्यम्लेच्छमनुष्ययोस्यों हो भोगकुभोगभुसिजयोहों द्ौ। 
सुरनिरयोहो हो इति, जीवसमासा हि श्रष्टानवतिः ॥॥८०॥। 


टीका - प्रथ्वी, अ्रपू, तेज, वायु, नित्यनिगोद-इतरनिगोद के सुक्ष्म, बादर 
भेद करि छह युगल श्रर प्रत्येक वनस्पती का सप्रतिष्ठित, श्रप्रतिष्ठित भेद करि एक 
युगल, ऐसे एकेन्द्रिय के सात युगल ।बहुरि बेद्री, तेद्री, चौद्री ए तीन ऐसे ए सत्तरह भेद 
पर्याप्त, निव॒ त्ति अपर्याप्त, लब्धि श्रपर्याप्त भेद करि तीन-तीन प्रकार है । ऐसे एकेद्रिय, 
विकलेद्रियनि विषे इक्यावन भेद भये । बहुरि पचेद्रियरूप तिर्यंच गति विषे कर्मभूमि 
के तियँच तीन प्रकार है । तहा जे जल विषे गमनादि करे, ते जलचर, श्रर जे भूमि 


हेस्पपशानचन्द्रिका भाषाटीफा ] [ १८६ 


विष गमनादि कर, ते स्थलचर; अर जे आकाश विषे उडना आदि गमनादि करे, ते 
नभचर; ते तीनों प्रत्येक सज्ञी, अ्रसंज्ञी भेदरूप है, तिनिके छह भए । बहुरि ते छहो 
गर्भज भ्रर सम्मूछेन हो है । तहा गर्भज विषे पर्याप्त अर निवृत्ति अपर्याप्त ए दोय- 
दोय भेद संभवे है, तिनिके बारह भए । बहुरि सम्मूछेन विषे पर्याप्त, निरवृति अपर्याप्त, 
लब्धि अ्पर्याप्त ऐ तीन-तीन भेद सभवे है, तिनिके अ्रठारह भए । अेसे कर्मभूमियां 
पंचेद्रिय तियँच के तीस भेद भये । 


बहुरि भोगभूसि विषे सज्ञी ही है, असज्ञी नाही । बहुरि स्थलचर अर नभ- 
चर ही है, जलचर नाही । बहुरि पर्याप्त, निवु ति अपर्याप्त ही है, लब्धि अपर्याप्त 
नाही । ताते संज्ञी स्थलचर, नभचर के पर्याप्त, अपर्याप्त भेद करि च्यारि ए भए, 
बसे तिर्यंच पचेद्रिय के चौतीस भेद भये । 


बहुरि मनुष्यनि के कर्मभूमि विषे, आार्यखड विषे तौ गर्भज के पर्याप्त, निवृ त्ति 
भ्रपर्याप्त करि दोय भेद श्र सम्मूछेन का लब्धि भ्रपर्याप्तरूप एक भेद जैसे तीन भए। 
बहुरि स्लेच्छखंड विषे गर्भज ही है । ताके पर्याप्त, निव्‌ृ त्ति अ्रपर्याप्त करि दोय भेद । 
बहुरि भोगभूमि अर कुभोगभूमि इन दोऊनि विषे गर्भज ही है। तिनके पर्याप्त, 
निव त्ति अपर्याप्त करि दोय-दोय भेद भए। च्यारि भेद मिलि करि मनुष्यगति विषे 
नव भेद भए । 

बहुरि देव, तारकी औपपादिक है, तिनिके पर्याप्त, निर्वृ त्ति अ्रपर्याप्त भेद करि 
दोय-दोय भेद होई च्यारि भेद । जैसे च्यारि गतिनति विषे पच्चेद्रिय के जीवसमास के 
स्थान सेतालीस है । 

बहुरि ए सेतालीस अ्रर एकेद्री, विकलेद्विय के इक्यावन मिलि करि अठचाणवे 
जीवसमास स्थान हो है, असा सूत्रनि का तात्पर्य जानना । 


इहा विवक्षा करि स्थावरनि के बियालीस, विकलेद्रियनि के नव, तिर्य॑च 
पचेद्रियनि के चौतीस, देवनि के दोय, नारकीनि के दोय, मनुष्यनि के नव, सर्व मिलि 
श्रठ्याणवे भए । जैसे ए कहे जीवसमास के स्थान, ते ससारी जीवनि के ही जानने, 
मुक्त जीवनि के नाही है | जाते विशुद्ध चेतन्यभाव ज्ञान-दर्शन उपयोग का सयुक्तपना 
करि तिन मुक्त जीवनि के त्रस-स्थावर भेदनि का श्रभाव है । अथवा 'संसारिशस्त्रस- 
स्थावराः' ब्लैसा तत्वाथेसूत्र विषे वचन है, ताते ए भेद ससारी जीवनि के ही 
जानने । 


१६० |] [ गोम्मटसार जोवफाण्ड गाया 
अब कहे जे जीवसमासनि ते विशेष जीवसमास का कहनहारा श्रन्य श्राचार्य 
करि क्या हुवा गाथा सूत्र कहै हैं - 


सुद-खरकु-जल-ते-वा,  णिच्चचदुग्गदिणिगोदथूलिदरा । 
पदिठिदरपचपत्तिय, वियलतिपुण्णा  श्रपुण्णदुगा 0 
इगिविगले इगिसीदी, श्रसण्णिसण्णिगयजलथलखगाणं । 
गव्भभवे सम्मुच्छे, दुतिगतिभोगथलखेचरे दो दो॥॥ 
ग्रज्जसमुच्छिगिगब्भे, सलेच्छभोगतियकुणरछपणत्तीससये । 
सुररिपिरये दो दो इदि, जीवसमासा हु छहियचारिसयं ।॥॥ 


टीका - माटी आदिरूप शुद्ध पृथ्वीकायिक, पाषाणादिरूप खरपृथ्वीकायिक, 
भ्रपकायिक, तेजः:कायिक, वायुकायिक, नित्यनिगोद, इतरनिगोद का दूसरा नाम 
चतुर्गतिनिगोद जैसे इनि सातनि के बादर-सूक्ष्म भेद ते चोदह भए । बहुरि तृण, 
बेलि, छोटे वृक्ष, बडे वृक्ष, कंदमूल असे ए पाच प्रत्येक वनस्पति के भेद है । ए जब 
निगोद शरीर करि श्राश्चित होइ, तब प्रतिष्ठित कहिए । निगोद रहित होइ, तब 
भ्रप्रतिष्ठित कहिए । श्रैसे इनिके दश भेद भए । 


बहुरि बेइद्री, त्रीद्रिय, चतुरिद्रय जैसे विकलेद्रिय के तीन, ए सर्व॑ मिलि सत्ता- 
इस भेद एकेद्विय-विकलेद्रियनि के भए । इन एक-एक के पर्याप्त, निर्व त्ति अपर्याप्त, 
लब्धि अपर्याप्त भेद करि इक्‍्यासी भए । 


बहुरि पचेद्वियनि विषे - तिर्यंच कर्मभूमि विषे तौ सज्ञी, असज्ञी भेद लीये 
जलचर, स्थलचर, नभचर भेद करि छह, तिनि छहौ गर्भजनि विषे तौ पर्याप्त, 
निर्वृ त्ति अपर्याप्त भेद करि बारह, अर तिनि छहौ सम्मूछेननि विषे पर्याप्त, निवृ त्ति 
भ्रपर्याप्त, लब्धि श्रपर्याप्त भेदनि करि अ्रठारह । बहुरि उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य भोग- 
भूमि के सज्ञी थलचर, नभचर इनि छहौ विपषे पर्याप्त, निर्वु त्ति श्रपर्याप्त भेद करि 
बारह, सर्व मिलि पचेद्री तिर्यच, के बियालीस भेद भए । 


बहुरि मनुष्यनि विपे आ्रार्यखड विषे उपज्या सम्मूर्छन विषे लब्बि अपयप्तिकरूप 
एक स्थान है । बहुरि आयेखण्ड विषे उपजे गर्भज भ्रर म्लेच्छलड विपे उपजे गर्भज 
ही है। भर उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य भोगभूमि उपजे गर्भज ही है । अर कुभोगभूमि 
विष उपजे गर्भज ही है। जैसे छह प्रकार तौ मनुष्य, वहुरि तैसे ही दश प्रकार 


सम्पज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | [ १६१ 


भवनवासी, आठ प्रकार व्यंत्तर, पांच प्रकार ज्योतिषी, पटलनि की श्रपेक्षा करि तरे- 
सठि प्रकार वैमानिक, सर्व मिलि छियासी प्रकार देव । 


बहुरि प्रस्तारति की अपेक्षा करि गुणचास प्रकार नारकी- ए सर्व मिलि सर्व 
एक सो इकतालीस भए । तिन एक-एक के पर्याप्त, निर्वृ त्ति श्रपर्याप्त भेद कीए दोय 
सें बियासी होंइ । असे एकेन्द्री, विकलेद्रिय के इक्यासी, पचेन्द्रिय तिर्यच के बियालीस, 
सम्मूछन मनुष्य का एक, गर्भज मनुष्य, देव, नारकिनि के दोय से बियासी मिलि करि 
छह अधिक च्यारि से जीवसमास प्रकटरूप हो है । 


इति जीवसमासनि का स्थान अधिकार समाप्त भया । 
आगे योति प्ररूपणा विषे प्रथम झ्राकार योनि के भेदनि कौ कहै है - 


संखावत्तयजोरणी, कुम्मुण्णयवबंसपत्तजोशी य । 
तत्थ य संखावत्ते, रिगयभाद विवज्जदे गब्भो ॥८१॥ 


शंखावतंकयोनि:, कूर्मोन्नतवंशपत्रयोनि च । 
तन्न तु शंखावतें, नियसात्तु विवज्यंतते गर्भ: | ८१ ॥ 


टीका - शखावतंयोनि कूमोन्रतयोनि, वंशपत्र योनि असे स्त्री शरीर विषे 
संभवती आकाररूप योनि तीन प्रकार है। योनि कहिए मिश्ररूप होइ औदारिका- 
दिक नोकमंवर्गणारूप पुदूगलनि करि सहित बधे जीव जाविषे, सो योनि कहिए । 
जीव का उपजने का स्थान सो योनि है । तहा तीन प्रकार योननि विषे शखावर्तयोति 
विषे तो गर्भ नियम करि विवर्जित है, गर्भ रहै ही नाही | श्रथवा कदाचित रहै तौ 
पेष्ट होइ हर । 


कुम्मण्णयजोरपीए, तित्थयरा दुविहचक्कवट्टी य । 
रासा वि य जायंते, सेसाये सेसगजश्ो दु ॥ ८5२ ॥ 
कूर्मोन्नतयोनी, तीर्थंकराः द्विविधचक्र्वातनश्च । 
रासा अ्रपि च जायते, शेषायां शेषकजत्तस्तु ॥८२॥ 


टीका - कूर्मोन्नदयोनि विषे तीर्थकर वा सकलचक्रवर्ती वा अधंचक्रवर्ती, 
नारायण, प्रतितारायण वा बलभद्न उपज है। अपि शब्द करि अन्य कोई नाही 


श्ष्र | [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाए 


रे 


उपजे है। वहुरि अवशेप वशपत्रयोनि विपे अवशेष जन उपजे है, तीर्थकरादि 
उपज हैं । 
श्रागे जन्मभेदनि का निर्देश पूर्वक गुणयोनि निर्देश करे है - 


जम्मं॑ खल्‌ संमुच्छण, गब्भ्‌ वबादा' दु होदि तज्जोरणी । 
सच्चित्तसीदसंउडसेदर मिस्सा * ये पत्तेयं ॥ 5३ ॥ 


जन्स खलु सम्ुछनगर्भोपपादास्तु भवति तथ्योनयः । 
सचित्तशोतसंवृत्सेतरसिश्राश्च॒ प्रत्येक॑ ॥॥८३॥। 


टीका - सम्मूछेन, गर्भज, उपपाद ए तीन ससारी जीवनि के जन्म के भेद 
है । स कहिए समस्तपने करि सूछेन कहिए जन्म धरता जो जीव, ताकौ उपकारी 
असे जे शरीर के आकारि परिणमने योग्य पुद्गलस्कथ, तिनिका स्वयमेव प्रकट होना, 
सो सम्मूरछन जन्म है । 


; बहुरि जन्म धरता जीव करि शुक्र-शोरिततरूप पिड का गरणं कहिए श्रपना 

$/ शरीररूप करि ग्रहण करना, सो गर्भ है । बहुरि उपपादन कहिए सपुट शय्या वा 
उष्ट्रादि मुखाकार योनि विषे लघु श्रतमु हुते काल करि ही जीव का उपजना, सो 
उपपाद है । शअ्से तीन प्रकार जन्म भेद हैं । 


भावार्थ - माता-पितादिक का निमित्त विना स्वयमेव शरीराकार पुद्गल 
का प्रकट होने करि जीव का उपजना, सो सम्मूछेन जन्म है । 


बहुरि माता का लोही श्र पिता का वीयेरूप पुद्गल का शरीररूप ग्रहण करि 
जीव का उपजना, सो गर्भ जन्म है । बहुरि देवनि का सपुट णय्या विषे, नारकीनि 
का उष्ट्रमुखादि आकाररूप योनि स्थानकनि विपे लघु अश्रतमु ह्ते करि सपूर्ण शरीर 
करि जीव का उपजना, सो उपपाद जन्म है | असे तीन प्रकार जन्म भेद जानने । 


वहुरि उनि सम्मूछेनादि करि तिनि जीवनि की योनि कहिए। जीव के 
शरीर ग्रहण का आधारभूत स्थान, ते यथासभव नव प्रकार हैं । सचित्त, शीत, 


१ मसम्छ॑च्यूनगर्भोपपादा जन्म ॥३१॥ 
२ सचित्तशीतसवुत्ता मेतरा मिश्राश्व॑कशस्तद्योनय ॥३श। तत्वायंसुत्र, प्रध्याव दूसरा 


सम्परज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ]' [१६३ 


सवृत, इनिके प्रतिपक्षी इतर अ्रचित्त, उष्ण विवृत्त; वहुरि इनिके मिलने से मिश्र - 
सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, सवृतविवृत अँसे नव प्रकार है । बहुरि ते योनि सम्मूछेनादिकनि 
विष प्रत्येक यथासभव जानना । । 


तहां चित्त कहिए अन्य चेतन, तीहिकरि सहित वर्तें, ते सचित्त हैं । अन्य 
प्राणी करि पूर्व ग्रहे हुवे पुदुगल स्कथ सचित्त कहिए । बहुरि ताते विपरीत श्रन्य 
प्राणीनिकरि न ग्रहे जे पुद्गल स्कथ, ते श्रचित्त है। बहुरि सचित्त-अचित्त दोऊरूप 
जे पुदूगल स्कथ, ते मिश्र है । बहुरि प्रगट है शीत स्पर्श जिनके ऐसे पुदूगल, ते शीत 
हैं । बहुरि प्रगट है उष्ण स्पर्श जिनिके असे पुद्गल, ते उष्ण है । बहुरि शीत, उष्ण 
दोऊरूप जे पुद्गल, ते मिश्र है। बहुरि प्रकट जाकौ न भ्रवलोकिए भ्रैसा गुप्त 'आकार 
जाका, सो पुद्ूगल स्कथ सवृत है । बहुरि प्रकट आकाररूप जाकौ अवलोकिए असा 
पुदूगल स्कथ, सो विवृत है । बहरि सवृत-विवृत दोऊरूप पुदूगल स्कध, सो मिश्र है । 
असे जीव उपजने के आधाररूप पुदूगल स्कध, नव प्रकार जानने । 


भावार्थ - गुण कौ धरे त्रेलोक्य विषे यथासभव जीव जहां उपजे, अँसे 
योनिरूप पुदूगल स्कघ, तिनिके भेद नव है। 


आगे सम्मूछेतादिक जन्मभेद के जे स्वासी है, तिनका निर्देश करे है - 


पोतजरायुजञ्नंडज, जीवारं गब्भ देवणिरयाणं ) 
उबवादं सेसाणं, सम्मुच्छणयं तु रिद्दिद॒रठ ॥८४॥४ 


पोतजरायुजांडजजीवानां गर्भ: देवनारकाशाम्‌ । 
उपपादः शेषाणां, सम्मुछेनक तु निर्दिष्टस ॥॥८४।॥। 


दीका - किछ भी शरीर ऊपरि आवरण बिना सपूर्ण है श्रवयव जाका अर 
योनि ते निकसता ही चलनादिक की सामर्थ्य, ताकरी सयुक्त असा जीव, सो पोते 
कहिए । बहुरि जालवत्‌ प्राणी का शरीर ऊपरि आवरण, मास, लोही जामे विस्तार 
रूप पाइए असा जो जरायु, ता विषे जो जीव उपज्या, सो जरायुज कहिए । बहुरि 
शुक्र लोहीसय श्रावरण कठिनता को लीए नख की चासडी समान गोल श्राकार 


तनमन सनम पनननभत0£भग॑ अननागयान अनम-म«मनान 


१, जरायुजाण्डजपोताना गर्म ॥३३॥ देवनारकानामुपपाद ॥३४॥ 
शेषाणा समूच्छेनम्‌ ॥३५॥ तत्त्वाथ॑सूत्र, श्रष्याय दूसरा 


श्ध्ड ] ] गोस्सटसार जोवकाण्ड गाथा ८५-८६ 


धरे, सो अंड, तीहि विपे उपज्या जो 'जीव, सो अडज कहिए । इनि .पोतजरायुज 
अडज जीवनि के गर्भरूप ही जन्म का भेद जानना । 


बहुरि च्यारि प्रकार देव अर धम्मादि विषे उपजे नारकी, तिनिके उपपाद | 
ही जन्म का भेद है। 

इनि कहे जीवनि बिना श्रन्य सर्व एकेद्री, बेद्री, तेद्री, चौद्री भ्रर केई पचेंद्री 
तियेज्च अर लब्धि श्रपर्याप्तक मनुष्य, इनिक सम्मूछेन ही जन्म का भेद पाइए है 
श्रेसा सिद्धात विषे कह्मा है । 


आझाग सचित्तादि योनिभेदनि का सम्मछेनादि जन्मभेद विषे सभवपना, 
असभवपना गाथा तीन करि दिखाव है - 


उववाद श्रच्चित्तं, गब्भे भिस्सं त्‌ होदि सम्म॒च्छे । 
सच्चित्त श्रच्चित्त , मिस्सं च य होदि जोणी हु ॥८५॥ 


उपपादे अ्रचित्ता, गर्भे मिश्रा तु भवति संमृच्छे । पा 
सचित्ता श्रचित्ता, सिश्रा च च भवति योनिहि ॥८५॥॥ 


टीका - देव, नारकी सबधी जो उपपाद जन्म का भेद, तीहिविषं श्रचित्त 
ही योनि हैं । तहा योनिरूप पुद्गल स्कथध सर्व अचित्त ही हैं । 
गर्भजन्म का भेदरूप सचित्त, अचित्त दोऊरूप मिश्र ही पुदूगल स्कघरूप 
योनि है | तहा योनिरूप पुदूगल स्कध विष कोई पुदूगल सचित्त हैं, कोई अचित्त हैं । 
बहुरि सम्मूछेन जन्म विषे सचित्त, श्रचित्त, मिश्र ए तीन प्रकार योनि पाइए 
हैं। कही योनिरूप पुदुगल स्कध सचित्त ही है, कही अचित्त ही हैं, कही 
मिश्र है। 
उवबवादे सीदूसणं, सेसे सीटूसरामिस्सयं होदि । 
उववादेयक्खेसु य संउड वियलेसु विउल॑ तु ॥८९॥ 


उपपादे शीतोष्णे, शेषे शीतोष्णमिश्रका भवति । 
जपपादेकाक्षेषु च, संवृता विकलेषु विवृता तु ॥८६॥ 


सम्पसज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका | [ १६५ 


दीका - उपपाद जन्मभेद विषे शीत अ्रर उष्ण ए दोय योनि है । योनिरूप 
पुदूगल स्कंध शीत हैं वा उष्ण है। तहा नारकीनि के रत्नप्रभा का बिलनि ते लगाइ 
धमप्रभा बिलनि का तीन चौथा भाग पर्यन्त बिलनि विषे उष्ण योनि ही है । बहुरि 
धमप्रेभा बिलनि का चौथा भाग ते लगाइ महातम प्रभा का बिलनि पर्यन्त बिलनि 
विषे शीत योनि ही है, श्रैसा विशेष जानना । बहुरि अवशेष गर्भ जन्मभेद विषे 
अर सम्मूरछन जन्म के भेद विषे शीत, उष्ण, मिश्र तीनो योनि है । कोई योनिरूप 
पुदूगल स्कध शीत ही है, कोऊ उष्ण ही है । कोऊ योनिरूप पुद्गल स्कध विषे कोई 
पुदगल शीत है, कोई उष्ण है, ताते मिश्र है। तहा तेजस्कायिक जीवनि विषे उष्ण 
ही योनि है । तहा योनिरूप पुद्गल स्कथ उष्ण ही है। बहुरि जलकायिक जीवचि 
विषे शीत ही योनि है। तहा योनिरूप पुदूगल स्कथ शीत ही है । बहुरि उपपादज 
देव-नारकी श्रर एकेद्विय इन विषे संवुत ही योनि है, जहा उपजे असा योनिरूप 
पुदूगल स्कंध, सो अ्रप्रकट आकाररूप ही है । बहुरि विकलेद्रिय विषे विवृत योनि ही 
है; जहां उपजे जैसा योनिरूप पुदूगल स्कथ, सो प्रकट ही है। 


गब्भजजीवारां पुणण, मिस्स णियसेर! होदि जोणी हु । 

सम्मुच्छणपंचक्खे, वियल वा विउलजोरी हु ॥८७॥ 
गर्भजजीवानां पुनः, सिश्षा नियसेन भवति योनिहि । 
संमृच्छेनपंचाक्षेषु, विकल॑ वा विवृतयोनिहि १॥८७॥। 


टीका - बहुरि गर्भन जीवनि के सवृत, विवृत दोऊरूप मिश्र योनि है । जहां 
उपजे असा योनिरूप पुदूगल स्कध विषे किछ प्रकट, किछ अ्रप्रकट है । बहुरि सम्मू- 
च्छेन पचेद्रियनि विषे विकलेद्रियवत्‌ विवृत योनि ही है । 
भथ्रागे योनिभेदनि की सख्या का उहृश के आगे कथन का सकोचनि कौ 
कहे है - 
सामण्णेण य एवं, शव जोशीओ हवंति वित्थारे । 
लक्खाण चदुरसीदी, जोणीओ होंति णियमेरा ॥८५८॥ 


सामान्येत च एवं, नव योनयो भवंति विस्तारे । 
लक्षाणां चतुरशीतिः, योनयो भवंति नियमेन ॥॥८८॥ 


१६६ ] [ मोम्मटसार जोवकाष्ड गाथा ८६-९० 


टीका - असे पू२र्वोक्ति प्रकार करि सामाध्येन कहिए सक्षेप करि नव योनि 
है। बहुरि विस्तार करि चौरारी लास योनि है नियमकरि । 


ु भावार्थ - जीव उपजने का आधारभूत पुद्गल स्कथ का नाम योनि है। 
ताके सामान्यपन नव भेद है, विस्तार करि तिस ही के चौरासी लाख भेद है । 


आगे तिनि योनिनि की विस्तार करि ससया दिखावे है - 


रिएच्चिदरधादसत्त य, तरुदस वियलेंदियेसु छच्चेव । 
सुरणिरयतिरियचउरो, चोहस सणुए सदसहस्सा ॥८६॥ 


नित्पेतरधातुसप्त च, तरुदश विकलेंद्रियेपु पट्‌ चेव । 
सुरनिरयतियेक्चतल्न", चतुर्देश मनुष्ये शतसहस्रा' ॥८९॥। 


टीका - नित्यनिगोद, इतरनिगोद श्र धातु कहिए पृथ्वीकायिक, जल 
कायिक, तेजस्कायिक वायुकायिक इनि छहो स्थाननि विप प्रत्येक सात-सात लाख 
योनि हें । वहुरि तरु जो प्रत्येक वनस्पति, तिनि विषे दश लाख योनि हैं । बहुरि 
विऋलेद्रीरूप बेद्री, तेद्री, चौद्री इनि विपे प्रत्येक दोय-दोय लाख योति हैं । वहुरि 
देव, नारकी, पचेंद्री तिर्यंच इनि विप॑ प्रत्येक च्यारि-च्यारि लाख योनि हैं। बहुरि 
भनुप्यनि विषे चौदह लाख योनि है। जैसे समस्त ससारी जीवनि के योनि सर्वे 
मिलि चौरासी लाख सख्यास्प प्रतीति करती । 


आगे गतिनि का आश्रय करि जन्मभेद कौं गाथा दोय करि कहै हैं - 


उदवादा सुरश्धिर्या, गब्शजसमुच्छिसा हु ररतिरिया । 
सम्मुच्छिमा भणुस्साप्प्ज्जता एयवियलक्खा ॥४०॥ 


उपपादाः सुरनिरयाः, गर्भजसमूछिमा हि नरतियँचः । 
सरसूृछिमा मलुप्या, अपर्याप्ता एकविकलाक्षाः ॥९०॥) 
टीका - देव अर नारकी उपपाद जन्म सयुक्त है। बहुरि मनुष्य श्र तिर्य॑च 
ए गर्भज अर सम्मूच्छेन यथासभव हो हैं । तहा लब्धि अ्रपर्याप्तक मनुष्य अर एकेद्विय 
विकलेद्रिय ए केवल सम्मूच्छेन ही है । 
/ 


संम्परशानघन्द्रिका भाषादीका ] [ १९७ ' 


पंचक्खतिरिक्खाओ्रो, गब्भजसम्सुच्छिमा तिरिक्खारं । 
भोगभुमा गब्भभवा, नरपुण्णा गब्भजा चेज ॥४१॥ ' 


पंचाक्षतियेंच , गर्भजसस्पृछिमा तिरश्चास्‌ । 
भोगभुमा गर्भभवा, नरपुर्णा गर्भजाश्चेव ॥९१॥ 


टीका - पंचेद्विय तिर्यच, ते गर्भज अर सम्मूच्छेत हो है। बहुरि तिर्यचनि 
विषे भोगभूमिया तिर्य॑ंच गर्भज ही है । बहुरि पर्याप्त मनुष्य गर्भज ही है। ः 

भ्राग श्रौपपादिकादिनि विषे लब्धि अपर्याप्तकपना का सभवपना-अ्रसभवपन्ना 
कौ कहे है - 


उववादगब्भजेस य, लब्धिअपज्जत्तगा ण शिवमण। 
खरसम्मुच्छिमजीवा, लब्धिअपज्जज्लग चेब ॥ढे२ ॥ 


उपपादगर्भजेद्यु च, लब्ध्यपर्याप्तका न तियमेन । 
नरसस्सूछिमजीवा,  लब्ध्यपर्याप्तकाश्वेब ॥३९२।॥। 


टीका - ओऔपपादिकनि विषे, बहुरि गर्भजनि विषे लब्धि अ्रपर्याप्तक नियम 
करि नाही है । बहुरि सम्मूच्छेन मनुष्य लब्धि श्रपर्याप्तक ही हो है, पर्याप्त न हो है । 


आगे नरकादि गतिनि विषे वेदनि कौ अ्रवधारण करे है - 


णरइया खलु संढा, रारतिरियें तिण्णि होंति सम्मच्छा । 
संढा सुरभोगभुसा, पुरिसिच्छीवेदगा चेव ॥४३॥ 


नरथिकाः खलु षंढा, नरतिरश्चोस्यों भवंति सस्घूर्छाः । 
षंढा: सुरभोगभुसाः. पुरुषस्त्नीवेदकाश्चेच ॥९३३। 


टीका - नारकी सर्वे ही नतियमकरि घंढा कहिए नपुसक वेदी ही है । बहुरि 
मनुष्य-तिर्यंचनि विषे स्त्री, पुरुष, नपुसक भेदरूप तीनो वेद है। बहुरि सम्मच्छेन 
तिर्यंच भ्रर मनुष्य सरव॑ नपुसक वेदी ही है। ते सम्मूच्छेन मनुष्य स्त्री की योति वा 
काख वा स्तननि का मूल, तिनि विष भ्रर चक्रवर्तों की पट्टराज्ञी बिना मूत्र, विष्टा 
भादि अशुचिस्थानकनि विषे उपजे है, ऐसा विशेष जानना । बहुरि देव भ्रर भोग 


श््८ ] [ गोस्मटसार जोबकाष्ड गाया ६४ 


भूमिया ते पुरुष वेद, स्त्री वेद का ही उदय सयुक्त नियम करि है| तहा नपुसक न 
पाइए है । 


इति तीन प्रकार योनिनि का श्रधिकार जीवसमासनि का कह्या । 


भ्रागे शरीर की अवगाहता आश्रय करि जीवसमासनि कौ कहने का है मन 
जाका, ऐसा आचाये, सो प्रथम ही सर्व जघधन्य श्रर उत्कृष्ट श्रवगाहना के जे स्वामी, 
तिनिका निर्देश करे है - 


सुहमर्िगोदअपज्ज त्तयस्स जादस्स तदियसमयम्हि । 
अंगुलश्रसंखभागं,_ जहण्णमुक्कस्सयं मच्छे ॥&४॥ 


सुक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्य जातस्य तृत्तीयसभये । 
अ्ंगुलासख्यभागं, जघन्यसुत्कृष्टक सत्स्ये ॥॥९४।॥ 


टीका - जितना आकाश क्षेत्र शरीर रोक॑, ताका नाम इहा अ्वगाहना है । 

सो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव, तीहि पर्याय विपे ऋजुगति करि उत्पन्न 
भया, ताके तीसरा समय विष घनागुल के असख्यातवे भाग प्रमाण प्रदेशनि की 
श्रवगाह विशेष धरे शरीर हो है । सो यहु श्रन्य सर्व श्रवगाहना भेदनि ते जघन्य है । 
बहुरि स्वयभूरमण नामा समुद्र के मध्यवर्ती जो महामत्स्य, ताका उत्कृष्ट श्रवगाहना 
ते भी सबनि ते सर्वोत्कृप्ट अवगाहना विशेष धरे शरीर हो है। 

इहां तर्क - जो उपजने ते तीसरा समय विपे सर्व ते जघन्य अ्रवगाहना कंसे 
सभवे है ”? 

तहा समाधान - जो उपजता ही प्रथम समय विषे तो निगोदिया जीव का 
शरीर लबा बहुत, चौडा थोडा, ऐसा चौकोर हो है । वहुरि दूसरा समय विषे लबा- 
चौडा समान ऐसा चौकोर हो है। बहुरि तीसरे समय कोर दूर करण करि गोल 
श्राकार हो है, तब ही तिस शरीर क॑ भ्रवगाहना का अल्प प्रमाण हो है, जाते लबा 
चौकोर, सम चौकोर ते.गोल क्षेत्रफल स्तोक हो है । 


बहुरि तक - जो ऐसे है तो ऋजुगति करि उपज्या ही के होइ - ऐसे कंसे 
कह्या ? 


* झम्पस्शानचन्द्रिका पोठिका ] [7१६६ 


ताका समाधान्न - जीव पर भव कौ गमन करे, ताकी विदिशा करि व॑र्जित 
'व्यारि दिशा वा अध , ऊध्वे विषे गमन क्रिया होइ है, सो च्यारि प्रकार है - ऋजु गति, 
'पारिएमुक्ता गति, लागल गति, गोमूत्रिका गति । तहा सूधा गमन होइ, 
'ऋजु गति है । जामैं बीचि एक बार मुडे, सो पाणिमुक्ता गति है । जामैं.बीच दोय बार 
'मुडे, सो लागल गति है । जामै बीच तीन बार मुडे, सो गोमूत्रिका गति है। 
मुडने रूप जो विग्रह गति, ताविषे जीव योगनि की वृद्धि करि युक्त हो' है । ताकरि 
शरीर की श्रवगाहना भी वद्धिरूप हो है । ताते ऋजुगति करि उपज्या जीव के जघन्य 
अवगाहना कही, सो सर्वजघन्य श्रवगाहन का प्रमाणक है है । घनागल रूप जो प्रमाण, 
ताका पल्‍य का असख्यातवा भाग उगणीस बार, बहुरि आवली का असख्यातवा भाग 
नव बार, बहुरि एक अधिक आवली का असख्यातवा भाग बाईस बार, बहुरि सख्यात 
का भाग नव बार इतने तौ भागहार जानने । बहुरि तिस घनागल को आवली का 
असंख्यातवा भाग का बाईस बार गुणकार जानने । तहा पूर्वोक्त भागहारनि कौं माडि 
परस्पर गुणन कीए, जेता प्रमाण आवे, तितना भागहार का प्रमाण जानना । बहुरि 
बाईस जायगा झआवली का असंख्यातवा भाग कौ माडि परस्पर गुण जो प्रमाण 
श्रावे, तितना गुणकार का प्रमाण जानना । तहा घनागुल के प्रमाण कौ भागहार के 
प्रमाण का भाग दीए, अर गणुकार का प्रमाण करि गरणोे जो प्रमाण आवे, तित॑ना 
जधन्य अवगाहना के प्रदेशनि का प्रमाण जानना । भैसे ही आगे भी गुणकार, भागहार 
का अनुक्रम जानना । 


श्रागे इद्रिय आश्रय करि उत्कृष्ट अवगाहनानि का प्रमाण, तिनिके स्वामीनि 
कौ निर्देश करे है - 


साहियसहस्ससेकं, बारं कोसशमेकमेक्क च। 
जोयणसहस्सदीहं, पम्मे वियले महामच्छे ॥४५॥ 


4 


साधिकसहस्रसेक॑ं, हृदश क्रोशोनसेकसेक॑ च । 
योजनसहस्रदीघ, पद्से चिंकले महामत्स्पे ३९५॥। 


टीका - एकेद्वियनि विषे स्वयभूरमण द्वीप के मध्यवर्ती जो स्वयप्रभ नामा 
'पवत, ताका परला भाग सबधी कर्मभूमिरूप क्षेत्र विषे उपज्या जैसा जो कमल, 
तीहि विषे किछू भ्रधिक एक हजार योजन लबा, एक योजन चौडा जैसा उत्कृष्ट 


रक 


२०० ] [ भौम्सटसार जौवकाण्ड गाया ६५ 


ग्रवगाह है । याका क्षेत्रफल कहिए है - समान प्रमाण लीए खड कलपे जितने खड 
होइ, तिस प्रमाण का नाम क्षेत्रफल है। तहा ऊचा, लम्बा, चौडा क्षेत्र का ग्रहण 
' जहा होइ, तहा घन क्षेत्रफल वा खात क्षेत्रफल जानना । बहुरि जहा ऊचापना,'की 
विवक्षा न होइ अर लम्बा-चौडा ही का ग्रहण होइ, तहा प्रतर क्षेत्रफल वा वर्ग 
क्षेत्रल जानना । बहुरि जहा ऊचा-चौडापना की विवक्षा न होइ, एक लम्बाई का 
ही ग्रहण होइ, तहा श्रेणी क्षेत्रफल जानना । 


सो इहा खात क्षेत्रफल कहिए है । तहा कमल गोल है, ताते गोल क्षेत्र का 
क्षेत्रफल साधनरूप करण सत्र करि साधिए है - 


वासोत्तिगुणों परिही, वासचउत्थाहदों दु खेत्तफलं । 
खेत्तफलं॑ वेहग्रुणे,, खादफल होइ सब्वत्थ ।॥ 


याका श्र - व्यास, जो चौडाई का प्रमाण, ताते तिगुणा गिरदश्रमणरूप 
जो परिधि, ताका प्रमाण हो है। बहुरि परिधि कौ व्यास का चौथा भाग करि 
गण, प्रतररूप क्षेत्रफल हो है | बहुरि याकौ वेध, जो ऊचाई का प्रमाण, ताकरि गुण 
सर्वत्र खातफल हो है। सो इहा कमल त्रिषे व्यास एक योजन, ताको तिग्रुणा कीए 
परिधि तीन योजन हो है । याकौ व्यास का चौथा भाग पाव योजन करि गुणे, प्रतर 
क्षेत्रफल पौणा योजन हो है। याकौ वेध हजार योजन करि गुण, च्यारि करि 
भ्रपवर्तत कीए, योजन स्वरूप कमल का क्षेत्रफल साडा सात सौ योजन प्रमाण 


हो है । 
भावार्थ - एक-एक योजन लम्बा, चौडा, ऊचा खड कल्पे इतने खड हो है । 
बहुरि द्वीद्रियनि विषे तीहि स्वयभूरमरा समुद्रवर्ती शख विषे बारह योजन 
लम्बा, योजन का पाच चौथा भाग प्रमाण चौडा, च्यारि योजन मुख व्यास करि 
यक्त, जैसा उत्कृष्ट अवगाह है । याका क्षेत्रफल कररासूत्र करि साधिए है - 
व्यासस्तावद्‌ गुरितितो, बदनदलोनो सुखाधंवर्गयुत्तः । 
द्विगुणश्रतुर्भिर्भक्त,.. पचगरुणः शंखखातफलं ॥॥ 
याका श्रर्थ - प्रथम व्यास कों व्यास करि गुणिए, तामे मुख का आधा प्रमाण 
घटाइ, तामे मुख का आधा प्रमाण का वर्ग जोडिए, ताका दूणा करिए, ताकौ च्यारि 


, सम्यंग्तानच न्द्रिका भाषादीोका ] [ २०१ 


का भाग दीजिए, ताकौ पाचगुणा करिए,जैसे करते शंख क्षेत्र का खातफल हो है। 
सो इहा व्यास बारह योजन कौ याही करि गुणे एक सौ चवालीस होइ। यामे मुख 
का आधा प्रमाण दोय घटाए, एक सौ ब्यालीस होइ । यामे मुख का श्राधा प्रमाण 
का वर्ग च्यारि जोडे, एक सौ छियालीस होइ । याकौ दूणा कीए दोय से बाणवे 
होइ । याकौ च्यारि का भाग दीए तेहत्तरि होइ । याकौ पाच करि गुणे, तीन सौ 
पेसठि योजन प्रमाण शख का क्षेत्रफल हो है । 

बहुरि त्रीद्षियनि विषे स्ववभ्रमण द्वीप का परला भाग विषे जो कमंभूमि 
सबधी क्षेत्र है, तहा रक्त बीछू जीव है। तीहि विषे योजनव का तीन चौथा भाग 


३ ३ 
प्रमाण (४ ) लम्बा, लम्बाई के आठवें भाग (३२) चौडा, चौडाई ते आधा 
३ 


(६४) ऊचा अँसा उत्कृष्ट अवगाह है । यहु क्षेत्र श्रायत चतुरस्न है। लम्बाई 
लीए चौकोर है, सो याका प्रतर क्षेत्रफल भूज कोटि बधते हो है । सन्‍्मुख दोय 
दिशानि विषे कोई एक दिशा विषे जितना प्रमाण, ताका नाम भूज है । बहुरि श्रन्य 
दोय दिशा विषे कोई एक दिशा विषे जितना प्रमाण, ताका नाम कोटि है । श्रर्थ यहु 
* जो लम्बाई-चौडाई विष एक का नाम भुज, एक का नाम कोटि जानना । इनिका 
हे वैध कहिए परस्पर गुणना, तीहि थकी प्रतर क्षेत्रफल हो है। सो इहा लम्बाई तीन 
चौथा भाग, चौडाई तीन बत्तीसवा भाग, इनिको परस्पर गुणे नव का एक सौ 


& 
अठाईसवा भाग ( १२५) भया। बहुरि याकौ वेध ऊचाई का प्रमाण तिनिका 


चौसठिवा भाग, ताकरि गुणे, सत्ताईस योजन को इक्यासी से बाणवे का भाग दीए 
२७ 
एक भाग (5१६२) प्रमाण रक्त बीछ का घत क्षेत्रफल हो है । 
बहुरि चतुरिद्वियनि विष स्वयभूरमण द्वीप का परला भागवर्ती कर्मभूमि 


डे 
सबधी क्षेत्र विषे श्रमर हो है । सो तिहे विषे एक योजन लाबा, पौन योजन (४ ) 
॥ 


चौडा, भ्राधा योजन (२ ) ऊचा उत्कृष्ट श्रवगाह है। ताकौ भुज कोटि बेध - एक 
योजन अर तीच योजन का चौथा भाग, अर एक योजन का दूसरा भाग, इनिकौ 


३ 
परस्पर गुणे, तीन योजन का आठवा भाग (८) प्रमाण घन क्षेत्रफल हो है । 
बहुरि पच्ेद्रियनि विषे स्वयभूरमण समुद्र के मध्यवर्ती महामच्छ, तीहि विषे 
हजार (१०००) योजन लाबा, पाच से (५००) योजन चौडा, पचास अधिक दोय 
से (२५०) योजन ऊचा उत्कृष्ट श्रवगाह है। तहा भुज, कोटि, वेध हजार 


3५२ 


२०२ ] [ गोम्मटसार जीवफाण्ड गाथा ६६-६७ 


(१०००) श्रर पाच से (५००) अर भ्रढाई सै (२५०) योजन प्रमाण, इनिकों 
परस्पर गुण साढे बारा कोडि (१२५००००००) योजन प्रमाण घनफल हो है। 
असे कहे जो योजन रूप घनफल, तिनके प्रदेशनि का प्रमाण कीए एकेद्रिय के च्यारि 

(बार सख्यातगुणा घनागुल प्रमाण, द्वीद्रिय के तीन वार सख्यातगुणा घनागुल प्रमाण, 

त्रीद्रिय के एक बार सख्यातगुणा घनागुल प्रमाण, चतुरिद्रिय के दोय बार सख्यातगुणा 

घनागुल प्रमाण, पचेद्विय के पाच बार सख्यातगुणा घनागुल प्रमाण प्रदेश उत्कृष्ट 
भ्रवगाहना विषे हो है । 
आगे पर्याप्त द्वीद्वियादिक जीवनि का जधन्य अ्रवगाहना का प्रमाण शभ्रर 
ताका स्वामी का निर्देश कौ कहै है - 
बितिचपपुण्णंजहण्ण, अणु धरीक्‌ थुकाणमच्छोस्‌ । 
सिच्छयमच्छे बिदंगुलसंखं संखगुरितदकसा ॥४६॥ 
द्वित्रिचपपूर्णजघन्यमनुधरीकुथुकारपसक्षिकासु । 
सिक्‍्थकंसत्स्ये व दागुलसख्यं संख्यगुणितक्रमाः ॥॥९६।॥। 
टीका - पर्याप्त द्वीद्विय विषे अ्रतुधरी, त्रीद्वियनि विषे कुथु, चतुर्रिद्वियनि 
विषे काणमक्षिका, पच्ेद्रियनि विष तदुलमच्छ इनि जीवनि विषे जघन्य श्रवगाहना 
विशेष धरे जो शरीर, ताकरि रोकक्‍्या हुवा क्षेत्र (प्रदेशनि) का प्रमाण घनागुल का 
सख्यातवा भाग ते लगाइ, सख्यातगुणा अनुक्रम करि जानना | तहा द्वीद्विय विषे 
च्यारि बार, त्रीद्रिय विषे तीन बार, चतुरिद्रिय विषे दोय बार, पचेद्रविय विषे एक 
बार, सख्यात का भाग जाकौ दीजिए असा घनागुल मात्र पर्याप्तनि की जघन्य 
अवगाहना के प्रदेशनि का प्रमाण जानना । इतिका भ्रव चौडाई, लम्बाई, ऊचाई का 
उपदेश इहा नाही है। घतफल कीए जो प्रदेशनि का प्रमाण भया, सो इहा 
कह्या है। 
आग सर्वे ते जघन्य अ्रवगाहना कौ आदि देकरि उत्कृष्ट अवगाहना पर्यत 
शरीर की श्रवगाहना के भेद, तिनिका स्वामी वा अल्पबहुत्व वा क्रम ते गुण॒कार, 
तिनिकौं गाथा पच करि इहा दिखावे है - 
सुहमरिवातेआभू वातेश्रापुरिषपदिद्ठिदं इदरं । 
बितिचपसादिल्‍लाणं, एयाराणं तिसेढीय ॥४७॥ 
सुक्ष्मनिवातेश्राभू, वातेश्रपुनिप्रतिष्ठितसितरत्‌ । 
द्विन्रिचपमाद्यानामेकादशानां निश्रेणयः ॥॥९७।। 


सम्परशानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ २१०३ 


टीका - इहां नाम का एक देश, सो सपूर्ण नाम विषे वर्ते है।इस लघु- 
करण न्याय कौ श्राश्रय करि गाथा विषे कह्मया हुवा णिवा इत्यादि श्रादि श्रक्षरनि 
करि निगोद वायूकायिक आदि जीवनि का ग्रहण करना । सो इहा अ्रवगाहना के 
भेद जानने के श्रथि एक यंत्र करना । 


तहा सूक्ष्म निगोदिया, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म तेजःका्यिक, सूक्ष्म श्रपू- 
कायिक, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक नाम धारक पाच सूक्ष्म तिस यत्र के प्रथम कोठे विषे 
लिखे हो हैं । 

बहुरि ताकी बरोबरि भ्ाग बादर - वायु, तेज, जल, पृथ्वी, निगोद, प्रतिष्ठित 
प्रत्येक ताम धारक ये छह बादर पूर्ववत्‌ अनुक्रम करि दूसरा कोठा विषे लिखे हो हैं। 
पहिले जिनिके नाम लीए थे, तिन ही के फेरी लीए, इस प्रयोजन की समर्थता ते 
प्रथभ कोठा विषे सूक्ष्म कहे थे; इहा दूसरा कोठा विषे बादर ही है, 
श्रैसा जानना । 


बहुरि ताके आगे अ्रप्रतिष्ठित प्रत्येक, द्वीद्विय, त्रीद्रिय, चतुरिद्विय, पचेद्रिय 
नाम धारक ए पाच बादर तीसरा कोठा विषे लिखे हो है। इनि सोलहौ विषे श्रादि 
के सूक्ष्म निगोदादिक ग्यारह, तिनिके आ्रागे तीन पक्ति करनी । तहा एक-एक पक्ति 
विषे दोय-दोय कोठे जानने । कंसे ? सो कहिए है - पूर्वे तीसरा कोठा कह्मया था, ताके 
श्राग दोय कोठे करने । तिनि विषे जैसे पहला, दूसरा कोठा विषे पाच सूक्ष्म, छह 
बादर लिखे थे, तेसे इहा भी लिखे हो है। बहुरि तिनि दोऊ कोठानि के नीचे पक्ति 
विषे दोय कोठे और करने । तहा भी तैसे ही पाच सूक्ष्म, छह बादर लिखे हो है। 
बहुरि तिनिके नीचै पंक्ति विषे दोय कोठे और करने, तहा भी तेसे ही पाच सूक्ष्म, 
छह बादर लिखे हो है। श्रैसे सूक्ष निगोदादि ग्यारह स्थानकनि का दोय-दोय 
कोठानि करि सयुक्त तीन पक्ति भई । या प्रकार ऊपरि की पक्ति विषे पाच कोठे, 
ताते नीचली पक्ति विषे दोय कोठे, ताते नीचली पक्ति विषे दोय कोठे मिलि नव 
कोठे भए । 
अपदिद्ठदपत्तेयं, बितिचपतिचबि-अपदिट्ठिदं सयलं। न्‍ 
तिचवि-अपदिट्ठिदं च य, सयलं बादालग्रिगदकसा ॥&८॥ 
श्रप्नतिष्ठितप्रत्येक॑ द्वित्रिच्रपत्रिचद्बचप्रतिष्ठितं सकलम्‌ । 
न्रिचद्रयप्रतिष्ठित च च सकल॑ द्वाचत्वारिशद्गुरिततक्रमाः ॥९८॥ 


२०४ ] [ गोम्सटसार छणीवकाण्ड गाथा ६६ 


टीका - बहुरि तिनि तीनि पक्तिनि के आगे ऊपर पक्ति विषे दशवा कोठा 
करना तीहि विपषे श्रप्रतिष्ठित प्रत्येक, द्वीद्विय, त्रीद्विय, चतुरिद्रिय, पचेद्रिय 
नाम धारक पाच बादर लिखे हो है। बहुरि ताके श्रागे ग्यारह॒वा कोठा विषे 
त्रीद्गिय, चौइद्विय, बेद्विय, अ्रप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पती, पचेद्विय नाम धारक पाच 
बादर लिखे हो हैं । बहुरि ताके श्रागे बारह॒वा कोठा विष त्रीद्विय, चतुरिद्रिय, द्वीद्रिय, 
श्रप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पती, पचेद्रिय नाम धारक पाच बादर लिखे हो है। जैसे ए 
चौसठि जीवसमासनि की अ्रवर्गाहना के भेद है । तिनि विष ऊपरि की पक्तिनि के 
झ्राठ कोठानि विष प्राप्त असे जे वियालीस जीवसमास, तिनकी श्रवगाहना के स्थान, 
ते गुणितक्रम है। श्रनुक्रम ते पूर्व स्थान कौ यथासभव गुणकार करि गुण उत्तरस्थान 
हो है। बहुरि ताते इनि नीचे की दोय पक्तिनि विष प्राप्त भए वाईस स्थान, ते 
सिेढिगया प्रहिया तत्थेकपडिभागो' इस वचन ते शभ्रधिक रूप है। तहा एक प्रतिभाग 
का अधिकपना जानना | पूर्वस्थान कौ सभवता भागहार का भाग देइ एक भाग कौ 
पूर्वेस्थान विषे अधिक कीए उत्तरस्थान हो है, श्रैसा सूचन कीया है । 


अवरमपुण्णं पढमं, सोल॑ पुण पढमबिदियतदियोली । 
पुण्णिदरएण्णियाणं, जहण्णसुकक्‍्कस्समुक्कस्स 0४0 


अ्रवरमपुर्ण प्रथमे, षोडश पुनः प्रथमद्वितीयतृतीयावलिः । 
पूर्णतरपूर्णानां, जघन्यसुत्कृष्टमुत्कृष्ट॑.. ॥९९॥। 


टीका - पहले तीन कोठेनि विषे प्राप्त जे सोलह जीवसमास, तिनिकी 
श्रपर्याप्त विषे जघन्य अवगाहना जाननी । बहुरि आगे ऊपरि ते पहली, दूसरी, तीसरी 
पक्तिनि विषे एक-एक पक्ति विषे दोय-दोय कोठे कीए, ते क्रम ते पर्याप्त, श्रपर्याप्त, 
पर्याप्तरूप तीन प्रकार जीव की जघन्य, उत्कृष्ट अर उत्कृष्ट अवगाहना है । याका 
श्र्थ यहु - जो ऊपरि ते प्रथम पक्ति के दोय कोठानि विषे पाच सूक्ष्म, छह बादर इनि 
ग्यारह पर्याप्त जीवसमासनि की जघन्य अवगाहना के स्थान हैं । तैसे ही नीचे दूसरी 
पक्ति विषे प्राप्त तिनि ग्यारह अ्रपर्याप्त जीवसमासनि की उत्कृष्ट अवगाहना के 
स्थान हैं । तैसे ही तीसरी पक्ति विषे प्राप्त तिनि ग्यारह पर्याप्त जीव समासनि की 


उत्कृष्ट अवगाहना के स्थान है । 


सम्परज्ञानचरिद्रक्ा भाषाटोफा ] [ २०४ 


पुणणजहुण्णं तत्तो, बरं अपुण्णस्स पृण्णउक्कस्स! 
बीपृण्णजहृण्णो त्ति, असंखं संख गुणं तत्तो ॥१००॥ 


पूर्णजघन्यं ततो, वरमपूर्णस्य पूर्रोत्क्रष्टं । 
ह्विपूर्णजघन्यमिति अ्रसंख्यं संख्यं गु्णं ततः ॥॥१००॥। 


टीका - ताके श्रागे दशवां कोठा विष प्राप्त पर्याप्त पाच जीवसमासनि की 
जघन्य भ्रवगाहना के स्थान है । बहुरि तहा ते शआ्राग ग्यारहवा कोठा विधे श्रपर्याप्त 
पाच जीवसमासनि की उत्कृष्ट अवगाहना के स्थान है। बहुरि ताके आगे बारहवां 
कोठा विषे पर्याप्त पच जीवसमासनि की उत्कृष्ट श्रवगाहना के स्थान है। असे ए . 
कहे स्थान, तिनि विषे प्रथम कोठा विषे प्राप्त सूक्ष्म अपर्याप्त निगोदिया जीव की 
जघन्य अवगाहना ते लगाइ दशवा कोठा विषे प्राप्त बादर पर्याप्त द्वीद्गिय की जघन्य 
अवगाहना पर्यत ऊपरि की पक्ति सबधी गुणतीस अवगाहना के स्थान, ते अ्रसख्यात- 
असख्यात गुणा क्रम लीए है। बहुरि तिसते आगे बादर पर्याप्त पंचेद्रिय की उत्कृष्ट 
शअ्रवगाहना पर्यत तेरह श्रवगाहना के स्थान, ते सख्यातगुणा, सख्यातगुणा अनुक्रम 
लीए है; असा जानना । 


सुहमेदरशरणगारो, आवलिपल्ला असंखभागों रु । 
सदठाण सेढिगया, अहिया तत्थेकपडिभ्ागों ॥१०१॥ 


सुक्ष्मेतरगुणकार, श्रावलिपल्यासंख्येयभागस्तु । 
स्वस्थाने श्रेरिगता, श्रधिकास्तत्रेकप्रतिभाग:ः ॥॥१०१५ 


ठोका - इहा गुणतीस स्थान अ्रसख्यातगुणे कहे, तिनिविषे जे सूक्ष्म जीवनि 
के भ्रवगाहना के स्थान है, ते आावली का असख्यातवा भाग करि गूृणित जानने । 
पूर्वस्थान कौ घनावली१ का असख्यातवा भाग करि तहा एक भाग करि गुण उत्तर 
स्थान हो है । बहुरि जे बादर जीवनि के अवगाहन के स्थान है, ते पल्‍य का 
श्रसख्यातवा भाग करि गुरित है| पल्‍्य का असख्यात भाग करि तहा एक भाग करि 
पूर्वस्थान कौ गुण, उत्तर स्थान हो है। असे स्वस्थान विषे गुणकार है, या प्रकार 
असख्यात का गृणकार विपे भेद है, सो देखना । बहुरि नीचली दूसरी, तीसरी पक्ति 





१, श्र प्रति मे 'आवली' है, वाकी चार प्रतियो मे 'घनावली' है । 


है ॥ ॥४2॥४ न्‍्ने 

न 2१5० 9& 

2७४७. [98 । 4४2॥७४७ 
28 ३४ ४ । 29४३० (७ ५]४० 
मे शि6.. ४७ | ऑन! ६४ 
20त३ ०७ (एब0 | एक। ह३. 2७ 
9: 98 फेड कहे | ढ2 कहे ०६ 28 
2७ 9॥8४ »०!७ | ३६ 2७४६] ४४० 





॥ ॥४४३॥७ । 


"२१६ 20%२९ (५४ । (९३ 
+39]४0॥ [8 | -७४ 2४%० | | 
चंड >| आपे४ | ४ 3॥+०॥४४४ |/ 
मेब्जुरि6. थे | #४ संयुडे देह 
20४१] 3६ ७:४० | 0९७9 ३६ ४४ | 
पह्े ४8 २४६ #8 | ०६ ७.8 ३४ 22४ 
६४ ४ ५४४ >ऐ »0०3४४४ 





। ॥४५॥॥४७ ॥ [02॥ | -७७४७ . ४280७ | "७७ ४०४० ॥% । ॥४ड | -॥७७ ४४४७७ | -।॥७७  ४२)३॥७ 








आओ जम फि ाक8 एक... पश्युक | प्य|्ाक छै8 | ००४४. ४२3॥2 पके. शरि॥ी४४७ | [७ +]9]४४१४ ॥ (४2॥४७ 
जोक 809 ड़ | व्युप्जाका 89 | ७७ 78 >के | सचुडे न अछ४ | (४. सुध्णुक | क0. कड़े 3३ | हे8 हुड. ३३ | साई (कि 
>> छाल है | आड़े 3४ ७७० | एक हे पी | सख्णुएुरु उठे | ## मऊ हेढे | एक $ छ& | ४एछ४ 2० श ४ | डी #४ सि+ 
काहर४ 2०णुर8%8 | हे. फेश्गरायुड8 | ४. 88 3४ | आयु फेहे एप | एक ० फेछ (हे. ७8. ६३ | ०४ »एछ) ३ | ॥ं एओी 8 १४४ 
८३ हट हे | भी छह जड़े | छू गे आछ४ | हे काश हे कहे | २३४ ४६०३ ४ | छुछ ?े३े ध्रक | (एक 9 के | | है #हे हे. मि। 
(8 ०३. फट लेक कक! 2. %४% बेड 2७ >श४.. | ण॥ 2एकशुमर 2 मेश्मुशु68 | कहे 3 टि+8 | ३ सएस्धमी 
कक कै. जि, है) डर | ट> + 


हंह्यप्शासचब्दिका भाषाटौका ] [ २०७ 


विष प्राप्त जे भ्रवगाहना के स्थान ते अधिक श्नुक्रम धरे है। तहा सूक्ष्म निगोद 
अ्रपर्याप्तक की उत्कृष्ट अ्वगाहना के स्थान कौ आदि देकरि उत्तर-उत्तर स्थान पूर्वे- 
पूवे अवगाहना स्थान ते ताही कीं आवली का असंख्यातवा भाग का भाग दीए, तहां 
एक भागमात्र श्रधिक है। पर्वस्थान कौ आ्रावली का असंख्यातवा (भाग का) भाग 
दीए जो प्रमाण होइ, तितना पूर्वस्थान विषे अधिक क्रीए उत्तरस्थान विषे प्रमाण हो 
है । इहा अधिक का प्रमाण ल्यावने के श्रथि भागहार वा भागहार का भागहार, सो 
आवली का भ्रसंख्यातवा भाग प्रमाण है । श्ैसे परमगुरु का उपदेश ते चल्या आया 
प्रमाण जानना । बहुरि यहा यहु जानना - सृक्ष्मनिगोदिया का तीनो पंक्ति विषे अनुक्रम 
करि पीछे सूक्ष्म वातकायिक का तीनो पक्तिनि विष श्रनुक्रम करना । श्रैसे ही क्रम ते 
ग्यारह जीवसमासनि का अनुक्रम जानना । 


यहु यंत्र जीवसमासनि की श्रवगाहना का है । इहा ऊपरि की पक्ति विषे प्राप्त 
बियालीस स्थान गुणकाररूप है। तहा पहला, चौथा कोठा विष सूक्ष्म जीव कहे, 
ते क्रम ते पूर्वस्थान ते उत्तरस्थान श्रावली का असख्यातवा भाग करि गुरिगत है। 
बहुरि दूसरा, तीसरा, सातवा कोठा विषे बादर कहे श्र दशवा कोठा विपषे श्रप्नतिष्ठित 
प्रत्येक वा बेद्री कहे, ते क्रम ते पल्‍्य के असख्यातवा भाग करि ग्ररितत है । बहुरि 
दशवा कोठा विषे तेद्री सौ लगाइ बारहवा कोठा विषे प्राप्त पचेद्री पर्यत सख्यात 
करि गुरिगत है। बहुरि नीचली दोय पक्तिनि के च्यारि कोठानि विषे जे स्थान कहे, 
ते आवली का असंख्यातवा भाग करि भाजित पूर्वस्थान प्रमाण अ्रधिक है। 

( देखिए पृष्ठ २०६ ) 

ग्रब इहा कहे जे अ्रवगाहना के स्थान, तिनके गुणकार का विधान कहिए 
है। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तकक की जघन्य अवगाहना का स्थान, सो शभ्राग 
कहैगे गुणकार, तिनकी अपेक्षा अेसा है। उगणीस बार पतल्य का भाग, नव बार 
श्रावली का अ्रसख्यातवा भाग, बाईस बार एक अधिक आवली का अ्रसख्यातवा 
भाग, नव बार सख्यात, इनिका तो जाकौ भाग दीजिए। बहुरि बाईस बार आवली 
का असख्यातवा भाग करि जाको गुरणिए जैसा जो घनागुल, तीहि प्रमाण है, सो 
याकौ आदिभूत स्थान स्थापि, याते सूक्ष्म श्रपर्याप्तकक वायुकायिक जीव का जघन्य 
अवगाहना स्थान आवली का असख्यातवा भाग करि ग्रितत है, सो याका गणकार 
आवली का श्रसंख्यातवां भाग श्र पूर्वे श्रावली का असख्यातवा भाग का भागहार 


' ३ छपी हुई प्रति मे “ग्यारहवा', भ्रन्य छह हस्तलिखित प्रतियो, मे वारहवा' है । 


२०८ ] [ गोम्मठसार जीवकाण्ड गाथा १०१ 


नव बार कह्मया था, तामैं एक बार आवली का श्रसख्यातवा भाग सदृश देखि दोऊनि 


का अ्रपवर्तत कीए, पूर्व जहा नव बार कह्मा था, तहा इहा श्राठ बार आवली का 
असंख्यातवा भाग का भागहार जानना । जैसे ही आगे भी गुणकार भागहार कौं 
समात्त देखि, लतिनि दोऊनि का अ्रपवर्तत करना । बहुरि याते सूक्ष्म अ्रपर्याप्त तेजसू- 
कायिक की जघन्य अवगाहना स्थान श्रावली का असख्यातवा भाग गुणा है। इहा 
भी पूर्वोक्त प्रकार अ्पवर्तत कीए भ्राठ बार की जायगा सात बार आवली का 


श्रसंस्यात भाग का भागहार हो है। बहुरि याते सूक्ष्म अपर्याप्त श्रपुकायिक का 
जघन्य अवगाहता स्थान आवली का असख्यातवा भाग गुणा है। इहा पूर्ववत्‌ 
अपवर्ततन करना । बहुरि याते सूक्ष्म अपर्याप्त पृथ्वीकायिक का जघत्य श्रवगाहना 
स्थान आवली का असख्यातवा भाग गुणा है। इहा भी पूर्ववत्‌ अपवर्तत करना। 
जैसे इहा आवली का असख्यातवा भाग का भागहार तौ पाच बार रह्या, अन्य 
सर्वे गुणकार भागहार पूर्ववत्‌ जानने । बहुरि इहा पर्यत सूक्ष्म ते सूक्ष्म का गुणकार 
भया, ताते स्वस्थान गुणकार कहिए है। अ्रब सूक्ष्म ते बादर का गुणकार कहिए 
है, सो यहु परस्थान गुणकार जानना । भाग भी सूक्ष्म ते बादर, बादर ते सूक्ष्म 
का जहा गुणकार होइ, सो परस्थान गुणकार है, जैसा विशेष जानना । बहुरि इस 
सूक्ष्म अ्पर्याप्त पृथिवीकायिक का जघन्य अवगाहन स्थान ते स्वस्थान गुणकार कों 
उलधि परस्थानरूप बादर श्रपर्याप्त वातकायिक का जघन्य भ्रवगाहना स्थान पल्य 
का असख्यातवा भाग गुणा है। इहा इस गुणकार करि उगणीस बार पल्‍य का 
भ्रसख्यातवा भाग का भागहार था, तामे एक बार का अ्रपवर्तत करना । बहुरि याते 
बादर तेज कायिक श्रपर्याप्तक का जघन्य अ्रवगाहना स्थान पल्य का शअ्रसख्यातवा 
भाग गुणा है। इहा भी पूर्ववत्‌ श्रपवतेन करना । असे ही पलल्‍्य का असख्यातवा 
भाग गुणा अनुक्रम करि श्रपर्याप्त बादर, अ्रपू, प्रथ्वी, निगोद, प्रतिष्ठित प्रत्येकनि 
के जघन्य अवगाहना स्थान, श्रर श्रपर्याप्त अप्रतिप्ठित प्रत्येक, बेद्री, तेद्री, चौइदी 
पचेद्री, के जघन्य श्रवगाहना स्थान, इन नव स्थानकनि कौ प्राप्त करि पूर्ववत्‌ 
अपवर्तत करते श्रपर्याप्त पचेद्रिय का जघन्य अ्रवगाहना स्थान विषे आठ बार पल्य 
का अभ्रसख्यातवा भाग का भागहार रहै हैं । श्रन्य भागहार गुणकार पूर्ववत्‌ जानना । 
बहुरि याते सूक्ष्म निगोद पर्याप्त का जघन्य अभ्रवगाहता स्थान, सो परस्थानरूप 
आवली का असब्यातवा भाग गुणा है। सो पूर्व आावली का असख्यातवा भाग का 
भागहार पाच बार रघद्या था, तामे एक बार करि इस गूणकार का अपवर्ततन करता । 


सम्प्ञामचन्द्रिका भाषादीका | ह [ २०६९ 


बहुरि याते सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहना स्थान विशेष करि अधिक 
है । विशेष का प्रमाण कह्मा सूक्ष्म निगोद पर्याप्त का जधन्य अवगाहना स्थान को 
ग्रावली का असख्यातवा भाग का भाग दीए, तहा एक भाग मात्र विशेष का प्रमाण 
है । याकौ तिस ही सूक्ष्म निगोद पर्याप्त का जघत्य स्थान विषे समच्छेद विधान 
करि मिलाइ राशि कौ अपवतेन कीए, सूक्ष्म निगोद श्रपर्याप्त का उत्कृष्ट श्रवगाहना 


हो है । 

प्रपवर्तन कैसे करिए ? 

जहा जिस राशि का भागहार देइ एक भाग कोई विवक्षित राशि विषे जोडना 
होइ, तहा तिस राशि ते एक अधिक का तौ गुणकार अर तिस पूर्णराशि का भागहार 
विवक्षित राशि कौ दीजिए । जैसे चौसठि का चौथा भाग चौसठि विष मिलावना 
होइ तौ चौसठि कौ पाच गुणा करि च्यारि का भाग दीजिए । तेसे इहा भी आवली 
का अ्सख्यातवा भाग का भाग देइ एक भाग सिलावना है, ताते एक अ्रधिक आवली 
का असख्यातवा भाग का गुणकार अर आवली का असख्यातवा भाग का भागहार 
करना । बहुरि पूर्व राशि विषे बाईस बार एक अ्रधिक आवली का असख्यातवा 
भाग का भागहार है । अर बाईस बार ही श्रावली का असख्यात भाग का गृणकार 
है | सो इनि विषे एक बार का भागहार गुणकार करि अबे कहे जे गुणकार भागहार, 
तिनिका अपवतेन कीए बाईस बार की जायगा गृणाकार भागहार इकईस बार ही 
रहै है। असे ही भागे भी जहा विशेष अ्रधिक होइ, तहा श्रपवर्तत करि आवली का 
ग्रसख्यातवा भाग का गृशकार अर एक अधिक आवली का श्रसख्यातवा भाग का 
भागहार एक-एक बार घटावना । बहुरि सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहन 
ते सक्ष्म निगोद पर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहना विशेष करि अधिक है । इहा विशेष का 
प्रमाण सूक्ष्म निगोद श्रपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना कौ आवली का श्रसख्यातवां 
भाग का भाग दीए एक भागमात्र है। याकौ पूर्व अवगाहन विपे जोडि, पूर्ववत 
अपवर्तेन करता । वहरि याते सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त का जघन्य अ्रवगाह 
ग्रावली का असख्यातवा भाग गुणा है। सोई यहा अपवर्तेन कीए च्यारि बार 
आवली का अ्सख्यातवा भाग का भाग था, सो तीन बार ही रहै है । वहरि यात्रै 
सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याय्त का उत्कृष्ट अवगाहन विशेष करि अधिक है। इहा 
विशेष का प्रमाण पूवेराशि की आवली का असख्यातवा भाग का भाग दीए एक 
भागमात्र हैं, ताकी जोड़ि अपरतंत करना । वहुरि याते याके नीचै सूक्ष्म वायुकायिक 


३१० | [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाया १०१ 


पर्याप्त का उत्कृष्ट श्रवगाहन, सो विशेष करि श्रधिक है । पूर्वराशि कौ आवली का 
श्रसख्यातवां भाग का भाग दीये, तहा एक भाग करि अधिक जानना । इहा भी 
भ्रपवर्तत करना | बहुरि याते सूक्ष्म तेजकायिक पर्याप्तक का जघन्य अवगाहन 
ग्रावली का असख्यातवा भाग गुणा है। इहा अपवर्तन करिए, तहा श्रावली का 
प्रसख्यातवा भाग का भागहार तीन बार की जायगा दोय वार ही रहै है, ऐसे ही 
याते सूक्ष्म त्तेज कायिक अपर्याप्त का उत्कृष्ट श्रावगाहन विशेष करि अ्रधिक है । 
याते सूक्ष्म तेज कायिक पर्याप्त का उत्कृष्ट अभ्रवगाहन विशेष करि अ्रधिकर है । याते 
सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्तक का जघन्य अवगाहन आवली का असख्यातवा भाग गुणा 
है । याते सूक्ष्म अपकायिक श्रपर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहन विशेष करि अ्रधिक है । 
याते सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त का उत्कृष्ट श्रवगाहन विशेष करि अधिक है | याते 
सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त का जघन्य भ्रवगाहन आवली का असख्यातवा भाग- 
गुणा है, याते सूक्ष्म पृथ्वीकायिक श्रपर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहन विशेष करि श्रधिक 
है । याते सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पर्याप्त का उत्क्ृप्ट अवगाहन विशेष करि अ्रधिक है, 
ऐसे दोय-दोय तौ आवली का अ्रसख्यातवा भाग करि भाजित पूर्वराशि प्रमाण 
विशेष करि अभ्रधिक अर एक-एक अपना-अ्रपना पूर्वराशि ते आवली का असख्यातवा 
भाग गूणा जानना । जैसे आठ अ्रवगाहना स्थाननि को उलधि तहा आठवा सूक्ष्म 
पृथ्वीकायिक पर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहन, सो पूर्वोक्त प्रकार अपवर्तत करते बारह 
बार आवली का असख्यातवा भाग का गुणकार अर आठ वार पल्य का असख्यात 
भाग, बारह बार एक अधिक आवली का अ्रसख्यातवा भाग, नव वार सख्यात का 
भाग जाके पाइए, असा घनागुल प्रमाण हो है | बहुरि याते बादर वायुकायिक पर्याप्त 
का जघन्य अवगाहन परस्थानरूप है, ताते पल्‍य का असख्यातवा भाग गुणा है । 
इहा पल्‍य का असख्यातवा भाग का भागहार आआाठ बार था, ता्मँ एकबार करि 
ग्रपवर्तत कीए सात बार रहै है । बहुरि याते आगे दोय-दोय स्थान तौ विशेष करि 
अधिक अर एक-एक स्थान पल्‍य का असख्यातवा भाग गुणा जानना । तहा विशेष का 
प्रमाण श्रपना-अपना पूर्वराशि कौ आवली का असख्यातवा भागरूप प्रतिभाग का 
भाग दीए एक भाग प्रमाण जानना । सो जहा अ्रधिक होइ, तहा अ्पवर्तेन कीए बारह 
बार आवली का अ्रसख्यातवा भाग का गुणकार अर एक श्रधिक आवली का 
असख्यातवा भाग का भागहार थे, तिनिविषे एक-एक बार घटता हो है । बहुरि जहा 
पत्य का अस॒ख्यातवा भाग का गुणकार होइ, तहा भ्रपवर्तंेत कीए सात बार पल्य का 


१५ 


सम्पसशानचब्द्रिका भाषाटीका ] [ २११ 


झ्रसख्यातवा भाग का भागहार थे, तिनि विषे एक-एक बार घटता हो है, जैसा क्रम 
जानना । सो बादर वायुकायिक पर्याप्त का जघन्य अवगाहन ते बादर वायुकायिक 
भ्रपर्याप्त का उत्कृष्ट श्रवगाहत विशेष करि अधिक है । याते बादर वायुकायिक 
पर्याप्त का उत्कृष्ट श्रवगाहुन विशेष करि श्रधिक है । याते बादर तेजकाय पर्याप्त का 
जघन्य अवगाहन पल्य का असख्यातवा भाग गुणा है, याते बादर तेजकाय अ्रपर्याप्त 
का उत्कृष्ट अवगाहन विशेष श्रधिक है | याते बादर तेजकायिक पर्याप्त का उत्कृष्ट 
ग्वगाहन विशेष करि अधिक है। याते बादर श्रपृकायिक श्रपर्याप्त का जघन्य 
अ्रवगाहन पल्य का असख्यातवा भाग गुणा है। याते बादर शअ्रपुकायिक अ्रपर्याप्त का 
उत्कृष्ट भ्रवगाहन विशेष करि अधिक है । याते बादर अप्कायिक पर्याप्त का उत्कृष्ट 
ग्रवगाहन विशेष अधिक है। याते बादर पृथ्वी पर्याप्त का जघन्य अवगाहन पल्य 
का असख्यातवा भाग गुणा है । याते बादर पृथ्वी श्रपर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहन 
विशेष अधिक है । याते बादर पृथ्वी पर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहन विशेष अधिक 
है । याते बादर निगोद पर्याप्त का जघन्य अवगाहन पल्य का असख्यातवा भाग गूणा 
है। याते बादर निगोद अपर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहन विशेष अधिक है । याते 
बादर निगोद पर्याप्त का उत्कृष्ट अ्वगाहन विशेष अधिक है । याते प्रतिष्ठित प्रत्येक 
पर्याप्त का जघन्य अवगाहन पल्य के असख्यातवा भाग गुणा है। याते प्रतिष्ठित प्रत्येक 
ग्रपर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहन विशेष अश्रधिक है । याते प्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त का 
उत्कृष्ट अवगाहन विशेष अ्रधिक है। असे सतरह अवगाहन स्थाननि कौ उलघि पूर्वोक्त 
प्रकार अपवर्तेन कीए सतरहवा बादर पर्याप्त प्रतिष्ठित प्रत्येक का उत्कृष्ट श्रवगाहन 
दोय बार पल्‍य का असख्यातवा भाग अर नव बार सख्यात का भाग जाकौं दीजिए, 
जैसा घनागुल प्रमाण हो है । बहुरि याते अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त का जघन्य 
अवगाहन पल्य का असख्यातवा भाग गुणा है, इहा भी अ्पवर्तेन करना । 


बहुरि याते वेद्री पर्याप्त का जघन्य अवगाहन पलल्‍्य का असख्यातवा भाग 
गुणा है । इहा भी अभ्रपवर्तेत कीए पल्‍य का असख्यातवा भाग का भागहार था, सो 
दूरि होइ घनागुल का नव बार सख्यात का भागहार रह्या । बहुरि याते तेद्री, चौद्री 
पचेद्री पर्याप्तनि के जघन्य अ्रवगाहन ते क्रम ते पृ्व-पुर्व॑ ते सख्यात-सख्यात गुणे है । 
याते तेद्री भ्रपर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहन सख्यात गणा है । याते चौद्री अ्रपर्याप्त 
का उत्कृष्ट अवगाहन सख्यात गुणा है । याते बेद्री श्रपर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहन 
सख्यात गुणा है । याते अप्रतिष्ठित प्रत्येक अपर्याप्व का उत्कृष्ट अवगाहन सख्यात 


२१२ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया १०३ 


गुणा है । याते पचचेद्री अपर्याप्त का उत्कृष्ट भ्रवगाहन सख्यात गुणा है । भैसे एक- 
एक बार सख्यात का गुणकार करि नव बार सख्यात का भागहार विपे एक-एक 
बार का अपवर्त्तन करते पचेद्री अपर्याप्त का उत्कृष्ट श्रवगाहन एक बार सख्यात 
करि भाजित घनागुल प्रमाण हो है । वहुरि याते त्रीद्विय पर्याप्त का उत्कृष्ट श्रवगाहन 
सख्यात ग्णा है, सो श्रपवर्तत करिए, तथापि इहा गुणकार के सख्यात का प्रमाण 
भागहार के सख्यात का प्रमाण ते बहुत है। ताते त्रीद्विय पर्याप्त का उत्कृष्ट 
श्रवगाहन सख्यात गुणा घनागुल प्रमाण है। याते चौइद्री पर्याप्त का उत्कृष्ट 
अवगाहन सख्यात गुणा है। यातें वेद्री पर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहन सख्यात गुणा 
है । याते अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त का उत्कृष्ट श्रवगाहन सख्यात गुणा है। याते 
पचेद्री पर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहन सख्यात गुणा है। अैसे क्रम ते अवगाहन के स्थान 
जानने । 

आग सूक्ष्म निगोद लव्धि श्रपर्याप्त का जघन्य अवगाहन ते सूक्ष्म वायु- 
कायिक लब्धि श्रपर्याप्त के जघन्य अवगाहन का गुणकार स्वरूप श्रावली का 
असख्यात भोग कह्मया । ताकी उत्पत्ति का श्रनुक्रम को अर तिन दोऊनि के मध्य 
अवगाहन के भेद है, तिनके प्रकारनि कौ गाथा नव करि कहे है - 


श्रवरुवरि इगिपदेसे,जुदे असंखेज्जभागवड्ढीए । 
आदी रिपिरंतरमदो, एगेगपरदेसपरिवड्ढी ॥१०२॥ 


अ्रवरोपरि एकप्रदेशे, युते श्रसंख्यातभागवृद्धे: । 
ग्रादिः निरंतरमतः, एकंकप्रदेशपरिवृद्धि. ॥१०२॥। 


टीका - सूक्ष्म निगोद लब्धि श्रपर्याप्तकक जीव का जघन्य श्रवगाहन 
पूर्वोक्त प्रमाण, ताकी लघु सदृष्टि करि यह स्व ते जघन्य भेद है, ताते (याका श्रादि 
अक्षर ज ऐसा स्थापन करि बहुरि याते दूसरा अवगाहना का भेद के श्रथि इस 
जघन्य अ्रवगाहन विषे एक प्रदेश जोडे, सूक्ष्म निगोद लबव्धि अपर्याप्तक का दूसरा 
अवगाहन का भेद हो है । बवहुरि ऐसे ही एक-एक प्रदेश बधता अनुक्रम करि तावत्‌ 
प्राप्त होना, यावत्‌ सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त का जघन्य अ्रवगाहना, सो सूक्ष्म 
निगोद लव्धि श्रपर्याप्तकक का जघन्य अवगाहना ते आवली का अ्रसख्यातवा भाग 
गुणा होइ। तहा असख्यात भाग वृद्धि, सख्यात भाग वृद्धि, सख्यात गुण वृद्धि 
असख्यात गुणा वृद्धि ऐसे चतुस्थान पतित वृद्धि श्रर बीचि-बीचि अवक्तव्य भात वृद्धि 


| ) ! 5 
पस्यश्तानचन्द्रिका भाषाटीका | [ २१३ 


वा अरवक्तव्य गुण वृद्धि, तिनिकरि बधते जे अवगाहन के स्थान, तिनिके उपजने का 
विधान कहिए है । 

भावार्थ - जघन्य अवगाहना का जेता प्रदेशनि का प्रमाण, ताकौ जघन्य 
अवगाहना प्रमाण असख्यात ते लगाइ _जघन्य परीतासख्यात पर्यत  जिस-जिसका 
भाग देना संभवे, तिस-तिस अ्रसख्यात का भाग देते (जधन्य अ्रवगाहन) जिस-जिस 
अवगाहन भेद विषे प्रदेश बधती का प्रमाण होइ, तहा-तहा असख्यात भाग वृद्धि कहिए । 
बहुरि तिस जघन्य अवगाहना का प्रदेश प्रमाण कौ उत्कृष्ट सख्यात ते लगाइ यथा 
सभव दोय पर्यत सख्यात के भेदनि का भाग देते जघन्य अवगाहना ते जिस-जिस 
अवगाहना विषे बधती का प्रमाण होइ, तहा-तहा सख्यात भाग वृद्धि कहिये । बहुरि 
दोय ते लगाइ उत्कृष्ट सख्यात पर्यत (सख्यात के भेदनि करि ) १जघन्य अवगाहना कौ गुरो 
जिस-जिस अवगाहना विषे प्रदेशनि का प्रमाण होइ, तहा-तहा सख्यात गुरा वृद्धि कहिए । 
बहुरि जघन्य परीतासख्यात ते लगाइ आवली का अ्रसख्यातवा भाग पर्यत असख्यात के 
भेदनि करि जघन्य अवगाहना कौ गृणे, जिस-जिस अवगाहना के भेद विषे प्रदेशनि 
का प्रमाण होइ तहा-तहा अ्रसंख्यात गुण वृद्धि कहिए । बहुरि जहा-जहा इनि सख्यात 
वा असख्यात के भेदनि का भागहार गुणकार न सभवे ऐसे प्रदेश जघन्य 
अ्रवगाहना ते जहा-जहा बधती होइ, सो अवक्तग्य भाग वृद्धि वा अ्वक्तव्य गुण वृद्धि 
कहिए । सो यहु (अ्रवक्तव्य) वृद्धि पूर्वोक्त चतु स्थान पतित वृद्धि के बीचि-बीचि 
होइ है । बहुरि यहाँ जघन्य अ्रवगाहना प्रमाण ते बधता असख्यात का भ्रर अनत 
का भाग की वृद्धि न सभवे है, जाते इनिका भाग जघन्य अवगाहना कौ न बने है । 
बहुरि इहा आवली का असख्यातवा भाग ते बधता असख्यात का भर श्रनन्त का 
गुराकाररूप वृद्धि नसभवे है, जाते इनि करि जघन्य अश्रवगाहना कौ गुण प्रमाण 
बधता होइ । इहा सक्ष्म श्रपर्याप्त वायुकायिक का जघन्य अ्रवगाहना पर्यत ही 
विवक्षा है । 

असे इहा प्रदेश वृद्धि का स्वरूप जानना, सोई विशेष करि कहिए है। सर्व 
ते जघन्य अवगाहना कौ इस जघन्य अ्रवगाहना प्रमाण असख्यात का भाग दीए एक 
पाया, सो जघन्य अ्वर्गाहना के ऊपरि एक प्रदेश जोड, दूसरा भ्रवगाहना का भेद , 
हो है, सो यहु असख्यात भाग वृद्धि का श्रादि स्थान है। बहुरि जघन्य अ्रवगाहना 
ते आधा प्रमाणरूप असख्यात का भाग तिस जघन्य अवगाहना कौ दीए दोय पाए, 


१ ब प्रति के प्रनुसार पाठभेद है । 


2; पु 
५१४ ] | गोम्मटसार जीयवयाण्ए गाया १०२३-६१ ०४ 


सो जघन्य अवगाहना विप जो, तीसरा अबगाहना का भेद होठ, यो यहु भ्रसत्यात 
भाग वृद्धि का दूसरा स्थान है । अरो ही क्रम करि जधन्य श्रवगाहना की यथायोग्य 
ग्रससख्यात का भाग दीए तीन, च्यारि, पाच उत्यादि सरयात असख्यात पाए, ते 
जघच्य भ्रवगाहना विपे जोड़े निरतर एक-एक प्रदेश की वृद्धि करि सयुक्त श्रवगाहना 
के स्थान श्रसस्यात हो है | तिनिको उलधि कहा होड़ सो कह है - 


शवरोग्गाहणामाण, जहण्णपरिमिदअसंखरासिहिदे । 
अवरस्सुर्वारे उड़ढे, जेट्ठमसख ज्जभागस्स ॥१०३॥ 


प्रवरावगाहनाप्रमाणें, जघन्यपरिमितासख्यातराशिहते । 
अ्रवरस्योपरि वृद्धे, ज्येप्ठमसंस्घातभागस्य ॥१०३॥। 


टीका - एक जायगा जघन्य प्रवगाहना की जघन्य परिमित असस्यात राशि 
का भाग दीए, जो प्रमाण आवे, तितने जघन्य अ्वगाहना विपं जो जितने होइ, 
तितने प्रदेश जहा श्रवगाहना भेद विपे होड, तहा अ्रसरयात भाग वद्धिरुप श्रवगाहना 
स्थाननि का श्रतस्थान हो है । एते ए श्रसस्यात भाग बद्धि के स्थान कितने भए ? सो 
कहिए है - 'भ्रादी श्रत्ते चुद्धे बहिहिदे रूचसजुदे ठाणे! इस करण सुत्र करि अ्रसख्यात 
भाग वृद्धिरूप श्रवगाहना का आदिस्थान का प्रदेश प्रमाण की श्रत्तस्थान का प्रदेश 
प्रमाण में स्थीं घटाए अ्रवशेष रहै, ताकी स्थान-स्थान प्रति एक-एक प्रदेश बधता हैं, 
ताते एक का भाग दीए भी तितने ही रहैँ, तिनमे एक श्रीर जोडे जितने होइ, तितने 
झ्रसख्यात भाग वृद्धि के स्थान जानने । 


तस्सुवरि इगिपदेसे, जुदे अवत्तव्वभागपारंभो । 
वरसंखमवहिदवरे, रूऊणे अवरउचरिजुद ॥१०४॥ 


तस्योपरि एकप्रदेशे, युते श्रववतव्यभागप्रारभ ॥ 
वरसंख्यातावहितावरे, रूपोने श्रवरोपरियुते ॥॥१०४।॥। 


टीका - पूर्वोक्त असख्यात भाग वृद्धि का अत श्रवगाहना स्थान, तीहि विष 
एक प्रदेश जुडे अवक्तव्य भाग वृद्धि का प्रारभरूप प्रथम अवगाहना स्थान हो है। 
बहुरि ताके आगे एक-एक प्रदेश बधता अनुक्रम करि अ्रवक्तव्य भाग वृद्धि के स्थानकनि 
को उलघधि एक वार उत्कृष्ट सख्यात का भाग जघन्य अ्रवगाहना कौ दीए जो 


संम्परज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] [ २१५५ 


प्रमाण आवबै, ताम्मं एक घटठाए जितने होंइ, तितने प्रदेश जघन्य अवगाहना के 
ऊपरि जुडे कहा होइ, सो कहै है - 
तव्वड्ढीए चरिमो, तस्सुर्वारे रूवसंजुदे पढमा । 
संखेज्जधागउडढी, उवरिसदों रूवपरिवड्ढी ॥१०५॥ 
तद्वृद्धेश्नरणः, तस्योपरि रूपसयुतते प्रथमा । 
सख्यातभागवृद्धिः उपयंतो रूपपरिवृद्धिः ॥१०५॥। 
टीका - तीहि अवक्तव्य भाग वृद्धि का अत अवगाहन स्थान हो है । बहुरि 
ए अवक्तव्य भाग वृद्धि स्थानकनि के भेद कितने है ” सो कहिए है - 'श्रादी अंते सुद्धे 
वह्टिहिदे रूबसंजुदे ठाणे! उस करण सूत्र करि अरवक्तव्य भाग वृद्धि का आदिस्थान का 
प्रदेश प्रमाण अतस्थान का प्रदेश प्रमाण विषे घटाइ, भश्रवशेष कौ वृद्धि प्रमाण 
एक-एक का भाग देइ जे पाए तिनि में एक जोडे जितने होइ, तितने अवक्तव्य 
भाग वृद्धि के स्थान हैं । 


बहुरि अब अवकक्‍्तव्य भाग वृद्धि के स्थानकनि की उत्पत्ति कौ अ्रंक सदृष्टि 
करि व्यक्त करे है। जैसे जघन्य अवगाहना का प्रमाण अडतालीस से (४८००), 
जघन्य परीतासख्यात का प्रमाण सोलह, उत्कृष्ट सख्यात का प्रमाण १५, तहा 
भागहारभूत जघन्य परीतासख्यात सोलह (१६) का भाग जघन्य श्रवगाहना 
अडतालीस से (४८००) कौ दीए तीन से पाए, सो इतने जघन्य अश्रवगाहना ते बे 
असख्यात भाग वृद्धि का अत अ्रवगाहना स्थान हो है । बहुरि तिस जघन्य श्रवगाहना 
अडतालीस से की उत्कृष्ट सख्यात पद्रह, ताका भाग दीए तीन से बीस (३२०) 
पाए, सो इतने बधधे सख्यात भाग वृद्धि का प्रथम अभ्रवगाहना स्थान हो है । बहुरि 
इनि दोऊनि के बीच अतराल विष तीन से एक कौ अआ्रादि देकरि तीन से उगणीस 
३०१, २०२, २३०३, २०४, ३०५, २३०६, २३०७, ३०८, २३०९, २१०, ३११, ३१२, 
३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१०, ३१६ पर्यन्त वध जे ए उगणीस स्थान 
भेद हो है, ते असख्यात भाग वृद्धिरूप वा सख्यात भाग वृद्धिरूप न कहे जाइ, जाते 
जघन्य अ्रसख्यात का भी वा उत्कृष्ट सख्यात का भी भाग दीए ते तीन से एक आरादि 
न पाइए है । काहे ते ” जाते जघन्य असख्यात का भाग दीए तीन सै पाए, उत्कृष्ट 
संख्यात का भाग दीए तीन से बीस पाए, इनि ते तिनकी सख्या हीन अ्रधिक है । 
ताते इनिको अ्रवक्तव्य भाग वृद्धिरूप स्थान कहिए तौ इहा अवक्तव्य भाग वृद्धि विषे 
भागहार का प्रमाण कसा सभवे है ”? सो कहिए है - जघन्य का प्रमाण अडतालीस 


88 ) | गौम्मटसार जोवकाण्ड गाथा १०६ 


से, ताकौ इस तीन से एक प्रमाण भागहार का भाग दीए जो पाइए, तितने का 
भागहार सभवे है | तहा 'हारस्प हारो गुखकौशराशे.” इस कररणा सूत्र करि भागहार 
का भागहार है, सो भाज्य राशि का गुणकार होइ, श्रैसे भिन्न गणित का प्राश्रय 
करि अ्रडतालीस से को तीन से एक करि ताकौ अडतालीस सै का भाग दीए इतने 
प्रमाण तिस अवक्तव्य भागवृद्धि का प्रथम भ्रवगाहन भेद के वृद्धि का प्रमाण हो है । 
सो अपवर्तन कीए तीन से एक ही आवे है । सो यहु सख्यात-असख्यातरूप भागहाररूप 
न कह्मया जाय, ताते अवक्तव्य भाग वृद्धिरूप कह्मा है । 


भावार्थ - इहा असा जो भिन्न गणित का आश्रय करि इहा भागहार का 
प्रमाण अैसा आवे है । वहुरि जैसे यहु अकसदृष्टि करि कयन कीया, असे ही पर्थ- 
सदृष्टि करि कथन जोडना । इस ही अनुक्रम करि अवक्तव्य भाग वृद्धि के अतस्थान 
पर्यन्त स्थान ल्यावने । बहुरि तिस श्रवक्तव्य भाग वृद्धि का अत अवगाहना स्थान 
विषे एक प्रदेश जुडे सख्यात भाग वृद्धि का प्रथम भ्रवगाहन स्थान हो है । ताके 
श्राग एक-एक प्रदेश की वृद्धि का अनुक्रम करि श्रवगाहन स्थान असख्यात 
प्राप्त हो है । 

अवरदध अवरुवरे, उड़ढे तब्वड्ढिपरिसमत्तीहु । 
रूबवे तदुवरि उढ़डे, होदि अ्रवत्तव्वप्ठमपद ॥॥१०६॥ 
प्रवराधे श्रवरोपरिवृद्धे तद्वृद्धिपरिसमाप्तिहि । 
रूपे तदुपरिवुद्धे, भवति पवक्तव्यप्रथमपदस्‌ ।॥१०६।॥। 

ठीका - जघन्य अभ्रवगाहना का शभ्राधा प्रमाणारूप प्रदेश जघन्य अवगाहना के 
ऊपरि बधते संते सख्यात भाग वृद्धि का अ्रतस्थान हो है । जाते जघन्य सख्यात का 
प्रमाण दोय है, ताका भाग दीए राशि का आधा प्रमाण हो है | बहुरि ए सख्यात 
भाग वृद्धि के स्थान केते हैं? सो कहिए है - श्रादी श्रते सुद्धे वद्टिहिदे रूवसज़ुदे ठाणे 
इस सूत्र करि सख्यात भाग वृद्धि का आदिस्थान का प्रदेश प्रमाण कौ अतस्थान 
का प्रदेश प्रमाण विषे घटाइ अवशेष कौ वृद्धि का प्रमाण एक का भाग दीए भी 
लितने ही रहे । तहा एक जोडे जो प्रमाण होइ, तितने सख्यात भाग वृद्धि के स्थान 
हे । बहुरि सख्यात भाग वृद्धि का भरत अ्रवगाहना स्थान विषे एक प्रदेश जुड़े, 
श्रवक्तव्य भागवृद्धि का प्रथम अवगाहन स्थान उपजे है । बहुरि ताके श्रागे एक-एक 
प्रदेश बधता अनुक्रम करि अवक्तव्य भाग वृद्धि के स्थान असख्यात उलघि एक 


जायगा कह्मा, सो कहै हे । 


सेप्थग्तेतनधन्द्रिका भाषाटोका | ११७ 


रूऊणवरे श्रवरुस्सुर्वारे संवड़िढदे तदुक्कस्स । 
तम्हि पदेसे उड़ढे, पढ़मा संखेज्जगुणवड्ड ॥१०७॥ 


रूपोनावरे अवरस्योपरि संव्धिते तदुत्कृष्टं । 
तस्मिन्‌ प्रदेश व॒द्धे प्रथणा सख्यातगुरणावृद्धिः ॥१०७।॥। 


टीका - एक घाटि जघन्य अवगाहना का प्रदेश प्रमाण जघन्य अ्रवगाहना 
के ऊपरि बधते सते अवक्तव्य भाग वृद्धि का अत उत्कृष्ट श्रवगाहना स्थान हो है । 
जाते जघन्य सख्यात का प्रमाण दोय है, सो दूणा भए सख्यात गुण वृद्धि का आदि 
स्थान होइ । ताते एक घाटि भए, याका अतस्थान हो है । इहा अ्रवक्तव्य भाग वृद्धि 
के स्थान केते है ” सो कहिए है - 'श्रादी श्रत्ते सुद्धे इत्यादि सूत्र करि याके आदि कौ 
अत विषे घटाइ, अ्रवशेष कौ वृद्धि एक का भाग देइ एक जोडे जो प्रमाण होइ, 
तितने अवक्तव्य भाग वृद्धि के स्थान हो है। बहुरि तिस अवक्तव्य भाग वृद्धि का 
अत स्थान विषे एक प्रदेश जुडे, सख्यात गुण वृद्धि का प्रथम अवगाहन स्थान हो है । 
ताके आगे एक-एक प्रदेश की वृद्धि करि सख्यात गुण वृद्धि के असख्यात अ्रवगाहना 
स्थान कौ प्राप्त होइ, एक स्थान विषे कह्मया, सो कहै है - 


अवरे वरसंखगुरो, तच्चरिमो तहितः रूवसंजुत्त । 
उग्गाहणहि पढमा, होदि अवत्तव्वगुणवड्ढी ॥१०५॥ 


भ्रवरे वरसंख्यगुणे, तच्चरमः तस्मिन्‌ रूपसयुक्त । 
अ्रवगाहने प्रथमा, भवति श्रवक्तव्यगुणवृद्धिः |१०८॥। 


टीका - जघन्य अवबगाहना कौ उत्कृष्ट सख्यात करि गृुणे जितने होइ, 
तितने प्रदेश जहा पाइए, सो सख्यात गुण वृद्धि का अत अवगाहना स्थान है । बहुरि 
ए सख्यात गुण वृद्धि के स्थान केते है? सो कहिए है - पूर्वव॒त्‌ आदी श्रंते सुद्धे 
वद्टिहिदे रूवसंज़ुदे ठाणे! इत्यादि सूत्र करि याका आदि कौ अ्रत विषे घटाइ, वृद्धि 
एक का भाग देई, एक जोडे, जितने पावे तितने है । बहुरि आगे सख्यात गुण वृद्धि 
का श्रत अ्रवगाहना स्थान विषे एक प्रदेश जोडे, अवक्तव्य गुण वृद्धि का प्रथम 
अवगाहन स्थान हो है । याते आगे एक-एक प्रदेश की वृद्धि करि अवकक्‍्तव्य गुण 
वृद्धि के स्थान अरसंख्यात प्राप्त करि. एक स्थान विषे कह्मया, सो कहै है - 


२१८ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया १०६ 


अ्रवरपरितासंखेणवरं संगुणिय रूवपरिहीरणे । 
तच्चरिमो रूवजुदे, तहि अ्रसंखेज्जगुणपढसं ॥॥१०६॥ 


श्रवरपरोतासंख्येनावरं सग्रुण्य रूपपरिहीने । 
तच्चरमो रूपयुते, तस्मसिन्‌ श्रसंख्यातगुणप्रथमम्‌ ॥॥१०९॥। 


टीका - जधन्य परीता असख्यात करि जघन्य अवगाहना कौ गुणि, तामैं 
एक घटाए जो प्रमाण होइ, तितने प्रदेशरूप तिस अ्रवकतव्य गुण वृद्धि का अत 
अ्रवगाहना स्थान हो है । ए भ्रवक्‍तव्य गुण वृद्धि के स्थान केते है ” सो कहिए है - 
पूर्वेवत्‌ आदी अंते सुद्धे! इत्यादि सूत्र करि याका आदि कौं अ्रत विपे घटाए, अभ्रवशेष 
कौ वृद्धि एक का भाग देइ एक जोडे, जितने होइ तितने है । बहुरि इहा अवक्तव्य 
गुण वृद्धि का स्वरूप अकसदृष्टि करि अवलोकिए हैं । जैसे जघन्य अवगाहना का 
प्रमाण सोलह (१६), एक घाटि जघन्य परीता असख्यात प्रमाण जो उत्कृष्ट 
सख्यात, ताका प्रमाण तीन, ताकरि जघन्य कौ गुण अडतालीस होइ । वहुरि जघन्य 
परिमित असख्यात का प्रमाण च्यारि, ताकरि जघन्य कौ गृणे चौंसठि होइ, इनिके 
बीचि जे भेद, ते अवक्तव्य गुणा वृद्धि के स्थान है। जाते इनि कौ सख्यात वा 
असरूयात गुण वृद्धि रूप कहे न जाइ, तहा जघन्य अ्रवगाहन सोलह कौ एक घाटि 
परीतासख्यात तीन करि गुण अडतालीस होइ, तामे एक जोडे अवक्तव्य गुण वृद्धि 
का प्रथम स्थान हो है । याकौ जधघन्य अवगाहन सोलह का भाग दीए पाया गुणचास 
का सोलह॒वा भाग प्रमाण अवक्तव्य गुण वृद्धि का प्रथम स्थान ल्यावने को गुणकार 
हो है । याकरि जघन्य अ्रवगाहन कौ गुणि अपवर्तन कीए अवक्तव्य गुण वृद्धि का 
प्रथम अवगाहन स्थान गुणचास प्रदेश प्रमाण हो है। भ्रथवा अवक्‍्तव्य गुण वृद्धि 
का प्रथम स्थान एक अधिक तिगुणा सोलह, ताकौ जघन्य अवगाहना सोलह, ताका 
भाग देइ पाया एक सोलहवा भाग अधिक तीन, ताकरि जघन्य अवगाहन सोलह 
कौ गुणे गुणाचास पाए, तितने ही प्रदेश प्रमाण अवक्तव्य गुण वृद्धि का प्रथम 
अ्रवगाहन स्थान हो हे । असे अन्य उत्तरोत्तर भेदनि विषे भी गुणकार का अनुक्रम 
जानना । तहा अवक्तव्य गुण वृद्धि का अत का अवगाहना स्थान, सो जघन्य अवगा- 
हन सोलह कौ जघन्य परिमिता सख्यात च्यारि करि गुणे जो पाया, तामे एक 
घटाए तरेसठि होइ, सो इतने प्रदेश प्रमाण हे | बहुरि याकौ जघन्य अवगाहन 
सोलह का भाग देइ, पाया तरेसठि का सोलहवा भाग, सोई अ्रवक्‍तव्य गुण वृद्धि का 


। डर । 
सस्फजञानचन्द्रिका भाषाटौका | [ २१६ 


अत अवगाहना स्थान ल्यावने विषे गुणकार हो है । याकरि जघन्य श्रवगाहन सोलह 
कौ गुण, अवक्तव्य गुण वृद्धि का अत अवगाहन स्थान की उत्पत्ति हो है, सो 
अवलोकनी । अथवा अवक्‍्तव्य गुण वृद्धि के अत अवगाहन स्थान तरेसठि कौ जघन्य 
अवगाहन सोलह का भाग देइ पाया तीन अर पद्रह सोलहवा भाग, इस करि 
जघन्य अवगाहन सोलह कौ गुणे, अववक्‍तव्य गुण वृद्धि का अत अवगाहना स्थान का 
प्रदेश प्रमाण हो है। सो सर्वे अवक्तव्य गुण वृद्धि का स्थापन गुणचास आदि एक- 
एक बधता तरेसठि पर्यच्त जानना | ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, 
५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३ । बहुरि इस ही शअनुक्रम करि अ्थंसदृष्टि विषे भी 
एक घाटि जघन्य अवगाहन प्रमाण इस अवक्‍तव्य गुण वृद्धि के स्थान जानने । बहुरि 
अब पूर्वोक्त अ्रवक्‍तव्य गुण वृद्धि का अत अवगाहन स्थान विषे एक प्रदेश जुडे, 
असंख्यात गुण वृद्धि का प्रथम अवगाहन स्थान हो है । 
रूवत्तरण तत्तो, आवलियासंखभागगुणगारे । 
तप्पाउग्गे जादे, वाउस्सोग्गाहखं कमसो ५॥११०॥ 
रुपोत्तरेण तत, आवलिकासंख्यभागगुरकारे । 
तत्प्रायोग्पे जाते, बायोरवगाहन क़मशः ॥॥११०॥॥ 
टीका - ततः कहिए तीहि असख्यात गुण वृद्धि का प्रथम अवगाहन स्थान 
ते आगे एक-एक प्रदेश वृद्धि करि असख्यात गुणा वृद्धि के अवगाहन स्थान असख्यात 
हो है । तिनिकौ उलधि एक स्थान विषे यथायोग्य आवलि का असख्यातवा भाग 
प्रमाण असाख्यात का गृसाकार, सो सुक्ष्म लब्धि शअ्रपर्याप्त निगोद का जघन्य 
अवगाहन गृण्य का होते स॒ते सुक्ष्म वायुकायिक लब्धि अ्रपर्याप्त का जघन्य अवगाहन 
स्थान की उत्पत्ति हो है । इहा ए केते स्थान भए ? तहा “्रादी अंते सुद्धे' इत्यादि सूत्र 
करि आदि स्थान कौ अत स्थान विषे घटाइ, अ्रवशेष कौ वृद्धि एक का भाग देइ 
लब्ध राशि विषे एक जोड, स्थानकनि का प्रमाण हो है। 
भ्राग सर्वे अवगाहन के स्थानकनि का गुणकार की उत्पत्ति का अनुक्रम कहे है- 
एवं उबरि वि खोओ, परदेसवड्ढिक्कसो जहाजोग्गं । 
सब्वत्थेक्केकहि! ये, जीवसमभासाण विच्चाले ॥१११॥ 
एवमुपर्यपि ज्ञेयः, प्रदेशवृद्धिरसों यथायोग्यम्‌ । 
सर्वत्रेकेकस्सश्व जीवसमासानामंतराले ॥१११॥। 


३११० |] [ गौम्मटसार जौवफाण्ड गाया १११ 


टीका - एवं कहिएं इस ही प्रकार जैसी सूक्ष्म निगोद लब्धि श्रपर्याप्तक का 
जघन्य भ्रवगाहना स्थान कौ श्रादि देकरि सुक्ष्म लव्धि श्रपर्याप्त वायुकायिक जीव 
का जघन्य अवगाहन स्थान पर्येन्त पूर्वोक्त प्रकार चतु स्थान पतित प्रदेश वृद्धि का 
अनुक्रम विधान कह्मया, तेसी ऊपरि भी सूक्ष्म लब्धि अ्रपर्याप्तक तेजकाय का जघन्य 
अवगाहन ते लगाइ द्वीद्विय पर्याप्त का जघन्य अवगाहन स्थान पर्यन्त जीवसमास 
का अ्रवगाहना स्थानकनि का अतरालनि विपे प्रत्येक जुदा-जुदा चतु स्थान पतित 
वृद्धि का अनुक्रम करि प्राप्त होइ यथायोग्य गुणकार की उत्पत्ति का विधान जानना । 


भावार्थ - जैसे सूक्ष्मनिगोद लब्धि अ्रपर्याप्त का जघधन्य अ्रवगाहना स्थान 
अर सूक्ष्म वायुकायिक लब्धि अपर्याप्त का जधन्य श्रवगाहना स्थान के वीचि अतराल 
विषे चतु स्थान पतित वृद्धि का अ्रनुक्रम विधान कह्या । तैसे ही सृक्ष्म वायुकायिक 
लब्धि श्रपर्याप्त अर सूक्ष्म तेज कायिक लब्धि श्रपर्याप्तकनि का अतराल विष वा श्रैसे 
ही द्वीद्विय पर्याप्त का जघन्य अवगाहन स्थान पर्यत अगिले अतरालनि विषे चतु स्थान 
पतित वृद्धि का अनुक्रम विधान जानना । विशेष इतना - तहा झ्रादि अवगाहन स्थान 
का वा भाग वृद्धि, गुण वृद्धि विषे असख्यात का प्रमाण वा श्रनुक्रम वा स्थानकनि का 
प्रमाण इत्यादि यथासभव जानने । 


बहुरि तैसे ही ताके आगे तेइद्री पर्याप्त का जघन्य अवगाहन स्थान आदि 
देकरि सज्ञी पचेद्री पर्याप्त का उत्कृष्ट श्रवगाहन पर्यत अवगाहन स्थानकनि का एक- 
एक अतराल विपे असख्यात गुण वृद्धि बिना त्रिस्थान पतित प्रदेशनि की वृद्धि का 
श्रनुक्रम करि प्राप्त होइ यथायोग्य गुणकार की उत्पत्ति का विधान जानना । 


भावार्थ - इहा पूर्वस्थान ते अगिला स्थान सख्यात गुणा ही है । ताते तहा 
भ्रसख्यात गुरा वृद्धि न सभव है, त्रिस्थान पतित वृद्धि ही सभवे है | इहा भी विशेष 
इतना - जो श्रादि अवगाहना स्थान का वा भाग वृद्धि विषे अ्सख्यात का वा गुरा वृद्धि 
विषे सख्यात का प्रमाण वा अनुक्रम वा स्थानकनि का प्रमाण इत्यादिक यथासभव 
जानने । ऐसे इहा प्रसग पाइ चतु स्थान पतित वृद्धि का वर्णान कीया है । 


बहुरि कही षट्स्थान पतित, कही पचस्थान पतित, कही चतु स्थान पतित, 
कही त्रिस्थान पतित, कही द्विस्थान पतित, कही एकस्थान पतित वृद्धि सभव है। 
अथवा कही ऐसे ही हानि सभवे है, तहा भी ऐसे ही विधान जानना । तहा जाका 
निरूपण होइ ऐसा जो विवक्षित, ताके श्रादि स्थान के प्रमाण ते अगले स्थान विषे 


धम्यग्ञानचन्द्रिका भाषाटीका | [ २२१ 


प्रमाण बधता होइ, तहा वृद्धि सभवे है, जहा घटता होइ, तहा हानि सभवे है । सो 
इनिका स्वरूप नीके जानने के भ्रथि इस भाषाटीका विषे किछू कथन करिए है । 


प्रथम षठस्थाच पतित वृद्धि वा हानि का स्वरूप कहिये है। श्रनंत भाग 
वृद्धि, असख्यात भाग वृद्धि, सख्यात भाग वृद्धि, सख्यात गुण वृद्धि, असख्यात गुणा वृद्धि, 
अनत गुण वृद्धि ऐसे षट्स्थान पतित वृद्धि जाननी । बहुरि श्रनत भागहानि, भ्रसख्यातत 
भागहानि, सर्यात भागहानि सख्यात गृणहानि, असख्यात गुणहानि, अनत गुणहानि 
मैसे षट्स्थानपतित हानि जाननी । बहुरि इनिके बीचि-बीचि अवक्तव्य वृद्धि वा 
हानि सभवे है। सो इनिका स्वरूप अकसंदृष्टिरूप दृष्टात करि दिखाइए है, 
जाते याके जाने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान सुगम होइ है । 


तहा जघन्य सख्यात का प्रमाण दोय (२ ),उत्क्ृष्ट सख्यात का पाच (५) ,जधन्य 
असख्यात का छह ( ६),उत्क्ृष्ट असख्यात का पद्रह ( १५),जघन्य भ्रनत का सोलह ( १६), 
उत्कृष्ट अनत का प्रमाण बहुत है । तथापि इहा भागहार विषे तो आदिस्थान प्रमाण 
जानना अर गुणकार विषे आदिस्थान ते जितने गुणा बधता वा घटता अत स्थान 
होई, तीहि प्रमाण ग्रहरा करना । सो इहा अकसदृप्टि विषे श्रादि स्थान का प्रमाण 
चौवीस से स्थापता कीया । बहुरि वृद्धिरूप होइ दूसरा स्थान चौवीस से एक प्रमाण- 
रूप भया । तहा अ्नत भाग वृद्धि का आदि सभवे है, जाते झादि स्थान के प्रमाण 
को आदि स्थान प्रमाणा जो अनत का भेद, ताका भाग दीए एक पाया, सो आदि 
स्थान ते इहा एक की वृद्धि भई है । जैसे ही जिस-जिस स्थान विषे आ्रादि स्थान ते 
जो अ्रधिक का प्रमाण होइ, सो प्रमाण सभवते कोई अचत के भेद का भाग श्रादि 
स्थान को दीए आवे, तहा-तहा अभ्रतत भाग वृद्धि सभवे है । तहा जो स्थान पचीस से 
पचास प्रमाणरूप भया, तहा अनत भाग वृद्धि का अत जानना । जाते जघन्य भ्रनत 
का प्रमाण सोलह, ताका भाग श्रादि स्थान कौ दीए एक सो पचास पाए, सोई इहा 
आदि स्थान ते अधिक का प्रमाण है | बहुरि पचीस से इक्यावन ते लगाइ पचीस से 
गुणसठि पर्यत प्रमाणरूप जे स्थान, ते श्रवक्तव्य भाग वृद्धिर्प है । जाते जघन्य श्रनत 
का भी वा उत्कृष्ट असख्यात का भी भाग की वृद्धि कीए जो प्रमाण होइ, ताते 
इनिका प्रमाण हीतव अधिक है । यद्यपि भिन्न गणित करि इहा भागहार का प्रमाण 
सोलह ते किछ हीन वा पद्रह ते किछ झ्धिक पाइए, तथापि सोलह प्रमाण जघन्य 
अनत ते भी याका प्रमाण हीन भया । ताते याकौ अनृत भागरूप न कह्मा जाय | 


२१२ ] [ पोम्मटसार जोवकाण्श गाया १११ 


अर उत्कृष्ट असंख्यात पद्रह ते भी याका प्रमाण श्रधिक भया, ताते याकौ श्रसख्यात 
भागरूप न कह्या जाय । जाते उत्कृष्ट ते अधिक अर जबन्य ते हीन कहना असभव 
है, ताते इह्मा अ्रवक्तव्य भाग का ग्रहण कीया । असे ही आगे भी यथासभव अववतब्य 
भाग वृद्धि वा गुण वृद्धि वा श्रववतव्य भाग हानि वा गुण हानि का स्वरूप जानना । 
बहुरि वृद्धिरूप होइ जो स्थान पचीस से साठि प्रमाण रूप भया, तहा अ्रसख्यात 
भाग वृद्धि आदि सभवे है। जाते उत्कृष्ट भ्रसख्यात पद्रह का भाग श्रादि स्थान कौ 
दीए एक सी साठि पाए, सोई इहा आदि स्थान ते अ्रधिक का प्रमाण है। वहुरि 
ऐसे ही जिस-जिस्त स्थान त्रिपे आदि स्थान ते अधिक का प्रमाग सभवते अ्रसख्यात के 
भेद का भाग आदि स्थान की दोए आवबे, तहा-तहा असस्यात भाग वद्धि सभव है 
तहा जो स्थान अठा इस से प्रमागरूप भया, तहा ग्रसख्यात भाग वद्धि का अत जानना । 
जाते जघन्य असख्यात छह, ताफ़ा भाग आदि स्थान की दीए च्यारि से पाए, सोई इहा 
इतने भ्रादि स्थान ते अधिक है । वहुरि जे स्थान अ्रद्ठाइस से एक आदि अटूठाईस 
से गृण्यासी पर्यत प्रमाणरूप है, तहा प्रवक्‍तव्य भाग वृद्धि सभवे है । जाते जघन्य 
असख्यात का भो वा उत्कृष्ट सख्यात का भो भाग की वृद्धिल्‍्प प्रमाण ते इनिका 
प्रमाण श्रधिक हीन है । बहुरि वृद्धिहप होइ जो स्थान अ्रठठाईस से असी प्रमाणरूप 
भया, तहा सख्यात भाग बृद्धि का ग्रादि सभवे है । जाते उत्कृष्ट सस्यात पाच, ताका 
भाग आदि स्थान को दीए च्यारि से असी पाए, सोई इतने इहा आदि स्थान ते 
श्रधिक है । बहुरि असे ही जिस-जिस स्थान त्रिपे ग्रादि स्थान ते अधिक का प्रमाण 
सभवत्ते सख्यात के भेद का भाग आदि स्थान को दीए आवे, तहा-तहा सख्यात 
भाग वृद्धि सभवे है । यहा जो स्थान छत्तीस से प्रमाणरूप भया, तहा सख्यात भाग 
वृद्धि का अत जानना । जाते जघन्य सख्यात दोय, ताका भाग श्रादि स्थान कौ दीए 
बारह से पाए, सो इतने इहा आदि स्थान ते श्रधिक है | वहुरि जे स्थान छत्तीस से 
एक आदि सेतालीस से निन्‍्याखतवे पर्यन्त प्रमाणरूप हे, तहा अवक्तव्य भाग वृद्धि 
सभवे है | जाते जपन्य सख्यात भाग वृद्धि वा जघन्य सस्यात गुण वृद्धिरूप प्रमाण 
ते भी इनिका प्रमाण अधिक होन है । वहुरि वृद्धिहुप होइ जो स्थान अडतालीस से 
प्रमाण हूप भया, तहा सख्पात गुण वृद्धि का आदि सभवे है, जाते जघन्य सख्यात 
दोय, ताकरि अ्रादि स्थान कौ गुणे इतना प्रमाण हो है । असे ही जिस-जिस स्थान 
का प्रमाण सभवते सख्यात के भेद करि आदि स्थान की गुण श्रावें, तहा-तहा सख्यात 
गुर वृद्धि सभवे है । तहा जो स्थान बारहू हजार प्रमाणरूप भया, तहा सख्यात 


पम्यग्शानचन्द्रिका भाषादीका ] [ २२३ 


गूणा वृद्धि का अंत जानना । जाते उत्कृष्ट सख्यात पांच, ताकरि श्रादि स्थान कौ 
गुणे इतना प्रमाण हो है। बहुरि जे स्थान बारह हजार एक ते लगाई चोदह हजार 
तीन सौ निन्‍्याणवै पर्यत प्रमाणरूप है, तहा अ्रवक्तव्य गुण वृद्धि सभवे है। जाते 
उत्कृष्ट सख्यात गुर वृद्धि वा जघच्य असख्यात गुण वृद्धिरूप प्रमाण ते भी इनिका 
प्रमाण अधिक हीन है । बहुरि वृद्धिरूप होई जो स्थान चौदह च्यारि से प्रमाणरूप 
भया, तहा असख्यात भागवुद्धि! का श्रादि सभव है। जाते जधन्य अ्सख्यात छह, 
ताकरि आदि स्थान कौ गुणा, इतना प्रमाण हो है। बहुरि जैसे ही जिस-जिस स्थान 
का प्रमाण सभवते असख्यात के भेद करि आदि स्थान कौ गुण आवे, तहा-तहा 
श्रसख्यात गुण वृद्धि* सभवे है । तहा जो स्थान छत्तीस हजार प्रमाणरूप भया, तहा 
ग्रसख्यात गुण वृद्धि ३ का अत जानना । जाते उत्कृष्ट असख्यात पद्रह, ताकरि श्रादि 
स्थान कौ गुण इतना प्रमाण हो है। बहुरि जे स्थान छत्तीस हजार एक आदि 
अडतीस हजार तीन से निन्‍्याणव पर्यत प्रमाणरूप है, तहा अवक्तव्य गुण वृद्धि सभवे 
है । जाते उत्कृष्ट अ्रसंख्यात गुण वृद्धि वा जघन्य अश्रचत गुण वद्धिरूप प्रमाण ते भी 
इनिका प्रमाण अधिक हीन है । बहुरि वृद्धिरूप होइ जो स्थान अडतीस हजार 
 ध्यारि से प्रमाणरूप भया, तहा श्रनंत गुणव॒द्धि का श्रादि सभव है, जाते जघन्य 
भ्रनत सोलह, ताकरि आदि स्थान कौ गुण इतना प्रमाण हो है । 


बहुरि असे ही जिस-जिस स्थान का प्रमाण सम्भव ते अनन्त का भेद करि 
शभ्रादि स्थान कौ गुणे आ्रावे, तहा अनन्त गुण वृद्धि सम्भवे है । तहा जो स्थान दोय 
लाख चालीस हजार प्रमाण रूप भया, तहा अनन्त गुण वृद्धि का अत जानना । 
जाते यद्यपि अनन्त का प्रमाण बहुत है, तथापि इहा जिस अनन्त के भेद करि गुरित 
अतस्थान होडइ, सोई अनन्त का भेद इहा अत विषे ग्रहण करना । सो अ्रकसदृष्टि 
विषे एक सौ प्रमाण अनन्त के भेद का अंत विषे ग्रहण कीया । तीहिकरि आदि 
स्थान कौ गुण दोय लाख चालीस हजार होइ, सोई विवक्षित के अतस्थान का 
प्रमाण जानना । जैसे इहा षट्स्थान पत्तित वृद्धि का विधान दिखाया । 


अब पट्स्थान पतित हानि का विधान दिखाइए है । इहा विवक्षित का आदि 
स्थान दोय लाख चालीस हजार प्रमाणरूप स्थापन कीया । याते घटि करि दूसरा 
स्थान जो दोय लाख गुणतालीस हजार नो से निन्‍्याण॒व प्रमाणरूप भया, सो 


१ ख प्रति में गरुणवुद्धि है । २ ब प्रति मे यहा भागवृद्धि है। हे व प्रति मे यहा भागदद्धि है। 


श्र४ ] [ पोस्सटसार जोबकाण्ड गाया १११ 


अनत भाग हानि का आदिरूप है । जाते आदि स्थान कौ आरादि स्थान प्रमाणरूप जो 
भ्रनत का भेद, ताका भाग दीए एक पाया, सोई इहा आदि स्थान ते एक घटती भया 
हैं । बहुरि जैसे ही जिस-जिस स्थान विषे ञ्रादि स्थान ते जेता घटती होड, तितना' 
प्रमाण कोई अ्नत के भेद का भाग आदि स्थान कौ दीए पावे, सो-सो स्थान श्रनत 
भाग हानिरूप जानना । तहा जो स्थान दोय लाख पचीस हजार प्रमाणरूप होइ, 
सो स्थान अनत भाग हानि का अत जानना । जाते जघन्य श्रतत सोलह, ताका भाग 
श्रादि स्थान कौ दीए पद्रह हजार पाये, सो इहा आदि स्थान ते हीन का प्रमाण है। 
बहुरि दोय लाख चौवीस हजार नव सै निन्‍याण॒वे ते लगाइ दोय लाख चौवीस हजार 
एक पर्यन्त प्रमाणझूप जे स्थान है, ते अ्रवक्‍तव्य भाग हानिरूप है । जाते जघन्य श्रवत 
का भी वा उत्कृष्ट असख्यात का भी भाग हानिरूप प्रमाण ते इनिका प्रमाण हीन 
अ्रधिक श्रावे है। ताते इनिकौ अभ्रतत वा अ्रसख्यात भाग हानिरूप न कहे जाइ। 
बहुरि हानिरूप होइ जो स्थान दोय लाख चौवीस हजार प्रमाण होइ, सो स्थान 
अ्रसख्यात भाग हानि का आदिरूप जानना। जाते उत्कृष्ट भ्रसख्यात पद्रह का भाग 
ग्रादि स्थान कौ दीए सोलह हजार पाए, सोई इतने इहा श्रादि स्थान ते हीन 
है । बहुरि अंसे हो जिस-जिस स्थान विषे आदि स्थान ते हीन का प्रमाण सभवते 
असख्यात के भेद का भाग दीए पावे, सो-सो स्थान ग्रसख्यात भाग हानिरूप जानना । 
तहा स्थान दोय लाख प्रमाणरूप भया, तहा अ्रसख्यात भाग हानि का अत जानना। 
जाते जघन्य असख्यात छह का भाग आदि स्थान को दीए चालीस हजार पाए, 
सोई इतना इहा आदिस्थान ते हीन है । बहुरि एक घाटि दोय लाख ते लगाइ एक 
आधिक एक लाख बाणवे हजार पर्यन्त प्रमाणरूप जे स्थान हैं, ते अवक्तव्य भाग 
हानिरूप है । जाते जघन्य असख्यात का भी वा उत्कृष्ट सख्यात का भी भाग हाति 
रूप प्रमाण ते इनिका प्रमाण हीन अधिक है, ताते इनिकौं भ्रसख्यात वा सख्यात 
भाग हानिरूप कहे न जाइ | बहुरि हानिरूप होइ जो स्थाव एक लाख बाणव 
हजार प्रमाणरूप होय, तहा सख्यात भाग हानि का आदि है, जाते उत्कृष्ट सख्यात 

पाच का भाग आदि स्थान कौ दीए अडतालीस हजार पाए, सो इतने इहा आदि 

स्थान ते हीन है । असे ही जिस-जिस स्थान विष आदि स्थान ते हीन का प्रमाण 

सभवते सख्यात का भाग दीए पावे, सो-सो स्थान सख्यात भाग हानिरूप जानना | 

तहा जो स्थान एक लाख वीस हजार प्रमाण होइ, सो स्थान सख्यात भाग हानि का 

अतरूप जानना । जाते जघन्य सुख्यात दोय का भाग आदिस्थान कौ दीए एक लाख . 


शम्याज्ञानसन्द्रिका भाषादीका ] [ २२५ 


बीस हजार पाए, सोई इतने इहा आदि स्थान ते हीन है। बहुरि इस ही स्थान 
कौ सख्यात गणहानि का आदिरूप कहिए, जाते जघन्य सख्यात दोय, सो आदि 


स्थान कौ दुगुणा घाटि कीए एक लाख बीस हजार पाए, सोई इस स्थान का प्रमाण 
है । पूर्व राशि कौ जितने का भाग दीए उत्तर राशि का प्रमाण ,श्रावे श्र तिस 
उत्तर राशि के प्रमाण कौ तितने करि गुण पूर्व राशि का प्रमाण होइ, ताते भाग- 
हार का कहना अर गुणहानि का कहना एकार्थरूप जानना। जेसे चौसठि को 
च्यारि का भाग दीजिए तो भी सोलह होइ अभ्रर सोलह कौ च्यारि करि गुणे भी 
चौसठि होइ; ताते सोलह कौ चौसठि का चौथा भाग भी कहिए, अर चौसठि ते 
चौगुणा घाटि भी कहिए । जैसे ही जहा जितनी गुणहानि का प्रमाण होइ, तहा तितने 
का भागहार जानना । सो इहा जघन्य सख्यात दोय, सो आदि स्थान कौ दुगुणा 
घाटि कीए वा दोय का भाग दीए एक लाख बीस हजार होइ, तीहि प्रमाण जो 
स्थान, सो संख्यात गुणहानि का आ्रादिरूप जानना । बहुरि असे ही जिस-जिस स्थान 
का प्रमाण सभवते सख्यात के भेदनि करि गुणे आदि स्थान का प्रमाण मात्र होइ, 
सो-सो स्थान सख्यात गृणहानिरूप जानना । तहा जो स्थान अडतालीस हजार प्रमाण 
भयां, सो स्थान संख्यात गुणहानि का अतरूप जानना । जाते उत्कृष्ट सख्यात पाच, 
सो श्रांदि स्थान का प्रमाण क्‌ पचगुणा घाटि कीए इतना प्रमाण आवे है । बहुरि 
सेतालीस हजार नव से निन्‍्याण॒व ते लगाइ चालीस हजार एक पर्यत प्रमाणरूप जे 
स्थान है, ते अवक्तव्य गुणहानिरूप जानने । जाते उत्कृष्ट संख्यात वा जघन्य 
असख्यात गुणा घाटि आदि स्थान कौ कीए भी जो प्रमाण होइ, ताते इनिका प्रमाण 
हीन भ्रधिक है | ताते इनिकौ सख्यात गुणहानिरूप वा असख्यात गुणहानिरूप न कहे 
जाइ । बहुरि हानिरूप होइ जो स्थान चालीस हजार प्रमाण भया, सो स्थान 
भ्रसख्यात गुणहानि का आदिरूप है, जाते जघन्य असख्यात छह, सो श्रादि स्थान 
को छहंगुणा घाटि कीए इतना प्रमाण आवे है। ग्रैसे ही जिस-जिस स्थान का 
प्रमाण सभवते असख्यात के भेदनि करि गुणों आदि स्थान मात्र होइ, सो-सो स्थान 
असख्यात गुणहानिरूप जानना । तहा जो स्थान सोलह हजार प्रमाण रूप होइ, 
सो स्थान असख्यात गुणहानि का अतरूप है। जाते उत्कृष्ट असख्यात पद्रह, सो 
आदि स्थान कौ पद्रहगुणा घाटि कीए इतना प्रमाण हो है। बहुरि एक घाटि 
सोलह हजार ते लगाइ एक अधिक पद्रह हजार पर्यन्त जे स्थान है, ते अ्रवक्तव्य गण- 
हानिरूप जानने । जाते उत्कृष्ट अस॒ख्यात वा जघन्य श्रनतगुणा घाटि भी श्रादि 


२२६ ] [ गोम्मटसार जोवकाध्ड गांधा १११ 


स्थान को कौए जो प्रमाण होइ, तिनि ते इनिका प्रभाण हौन अधिक है। बहुरि 
हानिरूप होइ जो स्थान पद्रह हजार प्रमाणरूप भया, तहा शअभ्रनत गणहानि का 
आदि जानना जाते जघन्य श्रनत सोलह, सो आदि स्थान कौ सोलह गुणा धादिं 
कीए इतना प्रमाण आवे है । बहुरि श्रैसे ही जिस-जिस स्थान का प्रमाण संभवत 
श्रनत का भेद करि गुणे आ्रादि स्थान मात्र होइ, सो-सो स्थान श्रनंत गण है मिरूंप॑ 
जानना । तहा जो स्थान चौबीस से प्रमाण रूप भया, सो स्थान श्रनंत गुणहानि का 
अ्ंतरूप है। जाते यद्यपि भ्रनत का प्रमाण बहुत है, तथापि इहा श्रादि स्थान तें 
अत स्थान जितने गुणा घाटि होइ, तितने प्रमाण ही श्रनत का अत विष भ्रहण 
करना, सो श्रकसदृष्टि विषे जो प्रमाण अनत का भेद ग्रहण कीया, सो श्रांदि 
स्थान कौ सौ गुणा घाटि कीए इतना ही प्रमाण आवे है। या प्रकार जैसे अक- 
सदृष्टि करि कथन कीया, तैसे ही यथार्थ कथन भ्रवधारण करना । इतना विशेष - 
तहा जघन्य सख्यात का प्रमाण दोय है। उत्कृष्ट सख्यात का एक घांटि जघन्य 
परीतासख्यात मात्र है । जधन्य असख्यात का जघन्य परीतासख्यात प्रमाण है । उत्कृष्ट 
असख्यात का उत्कृष्ट असख्यातासख्यात मात्र है। जधन्य अनत का जघन्यपरीतानत 
प्रमाण है । उत्कृष्ट अनत का केवलज्ञानमात्र है, तथापि इहा भाग वृद्धि वा हानि 
विषे तौ आदि स्थान प्रमाण अर गण वद्धि वा हानि विष आदि स्थान ते श्रत स्थान 
जितने गुणा बधता वा घटता होइ, तीहि प्रमाण श्रनत का ही अत विषे ग्रहण 
करना । बहुरि जाका निरूपण कीजिए, ताकौं विवक्षित कहिए, ताका आदि भेद 
विषे जितना प्रमाण होइ, सो आदि स्थान का प्रमाण जानना । ताके आग श्रगिले 
स्थान वृद्धिह्प वा हानिरूप होइ, तिनिका प्रमाण यथासम्भव जानना । इत्यादिक 
विशेष होइ, सो विशेष जानना अर अन्य विधान अकसदृष्टि करि जानना । बहुरि जहा 
आदि स्थान का प्रमाण असख्यातरूप ही होइ, तहा श्रनत भाग की वृद्धि वा हानि 
न सभव, जहा आदि स्थान का प्रमाण सख्यातरूप ही होइ, तहा अनत भाग अर 
असख्यात भाग की वृद्धि वा हानि न सभवे है । बहुरि जहाँ श्रादि स्थान ते अत 
स्थान का प्रमाण शअ्रसख्यात गुणा ही अ्रधिक वा हीन होइ, तहा अनत गुण वृद्धि 
'वा हानि न सभवे है। जहा आदि स्थान ते अत स्थान का प्रमाण सख्यात गुणा ही 
भ्रधिक वा हीन होइ, तहा भ्रनत वा असख्यात गुणी वृद्धि वा गुणहानि न सभवे 
है, ताते कही पच स्थान पतित, कही चतुस्थान पतित, कही त्रीस्थान एतित, 'कही 
द्विस्थान पतित, कही एकस्थान पतित वृद्धि वा हानि यथासभव जाननी । अंँसे 


सम्पसज्ञानचद्रिका भाषादीका ] [ २२७ 


ही आादि स्थान की अ्रपेक्षा लीए वृद्धि-हानि का स्वरूप कह्मा | बहुरि कही एक 
स्थान का प्रमाण की शपेक्षा दूसरा स्थान विषे वृद्धि वा हानि कही, दूसरा स्थान का 
प्रमाण की श्रपेक्षा तीसरा स्थान विषे वृद्धि वा हानि कही, श्ैसे स्थान-स्थान प्रति 
वृद्धि वा हानि का भ्रनुक्रम हो है। तहा अ्रतत भागादिरूप वृद्धि वा हानि होइ, सो 
यथासभव जाननी । बहुरि पर्यायसमास नामा श्रुतज्ञान के भेद वा कंषाय स्थान 
इत्यादिकनि विषे सभवती षटस्थान पतित वृद्धि वा हानि के अनुक्रम का विधान 
श्रागे ज्ञानमार्गणा अ्रधिकार विपे लिखेंगे, सो जानना । श्रैसे वृद्धि -हानि का विधान 
अनुक्रम अनेक प्रकार है, सो यथासभव है। असे प्रसग पाइ षट्गुणी श्रादि हानि- 
वृद्धि का वर्णन कीया । 


आगे जिस-जिस जीवसमास के अ्रवगाहन कहे, तिस-तिसके सर्व अवगाहन के 
भेदनि के प्रमाण कौ ल्यावे है - 


हेटठा जेंसि जह॒ण्णं, उर्वारे उक्कस्सयं हुवे जत्थ । 
तत्थंतरगा सब्बे, तेसि उश्गाहणविश्रप्पा ॥११श॥ 


शअ्रधस्तनं येषां, जघन्यमुपयु त्कृष्टक॑ भवेद्यन्न । 
तत्रांतरगा' सर्व, तेषामव्गाहनविकल्पाः ॥११२॥। 


टीका - इहा मत्स्यरचना कौ मन विषे विचारि यहु कहिये है - जो जिन 
अ्वगाहना स्थानत्ति का प्रदेश प्रमाण थोरा होइ, ते अधस्तन स्थान है । बहुरि जिन 
श्रवगाहना स्थाननि का प्रदेश प्रमाण बहुत होइ, ते उपरितन स्थान है, ऐसा 
कहिये है । सो जिन जीवनि का जधन्य अवगाहना स्थान तौ नीचे तिष्ठे अर जहा 
उत्कृष्ट अवगाहना स्थान ऊपरि तिष्ठे, तिनि दोऊनि का अतराल विषे वर्तमान सर्वे 
ही भ्रवगाहना के स्थान तिन जीवनि के मध्य अवगाहना स्थान के भेदरूप है - 
ऐसा सिद्धात विषे प्रतिपादन कीया है । 


भावार्थ - पूर्व अवगाहन के स्थान कहे, तिनि विषे जिसका जघन्य स्थान 
जहा कह्या होइ, तहाते लगाइ एक-एक प्रदेश की वृद्धि का अनुक्रम लीए जहा तिस 
ही का उत्कृष्ट स्थान क्या होइ, तहा पर्यत जेते भेद होइ, ते सर्वे ही भेद तिस जीव 
की अवगाहना के जानने । तहा सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त का पूर्वोक्त प्रमाणरूप 
जो जघन्य स्थान, सो तो आदि जानना । बहुरि इस ही का पूर्वोक्ति प्रमाणरूप जो 


श्र८ ] | गोम्मटसार जीवकाष्ड गाया ११२ 


उत्कृष्ट स्थान, सो श्रत जानना । तहा॒'्रादी अ्रंते सुद्धे बह्िहिदे रूबसंजुदे ठाणे 
इस करण सूत्र करि आ्रादि का प्रमाण कौ अ्रत का प्रमाण समच्छेद विषे भ्रपवर्तनादि 
विधान करि घटाए जो श्रवशेप प्रमाण रहै, ताको स्थान-स्थान प्रति वृद्धिरूप ' जो 
एक प्रदेश, ताका भाग दीए भी तेता ही रहै, तामैं एक जोडे जो प्रमाण होइ, तितने 
सूक्ष्म निगोद लब्धि श्रपर्याप्तक जीवनि के सब श्रवगाहना के भेद है । इनिमें श्रादि 
स्थान अर अत स्थान, इनि दोऊनि कौं घटाये श्रवशेष तिस ही जीव के मध्यम 
अवगाहना के स्थान हो हैं। बहुरि इस ही प्रकार सूक्ष्म लब्धि श्रपर्याप्तक वायुकायिक 
जीव आदि देकरि सज्नी प्चंद्री पर्याप्त पर्यत जीवनि के अपने-अपने जघन्य झ्वगाहना 
स्थान ते लगाइ, अपने-अपने उत्कष्ट भ्रवगाहना स्थान पर्यत सर्व श्रवगाहना के स्थान, 
अर तिनि विषे जघन्य-उत्कष्ट दोय स्थान घटाये तिन ही के मध्य भ्रवगाहना स्थान, 


ते सूत्र के अनुसारि ल्याईये । 


अ्रव मत्स्यरचना के मध्य प्राप्त भए ऐसे सर्व अवगाहना स्थान, तिनिके 
स्थापना का अनुक्रम कहिये है । पूर्व अवगाहना के स्थान चौसंठि कहे थे, तिनि 
विपे ऊपरि की पक्ति विषे प्राप्त जे बियालीस गृणकाररूप स्थान, तिनिकौं गुणित 
क्रमस्थान कहिये । बहुरि नीचे की दोय पक्तिनि विषे प्राप्त जे बावीस भ्रधिकरूप 
स्थान, तिनिकौ श्रधिक स्थान कहिये । तहा चौसठि स्थाननि विष गुर्ित क्रमरूप 
वा अधिकरूप स्थान अपने-भ्रपने जघन्य ते लगाइ अपने-अपने उत्कृष्ट पर्यत जेते- 
जेते होइ, तिनि एक-एक स्थान की दोय-दोय बिंदी बरोबरि लिखनी, जाते एक-एक 
स्थान के बीचि अवगाहना के भेद बहुत है। तिनिकी सृष्टि के श्रथि दोय बिंदी 
स्थापी, बहुरि &तिनि जीवसमासनि विषे सभवते स्थाननि की नीचे-नीचे पक्ति करनी । 
ऐसे स्थाप माछलेकासा आकार हो है, सो कहिए है । ( देखिए प्रृष्ठ २२९-२३० ) 


प्रथम सूक्ष्म निगोद लब्धि श्रपर्याप्त का जघन्य अवगाहन स्थान ते लगाइ 

ताही का उत्कृष्ट पर्यत सतरह स्थान हैं। तहा सोलह गुणित स्थान है। एक 
ग्रधिकस्थान है । सो प्रथमादि एक-एक स्थान की दोय-दोय बिदी की सदृष्टि करने 
करि चौतीस बिंदी वरोबरि ऊपरि पक्ति विषे लिखनी । इहा सूक्ष्म निगोद लब्धि 
श्रपर्याप्त का जघन्य स्थान पहला है, उत्कप्ट श्रठारह॒वा है, तथापि गुणाकारपना 
वा अधिकपनारूप अतराल सतरह ही है, ताते सतरह ही स्थान भ्रहे हैं । ऐसे 
आगे भी जानना । बहुरि तैसे ही तिस पक्ति के नीचे दूसरी पक्ति विर्ष सूक्ष्म लब्बि 
श्रपर्याप्तक वायुकायिक जीव का जघन्य अवगाहना स्थान ते लगाइ ताके उत्कूप्ट 


सम्याज्ञानचन्द्रिका भाषादोका ] | २३१ 


प्रवगाहना स्थान पर्यत उगणीस स्थान है, तिनको अडतीस बिदी लिखना । सो इहा 
दूसरा स्थान ते लगाइ स्थान है, ताते ऊपरि की पक्ति विषे दोय बिंदी प्रथम स्थान 
की लिखी थी, तिनकी नीचा को छोडि द्वितीय स्थान की दोय बिदी ते लगाइ श्रागे 
बरोबरि अडतीस बिंदी लिखनी | बहुरि तैसे ही तिस पक्ति के नीचे तीसरी परक्ति 
विषे सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक तेजस्कायिक का जघन्य अवगाहन ते उत्कृष्ट अ्रवगाहन 
पर्यत इकईस स्थान है, तितकी बियालीस बिदी लिखनी । सो इहा तीजा रथान ते 
लगाइ स्थान है, ताते ऊपरि की पक्ति विषे दूसरा स्थान की दोइ बिदी लिखी थी, 
तिनके नीचा कौ भी छोडि तीसरी स्थानक की दोइ बिदी ते लगाइ वियालीस बिदी 
लिखनी । बहुरि तेसे ही तिस पक्ति के नीचे चौथी पक्ति विषे सूक्ष्म लव्धि अपय|-तक 
प्रप्तायिक का जघन्य अ्रवगाहन स्थान ते लगाइ, ताका उत्कृप्ट अवगाहन स्थान 
पर्यत तेवीस स्थाननि की छियालीस बिदी लिखनी । सो इहा चौथा स्थान ते लगाइ 
स्थान है, ताते तीसरा स्थानक की दोय बिदी का नीचा कौ छोडि चौथा स्थानक की 
दोय बिदी ते लगाइ छिपालीस बिदी लिखनी । बहुरि तैसे ही तिस पक्ति के नीचे 
पाचमी पक्ति विष सूक्ष्म लव्धि अपर्याप्तक पृथ्वीकायिक का जघन्य अ्वगाहन ते लगाई 
ताका उत्कृष्ट अवगाहन पर्यत पच्रीस स्थाच है, तिनकी पचास विदी लिखनी | सो 
इहा पाचवा स्थात ते लगाइ स्थान है, ताते चौथा स्थान की दोय बिंदा का भी 
तीचा कौ छोडि पाचवा स्थानक की दोय बिंदी ते लगाइ पचास बिंदी लिखनी। 
बहुरि तैपे हो तिस्त पक्ति के नी चैं-ती चे छठी, सातमी, आ्राउवी, नवमी, दशमी, ग्यारहमी 
वारहवी, तेरहवी, चौदह॒वी, पद्रहवी, सोलहवी पक्ति विषे बादर लव्धि अपर्याप्तक 
वायु, तेज, अ्रप्‌, पृथ्वी, निगोद, प्रतिष्ठित प्रत्येक, अ्रप्रतिष्ठित प्रत्येक, द्वीडिय, त्रीद्विय, 

पतुरिद्विय, पचेद्रिय इनि ग्यारह॒नि का अपना-ग्रपना जघन्य स्थान ते लगाइ उत्कृष्ट 
स्थान पर्यत अ्रनुक्रम ते सत्ताईस, गुणतीस, इकतीस, तेतीस, पंतीस, सेतीस, छियालिस, 

चवालीस, इकतालीस, इकतालीस, तियालीस स्थान है। तिनिकी चौवन, अ्रठावन, 

वासठि, छुचासठि, सत्तरि, चौहत्तरि, बाणवे, अ्रठासी, बियासी, छिंयासी बिदी 

लिखनी । सो इहा छठा, सातवा आदि स्थान ते लगाइ स्थान है, तात ऊपरि पक्ति 

का आदि स्थान की दोय-दोय बिदी का नीचा कौ छोडि छठा, सातवा आदि स्थान 

की दोय बिदी ते लगाइ ए बिदो तिनि पक्तिनि विषे क्रम ते लिखनी । 


बहुरि तिस पचेद्विय लब्धि श्रपर्याप्तक की पक्ति के नीचे सतरहवी पक्ति विषे 
पेश्मनिगोद पर्याप्त का जघन्य अ्रवगाहना स्थान ते लगाइ, उत्कृष्ट अवगाहना स्थान 


सम्पगेशासचन्द्रिका भाषाटीका ] के 


प्रवगाहना स्थान पर्यत उगणीस स्थान है, तिनको अड़्तीस बिंदी लिखना । सो हा 
दूसरा स्थान ते लगाइ स्थान है, ताते ऊपरि की पक्ति विपे दोय विदी प्रथम रथान 
की लिखी थी, तिनकी नीचा को छोडि द्वितीय स्थान की दोय विदी ते लभाइ अ्ार्गे 
बरोवरि अडतीस विदी लिखनी | बहुरि तेसे ही तिस पंक्ति के नीचे तीसरी पक्ति 
विये यूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक तेजस्कायिक का जघन्य भ्रवगाहन ते उत्कृप्ट अ्रवगाहन 
पर्यत इकईस स्थान है, तिनकी बियालीस बिदी लिखनी । सो इहा तीजा रथान ते 
लगाइ स्थान है, ताते ऊपरि की पक्ति विपे दूसरा स्थान की दोइ विदी लिपी थी 
तिनके नीचा कौ भी छोडि तीसरी स्थानक की दोइ बिदी ते लगाइ बवियाजीस बिंदी 
लिखनी । बहुरि तेसे ही तिस पक्ति के नीचे चौथी पक्ति विषे सू_्म लब्धि श्रपर्या तक 
अ्रपूषायिक का जघन्य श्रवगाहन स्थान ते लगाइ, ताका उत्कप्ट अवगाहन स्थान 
पर्यत तेवीस स्थाननि की छियालीस बिंदी लिखनी । सो इहा चौया स्थान ते तगाइ 
स्थान है, ताते तीसरा स्थानक की दोय बिदी का नीचा कौ छोडि चोथा स्पानतक की 
दोय बिंदी ते लगाइ छियालीस बिदी लिखनी । बहुरि तैसे ही तिस पक्ति के नीचे 
पाचमी पक्ति विषे सूक्ष्म लब्धि अ्रपर्याप्तक पृथ्वरीकायिक का जघन्य श्रवगाहुन ते तगाड 
ताका उत्कृष्ट अवगाहन पर्यत पीस स्थान है, तिनकी पचास विदी लिखनी । सा 
इहा पाचवा स्थान ते लगाइ स्थान है, ताते चौथा स्थान की दोय विदा वं। भी 
तीचा की छोडि पाचवा स्थानक की दोय बिंदी ते लगाइ पचास बिंदी लिखनी | 
बहुरि तैसे हो तिप्त पक्ति के नो चें-नी चे छठी, सातमी, आठवीं, नवमी, दशमी, गया रहमी 
पारहवी, तेरहवी, चौदहवी, पद्चहवी, सोलहवी पक्ति विपे बादर लब्बि अपयाग्तिक 
वायु, तेज, अप, पृथ्वी, निगोद, प्रतिष्ठित प्रत्येक, अ्रप्नतिष्ठित प्रत्येक, ही द्विय, त्रीद्विय, 
चतुरिद्रिय, पर्ेद्रिय इनि ग्यारह॒नि का अपना-ग्रपना जघन्य स्थान ते लगाइ उन्क्राट 
स्थान पर्यत अनुक्रम ते सत्ताईस, गुणतीस, इकतीस, तेतीस, पंतीस, संतीस, छियालिस, 
चरवालीस, इकतालीस, इकतालीस, तियालीस स्थान है । तिनिकी चावन, अठावन, 
पासठि, छ्यासठि, सत्तरि, चौहत्तरि, बाणवे, अठासी, वियासी, छितासी बिंदी 
लिखनो । सो इहा छठा, सातवा ग्रादि स्थान ते लगाइ स्वान हृ ताते ऊयरि पक्ति 
का भ्रादि स्थान की दोय-दोय विदी का तीचा को छोडि छठा, सातवा आदि स्थान 
को दोय बिंदी तै लगाइ ए बिदी तिनि पक्तिनि विपे कम ने लिसनी । 
वहुरि तिस पचेद्विय लब्धि अपर्याप्तक की पक्ति के सीच सतरहवी पक्ति चिप 
पृन्मनियोद पर्याप्त का जयन्‍्य अ्वगाहनता स्थान ते लगाड़, उन्ठाट अ्रद्माहुना स्थान 


सम्पशञामचन्द्रिका भाषादोका ] | १३१ 


अवगाहना स्थान पर्यत उगणीस स्थान है, तिनकी श्डतीस बिंदी लिखना । सो इहा 
दूसरा स्थान ते लगाइ स्थान है, ताते ऊपरि की पक्ति विपे दोय बिंदी प्रथम स्थान 
की लिखी थी, तिनकी नीचा कौ छोडि द्वितीय स्थान की दोय बिंदी ते लगाइ आगे 
बरोबरि अडतीस बिदी लिखनी । बहुरि तैसे ही तिस पक्ति के नीचे तीसरी पक्ति 
विषे सूक्ष्म लब्धि अ्रपर्याप्तक तेजस्कायिक का जघन्य अ्रवगाहन ते उत्कृष्ट भ्रवगाहन 
पर्यत इकईस स्थान है, तितकी बियालीस बिदी लिखनी । सो इहा तीजा रथान ते 
लगाइ स्थान हैं, ताते ऊपरि की पक्ति विषे दूसरा स्थान की दोइ बिदी लिखी थी, 
तिनके नीचा कौ भी छौडि तीसरी स्थानक की दोइ बिदी ते लगाइ बियालीस बिंदी 
लिखनी । बहुरि तैसे ही तिस पक्ति के नीचे चौथी पक्ति विषे सूक्ष्म लब्धि अ्रपयास्तक 
ग्रपष्कायिक का जघन्य ग्रवगाहन स्थान ते लगाइ, ताका उत्क्प्ट अवग्राहन स्थान 
पर्यत तेवीस स्थाननि की छियालीस बिदी लिखनी । सो इहा चौथा स्थान ते लगाइ 
स्थान है, ताते तीसरा स्थानक की दोय बिदी का नीचा कौ छोडि चौथा स्थानक की 
दोय बिंदी ते लगाइ छियालीस बिंदी लिखनी । बहुरि तैसे ही तिस पक्ति के नीचे 
पाचमी पक्ति विषे सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक पृथ्वीकायिक का जघन्य श्रवगाहन ते लगाइ 
ताका उत्कृष्ट अवगाहन पर्यत पच्ीस स्थान है, तिनकी पचास विदी लिखनी । सो 
इहा पाचवा स्थान ते लगाइ स्थान है, ताते चौथा स्थान की दोय बिंदी का भी 
त्तीचा कौ छोडि पाचवा स्थानक की दोय बिदी ते लगाइ पचास बिदी लिखनी। 
बहुरि तैसे हो तिप्त पक्ति के नो चे-नीचे छठी, सातमी, आठवी, नवमी, दशमी, ग्यारहमी 
बारहवी, तेरहवी, चौदहवी, पद्रहवी, सोलहवी पक्ति विषे बादर लब्धि अपर्याप्तक 
वायु, तेज, अरपृ, पृथ्वी, निगोद, प्रतिष्ठित प्रत्येक, अ्रप्रतिष्ठित प्रत्येक, द्वीद्रविय, त्री द्विय, 
चतुरिद्रिय, पच्चेद्रिय इनि ग्यारह॒नि का अपना-पग्रपना जघन्य स्थान ते लगाइ उत्कृष्ट 
स्थान पर्यत अनुक्रम ते सत्ताईस, गुणतीस, इकतीस, तेतीस, पेतीस, सेतीस, छियालिस, 
चवालीस, इकतालीस, इकतालीस, तियालीस स्थान है। तिनिकी चौवन, अ्रठावन, 
बासठि, छचासठि, सत्तरि, चौहत्तरि, बाणवे, अठासी, बियासी, छियासी बिदी 
लिखनी । सो इहा छठा, सातवा आरादि स्थान ते लगाइ स्थान है, ताते ऊपरि पक्ति 
का आदि स्थान की दोय-दोय बिदी का नोचा कौ छोडि छुठा, सातवा आदि स्थान 
को दोय बिदी ते लगाइ ए बिदी तिनि पक्तिनि विषे क्रम ते लिखनी । 


बहुरि तिस पर्नेद्रिय लब्धि अ्रपर्याप्तक की पक्ति के नीचे सतरहवी पक्ति विषे 
सूक्ष्मनिगोद पर्याप्त का जघन्य अ्वगाहना स्थान ते लगाइ, उत्कृष्ट अ्वगाहना स्थान 


५३२ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया ११२ 


पर्यन्त दोय स्थान है, तिनिकी च्यारि विदी लिखनी । बहुरि इस ही प्रकार श्रागै 
इस एक ही पक्ति विपे सूक्ष्म पर्याप्त वायु, तेज, श्रप्‌, पृथ्वी, बहुरि बादर पर्याप्त वायु, 
तेज, पृथ्वी, श्रपू, निगोद, प्रतिष्ठित प्रत्येक इनिका श्रपना-श्रपना जघन्य श्रवगाहना 
स्थान कौ श्रादि देकरि श्रपना-अ्रपना उत्कृष्ट अ्रवगाहना स्थान पर्यन्त दोय-दोय 
स्थाननि की च्यारि-च्यारि बिंदी लिखनी | वहुरि अँसे ही प्रतिष्ठित प्रत्येक का 
उत्कृष्ट भ्रवगाहन स्थान ते आगे तिस ही पक्ति विप॑ अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त का 
जघसच्य अवगाहना स्थान ते लग इ उत्कृष्ट श्रवगाहना स्थान पर्यन्त तेरह स्थान हैं । 
तिनिकी छब्बीस विदी लिखनी । असे इस एक ही पक्ति विपे विदी लिखनी कही । 
तहा पर्याप्त सूक्ष्म निगोद का आदि स्थान सतरहवा है, ताते इनिके दोय स्थाननि 
की सोलहवा स्थान की दोय विदीनि का नीचा कौ छोडि सतरहवा अश्रठारहवा स्थान की 
च्यारि बिदी लिखनी । बहुरि सूक्ष्म पर्याप्त का आदि स्थान बवीसवा है । ताते तिस ही 
पक्ति विषे उगणीसवा स्थान की दोय बिंदी का नीचा कौ छोडि वीसवा, इकईसवा 
दोय स्थाननि की च्यारि विदी लिखनी।। असे ही वीचि-वीचि एक स्थान की दोय- 
दोय बिंदी का नीचा कौं छोडि-छोडि सूक्ष्म पर्याप्त तेज आदिक के दोय-दोय स्थाननि 
की च्यारि-च्यारि विदी लिखनी | बहुरि तिस ही पक्ति विपे अप्रतिष्ठित प्रत्येक के 
पचासवा ते लगाइ स्थान है, ताते पचासवा स्थानक की विदीनि ते लगाइ तेरह 
स्थाननि की छब्बीस बिदी लिखनी, असे एक-एक पक्ति विषे कहे । बहुरि तिस 
पक्ति के नीचे-तीचे श्रठारमी,उगणीसमी, बीसमी, इकवीसमी पक्ति विपे पर्याप्त 
द्वीद्विय, त्रीद्षिय, चतुरिद्रिय, पचेद्रिय जीवनि का श्रपना-अश्रपना जधन्य अवगाहन स्थान 
ते लगाइ उत्कृष्ट स्थान पर्यन्त ग्यारह, आठ, झाठ, दश स्थान है| तिनिकी क्रम ते 
बाईस, सोलह, सोलह, बीस विदी लिखनि। तहा पर्याप्त वेद्रिय के इक्‍्यावन ते 
लगाइ स्थान है, ताते सत्तरहवी पक्ति विष अप्रतिष्ठित प्रत्येक की छुब्बीस बिंदी 
लिखी थी, तिनिके नीचे आदि की पचासवा स्थान की दोय विदी का नीचा र्कौं 
छोडि भ्राग॑ वाईस बिदी लिखनी । वहुरि जैसे ही नीचे-तीचे आदि की दोय-दोय 
बिंदी का नीचा कौ छोडि बावनवा, तरेपनवा, चौवनवा स्थानक की बिंदी ते लगाई 
क्रम ते सोलह, सोलह, बीस बिंदी लिखनी । या प्रकार मत्स्यरचना विषे सूक्ष्म 
निगोद लब्धि अ्रपर्याप्त का जघन्य अवगाहना स्थान कौ आदि देकरि सज्ञी पंचेद्री 
पर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहन स्थान पर्यनत सर्वे अवगाहुन स्थाननि की प्रत्येक दोय- 
दोय शून्य की विवक्षा करि तिन स्थावकनि की गरती के आाश्य श्रैसा हीनाधिक वें 


सम्याज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ) ह [ २३३ 


रहित बिदीनि के स्थापन्र का अनुक्रम, सो अनादिनिधन ऋषि प्रणीत आगम 
विषे कह्मा है। ऐसे जीवसमासनि की अवगाहना कहि । 


अ्रब तिनके कुल की सख्या का जो विशेष, ताकौ गाथा च्यारि करि कहै है - 


बावीस सत्त तिण्णि य, सत्त य कुलकोडिसयसहस्साई । 
रणोेया पुढविदगागरिप, वाउक्कायाण परिसंखा ॥११३॥ 


द्वाविशति: सप्त न्नीणि, च सप्त च कूलकोटिशतसहस्राणि ।' 
झेया पृथिवीदकाग्निवायुकायिकानां परिसख्या ॥११३॥ 


टीका - पृथ्वी कायिकनि के कुल बाईस लाख कोडि है । श्रप्‌ कायिकनि के 
कुल सात लाख कोडि है। तेज कायिकनि के कुल तीन लाख कोडि है। वायु 
कायिकनि के कुल सात लाख कोडि है, जैसे जानना । 


कोडिसयसहस्साइं, सत्तट्‌ूछणव य अद्ठवीसाईं । 

बेइंदिय-तेइंदिय-चर्डा रदियहरिदकायारांं ॥११४॥ 
फोटिशतसहल्रारिण, सप्ताष्ट नव च श्रष्टाविशतिः । 
द्वींद्रियत्रींद्रियचतुररिद्रियहुरितकायानास्‌ ॥॥११४।॥ 


टीका - बेद्विय के कुल सात लाख कोडि है। न्रीद्वियनि के कुल श्राठ लाख 
कोडि है । चतुरिद्वियनि के कुल नव लाख कोडि है । वनस्पति कायिकनि के कुल 
अठाईस लाख कोडि है । 


अद्धत्तरस बारस, दसय॑ कुलकोडिसद्सहस्साई । 
जलचर-पक्खि-चउप्पय-उरपरिसप्पेसु णब होंति ॥११५॥ 


भ्रध॑त्रयोदश द्वादश, दशक कुलकोटिशतसहस्रारिण । 
जलचरपक्षिचतुष्पदोरुपरिसपेंषु नव भवंति ॥११५॥। 


टीका - पचेद्विय विषे जलचरनि के कुल साडा बारा लाख कोडि है। 
पक्षीनि के कुल बारा लाख कोडि है । चौपदनि के कुल दश लाख कोडि है। उरसर्प 
जे सरीसप आदि, तिनिके कुल नव लाख कोडि है । 


२१४ |] [ गौम्मटसार जीवकाए्ड गाया ११६-११७ 


छप्पंचाधियवीसं, बारसकूलकोडिसदसहस्साइं । 
सुर-णोरइय-रणाराखं, जहाकमं होति सोयाणि ॥११६॥ 


षट्पचाधिकविशति., द्वादश कुलकोटिशतसहस्रारिण । 
सुरनेरयिकनराणां, यथाक्तमम भवति ज्ञेयानि ॥॥११६।॥ 


टीका - देवनि के कुल छब्बीस लाख कोडि हैं | नारकीनि के कुल पचीस 
लाख कोडि है । मनुष्यनि के कुल बारह लाख कोडि हैं । ए सर्व कुल यथाक्रम करि 


कहे, ते भव्य जीवनि करि जानने योग्य है । 
भ्रागे सर्वे जीवसमासनि के कुलनि के जोड कौ निर्देश करे है - 


एया य कोडिकोडी, सत्तारउदी य सदसहस्साईं । 
पण्णं कोडिसहस्सा, सव्वंगीरं कुलारंं य ॥११७॥ 


एका च कोटिकोटी, सप्तनवतिश्च शतसहस्रारिण । 
पचाशत्कोटिसहस्रारिण सर्वांगिना कुलाना च ॥११७॥। 


टीका - असे कहे जे पृथ्वीकायिकादि मनुष्य पर्यन्त सर्व प्राणी, तिनके 
कुलनि का जोड एक कोडा-कोडि अर सत्याणव लाख पचास हजार कोडि प्रमाण 
(्‌ १६७५०००००००००००० ) हे ॥ 

इहा कोऊ कहै कि कुल श्रर जाति विषे भेद कहा ? 


ताका समाधन - जाति है सो तो योनि है, तहा उपजने के स्थानरूप पुद्गल 
स्कध के भेदनि का ग्रहण करना । बहुरि कुल है सो जिनि पुद्गलनि करि शरीर 
निपज, तिनके भेदरूप हैं। जैसे शरीररूप पुद्गल आकारादि भेद करि पचेद्रिय 

तिर्यच विषे हाथी, घोडा इत्यादि भेद है, असे यथासभव जानने । 

इति आचाय॑ श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्तवर्ती विरचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पचसग्रह 
ग्रन्थ की जीवतत्त्वप्रदी पिका नाम सस्क्ृत टीका के अनुसारि सम्यग्ज्ञान 
चद्रविका नामा इस भाषाटीका विपे जीवकाड विषे प्ररूपित जे बीस 
प्ररूपणा, तिनि विषे जीवसमास प्ररूपणा है नाम 
जाका, असा दूसरा अधिकार सपूर्रा भया ॥२।। 


लीसरा अधिकार :< यर्याप्लि प्ररूपणा 


संभव स्वामि नमो सदा, घातिकर्म विनसाय । 
पाय चतुष्टय जो भयो, तीजो श्रीजिनराय ॥। 


अ्रब इहा जहा-तहा अ्रलौकिक गणित का प्रयोजन पाइए, ताते अलौकिक 
गणित कहिए है सदृष्टि इनिकी श्रागे सदृष्टि अधिकार विषे जानता । 


मान दोय प्रकार है, एक लौकिक एक अलौकिक । तहा लौकिक मान छह 
प्रकार - मान, उन्मरान, भ्रवमान, गणितमान, प्रतिमान, तत्प्रतिमान एवं छह प्रकार 
जानना । तहा पाई माणी इत्यादिक मान जानना । ताखडी का तौल उन्मान 
जानना । चल इत्यादिक का प्रमाण (परिमाण ) भ्रवमान जानना । एक-दोय कौ 
भ्रादि देकरि गणितमान जानना । चरिम तोला, मासा, इत्यादिक प्रतिमान जानना । 
घोडा का मोल इत्यादि तत्प्रतिमान जानना । 


बहुरि भ्रलौकिक मान के च्यारि भेद है - द्रव्य मान, क्षेत्र मान, काल मान, 
भाव मान । तहा द्रव्य मान विषे जघन्य एक परमाणु अर उत्कृष्ट सब पदार्थनि का 
परिमाण। क्षेत्र मान विपे जघन्य एक प्रदेश श्र उत्कृष्ट सब आ्राकाश । काल मान विषे 
जघन्य एक समय श्र उत्कृष्ट तीन काल का समय समूह । भाव मान विष जघन्य 
सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक का लब्धि अक्षर ज्ञान अर उत्कृष्ट केवलज्ञान । 


बहुरि द्रव्य मान के दोय भेद - एक सख्या मान एक उपमा मान । तहा सख्या 
मान के तीन भेद - सख्यात, श्रसख्यात, अनते । तहा सख्यात जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 
ते तीन प्रकार है। बहुरि अ्रसख्यात है, सो परीतासख्यात, युक्तासख्यात, असख्याता- 
सख्यात इनि तीनों के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद करि नव प्रकार है । बहुरि अनत 
है, सो परीतानत, युक्तानत, भ्रनतानत इनि तीनो के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद 
करि नव प्रकार है - ऐसे सख्यामान के इकईस भेद भए । तिनि विषे जघन्य सख्यात 
दोय सख्यामात्र है। इहां एक का गुणकार भागहार कीए किछ वृद्धि-हानि होइ 
नाही, तातें दोय के ही भेद का ग्राहकपना है, एक के नाही है । बहुरि तीनि 
आदिकति के मध्यम सख्यात का भेदपना है, ताते दोय ही को जघन्य संख्यात 


२३६ ] [ गोम्मठसार जीवकाण्ड गाथा ११७ 


कहिये । बहुरि तीनि कौ भ्रादि देकरि एक घाटि उत्कृष्ट सख्यात पर्यन्त मध्यम 
सख्यात जानना । 
सो जघन्य (परीतासख्यात) कितना है ? 


ताके जानने निमित्त उपाय कहै है । श्रनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महा- 
शलाका ए नाम धारक च्यारि कुड करने । तिनिका प्रत्येक प्रमाण जबूद्वीप समान 


पक 
ध्यास येज्षन 


१७९०२०५७ 
ऊड़ाई चेक्षन 


१०९०० 













सनवथस्था 
ब्यासयोजन 

१००००० 
ऊद्ाई पोजम 


है००० 








मद्दाशछारा 

श्यास पेाजन 
००००० 

ऊड्डाह पोजन 


२०७०० 


प्रतिशलावा 
म्यास येजन 


१००००० 


ऊड़ाई ग्राज़न 
१००० 












लाख योजन चौडा श्रर एक हजार योजन ऊढा जानना । तिनि विषे अ्रनवस्था कु ड 
को सिघाउ गोल सरसौ करि भरना । केते सरसौनि करि भरे, सो कहिए है - एक, 
नव, सात, नव, एक, दोय, बिंदी, नव, दोय, नव, नव, नव, छह, आठ इतने तो अ्रक 
श्रनुक्रम ते लिखने, तिनके आगे इकतीस बिंदी और लिखनी, इतने प्रमाण सरिसों 
तौ उस कुंड के माही मावे । ( १६९७६१२०६२६६९६६८०००००००००००००००० 
००००००००००००००० ) बहुरि उस कुड के ऊपरि आकाश विषे राशि करिए, 
सो सिघाउ भरना कहिए, सो ऊपरि कितने सरसो का ढेर होइ, सो कहिए है । एक 
सात, नव, नव, दोय बिंदी, बिदी, आठ, च्यारि, पाच, च्यारि, पाच, एक, छह इतने 
तौ शअ्रनुक्रम ते लिखने अर इनिके आगे सोलह बार छत्तीस-छत्तीस लिखने । (१७ 
९६३००४४४४५६६ ३६-४६ 3६ हे ३६ $६ ३६ ३६ जद ३६ 'ेंह १६ ३६ ३६ 


१.६ 
३६ ३६ ) इतनी सरसों, बहुरि च्यारि सरसो का ग्यारहवा भाग ( ३१ ) इतनी 
सरसों का ऊपरि ढेर होइ | इनिका फलावना गोल घनरूप क्षेत्रफल के करण 
सूत्रनि करि वा अन्य राशि के करण सूत्रनि करि होइ है, सो त्रिलोकसारादिक सौ 
जानना । इनि दोऊ राशि कौ जोड दीजिए, तब एक हजार नव से सत्ताणवे कोडा- 
कोडि कोडाकोडि कोडाकोडि ग्यारा लाख गुणतीस हजार तीन से चौरासी कोडाकोडि 
कोडाकोडिकोडि इक्यावन लाख इकतीस हजार छ से छत्तीस कोडाकोडि कोडाकोडि 
छत्तीस लाख छत्तीस हजार तीन से त्रेसठि कोडाकोडि कोडि तरेसठि लाख तरेसठि 
हजार छ से छत्तीस कोडाकोडि छत्तीस लाख छत्तीस हजार तीन से तरेसठि कोडि 


क्षे्पर्शानश्न्दरिका भाषाटीका ] [ १३७ 


तरेसठि लाख तरेसठि हजार छ से छत्तीस सरसी श्रर च्यारि सरसों का ग्यारहवा 


भाग (१६१७, ११२६३८४, ५१३१६३६, २६३६३६३, ६३६३६३२६, २३६२६ ३६३ 
६३ ६३ ६३६ । ४ ) इतनी सरसौ करि श्रतवस्था कुड सिधाऊ भरथा । 
११ 


सो भरि करि श्रन्य एक सरसौ कौ शलाका कूड में नाखि, तिस अनवस्था कुड की 
सर्वे सरसौनि कौ मनुष्य है, सो बुद्धि करि श्रथवा देव है, सो हस्तादि करि ग्रहण 
करि जबूँद्वीपादिक द्वीप-समुद्रनि विष श्रनुक्रम ते एक द्वीप विषे एक समुद्र विषे गेरता 
गया, वे सरिस्यो जहा द्वीप विषे वा समुद्र विषे पूर्ण होइ, तहा तिस द्वीप वा समुद्र 
की सूची प्रमाण चौडा अर ओऔ्ौडा पूर्वोक्त हजार ही योजन जेसा दूसरा श्रनवस्था 
कूड तहा ही करना । 


सूची कहा कहिए ? 


विवक्षित के सन्‍्मुख अत के दोऊ तटनि के बीचि जेता चौडाई का परिणाम 
होइ, सोई सूची जाननी । जैसे लवरा समुद्र की सूची पाच लाख जोजन है | जिस 
द्वीप की वा समुद्र की सूची कहिए, तिस ते पहिले द्वीप वा समुद्र ते वाकी सूची के 
मध्य भ्राय गये। श्रैसा वहा कीया हुवा अ्नवस्था कूड कौ सरसोनि करि सिघाऊ 
भरना । भरि करि अन्य एक सरिसौ उस ही शलाका कूड विषे गेरणी । अर इस 
दूसरे अनवस्था कु ड की सरिसोनि कौ लेइ, तहा ते आगे एक द्वीप विषे, एक समुद्र 
विषे गेरते जाइए, तेऊ जहा द्वीप वा समुद्र विष पूर्ण होइ तिस सहित पूर्व के द्वीप 
समुद्र तिनि का व्यासरूप जो सूची, तीहि प्रमाण चौडा श्रर श्रौडा पूर्वोक्त हजार 
जोजन श्रैसा तीसरा अ्रनवस्था कु ड सिघाऊ सरिसोनि करि भरता । भरि करि भ्रन्य 
एक सरिसो उस ही शलाका कूड में गेरि, इस तीसरे भ्रनवस्था कुड की सरिसौ लेइ, 
तहा ते आगे एक द्वीप विषे एक समुद्र विषे गेरणी । वह जहा पूर्ण होइ, तहा तिस 
को सूची प्रमाण चौथा अ्नवस्था कुंड करना, ताकौ सरिसो करि सिघाऊ भरना । 
भरि करि अन्य एक सरिसौ शलाका कुड विष गेरिए, इनि सरसो को तहा ते आगे 
एक द्वीप विषे एक समुद्र विषे गेरणी, असे ही व्यास करि बधता-बधता अ्रनवस्था 
कुड करि एक-एक सरिसौ शलाका कुड विषे गेरते जहा शलाका कूड भरि जाइ, तब 
एक सरिसौ प्रतिशलाका कुड विषे गेरिए । शैसे एक नव आदि अक प्रमाण जितनी 
सरिसो पहिला अ्रनवस्था कूड विषे माई थी, तितने प्रमाण अनवस्था क्‌ड भए 
शलाका कुड एक बार सिघाऊ भरा गया। बहुरि इस शलाका कूड कौ रीता 


श्३े८प ] [ गोम्सटसार जोधकाण्ड गाया ११७ 


कीया अर पिछला श्रनवस्था कुड की सरिसो तहा ते आगे एक द्वीप विषे एक 
समुद्र विषे गेरता जहा पूर्ण भई, तहा फेरि उसको सूची प्रमाण चौडा अनवस्था कुड 
करि एक सरिसों जो रीता कीया था शलाका कूड, तिस विष गेरी। अँसे ही 
पूर्ववत्‌ व्यास करि बधता-बधता तितना ही श्रनवस्था कुड कीजिए, तब दूसरी बार 
शलाका कुड पूर्ण होइ । तब प्रतिशलाका कूड विपे एक सरिसी और गेरणी । पीछे 
फेरी शलाका कुड रीता करि तैसे ही भरणा । जब भरे, तव एक सरिसी प्रतिशलाका 
कूड विष श्लौर गेरणी | असे ही जब एक, नव आदिक प्रमाण कीं एक नवादिक 
अकनि ते गुणों जो परिणाम होइ, तितने भ्रनवस्था कुड जब होइ, तव प्रतिशलाका 
कूड सपूर्ण भरे, तव ही एक सरिसौ महाशलाका कुड विषे गेरणी । बहुरि वे 
शलाका कूड वा प्रतिशलाका कुड दोऊ रीते करणे । बहुरि पूर्वोक्त रीति करि एक- 
एक अ्रनवस्था कुड करि एक-एक सरिसौ शलाका कूुड विषे गेरणी । जब शलाका 
कूड भरे, तब एक सरिसौ प्रतिशलाका कूड विष गेरणी । ग्रैसे करते-करते प्रतिशलाका 
कुड फेरी सपूर्णा भरे, तब दूसरी सरिसों महाशलाका कूड विषे फेरी गेरणी | बहुरि 
वेसे ही शलाका प्रतिशलाका कुड रीता करि उस ही रीति सौ प्रतिशलाका कूड भरे, 
तब सपूर्ण तीसरी सरिसोँ महाशलाका कूड विष गेरणी । असे करते-करते एक नव 
ने आदि देकरि जे अकनि का घन कीये जो परिणाम होइ, तितने अनवस्था कुड जब 
होइ, तव महाशलाका कूड भी सपूर्ण भरे, तब प्रतिशलाका का शलाका, अनवस्था 
कूड भी भरे | इहा जे एक नव ने आदि देकरि भ्रकनि का घन प्रमाण अनवस्था कुड 
कहे, ते सर्व ऊडे ती हजार योजन ही जानने । बहुरि इनिका व्यास, अपना द्वीप वा 
समुद्र की सूची प्रमाण बधता-बधता जानना। सो लक्ष योजन का जेथवा द्वीप वा 
समुद्र होइ, तितनी बार दूणा कीये तिस द्वीप वा समुद्र का व्यास आवे है | बहुरि 
व्यास कौ चौगुणा करि तामै तीन लाख योजन घटाये सूची का प्रमाण आवे है । 
ताते तहा प्रथम अनवस्था कूड का व्यास का प्रमाण लाख योजन है । बहुरि पहला 
कुड मे जितनी सरिसों माई थी, तितनी ही बार लक्ष योजन का दूणा-दूणा कौये 
जहा द्वीप वा समुद्र विषे वे सरिसौ पूर्ण भई थी, तिस द्वीप वा समुद्र के व्यास का 
परिमाण आवी है । बहुरि व्यास का परिमाण कौ चौगुणा करि तीहि में तीन लाख 
योजन घटाइए, तब तिस ही द्वीप वा समुद्र का सूची परिमाण आभावै। जो सूची 
परिमाण श्रावे, सो ही दूसरा कुड का व्यास परिमाण जानना । बहुरि पहिला वा 

दूसरा कुड विषे जितनी सरिसों माई, तितनी बार लक्ष योजन कौ दूरया-हूणा करि 


सम्परज्ञानचर्द्रिका भाषाटीका ] [ २३६ 


जो परिमाण श्राव, ताकौ चौगुणा करि तीन लाख योजन घटाइए, तब तीसरा 
अ्नवस्था कूड का व्यास परिमाण आ वे है। बहुरि पहिला वा दूसरा वा तीसरा 
अनवस्था कुड विषे जेती सरिसो माई होइ, तेती बार लक्ष योजन को दूणा-दूणा 
करि जो परिमाण आबै, ताकौ चौगुणा करि तीन लाख योजन घटाए, चौथे 
श्रनवस्था कुड का व्यास परिमाण आवे, ऐसे बधता-बधता व्यास परिमाण अत का 
श्रनवस्था कुड पर्यन्त जानना । तहा जो अत का श्रनवस्था कुड भया, तीहि विषे 
जेती सरिसों का परिमाण होइ, तितना जघन्य परीतासख्यात का प्रमाण जानना । 
इहा शलाका कूड विषे एक सरिसो गेरे जो एक अनवस्था कुड होइ, तो शलाका 
कुड विषे एक, नव श्रादि अक प्रमाण सरिसो गेरे केते भ्रनवस्था कुड होइ ? ऐसे 
त्ररशिक करिये, तब प्रमाण राशि एक, फल राशि एक, इच्छा राशि एक नवादि 
श्रक प्रमाण । तहा फल राशि करि इच्छा कौ गुरि प्रमाण का भाग दीए लब्ध राशि 
एक नवादि अक प्रमाण हो है । बहुरि प्रतिशलाका कुड विष एक सरिसौ गेरे एक 
नवादि अक प्रमाण अनवस्था कुड होइ, तो प्रतिशलाका कुड विषे एक नवादि अक 
प्रमाण सरिसो गेरे केते होइ ? ऐसे त्राराशिक कीए प्रमाण १ फल १९--इच्छा १९०-- 
लब्धराशि एक नवादि अकनि का वर्ग प्रमाण हो है । बहुरि महाशलाका कूड विषे 
एक सरिसो गेरे, अनवस्था कूड एक नवादि (अ्रकनि) का वर्ग प्रमाण होइ, तो महा- 
शलाका कूड विषे एक नवादि अक प्रमाण सरिसौ गेरे केते अभ्रनवस्था कुड होइ ? 
ऐसे त्रराशिक कीए, प्रमाण १, फल १६- वर्ग इच्छा १९- लबव्धराशि एक नवादि 
अकनि का घन प्रमाण हो है। सो इतना अनवस्था कूड होइ है, ऐसा अनवस्था 
कुडनि का प्रमाण जानना । वहुरि जघन्य परीतासख्यात के ऊपरि एक-एक बधता 
क्रम करि एक घाटि उत्कृष्ट परीतासख्यात पर्यन्त मध्य परीतासंख्यात के भेद 
जानने । वहुरि एक घाटि जघन्य युक्तासख्यात परिमाण उत्कृष्ट परीतासख्यात 
जानना । 


अब जघन्य युक्तासख्यात का परिमाण कहिए है - जघन्य परीतासख्यात 
का विरलन कीजिए । विरलन कहा ? जेता वाका परिमाण होइ, तितना ही एक-एक 
करि जुदा-जुदा स्थापन कीजिये । बहुरि एक-एक की जायगा एक-एक परीतासख्यात 
माडिए, पीछे सबनि कौ परस्पर गुरिएए, पहिला जघन्य परीतासंख्यात कौ दूसरा 
जधन्य परीतासख्यात करि गुणिए, जो परिमाण आवे, ताहि तीसरा जघन्य परीता- 
सख्यात करि गुणिये । बहुरि जो परिमाण आवै, तीने चौथा करि गुरिएए, श्रैसे अत 


२४० ] [ गोम्सटसार जीवरकाण्ड गाया ११७ 


ताई परस्पर गुणे जो परिमाण आवे, सो परिमाण जघन्य युक्तासख्यात का जानना । 
याही कौ अक सदृष्टि करि दिखाइए है - 


जघन्य परीतासंख्यात का परिमाण च्यारि (४ )याका विरलन कीया १, १ 
४ ४ ४४४ ४ 


१, १। बहुरि एक-एक के स्थानक, सोहि दीया १ ११ १ परस्पर गुणन कीया, तब 
दोय से छप्पत भया । अँसे ही जानना | सो इस ही जघन्य युक्तासख्यात का नाम 
भ्रावली है, जाते एक आवली के समय जघन्य युकतासख्यात परिमाण है। बहुरि 
याके ऊपरि एक-एक बधता एक घाटि उत्कृष्ट युक्तासख्यात पर्यन्त मध्यम युक्तासख्यात 
के भेद जानने । बहुरि एक घाटि जघन्य श्रसख्यातासख्यात परिमाण उत्कृष्ट युक्ता- 
सख्यात जानना । 


अब जघन्य श्रसंख्यातासख्यात कहिए है - जघन्य युक्तासख्यात कौं जघन्य 
ध्रुक्तासख्यात करि एक बार परस्पर गुणे, जो परिमाण आवे, सो जघन्य असख्याता- 
सख्यात जानना । याके ऊपरि एक-एक बघता एक घाटि उत्कृष्ट असख्यातासख्यात 
पर्यन्त मध्यम श्रसर्यातासख्यात जानने । एक घाटि जघन्य परीतानत प्रमाण उत्कृष्ट 
झसख्यातासख्यात जानना । 

शभ्रब जघन्य परीतानत कहिए है - जघन्य असख्यातासख्यात परिमाण तीन 
राशि करना - एक शलाका राशि, एक विरलन राशि, एक देय राशि । तहा विरलन 
राशि का तो विरलन करना, बखेरि करि जुदा-जुदा एक-एक रूप करना, श्रर एक-एक 
के ऊपरि एक-एक देय राशि घरना । 


भावार्थ - यहु जघन्य असख्यातासंख्यात प्रभार स्थानकनि विपे जघन्य 
श्रसख्यातासख्यात जुदे-जुदे माडने । बहुरि तिनिकौ परस्पर गुणिए, जैसे करि उस 
शलाका राशि मैं स्थो एक घटाइ देना । बहुरि श्रेसे कीए जो परिमाण आया, तितने 
परिमाण दोय राशि करना, एक विरलन राशि, एक देय राशि | तहा विरलन राशि 
का विरलन करि एक-एक ऊपरि एक-एक देय राशि कौ स्थापन करि, परस्पर 
गुरिए । ग्रैसे करि उस शलाका राशि मैं स्यो एक और घटाइ देना । बहुरि ऐसे कीए 
जो परिमाण आया, तितने प्रमाण विरलन-देय स्थापि, विरलन राशि का विरलन 
करि एक-एक प्रति देय राशि कौ देइ परस्पर गुणिये, तब शलाका राशिसु शा भौर 
काढि लेना, जैसे करते-करते जब यह पहिली बार किया शलाका राशि सर्वे सूर्य 
होई, तव तहा जो किछु परिमाण हुवा, सो यहु महाराशि असख्यातासख्यात का सय 


संम्पसश्ञानचन्त्रिका भाषादीका ] [ २४१ 


पैद है, सो तितने-तितमे परिमांर तीमे राशि बहुरि करता - एक शलाका राशि, 
एक विरलन राशि, एक देये राशि । तहा। विर्ल॒न राशि का विरलत करि एक-एक 
के स्थाम के देय राशि का स्थापन करि परेंसुपर गुँगीये, तब शलाका राशि में सू 
एक काष्ि लेना बहुरि जो परिमाण आया, ताका विरलन करि एक-एक प्रति तिस 
ही परिमारा को स्थापतत करि परस्पर गुणिये, तब एक और शलाका राशि मे सू 
काढि लेना । श्रैसे करते-करते जब दूसरी बार भी किया हुआ शलाका राशि सएर्ण 
होइ, तब ग्रैसे करता जो परिमारण मध्यम असख्यातासख्यात का भेदरूप श्राया, तिस 
परिमाण तीन राशि स्थापत करनी - शलाका, विरलन, देय । तहा विरलन 
राशि कौ बखेरि एक-एक स्थानक विष देय राशि कौ स्थापन करि परस्पर गुणिये, 
तब तीसरी शलाका राशि में सौ एक काढि लेना । बहुरि जैसे करते जो परिमाण 
ग्राया था, तिस परिमाण राशि का विरलन करि एक-एक स्थानक विषे तिस 
परिमाण ही का स्थापन करि परस्पर गरिये, तब शलाका राशि मे स्‍्थयो एक और 
काढि लेना । असे करते-करते जब तीसरी बार भी शलाका राशि सपूर्ण भया, तब 
शलाका त्रय निष्ठापन हुवा कहिये । आगे भी जहां शलाका त्रय निष्ठापन कहियेगा, 
तहा असा ही विधान जानना । विशेष इतना जो शलाका, विरलन, देय का परिमाण 
वहा जेसा होइ, तैसा जानना । अब असे करते जो मध्यम असख्यातासरु्यात का 
भेदरूप राशि उपज्या, तीहि विषे ये छह राशि मिलावना । लोक प्रमाण धर्म द्रव्य 
के प्रदेश, लोक प्रमाण अबर्म द्रव्य के प्रदेश, लोक प्रमाण एक जीव के प्रदेश, लोक 
प्रमाण लोकाकाश के प्रदेश, ताते असख्यातगुणा श्रप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक 
जीवनि का परिमाण, ताते अ्रसंख्यात लोकगुणा तो भी सामान्यपने श्रसख्यातलोक 
प्रमाण सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवनि का परिमाण - ये छहो राशि 
पूर्वोक्ति प्रमाण विषे जोडने । जोडे जो परिमाण होइ, तीहि परिमाण शलाका, विरलन 
देय राशि करनी । पीछे अ्रनुक्रम ते पूर्वोक्त प्रकार करि शलाका ज्रय निष्ठापन करना 
अंसे करते जो कोई महाराशि मध्य असख्यातासख्यात का भेदरूप भया, तीहि विषे 
च्यारि राशि और मिलावने । बीस कोडाकोडी सागर प्रमाण उत्सपिणी, अवसर्पिणी 
दोय कालरूप कल्पकाल के संख्यात पल्यमात्र समय, बहुरि अ्रसख्यात लोकमात्र 
अनुभाग वध कौ कारणभूत जे परिणाम, तिनिके स्थान, बहुरि इनि ते असख्यात 
लोकगुणे तो भी असंख्यात लोकमात्र अनुभाग बध कौ कारणभूत जे परिणाम, 
तिनिके स्थान, बहुरि इनिते असख्यात लोकगुणे तो भी अ्रसख्यात लोकमात्र मन, 


२४२ ] [ गोम्मटसार जीवफाण्ड गाया ११७ 


वचन, काय योगनि के श्रविभाग प्रतिच्छेद,, जैसे ये च्यारि राशि पूर्वोक्त परिमाण 
विषे मिलावने । मिलाये जो परिमाण होइ, तीहि महाराशि प्रमाण शलाका, विरलन, 
देय राशि करि भनुक्रम ते पूर्वोक्त प्रकार शलाका त्रय निष्ठापन करना । अँसे करते 
जो परिमाण होइ, सो जघन्य परीतानत है । बहुरि याके ऊपरि एक-एक वधता एक 
घाटि उत्कृष्ट परीतानत पर्यन्त मध्यम परीतानत जानना । बहुरि एक घाटि जघन्य 
ठक्तानत परिमाण उत्कृष्ट परीतानत जानना । 


अश्रव जघन्य युक्तानत कहिये है - जघन्य परीतानत का विरलन करि-करि 
बखेरि एक-एक स्थान विषे एक-एक जघन्य परीतानत का स्थापन करि परस्पर गुणे 
जो परिमाण आवे, सो जघन्य युक्तानत जानना। सो यहु अ्रभव्य राशि समान है । 
अभव्य जीव राशि जघन्य युक्तानत परिमाण है | बहुरि याके ऊपरि एक-एक बधता 
एक घाटि उत्कृष्ट युक्तानंत पर्यन्त मध्यम युक्तानंत के भेद जानना । बहुरि एक घाटि 
जघन्य अनताननन्‍्त परिमाण उत्कृष्ट युक्तानन्त जानना । 


श्रव जघन्य श्रनतानत कहिये है - जघन्य युक्तानत कौ जघन्य युक्तानत 
करि एक ही बार गुणे जघन्य अनतानत होइ है। वहुरि याके ऊपरि एक-एक 
बधता एक घाटि केवलज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद प्रमाण उत्कृष्ट श्रनतानत पर्यन्त 
मध्यम अ्रनंतानत जानने । सो याके भेदनि कौ जानता सता श्रैसे विधान करे - जघन्य 
अ्रनतानत परिमाण शलाका, विरलन, देयरूप तीन राशि करि शभ्रनुक्रम ते शलाका 
त्रय निप्ठापन पूर्वोक्त प्रकार करि करना । असे करते जो मध्यम श्रनतानत भेदरूप 
परिमाण होइ, तीहि विषे ए छह राशि और मिलावना । जीव राशि के अनतवे भाग 
सिद्ध राशि, बहुरि ताते अनतगुणा जैसा पृथ्वी, भ्रप्‌, तेज, वायु, प्रत्येक वनस्पति, 
त्रस राशि रहित ससारी जीव राशि मात्र निगोद राशि, बहुरि प्रत्येक वनस्पति सहित 
निगोद राशि प्रमाण वनस्पति राशि, बहुरि जीव राशि ते अ्रनतगुणा पुदूगल राशि, 
बहुरि याते अ्रनन्तानन्त गुणा व्यवहार काल के समयनि की राशि, बहुरि याते श्रनता- 
नन्‍्त गणा अलोकाकाश के प्रदेशनि की राशि - जैसे छहो राशि के परिमाण हूव 
परिमारा विपे मिलावने । बहुरि मिलाए जो परिमाण होइ, तीहिं प्रमाण शलाका, 
विरलन, देय करि क्रम ते पूर्ववत्‌ शलाका त्रय निष्ठापन कीये जो कोई मध्यम श्रतता- 
तत का भेदरूप परिमाण पावै, तीहिं विषे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य के अगुरुलधु गुण का 
श्रविभाग प्रतिच्छेदनि का परिमाण अनतानत है, सो जोडिए । यो करते जो मह। 


सम्पाज्ञानचचर्दरिका भाजाटीका | [ २४३ 
परिमाण होड, तीहि प्रमाण शलाका, विरलन, देय करि क्रम ते पूर्वोक्त विधि करि 
शलाका त्रथनिष्ठापन कीये जो कोई मध्यम ग्रनतानत का भेदरूप महा परिमाण 
होइ, तिस परिमाण कौ केवलज्ञान शक्ति का अविभाग प्रतिच्छेदनि का समूहरूप 
परिमाण ॒ विषे घटाइ, पीछे ज्यू का त्यू! मिलाइये, तब केवलज्ञान के अ्विभाग 


प्रतिच्छेदनि का प्रमाण स्वरूप उत्कृष्ट अनतानत होइ है । 


इ॒हां प्रइन - जो पूर्वोक्त परिमाण कौ पहिले केवलज्ञान में सो काढि, पीछे 
फेरि मिलाया सो कौन कारण ? 


ताका समार्धान - केवलज्ञान का परिमाण अंसा नाही जो पूर्वोक्त परिमाण 
के गुणनादि क्रम करि जाण्या जाय । अर उस परिमाण को केवलज्ञान मे मिलाइये 
तो केवलज्ञान ते अ्रधिक प्रमाण होइ, सो है नाही । बहुरि किछू न कहिए तो गणित 
विष सबध टूटे, ताते पूर्वोक्त परिमाणा को पहिले केवलज्ञान मे सौ घटाइ, पीछे 
मिलाइ, केवलज्ञान मात्र उत्कृष्ट श्रनतानत कह्मा है । श्रैसे ये इकईस भेद सख्यामान 
के कहे । 


अरब सख्या के विशेषरूप जे चौदह धारा, तिनिक्रा कथन कीजिए है - १ सर्व 
धारा, २ समधारा, ३ विषमधारा, ४. कृतिधारा, ५ अकृति धारा, ६ घनधारा, 
७ अधनधारा, ८ कृति मात्रिकधारा, € अकृृति मात्रिकधारा, १० घन मातृकधारा 
११ श्रघपन मातृकधारा, १२ द्विरूप वर्गधारा, १३ ह्विरूपघनधारा, १४ द्विरूपघना- 
घनधारा - शसे ये चौदह धारा जाननी । 


तहा कहे जे सर्वे सख्यातादि भेद, ते एक आदि ते होहि असे जे सर्व सख्यात 
विशेषरूप सो सर्वधारा है । 


अवशेष तेरह धारा याही विषे उत्पन्न जाननी । या धारा का प्रथम स्थान 
एक प्रमाण, दूसरा स्थान दोय प्रमाण, तीसरा स्थान तीन प्रमाण - असे एक-एक 
बधता केवलज्ञान पर्यन्त जानने । केवलज्ञान शब्द करि उत्कृष्ट अनतानत जानने । 
इस धारा विषे सर्वे ही सख्या के विशेष आये, ताते याके सर्वस्थान केवलज्ञान 
परिमाण जानने | 


बहुरि जिस विषे समरूप सख्या के विशेष पाइये, सो समधारा है । याका 
आदि स्थान दोय, दूसरा स्थान च्यारि, तीसरा स्थान छह, जैसे दोय-दोय बधता 


२४४ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया ११७ 


केवलज्ञान पर्यत जानने । याके सर्वस्थान केवलज्ान का आ्राधा परिणाम है। सर्व- 
धारा विष सर्वसख्यात के विशेष थे, तिनिमे श्राधे तौ समरूप है, आधे विषमरूप हैं, 
ताते याके स्थान केवलज्ञान का श्राधे प्रमाण कहे । 


बहुरि जिस विषे विषमरूप सख्या विशेष पाइये, सो विषमधारा है | याका 
आदि स्थान एक, दूसरा स्थान तीन, तीसरा स्थान पाच, श्रैसे दोय-दोय बधता एक 
घाटि केवलज्ञान पर्यत जानने । याके सर्वेस्थान आधा केवलज्ञान प्रमाण है । 


बहुरि जिस विषे वर्गरूप सख्या विशेष पाइये, सो कृतिधारा है। याका 
प्रथम स्थान एक, जाते एक का वर्ग एक ही है। बहुरि दूसरा स्थान च्यारि, जाते 
दोय का वर्ग च्यारि हो है। बहुरि तीसरा स्थान नव, जाते तीनि का वर्ग नव है। 
बहुरि चौथा स्थान सोलह, जाते च्यारि का वर्ग सोलह है । असे ही पचादिक के वर्ग 
पचीस ने आदि देकरि याके स्थान केवलज्ञान पय॑त जानने । याके सर्वस्थान केवल- 
ज्ञान का वर्गमूल परिमाण जानने । जिस परिमाण का वर्ग कीये केवलज्ञान का 
परिमाण होइ, इतने याके स्थान है । 


बहुरि जिस विषे वर्गरूप सख्या विशेष न पाइये, सो भ्रकृतिधारा है। सर्व 
धारा के स्थानकनि मे स्यो कृतिधारा के स्थान दूरि कीए श्रवशेष सर्वस्थान इस 
धारा के जानने । याका पहिला स्थानक दोय, दूसरा तीन, तीसरा पाच, चौथा छह, 
(पाचवा सात, छठा श्राठ) इत्यादि एक घाटि केवलज्ञान पर्यत जानने । याके सर्व- 
स्थान केवलज्ञान का वर्गमूल करि हीन केवलज्ञान परिमाण जानने । 


बहुरि जिस विषे घनरूप सख्या विशेष पाइये, सो घनधारा है। याका 
पहिला स्थान एक, जाते एक का घन एक ही है। बहुरि दूसरा स्थान श्राठ, जाते 
दोय का घन आ॥राठ हो है। बहुरि तीसरा स्थान सत्ताईस, जाते तीन का घन सत्ताईस 
हो है । चौथा स्थान चौसठि, जाते च्यारि का घन चौसठि हो है । अभैसे पचादिक 
का घन सवासौ ने आदि देकरि याक्रे स्थान केवलज्ञान के आसन्न घन पर्यत जानने । 


केवलज्ञान का श्रासन्न घन कहा कहिये ? 

सो अकसदप्टि करि दिखाइये है - केवलज्ञान का परिमाण पेसठि हजार 
पाच से छत्तीस (६५५३६) । याका श्राधा कीजिए, तब घनधारा का स्थान होइ 
(३२७६८) । याका घनमूल बत्तीस (३२) । वहुरि याके ऊपरि तैतीस ने श्रादि 


संम्पस्शानचन्द्रिका भाषादौका [ २४५ 


देकरि चालीस पर्यत घनमूल के स्थान है, जातें चालीस का घन कीए चौसठि हजार 
होइ, सो आसचन्न घन जानना । जाते इकतालीस का घन कीजिए, तौ अड़सठि हजार 
नव से इकवीस होइ, सो केवलज्ञान के परिमाण सौ बधता होइ, सो संभव नाही । 
ताते केवलज्ञान के नीचे जो परिमाण घनरूप होइ, ताको केवलज्ञान का श्रासन्न घन 
कहिए । इस आसन्न घन का जो घनमूल, ताकां'जो परिमाण, तितने इस धारा के 
स्थान जानने । 


कोड कहै कि केवलज्ञान के अ्र्धपरिमाण कौ घनस्थान तुम कैसे जान्या ? 


ताका समाधान - ह्विरूप वर्गधारा के जे स्थान कहैगे, तिनि विषे पहिला, 
तीसरा, पाचवा ने आदि देकरि जे विषम स्थान है, तिनिका तौ चौथा भाग परिमाण 
घनधारा का स्थान जानना । जैसे द्विरूप वर्गधारा का पहिला स्थान च्यारि, ताका 
चौथा भाग एक, सो घनधारा का स्थान है । बहुरि तीसरा स्थान दोय से छप्पन, 
ताका चौथा भाग चौसठि, सो घनधारा का स्थान है, असा सर्वत्र जानना । बहुरि जे 
दूसरा, चौथा, छठा ने आदि देकरि समस्थान है, तिनिका श्राधा प्रमाण घनस्थान 
जानना । जेसे दूसरा स्थान सोलह, ताका आधा आठ, सौ घनधारा का स्थान है। 
चौथा स्थान पेसठि हजार पाच से छत्तीस, ताका आधा बत्तीस हजार सात से झ्ड- 
सठि, सो भी घनस्थान है । याते यहु केवलज्ञान भी द्विरूप वर्गधारा के समस्थान 
विष है, ताते याका आधा परिमाण कौ घनस्थान कटल्मा । 


बहुरि प्रश्त - जो केवलज्ञान कौ द्विरूप वर्गंधारा के समस्थान विपषे कंसें 
जान्या ? 


ताका समाधान - केवलज्ञान की वर्गशलाका का भी परिमाण हिरूप वर्ग- 
धारा के ही विप॑ कट्मा है अर द्विर्प वर्गधारा के जे स्थान है, तिनि विष प्रमाण 
समरूप ही है, ताते जानिए है। ग्ैसे घनधारा कही । 


बहुरि जिस विपे घनरूप सख्या विशेष न पाइए, सो अघनधारा है | सर्वधारा 
विष जे स्थान है, तिनि विषे घनधारा के स्थान घटाएं अवशेष सर्वस्थान इस धारा 
के जानने । याका प्रथम स्थान दोय, दूसरा स्थान तीन, इत्यादिक केवलज्ञान पर्य॑न्त 
जानना । याके सर्वेस्थान घनधारा के स्थान का परिमाण करि हीन केवलज्ञान 
परिमाण जानने । । 


२४८६ ] [ मगोम्मटसार जोवकाण्ड गाथा १७ 


बहुरि जिनिका वर्ग होइ असे सख्या विशेष जिस धारा विपे पाइए, सो 
कृति मातृकधारा है, सो एक ने आदि देकरि सर्व ही का वर्ग होइ है, परतु याका 
अतस्थान केवलज्ञान का वर्गमूल ही जानना। केवलज्ञान के वर्गमूल 
ते एक भी भ्रधिक का जो वर्ग करिए त्तौ केवलज्ञान ते अ्रधिक का परिमाण होइ, 
ताते याके स्थान एक सो लगाइ एक-एक वधत्ता केवलज्ञान के वर्गमूल पर्यत जानने । 
याके सर्वस्थान केवलज्ञान का वर्गमूल परिमाण जानने । 


बहुरि जिनिका वर्ग न होड़ जैसे सख्या जिस धारा विषे पाइए, सो श्रकृतिमातृक 
धारा है। सो एक अधिक केवलज्ञान का वर्गमूल कौं श्रादि देकरि एक-एक बधता 
केवलज्ञान पर्यत जानना । इनका वर्ग न हो है। याके सर्वस्थान के4लज्ञान के वर्ग 
मूल करि हीन केवलज्ञान मात्र जानने! अकसदृप्टि करि केवलज्ञान का प्रमाण 
सोलह, ताका वर्गमूल च्यारि, सो च्यारि पर्यत का तौ वर्ग होय भर पचम ते भ्रादि 
दे करि सोलह पर्यंत का वर्ग न होइ, जो कीजिये तो केवलज्ञान ते श्रधिक परिमाण 
होइ, सो है नाही । 


बहुरि जिनिका घन होइ सके अँसे सख्या विशेष जिस धारा विषे पाइये सो 
घन मातृकधारा है, सो एक ने आदि देकरि सर्व का घन होइ, परतु याका अत 
स्थान केवलज्ञान का जो भ्रासन्‍्न घन, ताका घनमूल परिमाण ही जानना । याके सर्वे- 
स्थान केवलज्ञान के श्रासन्‍न घन का घनमूल समान जानने । 


बहुरि जिनका घन न होइ सके जैसे सख्या विशेष जिस धारा में पाइये, सो 
श्रघन मातृकधारा है, सो केवलज्ञान का एक अधिक आसन्‍्न घनमूल ते लगाइ एक- 
एक बधता केवलज्ञान पर्यत याके स्थान जानने । श्रकसदृष्टि करि केवलज्ञान पेसठि- 
हजार पाच से छत्तीस प्रमाण ( ६५५३६ ), याका आसन्‍न घन चौंसठि हजार 
( ६४००० ) ताका घनमूल चालीस (४०), सो चालीस पर्यत का घन होई, 
इकतालीस ते लगाइ केवलज्ञान पर्यत याका घन न होइ, जो कीजिये तो केवलज्ञान 
ते अधिक परिमाण होइ, सो है ताही । 


बहुरि द्विरूप का वर्ग सौं लगाई पूर्व-पूर्व का वर्ग करत जे सख्या विशेष होइ, 
ते जिस धारा विषे पाइये, सो द्विरूपवर्गधारा है| याका प्रथम स्थान दोय का वर्ग 
च्यारि, बहरि च्यारि का वर्ग दूसरा सोलह, वहुरि याका वर्ग तीसरा स्थान छततन 
अधिक दोय सौ (२५६) । बहुरि याका वर्ग चौथा स्थान पणदूटी, सो पेसठि हजार 


पम्पाशानचन्द्रिकों भाषादीका ] [ २१४७ 


पाच से छत्तीस (६५५३६) प्रमाण का नाम पणट्ठी कहिये है। बहुरि याका वग्गे 
पाचवा स्थान बादाल, सो बियालीस चौराणवे, छिनवे, बहत्तरि, छिनवे ये अक लिखें 
जो प्रमाण होइ, ताकौ बादाल कहिये (४२ ६४ ६६ छ२ ६६) । 


बहुरि याका वर्ग छठा स्थान एकट्टी, सो एक, श्राठ, च्यारि च्यारि, छह, सात, 
च्यारि-च्यारि, बिदी, सात, तीन, सात, बिंदी, नव, पाच; पाच, एक, छह, एक, छह 
इनि अकनि करि जो प्रमाण होइ ताकूँ एकट्टी कहिये है (१८ ४४६७४ ४० 
७३७० ६५४१६ १६) | बहुरि याका वर्ग सातवा स्थान अंसे ही पहला- 
पहला स्थाननि का वर्ग कीए एक-एक स्थाव होइ। तहा सख्यात स्थान भए 
जघन्य परीतासख्यात की वर्गशलाका होइ । 


सो व्गेशलाका कहा कहिए ” 


दोय के वर्ग ते लगाइ जितनी बार वर्ग कीए विवक्षित राशि होइ, तितनी ही 
विवक्षित राशि की वर्गशलाका जाननी । ताते द्विरूप वर्गधारा शभ्रादि तीन धारानि 
विषे जितने स्थान भए जो राशि होइ, तीहि राशि की तितनी वर्गशलाका हूँ । जैसे 
पणट्ठो की वर्ग शलाका च्यारि, बादाल की पाच, इत्यादि जाननी । बहुरि जघन्य परीता- 
मख्यात को वर्गशलाका स्थान ते लगाइ सख्यात स्थान भए, तब जबत्य परीता- 
सख्यात के अ्र्धच्छेदनि का परिमाण होइ । 
सो अधेच्छेद कहा कहिए ? 
विवक्षित राशि का जेती बार श्राधा-आ्राधा होइ, तितने तिस राशि के श्रर्धच्छद 
जानने । जैसे सोलह कौ एक बार आधा कीये आठ होइ, दूसरा आधा कीये न्यारि 
होइ, तीसरा आधा कीये दोय होइ, चौथा आधा कीये एक होइ, श्रेसे च्यारि बार 
आधा भया, ताते सोलह का अत्र्थच्छेद च्यारि जानने । अस ही चौसठि के श्रर्थच्छेद 
छह होइ । असे सर्व के अर्धच्छेद जानने । बहुरि तिस जघन्य परीतासस्यात के 
अथच्छेदरूप स्थान ते सख्यात वर्ग स्थान गये जघन्य परीतासरूयात का वर्गमूल 
होई, याते एक स्थान गये इस वर्गमूल का वर्ग कीये जघन्य परीतासख्यात हो । 
बहुरि याते सख्यात स्थान गये जघन्य युक्तासख्यात होड, सोई श्रावली का परिमाण 
। इंहा वगेशलाकादिक न कहें, ताका कारण आगे कहियेगा । वहुरि याते एक 


स्थान जाइये, याका एक बार वर्ग कीजिये, तब प्रतरावली होइ, जाते आवली के वर्ग 
ही कौ प्रतरावली कहिये है । 


श्श८ ] [ गोम्मटसार जीबकाण्ड गाथा ११७ 


बहुरि इहाते असख्यात स्थान जाइ अद्भापल्य का वर्ग शलाका राशि होइ है । 


बहुरि याते अ्रसख्यात स्थान जाइ, श्रद्धापल्य का श्रर्धच्छेट राशि होइ । बहुरि याते 
प्रसख्यात स्थान जाइ श्रद्धापल्य का वर्गमूल होइ । बहुरि याते असख्यात स्थान गये 
सूच्यगुल होइ । बहुरि याते एक स्थान गये प्रतरागुल होइ । बहुरि याते भ्रसख्यात' 
स्थान गये जगत श्रेणी का घनमूल होइ । बहुरि याते असख्यात सख्यात 
स्थान गये क्रम ते जघन्य परीतानत का वर्गशलाका राशि श्रर श्रर्द्धच्छेद राशि भ्रर 
वर्गमूल होइ । याते एक स्थान गये जघन्य परीतानत होइ । बहुरि याते अभ्रसख्यात 
स्थान गये जघन्य युक्तानत होइ । बहुरि याते एक स्थान गये जघन्य अनतानत होइ। 
बहुरि याते अनतानन्त अनतानत स्थान गये क्रम ते जीव राशि का वर्गेशलाका राशि 
अर श्रद्धच्छेद राशि भर वर्गमूल होइ । याते एक स्थान गये जीव राशि होइ । बहुरि 
श्रव इहा ते श्रागे जे राशि कहिए है, तिनिका वर्गशलाका राशि, अर्धच्छेद राशि, 
वर्गमूल सबका श्रैसे कहि लेना । सो जीवराशि ते अ्नतानत वर्भस्थान गए पुद्गल 
परमाणुनि का परिमाण होइ । याते श्रनतानत वर्गस्थान गए तीनि काल के समयति 
का परिमाण होइ। याते अ्रनतानत स्थान गये श्रेणी रूप आकाश के प्रदेशनि का परिमाण 
होइ, सो यहु लोक-अलोकरूप सब अकाश के लबाईरूप प्रदेशनि का परिमाण है । 
यार्म चौडाई-ऊचाई न लीनी | बहुरि याते एक स्थान गये प्रतराकाश के प्रदेशनि का 
परिमाण है, सो यहु लोक-अ्रलोकरूप सर्व आकाश के प्रदेशनि का लबाईरूप वा 
चीडाईरूप प्रदेशनि का परिमाण है, यार्म ऊचाई न लीनी । ऊचाई सहित घनरूप 
सर्व आकाश के प्रदेशनि का प्रमाण द्विर्प घनधारा विपे है, इस धारा विषे नाही 
है । बहुरि याते अ्नतानत स्थान जाई धर्म द्रव्य, श्रधर्म द्रव्य के अगुरुलघु गुणनि का 
ग्रविभाग प्रतिच्छेदनि का प्रमाण होइ। जिसका भाग न होइ असा कोई शक्ति का 
सूक्ष्म अश, ताका नाम श्रविभाग प्रतिच्छेद है । बहुरि याते श्रनतानत वर्गस्थान गये 
एक जीव के श्रगुरुलघु गुण के षट्स्थान पतित वृद्धि-हानि रूप अ्रविभाग प्रतिच्छेदनि 
का प्रमाण होइ है । वहुरि याते भ्रततानत वर्गस्थान गये सूक्ष्म निगोदिया के जो 
लब्ध्यक्षर नामा जधन्य ज्ञान होइ है, ताके अ्रविभाग प्रतिच्छेदनि का परिमाण होइ । 

बहुरि याते अनतानंत वर्गस्थान गए असयत सम्यर्दृप्टी तिर्यंच के जो जघन्य सम्यकत्व- 

रूप क्षायिक लब्धि हो है, ताके अविभाग प्रतिच्छेदनि का प्रमाण होइ । बहुरि याते 

अ्नतानत स्थान गए केवलज्ञान का वर्गशलाका राशि होइ । वहुरि याते श्रनतानत 

वर्गस्थान गए केवलज्ञान का श्र्चच्छेद राशि होइ । वहुरि याते अ्रनतानत वर्गस्थान 


सेभ्यरशञानचन्द्रिका भाषाटोका ] | २४६ 


गये केवलज्ञान का श्रष्टम वर्गमूल होइ । बहुरि याते एक-एक स्थान गए कम ते ' 
केवलज्ञान का सप्तम, षष्ठम, पचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम वर्गमूल होइ। 


जो विवक्षित राशि का वर्गमूल होइ, ताकौ प्रथम वर्गमूल कहिए । बहुरि 
उस प्रथम वर्गमल का वर्गमूल क्‌ द्वितीय वर्गमूल कहिए। बहुरि तिस द्वितीय वगमूल का 
भी वर्गमल होइ, ताकौ तृतीय वर्गमल कहिए । जैसे ही चतुर्थादिक वर्गमूल जानने । 
बहुरि उस प्रथम वर्गमूल ते एक स्थान जाइए, वाका वर्ग कीजिए, तब गुण-पर्याय 
सयुक्त जे त्रिलोक के मध्यवर्ती तच्रिलोक सबधी जीवादिक पदार्थनि का समूह, ताका 
प्रकाशक जो केवलज्ञान सूर्य, ताकी प्रभा के प्रतिपक्षी कर्मनि के सर्वथा नाश ते प्रकट 
भए समस्त अविभाग प्रतिच्छेदनि का समूहरूप सर्वोत्कृष्ट भाग प्रमाण उपज है, 
सोई उत्कृष्ट क्षायिक लब्धि है। इहा ही इस धारा का अत स्थान है। यह ही 
सर्वोत्कृष्ट परिमाण है । याते कोऊ अधिक परिमाण नाही । श्रेसे यहु द्विरूप वर्ग- 
धारा कही । याक्ते वर्गरूप सर्वस्थान केवलज्ञान की वर्गशलाका परिमाण जानने । 


अ्रब॒ इहा केतेइदक नियम दिखाइए है - जो राशि विरलन देय क्रम करि 
निपजे, सो राशि जिस धारा विषे कही होइ, तिस धारा विष ही तीहि राशि की 
वर्गशलाका वा अरध॑च्छेद न होइ । जैसे विरलन राशि सोलह (१६), ताका विरलन 
करि एक-एक प्रति सोलहौ जायगा देय राशि जो सोलह सो स्थापि, परस्पर गुणन 
कीए एकट्ठी प्रमाण होइ, सो एकट्ठी प्रमाण राशि द्विरूप वर्गधारा विषे पाइये है । 
याके अर्धेच्छेद चौसठि (६४), वर्गशलाका छह, सो इस धारा मे न पाइये, अंसे ही 
सूच्यगुल वा जगतृश्रेणी इत्यादिक का जानना । असा नियम इस द्विरूप वर्गधारा 
विषे श्र द्विछप घनधारा अर द्विर्प घताधघनधारा विषे जानना । तहाते सूच्यगुला- 
दिक द्विरूप वर्गधारा विषे अपनी-अपनी देय राशि के स्थान ते ऊपरि विरलन राशि 
के जेते अधच्छेद होइ, तितने वर्गस्थान गये उपजे है। तहा सूच्यगुल का विरलन 
राशि पलय का अरधंच्छेद प्रमाण है, देय राशि पल्‍्य प्रमाण है । बहुरि जगच्छे णी 
की विरलन राशि पल्‍्य का अर्थच्छेदनि का असख्यातवा भागमात्र जानना, देय 
राशि घनागुलमात्र जानना। तहा अपना-अपना विरलन राशि का विरलन करि 
एक-एक बखेरि तहा एक-एक प्रति देय राशि कौ देइ परस्पर गुण जो-जो राशि 
उपज है, सो आगे कथन करेंगे। बहुरि द्विरूप वर्गधारादिक तीनि धारानि 
विषे पहला-पहला वर्गस्थान ते ऊपरला-ऊपरला वर्गस्थान विपे अर्धच्छेद- 
अधेच्छेद तो दूणे-दूणे जानने अर वर्गशलाका एक-एक अधिक जाननी । जैसे दूसरा 


२५० | [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ११७ 


वर्गस्थान सोलह, ताका भअर्धेच्छेद च्यारि श्रर तीसरा वर्गस्थान दोय से छप्पन, ताका 
प्र्धच्छेद श्राठ, असे ही दूणे-दृण जानने । बहुरि वर्गशलाका सोलह की दोय, दोय से 
छप्पन की तीन असे एक अधिक जाननी । बहुरि तीहि ऊपरला स्थानक के निकटवर्ती 
जेथवा ऊपरला स्थानक होइ, तेथवा अन्य धारा विषे स्थान होइ, तौ तहा तिस पहिले 
स्थान ते भ्रर्धच्छेद तिगुणे होइ, जैसे द्विरूप वर्गधारा का द्वितीय स्थान सोलह, ताके 
अर्धच्छेद च्यारि, अर ताते ऊपरिला द्विरूप घनधारा का तीसरा स्थान च्यारि हजार 
छिनवे, ताके अरधधच्छेद बारह, अँसे सर्वत्र जानना। बहुरि वर्गशलाका दोऊ की 
समान जाननी, जैसे दोय से छ॒प्पन की भी तीन वर्गशलाका, च्यारि हजार छिनवे 
की भी तीन वर्गशलाका हो है । बहुरि राशि के जेते अर्धच्छेद होइ, तिनि श्र॒र्धच्छेदनि 
के जेते श्रर्चच्छेद होइ, तितनी राशि की वर्गशलाका जाननी । जैसे राशि का प्रमाण 
सोलह, ताके श्रर्धच्छेद च्यारि, याहू के भर्धच्छेद दोय, राशि सोलह, ताकी वर्गशलाका 
दोय है, श्रैसे सर्वत्र जानना । बहुरि जेती वर्गशलाका होइ, तितनी जायगा दोय-दोय 
मांडि परस्पर गुणिए, तब अधेच्छेदनि का परिमाण श्रावे। जैसे सोलह की वर्ग- 
शलाका दोय, सो दोय जायगा दोय-दोय माडि परस्पर गुणिए, तब च्यारि होइ, सो 
सोलह के च्यारि श्रध॑च्छेद है, सो यहु नियम द्विरूप वर्गधारा विषे ही है । बहुरि जेते 
श्रधेच्छेद होइ, तितना दुवा माडि परस्पर गुरिए, तब राशि का परिमाण होइ। 
जेसे च्यारि भ्रर्धच्छेद के च्यारि जायगा दुवा माडि परस्पर गुण्िए, तब जो राशि 
सोलह, तीहिका परिमाण श्रावे । 

वर्गशलाका कहा ? 

जेती बार वर्ग कीये राशि होइ, सो वर्गशलाका है । अ्रथवा द्विरूप धारा 
विष भ्रर्वच्छेदनि का अर्धच्छेद प्रमाण वर्गशलाका हो है । 

बहुरि भ्रर्धच्छेद कहा ? 

राशि का जेता बार झ्राधा-आधा होइ, सो अ्र्धच्छेद राशि है । इत्यादि यथा 
सभव जानना । 

बहुरि द्विहिप का घन कौ आदि देकरि पहला-पहला वर्ग करते सख्या विशेष 
जिस धारा विषे होडइ, सो द्विरूप घनधारा है। सो दोय का घन श्राठ हो है, सो 


तो याका पहिला स्थान । बहुरि याका वर्ग चौसठि, सो दूसरा स्थान । बहुरि याका 
वर्ग च्यारि हजार छिनवै, सो तीसरा स्थान, सो यहु सोलह का घन है । बहुरि 


सम्यस्नानचन्द्रिका भाषादौका ] [ २५१ 


याका वर्ग दोय से छप्पन का घन सो चौथा स्थान । वहुरि पराट्टी का घन पाचवा 
स्थान । बादाल का घन छठा स्थान । आस पहला-पहला स्थानक का वर्ग कीए एक- 
एक स्थान होड, सो अैसे सख्यात स्थाव गए जघन्य परीतासंख्यात का घन होइ । 
या सख्यात स्थान गए आवली का घन होइ । याते एक स्थान गए प्रतरावली का 
घन होड़ । याते असख्यात अ्रसंख्यात स्थाव गए क्रम ते पलल्‍्य की वर्गशलाका का घन 
ग्रर अर्धच्छेद का घन अर वर्गमल का घन होइ । याते एक स्थान गए पल्य का घन 
होड़ | बहरि याते असख्यात स्थान गए घनागल होइ। याते असख्यात स्थान गए 
जगच्छे णी होइ । याते एक स्थान गए जगत्प्रतर होइ | याते अनंतानंत-अनतानंत्त 
स्थान गए क्रम ते जीवराशि की वर्गशलाका का घन श्रर श्र्धच्छेद का घन अर वर्ग 
मूल का घन होड़ । याते एक स्थान गये जीवराशि का घन होइ । याते अ्नतानत 
स्थान गए श्रेणीरूप सर्व आकाश की वर्गशलाका का घन होइ । ताते अनतानत वर्ग 
स्थान जाइ, ताही का श्रव॑च्छेद का घन होइ । ताते अ्रनतानत वर्गस्थान जाड, 
ताही का प्रथम मूल का घन होइ । ताते एक स्थान जाइ श्रेणी आकाश का भन 
होड़, सोई सर्व आकाश के प्रदेशनि का परिमाण है । 


वहुरि याते श्रनतानत स्थान गए केवलज्ञान का द्वितीय वर्गभूल का घन होइ, 
सो याही कौ अत स्थान जानना । प्रथम वर्गमूल अर द्वितीय वर्गमूल कौ परस्पर 
गुण जो परिमाण होठ, सोई द्वितीय वर्गमूल का घन जानना । जैसे सोलह का 
प्रथम वर्गमूल च्यारि, द्वितीय वर्गमूल दोय, याका परस्पर गुणन कीए श्राठ होंड, 
सोई ढ्ितीय बर्गमूल जो दोय, ताका घन भी आठ ही होइ, बहुरि द्वितीय वर्गमल के 
म्नतरि वर्ग केवलनान का प्रथम मूल, ताका घन कीए केवलज्ञान ते उलघन होइ, सो 
केवलज्ञान ते अधिक सख्या का अभाव है, ताते सोई श्रत स्थान कह्मया । जैसे या 
धारा के सर्वस्थान दोय घाटि केवलज्ञान की वर्गशलाका मात्र जानने । द्विरूपवर्ग- 
धारा विष जिस राशि का जहा वर्ग ग्रहण कीया, तहा तिसका घन इस धारा विपे 
जानना । बहुरि दोय रूप का घन का जो घन, ताकौ आदि देकरि पहला-पहला स्थान 
का वर्ग करते जो सख्या विशेष होड, ते जिस धारा विपे पाइये, सो छ्लिहप घनाघन- 
धारा है । सो दोय का घन आठ, ताका घन पाच सै बारा, सो याका प्रादि स्थान 
जानना। बहुरि याका वर्ग दोय लाख वासठि हजार एक सौ चवालीस (२६२१४४) 
सो याका दूसरा स्थान यानना । श्रैसे ही पहला-पहला स्थान का वर्ग करते याके 
स्थान होहि। अमे भ्रमस्यात वर्ग स्थान गये लोकाकाश के प्रदेशनि का परिमाण 


२५२ ) | गोस्मटसार णीवकाण्ड गाथा ११७ 


होइ । बहुरि याते असख्यात वर्गस्थान गये भ्रग्निकायिक जीवनि की गुणकार शलाका 
होहि। जेती बार गृणन कीये श्रग्निकायिक जीवनि का परिमाण होड, तितनी 
गुणकार शलाका जाननी । सो याके परिमाण दिखावने के निमित्त कहिये - लोका- 
काश के प्रदेश प्रमारा जुदा-जुदा तीन राशि करना शलाका, विरलन, देय । तहा 
विरलन राशि कौ एक-एक स्थान विषे देय राशि कौ स्थापन करि परस्पर गुणन 
करना । असे कीये सत्ते शलाका राशि मे स्थो एक काढि लेना । इहा जो राशि भया, 
ताकी गुणकार शलाका एक भई अर वर्ग शलाका पल्य के असझ्यातवे भागमात्र 
हुई, जाते विरलन राशि के अर्धच्छेद देय राशि के श्र्धच्छेद के अर्धच्छेदनि विषे जोड 
विवक्षित राशि की वर्गशलाका का प्रमाण होइ है । बहुरि अर्धच्छेद राशि भ्रसख्यात 
लोक प्रमाण भया, जाते देय राशि के अर्धच्छेदनि करि विरलन राशि कौ गुण विव- 
क्षित राशि का अर्थच्छेदनि का प्रमाण हो है । बहुरि उत्पन्न भया राशि सो श्रसख्यात 
लोक प्रमाण हो है । बहुरि यो करते जो राशि भया, तीहि प्रमाण विरलन देय 
राशि करि विरलन राशि का विरलन करना, एक-एक प्रति देय राशि कौ देना, 
पीछे परस्पर गुणन करना, तब शलाका राशि मे स्‍थयो एक भौर काढि लेना । इहा 

कार शलाका दोय भई, अर वर्गशलाका राशि श्र अर्धच्छेद राशि भ्रर यो करता 

राशि उत्पन्न! भया, सो ये तीनो ही श्रसर्यात लोक प्रमाण भये | वहुरि जहा 
ताई वह लोकमात्र शलाका राशि एक-एक काढने ते पूर्णा होइ, तहा ताई श्रेस ही 
करना | श्रैंस करते जो राशि उपज्या, ताकी गुणकार शलाका तौ लोकमात्र भई, 
झ्ौर सर्व तीनो राशि अभ्रसख्यात लोकमात्र श्रसख्यात लोकमात्र भये । वहुरि जो यहु 
राशि का प्रम,ण भया, तीहि प्रमाण जुदा-जुदा शलाका, विरलन, देय, श्रेसे 
तीन राशि स्थापि, तहा विरलन राशि कौ एक-एक बखेरि, एक-एक प्रत्ति देय राशि 
कौ देड, परस्पर गुणनि करि दूसरी वार स्थाप्या हुआ शलाका राशि ते एक और 
काढि लेना पे इह जो राशि उपज्या, ताकी गुशकार शलाका एक शअ्रधिक लोकप्रमाण 
है, अवशेष तीनो (राशि असख्यात लोकमात्र भ्रसख्यात लोकमात्र हैं। बहुरि जो राशि 
भया तीहि प्रमान] विरलन देय राशि स्थापि, विरलन राशि कौ बखेरि, एक-एक 
प्रति देव राशि कौ देइ, परस्पर गुणन कर दूसरा शलाका राशि ते एक श्र काढि 
शलाका दोय अधिक लोक प्रमाण भई। अवशेष तीनो राशि 
ग्रसख्यात लोक ग्रसख्यात लोकमात्र भई | बहुरि याही प्रकार दोय घाटि 
उत्कृष्ट सख्यात्त लोकसात्र गुणकार शलाका प्राप्त करि इन विष पूर्वोक्त दोय भ्रधिक 
लोकमात्र गुणकार हु जोडिये । तब गुणकार शलाका भी ग्रसख्यात लोकप्रमाण 





[ १५३ 


संस्यश्श्ञानचन्द्रिका भाषादोौका ] 


भई, तब इहा ते लगाइ गुणाकार शलाका, वर्गशलाका, अश्र्धच्छेद राशि, 
उत्पन्न भई राशि चारि (४) | ये च्यारौ विशेष करि हीनाधिक है | तथापि सामान्य- 
पने असख्यात लोक अ्रसख्यात लोकप्रमाण जाननी । श्रैसे क्रम ते जाइ दूसरी बार 
स्थापी हुई शलाका राशि कौ भी एक-एक काढने ते पूर्ण करे । बहुरि तहा उत्पन्न 
भया जो राशि, तीहि प्रमाण शलाका विरलन, देय जुदा-जुदा तीन राशि स्थापना । 
पूर्वोक्त प्रकार ते इस तीसरी बार स्थाप्या हुवा शलाका राशि कौ भी पूर्ण करि 
बहुरि तहा जो राशि उत्पन्न भया, तीहि प्रमाण शलाका, विरलन, देय, तीन राशि 
स्थापना। तहा जो पूर्व कही तीन गुणकार शलाका राशि, तिनिका प्रमाण इस 
चौथी बार स्थाप्या हुवा शलाका राशि मे स्यो घटाये जो अवशेष प्रमाण रहै, सो 
पूर्वोक्त प्रकार करि एक-एक काढने ते जब पूर्ण होइ, तब तहा जो उत्पन्न राशि होइ, 
तीहि प्रमाण अ्ग्निकायिक जीवराशि है । असे देखि--- 
आउड्ढराशिवार लोगे श्रण्णोण्णसंगण्ण तेझो' 

असा आचायेनि करि कद्या है। याका अर्थ यहु - जो साढा तीन बार शलाका 
राशि करि लोक कौ परस्पर गुणें अग्निकायिक जीवराशि हो है। या प्रकार 
अग्निकायिक जीवराशि की गुणकार शलाका ते ऊपरि असख्यात-अ्सख्यात वर्ग- 
स्थान जाइ ताका वर्गशलाका, श्रध॑च्छेद राशि अर प्रथम मूल होइ, ताकौ एक बार 
वर्गरूप कीये तेजस्कायिक जीवनि का प्रमाण होइ है। बहुरि याते अ्रसख्यात 
असख्यात वर्गस्थान जाइ तेजस्कायिक की स्थिति की वर्गशलाका अर श्रर्धच्छेद श्र 
प्रथम मूल होइ है। याते एक स्थान जाइ तेजस्कायिक को स्थिति हो है, सो स्थिति 
कहा कहिये ? श्रन्य काय ते आय करि तेजस्काय विषे जीव उपज्या, तहा उत्कृष्टपने 
जेते काल और काय न धरै, तेजस्काय ही के पर्यायनि को धार्‌या करे, तिस काल के 
समयनि का प्रमाण जानना । 

बहुरि याते अ्सख्यात-असख्यात वर्गस्थान जाइ अवधि सबधी उत्कृष्ट क्षेत्र 
को वर्गशलाका, अव॑ंच्छेद अर प्रथम मूल हो है। ताकौ एक बार वर्गरूप कीये, 
अवधि सबधी उत्कृष्ट क्षेत्र हो है, सो कहा ? 

सर्वावधि ज्ञान के जेता क्षेत्र पयत जानने की शक्ति, ताके प्रदेशनि का प्रमाण 
हो है, सो यह्‌ क्षेत्र असख्यात लोकप्रमाण है । 

इहा कोऊ कहे अ्वधिज्ञान तो रूपी पदार्थनि कौ जाने, सो रूपी पदार्थ एक 
लोक प्रमाण क्षेत्र विषे ही है | इहा इतना क्षेत्र कैसे कह्मा ? 


२५४ ] [ गोम्मठसार जीवकाण्ड गाया ११७ 


ताका समाधान - जैसे अ्रहमिद्रनि क॑ सप्तम नरक पृथ्वी पर्यत गमन शक्ति 
है, तथापि इच्छा बिना कदाचित गमन न हो है। तैसे सर्वावधि विपे अैसी शक्ति 
है - इतने क्षेत्र विष जो रूपी पदार्थ होइ तौ तितने कौ जाने, परतु तहा रूपी पदार्थ 
साही, ताते सो शक्ति व्यक्त न हो है । 


बहुरि ताते असख्यात-असख्यात स्थान जाइ स्थिति बधाध्यवसाय स्थाननि 
की वर्गशालाका अर अर्धच्छेद अ्रर प्रथम मूल हो है। याकौ एक वार वर्गरूप कीये 
स्थितिबधाध्यवसाय स्थान हो है, ते कहा ? 


सो कहिये है ज्ञानावरणादिक कर्मनि का ज्ञान कौ आवरना इत्यादिक 
स्वभाव करि संयुक्त रहने का जो काल, ताकौ स्थिति कहिये । तिसके वध कौ 
कारणभूत जे परिणामनि के स्थान, तिनिका नाम स्थितिवधाध्यवसाय स्थान है । 


बहुरि ताते श्रसख्यात-असख्यात वर्गस्थान जाइ श्रनुभागबधाध्यवसाय 
स्‍्थाननि की वर्गशालाका अ्रर अरध॑च्छेद श्र प्रथम मूल हो है | ताकौ एक बार वर्ग- 
रूप कीये अनुभागबधाध्यवसाय स्थान हो है | ते कहा ? 


सो कहिये है - ज्ञानावरणादि कर्मनि का वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुणहाति 
स्थानरूप तिष्ठता जो अविभाग प्रतिच्छेदनि का समूहरूप अनुभाग, ताके बध को 
कारणभूत जे परिणाम, तिनके स्थाननि का नाम अनुभागबधाध्यवसाय स्थान है । 
स्थितिबधाध्यवसाय स्थान अर शअ्रनुभागवधाध्यवसाय स्थाननि का विशेष व्याख्यान 
आभागे कर्मकाड के अत अ्रधिकार विषे लिखेंगे। बहुरि ताते असख्यात-अ्रसख्यात 
बर्गस्थान जाइ निगोद शरीरनि की उत्कृष्ट सख्या का वर्गशलाका अर अरधच्छेद भर 
प्रथम मूल हो है । 


याते एक स्थान जाइ निगोद शरीरनि की उत्कृष्ट सख्या हो है । स्कथ, अडर 
श्रावास, पुलवी, देह - ए पाच श्रसख्यात लोक ते लगाइ असख्यात लोक गुणे क्रम ते है । 
ताते पाच जायगा असख्यात लोक माडि परस्पर गुणे जो प्रमाण होइ, तेती लोक 
विषे निगोद शरीरनि की उत्कृष्ट सख्या है | बहुरि ताते श्रसख्यात लोक असख्यात 
लोक मात्र वर्गस्थान जाइ निगोद काय स्थिति की वर्गशशलाका अर अर्धच्छेद अर 
प्रथम मल हो है, याका एक बार वर्ग कीए निगोद काय कौ स्थिति हो है, सो निगोद 
शरीररूप परिणमे जे पुद्गल स्कघ, ते उत्क्ृप्टपने निगोद शरीरपना कौं जेते काल न 


प्ायगत्ानचन्धिफा भाषादीफा ] [ २५४ 


छोडे, तिस काल के समयनि का प्रमाण जानना । इहां निगोद जीव निगोद पर्याय को 
छोडि अन्य पर्याय उत्कृष्टपने यावर काल न धरे, तिस काल का ग्रहण न् करना, 
जाते सो काल श्रढाई पुदूगल परिवर्तत परिमाण है, सो श्रनंत है, ताते ताका इहा 
ग्रहण नाही । बहुरि ताते श्रसख्यात असख्यात वर्गस्थान जाइ, उत्क्ृप्ट योग स्थाननि 
के अ्रविभाग प्रतिच्छेदनि का वर्गशलाका अर अर्धच्छेद अर प्रथम मूल 
हो है | याका एक बार वर्ग कीए एक-एक समान प्रमाणरूप चय करि अ्रधिक 
बसे जो जगतश्रेणी के असख्यातवे भाग प्रमाण योग स्थान है, तिनिविषे 
जो उत्कृष्ट योग स्थान है, ताके अविभाग प्रतिच्छेदनि का प्रमाण हो 
है। ते लोक प्रमाण जे एक जीव के प्रदेश, तिनिविषे कर्म-नोकर्म पर्यायरूप 
परिणमने को योग्य जे तेइस वर्गणानि विपे कार्माण वर्गणा अर आहार वर्गंणा, 
तिनिकों तिस कर्म-तोकर्म पर्यायरूप परिणमने विपे प्रकृतिबध अर प्रदेशबध का 
कारणभूत जानने । वहुरि ताते अनतानत वर्गस्थान जाइ केवलज्ञान का चौथा मूल 
का घन का घन हो है, सो केवलज्ञान का प्रथम मूल अर चतुर्थ मूल को परस्पर 
गुण जो प्रमाण होइ, तीहि मात्र है। जेसे अकसदृष्टि करि केवलज्ञान का प्रथम 
परणाद़ी (६५५३६), ताका प्रथम मूल दोय से छप्पन, चतुर्थ मूल दोय, इनिकौ पर- 
स्पर गृणे पाच से बारह होई, चतुर्थ मूल दोय का घन आठ, ताका घन पाच से वारह 
हो है, सो यहु द्विरप घताघनवारा का अतस्थान है. याते अधिक का घनाघन कीए 
केवलज्ञान ते उल्लंघन हो है, सो है नहीं । बहुत कहने करि कहा ? 
हिझूप वर्गधारा विषे जिस-जिस स्थान विषे जिस-जिस राशि का वर्ग शहण॒ कीया, 
तिस-तिस राणि को तिस-तिस स्थान विपे नव जायगा माडि, परस्पर गुणे इस द्विरूप 
घनाघन धारा विप॑ प्रमाण हो है । इस धारा के सर्वस्थान च्यारि घाटि केवलन्ान 
का वर्गशलाका सात्र है | असे इहा सर्ववारा अर हिम्प्पवर्गादिक तीन धारानि का 
प्रयोजन यानि विशेष कथन कह्मा । 
अब जैप सम, विपम, कृति, अद्ृति, कृतिमूल, अकृतिमूल, घन, अ्रघव, घनमूल 
अधनमूल उन धारानि का विशेष प्रयोजन न जानि सामाग्य कथश्न कीया, जो इनिका 
विशेष जास्या चाहे ते त्रिलोकसार विष बृहद्धारा परिकर्मा नाम ग्रथ विपे जानहु । 
अब उपमा मान आठ प्रकार का वर्णन करिए है। अ्रथ एक,दोय गणना करि कहने 
को असमर्थ रूप जैसा जो राशि, ताका कोई उपमा करि प्रत्तिपादन, सो उपमा मान 
है । तिसतुप प्रमाण (तिस उपमा मान के) आ्राठ प्रकार हैं। १. पन्‍्य, २ सागर, 


कप | [ गोम्मटसार जीवफ्राण्ड ग्र्धा १ १७ 


३ सूच्यगुल, ४ प्रतरागुल, ५ घनागुल, ६ जगत श्रेणी, ७ जगत्प्तर ८ जगद्धन । 
तहा पलय तीन प्रकार है - व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, श्रद्धा पल्य । तहा 
पहिला पल्य करि वालनि की सख्या कहिए है । दूसरा करि द्वीप-समुद्रनि की सख्या 
वर्िए है । तीसरा करि कर्मनि की वा देवादिकनि की स्थिति वशशित है । श्रव परि- 
भाषा का कथनपूर्वक त्तिनि पल्यनि का स्वरूप कहिए है । 


जो तीक्षण शस्त्रनि करि भी छेदने भेदने मोडने को समर्थ न हजे श्रैसा है, 
बहुरि जल-अ्रग्नि आदिनि करि नाश कौन प्राप्त हो है, बहुरि एक-एक तो रस, 
वर्ण, गध श्र दोय स्पर्श असे पाच गुण सयुक्त है; बहुरि शव्दरूप स्कध का कारण 
है, आप शब्द रहित है, बहुरि स्क ध रहित भया है, बहुरि आदि-मध्य-अत जाका कह्या 
न जाइ असा है, बहुरि बहु प्रदेशनि के श्रभाव ते अप्रदेशी है, वहुरि इद्रियनि करि 
जानने योग्य नही है, बहुरि जाका विभाग न होइ अंसा है - अँसा जो द्रव्य, सो 
परमाणु कहिए। सो परमाणु अंतरग बहिरग कारणनि ते अपने वर्ण, रस,गध, स्पर्शनि 
करि सदा काल पूरे कहिए जुडे अर गले कहिए बिखर, तव स्कघवान शआ्रापकों करे 
है, ताते पुदूगल जैसा नाम है । 


बहुरि तिनि श्रनतानत परमाणुनि करि जो स्कध होइ, सो अ्वसन्नासन्न नाम 
धारक है । बहुरि ताते सन्नासन्न, तृटरेणु, त्रसरेण , उत्तम भोगभूमिवालों का बाल 
का अग्रभाग , रथरेण, मध्यम भोगभूमिवालो का वाल का अग्रभाग, जघन्य भोग- 
भूमिवालो का बाल का अग्रभाग, कर्मभूमिवालो का बाल का अग्रभाग, लीख, सरिसो, 
यव, अगुल ए बारह पहिला पहिला ते क्रम करि आठ-आठ गुण है । 


तहा अगुल तीन प्रकार है उत्सेधागुल, प्रमाणागुल, श्रात्मागुल । तहा पूर्वोक्त क्रम 
करि उपज्या सो उत्सेधागुल है | याकरि नारकी, तिर्यच्, मनुष्य, देवनि के शरीर वा 
भवनवासी श्रादि च्यारि प्रकार देवनि के नगर अर मदिर इत्यादिकनि का श्रमाण 
वर्णन करिए है । बहुरि तिस उत्सेवागुल ते पाच सी गुणा जो भरत क्षेत्र का अवस- 
पिणी काल विषे पहला चक्रवर्ती का अगुुल है, सोई प्रसाणागुल है । याकरि ढी५, 
समुद्र, पर्वत, बेदी, नदी, कु ड, जगती, वर्ष इत्यादिकनि का 2008 है । 
बहुरि भरत,ऐरावत क्षेत्र के मनुष्यनि का अपने-अपने वर्तमान काल विषे जो अगुत 
सो आत्मागुल है । याकरि भारी, कलश, आरसा, धनुष, ढोल, जूडा, शय्या, गाडा, 
हल,मूसल, शक्ति, शौल, सिंहासन, बाण, चमर, दुदुभि, पीठ, छत्र, मनुष्यनि के मदिर 


ः | 
पसम्परज्ञानचन्द्रिका भापादीका ] [ २५७ 


वा नगर वा उद्यान इत्यादिकनि का प्रमाण वर्णिए है | जैसे जहाँ जेसा सभवे, तहा 
तैसा ही भ्रगुल करी निपज्या प्रमाण जानना । 
बहुरि छह अगुलनि करि पद होइ है। बहुरि ताते दोय पाद की एक विलस्ति, 
दोय विलस्ति का एक हाथ, दोय हाथ का बीख, दोय वीख का एक धनुष, बहुरि दोय 
हजार धनुषनि करि एक कोश, तिन च्यारि कोशनि करि एक योजन हो है । 
सो प्रमाणागुलनि करि निपज्या जैसा एक योजन प्रमाण श्रौडा वा चौडा औैसा एक 
गत - खाडा करना। 
चौडा १ योजन ग्रींडा १ योजन 
| के सो गत उत्तम भोगभूमि विषे निपज्या जो जन्म ते 
लगाइ एक आदि सात दिन पर्यत ग्रहे जे मीढा का युगल, 
तिनिके बालनि का श्रग्नभाग, तिनिकी लबाई चौडाईसनि 
करि अत्यत गाढा भूमि समान भरना, सिघाऊ न भरना । 
केते बाल माये सो प्रमाण ल्याइये है -- 


विक्‍खंभवग्गवहगुण, कररी वट्टस्स परिरयो होदि । 
विक्खंभचउत्थाभे, परिरयगुणिदे हवे ग्रुरिएय ।। 


इस करण सूत्र कर गोल क्षेत्र का फल प्रथम ही ल्याइए है। या सूत्र का 
श्र्थ - व्यास का वर्ग कौ दश गुणा कीए वृत्त क्षेत्र का कररिएरूप परिधि हो है । जिस 
राशि का वगमूल ग्रहण करना होइ, तिस राशि कौ करण कहिए । बहुरि व्यास का 
चौथा भाग करि परिधि कौ गुणै क्षेत्रफल हो है । सो इहा व्यास एक योजन, ताका 
वर्ग भी एक योजन, ताकौ दश गुणा कीए दश योजन प्रमाण करणिरूप परिधि होइ 
सो याका वगगमूल ग्रहण करना । सो नत्र का मूल तीन अर अवशेष एक रह्या, ताकौ 
दृणा मूल का भाग देना, सो एक का छठा भाग भया । इनिकौ समच्छेद करि मिलाए 
उगणीस का छठा भाग प्रमाण परिवि भया (१६) याकौ व्यास का चौथा भाग 

६ 


पाव योजन (१ ), ताकरि गुण उगणीस का चौवीसवा भाग प्रमाण (१४) क्षेत्रफल 
ड 


र्ड 
भया । बहुरि याकौ वेध एक योजन करि गुणै, उगणीस का चौबीसवा भाग प्रमाण 
ही घन क्षेत्रफल भया। अब इहॉ एक योजन के आठ हजार (८०००) धनुष, एक 
धनुष का छिनवे (६६) अगुल, एक प्रमाण अगुल के पाच से (५००) उत्सेधागुल, 


२५५ ] [ गोग्मठसार जीवकाण्ड गाथा ११७ 


आगे एक-एक के आराठ-आ्राठ यव, जू, लीख, कर्मभूमिवालो का वाल का भ्ग्रभाग, 
जघन्य भोगभूमिवालो का वालाग्र, मध्यम भोगभूमिवालों का वालाग्र, उत्तम भोग 
भूमिवालों का बालाग्र होइ है । सो इहाँ घन राशि का गुणकार-भागहार घनरूप ही 
हो है । ताते इन सबनि का घनरूप गुणकार करने कौ उगणीस का चीवीसवा भाग 


माडि आ्रागै श्राठ हजार आदि तीन-तीन जायगा माडि परस्पर गुणन करना । १६ 
२४ 


पघ००० | ८००० । ८००० | €६ | €६ ।6६ । ४५०० | ४०० । ४५०० | ८५। ५। 
८प।फपक८प5ी।८पीत द८दपघीौीफष८ष। पी 5ीे।८5फ] 5।5५॥।5।५।८।८।॥८।ए८। 
८ । ८ । सो “राशि का गुणकार वा भागहार का अ्रपवर्तनादि विधान करि गुणै 
व्यवहार पल्य के सर्वे वालनि के खडनि का प्रमाण अक भनुक्रम करि बाही तरफ ते 
लगाइ पहले अठारह विंदी अर पीछे दोय, नव, एक, दोय, एक, पाच, 
नव, च्यारि, सात, सात, सात, एक, तीन, बिंदी, दोय, शझ्राठ, बिंदी, तीन, 
बिंदी, तीन, छह, दोय, पाच, च्यारि, तीन, एक, च्यारि ए अक लिखने 
४१३४५२६३०३०८२०३१७७७४६४५१२१६२०००००००००००००००००० | इनि 
ग्रकनि करि च्यारि से तेरा कोडाकोडि कोडाकोडि कोडाकोडि पेतालिस लाख छब्बीस 
हजार तीन से तीन कोडाकोडि कोडाकोडि कोडि झाठ लाख वीस हजार तीन से 
सत्रह कोडाकोडि कोडाकोडि सतहृत्तरि लाख गुणचास हजार पाच से बारा कोडा- 
कोडि कोडि उगणीस लाख बीस हजार कोडाकोडि प्रमाण हो है, इतने रोम खड सो 
व्यवहार पल्‍्य के जानने । बहुरि तिस एक-एक रोम खड कौ सौ-सौ वर्ष गए काढिए, 
जितने काल विषे वे सर्व रोम पूर्ण होइ, सो सर्व व्यवहार पल्य का काल जानना । 


सो इहा एक वर्ष के दो भ्रयन, एक अयन का त्तीन ऋतु, एक ऋतु का दोय 
मास, एक मास का तीस श्रहोरात्र, एक अहोरात्र के तीस मुहूर्त, एक मुहूर्त की 
सख्यात आवली, एक आवली के जघन्य युक्तासख्यात प्रमाण समय, सो क्रम ते गुणन 
कीये तिस काल के समयनि का प्रमाण हो है । 


बहुरि तिस एक-एक रोम के श्रग्रभाग का असख्यात कोडि वर्ष के जेते समय 
होइ, तितने-तितने खड कीए दूसरा उद्धार पल्य के रोम खड होइ है | इहा याकें समय 
भी इतने ही जानने । सो ए कितने है ? सो ल्याइये है -- विरलन राशि कीं देय राशि 
का अर्वच्छेदनि करि गुण उत्पन्न राशि के अर्व॑च्छेदनि का प्रमाण हो है । ताते अद्धा- 
पत्प का श्रर्धच्छेद राशि कौ अद्धापल्य का अर्धच्छेद राशि ही करि गुर सूच्यगुल का 


सम्यरज्ञानचन्ध्रिका भाषाटौका ] [ २४६ 


वच्छेद राशि हो है | बहुरि याकौ तिगुणी कीए घनागुल का अध॑च्छेद राशि हो है। 
बहुरि याकरि भद्धापल्य का अर्धच्छेद राशि का असख्यातवा भाग कौ गुणों जगत्‌ श्रेणी 
का अर्धच्छेद राशि हो है | यामैं तीन घटाए एक राजू के शअर्धच्छेदनि के प्रमाण हो 
है । इहा एक अर्धच्छेद तो बीचि मेरु के मस्तक विपषे प्राप्त भया । तीहि सहित लाख 
योजननि के सख्यात अर्धच्छेद भये एक योजन रहै । अर एक योजन के सात लाख 
अडसठि हजार अगुल होइ, सो इनके सख्याते अरधच्छेद भये एक अगुल होय, सो ये 
सर्वे मिलि संख्याते अ्र्धच्छेद भए, तिनिकरि अधिक एक सूच्यगुल रही थी, ताके अर्ध- 
च्छेदनि का जो प्रमाण होइ, सो घटाइए, तब समस्त द्वीप-समुद्रनि की सख्या हो है । 
सो घटावना कैसे होइ ” इहा तिगुणा सूच्यगुल का अधेच्छेद प्रमाण गुणकार है, सो 
इतने घटावने होइ, तहा श्रद्धापल्य के श्र॒र्धच्छेदनि का असख्यातवां भाग प्रमाण मे सौं 
एक घटाइए तौ इहा सख्यात अधिक सूच्यगुल का भअ्र्धच्छेद घटावना होइ, तो कितना 
घटाइए ? ग्रेस त्रैराशिक करि किछ अधिक त्रिभाग घटाइए, श्रैसे साधिक एक का 
तीसरा भाग कर हीन पल्‍लय के श्रर्धच्छेद का असख्यातवा भाग कों पल्य के शअ्र्धच्छेद 
के वर्ग ते तिगुणा प्रमाणकरि गुण समस्त द्वीप-समुद्रति की सख्या हो है । सो इतने 
एद्वीप-समुद्र अ्रढाई उद्धार सागर प्रमाण है,तिनके पचीस कोडाकोडि पलय भए, सो इतने 
पलय की पूर्वोक्त संख्या होइ, तौ एक उद्धार पल्य की केती होइ ? श्रैसे त्राराशिक 
कीए पूर्वोक्त द्वीप-समुद्रति की सख्या कौ पचीस कोडाकोडि का भाग दीजिए, तहा 
जो प्रमाण आवे तितनी उद्धार पल्‍्य के रोम खडनि की सख्या जानना । बहुरि इनि 
एक-एक रोम खडनि के भ्रसख्यात वर्ष के जेते समय होहि, तितने खड कीए जेते होइ, 
तितने श्रद्धापल्य के रोम खंड है, ताके समय भी इतने ही हैं । जाते एक-एक समय 
विषे एक-एक रोम खड काढे सर्वे जेते कालकरि पूर्ण होइ, सो अद्धा पल्‍्य का काल है। 


ते असख्यात वर्ष के समय कितने है ” 


सो कहिए है - उद्धार पल्य के सर्व रोम खडनि का प्रत्येक असख्यात वर्ष 
समय प्रमाण खड कीए एक अद्भा पल्‍्य प्रमाण होइ, तो एक रोम खडनि के खडनि का 
केता प्रमाण होइ ? अैसे त्रेराशिक करि जितना लब्ध राशि का प्रमाग होइ, तितने 
एक उद्धार पल्‍्य का रोम खड के खडनि का प्रमाण जानना । बहुरि श्रद्धा पल्‍्य है, 
सो द्विहूप वर्गवारा मे अपने शअ्रर्थच्छेद राशि ते ऊपरि असख्यात वर्गस्थान जाइ 
उपज है । याको तिगृणा पलय का अधेच्छेद राशि का वर्ग कौ किचिदन पल्य का 
भ्रधच्छेदनि का भ्रसर्यातवा भाग करि गुणे जो प्रमाण आवै, ताकौं पचीस कोड़ाकोडि 


२६० | [ गोस्मटसार जीवकाण्ट गाया ११७ 


का भाग दीए जो प्रमाण होइ, ताका भाग दीए जितने पावे, तितने अ्रसख्यात वर्षनि 
के समय जानने । इस प्रमाण करि तिस उद्धार पल्‍्य के रोम खडनि कौ गुर श्रद्धा 
पल्य के रोमनि की सख्या श्रावे है। अँसे तीन प्रकार पल्य कहे । जैसे खास विपे 
प्रन्ञ भरिए, तेसे इहा गते विष रोम भरि प्रमाण कह्मया, ताते याका नाम पत्योपम 
कह्मया है । 


बहुरि इनिकों, प्रत्येक' दश कोडाकोडि करि गुणे अपने-अपने नाम का सागर 
होइ । दश कोडाकोडि “व्यवहार पल्य करि व्यवहार सागर, उद्धार पल्य करि उद्धार 
सागर, अद्धा पल्य करि प्रद्धा सागरुजानना । 


इहा लवण समुद्र की उपमा है, ताते याका नाम सागरोपम है, सो याकी 
उत्पत्ति कहिए है - लवण समुद्र की छेहह की सूची पाच लाख योजन ५००००० 
(५ ल) आदिकी सूची एक लाख योजन (१०००००) इनिकौं मिलाय ६ल 
आधा व्यास का प्रमाण लाख योजन करि गुणिये, तव ६ ल ल | वहुरि याके वर्ग 
को दशगुणा करिये, तब करणिरूप सूक्ष्म क्षेत्र होइ ६ ल ल ६ ल ल १० । याका 
वर्गमूल प्रमाण लवण समुद्र का सूक्ष्म क्षेत्रफल है । वहुरि तिस करणिरूप 'लवण 
समुद्र के क्षेत्रफल कौ पल्‍्य का गते एक' योजन मात्र, ताका कररिएरूप सुक्ष्म क्षेत्रफल 
एक योजन का वर्ग दशगुणा कौ योजन का चौथा भाग के वर्ग का भाग दीए जो 
होइ, तीहि प्रमाण है । ताका भाग देना ६ लल ६ लल १० | सो इहा दश करणि 

रे १ १० 
है. है. 

करि दश कररि का अपवर्ततन करना । बहुरि भागहार का भागहार राशि का गुण- 
कार होइ, इस न्याय करि भागहार दोय जायगा च्यारि करि राशि का दोय जायगा 
छक्का का गुणकार करना २४ल ल २४ ल ल, तब पल्य गतेनि के प्रमाण का 
वर्ग होइ। याका वर्गमूल ग्रहै सर्व गतेनि' का प्रमाण लाख गुणा चोबीस लाख प्रमाण 
हो है । याकौ हजार योजन का औडापन करि गुण सर्वे लवरा समुद्र विपे पल्यगर्ते 
सारिखे गतंनि का प्रमाण हो है - २४ लल १००० । याकौ अपने-अपने विवक्षित पल्य 
के रोम खडनि करि गुण गत॑नि के रोमनि का प्रमाण हो है । बहुरि छह रोम 
जितना क्षेत्र रोक, तितने क्षेत्र का जल 'निकासने विषे पचीस समय व्यतीत होय/ तौ 
सर्व 'रोमनि के क्षेत्र-का 'जल“निकासने मे केते समय होय ? जैसे त्रैाराशिक करना । 
तहा प्रमाण राशि रोम छह (६), फल'रांशि'समय पचीस (२५) इच्छा राशि सर्व 


सस्यश्शानचस्धिका भाषादीरा ] [ २६१ 


गर्तनि के रोमनि का प्रमाण । तहा फल करि इच्छा कौ गुणि प्रमाण का भाग दीए 
समयनि का प्रमाण आवे । बहुरि पूर्वोक्त अपना-अभ्पना समयनि का प्रमाणकरि एक 
पल्य होय, तौ इतने इहा समय भए, तिनके केते पल्‍्य होय ”असे जैराशिक कीए, दश 
- कोडाकोडि पल्यनि का प्रमाण हो है । ताते दश कोडाकोडि पल्यनि के समूह का नाम 
सागर कह्मा है | बहुरि अद्धा पल्य का श्रर्वच्छेद राशि का विरलन करि एक-एक करि 
बखेरि एक-एक रूप प्रति.अद्धा पल्‍य कौ देइ परस्पर गुणन कीए सूच्यगुल उपजे 
है । एक प्रमाणागुल का-प्रमाण लवा,' एक प्रदेश प्रमाण 'चौडा-ऊचा क्षेत्र का इतने 
प्रदेश जानने । जैसे पतल्य का प्रसाण सोलह, ताके अर्धच्छेद च्यारि, तिनिका विरलन 
-करि। १।१। १। १। एक-एक प्रति-प्रति पल्‍्य सोलह को देह, १६। १६। १६ । १६ । 
१ ४8 ५३६ 
परस्पर गुण पणाट्टी प्रमाण (६५५३६) होइ, तेसे इहा जानना । बहुरि सूच्यगूल 
का जो वर्ग सो प्रतरागुल है। एक अगुल चौडा, एक अगुल लम्बा, एक प्रदेश 
ऊचा क्षेत्र का इतना प्रदेशनि का प्रमाण है। जैसे पराट्टी कौ पराट्टी करि गुणे 
-बादाल होइ, तेसे इहा सूच्यंगुल कौ सूच्यंगुल करि गुण प्रतरागुल हो है । बहुरि 
सूच्यगुल का घन, सो घनागुल है । एक अगुल चौडा, एक अंगुल लम्बा, एक अंगुल 
ऊंचा क्षेत्र का इतना प्रदेशनि का प्रमाण है । जैसे बादाल को पराट्टी करि गुण पराद्ठी 
का घन होई, तैसे प्रतरागुल को सूच्यगुल करि गुण घनागुल हो है । बहुरि अ्रद्धापल्य 
के जेते भ्रधच्छेद, तिनिका असख्यातवा भाग का जो प्रमाण, ताकौ विरलनि करि एक- 
एक प्रति घनागुल देय परस्पर गुण जगतश्रेणी उपजे है। ल्लेत्रलडन विधान करि 
हीनाधिक कौ समान कीये, लोक का लम्बा श्रेणीवद्ध प्रदेशनि का प्रमाण इतना है। 
जाते जगतृश्रेणी का सातवा भाग राजू है | सात राजू का घनप्रमाण लोक है । जैसे 
पल्य का अधेच्छेद च्यारि, ताका असख्यातवा भाग दोय, सो दोय जायगा पराट्री 
गुणा वादाल को माडि परस्पर गुण विवक्षित प्रमाण होइ, तैसे इहा भी जगतृश्रेणी 
वा प्रमाग॒ जानना । वहुरि जगत्‌श्लेणी का वर्ग, सो जग॒त्प्रतर हे । छेत्रवइन विधान 
करि हीनाधिक समान कीए लम्बा-चौडा लोक के प्रदेणनि का इतना प्रमाण है । 
भावार्थ यहु - यह जगतृश्रेणी की जगतृश्रेणी करि गुगो प्रतर हो है | बहुरि 
जगतुश्रेणी का घन सो लोक है । लम्बा, चौडा, ऊंचा, सर्वे लोक के प्रदेशनि का 
प्रमाण उतना है । 
भावार्थ यहु - जगत्‌प्रतर कौ जगतश्रेणी करि गुण लोक का प्रमाण हो है । 


२६२ ] | गोम्मटसार जोयकाण्ड गाथा ११७ 


अब इनके अरधेच्छेद श्रर व्गंशलाकनि का प्रमाण कहिए है - तहा प्रथम श्रद्धा 

पल्य के अर्धच्छेद द्विरूप वर्गधारा विषे श्रद्धा पल्‍्य के स्थान ते पहिले श्रसख्यात वर्ग 
स्थान नीचे उतरि जो राशि भया, तीहि प्रमाण है । बहुरि श्रद्धा पलय की वर्गशलाका 
तिसही द्विरूप वर्गधारा विषे तिस पल्य ही के शअ्र्धच्छेद स्थान ते पहले अ्रसख्यात 
वर्गस्थान नीचे उतरि उपजी है । बहुरि सागरोपम के अर्धच्छेद सर्वधारा विषे पाइए 
है, ते पल्य के श्रर्धच्छेदनि विषे गुराकार जो दश कोडाकोडि, ताके सस्यात श्र्धच्छेद 
जोड जो प्रमाण होइ, तितने है । बहुरि ताकी वर्गशलाका इहा पल्य राशि ते गुण- 
कार सख्यात ही का है, ताते न बने है । बहुरि सूच्यगुल है सो द्विरूप वर्गधारा विषे 
प्राप्त है, सो यहु राशि विरलन देय का अनुक्रम करि उपज्या है, ताते याके श्र्धच्छेंद 
अर वर्गशलाका सर्वधारा श्रादि यथासभव धारानि विपषे प्राप्त है, द्विरूप वर्गधारा 
आदि तीन धारानि विपषे प्राप्त नाही है। तहा विरलन राशि पल्‍्य के अर्धच्छेद, 
इनिकौ देय राशि पल्य, ताके अर्धच्छेदनि करि गुणे, जो प्रमाण होइ, तितने तो 
सूच्यगुल के श्रर्धच्छेद है । बहुरि ह्विरूप वर्गधारा विषे पल्यरूप स्थान ते ऊपरि 
सूच्यगूल का विरलन राशि जो पल्य के अरध॑च्छेद, ताके जेते अ्र्धच्छेद हैं तितने वर्गे- 
स्थात जाइ सूच्यगुल स्थान उपज हैं | ताते पल्‍य की वर्गशलाका का प्रमाण ते सूच्य- 
गुल की वर्गशलाका का प्रमारा दूरणा है। ताते पल्य पर्यन्त एक बार पल्य की वर्ग- 
शलाका प्रमाण स्थान भए पीछे पल्य के अर्धच्छेदनि के अधेच्छेदनि का जो प्रमाण 
होय, सोई पल्‍्य की वर्गशलाका का प्रमाण, सो पल्य ते ऊपरि दूसरी बार पल्य की 
वर्गशलाका प्रमाण स्थान भए सच्यगल हो है । ताते दूणी पल्य की वर्गशलाका श्रमारा 
सच्यगल की वर्गशलाका कही । अभ्रथवा विरलन राशि पल्य का अधच्छद, तिनिके 
जेते अर्धच्छेद, तिनिविषे देय राशि पल्य, ताका श्रर्धच्छेदनि के श्रर्धच्छेदनि को जोर्ड, 
सच्यगल की वर्गशलाका हो है । सो पल्‍्य के श्रर्थच्छेदनि का श्र्धच्छेद श्रमाण पल्य 
की वर्गशलाका है । सो इहा भी दूरी भई, सो या प्रकार भी पलय की वर्गशलाका 
ते दूणी सच्यगल की वर्गशलाका है । बहुरि प्रतरागुल है, सो द्विरूप वर्गधारा विष 
प्राप्त है । ताकी वर्गशलाका श्रर्धच्छेद यथा योग्य धारानि विषे प्राप्त जानने । तहा 
वग्गादुवरिमवग्गे दुगुरया-दुमुणा हवति श्रद्धछिदा' इस सूत्र करि वर्ग तें ऊपरला वा 

स्थान विषे दृणा-दूरा अ्र्भच्छेद कहे, ताते इहा सूच्यगुल के अ्र्च्छेदनि ते हूर्ण प्रतरागुल 
के पर्धच्छेद जानने । श्रथवा गृण्य अर गुणकार का श्र्वच्छेद जोडे राशि का अरे 
च्छेद होइ, ताते इहा सूच्यगुल गुण्य कौ सूच्यगुल का गुणकार है, वाते दीय दूसर 


सम्यगज्ञानचन्द्रिका भाषादौका | [ २६३ 


के अर्धच्छेद मिलाए भी सूच्यगुल के श्र्धच्छेदनि ते दूणे प्रतरागुल के अर्थच्छेद हा है। 
वहुरि 'वग्गसला रूवहिया' इस सूत्र करि वर्गशलाका ऊपरला स्थान विषे एक अधिक 
होइ, ताते इहा सुच्यगुल के अनतर प्रतरागुल का वर्गस्थान है, ताते सूच्यगुल की 
वर्गशलाका ते एक अ्रधिक प्रतरागुल की वर्गंशलाका है । बहुरि घनागुल है, सो द्विरूप 
घनधारा विषे प्राप्त है, सो यहु श्रन्य धारा विषे उत्पन्न है, सो 'तिगुणा तिग्रुणा पर- 
हाणे' इस सूत्र करि अन्य धारा का ऊपरला स्थान विपे तिगुणा-तिगुणा अ्रध॑च्छेद 
होहि, ताते सच्यगुल के अ्र्थच्छेदान ते तिगुणे घनागुल के अर्धच्छेद है । अथवा तीन 
जायगा सूच्यगुल माडि परस्पर गुण, घनागुल हो है। ताते गुण्य-गुशकार रूप 
तीन सूच्यगुल, तिनका अ्र्धच्छेद जोडे भी घनागुल के अधेच्छेद तितने ही हो है । 
बहुरि 'परसभ' इस सूत्र करि अन्य धारा विषे वर्गशलाका समान हो है। सो इहा द्विरूप 
वर्गधारा विषे जेथवा स्थान विषे सूच्यगुल है, तेथवा ही स्थान विपे द्विरूप घनधारा विषे 
घनागुल है। ताते जैती सूच्यगुल की वर्गशलाका, तितनी ही घनागुल की वर्गशलाका 
जानना । बहुरि जगतृश्रेणी है, सो द्विरूप घनधारा विष प्राप्त है, सो याके अर्थ- 
चउछेद वर्गशलाका श्रन्य धारा विषे उपज है । तहा 'विरलज्जमाणरासि दिण्णस्सद्धछि- 
दीह संगुणिणिदे लद्धछेदा होंति' इस सूत्र करि विरलनरूप राशि कौ देय राशि का 
अर्धच्छेदनि करि गण लब्ध राशि के शभ्रर्धच्छेद होहि । ताते इहा विरलन राशि पल्‍्य 
का श्रर्धच्छेदनि का अ्सख्यातवा भाग, ताको देय राशि घनागुल, ताके श्रध॑च्छेदनि करि 
गुण जो प्रमाण होइ, तितने जगत्‌ श्रेणी के अ्रध॑ च्छेद है । बहुरि दूरा जघन्य परीता- 
सख्यात का भाग श्रद्धा पल्य की वर्गशलाका कौ दीए जो प्रमाण होइ, तितना विर- 
लन राशि का श्रर्धच्छेद है । ताकौ देय राशि घनागुल की वर्गशलाका विषे जोडे जो 
प्रमाण होइ, तितनी जगतृश्रेणी की वर्गशलाका है। अ्रथवा जगतृश्रेणी बिपे देय 
राशि घनागूल, तीहिरूप द्विरूप घनधारा का स्थान ते ऊपरि विरलन राशि पल्य 
का अर्धच्छेदनि का असख्यातवा भाग, ताके जेते श्रध॑च्छेद होइ, तितने वर्गेस्थान जाइ 
जगतृश्रेणीरूप स्थान उपजे है। ताते भी जगतश्रेणी की वर्गशलाका पूर्वोक्त प्रमाण 
जाननी । 


सो जगतृश्रेणी विषे विरलन राशि का प्रमाण कितना है ? 


सो कहिए है, श्रद्धा पल्य का जो भश्रर्धच्छेद राशि ताका प्रथम वर्गमल, द्वितीय 
वर्गमूल इत्यादि क्रम ते दूणा जघन्य परीतासख्यात के जेते श्र्धच्छेद होहि, तितने 


रथ ] [ भौम्मटसार जीवफाण्ड गाथा ६१७ 


वर्गमूल करने, सो द्विउझ॒प वर्गधारा के स्थाननि विपे पल्य का अ्र्घच्छेदरूप स्थान ते 
नीचे तितने स्थान श्राइ अत विष जो वर्गमूलरूप स्थान होइ, ताके श्रर्धच्छेद दृणा 
जघन्य परीतासखूयात का भाग पल्य की वर्गशलाका को दीये जो प्रमाण होइ, तितने 
होइ । बहुरि 'तम्मित्तदुगे गुणेरासो' इस सूत्र करि श्रर्थच्छेदनि का जेता प्रमाण, तितनेः 
दुवे माडि परस्पर गुण राशि होइ, सो इहा पल्य की वर्गशलाका का प्रमाण भाज्य है, 
सो तितने दुवे माडि परस्पर गुण तो पल्य का श्रर्धच्छेद राशि होय, अर दूणा जघन्यः 
परीतासख्यात का प्रमाण भागहार है, सो तितने दुवे मादि परस्पर गुण यथासभव 
असख्यात होइ । शसे तिस श्रत के मूल का प्रमाण पलय के श्रर्धच्छेदनि के असख्यातवे 
भाग प्रमाण जानना, सोई इहा जगतृश्रेणी विपे विरलन राशि है । वहुरि जगतृप्रतर हे, 
सो द्विहप घनथधारा विपे प्राप्त हे, सो याके अर्धच्छेद वर्गशलाका भअ्रन्य धारानि विषे 
प्राप्त जानने । तहा जगत्श्रेंणी के श्रर्धच्छेदनि ते दृणे जगत्प्रतर के अर्धच्छेद है । 
'बग्गसला रूवहिया' इस सूत्र करि जगतृश्रेंणी की वर्गशलाका ते एक श्रधिक जगत्‌ 
प्रतर की वर्गशलाका है । बहुरि घनरूप लोक, सो द्विरूप घनाघन धारा विपे उपज है। 
तहा 'तिग्रुणा तिगुणा परट्टाणे! इस सूत्र करि द्विरूप घनधारा विपषे प्राप्त जो जगतृ- 
श्रेणी, ताके भ्र्धच्छेदनि ते लोक के अर्धच्छेद तिगुरों जानने । अथवा तीन जायगा 
जगतृश्रेणी माडि परस्पर गुण लोक होई, सो गुण्य-गुणकार तीन जगतृश्रेणी ,के श्रर्ध- 
च्छेद जोडे भी तितने ही लोक के अर्धच्छेद हो हे । वहुरि 'परसम' इस सूत्र करि जगत्‌ 
श्रणी की वर्गशलाका मात्र ही लोक की वर्गशलाका है । इहा प्रयोजनरूप गाधा सूत्र 
कहिये है । उक्त च - 


गुणयारद्धच्छेदा, गुरिपज्जमारफ्स्स अद्धच्छेदजुदा । 
लद्धस्सद्धच्छेदा, श्रहियस्सच्छेदणा णत्थि ॥। 


याका श्रर्थ - गुणकार के श्रध॑च्छेद गुण्यराशि के अर्धच्छेद सहित जोडे लब्ध- 
राशि के अरधंच्छेद होहि । जैसे गुणकार आठ, ताके अर्धच्छेद तीन श्र गुण्य सोलह, 
ताके अ्र्धच्छेद च्यारि, इनिकौ जोडे लब्धराशि एक सो अट्ठाईस के श्र्धच्छेद सात हो- 
है । अँसे ही गुणकार दश कोडाकोडि के सख्यात अर्धच्छेद गुण्यराशि पल्य, ताके अर्ध- 
च्छेदनि मे जोडे, लब्धराशि सागर के अध॑च्छेद हो है । बहुरि श्रधिक के छेद वाही हैं, 
काहेते सो कहिये है, अ्र्ध च्छेदनि के अर्ध च्छेद प्रमाण वर्गशलाका होइ, सो इहा पल्य के 
प्रधैच्छेदनि ते सख्यात अर्धच्छेद सागर के अधिक कहे । सो इनि अधिक भअ्र्धच्छेदि के ' 


सम्पाज्ञानचन्द्रिका भाषाटौका ] [ २६५ 


अधेच्छेद होइ, परन्तु वर्गशलाकारूप प्रयोजन की सिद्धि नाही, ताते भ्रधिक के अ्रधे च्छेद 
नाही करने अँसा कह्मा, याही ते सांगर की वर्गशलाका का अभाव है । उक्त च - 


भज्जस्सद्धछेदा, हारद्धछेदराहि! परिहीणा'। 
अद्धच्छेदसलागा, लद्धस्स हवति सब्व॒त्थ ॥ 


अर्थ - भाज्यराशि के अर्धंच्छेद भागहार के श्रर्धच्छेदनि करि हीन करिए, तब 
लब्धराशि की अर्धच्छेद शलाका सवंत्र हो है। जैसे.एक'सौ अट्ठाईस के भाज्य के 
अर्धच्छेद सात, इनमे भागहार आठ के तीन अर्धच्छेद घटाए लब्धराशि सोलह के 
च्यारि अर्धच्छेद हो है, श्रेस ही अन्यत्र जानना । 


विरलज्जमारणरासि, दिण्णस्सद्धच्छिदीहि संगुणिदे । 
श्रद्धच्छेदा होति हु, सब्वत्थुपण्णरासिस्स ॥॥ 


श्र्थ'- विरलन राशि कौ देय राशि के अर्धच्छेदनि करि गुण उत्पन्न राशि के 
अरधच्छेद सर्वत्र हो है। जसे-विरलन राशि च्यारि, ताकौ देय ' राशि सोलह के अर्घ- 
च्छेद च्यारि करि (गुणे) उत्पन्न राशि पणाट्टी के सोलह शअर्धच्छेद हो है । असे इहा 
भी पल्य अर्ध॑च्छेद प्रमाण विरलन राशि कौ देय राशि पल्‍्य, ताके' श्रर्धच्छेदनि करि 
गुण उत्पन्न राशि सूच्यगुल के श्रर्थच्छेद हो है । असे ही श्रन्यत्र जानना । 


विरलिदराशिच्छेदा, दिण्णद्वच्छेदचछेद्संसिलिदा । 
वग्गसलागपसाणं, . होति समुप्पण्यय्रासिस्स 


'श्र्थ - विरलन राशि के श्रध॑च्छेद देय राशि के अ्रध॑च्छेदनि के अ्र्धच्छेदनि करि 
सहित जोड़े उत्पन्न राशि की वर्गशलाका का प्रमाण हो है | जैसे विरलन राशि 
च्यारि के श्रर्धच्छेद दोय श्रर देय राशि सोलह के अर्धच्छेद च्यारि, तिनिके श्रर्धच्छेद 
दोय, इनको मिलाए उत्पन्न राशि परणट्ठी की वर्गशलाका च्यारि हो है | शैसे ही 
विरलन राशि पलय के श्रध॑च्छेद, तिनिके अर्धच्छेद ' तिनिविष देय राशि पल्य, ताके 
अर्धच्छेदनि के अर्धच्छेद जोडे उत्पन्न राशि सूच्यगुल के वर्गशलाका का प्रमाण हो है। 
अस ही अन्यत्र जानना । 

दुगुरापरित्तासखेरशवहरिदरद्धारपल्लवग्गसला । 
विदंगुलवग्गसला, सहिया सेढिस्स वग्गसला ॥॥ 


२६६ | [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ११७ 


श्र्थ - दृणा जघन्य परीतासख्यात का भाग श्रद्धापल्य की वर्गशलाका कौ दीए 
जो प्रमाण होइ, तीहि करि सयुक्त घनागुल की वर्गशलाका का जो प्रमाण, तितनी 
जगतृश्रेणी की व्गशलाका हो है । 
विरलिदरासीदो पुरा, जेत्तियमेत्तारिप श्रहियरूवारि । 
तेंसि श्रण्णोण्णहदी, ग्रुणयारो लद्धरासिस्स ॥। 


श्रर्थ - विरलन राशि ते जैते अधिक रूप होइ, तिनिका परस्पर गुणन कीए 
लब्ध राशि का गुणकार होइ । जैसे च्यारि अर्धच्छेदरूप विरलन राशि श्रर तीन श्र्ध- 
च्छेद अधिक राशि, तहा विरलन राशि के श्र्धच्छेद प्रमाण दुवा माडि परस्पर गुण 
२५»२५८२५८२ सोलह १६ लब्ध राशि होइ । श्र श्रधिक राशि तीन भ्रर्धच्छेद प्रमाण 
दुवा माडि २५२५२ परस्पर गुणे आठ गुणकार होय, सो लव्धि राशि कौ गुणकार 
करि गुण सात अर्धच्छेद जाका पाइए, जैसा एक सौ अरट्ठाईस होइ । श्रैसे ही पल्य 
के श्रधेच्छेद विरलन राशि, सो इतने दूवा माडि परस्पर गुणे लब्ध राशि पल्य होइ 
अर अधिक राशि सख्यात अर्धच्छेद, सो इतने दुबे माडि परस्पर गुणे दश कोडा- 
कोडि गुणकार होइ । सो पल्‍्य कौ दश कोडाकोडि करि गुण सागर का प्रमाण हो 
है । असे ही अ्रन्यत्र जानना । 


विरलिदरासीदो पुण, जेत्तियमेत्तारिंग हीरारूवाणि । 
तेसि श्रण्णोण्णहदी, हारो उप्पण्णरासिस्स ॥| 


श्रथ - विरलन राशि ते जेते हीनरूप होइ, तिनिका परस्पर गूणन कीए 
उत्पन्त राशि का भागहार होइ । ज॑से विरलन राशि अर्धच्छेद सात अर हीनरूप 
अर्धच्छेद तीन, तहा विरलन राशिमात्र दुवा माडि २२५८२५७२७८२७२७८२ पर- 
स्पर गुणे एक सौ श्रट्ठाईस उत्पन्त राशि होइ । बहुरि हीनरूप प्रमाण दुवा माडि 
२:८२४८२ परस्पर गुण आठ भागहार राशि होइ, सो उत्पन्त राशि कौ भागहाररूप 
राशि का भाग दीए च्यारि भ्रर्धच्छेद जाका पाइए श्रैसा सोलह हो है, असे ही 
ग्रन्यत्र जानना । असे मान वर्णान कीया । 

सो असे मान भेदनि करि द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव का परिमाण कीजिए है, 
सो जहा द्रव्य का परिमाण होइ, तहा तितने पदार्थ जुदे-जुदे जानने । 

बहुरि जहा क्षेत्र का परिमाण होय, तहा तितने प्रदेश जानने । 


शध्यग्शानचन्दिका भाषादौका | [ २६७ 


जहा काल का परिमाण होइ, तहा तितने समय जानने । 
जहा भाव का परिमाणु होइ, तहा तितने अभ्रविभाग प्रतिच्छेद जानने । 


इहा दृष्टात कहिए है - जैसे हजार मनुष्य हैं, श्रेसा कहिए तहा वे हजार 
जुदे-जुदे जानने, तैसे द्रव्य परिमाणा विषे जुदे-जुदे पदार्थ जानने । 


वहुरि जैसे यहु वस्त्र वीस हाथ है, तहा उस वस्त्र विषे वीस अंश जुदे-जुदे 
नाही, परन्तु एक हाथ जितता क्षेत्र रोके, ताकी कल्पना करि वीस हाथ कहिए है । 
तैसे क्षेत्र परिमाण विपे जितना क्षेत्र परमाणु रोके, ताकौ प्रदेश कहिए, ताकी कल्पना 
करि क्षेत्र का परिमाण कहिए हैं । 


बहुरि जैसे एक वर्ष के तीन से छब्चासठि दिन-रात्रि कहिए, तहा अखंडित 
काल प्रवाह विष श्रश है नाही, परन्तु सूये के उदय-अ्रस्त होने की अपेक्षा कल्पना 
करि कहिए है । तैसे काल परिमाण विपे जितने काल करि परमाणु मद गति करि 
एक प्रदेश ते दूसरे प्रदेश कौ जाइ, तीहि काल को समय कहिए । तीहि अपेक्षा कल्पना 
करि काल का परिमारणा कहिए है । 


बहुरि जैसे यहु सोला वानी का सोना है, तहा उस सोना विपे सोला श्रश है 
नाही, तथापि एक वान के सोना विपे जैसे वरणादिक पाइए है, तिनकी अपेक्षा 
कल्पना करि कहिए है । तैसे भाव परिणाम विपे केवलज्ञानगम्य अति सूक्ष्म जाका 
दूसरा भाग न होइ, असा कोई शक्ति का अश ताकी अविभाग प्रतिच्छेद कहिए, 
ताकी कल्पना करि भाव का परिमाण कहिए । सुख्य परिमाण तौ अंसे जानना, 
विशेष जैसा विवक्षित होइ, सो जानना । 

बहुरि जहा क्षेत्र परिमाण विषे झआवली का परिमाण कहिए, तहा आवली के 
जेते समय होड, तितने तहा प्रदेश जानने । 

बहुरि काल परिमाण विपे जहा लोक परिमाण कहे, तहा लोक के जितते 
भदेश होइ, तितने समय जानने , इत्यादि असे जानने । बहरि जहा सख्यात, श्रसख्यात 
अनत सामान्यपरने कहे, तहा तिनिका भेद यथायोग्य जानना । 

सर्वभेद कहने मे न आवे, ज्ञानगम्ब है, ताते कौन रीति सौ कहिए ? 


परन्तु जैसे लोक विपे कहिए याक्रे लाखा रुपैया छे, तहां जैसा जानिए 
काइयथा नाहां, हजारा नाहों, तैसे होनाधथिक भाव करि स्वृूलयण परिमाग जानना, 


२६८ ] ४ [ गौस्सटसार जीवकाण्ड गाया ११८- १६ 


सूक्ष्मपणं परिमाण ज्ञानगम्य है । या प्रकार इस ग्रन्थ विषे जहा-तहा मान का 
प्रयोजन जानि मान वर्णन कीया हैं । 


अब पर्याप्ति प्ररूपणा का प्रारम्भ करता सता प्रथम ही दृष्टातपूर्वक जीवनि 
के तिनि पर्याप्तनि करि पूर्णता-अ्रपूर्णता दिखावे है - 


जह पुण्णापृण्णाई, गिहघडवत्थादियाइ' दव्वाइ । 
तह पुण्णिदरा जीवा, पज्जत्तिदरा मुणेयव्वा ॥११८॥ 
यथा पूर्णापुर्णानि, गृहघटवस्नादिकानि द्रव्याणि '। 
तथा पूर्णतरा जीवा., पर्याप्तेतरा संतब्याः ॥॥११८॥॥ 
टीका - जैसे लोक विपषे गृह, घट, वस्त्र इत्यादिक पदार्थ व्यजन पर्यायरूप, ते 
पूर्ण अर शअ्रपूर्ण दीस है, जे अपने कार्यरूप शक्ति करि सम्पूर्ण भए, तिनिको पूर्ण 
कहिए । बहुरि जिनका आरभ भया किछ भए किछ न भये ते अपने कार्यरूप शक्ति 
करि सपूर्ण न भए, तिनिकों अपूर्ण कहिए । 


तेसे पर्याप्त, श्रपर्याप्त नामा नामकर्म की प्रकृति के उदय करि सयुक्त जीव 
भी अपनी-प्रपनी पर्याप्तिनि करि पूर्ण अर अपूर्णा हो है। जो सर्व पर्याप्तिनि की 
शक्ति करि सपूर्ण होइ, सो पूर्ण कहिए । वहुरि जो सर्व पर्याप्तिनि की शक्ति करि 
पूर्ण.न होइ, सो अपूर्णा कहिये । 


श्राग ते पर्याप्ति कौन ? अर कॉनके केती पाइए ? सो विशेष कहै है - 


आहार-सरीरिंदिय, पज्जत्ती आरणपाण-भास-सरो । 
चत्तारि' पच* छप्पिरे य, एइंन्दिय-वियल-सण्णीण" ॥११६॥ 


ग्राहारशरीरेंद्रियाणि, पर्याप्त. झआनप्राणभाषामनांसि । 
चतस््र. पच षडपि च, एकेद्रिय-विकल-सज्ञिना ॥११९।। 


१ पट्खण्डागम - घवला, पुस्तक-(, पृष्ठ ३१६, सूत्र न ७४,७४५ 

२ ,, री] हि] ग्ः #. २१४ सूत्रन ७२,७३ 

दे, हर । क्र 7 72 ३१३, ३े १४ सूत्र न ७०,७१, 
४ द्रव्यसग्रह गाथा न. १२ की सस्क्ृत टीका में भी यह उद्धृत है । 


संम्पस्शानचन्द्रिका भाषाटौका | [ २६६ 


दीका - १ आहार पर्याप्ति २ शरीर पर्याप्ति ३ इद्वियःपर्याप्ति, ४. आनपान 
कहिए श्वासोश्वास पर्याप्ति, ५. भाषा पर्याप्ति, ६ मन. पर्याप्ति जैसे छह पर्याप्तिलहै । 
इनिविषे एकेद्रिय के तौ भाषा अर मन. वित्ता पहिली च्यारि पर्याप्ति पाइये है । बेद्री।' 
तेद्री, चौइद्ी, असैनी पचेद्री इनि विकल चतुष्क के मन विना पाज्च पर्याप्ति पाइए है। 
सैनी पचेद्विय के छहो पर्याप्ति पाइए है । 


तहा औदारिक, वेक्रियिक, आहारक इनिविषे किस ही शरीररूप नाम कर्म 
की प्रकृति क। उदय होने का प्रथम समय सौ लगाइ करि जो तीन शरीर वा छह 
पर्याप्तिरूप पर्याय परिणमने योग्य जे पुद्गलस्कथ, तिनिको खल-रस भागरूप परि- 
णमावने की पर्याप्ति नामा नापकर्म के उदय ते भई जैसी जो आत्मा के शक्ति निपजै, 
जैसे तिल को पेलि करि खलि अर तेलरूप परिणामावे है, तैसे केई पुद्गल ने तौ 
खलरूप परिणमावै, केई पुदूगल ने रसरूप परिणमाव है - श्रेसी 'शक्ति होने कौ आहार 
पर्याप्ति कहिए । 

बहुरि खल-रस भागरूप परिणए पुदूगल, तिनिविषे जिनकौ खलरूप परि- 
रखुमाए थे, तिनिकौ तौ हाड-चर्म इत्यादि स्थिर अ्रवयवरूप परिणमाव अर जिनिकौ 
रसरूप परिणमाए थे, तिनिको रुधिर-शुक्र इत्यादिक द्रव श्रवयवरूप परिणमावै - 
असी जो शक्ति होइ, ताको शरीर पर्याप्ति कहिए है। 


वहुरि इद्रियरूप मति, श्रुतज्ञान अर चल्षु, अ्रचक्षु दर्शन का आवररा अर वीर्या- 
न्तराय, इनिके क्षयोपशम करि निपजी जो आत्मा के यथायोग्य द्वव्येद्रिय का स्थान- 
रूप प्रदेशनि ते वर्शादिक ,ग्रहशुरूप उपयोग की शक्ति जाति नामा नामकर्म के उदय 
ते;निपजे, सो इद्रिय पर्याप्ति कहिए हैं । 


बहुरि तेवीस जाति का वर्गंणानि विषेः श्राहार वर्गणारूप पुदूगल स्कधनि की 
शवासोश्वासरूप परिशुमावने की शक्ति, श्वासोश्वास नामकर्म के उदय ते निपजे; सो 
श्वासोश्वास पर्याप्ति कहिए । 

बहुरि स्वर नामा नाम कर्म के उदय ते भाषा वर्गणारूप पुदूगल स्कथनि कौ: 
सत्य, असत्य, उमय, अनुभय भाषारूप परिणमावने को शक्ति होइ, सो भाषा पर्याप्ति 
कहिए । 

बहुरि मनोवर्गेणारूप जे पुद्गल स्कथ, तिनिकौ अगोपाग नामा नामकर्म का 
बल ते द्रव्यमनरूप परिणमावने को शक्ति होय, तोहि द्रव्यमत का आधार ते मन 


२७० | है [ ग्रोम्सट्सार जीवकाण्ड गाथा १२० 


का भ्रावरण भर वीर्यान्तराय के क्षायोपशम विशेष करि गुण-दोष का विचार, अतीत 
का याद करना, अनागत विषे याद रखना, इत्यादिकरूप भावमन के परिणमावने 
की शक्ति होइ, ताकौ मन पर्याप्ति कहिए है । श्ैसे छह पर्याप्ति जानना । 


पज्जत्तीपट्ठवर्ण, जुगवं तु कमेण होदि रिग्रट्ठवरणं । 

अन्तो मुहृत्तकालेणहियकमा तत्तियालावा ॥१२०॥ 
पर्याप्तिप्रस्थापन, युगपत्तु क्रेण भवति निष्ठापनम्‌ । 
शअतमुहतंकालेन, श्रधिकक्रमास्तावदालापात्‌ ॥१२०॥। 


दीका - जेते-जेते अपने पर्याप्ति होइ, तिनि सबनि का प्रतिष्ठापन कहिए 
प्रारभ, सो तो युगपत्‌ शरीर नामा नामकर्म का उदय के पहिले ही समय हो है। 
बहुरि निष्ठापन कहिए तिनिकी सपूर्णाता, सो अनुक्रम करि हो है । सो निष्ठापन का 
काल श्मतर्मुहते-अतर्मुहुत करि श्रधिक है, तथापि तिनि सबनि का काल सामान्य 
आलाप करि अतर्मुहुतं ही कहिए, जाते अतमुहूर्त के भेद बहुत है । 

कैसे निष्ठापन का काल है ? 

सो कहै है - श्राहार पर्याप्ति का निष्ठापन का काल सबनि ते स्तोक है, 
तथापि अतर्मुह॒र्त मात्र है। बहुरि याकौ सख्यात का भाग दीए जो काल का परि- 
माण श्रावे, सो भी अतर्मुहृतें है । सो यहु अतमु हुते उस आहार पर्याप्ति का अत- 
मु हर्ते में मिलाये जो परिमाण होइ, सो शरीर पर्याप्ति का निष्ठापन काल 
जानना । सो यहु भी अतमु ह॒र्त ही जानना । बहुरि याहु का सख्यातवा 
भाग प्रमाण अतर्मुहर्ते याही मे मिलाये इद्रिय पर्याप्ति का काल होइ, 
सो भी अतर्मुहते ही है। बहुरि याका सख्यातवा भाग प्रमाण अतमुहहुर्त 
याही मे मिलाए श्वासोश्वास पर्याप्ति काल होइ, सो भी अतमु ह॒ते ही है । अैसे एके- 
द्विय पर्याप्ति के तौ ए च्यारि ही पर्याप्ति इस अनुक्रम करि सपूर्ण होइ है । बहुरि 
श्वासोश्वास पर्याप्ति काल का सख्यातवाँ भाग का प्रमाण अतमु हृत॑ याही में मिलाए 
भाषा पर्याप्ति का काल होइ, सो भी अतर्मुह्॒त ही है। ग्रैसे विकलेद्रिय पर्याप्ति 
जीवनि के ए पाच पर्यथाप्ति इस अनुक्रम करि स्ुर्ण होइ हैं। बहुरि भाषा पर्याप्ति 
काल का सख्यातवा भाग प्रमाण अतमु हुते याही मे मिलाए मन पर्याप्ति का काल 
होइ, सो भी अतमु ह॒र्त ही है । जैसे सज्ञी पर्चेद्रिय पर्याप्ति के छह पर्याप्ति इस अनु- 
क्रम करि पूर्ण हो है! असे इनिका निष्ठापन काल कट्मा । 


सम्यज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] | २७१ 
आगे पर्याप्ति, निवृत्ति भ्रपर्याप्ति काल का विभाग कहे है -- 


पज्जत्तस्स य उदये, णियणियपज्जत्तिणिद्ठिदों होदि । 
जाव शरीरमपुण्णं, रिव्वत्तिअपुण्णगों ताव ॥ १२१॥ 


पर्याप्तस्थ च उदये, निजनिजपर्याप्तिनिष्ठितों भवति । 
यावत्‌ शरीरमपूर्ण, निदुत्यपूर्णकस्तावत्‌ ॥॥ १२१ ॥ 


टीका - पर्याप्ति नामा तामकर्म के उदय होते श्रपने-अपने एकेद्रिय के च्यारि, 
विकलेद्विय के पाच, सैनी पचेद्रिय के छह पर्याप्तिनि करि 'निष्ठिताः कहिए सपूर्ण शक्ति 
युक्त होइ, तेई यावत्‌ काल शरीर पर्याप्ति दूसरा, ताकरि पूर्ण न होइ, तावतू काल 
एक समय घाटि शरीर पर्याप्ति सबधी अतमु हुर्त पर्यन्त निवृत्ति अ्रपर्याप्ति कहिए । 
जाते निवृत्ति कहिए शरीर पर्याप्ति की निष्पत्ति, तीहि करि जे श्रपर्याप्त कहिए 
सपूर्ण न भए, ते निवृत्ति श्रपर्याप्त कहिए है । 


श्रागे लब्धि अपर्याप्त का स्वरूप कहै है - 


उदये दु अ्रपुण्णस्स थ, सगसगपज्जत्तियं रप णिट्ठवदि । 
अन्तोमुहत्तमरणं, लद्धिअपज्जत्तगों सो दु ॥ १२२॥ 


उदये तु अ्पूर्णस्प च, स्वकस्वकपर्याप्तिने निष्ठापयति । 
श्रन्तमु हतेमरणं, लब्ध्यपर्याप्तकः स तु ॥ १२५२ ॥। 


टीका - अपर्याप्ति नामा नामकर्म के उदय होते सते, श्रपने-अपने एकेद्विय 
विकलेद्रिय, सेनी जीव च्यारि, पाच, छह पर्याप्ति, तिनिकौ न “निष्ठापयति' कहिए 
सम्पूर्ण न करे, उसास का अठारहवा भाग प्रमाण अतमुहत्ते ही विपे मरण पावे, ते 
जीव लब्धि अ्रपर्याप्त कहिए । जाते लब्धि कहिए अपने-अपने पर्याप्तिनि की सपूर्णता 
की योग्यता, तीहि करि' श्रपर्याप्त' कहिए निष्पन्न न भए, ते लब्धि अपर्याप्त कहिए । 


आगे एकेद्रियादिक सन्नी पर्यन्त लव्धि अपर्याप्तकक जीवनि का निरतर जन्म 
वा मरण का कालप्रमाण कौ कहै है - 


तिण्णिसया छत्तीसा, छावट्टिसहस्सगाणि सरणाणि। 
अन्तोमुहुत्तकाले, तावदिया चेव खुद्दभवा ॥ १२३ ४ 


र७छर ] [ गोस्सटसार जीवकाण्ड गाथा १२४-१२५ 


तन्रीणि शतानि षद्त्रिशत्‌, घट्षष्टिसहुसुकाति मरशानि ।॥. 
अ्रतमुंहतेकाले, तावतश्चेव क्षुद्रभवा. ॥| १२३ ॥॥ 


टीका - क्षुद्रभव कहिए लब्धि श्रपर्याप्तक जीव, तिनिकौ जो बीचि विषे 
पर्याप्तिपनौ विना पाया निरतरपने उत्कृष्ट होइ, तौ अतमु ह॒त॑ काल विष छबयासठि 
हजार तीन सो छत्तीस (६६३३६) मरण होइ, बहुरि इतने ही भव कहिए जन्म 


होइ । 
आाग-ते जन्म-मरण एकेद्रियादि जीवनि के केते-केते -सभवे अर तिनिके 


स्काल का प्रमाण' कहा ?- सो विशेष कहिए है - 


सीदी सट्ठी तालं, वियले चउवीस होति पत्चचक्खे । 
छावट्ठि च सहस्सा, सं च बत्तीससेयवर्खे ॥१२४॥ 


ग्रशीति: षष्टि चत्वारिशत्‌, घिकले चतुरविशतिर्भवति पंचाक्षे । 
षष्टिश्न सहसारि, शत च द्यान्निशरेकाक्षे ॥ १२४५ 


टीका - पूर्वे कहे थे लब्धि श्रपर्याप्तकनि के निरतर क्षुद्रभव, तिनिविषे 
एकेद्वियनि के छयासठि हजार एक सौ बत्तीस निरतर क्षुद्रभव हो है, सो कहिए है - 
कोऊ एकेंद्रिय लव्धि अपर्याप्तक जीव, सो तिस क्षुद्रभव का प्रथम समय ते लगाई 
सास के अठारहवे भाग अपनी आयु प्रमाण जीय करि मरै, बहुरि एकंद्रिय भया तहा 
तितनी ही आयु कौ भोगि, मरि करि बहुरि एकेद्रिय होइ । असे निरतर लब्धि अ्प- 
याप्ति करि क्षुद्रभव एकेंद्रिय के उत्कृष्ट होइ तौ छद्यासठि हजार एक सौ बत्तीस होइ, 
अधिक न होइ । जैसे ही लब्धि श्रपर्याप्तक बेइद्रिय के असी (८०) होइ। तेइद्विय 
लब्धि अपर्याप्तक के साठि (६०) होइ । चौइद्विय लब्धि अपर्याप्तक के चालीस 
(४०) होइ । पचेंद्रिय लब्धि अ्रपर्याप्त के चौबीस होई, तीहिविपे भी मनुष्य के झाठ 
(८) श्रसैनी तिर्यंच के आठ, (८) सैनी तिरय॑च के श्राठ5 (८) श्रैसे पच्चेद्रिय के चौंबीस 
(२४) होइ । जैसे लब्धि 'ग्रपर्याप्तकनि का निरतर क्षुद्रभवनि का परिमाण कह्या । 

अब एकेद्रविय लव्धि श्रपर्याप्तक के निरन्तर क्षद्रभव कहे, तिनकी सख्या 
स्वामीनि की अपेक्षा कहै है - 


पुठविदगागणिमारुद, साहारणथलसुहमपत्तया । 
एदेस अपुण्णेसु य, एक्केवके बार ख॑े छकक॥ १९५ ॥ 


सम्पग्तानचन्द्रिका भाषाटीका | [ २७३ 


पृथ्वीदकाम्निसारुतसाधा रणस्थूलसुक्ष्मप्रत्येका: । 
एतेषु भ्रपुरोषु च एकेकस्मिन्‌ द्वादश खं'घट्कस्‌ )४'१२५ ॥। 


' ढीका - पृथ्वी, श्रप, तेज, वायु, साधारण वनस्पति 'इनि - पांचो के/सुक्ष्म- 

। बादर करि. दश भेद भये-अ्र एक'प्रत्येक वनस्पती - इनि 'ग्यारहःलब्धि श्प्रर्याप्तकनि 
“विषे एक-एक भेद विषे बारह, बिदी, छह इनि अकनिकरि छह हजार बारह (६०१२) 
!'निरंतर क्षुद्रभव जानने | पूर्व निरतर क्षुद्रभव एकेद्रिय के छचासठि,हजार ःएक 
सौ बत्तीस कहे । तिनिको ग्यारह का भाग दीए एक-एक के छह हजार बारह छुद्र 
भवनि का प्रमाण आअआावे है। श्ैसे लब्धि श्रपर्याप्त के निरंतर क्षुद्रभव कहे, तहां 
5 तिनकी सख्या वा काल का निर्णाय करने-कौ च्यारि प्रकार,अपवर्तन त्रराशिक करि 
दिखावे हैं । सो त्रैाराशिक का स्वरूप ग्रथ का पीठबध विषे कह्या था, सो जानना । सो 
यहा दिखाइये है - जो एक क्षुद्रभव का काल सास का अठारहवा भाग होइ, तो 'छया- 
सठि हजार तीन सो छत्तीस निरतर क्षुद्रभवानि का कितना काल होइ ? तहां प्रमाण 


राशि १, फलराशि एक का अठारहवा भाग !_ श्रर इच्छा राशि छयासठि हजार तीन 
] १ क 
से छत्तीस (६६३३६), वहा फल कौ इच्छा करि गुणोे प्रमाण का भाग दिए लब्ध 


राशि विषे छत्तीस से पिच्यासी श्रर एक का त्रिभाग ३६८५१ इतना उस्बास भए; 


३ 
'अंस सब क्षुद्रभवनि का काल का परिमारा भया। यहा इतने प्रमाण अंतर्मुहर्त्त 
जानना । जाते जैसा वचन है, उक्तम्‌ च- 


आराढ्यानलसानुपहतमनुजोच्छवासंस्त्रिसप्तसप्तत्रिप्रमिते: । 
आहुसु हतंमंतमु ह॒र्तेमष्टाष्ट्वाजितेस्त्रिभागयुत्ते: ॥। 


याका श्रर्थ - सुखी, धतवान, आलस रहित, निरोगी मनुप्य का सेतीस से तेहत्तरि 
(३७७३) उस्बासनि का एक मुहूर्त, तहा अठचासी उस्व्रास अर एक उस्बास 
का तीसरा भाग (हीन) घटाएं सर्व क्षुद्रभवनि का काल अतमु ह॒त॑ होइ । बहुरि 
उक्तम्‌ च- 
आयुरंतम्मुहुतं: स्पादेषोस्थाष्ठटादशांशकः । 
उच्छवासस्य जघन्य च नृतिरश्चां लब्ध्यपुर्णके ॥॥ 


' “थाका अर्थ - लब्धि 'अपर्याप्तक मनुष्य तिर्यचनि'का भ्रायु एक उस्बास पका 
'अठारहवां भाग' प्रमाण 'अतमु हुतें मात्र है । सो श्ैसे कह्या सास का अभ्रठारहवाप्भाग 


१७४ ] [ गोम्मठसार जौवकाण्ड गाया १२६ 


काल का एक क्षुद्रभव होइ, तो छत्तीस सौ पिच्यासी अर एक का त्रिभाग प्रमाण 


उसासति का कितना क्षुद्रभव होइ” इहा प्रमाण राशि! ,फलराशि १, इच्छाराशि ३६५! 
१८ १ 


- यथोक्त करते लब्ध राशि छचासठि हजार तीन सौ छत्तीस ( ६६३३६) क्षुद्रभवनि 
' का परिमाण आया । बहुरि जो छद्यासठि हजार तीन सौ छत्तीस क्षुद्रभवनि का काल 
' छत्तीस सौ पिच्यासी श्रर एक का त्रिभाग इतना उस्वास होइ, तो एक क्षुद्रभवनि 

का कितना कालहोइ” इहा प्रमाण राशि ६६३३६, फल राशि ३६८५ *, इच्छा राशि 

३ 

१, यथोक्त करता लव्ध राशि एक सास का अ्रठारहवा भाग १ एक क्षुद्रभव का काल 
ह रद 

भया | बहुरि छत्तीस सौ पिच्यासी अर एक का त्रिभाग ३६८५४ १ इतना सास का 

डे 


छथासठि हजार तीन सौ छत्तीस क्षुद्रभव होइ, तो सास का अठारहवा भाग का कितना 
क्षुद्रभवभ होइ ? इहा प्रमाण राशि ५२८५१,फल राशि६६३३६, इच्छा राशि एक का 
३ 


अठारहवा भाग १ , यथोक्त करता लब्ध राशि १ क्षुद्रभव हुआ । इहा सर्वे फल राशि 
श्८ < 
कौ इच्छा राशि करि गुरणना, प्रमाण राशि का भाग देना, तब लब्ध राशि प्रमाण 
हो है। जैसे एक क्षुद्रभव का काल समस्त क्षुद्रभव, समस्त क्षुद्रभव का काल इनिकों 
क्रम ते प्रमाण राशि करने ते च्यारि प्रकार त्रेराशिक किया है। और भी जायगा 


जहा त्रेराशिक का वर्रान होइ, तहा ग्ैसे ही यथासभव जानना । 
आगे समुद्घातकेवली के श्रपर्याप्तपन का सभव कहै है - 


पज्जत्तसरी रस्स य, पज्जत्तुदयस्स कायजोगस्स | 
जोगिस्स अपुण्णत्तं, अपुण्णजोगोत्ति रिपहिट्ठ ॥१२६॥ 


पर्याप्तशरीरस्य च, पर्याप्त्युदयस्य काययोगस्य । 
योगिनोषपूर्णत्वमपूर्णयोगः इति निदिष्टस्‌ ॥॥१२६॥ 


टीका - सपूर्ण परम ओऔदारिक शरीर जाके पाइए, बहुरि पर्याप्ति नामा 

नामकर्म का उदय करि सयुक्त, बहुरि काययोग का धारी - असा जो सयोगकेवली 
“भट्टारक, ताके सम्ुदूधात करते कपाट का करिवा विषे अर सहार विषे अपूर्र काय- 
ग्रोग कह्मा है । जाते तहा सज्ञी पर्याप्तवत्‌ पर्याप्तिनि का झ्रभ करि क्रम ते 'िष्ठा- 


सम्यग्ज्ञनचन्द्रिका भाषादीका ] [ २७५ 


पन करे है । ताते औदारिक मिश्र काययोग का धारी केवली भगवान, सो कपाट 
युगल का काल विषे अपर्याप्तपना कौ भज्ज है, ऐसा सिद्धात विषे कह्मा है । 


श्रागे लब्धि श्रपर्याप्तकादि जीवनि के गुणस्थाननि का सभवने-अभ्सभवने का 
विशेष कहै हैं - 
लड्धिश्रपुण्णं मिच्छे, तत्थवि विदिये चउत्थ-छट्ठे य। 
णिव्वत्तिश्रपज्जत्ती, तत्थ वि सेसेसु पज्जत्ती ॥ १२७ 0 


लब्ध्यपूर्ण मिथ्यात्वे, तत्नापि द्वितोये चतुर्थेषष्ठे च। 
निव॒ त्यपर्याप्तिस्तत्रापि शेषेषु पर्याप्तिः ॥। १२७ ॥। 


टीका - लब्धि श्रपर्याप्तक जीव मिथ्यादृष्टि गुणस्थान विषे ही पाइए है, 
और गुणस्थान वा्क सभवे नाही, जाते सासादनपना भ्रादि विशेष गणनि का ताके 
श्रभाव है । बहुरि तीहि पहिला मिथ्यादृष्टि विषे, दूसरा सासादन विषे, चौथा असयत 
विषे, छठा प्रमत्त विषे -इनि चारो गुणस्थाननि विषे निर्वृत्ति अपर्याप्तक पाइए 
है । तहा पहला वा चौथा सू तो मरि करि जीव चारो गतिनि विषे उपजे है। 
श्रर सासादत सौ मरिकरि नरक विना तीनि गतिनि विषे उपजे है । सो इनि तीनो गुरा- 
स्थान विपे जन्म का प्रथम समय ते लगाइ यावत्‌ औदारिक, वेक्रियिक शरीर पर्याप्त 
पूर्ण न होइ, तावत्‌ एक समय घाटि शरीर पर्याप्ति का काल पर्यत निवृत्ति अ्रपर्याप्तक 
है । बहुरि प्रमत्त गुणस्थान विषे यावत्‌ श्राह्रक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न होइ, तावतृ 
एक समय घाटि श्राह्यरक शरीर पर्याप्ति काल पर्यत निर्वृत्ति अपर्याप्तक है । बहुरि इन 
कहे चारो गुरणस्थाननि विषे अर श्रवशेष रहे मिश्वादिक सयोगी पर्यन्त नव गुणस्थान 
विषे पर्याप्तकक जीव पाइए है, जाते ताका कारणभूत पर्याप्ति नामा नामकर्म का 
उदय सर्वत्र सभवे है । 

भावार्थ - लब्धि अपर्याप्तकनि के गुणस्थान एक पहिला, निर्वत्ति अपर्या- 
प्तकनि के गुणस्वान च्यारि - पहिला, दूसरा, चौथा, छठठा, पर्याप्तनि के गुणस्थान 
सर्वसयोगी पर्यन्त जानना । 


श्रागे ्रपर्याप्त काल विषे सासादन अर असयत गुणस्थान जहा नियम करि 
न सभवे, सो कहै है - 


२७६ ] | ग्रोम्मटसार जीवकाष्ड गाथा १२८ 


हेट्टिसछप्पुढवीरां, जोइसिवणभवरासव्वइत्थीरां । 
पृण्णिदरे णहि सम्मो, ण सासणो रारयाप॒ण्णे ॥ १२८॥ 


ग्रधस्तनषट्पृथ्वीना, ज्योतिष्ववानभवनसरस्त्रीरयाम्‌ । 
पूर्णतरस्मिन्‌ नहि सम्यकत्व न सासनो नारकापूर्णो ॥ १२८ ॥। 


टीका - नरक गति विपषे रत्तप्रभा विना छह प्रृथ्वी सवधी नारकीनि क॑ श्रर 
ज्योतिषी, व्यतर, भवनवासी देवनि के अर सर्व ही स्त्री - देवागना, मनुष्यणी, 
तिय॑चनी, तिनिक॑ निवृ त्ति श्रपर्याप्त दशा विषे सम्यक्त्व न पाइए । जाते तीहि दशा 
विषे सम्यकत्व ग्रहणों कौ योग्य काल नाही। अर सम्यक्त्व सहित मरे तियंच 
मनुष्य, सो तहा उपज नाही। वहुरि सम्यकत्व ते भ्रप्ट होइ जो जीव मिथ्यादृष्टि वा 
सासादन होइ, तो तिनिका यथासभव तहा नरकादि विषे उपजने का विरोध है 
नाही । बहुरि सर्व ही सातो पृथ्वी के नारकी, तिनिक निर्व त्ति श्रपर्याप्त दशा विषे 
सासादन गुरणस्थान न पाइए, असा नियम जानना जाते नरक विषे उपज्या जीव के 
तिस काल विष सासादनपने का अभाव है । 

इति श्री आचार्य नेमिचन्द्रसिद्धातचक्रवर्तिविरचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पचसग्रह ग्रथ 
जीवतत्त्वप्रदीपिका नामा सस्क्ृत टीका के अश्रनुसार इस सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामा 


भाषाटीका विषे जीवकाण्ड विषे प्ररूपित जे वीस प्ररूपणा तिनिविपे पर्याप्त 
प्ररुपण नामा तीसरा अधिकार पूर्णो भया ॥ ३ |। 


चौथा अधिकार : प्राण प्ररूपणा 


ग्रभिनंदन वंदो सदा, तज्रेसठि प्रकृति खिपाय । 
जगतनमतपद पाय, जिनधर्म कह्यो सुखदाय ॥॥ 


श्रथ प्राण प्ररूपणा कों निरूपे है -- 


बाहिरपार्णेहि जहा, ,तहेव अब्भंतरेंहि पार्गोहि । 
पाणंति जेहि जीवा, पाणा ते होंति शििद्विदृठा ॥ १२४८ ॥ 


बाह्मप्राण्यथा, तथवाष्यंतरे: प्राणेः । 
प्राणति येर्जीवा:, प्राणास्ते भवन्ति निदिष्ठा ॥ १२९ ॥। 


टीका -जिनि श्रभ्यंतर भाव प्राणनि करि जीव है, ते प्राणति कहिए जीव है; 
जीवन के व्यवहार योग्य हो है, कौनवत्‌ ”? जैसे बाह्य द्रव्य फ्राणनि करि जीवजीवे है, 
जाते यथा शब्द दृष्टातवाचक है, ताते जे आत्मा के भाव है, तेई प्राण है जैसा कद्या 
है । असे कहने ही करि प्राण शब्द का श्रर्थ का जानने का समर्थपणा हो है, ताते 
तिस प्राण का लक्षण जुदा न कह्मा है | तहा पुद्गल द्रव्य करि निपजे जे द्रव्य इद्रिया- 
दिक, तिनके प्रवर्तंनरूप तो द्रव्य प्राण है। बहुरि तिनिका कारणभूत ज्ञानावरण 
श्र वीर्यान्तराय के क्षयोपशमादिक ते प्रकट भए चेतन्य उपयोग के प्रवर्तंतरूप भाव 
प्राण है । 


इहां प्रश्न - जो पर्याप्ति अर प्राण विषे भेद कहा ? 


ताका सम्राधान - पच इद्वियनि का आवरण का क्षयोपशम ते निपजे असे पाच 
इद्रिय प्राण है । बहुरि तिस क्षयोपशम ते भया जो पदार्थनि के ग्रहण का समर्थपना, 
ताकरि जन्म का प्रथम समय ते लगाइ अतमु हते ऊपरि निपजे श्रैसी इद्रिय पर्याप्ति 
है । इहा कारणु-कार्य का विशेष है । 


बहुरि मन सम्बन्धी ज्ञानावरण का क्षयोपशम का निकट ते प्रगट भई जैसी 
भनोवर्गूणा करि निपज्या द्रव्य मन करि निपजी जो जीव की शक्ति, सो अनुभया 
पदार्थ को ग्रहण करि उपजी, सो अतर्म हते मनःपर्याप्ति काल के अन्ति सपूर्ण भई, 


रेएष ] [ गोम्मटसार जीवफाण्ड गाया १३० 


श्ेसी मन पर्याप्ति है । बहुरि अनुभया पदार्थ का ग्रहण करना अर अनुभया पदार्थ का 
ग्रहण करने का योग्ययना का होना, सो मन प्राण है । 


बहुरि नोकमंरूप शरीर का सचयरूप शक्ति की जो सपूर्णता, सो जीव के 
योग्य काल विपषे प्राप्त भई जो भाषा वर्गंणा, तिनिकौ विशेष परिणमन की करण- 
हारी, सो भाषा पर्याप्ति है । 


बहुरि स्वर नामा नामकर्म का उदय है सहकारी जाका, असी भाषा पर्याण्ति 
पूर्ण भए पीछे वचन का विशेषरूप उपयोगादिक का परिणमावना, तीहि स्वरूप 
वचन प्राण है । 


बहुरि कायवर्गणा का अवलबन करि निपजी जो आत्मा के प्रदेशनि का समु- 
ज्चयरूप होने की शक्ति, सो कायबल प्राण है । 


बहुरि खल भाग, रस भागरूप परिणए नोकर्मरूप पुदूगलनि कौं हाड भ्रादि 
स्थिररूप प्रर रुधिर भ्रादि अस्थिररूप अवयव करि परिणमावने की शक्ति का सपूर्ण 
होना, सो जीव के शरीर पर्याप्ति है । 


बहुरि उस्वास-निस्वास के निकसने की शक्ति का निपजना, सो आनपान 
पर्याप्ति है । बहुरि सासोस्वास का परिणमन, सो सासोस्वास प्राण है । अैसे कारण- 
कार्यादे का विशेष करि पर्याप्ति श्र प्राणनि विषे भेद जानना । 


श्राग प्राण के भेदनि को कहै है - 
पचवि इंदियपाणा, मणावचकायेसु तिण्णि बलपाणा । 
आणापाणप्पाणा, आउगपाणेण होति दह पाणा ॥१३०॥ 


पचापि इद्रियप्रारणा', मनोवच'का्येषु त्रयो बलप्राणा' । 
आनपानप्राणा, श्रायुष्कप्राणेन भवति दश्श प्राणा ॥१३०॥॥ 


टीका - पाच इद्विय प्राण है - १ स्पर्शन, २ रसन, ३ प्राण, ४ चक्षु, * 
श्रोत्र । बहुरि तीन बलप्राण हैं - १ मनोबल, २ वचनबल ३ कायबल। बहुरि 
एक आनपान कहिए सासोस्वास प्राण है । बहुरि एक आयु प्राण है । एसे प्राण दश 
हैं, अधिक नाही है । 


संस्थग्तानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ३१७९ 
श्रागे तिनि द्रव्य-भाव प्राणनि का उपजने की सामग्री कौ कहै है - 


वीरियजुदमदिखउवसमुत्था णोइंदियेदियेसु बला । 
देहुदये कायारा, वबचीबला आउ आउदये ॥ १३१॥ 


वीर्ययुतमतिक्षयोपशमोत्था नोइन्द्रियद्रियेषु बलाः। 
देहोदए कायानौ, वचोबल आयु: आयुरुदये ॥॥१३९११ 


टीका - स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र करि निपजे पाच इद्विय प्राण अर 
नो इंद्रिय करि निपज्या एक मनोबल प्राण, ए छहो तो मतिज्ञानावरण अर वीर्यान्त- 
राय, तिनके क्षयोपशम ते हो है । बहुरि शरीर नामा नामकर्म के उदय होते काय- 
बल अर सासोस्वास प्राण हो है। बहुरि शरीर नामा नामकर्म का उदय होते अर 
स्वर नामा कर्म का उदय होते वचनबल प्राण हो है । बहुरि श्रायुकर्म का उदय हौते 
श्रायु प्राण हो है। जैसे प्राणनि के उपजने की सामग्री कही । 


आगे ए प्राण कौन-कौन के पाइए सो भेद कहै है - 


इंदियकायाऊरिण य, पुण्णापण्णेसु पुण्णगे आणा। 
बीइंदियादिपृण्णे, वचीमरोों सण्णिपुण्णेब ॥१३२॥ 


इन्द्रियकायायूषि च, पूर्रापूर्णेषु पूर्णके श्रानः । 
द्वीन्द्रियादिपूर्७ों, बचो मनः संज्ञिपर्ण एवं ॥| १३२ ॥। 


ठीका - इद्विय प्राण, कायबल प्राण, आयु प्राण - ए तो तीन प्राण पर्याष्ति 
वा श्रपर्याप्ति दोऊ दशा विषे समान पाइए है । बहुरि सासोस्वास प्राण पर्याप्ति दशा 
विषे ही पाइए, जाते ताका कारण उच्छवास निश्वास नामा नाम कर्म का उदय 
पर्याप्त काल विषे सभवे है । बहुरि वचनबल प्राण बेइद्रियादिक पचेन्द्रिय पर्यत जीवनि 
के पर्याप्त दशा ही विष पाइए है, जाते ताका कारणभूत स्वर नामा नासकर्म का 
उदय अन्यत्र न सभवे है । बहुरि मनबल प्राण सैनी पचेद्रिय के पर्याप्त दशा विषे 


ही पाइए है, जाते ताका कारण वीर्यान्तराय अर मन आवरण का क्षयोपशम, सो 
भ्रन्यत्र न सभव है। 


आगे एकेद्रियादिक जीवनि के केते-केते प्राण पाइए, सो कहै है - 


बा ः [ गोम्मटसार जीवकाष्ड गाया ११३ 


दस सण्णीणं पारा, सेसेग्रंतिमस्स बेऊणा । 
पज्जत्तेसिदरेसु य, सत्त दुगे सेसगेगूणा ॥ १३३ ॥ 


दश संज्ञिनां प्राणाः शेषेकोनसंतिमस्य व्यूना: । 
पर्याप्तिष्वितरेषु च, सप्त हिके शेषकंकोनाः ॥॥१३३।। 


टीका - पहिले कट्या जो प्राणनि के स्वामीनि का नियम, ताही करि अँसे 
भेद पाइए है, सो कहिए है। सेनी पचेद्री पर्याप्त के तौ दश प्राण सर्व ही पाइए । पीछे 
अवशेष असज्ञी भ्रादि द्वीद्विय पर्यन्त पर्याप्त जीवनि के एक-एक घाटि प्राण पाइए । 
तहा श्रसनी पच्चेद्रिय के मन विना नव प्राण पाइए | चौइद्रिय के मन अर कर्ण 
इद्रिय विना भआ्राठ प्राण पाइए , तेइद्विय के मन, कर्णा, नेत्र इद्रिय बिना सात प्राण 
पाइए । द्वीन्द्रिय के मन, कर्ण, नेत्र, नासिका बिना छह प्राण पाइए । बहुरि अंतिम 
एकेद्रिय विषे द्वीन्द्रिय के प्राणनि ते दोय घटावना, सो मन, कर्ण, नेत्र, नासिका श्रर 
रसना इद्रिय श्रर वचनबल, इनि विना एकेद्रिय के च्यारि ही प्राण पाइए है । श्रैसे ए 
प्राण पर्याप्त दशा की अपेक्षा कहे । 


अब इतर जो अपर्याप्त दशा, ताकी अ्रपेक्षा कहिए है - सेनी वा असेनी 
पचेद्रिय के तो सात-सात्त प्राण है । जाते पर्याप्तकाल विषे सभवे श्रेसे सासोस्वास, वचन 
बल, मनोबल ए तीन प्राण तहा न होइ । बहुरि चौइद्विय के श्रोत्र बिना छह पाइए, 
तेंद्री के नेत्र विना पाच पाइए, बेद्री के नासिका विना च्यारि पाइए, एकेद्री के रसना 
विना तीन पाइए, अँसे प्राण पाइए है । 


इति श्री आचाये नेमिचन्द्र सिद्धातचक्रवर्तिविरचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पचसग्रह 
ग्रथ की जीवतत्त्यप्रदीपिका नामा सस्क्ृत टीका के अनुसार सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामा 
इस भाषाटीका विष प्ररूपित जे वीस प्ररूपणा तिति विषे प्राण प्ररूपरणा 
नामा चौथा अधिकार सपूर्ण भया ॥ ४ |। 


पाँचवां अधिकार : संज्ञा प्ररूपणां 
संगलाचरण 


गुण श्रनंत पाए सकल, रज रहस्य श्ररि जीति। 
दोषरहित जगस्वासि सो, सुमति नर्मों जुत प्रीति ॥। 


श्रथ संज्ञा प्ररूपणा कहे है -- 


इह जाहि बाहयाबि य, जीवा पावंति दारुरं दुक्खं । 
सेवंतावि य उभये, ताश्नो चत्तारि सण्णाओ ॥ १३४ ॥ 


इह याभिरबधिता श्रपि च, जीवाः प्रांप्तुवति दारुणं दुक्खं । 
सेवमाना श्रपि च, उभयस्मिन ताश्चतसू: संज्ञा: ॥ १३४ ॥ 


टीका - आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इनिके निमित्त ते जो वाछा होइ, ते 
च्यारि सज्ञा कहिए । सो जिनि सज्ञानि करि बाधित, पीडित हुए जीव ससार विषे 
विषयनि को सेवते भी इहलोक अर परलोक विषे तिनि विषयनि की प्राप्ति वा 
अप्राप्ति होते दारुण भयानक महा दुःख कौ पावे है, ते च्यारि सज्ञा जाननी। वाछा का 
ताम सज्ञा है। वांछा है, सो सर्व दुःख का कारण है । 


श्राग भाहार सज्ञा उपजने के बाह्य, अभ्यतर कारण कहै है - 
आ्राहारदंसरगण य, तस्सुवजोगेरा ओमकोठाए । 
सादिदरुदी रणाए, हवदि हु आहारसण्णा हु ॥ १३५॥ 
आहारदर्शनेन च, तस्योपयोगेन श्रवमकोष्ठतया । 
सातेतरोदीरणया, भवति हि श्राहारसंज्ञा हि ॥॥ १३५ ॥ 


टीका - विशिष्ट श्रन्नादिक च्यारि प्रकार आहार का देखना, बहुरि श्राहार 
का यादि करना, कथा सुनना इत्यादिक उपयोग का होना, बहुरि कोठा जो उदर, 
ताका खाली होनो क्षुधा होनी ए तौ वाह्मय कारण है । बहुरि भ्रसाता वेदनीय कर्म 
का तीज़ उदय होना वा उदीरणा होनी अतरग कारण है । इनि कारणनि ते आहार 


बन [_ गोस्सट्सार जीवकारश गाथा १३६-६र७ 


सज्ञा हो है । आहार कहिए श्रन्नादिक, तीहिविपे सज्ञा कहिए वाछा, सो श्राहार सज्ञा 
जाननी । 
श्रागे भय सज्ञा उपजने के कारण कहै है - 


अइभीमसदंसरोण य, तस्सुवजोगेर ओमसत्तीए । 
भयकम्मुदीरणाए, भयसण्णा जायदे चदु॒हि ॥१३६॥ 


अतिभीमदर्शनेन, च, तस्योपयोगेन श्रवमसत्वेन । 
भयकर्मोदी रणया, भयसज्ञा जायते चतुशिः ॥१३६॥।। 


टीका - अतिभयकारी व्याश्र श्रादि वा क्रूर मृगादिक वा भूतादिक का देखना 
वा उनकी कथादिक का सुनना, उनकौ यादि करना इत्यादिक उपयोग का होना, 
बहुरि अपनी हीन शक्ति का होना ए तौ बाह्य कारण है । बहुरि भय नामा नोकषाय- 
रूप मोह कम, ताका तीज उदय होना, यहु अतरग कारण है। इनि कारणनि करि 
भय सज्ञा हो है । भय करि भई जो भागि जाना, छिपि जाना इत्यादिक रूप वाछ्ा, 
सो भय संज्ञा कहिए । 


आगे मैथुन सज्ञा उपजने के कारण कहै है - 


पणिदरसभोयणेण य, तस्सुवजोगे कुसीलसेवाए । 
वेदस्सुदीरणाए, सेहुसण्णा हृवदि एवं ॥ १३७ ॥। 


प्रणीतरसभोजनेन च, तस्योपयोगे कुशीलसेवया । 
वेदस्पोदीरणया, मंथुनसज्ञा भवति एवं ॥। १३७ ॥। 


टीका - वृष्य जो कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन, ताका खाना भ्रर काम कथा 
का सुनना अर भोगे हुवे काम विषयादिक का यादि करना इत्यादिकरूप उपयोग होना, 
बहुरि कुशीलवान कामी पुरुषनि करि सहित सगति करनी, गोष्ठी करनी ए तो बाह्य 
कारण है। बहुरि स्त्री, पुरुष, नपु सक वेदनि विषे किसी ही वेदरूप नोकषाय की उदी- 
रणा, सो अतरग करण है। इनि कारणनि ते मैथुन सज्ञा हो है । मैथुन जो कामसेवन- 
रूप स्त्री-पुरुप का युगल सम्बन्धी कर्म, तीहिविषे वाछा, मैथुनसज्ञा जाननी । 


झागे परिग्रह सज्ञा उपजने के कारण कहै हैं - 


मध्यसज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | [ रषरे 


उवयरखदंसणेर य, तस्सुवजोगेश मृच्छिदाए य । 
लोहस्सुदीरणाए परिग्गहे जायदे सण्णा ॥ १३८॥। 


उपकरण दर्शनेन च, तस्योपयोगेन सूछिताये च । 
लोभस्योदी रणया परिप्रहे जायते संज्ञा ॥| १३८ ॥। 


टीका - धन-धान्यादिक बाह्य परिग्रहरूप उपकरण सामग्री का देखना अर 
तीहि धनादिक की कथा का सुनना, यादि करना इत्यादिक उपयोग होना, मूछित 
जो लोभी, ताके परिग्रह उपजावने विषे आसक्तता, ताका इस जीव सहित सम्बन्धी 
होना इत्यादिक बाह्य कारण है । बहुरि लोभ कषाय की उदीरणा, सो अ्रतरग 
कारण है । इनि कारणनि करि परिग्रह सज्ञा हो है । परिग्रह जो धन-धान्यादिक, 
तिनिके उपजावने श्रादिरूप वाछा, सो परिग्रह सज्ञा जाननी । 


ग्रागे ए संज्ञा कौनके पाइए, सो भेद कहै है - 


राट्ठपसाए पढसा, सण्णा णहि तत्थ कारणाभावा । 
सेसा कस्सत्थित्तेणुवयारेणत्थि णहि कज्जे ॥१३४६॥ 


नष्टप्र सादे प्रथमा, संज्ञा नहि ततन्न कारसणाभावात्‌ । 
शेयाः कर्मास्तित्वेव उपचारेरप संति नहि कार्ये ॥॥१३९॥। 


टोका - नष्ट भये है प्रमाद जिनिके, ऐसे जे अप्रमत्तादि गुणास्थानवर्ती जीव, 
तिनिक प्रथम आहार सज्ञा नाही है। जाते आहार सज्ञा का कारणभूत जो असाता 
वेदनीय की उदीरणा, ताकी व्युच्छित्ति प्रमत्त गुरास्थान ही विषे भई है, ताते कारण 
के श्रभाव ते कार्य का भी अभाव है । ऐसे प्रमाद रहित जीवनि के पहिली सज्ञा नाही 
है । बहुरि इनि के जो अवशेष तीन सज्ञा है, सो भी उपचार मात्र है, जाते उन 
सज्ञानि का कारणभूत जे कर्म, तिनि का उदय पाइए है, तीहि अपेक्षा है । बहुरि 
ते भय, मैथुन, परिग्रह सज्ञा अप्रमादी जीवनि के कार्यरूप नाही है । 


इति श्री आचाये नेमिचद्रविरचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पचसग्रह ग्रथ की जीवतत्त्बप्रदी पिका 
नामा सस्कृत टीका के अनुसारि सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामा भाषा टीका विषे जीवकाण्ड 
विषे प्ररूपित जे वीस प्ररूपणा, तिनिविषे सज्ञा प्ररूपणा नाम पंचम 
अधिकार सम्पूर्ण भया ॥५॥। 


छठवां अधिकार : गति प्ररूपणा 


पद्मप्रभ जिनकी भर्जों, जीति घाति सब कर्म । 
गुरा समूह फुनि पाय जिनि, प्रगट कियो हितधर्म ॥॥ 


आगे अ्रहतदेव कौ नमस्काररूप मगलपूर्वक मार्गणा महा श्रधिकार प्ररूपण 
की प्रतिज्ञा करे है - 


धम्सगुणमग्गरगाहयमोहारिबलं जिस रामंसित्ता । 
सग्गणमहाहियारं, विविहहियारं भरिषस्सासो ॥१४०॥ 


धर्मंगुरामार्गराहतमोहारिबलं जिन नमस्कृत्वा । 
मार्गगामहाधिकारं, विविधाधिकारं भरिषष्यामः १४०१ 


टीका - हम जो ग्रथकर्ता, ते नानाप्रकार का गति, इद्रियादिक श्रधिकार 
सयुक्त जो मार्गगा का महा अधिकार ताहि कहैगे, अँसी श्राचार्य प्रतिज्ञा करी | कहा 
करिके ? जिन जो अहेन्त भट्टारक, तिसहिं नमस्कार करिक । कैसा है जिन 
भगवान ? रत्नत्नय स्वरूप धर्म, सोही भया धनुप, बहुरि ताका उपकारी जे ज्ञाना- 
दिक धर्म, ते ही भए गुण कहिये चिल्ला, बहुरि ताके आश्रयभूत जे चौदह मार्गणा, 
तेही भए मार्गण कहिए बाण, तिनिकरि हत्या है मोहनीय कर्मरूप अरि कहिये वेरी 
का बल जाने, ऐसा जिन-देव है । 


श्रागे मार्गणा शब्द की निरुक्ति ने लिया लक्षण कहै हैं - 


जाहि व जासु व जीवा, मग्गिज्जंते जहा तहा दिद्ठा । 
ताश्रो चोदस जाणे, सुयणारों मग्गणा होति ॥१४१॥४ 


याभिर्वा यासु वा, जीवा मृग्यंते यथा तथा रृष्ठाः । 
ताश्चतु्दंश जानीहि, श्रुतज्ञाने सार्गेणा भवति ॥१४१॥॥ 


१ पट्खण्डागम - घवला पुस्तक ३, पृष्ठ १३३, गाथा ८५ 


सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका भाषादीफा ] [ २८४५ 


टीका - जैसे श्रुतज्ञान विषे उपदेश्या तैसे ही जीव नामा पदार्थ, जिनकरि वा 
जिनिविषे जानिए, ते चौदह मार्गणा है। पूर्व तो सामान्यता करे गुणस्थान जीव- 
समास, पर्याप्ति, प्राण, सज्ञा इनिकरि त्रिलोक के मध्यवर्ती समस्त जीव लक्षण करि 
वा भेद करि विचारे । 


बहुरि अ्रब विशेषरूप गति-इद्रवियादि मार्गशानि करि तिन ही कौ विचार है, 
असे हे शिष्य, तू जानि । गति आदि जे मार्गणा जब एक जीव के नारकादि पर्यायनि 
की विवक्षा लीजिए, तब तौ जिनि मार्गणानि करि जीव जानिए जसे तृतीया विभक्ति 
करि कहिए॥ बहुरि जब एक द्रव्य प्रति पर्यायनि के श्रधिकरण की विवक्षा 'इनि विषे 
जीव पाइए है' अैसी लीजिए, तब जिनि मार्गण्गनि विषे जीव जानिए जैसे-सप्तमी 
विभक्ति करि कहिए । जाते विवक्षा के वश ते कर्ता, कर्म इत्यादि कारकनि क्री 
प्रवृत्ति है ऐसा न्याय का सद्भाव है । 


आगे तिनि चौदह मार्गणानि के नाम कहै है - 


गइइंदियेसु काये, जोगे बेदें कसायणारोय । 
संजमदंसणलेस्सा-भविया-सम्मत्तसण्णि-आरहारे ॥ १४ २॥। 


गतींद्वियेषु काये, योगे वेदे कषायज्ञाने च । 
संय्दर्शनलेश्याभव्यतासम्पक्त्वसंस्याहारे ॥ १४२ ॥॥ 


टीका >- १ गति, २. इद्रिय, ३ काय, ४ योग, ५ वेद, ६. कषाय, 
७ ज्ञान, ८ सयम, € दर्शन, १० लेश्या, ११. भव्य, १२ सम्यक्त्व, १३. संज्ञी, 
१४ आहार श्रैसे ए गति श्रादि पद है। ते तृतीया विभक्ति वा सप्तमी विभक्ति 
का अत लीए है । ताते गति करि वा गति विषे इत्यादिक असे व्याख्यान करने । सो 
इनिकरि वा इनिविषे जीव मार्ग्यन्ते कहिए जानिये, ते चौदह मागरणा जैसे अनुक्रम 
करि नाम है, तैसे कहैगे । 


आगे तिनिविषे श्राठ सातर मार्गणा है, 'तिनिका स्वरूप, सख्या, विधान 
निरूपण के भ्रुथि गाथा तीन कहै है - 
उवसमसूहमाहारे, वेगुव्वियभिस्स 'णरअपज्जत्ते । 
सासणसस्से सिस्से, सांतरगा सग्गणा अदठ ॥ १४३ 0७ 


२८६ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया १४४-१४४ 


सत्तदिणाछम्मासा, वासपुधत्तं च बारसमुहुत्ता । 
पल्‍लासंखं तिण्हू, वरसवरं एगसमयो दु ॥१४४॥ 


उपशमसुक्ष्माहारे, वेगुविकमिश्रनरापर्याप्ते । 
सासनसम्यक्त्वे मिश्रे, सातरका मार्गणा श्रप्ट ॥१४३॥। 


सप्तदिनानि पण्मासा, वर्षप्रृथकत्वं च द्वादश मुहूर्ताः । 
पल्यासंख्य त्रयाणा, वरसवरमेकसमयस्तु ॥। १४४ ॥। 


टीका - नाना जीवनि की श्रपेक्षा विवक्षित गुणस्थान वा मार्गणास्थान ने 
छोडि, अन्य कोई गुणस्थान वा मार्गणास्थान मे प्राप्त होइ, बहुरि उस ही विवक्षित 
गुणस्थान वा मार्गशास्थान कौ यावत्‌ काल प्राप्त न होइ, तिसकाल का नाम अ्रतर 
है । | 
सो उपशम सम्यरदुप्टी जीवनि का लोक विषे नाना जीव श्रपेक्षा अतर सात 
दिन है । तीन लोक विषे कोऊ जीव उपशम सम्यकत्वी न होइ तो उत्कृष्टपने सात 
ताईं न होइ, पीछे कोऊ होय ही होय । ऐसे ही सब का अतर जानना । 


बहुरि सूक्ष्म सापराय सयमी, तिनिका उत्कृष्ट श्रतर छह महीना है । पीछे 
कोऊ होय ही होय । 


बहुरि भ्राहरक श्रर झराहारकमिश्र काययोगवाले, तिनिका उत्कृष्ट अतर वर्ष 
पृथकत्व का है । तीन ते ऊपर अर नव ते नीचे पृथक्त्व सज्ञा है, ताते यहा तीन 
वर्ष के ऊपर अर नव वर्ष के नीचे अतर जानना । पीछे कोई होय ही होय । 


बहुरि वैक्रियिकमिश्र काययोगवाले का उत्कृष्ट अतर बारह मुहूर्त का है, 
पीछे कोऊ होय ही होय । 

बहुरि लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य अर सासादन गुणस्थानवर्ती जीव श्र मिश्र 
गणस्थानवर्ती जीव, इनि तीनो का अतर एक-एक का पल्य के असख्यातवे भाग मात्र 
जानना, पीछे कोई होय ही होय । श्रैसे ए सातर मार्गएणा आठ है। इनि सबनि का 
जघन्य अतर एक समय जानना । 


पढसवसमसहिदाए, विरदाविरदीए चोहसा दिवसा । 
विरदीए पण्णरसा, विरहिदकालों दु बोधव्वों ॥१४५॥ 


सम्यशज्ञान्चन्द्रिका भाषाटीका ] | २८७ 


प्रथभमोपशमसहितायाः, विरताविरतेश्चतुर्देश दिवसाः । 
विरतेः पंचदश, विरहितकालस्तु बोद्धव्यः ॥॥ १४५ ।। 


टीका - विरह काल कहिए उत्कृष्ट अतर, सो प्रथमोपशम सम्यकत्व करि 
समुक्त जे विरताविरत पंचम गुणस्थानवर्ती जीव, तिनिका चौदह दिन का जानना । 
बहुरि तिस प्रथमोपशम सम्यकक्‍त्व सुक्त षष्टमादि गुणस्थानवर्ती, तिनिका पद्रह 
दिन जानना । वा दूसरा सिद्धान्त की अपेक्षा करि चौबीस दिन जानना । असे नाना 
जीव श्रपेक्षा अतर कह्या । बहुरि इनि मार्गशानि का एक जीव अपेक्षा अ्रन्तर श्रन्य 
ग्रन्थ के अनुसारि जानना । 


यहा प्रसग पाइ कार्यकारी जानि, तत्त्वार्थसूत्र की टीका के अ्रनुसारि काल 
प्रन्तर का कथन करिए है । 


तहा प्रथम काल का वर्णन दोय प्रकार - नाना जीव शपेक्षा श्रर एक जीव 
अपेक्षा ॥ - 


तहा विवक्षित गुणस्थाननि का वा मार्गणास्थाननि विषे सभवते गुणस्थाननि 
का सर्व जीवनि विषे कोई जीव क॑ जेता काल सद्भाव पाइए, सो नाना जीव श्रपेक्षा 
काल जानाना । अर तिनही का विवक्षित एक जीव के जेते काल सद्भाव पाइए, सो 
एक जीव अपेक्षा काल जानना । 


तिनिविष प्रथम नाना जीव अपेक्षा काल कहिए है, सो सामान्य-विशेष करि 
दोय प्रकार । तहा गृणस्थाननि विषे कहिए सो सामान्य अर मार्गणा विषे कहिए सो 
विशेष जानना । 


तहा सामान्य करि मिथ्यादृष्टि, असयत, प्रमत्त, श्रप्रमत्त, सयोग केवलनि का 
सर्वे काल है । इनिका कबहू अभाव होता नाही । बहुरि सासादन का जघन्य एक 
समय, उत्कृष्ट पल्‍य का असख्यातवा भाग | बहुरि मिश्र का जघन्य अन्तर्मुहते, 
उत्कृष्ट पल्य का असख्यातवा भाग । बहुरि च्यारों उपशम श्रेणी वालो का जघन्य एक 
समय उत्कृष्ट भ्रन्तमु हुते । इहा जघन्य एक समय मरणा श्रपेक्षा कह्मा है । बहुरि 
च्यारो क्षपकश्रेणीवाले अर अयोग केवलीनि का जघन्य वा उत्कृष्ट अन्तर्मुहते मात्र 
काल है । 


श्ष८ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया १४४ 


भ्रब विशेष करि कहिए है । तहा गति मार्गणा विपे सातो प्ृथ्वीनि के नार- 
कीनि विषे मिथ्यादृष्टयादि च्यारि गुणस्थाननि का सामान्यवत्‌ काल है । तियंज्च 
गति विषे मिथ्यादृष्टयादि पच गुणस्थाननि विषे सामान्यवत्‌ काल है । मनुष्यगति 
विषे सासादन का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अतमु ह॒ते अर मिश्र का जधन्य वा 
उत्कृष्ट भ्रन्तमु' हुते श्रर अन्य सवे गुणस्थाननि विषे सामान्यवत्‌ काल है । देवगति विपें 
सिथ्यादृष्टयादि च्यारि गुणस्थाननि का सामान्यवत्‌ काल है । 


-. बहुरि इद्विय मार्गणा श्रर काय मार्गणा विषे इद्रिय-काय अपेक्षा सर्वकाल है। 


गुणस्थान श्रपेक्षा एकेद्री, विकलेद्री, श्रर पच स्थावरनि विपे मिथ्यादृष्टि का सर्वकाल 
है । अर पचेद्रिय वा त्रस विषे सर्व गुणस्थाननि का सामान्यवत्‌ काल है । 


बहुरि योग मार्गरा विषे तीनो योगनि मिथ्यादृष्टय्ादि सयोगी पर्येन्तनि का 
श्र भ्रयोगी का सामान्यवत्‌ काल है। विशेष इत्तना - मिश्र का जधन्य काल एक 
समय ही है । अर क्षपकनि का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रन्तसु ह्॒ते मात्र काल है। 

बहुरि वेद मार्गणा विषे तीन वेदनि विषे भ्रर वेदरहित विषे मिथ्यादृष्टबादि 
अनिवृत्तिकरण पर्यन्तनि का वा (ऊपरि) सामान्यवत्‌ काल है । 


बहुरि कषाय मार्गणा विषे च्यारि कषायनि विषे मिथ्यादृष्टचादि श्रश्नमत्त 
पर्यतनि का मनोयोगीवत्‌ अ्रर दोय उपशमक वा क्षपक अर केवल लोभयुत सूक्ष्मसाप- 
राय अर अकपाय, इनिका सामान्यवत्‌ काल है । 

बहुरि ज्ञान मार्गणा विषे तीन कुज्ञान, पाच सुज्ञानति विषे अपने-अपने गुरा- 
स्थाननि का सामान्यवत्‌ काल है। 

बहुरि सयम मागंणा विषे सात भेदनि विपे अ्पने-अ्रपने गुरास्थाननि का 
सामान्यवत्‌ काल है । 

बहुरि दर्शन मार्गणा विपे च्यारि भेदनि विषे श्रपने-अपने स्थाननि का 
सामान्यवत्‌ काल है । 


बहुरि लेश्या रहितनि विषे अपने-अपने गुणस्थाननि का सामान्यवत्‌ काल है। 
, बहुरि भव्य मार्गेणा विषे दोऊ भेदनि विषे अपने-अपने गरुणस्थाननि का 


सामान्यवत्‌ काल है। 


सम्परज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ २८५६ 


बहुरि सम्यक्त्व मार्गणा विषे छह भेदनि विषे अपने-श्रपने गुणस्थाननि का 
सामानन्‍्यवत्‌ काल है। विशेष इतना - श्रौपशमिक सम्यक्त्व विपे भ्रसयत, देशसयत्त 
का जघन्य अतमु ह्॒ते उत्कृष्ट पलल्‍्य का अ्रसख्यातवा भाग अर प्रमत्त, अप्रमत्त का 
जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अतमु हृ्ते काल है । 


बहुरि सज्ञी मार्गगा विषे दोऊ भेदति विष अपने-अपने गुणस्थानति का 
सामान्यवत्‌ काल है । 


बहुरि भ्राहार मार्गणा विषे श्राहदरक विपे मिथ्यादृष्टयादि सयोगी पर्यन्तनि 
का सामान्यवत्‌ काल है। अ्रनाहारक विषे मिथ्यादृष्टि का सर्वकाल, सासादन श्रस- 
यत का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट आवली का असंख्यातवा भाग, सयोगी का जघन्य 
तीन समय, उत्कृष्ट सख्यात समय, श्रयोगी का सामान्यवत्‌ काल है । 


अ्रव एक जीव अपेक्षा काल कहिए है, तहा प्रथम सामान्य करि मिथ्यादृष्टि 
का काल विषे तीन भग - अनादि अनंत, अनादि सात, सादि सात । तहा सादि सात 
काल जघन्य अंतमु ह॒तें, उत्कृष्ट देशोन अर्थपुदूगल परिवतेन मात्र है । किचित हीन का 
नाम देशोन जानना । बहुरि सासादन का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट छह आवली , 
मिश्र का जघन्य वा उत्कृष्ट अंतमु हतें, बहुरि असयत का जघन्य अंतमु ह॒ते, उत्कृष्ट 
साधिक तेतीस सागर, सयतासयत का जघन्य अन्‍्तमु ह॒ते, उत्कृष्ट देशोन कोडि पूर्व; 
प्रमत्त-अप्रमत्त का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अतमुं ह॒ते, च्यारी उपशम श्रेणीवालों 
का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अतमु ह॒तें, च्यारौ क्षपक श्रेणीवाले वा अयोगिनि का 
जघन्य वा उत्कृष्ट अतर्मुहतें, सयोगी का जघन्य अतर्मुह॒त, उत्कृष्ट देशोन कोडि पूर्व 
काल है । 


श्रव विशेष करि कहिए है - गति मार्गणा विषे सातौ प्थ्वीनि के नारकीनि 
विषे मिथ्यादृष्टि का काल जघन्य शतर्महृर्त, उत्कृष्ट क्रम ते एक, तीन, सात, दश, 
सतरह, बाईस, तेतीस सागर | सासादन मिश्र का सामान्यवत्‌, असयत का जघन्य 
अतर्मुहतं, उत्कृष्ट देशोन, मिथ्यादृष्टि का उत्कृष्ट कालप्रमाण काल है। 


तियंचगति विषे - मिथ्यादृष्टि का जघन्य अतर्मुहृते, उत्कृष्ट असख्यात 
पुदूगल परिवर्तन मात्र श्रनंत काल है। सासादन, मिश्र, सयतासयत का सामान्यवत््‌, 
तहा असयत का जघन्य अन्तमु हे, उत्कृष्ट तीन पल्‍्य काल है । 


२६० | [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया १४९ 


सनुष्यगति विष - मिथ्यादृष्टि का जघन्य अतमु हुत॑, उत्कृष्ट पृथक्त्व कोटि 
पूर्व श्रधिक तीन पल्‍य । सासादन का, मिश्र का सामान्यवत्‌ । श्रसयत का जघन्य 
अतमु ह॒ते, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य, श्रवशेपनि का सामान्यवत्‌ काल है । 


देवगति विषे - मिथ्यादृष्टि का जघन्य अन्तमु ह॒त॑, उत्कृष्ट एकतीस सागर, 
सासादन , मिश्र का सामान्यवत्‌, असयत का जघन्य अतमु हतें, उत्कृष्ट तेतीस सागर 
काल है। 


बहुरि इद्रिय मार्गगणा विषे एकेद्रिय का जघन्य क्षुद्रभव, उत्कृष्ट भ्रसख्यात 
पुदूगल परिवर्तन मात्र है। बहुरि विकलत्रय का जघन्य क्षुद्रभव, उत्कृष्ट सख्यात हजार 
वर्ष । पचेद्रिय विषे मिथ्यादृष्टि का जघन्य अतर्मुह॒र्त, उत्कृष्ट पृथक्त्व कोडि पूर्व 
अधिक हजार सागर । अ्रवशेषनि का सामान्यवत्‌ काल है । 


बहुरि काय मार्गंणा विषे पृथ्वी, अप, तेज, वायु का जघन्य क्षुद्रभव, उत्कृष्ट 
असख्यात लोक प्रमाण काल है । वनस्पतिकाय का एकेंद्रियवत्‌ काल है । 


तत्रसकाय विषे मिथ्यादृष्टि का जघन्य अतर्मुहतें, उत्कृष्ट पृथक्त्व कोडि पूर्व 
अ्रधिक दोय हजार सागर, अवशेषनि का सामान्यवत्‌ काल है । इहा छह के ऊपरि 
नव के नीचे, ताका नाम प्रथक्त्व जानना । अर उस्वास का अठारहवा भाग मात्र 
क्षुद्रभवभ जानना । 

बहुरि योग मार्गणा विषे वचन, मन योग विषे मिथ्यादृष्टि, असयत, सयता- 
सयत, प्रमत्त, श्रप्रमत्त च्यारों उपशमक, क्षपक, सयोगिनि का जघन्य एक समय, 
उत्कृष्ट अतर्मुहु्ते, सासादन-मिश्र का सामान्यवत्‌ काल है । काय योग विष मिथ्या- 
दृष्टि का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट असख्यात पुदूगल परिवर्तन, अवशेषनि का 
मनोयोगवत्‌ काल है। अभ्रयोगि विषे सामान्यवत्‌ काल है । 


वेद मार्गणा विषे तीनो वेदनि विपे मिथ्यादृष्टि श्रादि अ्रनिवृत्तिकरण पर्यत 
अर अवेदीनि विषे सामान्यवत्‌ काल है। विशेष इतना -जो स्त्री वेद विषे मिथ्या- 
दृष्टि का उत्कृष्ट काल पृथक्त्व सौ पल्य प्रमाण अर असयत का उत्कृष्ट काल देशोन 
पचावन पल्य है । बहुरि पुरुष वेद विषे सिथ्यादृष्टि का उत्कृष्ट काल पृथकत्व सौ 
सागर प्रमाण है । श्रर नपुसक वेद विषे मिथ्यादृष्टि का उत्कृष्ट काल असख्यात उंद्‌ः 
गल परिवतेन मात्र अर अ्रसयत का उत्कृष्ट काल देशोन तेतीस सागर काल है । 


सम्यस्ज्ञानचन्द्रिका भाषादीफा ] [ २६१ 


बहुरि कषाय मार्गणा विषे च्यारो कषायनि विषे मिथ्यादृष्ट्यादि भ्रप्रमत्त पर्यत 
का मनोयोगवत्‌ अर दोऊ उपशमक वा क्षपक वा सूक्ष्म लोभ श्र भश्रकषाय इनिका 


सामान्यवत्‌ काल है । 


बहुरि ज्ञान मार्गणा तरिषे तीन कुज्ञाननि विषे वा पाच सुज्ञाननि विषे अपने-अपने 
गुणस्थाननि का सामान्यवत्‌ काल है । विशेष इतना - विभग विषे मिथ्यादृष्टि का काल 


देशोन तेतीस सागर है । 


बहुरि सयम मार्गणा विषे सात भेदनि विषे अ्रपने-अपने गृुणस्थाननि का 
सामान्‍्यवत्‌ काल है । 


बहुरि दर्शन मार्गणा विष च्यारि भेदनि विषे श्रपने-अपने गुणस्थाननि का 
सामान्यवत्‌ काल है। विशेष इतना - चक्षुदर्शन विषे मिथ्यादृष्टि का उत्कृष्ट काल दोय 
हजार सागर है । 

बहुरि लेश्या मार्गणा विषे छह भेदनि विषे वा अलेश्यानि विषे श्रपने-अ्रपने 
गुणस्थाननि का सामानन्‍्यवत्‌ काल है । विशेष इतना - कृष्ण, नील, कापोत विषे मिथ्या- 
दृष्टि का उत्कृष्ट काल क्रम ते साधिक तेतीस, सत्तरह, सात सागर अर असयत का 
उत्कृष्ट काल क्रम ते देशोन तेतीस, सतरह, सात सागर है । भर पीत-पद्म विषे 
मिथ्यादृष्टि वा असयत का उत्कृष्ट काल क्रम ते दोय, अठारह सागर है। सयतासयत 
का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रतर्मुहुत काल है । बहुरि शुक्ल लेश्या विषे मिथ्यादृष्टि 
का उत्कृष्ट काल साध्िक इकतीस सागर, सयतासयत का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 
अतर्मुहृ्त काल है । 


बहुरि भव्य मार्गणा विषे भव्य विषे मिथ्यादृष्टि का अ्रनादि सात वा सादि 
सात काल है । तहा सादि सात जघन्य अतर्मुह्॒ते उत्कृष्ट देशोन श्रर्थ पुदटगल परिवर्तन 
मात्र है। अवशेषनि का सामान्यवत्‌ काल है । अभव्य विषे अनादि अ्नत काल है । 


बहुरि सम्यक्त्व मार्गणा विषे छहोौ भेदनि विषे अपने-अपने गुणस्थाननि 
का सामान्यन्वत्‌ काल है। विशेष इतना - उपशम सम्यक्‍त्व विषे असयत, सयतासयत 
का जघन्य वा उत्कृष्ट काल अतर्मुहतें मात्र है । ह 

बहुरि सज्ञी मार्गणा विषे सज्ञी विषे सिथ्यादृष्टि आदि भ्रनिवृत्ति करण पर्यन्तनि 
का पुरुष वेदवत्‌, श्रवशेषनि का सामान्यवत्‌ काल है। असज्ञी विषे मिथ्यादप्टि का 


२६२ ] [ गोस्महसार जीवकाण्ड गाया १४३ 


जघन्य क्षुद्रभव, उत्कृष्ट श्रसख्यात पुदूगल परिवर्तन काल है । दोऊ व्यपदेशर हितनि वि 
सामान्यवत््‌ काल है । 


बहुरि भ्राहार मार्गणा विपे श्राह्दरक विपे मिथ्यादृष्टि का जघन्य अतर्मुहर्त, 
उत्कृष्ट असख्यातासख्यात कल्पकाल प्रमाण जो अगुल का असख्यातवा भाग, तीहि 
प्रमाण काल है । श्रवशेपनि का सामान्यवत्‌ काल है । श्रनाहारक विपे मिथ्यादुष्टि 
जघन्य एक समय, उत्कृष्ट तीन समय । सासादन, श्रसयत का जघन्य एक समय, उत्क्ृप्ट 
दोय समय, सयोगी का जघन्य वा उत्कृष्ट तीन समय, श्रयोगी का सामान्यवत्‌ काल 
है। 

इहा मार्गणास्थाननि विषे काल कह्मा, तहा असा जानना - विवक्षित 
मार्गणा के भेद का काल विपषे विवक्षित, गुणस्थान का सझ्भाव जेते काल पाइए, ताका 
वर्णन है मार्गणा के भेद का वा तिस विपे गुणस्थान का पलटना भए, तिस काल का 


अभाव हो है । 


ग्रब अतर निरूपण करिए है - सो दोय प्रकार, नाना जीव भ्रपेक्षा अर एक 
जीव श्रपेक्षा । तहा विवक्षित गुरास्थाननि विष वा गुरास्थान अपेक्षा लीए मार्गणास्थान 
विषे कोई ही जीव जेते काल न पाइए, सो नाना जीव अपेक्षा श्रतर जानना । वहुरि 
विवक्षित स्थान विपे जो जीव वर्ते था, सोई जीव श्रन्य स्थान को प्राप्त होई करि बहुरि 
तिस ही स्थान को प्राप्त होई, तहा बीचि विपे जेता काल का प्रमाण, सो एक जीव 
भ्रपेक्षा अतर जानना । 


तहा प्रथम नाना जीव श्रपेक्षा कहिए है, सो सामान्य विशेष करि दोय प्रकार । 
तहा सामान्य करि मिथ्यादृष्टि, असयत, देशसयत, प्रमत्त, अप्रमत्त, सयोगीनि का 
अतर नाही है । सासादन का वा मिश्र का जधन्य एक समय, उत्कृष्ट पल्य का असख्या- 
तवा भाग मात्र अतर है। च्यारि उपशमकनि का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट पृथवत्व 
वर्ष अतर है । च्यारि क्षपकनि का वा श्रयोगी का जघन्य एक समय, उत्क्वप्ट छह 
सास अतर है। 

बहुरि विशेष करि गति मार्गणा विषे नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, देवति विषे 
क्रम ते मिथ्यादृष्टयादि च्यारि,पाँच, चौदह, च्यारि गुणस्थानत्रि विष सामान्यवत्‌ 


अतर है। 


दष्याज्ञासचन्द्रिका भाषादीका | [ २६३ 


बहुरि इंद्रिय मार्गणा विषे एकेद्रिय विकलेन्द्रिय का अतर नाही है । पत्तेद्रिय 
विष सर्व गुरस्थाननिं का सामान्यवत्‌ अंतर है । 


बहुरि काय मार्गणा विषे पंच स्थावरनि का अतर नाही है । त्रस त्रिषे सर्वे 
गुणस्थाननि का सामान्यवत्‌ अतर है । 

बहुरि योग मार्गणा विषे तीनो योगनि विषे श्रादि के तेरह गुणस्थाननि का 
वा अयोगी का सामान्यवत्तु अतर है 

बहुरि वेद मार्गणा विषे तीनों वेदनि विषे आदि के नव गुणस्थाननि वा 


अवेदीनि का सामान्यवत्त अतर है । विशेष इतना 'दोऊ क्षपकनि का उत्कृष्ट अतर 
सत्री-नपुसक वेद विषे पृथक्त्व वर्ष सात्र अर पुरुष वेद विषे साधिक वर्ष प्रमाण है। 


बहुरि कषाय मार्गणा विषे च्यारि कषायनि विषे वा अकषायनि विषे अपने- 
भ्रपने गुणस्थाननि का सामान्यवत्‌ अंतर है । विशेष इतना - दोय क्षपकनि का उत्कृष्ट 
अतर साधिक वर्षमात्र है । 

बहुरि ज्ञान मार्गणा विषे तीन कुज्ञान, पाच सुज्ञाननि विषे अपने-अपने गुणा- 
स्थाननि का सामान्यवत्‌ अतर है । विशेष इतना - अवधि, मन पर्ययज्ञान विषे क्षप- 
कनि का उत्कृष्ट अत्तर साधिक वर्षमात्र है । 


बहुरि सयम मार्गणा विषे सात भेदनि विषे अपने-अपने गुरास्थाननि का 
सामान्यवत्‌ अतर है । 

बहुरि दर्शन मार्गणो विषे च्यारि भेदनि विषे अपने-अपने गुणस्थाननि का 
सामान्यवत्‌ अतर है । विशेष इतना - अवधि दर्शन विषे क्षपकनि का अतर साधिक 
वर्षमात्र है । 

बहुरि लेश्या मार्गणा विषे छहो भेदनि विषे वा अलेश्या विषे अपने-ग्रपने 
गुणस्थाननि का सामान्यवत्‌ अ्रतर है । 

बहुरि भव्य मार्गशा विपे दोय भेदनि विषे अपने-अपने गुरास्थाननि का 
सामान्यवत्त्‌ अतर है । 


बहुरि सम्यकत्व 'मार्गणा विषे छह भेदनि विषे अपने-अपने गुणस्थाननि का 
सामानन्‍्यवत्त अतर है। विशेष इतना - उपशम सम्यक्त्व विषे ग्सयतादिक का जूधस्य 


रह४ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्य गाया १४५ 


अतर एक समय है । श्रर उत्कृष्ट अतर श्रसयत का सात दिन-राति, देश सयत का 
चौदह दिन-राति, प्रमत्त-अ्रप्रमत्त का पद्रह दिन-राति अतर है । 


बहुरि सज्ञी मार्गणा विपे दोय भेदनि विषे वा दोऊ व्यपदेशरहितनि विपे 
अपने-अपने गुणस्थाननि का सामान्यवत्‌ श्रतर है । 


बहुरि आ्राहार मार्गणा विष दोऊ भेदनि विपे अपने-अपने गृणस्थाननि का 
सामान्यवत्‌ अतर है । विशेष इतना - अ्रनाहारक विपे असयत का जघन्य एक समय, 
उत्कृष्ट पृथक्त्व मास । 

सयोगी का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट पृथक्त्व वर्षमात्र अतर है । 


श्रब एक जीव श्रपेक्षा अतर कहिए है, 


सो सामानन्‍्य-विशेष करि दोय प्रकार | तहाँ सामान्य करि मिथ्यादृष्टि का 
अतर जघन्य अतर्मुह॒त, उत्कृष्ट देशोन दूणा छयासठि सागर । वहुरि सासादन का 
जघन्य पल्य का असख्यातवे भाग, उत्कृष्ट देशोन अर्थ पुदूगल परिवर्तन । बहुरि मिश्र, 
असयत, देशसयत, प्रमत्त, भ्रप्रमत्त, च्यारि उपशमक, इनिका जघन्य अतर्मुहते, उत्कृष्ट 
देशोन श्रर्ध पुद्गल परिवर्तत । बहुरि च्यारि क्षपक, सयोगी, अयोगी इनिका अतर 
नाही है । 

बहुरि विशेष करि गति मार्गणा विषे नारक विपे मिथ्यादृष्टि श्रादि असयत 
पर्यतनि का जघन्य अतर सामान्यवत्‌ । उत्कृष्ट अतर सात पृथ्वीनि विषे क्रम ते एक, 
तीन, सात, दश, सतरह, बाईस, तेतीस देशोन सागर जानना ! 


बहुरि तिर्यञचनि विष मिथ्यादृष्टयादि देशसयत पर्यतनि का सामान्यवत्‌ अतर 
है । विशेष इतना - मिथ्यादृष्टि का उत्कृष्ट अतर देशोन तीन पल्‍य है । 


बहुरि मनुष्य गति विषे मिथ्यादृष्ट्यादि च्यारि उपशमक पर्यत जघन्य अतर 
सामानन्‍्यवत्‌ । उत्कृष्ट अतर मिथ्यादृष्टि का तिर्यचवत्‌ । सासादन, मिश्र, असयते का 
पृथक्त्व कोडि पूर्व अधिक तीन पल्य, देशसयत, प्रमत्त, अप्रमत्त | च्यारि उपशमक का 
पृथक्त्व कोडि पूर्व प्रमाण है । श्र क्षपक, सयोगी, भ्रयोगीनि का सामान्यवत्‌ है । 


बहुरि देव विषे मिथ्यादृष्टयादि श्रसंयत पर्यतनि का जघन्य अतर सामान्य- 
व॒त्‌ । उत्कृष्ट श्रतर देशोत इकतीस सागर है। ' 


पस्यज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | [ २६५ 


बहुरि इद्रिय मार्गणा विषे एकेद्रिय का जघन्य अंतर क्षुद्रभव, उत्कृष्ट अतर 
पृथकत्व कोडि पूर्व अधिक दोय हजार सागर । विकलेद्रिय का,जघन्य अतर क्षुद्रभव, 
उत्कृष्ट अ्तर असख्यात पुद्गल परिवततन मात्र है । यहु अतर एकेद्रियादिक पर्यायनि 
का क्या है, गुणस्थान मिथ्यादृष्टि ही है, ताका तहा अतर है नाही । परेद्रिय विषे 
मिथ्यादृष्टि का सामान्यवत्‌, सासादनादि च्यारि उपशमक पर्यतनि का जघन्य अतर 
सामाल्यवत्‌, उत्कृष्ट भ्रतर पृथक्त्व कोडि पूर्व अधिक हजार सागर है । श्रवशेषनि 
का सामान्यवत्‌ अतर है । 


बहुरि काय मार्गणा विषे पृथ्वी, श्रप, तेज, वायुकाय का जघन्य क्षुद्रभव उत्कृष्ट 
असख्यात पुदूगल परिवर्तन अर वनस्पति का जघन्य क्षुद्रभव, उत्कृष्ट असख्यात लोक 
मात्र अतर है | यहु अतर पृथ्वीकायिकादि का कह्मा है, गुणस्थान भिथ्यादृष्टि है। 
ताका तहा अतर है नाही । 


त्रसकायिक विषे मिथ्यादृष्टि का सामान्यवत्‌, सासादनादि च्यारि उपशमक 
पर्यतनि का जघन्य सामान्यवत्‌, उत्कृष्ट पृथक्त्व कोडि पूर्व अधिक दोय हजार सागर 
अ्रतर है । अवशेषनि का सामान्यवत्‌ अ्रतर है । 


बहुरि योग मार्गएा विषे मन,वचन, काय योगनि विषे सभवते गुणस्थाननि 
का वा अभ्रयोगी का अतर नाही, जाते एक ही योग विषे गुरणस्थानातर को अ्राप्त 
होइ करि विवक्षित गुणस्थान विषे प्राप्त होता नाही । 


बहुरि वेद मार्गणा विषे स्त्री, पुरुष, नपुसक वेदनि विषे मिथ्यादृष्टि आदि 
दोऊ उपशमक पर्यत जघन्य अ्रतर सामान्यवत्‌ है । उत्कृष्ट अतर स्त्रीवेद विषे मिथ्या- 
दृष्टि का देशोन पचावन पल्‍्य, औरनि का पृथक्त्व सौ पल्य पुरुषवेद विषे मिथ्यादृष्टि 
का सामान्यवत्‌, श्रौरनि का पृथक्त्व सौ सागर । नपुसकवेद विषे सिथ्यादृष्टि का तेतीस 
सागर देशोन, औरनि का सामान्यवत्‌ अ्रतर है । दोय क्षपकनि का सामान्यवत्‌ अतर 
है। बहुरि वेदरहितनि विषे उपशम भअनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सापराय का जघन्य वा 
उत्कृष्ट अत्तर अतर्मुहते है, औरनि का अतर नाही है । 


बहुरि कषाय मार्गणा विषे क्रोध, मान, माया, लोभ विषे मिथ्यादृष्टययादि 
उपशम अनिवृत्तिकरण पर्यत का मनोयोगवत्‌, दोय क्षपकनि का अभ्रर केवल लोभ 


विषे सृक्ष्मसापराय के उपशम वा क्षपक का अर अकषाय विषे उपशातकषायादि का 
पंतर नाही है । 


२६६ ] | गौस्मटसार जौवकाण्ड गाया १४१ 


बहुरि ज्ञान मार्गणा विपे कुमति, कुश्रुत, विभग विष मिथ्यादृप्टि सासादन का 
अतर नाही । मति, श्रुत, श्रवधि विषे श्रसयत का अतर जघन्य अतर्मुह॒त, उत्कृष्ट 
देशोन कोडि पूर्व । देश संयतत का जधन्य अतर्मुहर्त, उत्कृष्ट साधिक छथासठि सागर | 
प्रमत्त-श्रप्रमत्त का जघन्य अतर्मुह्॒, उत्कृष्ट साधिक तेतीस सागर । च्यारि उपशमकनि 
का जघन्य अतमुंह॒र्त, उत्कृष्ट साधिक छचासठि सागर ।*च्यारि क्षपकनि का सामान्य- 
वत्‌ अतर है। बहुरि' मन पर्यय विषे'प्रमत्तादि क्षीण कषाय पर्यतनि का सामान्यवत््‌' 
अतर है । विशेष इतना - प्रमत्त-अ्रप्रमत्त का अतर्मुह॒र्त, च्यारि उपणमकनि।का देशोन 
कोडि पूर्व प्रमाण उत्कृष्ट श्रतर है । बहुरि केवलज्ञान विष सयोगी, श्रयोगी का 
सामान्यवत्‌ अतर है । 

बहुरि सयम मार्गणा विषे सामायिक, छेदोपस्थापऩ विपे प्रमत्त-श्रप्रमत्त का 
जघन्य वा उत्कृष्ट अतर श्रतर्मूह्ते है। दोऊ उपशमक का जघन्य अतर्मुहृ्त, उत्कृष्ट 
देशोन कोडि पूर्व अर दोऊ क्षपकनि का. सामान्यवत्‌ अ्रतर है। परिहारविशुद्धि विषे 


प्रमत्त-अ्रप्रमत्त विषे जघन्य वा उत्कृष्ट अतर अतर्मुहृर्त है । सुक्ष्मसापराय विषे उप- 
शमक वा क्षपक का अर यथाख्यात विषे उपशात कषायादिक का गश्रर सयतासयत विषें 


देश सयत का अतर नाही है | श्रसयम विषे मिथ्यादृष्टि का जघन्य अतर्रुहते, उत्कृष्ट 
देशोन तेतीस सागर । सासादन, मिश्र, अ्रसयत का सामान्यवत्‌ अतर है । 

बहुरि दर्शन मार्गणा विष चल्लु, भ्रचक्षुदर्शन विषे मिथ्यादृष्टयादि क्षीणकपाय' 
परययन्तनि का सामान्यवत्‌ अतर है । विशेष इतना - चक्षुदर्शन विषे सासादनादि च्यारि 
उपशमक पर्यत्तनि का उत्कृष्ट अतर देशोन दोय हजार सागर है। अवधिदर्शन विषे 
अवधिज्ञानवत्‌ अतर है। केवलदर्शन विष सयोगी, भ्रयोगी का अतर नाही है । 


बहुरि लेश्या मार्गणा विष कृष्ण, नील, कापोत विषे सिथ्यादृष्टयादि असयत 
पर्यतनि का जघन्य अतर सामान्यवत्‌ है । उत्कृष्ट अतर क्रम ते देशोन तेतीस, सत- 
रह, अ्रर सात सागर प्रमाण है | पीत, पद्म विषे मिथ्यादृष्टयादि असयत पर्यतनि 
का जघन्य अतर सामान्यवत्‌, उत्कृष्ट अ्रतर क्रम ते साधिक दोय श्र श्रठारह सागर 
है । देशसयत, प्रमत्त, अ्रप्रमत्त का अतर नाही है । शुक्ल लेश्या विष मिथ्यादृष्टबादि 
अ्सयत पर्यतनि का जघन्य अश्रतर सामान्यवत्‌ है, उत्कृष्ट अतर देशोन इकतीस 
सागर है । देशसयत, प्रमत्त का' अतर नाही है । अप्रमत्त। तीन उपशमक का जघन्य 
वा उत्कृष्ट अतर अतममुह्॒ते है। उपशात कषाय, च्यारि क्षपक, सयोगीनि का अतर 


नाही है । अलेश्या विषे श्रयोगीनि का अतर नाही है । । 


धम्यग्शानचन्द्रिका भाषादीका ] [, २६७ 


बहुरि भव्य मार्गणा विषे भव्य विषे सर्वे गुणस्थाननि का सामान्‍्यवत्‌ अ्रतर 
है । अ्रभव्य विषे मिथ्यादृष्टि का अ्रतर नाही है । 


बहुरि सम्यकत्व मार्गणा विषे क्षायिक सम्यकत्व विषे श्रसयतादि च्यारि उप- 
शमक पर्यतनि का जघन्य अतर अतर्मुहते, उत्कृष्ट असयत का देशोन कोडि पूरे, 
झौौरनि का सांधिक तेतीस सागर पअतर है। च्यारि क्षपक, सयोगी, अयोगी का अतर 
नाही है । क्षायोपशमिक विषे अ्रसयतादि श्रप्रमत पर्यतनि का जघन्य अतर्मुहते, उत्कृष्ट 
गसयत का देशोन कोडि पूर्व, देशसंयत का देशोन छचासठि सागर, प्रमत्त-अ्रप्रमत्त का 
साधिक तेतीस सागर अतर है । औपशमिक विषे भ्रसयतादि तीन उपशमक पर्यतनि 
का जघन्य वा उत्कृष्ट अतर श्र तर्मुहतेमात्र है । उपशात कषाय का श्र-तर नाही 
है । मिश्र, सासादन, मिथ्यादृष्टि विषे अपने-अपने गुणास्थाननि का अतर नाही है । 


| 


बहुरि सज्ञी मार्गणा विषे सज्ञी विषे मिथ्यादृष्टि का सामान्यवत, सासादनादि 
च्यारि उपशमक पर्यन्तनि का 'जघन्य सामान्यवत्‌, उत्कृष्ट पृथक्त्व सौ सागर, च्यारि 
क्षपकनि का सांमान्यवत्‌ अतर है । श्रसज्ञी विषे.मिथ्यादृष्टि का अतर नाही है। 
उभयरहित विषे सयोगी, श्रयोगी का श्रतर नाही है । 


बहुरि आहारक मार्गणा विषे आहारक सिथ्यादृष्ठि का -सामान्यवत्‌, सासाद- 
नादि च्यारि उपशमक पर्यतनि का जघन्य सामान्यवत्‌, उत्कृष्ट असख्यातासंख्यात 
कल्पकाल मात्र सूच्यगुल का श्रसर्यातवा भाग अतर है । च्यारि क्षपक सयोगीनि का 
अतर नाही है । अनाहारक विषे मिथ्यादुष्टि, सासादन, श्रसयत, सयोगी, श्रयोगी का 
अतर नाही है । ह 

इहा मार्गणास्थान विषे अंतर कह्या है, तेहा जैसा जानना - विवक्षित॑ं मार्गणा 
के भेद का काल विषे विवक्षित गुणस्थान का अतराल जेते काल पाइए, ताका 
वर्णन है । मार्गणा के भेद का पलटना भए श्रथवा मार्गणा के भेद का सद्भाव होते 
विवक्षित गुणस्थान का अतराल भया था, ताकी बहुरि प्राप्ति भए, तिस अतराल का 
ग्रभ्ाव हो है। ऐसे प्रसग पाइ काल का और अतर का कर्थंन की कीया है, सो जानना | 


आगे इनि चौदह मार्गणानि विषे गति मार्गणा का स्वरूप कौ कहै है -- 


गइउदयजपज्जाया, चठउगइगसखस्स हेउ वा हु गई । 
खारथतिरिक्खमाणुस, देवगइ त्ति य हवे चदुधा ॥१४६॥ 


शहद] [ भौस्सटसा र जीवकार्ड गाया १४६ 


गत्युदयजपर्यायः, चतुर्गतिगमनस्य हेतुर्वा हि गतिः । 
नारकतियंग्मानुषदेवगतिरिति च भवेत्‌ चतुर्धा ॥१४६।॥। 


गम्यते कहिये गमन करिए, सो गति है । 


इहां तक - जो ऐसे कहें गमन क्रियारूप परिणया जीव कौ पावने योग्य 
द्रव्यादिक कौ भी गति कहना सभवे । 


तहा समाधान - जो ऐसे नाही है, जो गतिनामा नामकर्म के उदय ते जो जीव 
के पर्याय उत्पन्न होइ, तिसही कौ गति कहिए । सो गति च्यारि प्रकार - १ नारक 
गति २ तिर्यंच गति ३ मनुष्यगति ४ देव गति ए च्यारि गति है । 


आगे नारक गति कौ निर्देश करे है - 


ण रसंति जदो णिच्चं, दव्वे खेत्ते य काल-भावे य । 
अण्णोण्णेहि य जह्या, तहा ते शारया भणिया॥! १४७॥ 


नरमंते यतो नित्य, द्रव्य क्षेत्रे च कालभावे च । 
भ्रन्पोन्यैश्र यस्मात्तस्मात्ते नारता (का) भरिताः ॥१४७॥। 


टीका - जा कारण ते जे जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव विषे अथवा परस्पर में 
रमे नाही-जहा क्रीडा न करे, तहा नरक सबवी श्रन्न-पानादिक वस्तु, सो द्रव्य कहिए । 
बहुरि तहाकी पृथ्वी सो क्षेत्र कहिए । बहुरि तिस गति सबधी प्रथम समय ते लगाइ 
अपनी आयु पर्यत जो काल, सो काल कहिए । तिनि जीवनी क॑ चेतन्यरूप परिणाम, 
सो भाव कहिए । इनि च्यारोनि विषे जे कबहू रति न माने । बहुरि श्रन्य भव सबधी 
वर करि इस भव मे उपजे क्रोधादिक, तिनिकरि नवीन-पुराणे नारकी परस्पर रमे नाहि 
है 'रति कहिए प्रीतिरूप कब ही ताते' “न रता. कहिए नरत, तेई 'नारत' जानने । जाते 
स्वार्थ विषे श्रण्‌ श्रत्यय का विधान है, तिनकी जो गति, सो नारतगति जानता ।. 
अथवा नरकविषे उपजे ते नारक, तिनिकी जो गति, सो नारक गति जाननी । श्रथवा 
हिंसादिक श्राचरण विपे निरता कहिए प्रवर्तें, असे जो निरत, तिनकी जो गति सो 
निरतगति जाननी । श्रथवा नर कहिए प्राणी, तिनिकों कायति कहिए पीड दु ख दंइ, 


१ घटखडागमस - घवला पुस्तक ६, पृष्ठ २०३ गाथा १२६ 


सम्यंग्ज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | | २६६ 


अैसे जे नरक कहिए पापकर्म, ताका अ्रपत्य कहिए तीहि का उदय ते निपजे जे नारक 
तिनकी जो गति, सो नारक गति जाननी । अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावत्ति विषे वा 
परस्पर रत कहिए प्रीतिरूप नाही तै नरत, तिनकी जो गति सो नरतगति जाननी । 
निर्गत कहिए गया है अय कहिए पुण्यकर्म, जिनिते असे जे निरय, तिनिकी जो गति 
सो निरय गति जाननी । अ्रसे निरुक्ति करि नारकगति का लक्षण कह्या । 


ग्राग तिर्येंचगति का स्वरूप कहै है - 


तिरियंति कुडिलभावं, सुविउलसंण्ण रिगगिट्ठिसण्णाणा । 
अच्चंतपावबहुला, तह्या तेरिच्छया भरिया' ॥१४८॥ 


तिरोचति कुटिलभाषं, सुविवृतसंज्ञा निकृष्टमज्ञाना । 
अत्यंतपापबहुलास्तस्मात्ते रश्चिका भरिषता: ॥१४८॥ 


ठीका - जाते जो जीव सुविवृत्तसंज्ञा:, कहिए प्रकट है श्राहर ने आदि देकरि 
सज्ञा जिनके श्र॑से है | बहुरि प्रभाव, सुख, द्यू ति, लेश्या की विशुद्धता इत्यादिक करि 
हीन है, ताते निकृष्ट है । बहुरि हेयोपादेय का ज्ञान रहित है, ताते भ्रज्ञान है । बहुरि 
नित्यनिगोद की अपेक्षा अत्यत पाप की है बहुलता जिनिके असे है, ताते तिरोभाव 
जो कुटिलभाव, मायारूप परिणाम ताहि श्रच॑ति कहिए प्राप्त होइ, ते तिर्यंच कहे है । 
बहुरि तिर्यंच ही तेरश्च कहिए । इहा स्वार्थ विष श्रण्‌ प्रत्यय का विधान हो है। 
असे जो तिर्यक्‌ पर्याय, सोही तियंग्गति है, भ्रसा क्या है। 

आ्रागे मनुष्य गति का स्वरूप कहै है - 


सण्णति जदो रिपच्चं, मणेरा रिएउणा सणक्कडा जहा । 
मण्णुव्भवा य सब्बे, तहा ते माणुसा भणिदा' ॥१४४॥ 
सन्‍्यंते यतो नित्यं, मनसा निपुणा मनसोत्कटा यस्मात्‌ । 
सनूझूवाश्च सर्वे, तस्मात्ते मानुषा भरिणताः ॥१४९॥। 
टीका - जाते जे जीव नित्य ही मन्यंते कहिए हेयोपादेय के विशेष कौं जाने 
है । भ्रथवा सनसा निपुरणाः कहिए अनेक शिल्पी आदि कलानि विषे प्रवीण है । श्रथवा 


१ पटखडागम - धवला पुस्तक १, पृष्ठ २०३, गाथा १२६ 
२ पटखडागम - घवला पुस्तक ६, पृष्ठ २०४, गाथा १३० 


३०० ] [ गोस्मटसार जौवकाण्ड गाया १४८ 


“मनसोत्कटाः कहिए श्रवधारना श्रादि दृढ़ उपयोग के घारी है। श्रथवा 'मनोरुद्धवाः' 
कहिए कुलकरादिक ते निपजे है, ताते ते जीव सर्व ही मनुष्य हैं, असे आगम विपे 
कहे है । 

श्राग तिर्यच, मनुष्य गति के जीवनि का भेद दिखावे है - 


सामण्णा पंचिदी, पज्जत्ता जोणिणी अपज्जत्ता । 
तिरिया णरा तहाबि य, पंचिदियभंगदों हीणा ॥१५०॥ 


सामान्‍्याः पंचेंद्रिया:, पर्याप्ता योनिमत्य: श्रपर्याप्ताः । 
तियंचो नरास्तथापि च, पंचेंद्रियभंगतो हीनाः ।॥१५०॥। 


टीका - तिर्यच् पाच प्रकार - १ सामान्य तिर्यंच २ पचेंद्री तिर्यच ३ पर्याप्त 
तिर्यंच ४ योनिमती तिर्य॑च ५ प्रपर्याप्त ति्यंच । तहा सर्व ही तिर्यंच भेदनि का 
समुदायरूप, सो तौ सामान्य तिर्यंच है । बहुरि जो एकेद्रियादिक बिना केवल पचेद्री 
तियँच, सो पचेद्री तिय॑च है । बहुरि जो अपर्याप्त बिना केवल पर्याप्त तिर्यंच, सो 
पर्याप्त तियच है । बहुरि जो स्त्रीवेदरूप तिर्यचणी, सो योनिमती तिर्यच है । वहुरि 
जो लब्धि अ्रपयाप्त तिय॑च है, सो अ्रपर्याप्त तिर्यंच है। असे तिर्यच पच प्रकार है । 

बहुरि तैसे ही मनुष्य है । इतना विशेष - जो पचेद्रिय भेद करि हीन है, ताते 
सामान्यादिरूप करि च्यारि प्रकार है । जाते मनुष्य सर्वे ही पचेद्री है, ताते जुदा भेद 
तिर्यचवत्‌ न होइ । ताते १ सामान्य मनुष्य २ पर्याप्त मनुष्य ३ योनिमती मनुष्य 
४ श्रपर्याप्त मनुष्य ए च्यारि भेद मनुष्य के जानने । 


तहा सर्व मनुष्य भेदनि का समुदायरूप, सो सामान्य मनुष्य है । केवल पर्याप्त 
मनुष्य, सो पर्याप्त मनुष्य है । स्त्रीवेदरूप मनुष्यणी, सो योनिमती मनुष्य है । लब्धि 
अपर्याप्तक मनुष्य सो अपर्याप्त मनुष्य है। 


आगे देवगति कौ कहै है - 
दिव्वंति जदो णिच्चं, गुर्णोह श्रटर्ठेहि विव्वभारवोहि । 
भासंतदिव्वकाया, तह ते वण्णिया देवा! ॥१५१॥ 


१ षट्खडागम - घवला पुस्तक ३, पृष्ठ २०४, गाथा १३१ 


संभ्यग्ज्ञानचन्द्रिका भाषादौफा ] [। ३०१- 


दीव्यति यतो नित्यं, गृुणरष्टाभिवदिव्यभावेः । 
भाससानदिव्यकायाः:, तस्सात्ते वश्णिता देवा: ॥१५१॥ 


टीका - जाते जे जीव नित्य ही दीव्यंति कहिए कुलाचल समुद्रादिकति विषे 
क्रीडा करे हैं, हर्ष करे है, मदनरूप हो है-कामरूप हो है । बहुरि भ्ररिणमा कौ श्रादि देकरि 
मनुष्य अगोचर दिव्यप्रभाव लीए गृण, तिनिकरि प्रकाशमान है | बहुरि-धातु-मल 
रोगादिक दोष, तिनिकरि रहित है । देदीप्यमान, मनोहर शरीर जिनिका श्रेसे है । 
ताते ते जीव देव है, असे आग़म विषे कह्मा है । शसे निरुक्तिपूर्वक लक्षण करि च्यारि 
गति कही । 

यहा जे जीव सातौ नरकनि विषे महा दु ख पीडित है, ते नारक जानने । 
बहुरि एकेंद्री, बेद्री, तेद्री, चौइद्री, अ्रसज्ञी पचेद्री पर्यत सर्वे ही अर जलचरादि पचेद्री 
ते सर्व तिर्यच, जानने । ब्रहुरि झाये, म्लेच्छ, भोगभूमि, कुभोगभूमि विषे उत्पन्न मनुष्य 
जानने । भवनवासी, व्यत्तर ज्योतिषी, वेमानिक भेद लीए देव जानने । 


आगे संसार दशा का लक्षण रहित जो सिद्धगति ताहि कहै हैं - 
जाइजरामरणभयथा; संजोगविजोगदुकफ़्वसणूगाओ । 
रोगादिगा य जिससे, ण संति सा होदि सिद्धगई! ॥१५२॥ 


जातिजरासरणभयाः, सयोगवियोगदु'खसज्ञा' । 
रोगादिका श्व यस्या, न संति सा भवति सिद्धगतिः ॥॥१५२।। 
टीका - जन्म, जरा, मरण, भय, अनिष्ट सयोग, इष्टवियोग, दुख, सज्ञा,, 
रोगादिक नातनाप्रकार वेदना जिहिविष न होइ सो समस्तकर्म का सर्वथा नाश तै प्रकट 


भया-सिद्ध पर्यायरूप लक्षण कौं धरे, सो सिद्धगति जाननी । इस गति विषे ससारीक 
भाव नाही, ताते ससारीक गति को अपेक्षा ग़ति मार्गणा च्यारि प्रकार ही कही । 


मुक्तिगति की शअपेक्षा त्तीहि मुक्तिगति का नाम कर्मोदयरूप' लक्षण नाही' 
है | ताते याकी गतिमार्गणा विषे विवक्षा नाही है । 


आगे गतिमारगंणा विषे जीवनि की सख्या कहै है । तहा प्रथम ही नरक गति 
विषे गाथा दोयकरि कहै है- 


१ पटद्खडागम - धवला पुस्तक १, पृष्ठ २०४, गाथा १३२ 





३०२ ] [ गोम्सटसार जौबकाण्ड गाभा १५२-१५४ 


सामण्शा णेरइया, घरण््ंगुलबिदियमूलगुणसेढी । 
बिदियादि वारदसअड, छत्तिदुणिजपदहिदा सेढी ॥१५३॥ 


मे 


सामान्या नेरयिका, घनांगुलद्वितीयसुलगुरा श्रेणी । 
हितीयादिः द्वादश दशाष्ट्षद्त्रिद्दिनिजपदहिता श्रेणी ॥१५३॥ 


टीका - सामान्य सर्व सातौ ही प्रथ्वी के मिले हुवे नारकी जगत श्रेणी कौं 
घनागुल का द्वितीय वर्गमूल करि गुणे, जो परिमाण होइ, तिहि प्रमित है । इहा 
घनागुल का वर्गमूल करि उस प्रथम वर्गमूल का दूसरी बार वर्गमूल कीजिए, सो 
घनागुल का द्वितीय वर्गमूल जानना । जैसे अकसदृष्टि करि घनागुल का प्रमाण 
सोलह, ताका वर्गमूल च्यारि, ताका द्वितीय वर्गमूल दोय होय, ताकरि जगत श्रेणी 
का प्रमाण दोय से छप्पन कौं गुणे, पाचसे बारह होय, तेसे इहा यथार्थ परिमाण 
जानना । बहुरि दूसरी प्रृथ्वी के नारकी जगत श्रेणी का बारह्ना वर्गमूल, ताका भाग 
जगत श्रेणी कौ दीए जो प्रमाण होइ, तीहि प्रमित है । इहा जगत श्रेणी का वर्ग- 
मूल करिए सो प्रथम मूल, बहुरि उसका वर्गमूल कीजिए, सो द्वितीय वर्गमूल, बहुरि 
उस द्वितीय वर्गमूल का वर्गमूल कीजिए सो तृतीय वर्गमूल, इत्यादिक श्रैसे ही इहा 
श्रन्य वर्गमूल जानना । बहुरि तीसरी पृथ्वी के नारकी जगत श्रेणी का दशवा वर्गे- 
मूल का भाग जगत श्रेणी कौ दीए जो प्रमाण ग्रावे तितने जानने । बहुरि चौथी 
पृथ्वी के नारकी जगत श्रेणी का श्राठवा वर्गमूल का भाग जगत श्रेणी को दीए जो 
परिमाण आवै, तितने जानने । बहुरि असे ही पाचवी पृथ्वी, छठी पृथ्वी, सातवी 
पृथ्वी के नारकी श्रनुक्रम ते जगत श्रेणी का छठा, तीसरा, दूसरा वर्गमूल का भाग 
जगत श्रेणी कौ दीए, जो जो परिमाण श्रावे, तितने तितने जानने । जैसे दोय से 
छप्पन का प्रथम वर्गमूल सोलह, ह्वितीय वर्गमूल च्यारि, तृतीय वर्गमूल दोय, इनिका 
भाग क्रम ते दोय से छप्पन कौ दीए सोलह, चौसठि, एक सौ अ्रट्टाईस होइ । वैसे 
इहा भी यथासभव परिमारण जानना । 


हेट्ठिमछप्पुढवीणं, रासिविहीणों दु सव्वरासी दु। 
पढमावणिहिय रासी, णेरइयाणं तु णिद्दिद्ठो ॥१५४॥ 


श्रधस्तनषट्पृथ्वीना, राशिविहीनस्तु सर्वराशिस्तु । 
प्रथमावतौं राशिः, नेरयिकाणां तु निर्दिष्ट: ॥१५४।। 


सम्यण्ज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ३०३ 


टीका - नौचली जे दूसरी वशा प्रथ्वी सौ लगाइ सातवी पृथ्वी पर्यत छह 
पृथ्वी के नारकीनि का जोड दीए साधिक जगत श्रेणी का बारह्बा मूल करि भाजित 
जगत श्रेणी प्रमाण होइ सो पूर्वे सामान्य सर्वतारकीनि का परिमाण कहट्या, तामे 
घटाएं, जितने रहै, तितने पहिली धम्मा पृथ्वी के नारकी जानने । इहा घटावनेरूप 
त्रैराशिक अैसे करना। सामान्य नारकीनि का प्रमाण विषे जगच्छु णी गुण्य है । 
बहुरि घनागुल का द्वितीय वर्गमूल गुणकार है, सो इस प्रमाण विषे जगच्छे णीमात्र 
घटावना होइ, तौ गुणकार का परिमाण मे स्यो एक घटाइए तौ जो जगरच्छे णी का 
बारह्वा वर्गमूल करि भाजित साधिक जगच्छे णीमात्र घटावना होइ, तौ गुणकार मे 
स्यों कितना घटे, इहा प्रमाणराशि जगत श्रेणी, फलराशि एक, इच्छाराशि जगत 
श्रेणी का बारह्ना वर्गमूल करि भाजित जगत श्रेणी, सो इहा फल करि इच्छा कौ 
गुण प्रमाण का भाग दीए साधिक एक का बारद्बां भाग जगत श्रेणी के वर्गमूल का 
भाग आया । सो इतना घनागुल का द्वितीय वर्गमूल में स्थो घटाइ श्रवशेष करि 
जगत श्रेणी कौ गुण, धर्मा पृथ्वी के नारकीनि का प्रमाण हो है । 


आ्रागे तियँच जीवा की सख्या दोय गाथा करि कहै है-- 


संसारी पंचक्खा, तप्पुण्ण तिगदिहीणया कससो । 
सामण्णा पंचिदी, पंचिदियपुण्णतेरिक्खा ॥१५५॥ 


संसारिरणः पंचाक्षाः, तत्पूर्णा: त्रिगतिहीनकाः क्रमशः । 
सामान्‍्याः पंचेंद्रियाः, पंचेंद्रियपूर्णतरश्चा: ।॥१५५॥। 


टीका - ससारी जीवनि का जो परिमाण तीहिविषे नारकी, मनुप्य, देव इनि 
तीनौ गतिनि के जीवनि का परिमाण घटाए, जो परिमाण रहै, तितने प्रमाण सर्व 
सामान्य तिर्यच राशि जानने । बहुरि आगे इद्रिय मार्गशाविषे जो सामान्य पचेद्रिय 
जीवनि का परिमाण कहिएगा, तामसौ नारकी, मनुष्य, देवनि का परिमाण घटाए, 
प्रेद्रिय तिर्यंचनि का प्रमाण हो है । 


बहुरि आगे पर्याप्त पचेद्रियनि का प्रमाण कहिएगा, तामेस्यों पर्याप्त 
नारकी, मनुष्य, देवनि का परिमाण घटाए, पदेद्रिय पर्याप्त तियंचनि का परिमाण 


हो है। 


३०४ | [ गोम्गठसार जौवकाण्ड माथा ११६-१५४७-१५८५ 


छस्सयजोयराकदिहृदजगपदरं जोणिणीण परिमाणं। 
पृण्णणा पंचक्खा, तिरियअपज्जत्तपरिसंखा ॥१५६॥ 


षट्शतयोजनक्नतिहतजगत्प्रतरं योनिमतीनां परिमाण । 
पुर्णोताः पंचाक्षाः, तिरयंगपर्याप्तपरिसंख्या ॥॥ १५६ | 


टीका - छस्से योजन के वर्ग का भाग जगत प्रतर कौ दीए, जो परिमाण 
हीइ, सो योनिमती द्रव्य तिर्यचशीनि का परिमाण जानना । छस्से योजन लंबा, 
छुस्से योजन चौडा, एक प्रदेश ऊचा जैसा क्षेत्र विषे जितने आकाश प्रदेश होई, ताको 
भाग जगत प्रतर कौ देना, सो इनि योजननिकी प्रतरागुल कीजिए, तब चौगुणा 
परणाट्ठी कों इक्यासी हजार कोडि करि गुरिएए, इतने प्रतरागुल होइ तिनिका भाग 
जगत प्रतर कौ दीजिए, तब एक भाग प्रमाण द्रव्य तिर्यच्रणी जाननी । बहुरि प्ेद्रिय 
तिर्यंचनि का परिमारा विषे पचेद्रिय पर्याप्त तिरय॑चनि का प्रमाण घटाए, श्रवशेष 
प्रपर्याप्त प्चेद्रियनि का परिमाण हो है । 

आगे मनुष्य गति के जीवनि की सख्या तीन गाथानि करि कहै हैं- 


सेढी सईअ गुलआदिसतदियपदभाजिदेगूणा । 
सासण्णमणुसरासी, पंचसकदिघणससा पुण्णा ॥१५७॥ 


श्रेणी सूच्यगुलादिमतृतीयपदभाजितेकोना । 
सासान्यसनुष्यराशि', पंचलकृतिघनसभा:ः पुूर्णा. ॥१५७॥॥। 
टीका - जगतश्रेणी कौ सूच्यगुल के प्रथम वर्गमूल का भाग दीजिए, जो परि- 
भाण आवीे, ताकौ सूच्यगुल का तृतोय वर्गमूल का भाग दीजिए, जो परिमाण आवें, 
तामे एक घटाए, जितने अवशेष रहै, तितने सामान्य सब मनुष्य जानने । वहुरि 
द्विरूप वर्गधारा सबधी पचम वर्गस्थान बादाल है, ताका घत कीजिए, जितने होई 
तितने पर्याप्त मनुष्य जानने । ते 'कितने है ?- 
तललीनभधुगविमलं, धूमसिलागाविचो रभयसेरू । 
तटहरिखभझसा होति हु, माणुसपञ्जत्तसंखंका ॥१५४5॥ 
तलूलीनमधुगविभलं, धुमसिलागाविचोरभयसेरू । 
तटहइरिखभसा भवंति हि, सानुषपर्याप्तसंख्याकाः ।॥29 2 


पम्परज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ३०५ 


टीका - इहा अक्षर संज्ञा करि वामभाग ते श्रनुक्रम करि अक कहै हैं । सो 
श्रक्षर सज्ञा करि अक कहने का सूत्र उक्त च कहिए है-श्रार्या- 


कटपथपुरस्थवणनंवनवपंचाष्टकल्पितेः क्रमशः । 
खरमनश्न्यं संख्या सात्रौपरिसाक्षरं त्याज्यं ॥। 


याका श्र्थ - ककार को आदि देकरि नव श्रक्षर, तिनिकरि शअ्रनुक्रम ते एक, 
दोय, तीन इत्यादिक अक जानने | जैसे ककार'लिख्या होइ, तहा एका जानना, खकार 
होइ तहा दूवा जानना । गकार लिख्या होइ तहा तीया जानना । जैसे ही भकार 


पर्यत नव ताई ञ्रक जानने । क ख ग घडः च छ ज र। बहुरि श्रैसे ही टकार 
१२३४४५६ ७८ ६ 


ने आदि देकरि | नव अक्षरनि ते एक, दोय, तीन श्रादि नव पर्यत अक जानने 


टठडढ ण॒तथ द ध। बहुरि ऐसे ही पकारने आदि देकरि पच श्रक्षरनि ते एक, दोय 
११३४५६७८ ६ 


प्रादि पच अक जानने । प फ ब भ मं । बहुरि ऐसे ही यकार ने श्रादि देकरि श्रष्ट 
१२ ३४डे 


भ्रक्षरनि ते एक भ्रादि अ्रष्ट पर्यत अझ्क जानने । य र ल वश ष स ह। बहुरि जहा 
१२८३ ४५ ६७८ 


प्रकार श्रादि स्वर लिखे हो वा अकार वा नकार लिख्या होइ, तहा बिंदी जानना । 
/हुरि भ्रक्षर के जो मात्रा होइ तथा कोई ऊपरि अक्षर लिख्या होइ, तौ उनका कछ 
प्रयोजन नाही लेना । सो इस सूत्र अपेक्षा इहा अक्षर सज्ञा करि अक कहे है । भ्रागे 
भी श्रुतज्ञानादि का वर्णन विषे ऐसे ही जानना । सो इहा त कहिए छह, ल कहिए 
तीन, ली कहिए तीन, न कहिए बिदी, स कहिए पाच, धु कहिए नव, ग कहिए तीन, 
इत्यादि अनुक्रम ते च्यारि, पाच, तीन, नव, पाच, सात, तीन, तीन, च्यारि, छह, दोय, 
च्यारि, एक, पाच, दोय, छह, एक, आठ, दोय, दोय, नव, सात ए अक जानने । 
अंकानां वासमतो गति: ताते ए अक बाई तरफ ते लिखने । ७, ६२२८५१६२, 
५१४२६४३, ३७५६९३५४, ३६५०३३६* सो ए सात कोडाकोडि कोडाकोडि बाणवं 
लाख अठाईस हजार एक सौ बासठि कोडा कोडि कोडि इकावन लाख बियालीस 
हजार छ सौ तियालीस कोडाकोडि सेतीस लाख गुणसठि हजार तीन सौ चौवन कोडि 
गुरातालीस लाख पचास हजार तीन सो छत्तीस पर्याप्त मनुष्य जानने । इनिके अक 
दाहिणी तरफ सौ अक्षर सज्ञा करि अन्यत्नर भी कहे है - 


३०६ ] | गोम्मटसार जोवफाण्ड गाथा १६६ 


साध्रराजकीतें रेणाको भारतीविद्ोलसमधी: । 
गुणवर्गंधमनिगलितसख्यावन्मानवेषु वर्णक्रमाः ॥। 


सो इहा सा कहिए सात, घू कहिए नव, र कहिए दोय, रा कहिए दोय, ज 
कहिए आठ, की कहिए एक, तें कहिए छह, इत्यादि दक्षिण भाग ते अ्रक जानने । 


पज्जत्त मणुस्साणं, तिचउत्थो माणुसीण परिमारां । 
सामण्णा पृण्णणा, मणुवअपज्जत्तगा होति ॥१५६॥। 


पर्याप्तमनुष्यारां, त्रिचतुर्थों मानुषीणा परिसारां । 
सामान्याः प्रणोना, मानवा अपर्याप्तका भवति ॥१५९॥॥ 


टीका - पर्याप्त मनुष्यनि का प्रमाण कह्या, ताका च्यारि भाग कीजिए, 
तामे तीन भाग प्रमाण मनुषिणी द्रव्य स्त्री जाननी । बहुरि सामान्य मनुष्य राशि 
में स्थो पर्याप्त मनुष्यनि का परिमाण घटाए, अ्रवशेष अपर्याप्त मनुष्यनि का परिमाण 
हो है। इहा प्राडमानुषोत्तरान्मनुष्या.” इस सूत्र करि पंतालीस लाख योजन व्यास 
धरे मनुष्य लोक है। ताका “विक्खभवग्गदहगुण' इत्यादि सूत्र करि एक कोडि 
बियालीस नलाख तीस हजार दोय से गुणाचास योजन, एक कोश, सतरह से छच्चासठि 
धनुष, पाच अगुल प्रमाण परिधि हो है । बहुरि याकौ व्यास की चौथाई ग्यारह 
लाख पचीस हजार योजन करि गुणे, सोलह लाख नव से तीन कोडि छह लाख 
चौवन हजार छ से एक योजन अर एक लाख योजन का दोय से छप्पन भाग विषे 
उगणीस भाग इतना क्षेत्रफल हो है। बहुरि याके अगुल करने सो एक योजन के 
सात लाख अडसठि हजार अगुल हैं। सो वर्गराशि का गुणकार वर्गरूप होई, इस 
न्याय करि सात लाख अ्रडसठि हजार का वर्ग करि तिस क्षेत्रफल कौं गुणों नव हजार 
च्यारि से बियालीस कोडाकोडि कोडि इक्यावन लाख च्यारि हजार नव से अडसठि 
कोडाकोडि उरणाबीस लाख तियालीस हजार च्यारि सै कोडि प्रतरागुल हैं | बहुरि ए 
प्रमाणागुल हैं, सो इहा उत्सेधागुल न करने, जाते चौथा काल की आदि विषेवा 
उत्सपिणी काल का तीसरा काल का अच्तविषे वा विदेहादि क्षेत्र विष झात्मागुल 
का भी प्रमाण प्रमाणागूल के समान ही है । सो इनि प्रतरागुलनि के प्रमाण पे भी 
पर्याप्त मनुष्य सख्यात गुणे हैं॥ तथापि श्राकाश की श्रवगाहव की विचित्रता जानि 


सदेह न करना । 


सम्पसतानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ३०७ 


आगे देवगति के जीवनि की सख्या च्यारि गाथानि करि कहै है - 


तिण्णिसयजोयणाएणं, बेसदछप्पण्णअंगुलाणं च । 
कदिहदपदरं देतर, जोइसियारां च परिसाणं ॥१६०॥ 


त्रिशतयोजनानां, द्विशतबट॒पंचाशदंगुलानां च । 
कृतिहतप्रतरं व्यंत्तरज्योतिष्काणां च परिसाणम्‌ ॥१६०॥। रे 


ठीका - तीन से योजन के वर्ग का भाग जगत्प्रतर कौ दीए, जो परिमाण 
होइ, तितना व्यतरनि का प्रमाण जानना । तीन से योजन लबा, तीन से योजन 
चौडा, एक प्रदेश ऊचा ऐसा क्षेत्र का जितने आकाश का प्रदेश होइ, ताका भाग 
दीजिए, सो याका प्रतरागुल कीए, पैसठि हजार पाच से छत्तीस कौ इक्यासी हजार 
कोडि गृणा करिए इतने प्रतरागुल होइ, तिनिका भाग जगत्प्रतर कौ दीए व्यतरनि 
का प्रमाण होइ है । 


बहुरि दोय से छुप्पत अ्रंगुल के वर्ग का भाग जगत्प्रतर कौ भाग दीएं, जो 
परिमाण भझावे, तितना ज्योतिषीनि का परिमाण जानना । दोय से छप्पन अगुल 
चौडा इतना ही लम्बा एक प्रदेश ऊचा, असा क्षेत्र का जितना श्राकाश का प्रदेश होइ 
ताका भाग दीजिए, सो याका प्रतरागुल पेसठि हजार.पाच से छत्तीस है । ताका भाग 
जगत्पृतर कौ दीए ज्योतिषी देवनि का परिमारण हो है । 


घणओ गुलपढलपदं, तदियपद सेढिसंगुणं कझ्सो । 
भवरते सोहम्मवुर्गे, देवारप होदि परिसारणं ॥१६१॥ 


घ॒नांगुलप्रथमपदं, तृतीयपद॑ं श्रेरिसंगु्णं ऋ्रशः ५ 
भवने सोधसंद्ििके, देवानां भवति परिसाराम्‌ ॥१६१॥। 


टीका - घनागुल का जो प्रथम वर्गमूल, तिहिने जगतृश्रेणी करि गुणे, जो 
परिमाण होइ, तितने भवनवासीनि का परिमाण जानना । 


बहुरि घनागुल का जो तृतीय वर्गमूल तिहिने जगतृश्रेणी करि गुणे जो परि- 
माण होइ, तितने सौधर्म श्र ईशान स्व का वासी देवनि का परिमाण जानना । 


३०८ ] | गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया १६२-१६३ 


तत्तो एगारणवसगपणचडरियमूलभाजिदा सेढी । 


पललासखेंज्जदिसा, पत्तेयं श्रारादादिसुरा! ॥१६२॥ 


तत एकादशनवसप्तपंचचतुनिजमूलभाजिता श्रेणी । 
पल्यासंख्यातका:, प्रत्येकमानतादिसुरा: ॥ १६२ ।। 


टीका - बहुरि तहा ते ऊपरि सनत्कुमार-माहेद्र, बहुरि ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर, वहुरि 
लांतव - कापिष्ठ, शुक्र - महाशुक्र, बहुरि शतार - सहस्नार इनि पाच युगलनि विषे 
अनुक्रमते जगतृश्रेणी का ग्यारहवा, नवमा, सातवा, पाचवा, चौथा जो वर्गमूल, 
तिनिका भाग जगतृश्रेणी कौ दीए, जितना-जितना परिमाण आवबे, तितना-तितना 
तहा के वासी देवनि का प्रमाण जानना । 


बहुरि ता ऊपरि आनत-प्राणत युगल, बहुरि आरण-अ्रच्युत युगल, बहुरि 
तीन अ्रधोग्रेवेयक, तीन मध्य ग्रैवेयक, तीन उपरिम ग्रेवेयक, वहुरि नव अनुदिश विमान, 
बहुरि सर्वार्थसिद्धि विमान विना च्यारि अनुत्तर विमान इन एक-एक विषे देव पल्य 
के श्रसख्यातवै भाग प्रमाण जानने । 


तिगुणा सत्तगुणा वा, सब्बद्ठा साणुसीपमाणादो । 
सामण्णदेवरासी, जोइसियादो विसेसहिया ॥१६३॥ 


त्रिगुणा सप्तगुणा वा, सर्वार्था सानुषीप्रमाणतः । 
सामान्यदेवराशि:, ज्योतिष्कतो विशेषाधिकः ॥॥१६३।॥। 


टीका - बहुरि सर्वार्थसिद्धि के वासी श्रहमिद्र देव, मनुषिणीनि का जो 
परिमाण, पर्याप्त मनुष्यनि का च्यारि भाग मे तीन भाग प्रमाण कह्या था, ताते 
तिगुणा जानना । बहुरि कोई श्राचार्य का श्रभिप्रायते सात गुणा है। बहुरि 
ज्योतिषी देवनि का परिमाण विषे भवनवासी, कल्पवासी, देवनि का प्रमाण करि 
साधिक जँसा ज्योतिषी देवनि के सख्यातवे भाग, जो व्यत्तर राशि, सो जोड, सर्व 
सामान्य देवनि का परिमाण हो है । 
इति श्री श्राचाये नेमिचद्र सिद्धातचक्रवर्ती विरचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पचसग्रह ग्रथ की जीव- 


तत्त्वप्रदीषिका नाम सस्कृतटीका के अ्रनुसारि इस सम्यम्जञानचर्रिका तामा भाषाटीका विषे 
प्ररूपित जे वीस प्ररूपणा, तिनिविषें गतिप्ररूपणा नामा छठा अधिकार सपूर्ण भया ॥६॥ 


>>» नमन... हमनमननामक, 


१ पट्खडागम - धवला पुस्तक ३, पृष्ठ १७, गाथा १३। 


सातवां अधिकार : इन्ट्रिय-मार्गणा-प्ररूपणा 
॥ मंगलाचररा ।। 


लोकालोकप्रकाशकर, जगत पूज्य श्रीमान|। 
सप्तम तीर्थंकर नर्मों, श्रीसुपाश्वे भगवान ॥। 


ग्रथ इद्रियमार्गणा का आरभ करें है। तहा प्रथम इद्रिय शब्द का निरुक्ति 
पूर्वेक अर्थ कहै है - 
अहसिदा जह देवा, अविसेसं अहमहंति मण्णंता । 
ईसंति एक्कसेक्क, इंदा इत इंदियें जाण * ॥१६४॥ 


श्रहमिद्रा यथा देवा, श्रविशिषमहमहसिति सन्यमानाः । 
ईशते एककमिद्रा, इव इंद्रियारिण - जानीहि ॥१६४॥। 


टीका - जैसे ग्रेवेयकादिक विषे उपजे, श्रैसे श्रहमिद्र देव, ते चाकर ठाक्र के 
(सेवक स्वामी के) भेद रहित 'में ही में हौ' ऐसे मानते सते, जुदे-जुदे एक-एक होइ, 
आज्ञादिक करि पराधीनताते रहित होते सते, ईश्वरता कौ-धरे है। प्रभाव कौ घरे है। 
स्वामीपना कौ धरे हैं। तैसे स्पर्शनादिक इद्रिय भी अपने-अ्रपने स्पर्शादिविषय विषे 
ज्ञान उपजावने विषे कोई किसी के आधीन नाही,- जुदे-जुदे एक-एक इद्रिय पर की 
श्रपेक्षा रहित ईण्वरता कौ धरे है। प्रभाव कौ धरे है| ताते भ्रहमिद्रवत्‌ इन्द्रिय है । 
असे समानतारूप निरुक्ति करि सिद्ध भया, जैसा इन्द्रिय शब्द का श्रर्थ कौ हे शिष्य | 
तू जानि । 

श्रागे इन्द्रियनि के भेद स्वरूप कहै है--- 


मदिश्रावरणखञ्नोवसमुत्थविसुद्धी हु तज्जबोहो वा । 
भाविदिय तु दव्बं, देहुदयजदेहचिण्ठं तु.॥१६५॥ 


मत्यावरखणक्षयोपशमोत्थविशुद्धिहि तज्जबोधो वा । 
भावेंद्रियं तु द्रव्य, देहोदयजदेहचिह्ठं तु 0॥१६५॥ 


७०५० कमाना ००५ का. 


६ पट्खडागम - घबला पुस्तक १, पृष्ठ १३८, गाथा ८५५ | 


३१० ] [ गोम्मटसार लोवकाश्ड गाया १६५ 


टीका - इद्रिय दोय प्रकार है - एक भावेद्रिय, एक द्रव्येद्रिय । 


तहा लब्धि-उपयोगरूप तौ भावेंद्रिय है। तहा मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम 
ते भई जो विशुद्धता इद्रियनि के जे विषय, तिनके जानने की शक्ति जीव के भई, सो 
ही है लक्षण जाका, सो लब्धि कहिए । 


बहुरि मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम ते निपज्या ज्ञान, विषय जानने का 
प्रवतेनरूप सो, उपयोग कहिए | जैसे किसी जीव के सुनने की शक्ति है। परतु उपयोग 
कही और जायगा लगि रह्मा है, सो विना उपयोग किछ सुने नाही । बहुरि कोऊ 
जान्या चाहै है श्र क्षयोपशम शक्ति नाही, तौ कैसे जाने ? ताते लब्धि अर उपयोग 
दोऊ मिले विषय का ज्ञान होइ। ताते इनिकौ भावेद्रिय कहिए । 


भाव कहिए चेतना परिणाम, तीहिस्वरूप जो इद्विय, सो भावेद्विय कहिए । 


जाते इद्र जो श्रात्मा, ताका जो लिंग कहिए चिह्न, सो इद्रिय है। जैसी 
निरुक्ति करि भी लब्धि-उपयोगरूप भावेंद्रिय का ही दृढपना हो है । 


बहुरि निर्वृत्ति श्र उपकरण रूप द्र॒व्येंद्रिय है । तहा जिनि प्रदेशनि करि 
विषयनि को जाने, सो निर्वेत्ति कहिए | बहुरि वाके सहकारी निकटवर्ती जे होई, 
तिनिकौ उपकरण कहिए। सो जातिनामा नामकर्म के उदय सहित शरीरनामा नाम- 
कर्म के उदयते निपज्या जो निवृत्ति-उपकरणरूप देह का चिह्न, एकेंद्रियादिक का 
शरीर का यथायोग्य अ्रपने-अ्पने ठिकाने आकार का प्रकट करनहारा पुद्गल द्रव्य- 
स्वरूप इद्विय, सो द्रव्येद्रिय है| अैसे इद्रिय द्रव्य-माव भेद करि दोय प्रकार है | तहा 
लब्धि-उपयोग भावेद्विय है । 


तहा विषय के ग्रहण करने की शक्ति, सो लब्धि है । भर विषय के ग्रहणह्य 
व्यापार, सो उपयोग है । 
अब इद्रिय शब्द की निरुक्ति करि लक्षण कहै है--- 


'प्रत्यक्षनिरतानि इंद्रियारिए' श्रक्ष कहिए इन्द्रिय, सो श्रक्ष भ्रक्ष प्रति जो भवर्ते 
सो प्रत्यक्ष कहिए । अैसा प्रत्यक्षरूप विषय श्रथवा इंद्रिय ज्ञान तिहि विषे निरतानि 
कहिए व्यापार रूप प्रवर्तें, ते इद्रिय है । 


सम्पग्शानचच्धिफा भाषादौका ) [ ३११ 


इहां तर्क - जो इस लक्षण विषे विशेष के भ्रभाव ते तिन इद्वियनि के संकर 
व्यतिकररूप करि प्रवृत्ति प्राप्त होय, जो परस्पर इंद्रियनि का स्वभाव मिलि जाय, 
सो सकर कहिए । अपने स्वभावते जुदापना का होना, सो व्यतिकर कहिए । 


तहां समाधान - जो इहा 'प्रत्यक्षे नियमिते रतानि इद्रियारिए अपने-अपने 
नियमरूप प्रत्यक्ष विषे जे रत, ते इद्विय है, असा लक्षण का प्रतिपादन है । ताते 
नियमरूप कहने करि अपना-अ्रपना विशेष का ग्रहण भया । अथवा सकर व्यतिकर 
दोष निवारणे के अ्रथि 'स्वविषयनिरतानि इंद्रियारिए' स्वविषय कहिए अपना-अपना 
विपय, तिहि विषे “नि! कहिए निश्चय करि-निर्णय करि रतानि कहिए प्रवतें, ते 
इद्रिय है, असा कहना । 


इहां तर्क - जो सशय, विपर्यय विषे निर्णयरूप रत नाही है । ताते इस लक्षण 
करि सशय, विपर्ययरूप विषय ग्रहण विषे आत्मा के अतीद्रियपना होइ । 


तहां समाधान - जो रूढि के बल ते निर्णय विषे वा संशय विपर्यय विषे दोऊ 
जायगा तिस लक्षण की प्रवृत्ति का विरोध नाही । जैसे 'गच्छृतोति गो' गमन करे, 
ताहि गो कहिए; सो समभिरूढड-नय करि गमन करते वा शयनादि करते भी गो 
कहिए । तेसे इहा भी जानना । अथवा “स्ववृत्तिनिरतानि इद्रियाणि' स्ववृत्ति कहिए 
सशय, विपर्यथ रूप वा निर्णयहूप अपना प्रवर्तत, तीहि विषे निरतानि कहिये व्यापार 
रूप प्रवर्ते, ते इद्रिय हैं, ग्सा लक्षण कहना । 


इहा तर्क - जो असा लक्षण कीए अपने विषय का ग्रहण रूप व्यापार विषे 
जब न प्रवर्ते, तीहि अवस्था विष श्रतीद्वियपना कहना होइ । 


तहा समाधान - श्रेसे नाही, जाते पूर्व ही उत्तर दीया है। रूढि करि 
विपय-ग्रहण व्यापार होते वा न होते पूर्वोक्त लक्षण सभवे है । अथवा 'स्वार्थनिरतानि 
इंद्रियाणि' अ्र्यते कहिए जानिए, सो अर्थ, सो अपने विषे वा विषयरूप अर्थ विपे जे 
निरत, ते इद्रिय है। सो इस लक्षण विषे कोऊ दोष नाही, ताते इहा किछ तर्क 
रूप कहना ही नाही । अ्रथवा इंदनात्‌ इंद्रियारिग! इदनात्‌ कहिए स्वामीपना ते 
इद्रिय है । स्पर्श, रस, गध, वर्ण, शब्द इनिका जाननेरूप ज्ञान का आ्रावरणभूत जे 
कर्म, तिनिका क्षयोपशमते अपना-भ्रपना विषय जाननेरूप स्वामित्व कीं धरे द्रव्ये- 
द्विय है कारण जिनिका, ते इद्विय है | जैसा ब्र्थ जानना । उक्त च-- 


३११ ] | गोस्मटसार जीवकाण्ड गाया १६६ 


यविद्रस्थात्मनो लिगं यदि वेंद्रेण कर्णा । 
सुष्टं जुष्ट तथा रृष्ट दत्त चेति त्दिद्रियम्‌ ॥॥ 


याका श्रर्थ - इन्द्र जो है श्रात्मा, ताका चिह्न, सो इन्द्रिय है। श्रथवा इन्द्र 
जो कर्म, ताकरि निपज्या वा सेया वा तैसे देख्या वा दीया, सो इन्द्रिय है । 


मलविद्धमरि्यक्तिर्यथानेकप्रका रतः । 
कमंविद्धात्म विज्ञप्तिस्तथानेकप्रकारत ॥॥ 


याका श्रर्थ - जैसे मल संयुक्त मणि की व्यक्ति श्रनेक प्रकार ते हो है । तैसे 
कर्म सयुक्त श्रात्मा की जानने रूप क्रिया अनेक प्रकारते होय है-असे इद्रिय शब्द की 
निरुक्ति का अनेक प्रकार करि वर्णन कीया । वहुरि तिनि दृद्वियनि विपे निर्वृत्ति 
दोय प्रकार - अभ्यतर, बाह्य । 

तहा जो निज-निज इद्रिया4वरण की क्षयोपशमता की विशेषता लीए आत्मा 
के प्रदेशनि का सस्थान, सो अ्रभ्यतर-निर्वृत्ति है । 


बहुरि तिस ही क्षेत्र विषे जो शरीर के प्रदेशनि का सस्थान, सो बाह्म- 
निवृत्ति है । 

बहुरि उपकरण भी दोय प्रकार है - अ्रभ्यत्तर, वाह्य । 

तहा इन्द्रिय पर्याप्ति करि आई जो नो-कम वर्गणा, तिनिव्रा स्कधरूप जो 


स्पर्शादिविषय ज्ञान कों सहकारी होइ, सो तौ अ्रभ्यतर-उपकरण है। श्र ताके 
आश्रयभूत जो चामडी आदि, सो बाह्य-उपकरण है । असा विशेष जानना । 


आगे इनि इन्द्रियनि करि सयुक्त जीवनि को कहे है - 


फासरसगंधरूवे, सह्े णाणं च चिण्हय जेसि । 
इगिबितिचदुर्षचंदिय, जीवा णियभेयशिण्णा ओ! ॥१६६॥ 


स्पर्शरसगधरूपे, शब्दे ज्ञान च चिह्नकं येषाम्‌ । 
एकद्ित्रिचतु.पर्चेद्रियजीवाः निजभेदभिज्ना ओः १ १६६॥। 


१ 'झो' इति शिषप्यसवोधनार्थ प्राकृते अरव्ययम्‌ । म॒ प्र 


सम्यग्तानचनच्िका भाषादीफा ) [ ३१३ 


टीका - जिति जीवनि का -स्पर्श विष ज्ञान है, श्रेसा चिह्न होइ, ते एकेद्रिय 
है । बहुरि जिनिका स्पर्श श्र रस विषे ज्ञान है, जैसा चिह्न होइ ते जीव द्वीद्विय है । 
बहुरि जिनिका स्पर्श, रस, गध विषे ज्ञान है, श्रैसा चिह्न होइ, ते जीव तेइन्द्रिय है । 
बहुरि जिनिका स्पर्श, रस, गध, वर्ण विषे ज्ञान है, जैसा चिह्न होइ, ते जीव चतुरिद्रिय 
है । बहुरि जिनिका स्पर्श, रस, गध, वर्ण, शब्द विषे ज्ञान है, जैसा चिह्न होइ, ते 
जीव प्ेंद्रिय हैं । ते सर्वे जीव अपने-श्रपने भेद करि जुदे है - ऐसे जानने । 


भ्रागे एकेद्रियादिक जीवनि के केती-केती इंद्री सभवे है, सो कहै है-- 


ए बा कम फुसरं, एक्क॑ वि य होदि सेसजीवारां । 
ते कमउड्ढियाईं, जिव्भाघाणच्छिसोत्ताइं' ॥१६७॥ 


एकेंद्रियस्थ स्पशनसेकमपि च भवति शेषजीवानां । 
भवंति ऋ्रमवर्धितानि, जिद्दाप्नाणाक्षिश्रोत्रारिी ॥१६७॥। 


टीका - इंद्रिय पच है । तिनि विषे सर्वे शरीर कौ स्पर्शन कहिए। जिह्ना 
को रसना कहिए, नासिका कौ प्राण कहिए, नेत्र कौ चक्षु कहिए, कर्ण कौ श्रोत्र 
'कहिए । 

तहा एकंद्रिय जीव के एक स्पर्शन इद्री ही है। बहुरि श्रवशेप जीवनि के 
एक-एक बधता इन्द्रिय श्रनुक्रमते जानने | सो बेइद्री के रसना इद्री बध्या, तेइद्री 
के प्राण इद्री बध्या, चतुरिद्रिय के चक्षु इन्द्रिय बध्या, पचेद्रिय के श्रोत्र इद्रिय बध्या। 
जाते एक है इन्द्रिय जिनिके, ते जीव एकंद्रिय है। दोय है इन्द्रिय जिनिकं, ते द्वीड्रिय 
है। तीन हैं इन्द्रिय जिनिकं, ते त्रीद्रिय है । च्यारि है इन्द्रिय जिनके, ते चतुरिद्विय है। 
पाच है इन्द्रिय जिनके, ते पचेद्रिय है । ऐसे निरुक्ति हो है । 


श्रागे स्पशनादि इन्द्रियनि के विषयभूत क्षेत्र का परिमाण कहै है - 


धणुवीसडद्सयकदी, जोयणछादालहीणतिसहस्सा । 
अट्ठसहुस्स धणरणं, विसया दुगुरणा असण्णि त्ति ॥१६८५॥ 


धनुविशत्यष्टदशकक्ृति: योजनषद्चत्वारिशद्धीनत्रिसहर्नारिण । 
अष्टसहस्नं धनु्षां, विषया दिगुणा असज्ञीति ॥ १६८ ॥॥ 


१ पट्खडगाम - घवला पुस्तक १, पृष्ठ २६१, गाथा १४२। 


बह | गांम्मटसार प्रौवकार् पाया १६१ 


दीफा - एकंद्रिय जीव की रपर्णन एन्द्रिय के विषय का क्षेत्र, बीस की क्रति 
(वर्ग) च्यारि से धनुप प्रमाण जानना । बहुशि बे: न्द्रियादिक श्री परचेद्रिय पर्यत 
के दूणा-दूणा जानना, सो द्वीद्विय क॑ श्राठ से घनुप । बीद्रिय के सोला से धनुप । 
चतुरिद्विय के वत्तीस से धनुप । श्रसनी पंचेद्रिय के चोसठि से शनुप-स्पर्शन इन्द्रिय का 
विपय-क्षेत्र जानना । इतना-इतना क्षेत्र पर्यत तिप्ठना जो स्पर्शनर्प बिपय ताकौं 
जाने । 

बहुरि द्वीद्रिय जीव के रसना इन्द्रिय का विपय-द्वीत्र, श्राठ की कृति चौसठि 
बनुप प्रमाण जानना । श्लाग दूणा-दूणा, सो तेडन्द्रिय क॑ एक सौ ग्रठाईस धघनुप | चतु- 
रिद्रिय क॑ दोय से छप्पन बनुप। अ्रसनी पच्ेद्रिय के पाच से बारा बनुप-रसना इद्रिय 
का विपयकभ्ृत क्षेत्र का परिमाण जानना । 


वहुरि ते इन्द्रिय के श्राण उन्द्रिय का विपयभूत क्षेत्र दण की कृति, सौ धनुप 
प्रमाण जाना । आगे दूणा-दूणा सो, चोइद्री के दोय से बनुप । अर्सनी पर्चेद्रिय के 
च्यारि से घनुष । प्राण इन्द्रिय का विपयभृत क्षेत्र का प्रमाण जानना । 


वहुरि चौ इन्द्रिय के नेत्र इन्द्रिय का विपय क्षेत्र छिघालीस घाटि तीन हजार 
योजन जानना । याते दूणा पाच हजार नी से आठ योजन श्रसेनी परेद्रिय के नेत्र 
इन्द्रिय का विपयभूत क्षेत्र जानना । बहुरि अ्रसनी पद्चेद्रिय के श्रोत्र इन्द्रिय का विपय 
क्षेत्र का परिमाण आठ हजार धनुप प्रमाण जानना । 


सण्णिस्स बार सोदें, तिण्ह णव जोयणारिए चक्‍्खुस्स । 
सत्तेतालसहस्सा बेसदतेसट्ठिसदिरेया ॥ १६४८ ॥ 


सक्ञिनो द्वादश श्रोत्रे, त्रयारां नव योजनानि चक्षुष । 
सप्तचत्वारिशत्सहस्नारि द्विशतत्रिषष्ट्यतिरेकारिंग ॥ १६९।। 


टीका - सती पचेद्विय के स्पर्शन, रसना, प्राण इनि तीनौ इन्द्रियनि का तव- 
नत्र योजन विषय क्षेत्र है । बहुरि नेत्र इन्द्रिव का विषय क्षेत्र सैतालोस हजार दोय 
से तरेसठि योजन, बहुरि सात योजन का बोसबा भागकरि अधिक है । बहुरि श्रोत्र 
इन्द्रिय का विषथक्षेत्र बारह योजन है । 


संध्माक्नानचन्दिका भावाटौका ] [ ३१५ 


तिण्णिसयसट्ठिविरहिद, लक्खं दशमूलताडिदे मूल । 
णवगुणिदे सट्ठिहिदे, चक्खुष्फासस्स श्रद्धाणं ॥१७०॥॥ 


त्रिशतषष्टिविरहितलक्ष दशमुलताडिते मपुलम्‌ । 
नवगुरिते षष्टिहते, चक्षुःस्पर्शस्‍स्य अध्वा ॥॥१७०॥+ 


टीका - सूर्य का चार ( भ्रमण ) क्षेत्र णच से बारा योजन चौडा है, तामैं 
एक सै श्रस्सी योजन तौ जबुद्वीप विषे है । श्रर तीन से बत्तीस योजन लवण समुद्र 
विषे है । सो जब सूर्य श्रावण मास ककंसक्राति विषे अभ्रभ्यतर परिधि विषे आवे, तब 
जंबूद्वीप का श्रन्त सौ एक सौ अस्सी योजन उरे भ्रमण करे है, सो इस श्रभ्यतर 
परिधि का प्रमाण कहै है - लाख योजन जबूद्वीप का व्यास मे सौ दोनो तरफ का 
चार क्षेत्र का परिमाण तीन से साठि योजन घटाया, तब निनन्‍याणवे हजार छ से 
च्यालीस योजन व्यास रहद्मया । याका परिधि के निमित्त 'विक्खंभवग्गदहगुण' इत्यादि 
सूत्र अनुसारि याका वर्ग करि ताकौ दश गुणा कहिए, पीछे जो परिमाण होइ, ताका 
वर्गमूल ग्रहण कीजिए, यो करते तीन लाख पन्द्रह हजार निवासी योजन प्रमाण 
याका परिधि भया, सो दोय सूर्यनि की श्रपेक्षा साठि मुहूर्त मे इतने क्षेत्र विषे भ्रमण 
होइ, तौ अ्रभ्यतर परिधि विषे दिन का प्रमाण अठारह मुहुते, सो मध्याह्ल समय 
सूर्य मध्य आाव तब श्रयोध्या की बराबर होइ, ताते नौ मुहूर्त मै कितने क्षेत्र मे 
भ्रमण होइ, श्रेसे त्राराशिक करता | इहा प्रमाणराशि साठि ( ६० ), फलराशि 
(३ १५,०५६), इच्छाराशि € स्थापि, उस परिधि के प्रमाण कौ नौ करि गुण, साठि 
का भाग दीजिए, तहा लब्ध प्रमाण संतालीस हजार दोय से त्रेसठि योजन अर सात 
योजन का वीसवा भाग इतना चक्षु इन्द्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र जानना । 


भावार्थ याका यहु है - जो अयोध्या का चक्री श्रभ्यतर परिधि विषे तिष्ठता 
सूर्य को इहाते पूर्वोक्त प्रमाण योजन परे देखे है। ताते इतना चक्षु इन्द्रिय का 
उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कह्मा है । 


३१६ ] | गोम्मटसार जीवकाण्ड गांधा १७१ 


एकेद्रियादि पचरद्विय जीवनि क॑ स्पर्शनादि इन्द्रियनि के उत्क्राट विपय ज्ञान का यत्र 



































इद्रियनि फे नाम | एकेंद्रिय | द्वीद्विय | भ्रीद्रिय चतुरिद्रिय £सश्ी परेंद्रिय | सन्नी पर्चेद्रिय 
_ | # | | पक | चर बस | 
० घनुप | धनुप | धनुप | बनुप | यौजन | धनुप | योजन योजन 
स्पशंन ४०० ० | ७० | ७० | * || | १६०० ३२०० ० ६४०० 0 & 






































पाया ७ प्रमाण 
चक्ष्‌ ० । ० ० ः ० *२६ ४५४ ० ४५६०८ ४७२६३. , तेजन 
5 बह 356 कह 7 (8 | लि को ० ० ० ० ० प००० ० १२ 














झ्रागे इन्द्रियनि का आकार कहै है-- 


चकक्‍्खू सोद घारां, जिब्भायारं मसरजवणाली । 
अतिमुत्तखुरप्पसस, फासं तु अणेयसंठारं ॥१७१॥ 


चक्षुःश्षोत्रत्राराजिल्वाकार मसुरयवनाल्यः । 
अतिमुक्तक्षुरप्रसमं, स्पर्शन तु अनेकसस्थानम्‌ ॥॥१७१॥। 


टीका - चक्षु इद्री तो मसूर की दालि का आ॥राकार है। बहुरि श्रोत्र इन्द्र 
जव की जो नाली, तीहिके आकार है । बहुरि प्राण इन्द्रिय अ्तिमुक्तक जो कदब की 
फल, ताके श्राकार है। बहुरि जिह्दा इन्द्रिय खुरपा के आकार है । बहुरि स्पर्शन 
इन्द्रिय अनेक भ्राकार है, जाते पृथ्वी भ्रादि वा बेद्री आदि जीवनि का शरीर का 
आ्राकार अनेक प्रकार हैं । ताते स्पर्शन इन्द्रिय का भी आकार अनेक प्रकार कद्या, 
जाते स्पर्शन इन्द्रिय सर्व शरीर विषे व्याप्त है । 


संम्परशानचन्द्रिका माधाटीका ] [ ३१७ 


श्रागे निवृत्तिरूप द्रव्येद्रिय स्पशेनादिकनि का आकार कह्या, सो कितने-कितने 
क्षेत्र प्रदेश कौ रोकं-श्रैसा श्रवगाहना का प्रमाण कहै है - 


श्र गुलअसंखभागं, संखेज्जगुणं तदो विसेसहिय॑॥। 
तत्तो असंखगुणिदं, अंगुलसंखेज्जयं तत्तु ॥१७२॥ 


अ्ंगुलासंख्यभागं, संख्यातगरुणं ततो विशेषाधिक । 
ततो5संख्यगुरिणतसंगुलसंख्यातं तत्तु ॥॥ १७२ ॥ 


टीका - घनागुल के अ्रसख्यातवे भाग प्रमाण आकाश प्रदेशनि कौ चल्षु 
इन्द्रिय रोके है। सो घनागुल कौ पल्य का असख्यातवा भाग करि तौ गुणीए भश्रर 
एक भ्रधिक पल्‍य का असख्यातवा भाग का शभ्रर दोय वार सख्यात का अर पलल्‍य का 
असख्यातवा भाग का भाग दीजिये, जो प्रमाण श्रावे, तितना चक्षु इन्द्रिय की अव- 
गाहना है । बहुरि याते संख्यातगुणा श्रोन्र इन्द्रिय की अवगाहना है । यहा इस गुर- 
कार करि एक बार सख्यात के भागहार का अपवर्तेन करना । बहुरि याको पल्‍्य का 
असख्यातवा भाग का भाग दीए, जो परिमाण श्रावे, तितना उस ही श्रोत्रइद्विय की 
भ्रवगाहना विषे मिलाए, प्राण इन्द्रिय की अ्रवगाहना होइ । सो इहा इस अ्रधिक 
प्रमाण करि एक अ्रधिक पल्‍्य का श्रसख्यातवा भाग का भागहार अर पल्य का भ्रस- 
ख्यातवा भाग गणकार का अपवर्तेन करता । बहुरि याकौ पल्‍य का शअ्रसख्यातवा 
भाग करि गणीए, तब जिह्नदा इन्द्रिय की अवगाहना होइ । इस गुणकार करि पल्य 
का अ्सख्यातवा भागहार का अपवतेन करना | ऐसे यहु जिह्ला इन्द्रिय की अ्रवगाहना 
घनागुल के सख्यातवे भाग मात्र जानना । 


आग स्पर्शन इन्द्रिय के प्रदेशनि की भ्रवगाहना का प्रमाण कहै है - 


सुहमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स तदियसमयहित । 

अ गुलअसंखभागं, जहण्णभुक्कस्सयं मच्छे ॥१७३॥ 
सुक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्प जातस्य तृतीयससये । 
अगुलासंख्य भागं, जघन्यमुत्कृष्टक॑ सत्स्थे ॥१९७३॥ 


टीका - स्पर्शन इन्द्रिय की जघन्य श्रवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्धि श्रप- 
याप्तक के उपजने ते तीसरा समय विषे जो जघन्य शरीर का अवगाहना घनांगल के 


३१८ ] [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाथा (७४-१७५ 


असख्यातवे भाग मात्र हो है, सोइ है । बहुरि उत्कृष्ट श्रवगाहना स्वयभू रमण समुद्र 
विषे महामच्छ का उत्कृष्ट शरीर सख्यात घनागुल मात्र हो है, सो है - 


श्रागे इन्द्रियज्ञानवाले जीवनि कौ कहि । श्रव अ्रतीद्विय ज्ञानवाले जीवनि का 
निरूपण करे है - 
ण वि इंदियकरणजुदा, अवग्गहादीहि गाहया अत्थे। 
णोेव य इंदियसोक्खा, अणिदियाशंतणाणसुहा!' ॥१७४॥ 


नापि इद्रियकरणयुता, श्रवग्रहादिभि. ग्राहकाः श्रथे । 
सेव च इद्रियसोख्या, श्रनिद्वियानतज्ञानसुखाः ॥॥१७४।। 


टीका - जे जीव नियम करि इन्द्रियनि के करण भोहै टिमकारना आ्रादि 
व्यापार, तिनिकरि सयुक्त नाही है, ताते ही अवग्रहादिक क्षयोपशम ज्ञान करि पदार्थ 
का ग्रहस्ण न करे है | बहुरि इन्द्रियजनित विषय सबंध करि निपज्या सुख, तिहिकरि 
सयुक्त नाही है, ते श्रहत वा सिद्ध अतीद्रिय अ्नत ज्ञान वा श्रतीद्रिय भ्रतत सुखकरि 
विराजमान जानने, जाते तिनिका ज्ञान भ्रर सुख सो शुद्धात्मतत्त्व की उपलब्धि ते 
उत्पन्न भया है । 


श्रागे एकेद्रियादि जीवनि की सामान्यपने सख्या कहै है - 


थावरसंखपिपीलिय, भ्रमरसणुस्सादिगा सभेदा जे । 
जुगवारमसंखेज्जा, खताणंता णिगोदभवा ॥१७५॥ 


स्थावरशखपिपोलिका भ्रमरमनुष्यादिका- सभेदा ये । 
युगवारमसख्येया, अ्रनंतानंता निगोदभवाः ।॥१७५।॥ 


टोका - स्थावर जो प्रृथ्वी, श्रप, तेज, वायु, प्रत्येक वनस्पती ए - पच श्रकार 
तौ एकेद्री । बहुरि सख, कौडी, लट इत्यादि बेद्री । बहुरि कीडी, मकोडा इत्यादि 
तेद्री । बहुरि भ्रमर, माखी, पतग इत्यादि चौ इन्द्री । बहुरि मनुष्य, देव, नारकी 
अर जलचरादि तिर्य॑च, ते पचेद्री । ए जुदे-जुदे एक-एक श्रसख्यातासख्यात प्रमारा हैं । 
बहुरि निगोदिया जो साधारण वनस्पती रूप एकेद्री ते श्रनतानत है । 


१. घट्खडहागम - घवला पुस्तक ३, पृष्ठ २५१, गाथा १४० । 


सम्पग्शानचन्द्रिका भाषादीका | | ३१६ 


आगे विशेष सख्या कहै है। तहा प्रथम ही एकेद्रिय जीवनि की सख्या कहै 
हे इक 
तसहीरो संसारी, एयद्खा ताण संखगा भागा। 
पुण्णारं परिसारां, संखेज्जदिय अपुण्णाणं ७१७६७ 
त्रसहीनाः संसारिणः, एकाक्षाः तेषां संख्यका भागाः । 
पूर्णातां परिसाणं, संख्येयकमपुरानिास्‌ ॥॥ १७६॥। 


दीका - सर्व जीव-राशि प्रमाण मैं स्यथों सिद्धनि का प्रमाण घटाए, ससारी- 
राशि होइ । सोइ ससारी जीवनि का परिमाण मै झखौ त्रस जीवनि का परिमाण 
घटाए, एकेद्रिय जीवनि का परिमाण हो है । बहुरि तीहि एकेद्रिय जीवनि का परि- 
माण कौ सख्यात का भाग दीजिये, तामे एक भाग प्रमाण तौ श्रपर्थाप्त एकेद्रियनि 
का परिमाण है | बहुरि अवशेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त एकेद्वियनि का परिमाण है । 


आगे एकेद्रियनि के भेदनि की सख्या का विशेष कहै है - 


बादरसुहमा तेसि पुण्णापुण्णे लि छव्विहाणं पि। 
तक्कायमग्गणाये, भणिज्जप्ाशक्कसो णोयो ॥॥|१७७॥। 


बदरसुक्ष्मास्तेषां, पूर्रापूर्ण इति षघडविधानामपि। 
तत्कायसार्गणायां, भणिष्य्ाश्पक्रसों जझेयः ॥॥१७७।। 


टीका - सामान्य एकेद्रिय राशि के बादर श्रर सूक्ष्म ए दोय भेद । बहुरि 
एक-एक भेद के पर्याप्त - अपर्याप्त ए दोय-दोय भेद - श्रेसे च्यारि भए, तिनिका 
प्रिमाण आगे कायमार्गणा विषे कहिएगा, सो अनुक्रम जानता सो कहिए है । सामान्य 
पने एकेद्रिय का जो परिमाण, ताकौ असख्यात लोक का भाग दीजिए, तामे एक 
भाग प्रमाण तौ वादर एकेद्विय जानने । अर अवशेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म एकेद्रिय 
जानने । बहुरि बादर एकेद्वियनिके परिमाणा कौ असख्यात लोक का भाग दीजिए । 
तामे एक भाग प्रमाण तौ पर्याप्त है। अर अवशेष बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त है । 
बहुरि सूक्ष्म एकेद्रिय का परिमारा कौ सख्यात का भाग दीजिए, तामे एक भाग 
प्रमाण तो अपर्याप्त हैं। बहुरि भ्रवशेष भाग प्रमाण पर्याप्त है। बादर विष तौ 
पर्याप्त थोरे है, अपर्याप्त घने है । बहुरि सृक्ष्म विषे पर्याप्त घने हैं, अ्रपर्याप्त थोरे 
हैं, जैसा भेद जानना । 


३२० ] [ गौस्मटसार जौवकाण्ड गाथा १५८-१७६ 
भ्रागे तरस जीवनि की सख्या तीन गाथानि करि कहै है-- 


बितिचपसाखमसंखे णवहिदपदरंगुलेण हिदपदरं । 
हीणाकम पडिभागो, आवलियासंखभागो दु ॥१७८॥ 


द्वित्रिचतुः पचमानमसंख्येनावहितप्रतरांगुलेनहितप्रतरम्‌ । 
हीनक्रमं॑ प्रतिभाग, झ्रावलिकासख्यभागस्तु ॥१७८॥ 


टीका - द्वीद्विय, त्रीद्रिय, चतुरिद्रिय, पचेद्रिय - इनि सर्वे त्रसनि का मिलाया 
हुवा प्रमाण, प्रतरागुल कौ भ्रसख्यात का भाग दीजिए, जो प्रमारा श्रावे, तावा भाग 
जगत्‌प्रतर कौ दीए यो करते जितना होइ, तितना जानना । इहा द्वीद्विय राशि का 
प्रमाण सवंते भ्रधिक है । बहुरि ताते त्रीद्रिय विशेष घाटि है । ताते चौइद्विय विशेष 
घाटि है । ताते पचेद्रिय विशेष घाटि है, सो घाटि कितने-कितने है - श्रैसा विशेष का 
प्रमाण जानने के निमित्त भागहार भ्रर भागहार का भागहार आवली का असख्यातवा 
भाग मात्र जानना । 


सो भागहार का अनुक्रम कैसे हैं ? सो कहिये है--- 


बहुसभागे समभागो, चउण्णसेदोसिसेक्कभागहि । 
उत्तकमो तत्थ वि बहुभागो बहुगस्स देओ दु ॥१७६॥ 


बहुभागे समभागश्चतुणमितेषामेकभागे । 
उक्तक्रमस्तत्रापि गहुभागो बहुकस्य देयस्तु ॥१७९॥। 


टीका - त्रस जीवनि का जो परिमाण व्ह्म, तीहिने आवली का असस्या- 
तवा भाग का भाग दीजिये । तामे एक भाग तौ जुदा राखिये ग्रर जे अवशेष बहु 
भाग रहे, तिनिके च्यारि वट (बटवारा) कीजिये, सो एक-एक वट दीद्विय, त्रीद्रिय, 
चतुरिद्विय, पच्ेद्रियनि कों वरोबरि दीजिये । बहुरि जो एक भाग जुदा राख्या था, 
ताकौ आवली का श्रसख्यातवा भाग कौं भाग दीजिये । तामे एक भाग ती जुदा 
राखिए भर अवशेष बहुभाग द्वीद्रियनि कौ दीजिये । जाते सर्वे विषे बहुत प्रमाण 
द्वीद्रिय का है। बहुरि जो एक भाग जुदा राख्या था, ताकौ बहुरि श्रावली का असख्या- 
तवा भाग का भाग दीजिए । तामे एक भाग तौ जुदा राखिये, बहुरि श्रवशेष भाग 
ते-इद्रियनि कौं दीजिए । बहुरि जो एक भाग जुदा राख्या था, ताकौं बहुरि अआवतली., 


सस्यरज्ञानन्नन्द्रिका भाषादीका | | ३२१ 


का असख्यातवा भाग का भाग दीजिये । तामे बहु भाग तौ चोइद्रियनि को दीजिए । 
अर एक भाग पचेट्रिय कौ दीजिए । असे दीए हुवे परिमाण कहै ते नीचे स्थापिए । 
बहुरि पूर्वे जे बराबरि च्यारि बट किए थे, तिनिकौ ऊपरि स्थापिए । बहुरि अपने- 
अपने नीचे ऊपरि के परिमाण कौ मिलाए, द्वीद्वियादि जीवनि का परिमाण 
हो है । 

तिबिपचपुण्ण पसारं, पदरंगुलसंखभागहिदपदरं । 

हीरणाकर पृण्ण्णणाण, बितिचपजीवा अ्रपज्जत्ता ॥१८०॥ 


त्रिह्रिपंचचतु' पुर्णप्रमाणं, प्रतरांगुलासंड्यभागहितप्रतरम्‌ । 
होनक्रम॑ पूर्णोन्रा, द्वेत्निखतु: पंचजीवा श्रपर्याप्ता: ॥१८०॥॥ 


टीका - बहुरि पर्याप्त त्रसजीव प्रतरागुल का सख्यातवा भाग का भाग 
जगत्प्रतर कोौं दीए, जो परिमाण ग्रावै, तितने है, तिनि विषे घने तौ तेइंद्रिय है । 
तीहिस्यो घाटि द्वीद्रिय है । तिहिस्यो घाटि पचेद्रिय है। तिहिसौ घाटि चौदइद्विय है, 
सो इहा भी पूर्वोक्त 'बहुभागे समभागो इत्यादि सूत्रोक्त प्रकार करि सामान्य पर्याप्त 
त्रस-राशि कौ आवली का असख्यातवा भाग का भाग देइ, एक भाग जुदा राखि 
अ्रवशेष बहुभागनि के च्यारि समान भाग करि, एक-एक भाग तेद्री, बेद्री, पच्ेद्री, 
चौद्दीनि कौ देता । बहुरि तिस एक भाग कौ भागहार आवली का अ्सख्यातवा भाग 
का भाग देइ, एक भाग जुदा राखि, बहुभाग तेइद्रियनि कौ देना । बहुरि तिस एक 
भाग कौ भागहार का भाग देइ, एक भाग जुदा राखि, बहुभाग द्वीद्रियनि कौं देना । 
बहुरि तिस एक भाग कौ भागहार का भाग देइ, एक भाग जुदा राखि, बहुभाग 
पचेद्रियनि देता । अर एक भाग चौदद्रियनि कौ देना । असे अपना-अ्पन्ता समभाग 
ऊपरि स्थापि, देय भाग नीचे स्थापि, जोड़े, तेद्री आदि पर्याप्त जीवनि का प्रमाण 
हो है । बहुरि पूर्व जो सामान्यपने बेइद्रिय आदि जीवनि का प्रमाण कटह्मा था, 
तामे सौ इहा कह्या जो अपना-अ्रपना पर्याप्त का परिसाण सो घटाय दीए, श्रपना- 
अपना बेद्री आदि पचेद्री पर्यतत अपर्याप्त जीवनि का परिमारा हो है | सो अपर्याप्तनि 
विषे घने तौ बेइद्रिय, तिहिस्यो घाटि तेइद्रिय, तिहिसौं घाटि चौइद्रिय, तिहिसौ 
घाटि पचेद्रिय है-अैसे इनिका परीमाण कह्या । 


अआठवां अधिकार 5: काय-मार्गणा प्रूपणा 


॥ मंगलाचरण ॥। 


चंद्रप्रभ जिन को भजों चंद्रकोटि सम जोति । 
जाके केचल लब्धि नव समवसरर् जुत होति ॥ 


अथ काय-मार्गणा कौ कहै है - 


जाई श्रविशाभावी, तसथावरउदयजो हवे काओ। 
सो जिणमसदह्मि भरिओआ, पुढवीकायादिछब्भेशो ॥१८१॥ 


जात्यविनाभावित्रसस्थावरोदयजो भवेत्कायः । 
स जिनमते भरिणत', प्रथ्वीकायादिषड्भेदः ॥ १८ १॥। 


टीका - एकेद्रियादिक जाति नामा नामकर्म का उदय सहित जो ब्र-स्थावर 
नामा नामकर्म का उदय करि निपज्या त्रस-स्थावर पर्याय जीव के होइ, सो काय 
कहिए । सो काय छह प्रकार जिनमत विषे क्या है । प्रथ्वीकाय १, श्रपकाय २, 
तेजकाय ३, वायुकाय ४, वनस्पतीकाय ५, १सकाय ६-ए छ भेद जानना । 


कायते कहिए ए त्रस है, ए स्थावरहै, असा कहिए, सो काय जानना । तहा जो 
भयादिक ते उद्देगरूप होइ भागना श्रादि क्रिया सयुक्त हो है, सो चस कहिए | बहुरि 
जो भयादिक आए स्थिति क्रिया युक्त होइ, सो स्थावर कहिए । अ्रथवा चीयते कहिए 
पुद्गल स्कधनि करि संचयरूप कीजिये, पुष्टता कौं प्राप्त कीजिए, सो काय झौदारि 
कादि शरीर का नाम काय है । बहुरि काय विषे तिप्ठता जो श्रात्मा की पर्याय, ताकौ 
भी उपचार करि काय कहिए । जाते जीव विपाकी जो त्रस-स्थावर प्रकृति, तिनिक 
उदय ते जो जीव की पर्याय होइ, सो काय है | ऐसा व्यवहार की सिद्धि है। बहुरि 
पुदूगलविपाकी शरीर नामा नाम कर्म की प्रकृति के उदय ते भया शरीर, ताका ईहां 
काय शब्द करि ग्रहण नाही है । 


सम्पस्नानचम्द्रिका भाषाटीफा | [ ३२३ 


ग्राग स्थावरकाय के पाच भेद कहै हैं - 


पुढ्वी आाऊतेऊझ, चाऊ कम्मोदयेरा तत्थेव । 
रियवण्णचउक्कजुदो, तांण देहो हवे णियमा ॥१८२॥ 


पृथिव्यप्तेजोवायुकस्मोद्येन. तत्रेव ॥ 
निजवर्णचतुष्कयुतस्तेषां देहो भवेज्ञियमात्‌ ॥॥१८२॥ 


टीका - प्रथ्वी, श्रप, तेज, वायु विशेष धरे जो नाम कर्म की स्थावर प्रकृति 
के भेदरूप उत्तरोत्तर प्रकृति, ताके उदय करि जीवनि के- तहा ही पृथिवी, अ्रप, तेज, 
वायु रूप परिणाये जे पुदूगलस्कथ, तिनि विषे अपने-अपने पृथिवी झ्रादि रूप वर्णादिक 
चतुष्क संयुक्त जरीर नियम करि हो है । श्रैसे होते पृथिवीकायिक, अपूकायिक, तेज- 
कायिक, वातकायिक जीव हो हैं । 


तहा पथिवी विशेष लीए स्थावर पर्याय जिनके होइ, ते पृथिवीकायिक 
कहिये | श्रथवा पृथिवी है काय कहिये शरीर जिनका, ते पृथिवीकायिक कहिए । 
जैसे ही अ्पकायिक, तेजकायिक, वातकायिक जानने | तिरयच गति, एकेद्री जाति 
श्रौदारिक शरीर, स्थावर काय इत्यादिक नामकर्म की प्रकृतिनि के उदय अपेक्षा असी 
निरुक्ति सभव है । 


बहुरि जो जीव पूर्व पर्याय को छोडि, पृथ्वी विषे उपजने की सन्मुख भया होड, 
सो विग्रह गति विष अतराल मे यावत्‌ .रहै, तावत्‌ वाकी पृथ्वी जीव कहिये । जाते 
इंहा केवल पृथिवी का जीव ही है, शरीर नाही । 


वहुरि जो पृथिवीरूप शरीर कौ धरे होइ, सो पृथिवीकायिक कहिए । जाते 
वहा पृथिवी का गरीर वा जीव दोऊ पाइए है । 


वहुरि जीव तो निकसि गया होइ, वाका शरीर ही होड, ताकीं पृथिवीकाय 

कहिये । जाते वहा केवल पृथ्वी का शरीर ही पाइए है । असे तीन भेद जानने । 

बहुरि अन्य ग्रधिनि बिये च्यारि भेद कहे है । तहा ए तीनो भेद जिस विपे गर्मित 

होइ, सो सामान्य रूप पृथिवी असा एक भेद जानना । जाते पूर्वोक्त तीनो भेद परथिवी 

के ही हैं । असे ही अप्जीव, अपूकायिक, अपूकाय । बहुरि तेज.जीव, तेज:कांगिक, 
तेज काय । बहुरि वातजीव, वातकायिक, वातक्ायरूप तीन-तीन भेद जानने । 


श्२४ ] [ गोम्सटसार जीवफाण्ड गाया १८३ १८४ 


बादरसुहुमदयेण य, बादरसुहमा हवंति तह हा । 
घादसरीरं थूलं, श्रघाददेहं हवे सुहुमं ॥१८३॥ 


बादरसुक्ष्मोदयेन च, बादरसुक्ष्मा भवंति तहेहाः । 
घातशरीरं स्थूलं, श्रघातदेहूं भवेत्सूक्ष्मष्म ॥॥१८३॥। 


टीका - पूर्वे कहे जे पृथिवीकायिकादिक जीव, ते बादर नामा नाम कर्म की 
प्रकृति के उदय ते बादर शरीर धरे, बादर हो है । वहुरि सूक्ष्म नामा नामकर्म की 
प्रकृति के उदय ते सूक्ष्म होइ । जाते बादर, सूक्ष्म प्रकृति जीवविपाकी हैं । तिनके 
उदय करि जीव कौ बादर-सृक्ष्म कहिए। बहुरि उनका शरीर भी बादर सुक्ष्म ही 
हो है । तहा इद्रिय विषय का सयोग करि निपज्या सुख-दु ख की ज्यो श्रव्य पदार्थ 
करि आपका घात होइ, रुके वा आप करि और पदार्थ का घात होइ, रुकि जाय, 
जैसा घात शरीर ताको स्थूल वा बादर-शरीर कहिए । वहुरि जो किसी कौ पाते 
नाही वा आपका घात श्रन्य करि जाके न होइ, श्रैसा श्रघात-शरीर, सो सुक्ष्म-शरीर 
कहिए । बहुरि तिनि शरीरनि के धारक जे जीव, ते घात करि युक्त है शरीर जिनिका 
ते घातदेह तौ बादर जानने । बहुरि भ्रघातरूप है देह जिनका, ते श्रघातदेह सूक्ष्म 
जानने । श्रैसे शरीरनि के रुकना वा न रुकना सभव॑ है । 


तद्ेहमंगुलस्स, असंखभागस्स विदमाणं तु । 
आधारे थूला ओ, सब्वत्थ णिरंतरा सुहुमा ॥१८४॥ 


तहेहमगुलस्थासंख्यभागस्य वृदसान तु। 
आ्राधारे स्थूला श्रो, सर्वत्र निरतराः सुक्ष्माः | १८४।॥। 


टीका - तिनि बादर वा सूक्ष्म पथ्वीकायिक, अपकायिक, तेज का्यिक, 
वातकायिक जीवनि के शरीर घनागुल के श्रसख्यातवे भाग प्रमाण हैं । जाते हूव 
जीवसमासाधिकार विषे भ्रवगाहन का कथन कीया है। तहा सूक्ष्म वायुकायिक 
अपर्याप्तकक की जघन्य शरीर अवगाहनो ते लगाइ बादर पर्याप्त पृथिवीकायिक की 
उत्कृष्ट अवगाहना पर्यत बियालीस स्थान कहे, तिनि सबनि विषे घनागुल को पल्य 
के श्रसख्यातवा भाग का भागहार सभवी है। श्रथवा तहा ही 'बीपुण्णजह॒ण्णोत्तिय 
भ्रसंखसखं गुणं तत्तो” इस सूत्र करि बियालीसवा स्थान कौ अ्रसखूयात का गुणकार 


सम्पाज्ञानखक्तिदा भाषाटीका ] [ रेरऋ, 


कीए अ्रगले स्थान विपे सख्यात घनांगुल प्रमाण अ्वगाहना हो है । ताते तिस 
वियालीसवा स्थान विषे घनागुल कौं असख्यात का भागहार प्रकट ही सिद्धि भया । 
तहा सूक्ष्म अपर्याप्त वातकाय की जघन्य श्रवगाहना वा पृथ्वीकाय बादर पर्याप्त की 
उत्कृष्ट अवगाहना का प्रमाण, तहा ही जीवसमासाधिकार विषे कह्या है, सो 
जानना । बहुरि आधारे थूलाओ आधारे कहिए अन्य पुद्गलनि का आश्रय, तीहि 
विपे वर्तमान शरीर संयुक्त जे जीव, ते सर्वे स्‍्थूल: कहिए वादर जानने । यद्यपि 
ग्राधार करि तिनके शरीर का बादर स्वभाव रुकना न हो है; तथापि नीचे गिरना 
रूप जो गमन, ताका रुकना हो है, सो तहा प्रतिघात सभव है । ताते पूर्वोक्त घातरूप 
लक्षण ही वादर शरीरनि का दृढ भया । 


बहुरि सर्वत्र लोक विपें, जल विषे वा स्थल विषे वा आकाश विषे निरंतर 
ग्राधार की अपेक्षा रहित जिनके शरीर पाइए, ते जीव सूक्ष्म हैं। जल-स्थेल रूप 
ग्राधार करि तिन्तिक शरीर के गमन का नीचे ऊपरि इत्यादि कही भी रुकता न हो 
है | श्रत्यत सूद्म परिणमन ते ते जीव सूक्ष्म कहिए है | श्रंत्तयति कहिए अ्रत्तराल 
करे है, असा जो श्रतर कहिए आराधार, ताते रहित ते निरतर कहिए । इस विशेषण 
करि भी पूर्वोक्त ही लक्षण दृढ भया । 'ओ्रो' जैसा सवोधन पद जानना । याका भर्थ 
यहु- जो हे शिष्य | श्रैसे तू जानि | वहुरि यद्यपि बादर श्रपर्याप्त वायुकायिकादि 
जीवनि की भवगाहना स्तोक है । वहुरि याते सूक्ष्म पर्याप्त वायुकायिकादिक पृथ्वी- 
कायिक पर्यंत जीवनि की जघन्य वा उत्कृप्ट अ्रवगाहना भश्रसख्यात गुणी है । तथापि 
सूक्ष्म नामकर्म के उदय की समर्थता ते अ्रन्य पर्वंतादिक ते भी तिनिका रुकना न हो 
है; निकसि जाय है | जेसे जल का विदु वस्रते निकसि जाय, रुके नाही, तैसे सुक्ष्म 
शरीर जानना । 


वहुरि वादर नामकर्म के उदय के वश ते अन्यकरि रुकना हो है । जैसे 
सरिसों वस्त्र ते निकसे नाही, तैसे बादर शरीर जानना । 


चहुरि यद्यपि ऋद्धि को प्राप्त भए मुनि, देव इत्यादिक, तिनिका णरीर बादर 
है; तो भी ते वज पर्वतादिक ते रुके नाही; निकसि जाय है, सो यहु तपजनित अ्रति- 
शय की महिमा है, जाते तप, विद्या, मणि, मंत्र, श्रौपधि इनिकी शक्ति के ग्रतिशय 
का महिमा अ्रत्तित्य है, सो दीखे है। जैसा ही द्र॒व्यत्व का स्वभाव है । बहुरि स्वभाव 
विधे किछ्ू तर्क नाही ५ यहु समस्त वादी माने हैं। सो इहां झ्तिशयवानो का ग्रहण 


३२६ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया १८५-१८६ 


नाही । ताते श्रतिशय रहित वस्तु का विचार विष पूर्वोक्त शास्त्र का उपदेश ही 
बादर सूक्ष्म जीवनि-का सिद्ध भया। 


 '. उदये दु वणप्फदिकम्मस्स य जीवा वणप्फदी होति।' 
४. पत्तेयं सामण्णं, पदिट्ठिदिवरे त्ति पत्तेयं ॥१८५॥ ' 


।_.. उदये तु वनस्पतिकर्मंणश्च जीवा वनस्पतयो भवंति,॥ 
प्रत्येक सामान्य, प्रतिष्ठितेतरे इति प्रत्येक ॥॥१८५॥॥। 


टीका - वनस्पती रूप विशेष कौं धरे स्थावर नामा नामकर्म की उत्तरोत्तर 
प्रकृति के उदय होते, जीव वनस्पतीकायिक हो है । ते दोय प्रकार - एक प्रत्येक 
शरीर, एक सामान्य कहिए साधारण शरीर । तहा एक प्रति नियम रूप होइ, एक 
जीव प्रति एक शरीर होइ, सो प्रत्येक-शरीर है। प्रत्येक है शरीर जिनिका, ते 
प्रत्येक-शरीर जीव जानने । बहुरि समान का भाव, सो सामान्य, सामान्य है शरीर 
जिनिका ते सामान्य-शरीर जीव हैं । 


भावार्थ- बहुत जीवनि का एक ही शरीर साधारण समानरूप होइ, तो 
साधारण-शरीर कहिए । शैसा शरीर जिनिके होइ ते साधारणशरीर जानने । वहा 
प्रत्येक-शरीर के दोय भेद - एक प्रतिष्ठित, 'एक अप्रंतिष्ठित । इहा गाथा विषे इति 
शब्द प्रकारवाची जानना। तहा प्रत्येक वनस्पती के शरीर बादर निगोद जीवनि 
करि शभ्राश्चित सयुक्त होइ, ते प्रतिष्ठित जानने ।' जे बादर निगोद के आश्नित' होई, 
ते अ्रप्रतिष्ठित जानने । ३ है” ५ 


मूलग्गपोरबीजा, कंदा तह खंदबीजबीजरुहा । ( 
समुच्छिमा य भणिया, पत्तेयाणंतकाया य ॥१८६॥ . 


मुलाग्रप्वंबीजाः, कदास्तथा स्कंधबीजबीजरुहाः । 
सम्मुछिसाभ्च भरिणा, प्रत्येकानंतकायाश्व ।॥१८६॥। ., 


टीका - जिनिका मूल जो जड, सोइ'बीज होइ, ते आदा, हलद आदि मूल- 

बीज जानने । बहुरि जिर्निका श्रग्न, जो अग्रभाग सो ही,बीज होइ ते झार्यक श्रादि 

अग्रबीज जानने । “बहुरि जिनिका पर्व जो पेली, सो ही बीज - होइ, ते साठा आदि 

' पर्वबीज जोनने । बहुरि कद है, बीज जिनिका, ते पिंडालु, सूरणा झादिं' कदबीज 


सम्परक्ञानचन्द्रिका भाषा दीका ] [ ३२७ 


जानने । बहुरि स्कथ, जो पेड, सो ही है बीज जिनिका ते सॉलरि, पलास आदि स्कध- 
बीज जानने। बहुरि जे बीज ही ते लगे ते गेह, शालि श्रादि बीजरुह जानने । बहुरि जे 
मूल आदि निश्चित बीज की भ्रपेक्षा ते रहित, आप आप उपजे ते सम्मूछिम कहिए, 
समतते भए पुद्गल स्कध, तिनि विषे उपजे, असे दोब आदि सम्मूछिम जानने । 


असे ए कहे ते सर्व ही प्रत्येक वनस्पती है । ते श्रनत जे निगोद जीव, तिनके काय:' 
कहिए शरीर जिनिविषे पाइए असे श्रनंतकायाः कहिए प्रतिष्ठित-प्रत्येक है । बहुरि 
चकार ते अप्रतिष्ठित-प्रत्येक है । असे प्रतिष्ठित कहिए साधारण शरीरनि करि 
आश्रित है, ' प्रत्येक शरीर जिनका ते प्रतिष्ठित प्रत्येक-शरीर है । बहुरि तिनकरि 
आश्रित नाही है, प्रत्येक-शरीर जिनिका, ते अ्रप्रतिष्ठित प्रत्येक-शरीर है । श्रेसे ए 
मुलबीज आदि समूछिम पर्यत सर्वे दोय-दोय श्रवस्था लीए जानने । बहुरि कोऊ 
जानैगा कि इनिविष समछिम के तौ समृछिम जन्म होगा, अ्रन्यर्क गर्भादिक होगा, 
सो नाही है । ते सर्व ही प्रतिष्ठित, श्रप्रतिष्ठित प्रत्येक-शरीरी जीव समूछिम ही है । 
बहुरि प्रतिष्ठित प्रत्येक-शरीर की सर्वोत्कृष्ट भी श्रवगाहना घनागुल के असख्याठ 
भाग मात्र ही है। ताते पूर्वोक्त आदा आदि देकरि एक-एक स्कथध विषे असख्यात 
प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पाइए है । केसे ”? घनागुल कौ दोय बार पल्य का श्रसख्यातवा 
भाग, अर नव बार सख्यात का भाग दीए, जो प्रमाण होइ, तितने क्षेत्र विषे जो 
एक प्रतिष्ठित प्रत्येक-शरीर होइ, तो सख्यात घनागुल प्रमाण आदा, मूला श्रादि 
स्कथ विषे केते पाइए ? जैसे त्राराशिक कीए, लब्ध राशि दोय बार पलल्‍्य का 
असख्यातवा भाग, दश बार सख्यात माडि, परस्पर गुणे, जितना प्रमाण होइ, तितने 
एक-एक आदा आदि स्कथध विपषे प्रतिष्ठित प्रत्येक-शरीर पाइए है । बहुरि एक स्कथ 
विष अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पती 'जीवनि के शरीर यथासभव श्रसख्यात भी होइ, 
वा सख्यात भी होइ । बहुरि जेते प्रत्येक शरीर है, तितने ही तहा वनस्पती जीव 
जानने, जाते तहा एक-एक शरीर प्रति एक-एक ही जीव होने का नियम है । 


बीजे जोणीभदे, जीवो. चंकमदि सो व अण्णो वा । 
जे वि यथ सलादीया, ते पत्तेवा पठमदाए ॥१८७॥ 


बीजे योनीसुते, जीव: चंक्रामति स वा श्रन्यो वा ३ ' 
येषपि च सूलादिकास्ते प्रत्येका. प्रथणतायाम्‌ ॥१८छा॥...... 


और८ |] [ गोस्सटसार जौबकाभड गाषा १८५ 


टीका - बीजे कहिए पूर्व जे कहे, मूल को श्रादि देकरि, बीज पर्यत बीज़जीव 
उपजने का आधारभूत पुदूगल स्कथ, सो योनीभृते कहिए, जिस विषे जीव उपज 
श्रैसी शक्ति सयुक्त होते सते. जल वा कालादिक का निमित्त पाइ, सोई जीव वा भ्रौर 
जीव श्रानि उपजे है । 


भावार्थ - पूर्व जो बीज विषे जीव तिष्ठे था, सो जीव तौ निकसी गया भ्रर 
उस बीज विषे अ्सी शक्ति रही जो इस विष जीव झ्रानि उपज, तहा जलादिक का 
निमित्त होते पूर्व जो जीव उस बीज कौ  श्रपना प्रत्येक शरीर करि पीछे प्रपना भ्रागु 
के नाश ते मरण पाइ निकृसि गया था, सोई जीव बहुरि तिस ही अपने योग्य जो 
मूलादि बीज, तीहि विषे श्रानि उपजे है । भ्रथवा ज़ो वह जीव श्र ठिकाने उपज्या 
होइ, तो इस बीज विषे अन्य कोई शरीरातर विषे तिष्ठता जीव अपना आयु के नाश 
ते मरण पाइ, आनि उपज है । किछु विरोध नाही । 


जैसे गेहू विषे जीव था, सो निकसि गया । बहुरि याकौं बोया, तब उम्र ही 
विपे सोई जीव वा अन्य जीव आनि उपज्या, सो यावत्‌ काल जीव उपजने की शक्ति 
होइ तावत्‌ काल योनीभूत कहिए । बहुरि जब ऊगने की शक्ति न होइ तब श्रयोनी- 
भूत कहिए, जैसा भेद जानना । बहुरि जे मूलने श्रादि देकरि वनस्पति काय प्रत्येक 
रूप प्रतिष्ठित प्रसिद्ध है। तेऊ प्रथम अवस्था विष जन्म के प्रथम समय ते लगाई 
अतर्मुहतें काल पर्यत अ्रप्रतिष्ठित प्रत्येक ही रहै हैं । पीछे निगोदजीव जब श्राश्रय 
करे है, तब सप्रतिष्ठित प्रत्येक होय है । 


श्रागे श्री माधवचद्र नामा आचार्य त्रेविद्येव सो सप्रतिष्ठित, श्रप्नतिष्ठित 
जीवनि का विशेप लक्षण तीन गाथानि करि कहै है-- 

गृढसिरसंधिपव्व, समभंगमहीरुह (यं) च छिण्णरुहं । 

साहारण सरीर, तवब्विवरीय च पत्तेयं ॥१८5८॥ 


गृढशिरास धिपवं, समभंगमहीरुक त्ञ छिन्नरहम्‌ ॥। 
साधारण शरोर, तद्विपरीतं च॒ प्रत्येकम्‌ ॥१८५८॥। 


टीका - जिस प्रत्येक वनस्पती शरीर का सिरा, सधि, पर्व, गूढ होइ, वाह 
दीखे नाही, तहा सिरा तौ लवी लकीरसी ज॑ंसे काकडी विषे होइ । वहुरि सधि वीरचि 


संस्यग्तानचन्द्रिका भषाटौका | [ ३२६ 


में छेहा जैसे दाडयौ वा नारगी विषे हो है । बहुरि पवे, गांठि जैसे साठा विषे हो है, 
सो कच्ची अवस्था विषे जाके ए बाह्य दीखे नाही, ऐसा वनस्पती बहुरि समभग 
कहिए जाका टूक॑ग्रहरा कीजिये, तो कोऊ तातू लगा, न रहै, समान बराबरि टूटे 
असा । बहुरि अहीरुहं कहिए जाके विषे सृत सारिखा तातू न होइ भर सा । बहुरि 
छिन्नरहं कहिए जो काट्या हुवा ऊगे श्रसा वनस्पती सो साधारण है । इहा प्रतिष्ठित 
प्रत्येक साधारण जीवनि करि आश्रित की उपचार करि साधारण क्या है | बहुरि 
तदह्विपरीतं कहिये पूर्वोक्त गृढ, सिरा आदि लक्षण रहित नालियर, आमूदि शरीर 
०0 प्रत्येक शरीर जानना । गाथा विषे कह्या है जो चकार सो इस भेद कौ 
सूचे है । 

मूले कंदे छलली, पवाल सालदलकुसुम फलबोीजे । 

समभंगे सदि रांता, असमे सदि होंति पत्तेया ॥१८६॥ 


मुले कदे त्वकृप्रवालशालादलकुसुमफलबीजे । 
समभंगे सति नांता, अससे सत्ति भवंति प्रत्येकाः ॥॥१८९॥। 


टीका - मूल कहिये जड, कद कहिये पेड, छुलली कहिए छालि, प्रवाल 
कहिए कोपल, अ्रकुरा, शाला कहिए छोटी डाहली, शाखा कहिए बडी डाहली, दल 
कहिए पान, कुसुम कहिए फूल, फल कहिए फल, बीज कहिये जाते फेरि उपजे, 
सो बीज, सो ए समभग होइ, तो अनंत कहिए; अनतकायरूप प्रतिष्ठित प्रत्येक है । 
बहुरि जो मूल श्रादि वनस्पत्ती समभग न होइ, सो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है । जीहि 
वनस्पति का मूल, कद, छाल इत्यादिक समभग होइ, सो प्रतिष्ठित प्रत्येक है । अर 
जाका समभग न होइ सो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है । तोड्या थका तातू कोई लग्या न 
रहै, बराबरि टूटे, सो समभग कहिए'। 


कंदस्स व मूलस्स व, सालाखंदस्स वावि बहुलतरी । 
छल्ली साणंतजिया, पत्तेयजिया तु तणुकदरी ॥१६०॥ 


कंदस्य वा मुलस्य वा, शालास्कंधघस्यथ वापि बहुलतरी । 
त्वक्‌ सा अनंतजोवा, प्रत्येकजीवास्तु तनुकतरी ॥॥१९०४ 
टीका - जिस वनस्पती का कद की वा मूल की वा क्षुद्र शाखा की वा 
स्कथ की छालि मोटी होइ, सो अनंतकाय है । निगोद जीव सहित प्रतिष्ठित प्रत्येक 


३३० ] [ गोम्मटसार शीवका०ड गाथों १६१-१६२ 


है । बहुरि जिस वनस्पती का कदादिक की छालि पतली होइ, सो भ्रप्नतिष्ठित 
प्रत्येक है । 

आगे श्री नेमिचद्र सिद्धातचक्रवर्ती साधारण वनस्पती का स्वरूप सात गाथानि 
करि कहै है-- 


साहारणोदयेण णिगोदसरीरा हवंति सामण्णा। 
पुण दुविहा जीवा, बादर सुहमा त्ति विण्णेया ॥१६१॥ 


साधा ररणोदयेन निगोदशरीरा भवत्ति सामान्याः: । 
ते पुर्नादह्विधा जीवा, बादर-सुक्ष्मा इति विज्ञेया: ॥१९१॥ 


टीका - साधारण नामा नामकर्म की प्रकृति के उदय ते निगोद शरीर के 
धारक साधारण जीव हो है । नि - कहिये नियतज श्रनते जीव, तिनिकौ गो कहिये 
एक ही क्षेत्र कौ, द कहिये देइ, सो निगोद शरीर जानना | सो जिनके पाइए ते 
निगोदशरीरी हैं । बहुरि तेई सामान्य कहिये साधारण जीव है । बहुरि ते बादर 
श्रर सूक्ष्म असे भेद ते दोय प्रकार पूर्वोक्त बादर सूक्ष्मपृना लक्षण के धारक जानने । 


साहारणमाहा रो, साहारस्पमारणपाणगहरां च । 
साहारणजीवाणं, साहारणलक्खणं भ्रणियं” ॥१४२॥ 


साधारणमाहारः, साधारणमानपानग्रहरं च । 
साधाररणाजीवाना, साधारणलक्षणं भरित्तम्‌ ॥१९२।॥ 


टीका - साधारण नामा नामकर्म के उदय के वशवर्ती, जे साधारण जीव, 
तिनिके उपजते पहला समय विषे श्राहार पर्याप्ति हो है, सो साधारण कहिएं भ्रनत 
जीवनि क॑ युगपत एक काल हो है। सो श्राहार पर्याप्ति का कार्य यहु जो भाहार 
वर्गणारूप जे पुदूगल स्कध, तिनिकौ खल-रस भागरूप परिणमावै है । बहुरि तिनही 
आहार वर्गंणारूप पुद्गल स्कधनि कौं शरीर के श्राकार परिणमावनेरूप है कार्य 
जाका, शैसा शरीर पर्याप्ति, सो भी तिनि जीवनि के साधारण हो है। बहुरि तिनही 
कौ स्पर्शन इद्रिय के आकार परिणमावना है कार्य जाका, अँसा इन्द्रिय पर्याप्ति, सो 
भी साधारण हो है । बहुरि सासोस्वास ग्रहणरूप है कार्य जाका, जैसा श्रानपान 


5 टन 
१ पट्खडागम - धवला पुस्तक १, पृष्ठ २७२, गाथा १४५ ; 


सम्यसज्ञानचन्द्रिका भाषाटोका ] [ ३३१ 


पर्याप्ति, सो भी साधारण हो है । बहुरि एक निगोद शरीर है, तीहि विष पूर्वे अ्रनत 
जीव थे । बहुरि दूसरा, तीसरा श्रादि समय विषे नये भ्रनत जीव उस ही विषे अन्य 
आ्ानि उपजे, तौ तहा जैसे वे नये उपजे जे जीव आहार आदि पर्याप्ति कौ धरे है, 
तेसे ही पूर्वे पूव समय विषे उपजे थे जे अनतानत जीव, . ते भी उन ही, की साथि 
आ्राहारादिक पर्याप्तिनि कौ धरे है सदृश युगपत्‌ सर्वे जीवनि के आहारादिक हो है । 
ताते इनिकौ साधारण कहिये है । सो यह साधारण का लक्षण पूर्वाचार्यनि करि 
कह्मया हुवा जानना । 


! जत्थेक्क मरइ जीवो, तत्थ दु सररां हवे अणंताणं । 
वक्‍कमइ जत्थ एकक्‍्को, वक्‍कमणं तत्थ णंताणं ॥॥१६ ३॥। 


यत्रेको ज्ियते जीवस्तन्न तु मरणं भवेदनंतानाम्‌ । 
की प्रकरामति यत्रःएक:, प्रक्रमणं तत्रानंतानाम्‌ ॥१९३॥। 


| 


टीका - एक निगोद शरीर विषे जिस काल एक जीव श्रपना श्राप्रु के नाश 
ते मरे, तिसही काल विषे जिनकी श्रायु समान होइ, असे भ्रततानत जीव युगपत्‌ मरे 
है । बहुरि जिस काल विषे एक जीव तहा उपजे है, उस ही काल विषे उस ही जीव की 
साथि समान स्थिति के धारक अ्रनतानत जीव उपज है, असे उपजना मरना का सम- 
कालपना को भी साधारण जीवनि का लक्षण कहिए है । बहुरि द्वितीयादि समयनि 
विषे उपजे अनतानत जीवनि का भी अपना आयु का नाश होते साथि ही मरना 
जानना । असे एक निगोद शरीर विषे समय-समय प्रति अनतानत जीव साथि ही 
मरे है, साथि ही उपज है ) निगोद शरोर ज्यो का त्यो रहै है, सो निगोद शरीर 
की उत्कृष्ट स्थिति असख्यात कोडाकोडी सागरमात्र है । सो असख्यात लोकमात्र 
समय प्रमाण जानना । सो स्थिति यावत्‌ पूर्ण न होइ तावत्‌ असे ही जीवनि का 
उपजना, मरना हुवा करे है । 

इतना विशेष - जो कोई एक बादर निगोद शरीर विषे वा एक सूक्ष्म 
निगोद शरीर विषे अनतानंत जीव केवल पर्याप्त ही उपजे है । तहा 
श्रपर्याप्त नाही उपजे है । बहुरि कोई एक शरीर विषे केवल श्रपर्याप्त ही उपजे 
है, तहा .पर्याप्त नाही उपजे है | एक शरीर विषे पर्याप्त-अपर्याप्त दोऊ नाही उपजे 
है.। जाते त्िन जीवनि के समान कमे के उदय का नियम है । 


१ “जत्येवु वक्‍्कसदि', इति घट्खडागम - घवला पुस्तक १, पृष्ठ २७२, गाथा १४६। । 


३३२ ] [ गोम्मटसार जीवकाष्ड गाया (६४ 


बहुरि एक साधारण जीव के कर्म का ग्रहण शक्तिरूप लक्षण 
धरे, जो काय योग, ताकरि ग्रह्मा हवा, जो पुद्गल-पिड, ताका उपकार 
कार्य, सो तिस शरीर विपे तिष्ठते श्रनतानत श्रन्य जीवनि का भर तिस 
जीव का उपकारी हो है । बहुरि भ्रनतानत साधारण जीवनि का जो 
काय योग रूप शक्ति, ताकरि ग्रहे हुये पुदुगलपिडनि का कार्यरूप उपकार, सो कोई 
एक जीव का वा तिन अनतानत साधारण जीवनि का उपकारी समान एक॑ साथि- 
पने हो है | बहुरि एक वादर निगोद शरीर विपे वा सू्षम निगोद शरीर विपे क्रम 
ते पर्याप्त वादर निगोद जीव वा सूक्ष्म निगोद जीद उपजे हैं। तहा पहले समय 
श्रनतानत उपज हैं | बहुरि दूसरे समय तिनते श्रसख्यात गुणा घाटि उपज हैं । अं 
ही श्रावतली का असख्यातवा भाग प्रमाण काल पर्यत्त समय-समय प्रति निरतर 
ग्रसख्यात गुणा घाटि क्रमकरि जीव उपज हैं। ताते परे जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 
आ्रावली का अ्रसख्यातवा भाग प्रमाण काल का अतराल हो है । तहा कोऊ जीव न 
उपज है । तहा पीछे बहुरि जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रावली का अ्रसख्यातवा भाग 
प्रमाण काल पर्यंत निरतर असख्यात गुणा घाटि क्रम करि तिस निगोद शरीर विषे 
जीव उपज है। श्रैसे भ्रन्तर सहित वा निरतर निगोद शरीर विषे जीव उपज हैं। 
सो यावत्‌ प्रथम समय विषे उपज्या साधारण जीव का जघन्य निर्वृति प्रपर्याप्त 
अ्रवस्था का काल अवशेष रहै, तावत्‌ जैसे ही उपजना होइ । बहुरि पीछे तिथि 
प्रथमादि समयनि विषे उपजे सर्व॑ साधारण जीव, तिनिके श्राहार, शरीर, इद्विय, 
सासोस्वास, पर्याप्तिनि की सपूर्णता अपने-अपने योग्य काल विषे होइ है । 


खंधा असंखलोगा, अंडरआवासपुलविदेहा वि । 
हेटिठल्लजोरिगाञ्ो, श्रसंखलोगेण गुणिदकमा ।१६४॥ 


स्कंधा श्रसंडयलोका:, श्रंडरावासपुलविदेहा श्रपि । 
श्रधस्तनयोनिका, श्रसख्यलोकेत गुरितितक्र॒माः ॥१९४।॥ 
टीका - बादर निगोद जीवनि के शरीर की सख्या जानने निमित्त उदाहरण- 
पूर्वक यहु कथन करिए है । इस लोकाकाश विषे स्कथ यथा योग्य असख्यात लोक 
प्रमाण है । जे प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवनि के शरीर, तिनिकों स्कध कहिये हैं । सो यू 
यथा योग्य अ्रसख्यात करि लोक के प्रदेश गुरे, जो प्रमाण होइ, तितने प्रतिष्ठित 
प्रत्येक शरीर इस लोक विषे जानने । बहुरि एक-एक स्कघ विषे अ्रसख्यात लोक 


प्रमाण अडर है । 


सम्परशानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ 3३३ 
इहां प्रश्न - जो एक स्कंव विपे असख्यात लोक प्रमाण अंडर कंसे सभवे ? 


ताका समाधान - यहु अवगाहन की समर्थता है । जैसे जगत श्रेणी का घन 
प्रमाण लोक के प्रदेशनि विषे श्रनतानंत पुदुगल परमाण्‌ पाइए । जेसे जहा एक 
निगोद जीव का कार्माण स्कथ है, तहा ही अनंतानंत जीवतनि के कार्माण शरीर 
पाइये है । तैसे ही एक-एक स्कथ विषे असख्यात लोक प्रमाण अंडर है। जे प्रति- 
ष्ठित प्रत्येक शरीर के अवयवरूप विशेष है । जैसे मनुष्य शरीर विषे हस्तादिक हो 
है, तैसे स्कंध विषे श्रन्डर जानने । बहुरि एक-एक अन्डर विषे असख्यात लोक प्रमाण 
ग्रावास पाइए है । ते श्रावास भी प्रतिष्ठित प्रत्येक के शरीर के श्रवयव रूप विशेष 
ही जानने । जैसे हस्त विष अगरी आदि हो हैं । बहुरि एक-एक आवास विषे 
श्रसख्यात लोक प्रमाण पुलवी है । ते पुरि प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर के भ्रवयव रूप 
विशेष ही जानने । जैसे एक अंगुली विषे रेखा आदि हो है । बहुरि एक-एक पुलवी 
विष अ्रसंख्यात लोक प्रमाण बादर निगोद के शरीर जानने । असे ए अंडरादिक 
प्रधस्तन योनि कहे । इनि विषे श्रधस्तन जो पीछे कह्या भेद, ताकी सख्या की 
उत्पत्ति कौ कारण ऊपरि का भेद जानना । अँसे तहा एक स्कथ विषे अ्सख्यात लोक 
प्रमाण अच्डर है, तो श्रसख्यात लोक प्रमाण स्कधन विपे केते अडर है ? अँसे 
त्रराशिक करि लब्धराशि असख्यात लोक गुणे भ्रसख्यात लोक प्रमाण अडर जानने। 
बहुरि अँसे ही श्रावासादि विष त्रेराशिक कीए तिनते श्रसख्यात लोक गुणों श्रावास 
जानने । वहुरि तिनते भ्रसख्यात लोक गुणे पुलवी जानने । बहुरि तिनते अ्सख्यात 
लोक गुणे बादर निगोद शरीर जानने । ते सर्व निगोद शरीर पाच जायगा अश्रसख्यात 
लोक माडि, परस्पर गुणे, जेता प्रमाण होइ तितने जानने । 


जंब॒दीवं भरहो, कोसलसागेदतरघराईं वा । 
खंधंडरआवासा, पुलविसरीरारिय दिदुठंता ॥१६५॥ 


जंबूहीपो भरतः कोशल साकेतत्तद्गृहारिप वा । 
स्कंधांडरावासा:, पुलविशरीरारि हृप्टांताः ॥१९५॥। 


टीका - स्कधनि का दृष्टांत जवूद्दीपादिक जानने । जैसे मध्य लोक विषे 
जवृद्वीपादिक द्वीप है, तेसे लोक विष स्कंच है। वहुरि अडरनि का दष्टांत भरतादि 
क्षेत्र जानने । जैसे एक जंबूढ्ीप विषे भरतक्षेत्र आदि क्षेत्र पाइए, तैसे स्कथ विपे 


इ३४ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया १६६ 


अंडर जानने । बहुरि भ्रावासनि का दृष्टात कोशल आदि देश जानने । जैसे भरतक्षेत्र 
विषे कोशल देश झादि अनेक देश पाइए, तैसे अडर विपे आ्रावास जानने । बहुरि 
पुलवीनि का दृष्टात अ्रयोध्यादि नगर जानने । जैसे एक कोशलदेश विपे श्रयोध्या 
नगर आदि अनेक नगर पाइए, तेसे आवास विष पुलवी जानने । बहुरि शरीरनि का 
दृष्टात अयोध्या के गृहादिक जानने, जैसे श्रयोध्या विष मदरादिक पाइए, तैसे पुलवी 
विषे बादर निगोद शरीर जानने । बहुरि वा शब्द करि यहु दृप्टात दीया । जैसे ही 
श्रौर कोऊ उचित दृष्टात जानने । 


एगरिगगोदसरीरे, जीवा दव्वप्पणाणदों दिदठा। 
सिद्धेहि श्रणंतगरणणा, सब्बंेण वितीदकालेण! ॥१६६॥ 


एकनिगोदशरीरे, जीवा द्रव्यप्रसाणतो रृष्टा: । 
सिद्धेरनंतगुरणाः सर्वेरा व्यतोतकालेन ॥१९६॥। 


टीका - एक निगोद शरीर विष वतंमान निगोद जीव, ते द्रव्यप्रमाण, जो 
द्रव्य श्रपेक्षा सख्या, ताते श्रनतानत है, सर्वे जीव राशि कौ अनत का भाग दीजिए, 
तामे एक भाग प्रमाण सिद्ध हैं। सो श्रनादिकाल ते जेते सिद्ध भए, तिनिते अ्रनता 
गुणों है । बहुरि अवशेष बहुभाग प्रमाण ससारी है । तिनके अ्रसख्यातवे भाग प्रमाण 
एक निगोद शरीर विषे जीव विद्यमान है, ते अक्षयानत प्रमाण हैं| असे परमागम 
विषे कहिए है । । 

बहुरि तैसे ही अ्रतीतकाल के समयनि ते श्रनत गुरौ हैं । इस करि काल 
अपेक्षा एक शरीर विष निगोदजीवनि की सख्या कही । 


बहुरि तैसे ही क्षेत्र, भाव अ्रपेक्षा तिनकी सख्या आगम अनुसारि जोडिए 
तहा क्षेत्र प्रमाण ते सर्वे आकाश के प्रदेशनि के अनत्व भाग वा लॉकाकाश के 
प्रदेशनि ते श्रतत गणों जानने । 


भाव प्रमाण ते केवल ज्ञान के अ्रविभाग प्रतिच्छेदनि के श्रनतव भाग भर 
सर्वावधि ज्ञान गोचर जे भाव, तिनिते अ्रनत गुणे_ जानने । अ्ैसे एक निगोद शरीर 
विषे जीवनि का प्रमाण कह्या । 


े 


१ पट्खण्डागस - धवला पुस्तक १, पृष्ठ २७३, गाथा १४७ तथा पृष्ठ ३६६ गाथा २१० तथा घबला 
' ' पुस्तक ४, पृष्ठ ४७६ गाथा ४३ 


सम्परजश्ञानचन्तिका भाषाटीका ] [ ३३५ 


इृहम प्रश्न - जो छह महीना अर साठ समय के मांही छ' से आठ जीव कर्म 
नाश करि सिद्ध होड, सो जैसे सिद्ध वधते जाहि ससारी घटते जाहि, ताते तुम सदा 
काल सिद्धनि ते अनंत गुणे एक निगोद शरीर विषे जीव कंसे कहो हो ? सर्व जीव 
राशि ते अनत गुणा अनागत काल का समय समूह है । सो यथायोग्य अनंतवा भाग 
प्रमाण काल गए, संसारी-राशि का नाश अर सिद्ध-राणशि का बहुत्त्व होइ, ताते 
सवेदा काल सिद्धनि ते निगोद शरीर विषे निगोद जीवनि का प्रमाण अनंत गुणा 
सभवे नाही ? ' 


ताका समाधान - कहै हैं - रे तकिक भव्य ससारी जीवनि का परिमाण 
अक्षयानत है । सो केवली केवल ज्ञान दृष्टि करि श्रर श्र्‌ तकेवली श्र्‌ तज्ञान दृष्टि 
करि अंसे ही देखा है । सो यह सूक्ष्मता तक॑ गोचर नाही, जाते प्रत्यक्ष प्रमाण अर 
भ्रागम प्रमाण करि विरुद्ध होइ, सो तक अप्रमाण है जैसे किसी ने कह्मा 
ग्रग्ति उष्ण नाही; जाते अभ्रग्नि है, सो पदार्थ है, जो जो पदार्थ है, सो सो 
उष्ण नाही , जैसे जल उष्ण नाही है, गश्रेसी तर्क॑ करी, परि यहु तक प्रत्यक्ष प्रमाण 
करि विरुद्ध है । अग्नि प्रत्यक्ष उष्ण है, ताते यहु तके प्रमाण नाही । बहुरि किसीने 
कह्या धर्म है परलोक विषे दु खदायक है,जाते धर्म है, सो पुरुषाश्चित है । जो जो 
पुरुषाश्चित है, सो सो परलोक विषे दु खदायक है, जैसे अरधर्म है, असी तक॑ करी, 
परि यहु तर्क आगम प्रमाण करि खडित है । आगम विषे धर्म परलोक विषे सुख 
दायक वषह्या है,ताते प्रमाण नही । जैसे ही जे केवली प्रत्यक्ष अर आगमोक्त कथन 
ताते विरुद्ध तेरी तर्क प्रमाण नाही । 


इहां बहुरि तक॑ करी-जो तक करि विरोधी आगम कंसे प्रमाण होइ ? 


ताक समाधान-जो प्रत्यक्ष प्रमाण श्रर अन्य तक प्रमाण करि सभवता जो 
ग्रागम, ताके अ्रविरुद्रपणा करि प्रमाणपना हो है । तो सो श्रन्य तक॑ कहा ? सो कहिए है- 
सर्वे भव्य ससारी राशि अ्रनतकाल करि भी क्षय कौ प्राप्त न होइ, जाते यहु राशि 
प्रक्षयानत है । जो जो श्रक्षयानंत है, सो सो अनंतकाल करि भी क्षयकौ प्राप्त न 
होइ । जैसे तीन काल के समयनि का परिमागा कह्मया कि इतना है, परि कवहु अत 
नाही वा सर्वद्रव्यनि का अगुरलघु के अविभाग प्रतिच्छेद के समूह का परिमाण 
कह्या, परि अत चही । तेसे संसारी जीवनी का भी अक्षयानत प्रमाण 
जानना । असा यहु अनुमान ते आया जो तकं, सो प्रमाण है। 


३३६ ) [ गोस्मटसार जीयफाष्ड गाया १६७ 


बहुरि प्रश्न-जो अ्रनतकाल करि भी क्षय न होना साध्य, सो श्रक्षैयानत के 
हेतु ते दृढ कीया । ताते इहा हेतु के साध्यसमत्व भया ? 


ताका समाधान-भव्यराशि का श्रक्षयानतपना श्राप्त के श्रागम करि सिद्ध है। 
ताते साध्यसमत्व का श्रभाव है। बहुत कहने करि कहा ? सर्व तत्त्वनि का वक्ता 
पुरुष जो है श्राप्त, ताकी सिद्धि होते तिस आप्त के वचनरूप जो श्रागम, ताकी सूक्ष्म, 
अतरित, दूरि पदार्थनि विष प्रमाणता की सिद्धि हो है । ताते तिस आगमोक्त पदार्थनि 
विषे मेरा चित्त निस्सदेह रूप है | बहुत वादी होने करि कहा साध्य है ? 


बहुरि श्राप्त की सिद्धि कंसे ? 


सो कहिए है 'विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतो मुखः ' श्रैसा वेद का वचन करि, 
बहुरि 'प्रणस्य शंभू! इत्यादि नैयायिक वचन करि, बहुरि 'बुद्धों भवेयं' इत्यादि बौद्ध 
वचन करि, बहुरि मोक्षमार्गस्थ नेतारं, इत्यादि जेन वचन करि, बहुरि अन्य अपना- 
ग्रंपंना मत का देवता का स्तवनरूप वेचननि करि सामान्यपने सर्वे मतनि विष आप्त 
माने है । बहुरि विशेषपने सर्वज्ञ, वीतरागदेव स्याह्वादी ही श्राप्त है । तांका युक्ति 
करि साधन कीया है । सो विस्तार ते स्याद्वादरूपं जैन न्यायशास्त्र विष झ्रॉप्त की 
सिद्धि जाननी । ग्रैंसे हो निश्चयरूप जहाँ खडने वाला प्रमाण नें सभवे है, तांते प्राप्त 
श्र आ्राप्त करि प्ररूपित आगम की सिद्धि हो है । ताते आप्त प्रागम केरि. प्ररूपित 
ज्यो मोक्षतत्त्व अर बधतत्त्व सो अवश्य प्रमाण करना असे श्रागम प्रमाण ते एंके शरीर 
विष निगोद जीवनि के सिद्ध-राशि ते अभ्रनत गुणापनो संभवे है । बहुरि भ्रक्षयानत- 
पना भी सर्व मतवाले माने है । कौऊ ईश्वर विष माने है । कौऊ स्वभाव विष 
माने है | ताते कह्मया हुवा कथन प्रमारा है ॥। 


अत्थि अणंता जीवा, जेहिं ण पत्तो तसाण परिणामों । 
भावकलंकसृपउरा, णिगोदवासं ण मं चंति' ॥१६७ ॥ 


सति श्रनंता जीवा, ये प्राप्तस्त्रसाना परिस्यासः । 
भावकलकसुप्रचुरा, निगोदवास न मं चंति ॥ १९७ ॥। 


१ पद्ख॑ण्डागर्म घवला पुस्तक १, पृष्ठ २७३, गाथा १४८ पेंटखण्डागम-धवला पुस्तक ४ पृष्ठ ४७७ 
गाथा ४२ किल्तु तन्न भावकल-कैपठरा इति पाठ ६ 


सम्यग्शानचन्द्रिका भाषाटीका ] है [ ३३७ 


टीका - इस गाथा विषे नित्यनिगोद का लक्षण कह्या है। श्रवादि ससार 
विषे निगोद पर्याय ही कौ भोगवते अनते जीव नित्यनिगोद नाम धारक सदाकाल 
है। ते कैसे हैं ”जिति करि त्रस जे बेइद्रियादिक, तिनिका परिणाम जो पर्याय, सो 
कबहू न पाया । बहुरि भाव जो निगोद पर्याय, तिहिने कारणभूत जो कलंक कहिये 
कषायनि का उदय करि. प्रगट भया अशुभ लेश्यारूप, तीहि करि प्रचुरा कहिये श्रत्यत 
सबंधरूप हैं । जैसे ए नित्यनिगोंद जीव कदाचित्‌ निगोदवास कौ न छोडे है । 
याहीते निगोद पर्याय के श्रादि श्ंत रहितपना जानि, श्रनंतानंत जीवनि के नित्य 
निगोदपना कह्या । नित्य विशेषण करि अनित्य निगोदिया चतुर्गति निगोदरूप श्रादि 
अत निगोद पर्याय सयुक्त केई जीव है, जैसा सूचे है । जाते रिच्चचदुग्गदिणिगोद 
इत्यादिक परमागम विषे निगोद जीव दोय प्रकार कहै है । 


भावार्थ - जे श्रनादि ते निगोद पर्याय ही कौ धरे है, ते नित्यनिगोद जीव 
है । बहुरि बीचि अन्य पर्याय पाय, बहुरि निगोद पर्याय धरे, ते इतर निगोद जीव 
जानना । सो के भ्रादि अंत लीये है । बहुरि जिनिके प्रचुर भाव कलक है, ते निगोद- 


वास कौं न छोड़े, सो इहा प्रचर शब्द है ,सो एकोदेश का अ्रभावरूप है, सकल अश्रर्थ 
का वाचक है; ताते याकरि यहु जान्या, जिनके भाव कलंक थोरा हो है, ते जीव कदा- 


चितू नित्यनिगोद ते निकसि, चतुर्गति मे भाव हैं। सो छह महीना श्रर आठ समय 
मैं छ से श्राठ जीव नित्यनिगोद में सौं निकसे है ,सो ही छह महीना आठ समय में छ 
से श्राठ जीव ससार सौ निकसि करि मुक्ति पहूँ चे है ॥॥ १९७ ।। 


आगे त्रसकाय की प्ररूपणा दोय गाथा करि कहै है-- 


बिहि तिहि चद॒हिं पंचहिं, सहिया जे इंदिए्ह लोयहि । 
ते तसकाया जीवा, रणोया वीरोवर्देसेण ॥१८&६े८ 


द्वाभ्यां त्रिसिश्वतुर्भिः पंचशिः सहिता ये इंद्रियैलेकि । 
ते त्रसकाया जीवा, ज्ञेया वीरोपदेशेन ॥॥ १९८ ॥। 


टीका - दोय इद्री स्पर्शन-रसन, तिनि करि ससयुक्त द्वीद्विय, बहुरि तीन 
इद्विय स्प्शंन-रसन-प्राण, तिनि करि सयुक्त त्रीद्विय, बहुरि च्यारि इद्रिय स्पर्शन-रसन 
प्राण-चक्षु, इनि करि सयुक्त चतुरिद्रिय बहुरि पाच इद्विय स्पर्शन-रसन-प्राण-चक्ष- 
श्ोत्र, इनि करि संयुक्त पचेद्विय, ए कहे जे जीव, ते त्रसकाय जानने । श्रैसे श्री वर्धमान 


३३८ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ठ गाया १६६ 


तीर्थंकर परमदेव के उपदेश ते परपराय क्रम करि चल्या आया सप्रदाय करि शास्त्र 
का श्रर्थ धरि करि हमहू कहे है, ते जानने ॥॥ 


उववादसारणंतिय, परिणदतसमुज्भिऊण सेसतसा । 
तसणालिवाहिरहि य, णत्थि त्ति जिर्णेहि णिहिद्ठ ॥ १४४ ॥ 


उपपादमारणांतिकपरिणत्तत्रसमुज्मित्वा शेषन्नसाः । ' 
त्रसनालीवाह्मे च, न संतीति जिरनेनिद्िप्टम्‌ ॥। १९९ ॥ 


टीका - विवक्षित पर्याय का पहला समय विष पर्याय की प्राप्ति, सो उप- 
पाद कहिए । बहुरि मरण जो प्राण त्याग अर अत जो पर्याय का अ्रत जाक॑ होई, 
सो मरणातकाल, वतंमान पर्याय के श्रायु का अत अतर्मुह्॒त मात्र जानना । तीहि 


मरणातकाल विषे उपज्या, सो मारणातिकसमुद्धात कहिए। आगामी पर्याय के 
उपजने का स्थान पर्यत आत्मप्रदेशनि का फलना, सो मारणातिकसमुद्घात जानना । 


जैसा उपपादरूप परिणम्या भ्रर मारणातिक समुद्घातरूप परिणम्या अर चकार ते 
केवल समुद्धात रूप परिणम्या जो चस, तीहि विना स्थाननि विषे श्रवशेष स्वस्थान- 


स्वस्थान अभ्रर विहारवतृस्वस्थान अर अवशेष पाच समुद्धातरूप परिणमे सर्व ही त्रस- 
जीव, त्रसनाली वारे जो लोक क्षेत्र, तीहि विषे न पाइए है, असा जिन जे भ्रहँतादिक, 
तिनिकरि कह्मा है | ताते जैसे नाली होइ, तैसे त्रस रहने का स्थान, सो त्रसनाली 
जाननी । त्रस नाली इस लोक के मध्यभाग विषे चौदह राजु ऊची, एक राजू चौडी- 
लबी सार्थक नाम धारक जाननी । त्रस जीव त्रसनाली विषे ही हैं | बहुरि जो जीव 


त्रसनाली के बाह्य वातवलय विषे तिष्ठता स्थावर था, उसने त्रस का आझ्रायु बाधा | 
बहुरि सो पूर्वे वायुकायिक स्थावर पर्याय कौ छोडि, श्लागला विग्रहगति का अथम 
समय विपे त्रस नामा नामकर्म का उदय अपेक्षा करि जसनाली के बाह्य त्रेस हृवा, 


तातै उपपादवाले त्रस का अस्तित्व त्रसनाली बाह्य कह्मा | बहुरि कोई जीव तसनातली 
के माहि त्रस है, बहुरि तसनाली वाहिर तनुवातवलय सवधी वायुकायिक स्थावर की 
बध किया था । सो झ्रायु का अतर्मूहर्त अवशेष रहै, तब आत्मप्रदेशनि का फैलाव 
जहा का बध किया था, तिस स्थानक त्रसनाली के बाह्य तनुवातवलय पर्यन्त गमन 
करे । ताते मारणातिक समुद्धातवाले त्रस का अस्तित्व तसनाली बाह्य कह्या । 


बहुरि केवली दड-कपाटादि आकार करि त्रसनाली बाह्य अपने प्रदेशनि कक 
फैलाव्रनरूप समुद्घात करे है । ताते केवलसमुद्घात वाले त्रस का ग्रस्तित्व त्सता 


सम्यस्शानचन्द्रिका भाषाटीफा | [ ३३६ 


बाह्य कह्या । इनि बिना और त्रस॒का अस्तित्व त्रसनाली बाह्य नाही है, जैसा 
अभिप्राय शास्त्र के कर्ता का जानना । 


आग वनस्पतीवत्‌ अन्य भी जीवनि के प्रतिष्ठित, अ्रप्रतिष्ठितपना का भेद 
दिखावे है--- 
पुृढ्वीआदिचउण्हूं, केवलिआहारदेवरिपरयंगा । 
अपदिट्ठिदा णिगोर्दाहि, पद्दिठिदंगा ह॒वे सेसा ॥२००॥ 


पृथिव्यादिचतुर्णा,  केवल्याहारदेवनिरयांगानि । 
अप्रतिष्ठितानि निगोदे:, प्रतिष्ठितांगा भवंति शेषा ।॥॥२००॥॥ 


टीका - प्रृथ्वी आादि चारि प्रकार जीव पृथ्वी- अप -तेज - वायु 
इनि का शरीर, बहुरि केवली का शरीर, बहुरि आहारक शरीर, बहुरि देवनि का 
शरीर, बहुरि नारकीनि का शरीर ए सर्व निगोद शरीरनि करि श्रप्रतिष्ठित है, 
आ्राश्चित नाही । इनि विषे निगोद शरीर न पाइए है। बहुरि अ्रवशेष रहे जे जीव, 
तिनि के शरीर प्रतिष्ठित जानने । इनि विषे निगोद शरीर पाइए है । ताते भ्रवशेष सर्व 
निगोद शरीरनि करि प्रतिष्ठित है, आश्चित है । तहा सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पती, 
द्वीद्रिय, त्रीद्विय, चतुरिद्विय, प्ेद्रिय, तिर्यंच अर पूर्व कहे तिनि बिना अवशेष मनुष्य 
इनि सबनि के शरीर विषे निगोद पाइए है । 


आगे स्थावरकायिक, त्रसकायिक जीवनि के शरीर का श्राकार कहैं है- 


मसुरंबुबिदुसइं-कलावधयसण्णिहो हवे देहो । 
पुढवीआ्रादिचउण्हूं, तरुतसकाया अणेयबिहा ॥२०१॥ 


भसूरांबुबिदुस्चीकलापध्वजसब्चिभो भवेहेहः । 
पृथिव्यादिचतुर्णा, तरुत्रसकाया अनेकविधा: ॥॥ २०१ ॥। 


टीका - पृथिवीकायिक जीवनि का शरीर मसूर अन्न समान गोल श्राकार 
धरे है । बहुरि श्रपकायिक जीवनि का शरीर जल की ब्‌द के समान गोल श्राकार 
धरे है । बहुरि भ्रग्तिकायिक जीवनि का शरीर सुईनि का समूह के समान लंबा 
अर ऊध्वे विषे चौड़ा बहुमुखहूप आकार धरे है। बहुरि वात॒कायिक जीवनि का शरीर 


३४० ] [ गोग्गठघार जीयफाण्श गाया २०२ 


ध्वजा समान लबा, चोकौर आकार धर हे। असे इनिके भ्राकार कहे । तथापि इनिकी 
प्रवगाहना घनागुल के अ्रसख्यातवं भागमात्र है, ताते जुदे-जुदे दीसे नाही ।जों 
पृथ्वी आदि इद्रियगोचर है, सो घने शरीरनि का समुदाय है, असा जानना । वहुरि 
तरु, जे वनस्पतीकायिक ग्रर द्वोद्रियादिक त्रसकायिक, इनि के शरीर श्रनेक प्रकार 
श्राकार धरे है, नियम नाही । ते घनागुल का अ्रसख्यातवा भाग ते लगाइ, सख्यात 
घनागुल पर्यत श्रवगाहना धरे है, असे जानना । 


आगे काय मार्गगा के कथन के भश्रनतर काय सहित ससारी जीवनि का 
दृष्टातपूर्वक व्यवहार कहै है-- 


जह भारवहो पुरिसो, वह॒इ भर गेहिऊण कावलियं । 
एमेव वहुइ जीवो, कम्मभरं कायकावलियं ॥ २०२ ॥ 


यथा भारवहः पुरुषो, वहति भार गृहीत्वा कावटिकम्‌ । 
एवसेव वह॒ति जीवः, कमंभार कायकावटिकम्‌ ॥॥ २०२॥। 


टीका - लोक विषे जैसे बोक का वहनहारा कोऊ पुरुष, कावंडिया सो 
कावडि मे भरया जो बोभ-भार, ताहि लेकरि विवक्षित स्थानक पहचाव॑ है । 
तेसे ही यहु ससारोी जीव, ओभऔदारिक श्रादि नोकमंशरीर विषे भर्‌या 
हुवा ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्म का भार, ताहि लेकरि नानाप्रकार 
योनिस्थानकनि कौ प्राप्त करे है । वहुरि जैसे सोई पुरुष कावडि का भार कौ गेरि, 
कोई एक इष्ट स्थानक विपे विश्वाम करि तिस भार करि निपज्या दु ख के वियोग 
करि सुखी होइ तिष्ठे है । तसे कोई भव्य, जीव, कालादि लब्धिनि करि अग्रीकार 
कीनी जो सम्यग्दर्शनादि सामिगरी, तीहि करि युक्त होता सता, ससारी कावडि का 
विपे भर्‌या कर्म भार कौ छाडि, तिस भार करि निपज्या नाना प्रकार दु'ख-पीडा 
का वियोग करि, इस लोक का श्रग्नभाग विषे सुखी होई तिप्ठ॑ है । असा हित उपदेश 
रूप आ्राचार्य का अभिप्राय है । 


आगे दृष्टातपूर्वक कायमार्गरा रहित जे सिद्ध, तिनिका उपाय सहित 
स्वरूप कौ कहै है -- 





१ -- पटखण्डागम - घवला पुस्तक १ पृष्ठ स १४०, गाथा ८७ । 


तम्पसज्ञातचन्द्रिका भाषादीका | [ ३४१ 


जह कंचशमरगिग-गयं, मु च॒इ किट्टेस कालियाए ये । 
तह कायबंध-सुक्का, अकाइया क्राण-जोगेण' ॥२०३॥ 


यथा कांचनसस्निगतं, सुच्यते किट्टेन कालिकया च । 
तथा कायबंधसुक्ता, श्रकायिका ध्यानयोगेन ॥२०३।॥। 


टीका - जैसे लोक विषे मल युक्त सोना, सो अ्रग्नि कौ प्राप्त संता, अतरग 
पारा आदि की भावना करि सवार्‌बा हुवा बाह्य मल तौ कीटिका श्रर अतरग मल 
शवेतादि रूप श्रन्य वर्ण, ताकरि रहित हो है । देदीप्यमान सोलहबान निज स्वरूप 
की लब्धि कौ पाइ, सर्व जननि करि सराहिए है। तैसे ध्यानयोग जो धर्म्मे ध्यान, 
शुक्ल ध्यान रूप भावना, ताकरि अर बहिरग तपरूपी अग्नि का ससस्‍्कार करि, 
निकट भव्य जीव है, ते भी श्रौदारिक, तेजस शरीर सहित कार्माण शरीर का सबंध 
रूप करि मुक्त होइ। प्रकाय्िकाः कहिए शरीर रहित सिद्ध परमेष्ठी, ते अ्नत ज्ञानादि 
स्वरूप की उपलब्धि कौ पाइ, लोकाग्र विषे सर्व इन्द्रादि लोक करि स्तुति, नमस्कार, 
पूजनादि करि सराहिए है । काय जिनिके पाइए ते कायिक, शरीरधारक ससारी 
जानने । तिनते विपरीत काय रहित अकायिक मुक्त जीव जानने । 


आगे श्री माधवचद्र त्रैविद्यदेव ग्यारह गाथा सूत्रनि करि पृथिवीकायिक 
आदि जीवनि की सख्या कहै है--- 


आाउड्ढरासिवारं, लोगे अण्णोण्णसंगुरो तेऊ । 
भूजलवाऊ अहिया, पडिन्नागोड्संखलोगो दु ॥२०४॥। 


सार्वत्रयराशिवारं, लोके अन्योन्यसंगुणे तेज: । 
भूजलचायवः अधिका', प्रतिभागो$संख्यलोकस्तु ॥२०४॥ 


ठीका - जगतुश्लेणी घन प्रमाण लोक के प्रदेण, तीहि प्रमाण शलाका, 
विरलन, देय-ए तीनि राशि करि तहा विरलनराशि का विरलन करि, एक-एक जुदा- 
जुदा बखेरि, तहा एक-एक प्रति देयराशि कौ स्थापि, वर्गितसवर्ग करना । जाका 
वर्ग कीया, ताका समतपने वर्ग करना । सो इहा परस्पर गुराने का नाम वर्गितसवर्ग 


९ पट्खडागम - घवला पुस्तक १, पृष्ठ २६६, गाथा १४४ | 


३४२ ] [| गोग्मटसार जीयकाण्ड गाथा २०४ 


है । ताहि करि शलाकाराशि मै स्यो एक घटावना । बहुरि जैसे करते जो राशि 
उपज्या, ताहि विरलन करि एक-एक प्रति सोई राशि देइ, वर्गितसवर्ग करि शलाका- 
राशि में सौ एक और घटावना । असे लोक प्रमाण शलाका राशि यावत्‌ पूर्ण होड़ 
तावत्‌ करना । असे करते जो राशि उपज्या, तीहि प्रमाण शलाका, विरलन, देय- 
राशि, स्थापि, विरलनराशि का विरलन करि, एक-एक प्रति देयराशि कौ देइ, 
वगित्सवर्ग करि दूसरी बार स्थाप्या हुवा, शलाकाराशि मैं सौ एक घटावना। 
बहुरि तहा उपज्या हुवा राशि का विरलन करि, एक-एक प्रति सोई राशि स्थापि, 
वर्गितसवर्ग करि, तिस शलाकाराशि मैं सौ एक श्रौर घटावना । अँसे दूसरी बार 
स्थाप्या हुवा शलाकाराशि कौ भी समाप्त करि, तहा अत्त विषे जो महाराशि भया, 
तीहि प्रमाण शलाका, विरलन, देय, स्थापि, विरलनराशि का विरलन करि, एक- 
एक प्रति देयराशि कौ देइ, वर्गितसवर्ग करि, तीसरी बार स्थाप्या शलाकाराशि 
ते एक घटावना । बहुरि तहा जो राशि भया, ताका विरलन करि, एक-एक प्रति 
सोई राशि देइ, वर्गितसवर्ग करि, तिस शलाकाराशि ते एक और काढना । अँसे 
तीसरी बार स्थाप्य। हुवा शलाकाराशि कौ समाप्त करि, तहा अत विषे उपज्या 
महाराशि, तिहि प्रमाण शलाका, विरलन, देय, स्थापि, विरलनराशि कौ बसखेरि, 
एक-एक प्रति देयराशि कौं देदइ वर्गितसवर्ग करि, चौथी बार स्थाप्या हवा शलाका- 
राशि ते एक काढना । बहुरि तहा जो राशि भया, ताकौ विरलन करि, एक-एक प्रति 
तिस ही कौ देइ, वर्गितसवर्ग करि, तिस शलाकाराशि मैं सौ एक और काढना । 
असे ही क्रम करि पहिली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जो स्थापे शलाकाराशि, 
तिनिकौ जोडै, जो प्रमाण होइ, तितने चौथी बार स्थाप्या हवा शलाकाराशि मैं सौ 
घटाए, अ्रवशेप जितना प्रमाण रह्या, तिनकौ एक-एक घटावने करि, पूर्ण होते अत 
विपे जो महाराशि उपज्या, तीहि प्रमाण तेजस्कायिक जीवराशि है । इस राशि 
का परस्पर गुरणकार शलाकाराशि, वर्ग शलाकाराशि, अद्धच्छेद राशि तिनिका 
प्रमाण वा अल्पबहुत्व पूर्वे द्विर्प घनाघन धारा का कथन करते कह्मा है, तैसे इहा 
भी जानना । जैसे सामान्यपरों साढा तीन बार वा विशेषपण किचित्‌ घाटि, च्यारि 
शलाकाराशि, पूर्ण जैसे होइ, तैसे लोक का परस्पर गृणन कीए, जो राशि होइ, 
तितने अग्निकायिक जीवराशि का प्रमाण है । बहुरि इनि ते प्रृथ्वीकायिक के जीव 
अधिक है । इनि ते अ्रपकाय के जीव अधिक है । इनिते वातकाय के जीव अ्रधिक 
है । इहा अधिक कितने है ? श्रैसा जानने के निमित्त भागहार भ्रसख्यात लोक 


संग्यग्तानचच्द्रिका भाषादौका ] [ ३४३ 


प्रमाण जानना । सो कहिए है- असख्यात लोकमात्र अग्निकायिक जीवनि का परिमाण 
ताकौ यथायोग्य छोटा असख्यात्‌ लोक का भाग दीए, - जेता परिमाण आवे, तितने 
अग्निकायिक के जोवनि का परिमाण विषे मिलाये, प्रथ्वीकायिक जीवनि का 
परिमाण हो है । बहुरि इस पृथ्वीकायिक राशि कौ अ्सख्यात्‌ लोक का भाग दीए, 
जेता परिमाण आवे, तितने प्रथ्वीकायिक राशि विषे मिलाये, तितना अपकायिक 
जीवनि का परिमारण हो है । बहुरि अपकायिक राशि कौ श्रसख्यात लोक का भाग 
दीए, जो परिमाण आवे, तितना अपकायिक राशि विषे मिलाए, वातकायिक जीवनि 
का परिमाण हो है, श्रैसे अधिक-अधिक जानने । 


अपदिदिठदपत्तेया, असंखलोगप्पमाणया होति । 
तत्तो पदिदृठिदा पृण, असंखलोगेण संगुणिदा ॥२०४५॥ 


अप्रतिष्ठितप्रत्येका, श्रसंख्यलोकप्रमाराका भवंति । 
ततः प्रतिष्ठिताः पुनः, असंख्यलोकेन संगुरिगताः ॥॥२०५ ॥। 


टीका - श्रप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतीकायिक जीव यथायोग्य अ्रसख्यात 
लोक प्रमाण है । बहुरि इनि कौ असख्यात लोक करि गुरणे, जो परिमाण होइ, 
तितने प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतीकायिक जीव जानने । दोऊनि कौ मिलाए सामान्य 
प्रत्येक वनस्पतीकायिक जीवनि का प्रमाण हो है । 


तसरासिपुदविआदी, चउक्कपत्तेयहीणासंसारी । 

साहारखजीवाणं, परिसाणं होदि जिणदिट्ठं ॥॥२०६॥ 
तसराशिपुथिव्यादि चतुष्कप्रत्येकहीनसंसारी । 
साधारणजीवाना, परिभ्मा्णं भवति जिनदिष्टस्‌ ॥॥२०६॥। 


टीका - आगे कहिए है - आवली का श्रसख्यातवा भाग करि भाजित प्रतरा- 
गुल का भाग जगत्पृतर को दीए, जो होइ, तितना त्रसराशि का प्रमाण अर पृथ्वी- 
अप-तेज-वायु इचि च्यारिनि का मिल्या हुवा साधिक चौगुणा तेजकायिक राशि 
प्रमाण, बहुरि इस प्रतिष्ठित-अ्रप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पती का मिल्या हवा परिमाण, 
असे इनि तीन राशिनि कौ ससारी जीवनि का परिमाण मे घटाए, जो श्रवशेष 
रहे, तितता, साधारण वनस्पती, जे निगोद जीव, तिनिका परिमाण अनतानत 
जानना, असा जिनदेव ने कह्या । 


३४४ ] [ गोम्मटसार जीवकाष्द गाथा २०७-२०५ 


सगसगअसखभागो, बादरकायारण होदि परिसाणं। 
सेसा सुहुमपमाणं, पडिभागो पुव्वणिद्विद्ठो ॥२०७॥ 


स्वकस्वकासख्यभागो, बादरकायाना भवति परिमारम्‌ । 
शेषाः सुक्ष्मपप्रमाण, प्रतिभागः पूर्वनिदिप्द” ॥॥ २०७ ॥। 


टीका - पृथिवी, श्रप, तेज, वायु, साधारण वनस्पतीकायिकनि का जो 
पूर्व परिमाण कह्मा, तिस अपने-अपने परिमाण कौ अ्रसस्थात का भाग देना । तहा 
एक भाग प्रमाण तौ अ्रपना-अश्रपना वादर कायकनि का प्रमाण है । श्रवशेप वहुभाग 
प्रमाण सूक्ष्म कायकनि का प्रमाण है | पृथ्वीकायिक के परिमाण को असख्यात का 
भाग दीजिए। तहा एक भाग प्रमाण बादर पृथ्वीकायकनि का परिमाण है। 
अवशेष बहुभाग परिमाण सूक्ष्म पृथ्वीकायिकनि का परिमाण है । असे ही सव का 
जानना । इहा भी भागहार का परिमाण पूर्व कह्या था, श्रसख्यात लोक प्रमाण सोई 
है । ताते इहा भी श्रग्निकायादिक विषे पूर्वोक्त प्रकार अधिक-अ्रधिकपना जानना । 


सुहमेसु सखभागं, सखा भागा अपुण्णगा इदरा । 
जस्सि श्रप॒ण्णद्धादो, पुण्णद्धा सखगुणिदकसा ॥॥२०५॥ 


सूदमेषु सख्यभाग., सख्या भागा श्रपुर्णका इतरे । 
यस्म्नादपूर्राद्धात , पूर्खाद्धा सख्यगुरिपत्तक्मा ॥॥२०५॥। 


टोका - पृथ्वी, अप, तेज, वायु, साधारण वनस्पती, इनिका पूर्व जो सूक्ष्म 
जीवनि का परिमाण कह्या, तीहि विपे अपने-अपने सृक्ष्म जीवनि का परिमाण को 
सख्यात का भाग दोजिए, तहा एक भाग प्रमाण तौ श्रपर्याप्त है । बहुरि अवशेष 
वहुभाग प्रमाण पर्याप्त है । सूक्ष्म जीवनि विषे अ्रपर्याप्त राशि ते पर्याप्त राशि का 
प्रमाण बहुत जानना ) सो कारण कहै है, जाते अपर्याप्त श्रवेस्था का काल अतसहूँते 
मात्र है। इस काल ते पर्याप्त अ्रवस्था का काल सख्यातगुणा है, सो दिखाइए है। 
कोमल पृथ्वीकायिक का उत्कृष्ट आयु वारह हजार वर्ष प्रमाण है । बहुरि कठिन 
पृथ्वी कायिक का वाईस हजार वर्ष प्रमाणा है। जलकायिक का सात हजार 5 
प्रमाण है । तेजकायिक का तीन दिन प्रमाण है । वातकायिक का तीन हजार वर्षे 
प्रमाण है । वनस्पती कायिक का दश हजार वर्ष प्रमारा है । 


पम्यस्शानचचल्िका भाषादीफा ] | ३४५ 


इहा प्रसंग पाइ विकलत्रय विषे बेद्री का बारा वर्ष, तेंद्री का गुराचास दिन, 
चौद्री का छह महिना प्रमाण है । असे उत्कृष्ट आयु, बल का परिमाण क्या । 
तीहि विषे अतर्मुहर्त काल विषे तौ अ्रपर्याप्त अवस्था है । अवशेष काल विषे पर्याप्त 
अवस्था है । ताते अपर्याप्त अवस्था का काल ते पर्याप्त श्रवस्था का काल सख्यातगुणा 
जानना । तहा पृथ्वी कायिक का पर्यप्त-अपर्याप्त दोऊ कालनि विषे जो सवव सूक्ष्म 
जीव पाइए तौ अतर्मुह्त प्रमाण अपर्याप्त काल विषे केते पाइए ? श्रैसे प्रमाण 
राशि पर्याप्त-अपर्याप्त दोऊ कालनि के समयनि का समुदाय, फलराशि सूक्ष्म जीवनि 
का प्रमाण, इच्छाराशि अपर्याप्त काल का समयनिि का प्रमाण, तहा फल करि 
इच्छा कौ ग्रि।, प्रमाण का भाग दीए, लब्धराशि का परिमाण आवे, तितने सृक्ष्म 
पृथ्वीकायिक श्रपर्याप्त जीव जानने । बहुरि प्रमाण राशि, फलराशि, पूर्वोक्त इच्छा- 
राशि पर्याप्त काल कीए लब्धराशि का जो परिमाण आवै, तितने सूक्ष्म प्ृथ्वी- 
कायिक पर्याप्त जीवनि का परिमाण जानना । ताही ते सख्यात का भाग दीए, एक 
भाग प्रमाण अपर्याप्त कहे । अवशेष (बहु) भाग प्रमारा पर्याप्त कहे है। श्रैसे ही 
सूक्ष्म अपकायिक, तेजकायिक, वातकायिक, साधारण वनस्पतिकायिक विषे अपना- 
अपना सर्वे काल कौ प्रमाणराशि करि, अपने-अपने प्रमाण कौ फलराशि करि पर्याप्त 
वा अपर्याप्त काल को इच्छाराशि करि लब्धराशि प्रमाण पर्याप्त वा श्रपर्याप्त 
जीवनि का प्रमाण जानना । इहा पर्याप्त वा अपर्याप्त काल की अपेक्षा जीवनि का 
परिमाण सिद्ध हुवा है । 


पलल्‍लासंखेज्जवहिद, पदरंगलभाजिदे जगप्पदरे । 
जलभूरिणपवादरया, पुण्णा आवलिअसंखभजिदकसा ॥२०४६॥। 


पल्यासंख्यावहितप्रतरांगुलभाजिते जगत्प्रतरे । 
जलभूनिपवादरका:, पूर्णा आावल्यसंख्यभाजितक्रमा: ॥॥२०९॥ 


टीका - पलय के असख्यातवा भाग का भाग प्रतरागुल कौ दीये, जो परिमाण 
आ्रावे, ताका भाग जगत्प्रतर कौ दीए, जो परिमाण आवे, तितना बादर अपकायिक 
पर्याप्त जीवनि का प्रमाण जानना । बहुरि इस राशि कौ आावली का असख्यातवा 
भाग का भाग दीए, जो परिमाण आवे, तितना बादर प्रथ्वीकायिक पर्याप्त जीवनि 
का प्रमाण जानना । बहुरि इस राशि कौ भी आवलो का असख्यातवा भाग का 
भाग दीए, जो परिमाण आवे, तितना बादर प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पती पर्याप्त 


३४६ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा २(०-२११ 


जीवनि का प्रमाण जानना । बहुरि इस राशि कौ भी आवली का अ्रसख्यातवा भाग 
का भाग दीए, जो परिमाण आवी, तितना बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पती पर्याप्त 


जीवनि का प्रमाण जानना । 


इहा 'शि' इस आदि श्रक्षर ते निगोद शब्द करि प्रतिष्ठित प्रत्येक जानने, 
जाते साधारण का कथन श्रागे प्रगट कहै है -- 


विदावलिलोगाणमसंखं संखं च तेउवाऊर । 
पज्जत्ताण पसाणं, तेंहि विहीणा अपज्जत्ता ॥२१०॥ 


वृदावलिलोकानाससंख्यं संख्यं च तेजोवायूनाम्‌ । 
पर्याप्ताना प्रमाणं, तेविहीना श्रपर्याप्ताः ॥॥२१०॥। 


टीका - आवली के जेते समय हैं, तिनिका घन कीए, जो प्रमाण होइ, 

ताकौ वृदावली कहिए । ताको अ्रसख्यात का भाग दीए, जो परिमाण आवे, तितना 

बादर अग्निकायिक पर्याप्त जीवनि का प्रमाण जानना । बहुरि लोक कौ सख्यात का 

भाग दीए, जो परिमाण आवे, तितना बादर वातकायिक पर्याप्त जीवनि का प्रमाण 

जानना । सूक्ष्म जीवनि का प्रमाण पूर्व कह्या है, ताते इहा बादर ही ग्रहण करने । 

बहुरि पूर्व जो पृथ्वी, श्रप, तेज, वायु, प्रतिष्ठित-अ्प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतीरूप 

बादर जीवनि का परिमाण क्या था, तीहि विष अपना-अ्पना पर्याप्त जीवनि का 
परिमाण घटाए, श्रवशेप रहै, तितने-तितने बादर श्रपर्याप्त जीव जानने । 


साहारणबादरेसु, असख भाग श्रसखगा भागा । 
पुण्णाणमपुण्णाण, परिसाण होदि भश्रणुकससों ॥२११॥ 


साधारणबादरेषु श्रसख्य भाग सख्यका भागा' । 
पूर्णानासपूर्णाना, परिसाणं भवत्यनुक्रमशः ।॥२११॥। 


टीका - बादर साधारण वनस्पती का जो परिमाण कह्मया था, ताकीं 
असख्यात का भाग दीजिए । तहा एक भाग प्रमाण तौ बादर निगोद पर्याप्त जीवनि 
का प्रमाण जानना । बहुरि अवशेष असख्यात बहुभाग प्रमाण बादर निगोद अपर्याप्त 
जीवनि का प्रमाण जानना । अैसे अनुक्रम ते इहा काल की श्रपेक्षा अल्प-बहुत 


संम्परज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ३४७ 


नाही कह्मा है। बादरनि विष पर्याप्तपना दुर्लभ है । ताते पर्याप्त थोरे, अपर्याप्त 
घने है, असा आचार्यनि का अनुक्रम जानि कथन कीया है। असा आचार्यनि का 
ग्रभिप्राय जानना । 


आवलिअसंखसंखेणवहिदपदरंगुलेरा हिदपदरं । 
कमसो तसतप्पुण्णा, पृण्णणतसा अपुण्णा हु ॥२१२॥ 


आवल्यसंख्यसंख्येनावहितप्ररांगुलेन हितप्रतरस । 
ऋ्रमशस्रसतत्पूर्णाः पूरानिन्नया अपूर्णा हि ॥२१२॥ 


टीका - आवली का असख्यातवा भाग का भाग प्रतरांगुल कौ दीए, जो परिमाण 
श्रावे, ताका भाग जगत्प्रतर कौ दीए, जो परिमाण आवे, तितना सर्वे चसराशि का 
प्रमाण जानना । बहुरि सख्यात का भाग प्रतरागुल कौ दीए, जो परिमाण आवे, 
ताका भाग जगत्प्रतर कौ दीए, जो परिमाण श्रावे, तितना पर्याप्त त्स जीवनि का 
प्रमाण जानना । बहुरि सामान्य त्रस जीवनि का परिमाण मै स्यौ पर्याप्त त्रसनि का 
परिमाण घटाए, जो परिमाण अवशेष रहै, तितना अपर्याप्त त्रस जीवनि का प्रमाण 
जानना । इहा भी पर्याप्तपना दुर्लभ है। ताते पर्याप्त त्रस थोरे है, अपर्याप्त तरस 
बहुत है, असा जानना । 


ग्रागे बादर अ्रग्निकायिक आदि छह प्रकार जीवनि का परिमाण का विशेष 
निर्णय करने के निमित्त दोय गाथा कहे है - 


आवलिगअसंखभागेणवहिदपललूणसायरद्धछिदा । 
बादरतेपणिभूजलवादाणं चरिमसायरं पृण्णं ॥२१३॥ 


आ्रावल्यसंख्यभागेनावहितपल्‍्योनसागराघधेच्छेदा: । 
बादरतेपनिभूजलवातानां चरमः सागरः पूर्ण: ॥२१३॥। 


ठीका - बादर अग्निकायिक, अप्रतिष्ठित-प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पती, पृथ्वी 
शभ्रप, वायु इन छहौ राशि के अर्धच्छेदो का परिमारा प्रथम कहिए है । भ्रर्धच्छेद का 
स्वरूप पूर्व. धारानि का कथन विषे कह्यमा ही था, सो इहा एक बार आवली का 
असख्यातवा भाग का भाग पल्य कौ दीए, जो एक भाग का परिमाण श्रावै, तितना 
सागर में सो घटाइए, तब बादर अग्निकायिक जीवनि का जो परिमाण, ताके श्रर्ध- 


इ्ध्घ ] [ गौस्सटसार जौवकाण्ड गाया २६४ 


च्छेदनि का परिमाण होइ । बहुरि दोय बार श्रावली का अ्रसख्यातवा भाग का भाग 
पल्य कौ दीए, जो परिमाण आवे, तितना सागर में सो घटाइए, तब बादर श्रप्र- 
तिष्ठित प्रत्येक राशि के अर्धच्छेदनि का परिमाण होइ । बहुरि तीन बार श्रावली 
का असख्यात्तवा भाग का भाग पल्य कौ दीए, जो परिभाण श्रावे, तितना सागर भे 
सो घटाइए, तब बादर प्रतिष्ठित प्रत्येकराशि के अर्धच्छेदनि का परिमाण होइ । 
बहुरि च्यारि बार आवली का असख्यातवा भाग का भाग पल्य कौ दीए, जो परिमाण 
श्रावे, तितना सागर में सो घटाए, पृथ्वीकायिक राशि के भ्रर्धच्छेदनि का परिमाण 
होइ । बहुरि पांच बार आवली का श्रसख्यातवा भाग का भाग पल्य कौ दीए, जो 
परिमाण आवे, तितना सागर मे सो घटाए, अ्रपकायिक राशि के श्रर्धच्छेदनि का 
परिमाण होइ । बहुरि वातकायिक राशि के अर्धच्छेदनि का परिमाण सपूर्ण सागर 
प्रमाण जानना । जाते सूत्र विषे जैसा कह्मा है अंत विषे सपूर्ण सागर है । 


ते वि विसेसेगहिया, पल्‍लासंखेज्जभागमेत्तेण । 
तम्हा ते रासीओ, असंखलोगेण गुरितदकमा ॥२१४॥ 


तेष्पि विशेषेशाधिकाः, पत्यासख्यातभागमाजन्रेश । 
तस्मात्ते राशयोइसख्यलोकेन ग्रुणितक्रमाः ॥॥२१४।॥ 


टीका - जा कारण ते जे अर्धच्छेद राशि, ते बादर तेजकायिक राशि के 
अर्धच्छेद राशि ते लगाइ, श्रप्रतिष्ठित प्रत्येक आदि राशिनि के अ्रध॑च्छेद पाचौ श्रावली 
के भ्रसख्यातवे भाग मात्र अपना-भ्रपना एक-एक विशेष करि क्रम ते अधिक हैं | तहा 
भ्रग्तिकायिक राशिनि के श्रर्धच्छेदनि ते अप्रतिष्ठित प्रत्येकराशि के श्रधेच्छेद पल्य 
कौ एक घाटि आवली का असख्यातवा भाग करि गुरिए अर दोय बार आवली का 
अ्रसख्यातवा भाग का भाग दीजिए, जो प्रमाण होइ, तितने अधिक हैं । बहुरि 
श्रप्रतिष्ठित प्रत्येक राशि के अर्धच्छेदनि ते प्रतिष्ठित प्रत्येक राशि के श्रर्धच्छेद पल्य 
कौं एक घाटि आवली का असख्यातवा भाग करि गुर्णिए अर तीन बार ग्रावली का 
भ्सख्यातवा भाग का भाग दीए, जो प्रमाण होइ, तितने भ्रश्विक है । बहुरि प्रतिष्ठित 
प्रत्येक राशि के अ्र्धच्छेदनि ते बादर पृथ्वीकायिक राशि के अ्र्धच्छेद पल्‍य कौ एक घारटि 
भ्रावली का असख्यातवा भाग करि गुणिए अर च्यारि बार आवली का असख्यातवा 
भाग का भाग दीजिए, जो प्रमाण होइ, तितने अधिक है । बहुरि बादर पृथ्वी- 


सम्यसज्ञानचम्द्रिका भाषाटीका | [ ३४६ 


कायिक राशि के श्रर्धच्छेदनि ते वादर जलकायिक राशि के अर्धच्छेद पल्य कौ एक 
घाटि आवली का असख्यातवां भाग करि गुरिएए, अर पाच वार आश्ावली का असख्या- 
तवा भाग का भाग दीजिए; जो प्रमाण होइ तितने अधिक हैं । वहुरि बादर जल- 
कायिक राशि के अर्थच्छेदनि ते बादर वातकायिक राशि के शअर्धच्छेद पल्य कौ एक 
करि गुणिए, अर पाच बार श्रावली का असख्यात्तवा भाग का भाग दीजिए, जो 
प्रमाण आबे, तितने भ्रधिक है, असे अधिक-श्रधिक अ्रधेच्छेद जानने । 


झ्रब इस कथन कौ अकसदृष्टि करि प्रगट दिखाइए है । पल्य का प्रमाण 
पेसठि हजार पाच से छत्तीस (६५,५३६) आवली का असख्यातवा भाग का प्रमाण 
आ्राठ, सागर का प्रमाण छह लाख पचपन हजार तीन से साठि (६,५५,३६० ) तहा एक 
बार, दोय बार, तीन बार, च्यारि वार, पाच वार, श्राठ का भाग पणट्ठी कौ दीए, 
इक्यासी से बाणवे, एक हजार चौबीस, एक सौं अठाईस, सोलह, दोय (5१६२। 
१०२४।१२०।१६।२) इतने पाइए । सो ए क्रम ते झाठ-श्राठ गुणों घाटि हैं । बहुरि 
इतने-इतने छह लाख पचावन हजार तीन से साठि विषे घटाए, अ्रंत विषे सपूर्ण है। 
ताते किछ भी न घटाएं, श्रग्निकायिकादि राशि के अर्धच्छेदनि का प्रमाण होइ । 
इ८४७१६८॥ इश्ंे३३६। पइरणुररर । धशुशु३४४। दरुमुर्भ८ । ६५५३६० । 
इहा अ्रधिक प्रमाण ल्यावने कौ परणाट्ठी कौ सात करि गुण, दोय, तीन, च्यारि, पाच 
बार श्राठ का भाग दीए अत विप॑ एक करि गुणि, पाच वार आठ का भाग दीए, 
इकह॒त्तरिस अडसठ, आठ से छिनवे, एक सौ बारह, चौदह, दोय (७१६८ | ८५९६ । 
११२ १४ । २) श्रनुक्रम ते अधिक का प्रमाण आवे है । असे ही पूर्वोक्त कथन का 
भावार्थ जानना । 

बहुरि इहा जितना-जितना श्रध॑च्छेदनि का अधिक का प्रमाण कह्या, तितना 
तितना दूबा भाडि परस्पर गुण, जो-जो यथासमव असख्यात लोकमात्र प्रमाण होइ, 
तीहि तीहि करि गुण्या हुवा श्रनुक्रम ते अ्रग्निकायिकादि ते अप्रतिष्ठित प्रत्येकादि 
राशि जानने । जाते अँसे सूत्र पूर्व गरिग्त कथन विषे कह्मया है - 


विरलिदरासीदो पुण, जेत्तियम्रेत्ताणि अहियरूवारिय । 

चेति अण्पोण्गहदी, गुणयारो लद्धरासिस्स ४७ 
इस सूत्र के अभिष्राय ते जेते-जेते पूर्व राशि के श्र्वच्छेदति ते उत्तर राशि के 
भर्वच्छेद अधिक कहे, तितने-तितने दूवे माडि, परस्पर गुणं, जो-जो अमाण होइ, 


३५० ] [ गीस्सटसार जोवकाण्ड गाया २११ 


तितने-तितने प्रमाण करि, पूर्वराशि कौ गुणे, उत्तर राशि का प्रमाण होइ । सो इहा 
सामान्यपने गुणकार का प्रमाण सर्वत्र श्रसख्यात लोकमात्र है। इहा पूर्वोक्त प्रमाण 
दूवानि कौ परस्पर गुणों श्रसख्यात लोक कंस होइ ? सो इस कथन कौ प्रकट अक- 
सदृष्टि करि अर श्रर्थसदृष्टि करि दिखाइए है । जैसे सोलह दूवानि कौ परस्पर 
गुणे, पणट्ठी होइ, तौ चौसठि दूवानि कौं परस्पर गुण, कितने होइ, त्रैसे त्रैराशिक 
करिए । तहा प्रमाणराशि विषे देयराशि दोय विरलनराशि सोलह,फलराशि पणट्ठी 
(६५५३६) इच्छाराशि विष देवराशि दोय विरलनराशि चौसठि । 


भ्रब इहा लब्धराशि का प्रमाण ल्यावने कौ करण सूत्र कहै हैं - 


दिण्णच्छेदेणवहिद-इट्ठच्छेदेंहि पयदविरलरां भजिदे । 
लद्धसिदइट्ठरासीणण्णोण्णहदीए होदि पयदधरां ॥२१५॥ 
देयच्छेदेनावहितेष्ट च्छेदेः प्रकृतविरलन भाजिते । 
लब्धमितेष्ट राश्यन्योन्यहत्या भवति प्रकृतथनम्‌ ॥॥२१५॥। 


टीका - देयराशि के श्रर्धच्छेद का प्रमाण करि, जे फलराशि के श्रध॑च्छेद 
प्रमाणराशि विषे विरलनराशि रूप कहे, तिनिका भाग दीए, जो प्रमाण श्राव, 
तीहि करि इच्छाराशि रूप प्रकृतराशि विषे जो विरलनराशि का प्रमाण कह्या, 
ताकौ भाग दीए, जो प्रमाण आावे, तितना जायगा फलराशिरूप जो इष्टराशि, 
ताकौ माडि परस्पर गुणो, जो प्रमाण श्राव, तितना लब्धराशिरूप प्रकृतिधन का 
प्रमाण हो है । सो इहा देयराशि दोय, ताका श्र्धच्छेद एक, तीहिका जे फलराशि 
पणट्टी के श्रर्धच्छेद प्रमाणराशि विषे विरलनराशिरूप कहे सोलह, तिनिकौ भाग 
दीए, सोलह ही पाए। इनिका साध्यभूत राशि का इच्छाराशि विषे कह्या, जो 
विरलनराशि चौंसठि, ताकौं भाग दीए, च्यारि पाए। सो च्यारि जायगा फलराशि 
रूप पराट्टी माडि ६५५३६ । ६५५३६ । ६५५३६ । ६५५३६ । परस्पर गुरो, लब्ध- 
राशि एकटठी प्रमाण हो है। जैसे ही यथार्थे कथन जानना । 


जो पूर्वे गणित कथन विषे लोक के भ्र्धच्छेदनि का जेता परिमाण कह्या है, 
तितने दूवे माडि परस्पर गुणे, लोक होइ, तौ इहा श्रग्निकायिक राशि के अर्धच्छेद 
प्रमाण दूबे माडि, परस्पर गुण कितने लोक होहि ? जैसे त्रैाराशिक करि इहा प्रमाण- 
राशि विषे देयराशि दोय, विरलनराशि लोक का अर्धच्छेदराशि, अर फलराशि 


सम्यसज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ३५३१ 


लोक अर इच्छाराशि विषे देयराशि दोय, विरलनराशि अग्निकायिकराशि के 
ग्र्धच्छेद प्रमाण जानना । तहा लब्धराशि ल्यावने कौ देयराशि दोय, ताका अर्धच्छेद 
एक, ताका भाग फलराशि (जो) लोक, ताका अ्र्धच्छेदरूप प्रमाणराशि विषे 
विरलनराशि है, ताकौ भाग दीए लोक का भ्र्धच्छेद मात्र पाए। इनका साध्यभूत 
अग्निकायिक राशि का भ्रर्धच्छेदरूप जो इच्छाराशि, ताविषे विरलनराशि श्रग्निकायिक 
राशि के अधेच्छेद, तिनकौ भाग दीएं, जो प्रमाण आया, सो किछे घाटि सख्यात 
पल्य कौ लोक का अधेच्छेदराशि का भाग दीए, जो प्रमाण होइ तितना यहु प्रमाण 
आया । सो इतने लोक माडि, परस्पर गुणे, जो श्रसख्यात लोक मात्र परिमाण भया, 
सोई लब्धिराशिरूप बादर अग्निकायिकराशि का प्रमाण इहा जानना । इहां किचि- 
दून संख्यात पल्‍्य प्रमाण लोकनि कौ परस्पर गुणे, जो महत असख्यात लोक मात्र 
परिमाण आया, सो तौ भाज्यराशि जानना । श्रर लोक का अप्र्धच्छेद प्रमाण 
लोकनि कौ परस्पर गुणे, जो छोटा असंख्यात लोकमात्र परिमाण आया, सो भाग- 
हार जानना । भागहार का भाग भाज्य कौ दीए, जो प्रमाण होइ, तितना बादर 
श्रग्तिकायिक जीवनि का प्रमाण जानना। बहुरि इहा श्रग्निकायिकराशि विषे जो 
भागहार कह्मया, सो अगले अप्रतिष्ठित प्रत्येक आदि राशिनि विषे जो भागहार का 
प्रमाण पूर्वोक्त प्रकार कीए आवे, तिनि सबनि ते अ्रसख्यात लोक गुणा जानना । जाते 
सागर में स्थों जो-जो राशि घटाया, सो-सो क्रमते आवली का असख्यातवा भाग 
गुणा घाटि। ताते प्रमाणराशि फलराशि पूर्वोक्तवत्‌ स्थापि श्रर इच्छाराशि विषे 
विरलनराशि शअपने-अ्रपने अर्धच्छेद प्रमाण स्थापि, पूर्वोक्त प्रकार त्रेराशि करि 
श्रप्रतिष्ठित प्रत्येक आदि राशि भी सामानन्‍्यपने अ्रसख्यात लोकमात्र है | तथापि उत्तर 
उत्तरराशि असख्यात लोक गुणा जानना । भागहार जहा घटता होइ, तहा राशि 
बधता होइ, सो इहा भागहार असख्यात लोक गुणा घटता क्रमते भया, ताते राशि 
अ्सख्यात लोक गुणा भया । इहा असख्यात लोक वा आवली का असख्यातवा भाग 
की सदृष्टि स्थापि अथंसदृष्टि का स्थापन है। सो श्रागे सदृष्टि अधिकार विषे 


लिखेंगे | 
इति श्राचार्य श्रीनेमिचद्र विरचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पंचसग्रह ग्रथ की जीवतत्त्व 
प्रदीषिका नाम सस्क्ृतटीका के अनुसारि सम्यस्ज्ञान चर्द्रिका नामा इस भाषा 
टीका विषे जीवकाड विपे प्ररूपित जे बीस प्ररूपणा, तिनिविषे 
कायप्ररूपणा नामा श्राठवा अधिकार सपूर्ण भया ।॥८॥। 





नववां अधिकार : योग-मागेंणा-प्ररूपणा 
॥ मंगलाचरण ॥॥। 


फ्दकुसुमसम दंतजुत, पृष्पदंत जिनराय । 
बंदी ज्योति अनंतमय, पुष्पदंतवतकाय । ।९॥ 


ग्राग शास्त्रकर्ता योगमार्गणा का निरूपण करे है। तहा प्रथम ही योग का 
सामान्य लक्षण कहै हैं - 


पुग्गलविवाइदेहोदयेण मणवयणकायजुत्तस्स । 
जीवस्स जा हु सत्ती, कम्मागमकारणं जोगो ॥२१६॥ 


पुदूगलविपाकिदेहोदयेन सनोवचनकाययुक्तस्य । 
जीवस्य या हि शक्तिः, कर्मागमकारण योग: ॥२१६॥ 


टीका - ससारी जीव के कर्म, जो ज्ञानावरणादिक-कर्म भ्रर उपलक्षण ते 
आदारिकादिक नोकमे, तिनि का श्रागम कहिए कर्म-नोकर्म वर्गणारूप पुदूगलस्कधति 
का कर्म-नोकर्मरूप परिणमना, ताकौं कारणभूत जो शक्ति बहुरि उस शक्ति का 
धारी जो आत्मा, ताके प्रदेशनि का चचलरूप होना, सो योग कहिए है । 


कैसा है जीव ? पुद्गलविपाकी जो यथासभव अगोपाग नाम प्रक्ृति वा 
देह जो शरीर नाम प्रकृति ताका उदय जो फल देना रूप परिणमना, ताकरि मन 
वा भाषा वा शरीररूप जे पर्याप्त, तिनिकौ धरे है । 


मनोवर्गणा, भाषावगंगा, कायवर्गणा का भ्रवलबन करि सयुक्त है । इहा 
अगोपाग वा शरीर नामा नामकर्म के उदय ते शरीर, भाषा, मन पर्याप्तिरूप 
परिणम्या काय, भाषा, मन वर्गणा का अ्वलबन युक्त आत्मा, ताकौ लोकमात्र सर्व 
प्रदेशनि विषे प्राप्त जो पुद्गलस्कधनि कौ कर्म-नोकर्मेरूप परिगामावने कौ कारणभूत 
शक्ति-समर्थता, सो भाव-योग है । | 

बहुरि उस शक्ति का धारी आत्मा के प्रदेशनि विषे किछू चलनरूप सकते 
होना सो द्रव्य-योग है । 


पम्परक्नानचस्व्रिका भाषारीका | | ३५३ 


इहा यहु श्र्थ जानना जैसे अग्नि के सयोग करि लोहे के जलावने की शक्ति 
हो है | तेसे अगोपाग शरीर नामा नामकर्म के उदय करि मनो वर्गणा वा भाषा 
वर्गणा का आए पुद्गल स्कथ ग्रर आहार वर्गणा का आए नोकर्म पुदुगल स्कंघ, 
तिनि का सबधकरि जीव के प्रदेशनि के कर्म-नोकर्म ग्रहण की शक्ति-समर्थता हो है । 


आगे योगनि का विशेष लक्षण कहै है- 


मणवयणाण पउत्तो, सच्चासच्चुभयअणुभयत्थेसु । 
तण्णामं होदि तदा, तेहि द्‌ जोगा हु तज्जोगा ॥२१७॥ 


सनोवचनयो:ः प्रवृत्तयः, सत्यासत्योभयानुभयाथर्थेषु । 
तन्नाम भवति तदा, तेस्तु योगाद्धि तथ्योगाः ॥२१७॥ 


टीका - सत्य, असत्य, उभय, अनुभय रूप जे पदार्थ, तिनि विषे जो मन, 
वचन की प्रवृत्ति होइ, उनके जानने कौ वा कहने कौ जीव की प्रयत्नरूप प्रवृति होइ, 
सो सत्यादिक पदार्थ का सबंध ते, तो सत्य, अ्रसत्य, उभय, अ्रनुभय है, विशेषण 
जिनि का, असे च्यारि प्रकार मनोयोग भ्रर च्यारि प्रकार वचनयोग जानने । तहा 
यथार्थ जेसा का तैसा साचा ज्ञानगोचर जो पदार्थ होइ, ताकौ सत्य कहिए । जेसे 
जल का जानना के गोचर जल होइ जाते स्तान-पानादिक जल सबधी क्रिया उसते 
सिद्ध हो है, ताते सत्य कहिए । 


बहुरि अयथार्थ ग्रन्यथारूप पदार्थ जो मिथ्याज्ञान के गोचर होइ, ताकौ 
असत्य कहिए । जैसे जल का जानना के गोचर भाडली ( मृगजल ) होइ, जाते 
स्मान-पानादिक जल संवधी क्रिया भाडली स्यो सिद्ध न हो है, ताते असत्य कहिए । 


बहुरि यथार्थ वा अयथार्थ रूप पदार्थ जो उभय ज्ञान गोचर होइ, ताकौ उभय 
कहिए । जैसे कमडलु विपे घट का ज्ञान होइ, जाते घट की ज्यां जलधारणादि' 
क्रिया कमडलु स्थो सिद्ध हो है, ताते सत्य है | वहुरि घटका-सा आराकार नाही है, 
ताते असत्य है, जैसे यहु उभय जानना । 


बहुरि जो यथार्थ श्रयथार्थ का निर्णय करि रहित पदार्थ, जो अनुभय ज्ञान 
गोचर होइ, ताकौ अनुभय कहिए । सत्य-अरसत्यरूप कहने योग्य नाही, जैसे यह 
किछू प्रतिभासे है, ग्रैसे सामान्यरूप पदार्थ प्रतिभास्या, तहा उस पदार्थ करि कौन 


३५४ ] [ गोस्मटरार जौवकाण्ड गाया २१८ २१६ 


क्रिया सिद्ध हो है, असा विशेष निर्णय न भया, ताते सत्य भी न कह्मा जाय, वहुरि 
सामान्यपने प्रतिभास्या ताते श्रसत्य भी न कह्मया जाय ताते याकी अनुभय कहिए। 


जैसे च्यारि प्रकार पदार्थनि विष मन की वा वचन की प्रवृत्ति होइसो 
च्यारि प्रकार मनोयोग वा च्यारि प्रकार वचनयोग जानने । 


॥।| 


इहा घट विषे घट कौ विकल्प, सो सत्य, अर घट विषे पट का विकल्प, सो 
असत्य, भ्रर कूडी विष जलधारण करि घट का विकल्प, सो उभय अर सवोधन श्रादि 
विषे हे देवदत्त ! इत्यादि विकल्प सो अनुभय जानना । 


आगे सत्य पदार्थ है गोचर जाके, असा मनोयोग सो सत्य मनोयोग, 
इत्यादिक विशेष लक्षण च्यारि गाथानि करि कहै है - 


सब्भावमणो सच्चो, जो जोगो तेण सच्चसमणजोगो । 
तव्विवरीओ मोसो, जाणुभयं सच्चमोसोस्तेन त्ति ' ॥२१८॥ 


सद्भावमनः सत्यं, यो योगः स तु सत्यमनोयोगः । 
तहिपरीतो भ्ृषा, जानीहि उभय॑ सत्यमृषेति ॥२१८॥ 


टीका - 'सद्भाव/ कहिए सत्पदार्थ हो है गोचर जाका, असा जो मन सत्य 
पदार्थ के ज्ञान उपजावनेकी शक्ति लीए भाव-मन होइ, तीहि सत्यमन करि निपज्या 
जो चेष्टा प्रवत्तेन रूप योग, सो सत्यमनोयोग कहिये । 


बहुरि अैसे ही विपरीत असत्य पदार्थरूप विषय के ज्ञान उपजावने की शक्ति 
रूप जो भाव-मन, ताकरि जो चेप्टा प्रवर्तन रूप योग होडइ, सो अरसत्यमनोयोग 
कहिए । 

बहुरि युगपत्‌ सत्य-असत्य रूप पदार्थ के ज्ञान उपजावने की शक्तिरूप जो 
भाव-मन, ताकरि जो प्रवर्तन रूप योग होड, सो उभयमनोयोग कहिये-जैसे हे भव्य ' 
तू जानि । 

ण य सच्चसोसजुत्तो, जो दु समगो सो असच्चमोससणो । 

जो जोगो तेण ह॒वे, असच्चसोसो दु सराजोगो ' ॥२१८॥ 

१--पटखडागम-घवला पुस्तक १, पृ स २६३, गा स १५३। कुछ पाठभेद-सब्भावो सच्चमणो, 


तब्विवरीदो, सच्चमस्स ति । 
२ -- पटखटागम - धवला पुस्तक-१ पृष्ठस २०४, गा स. १५७। 


सम्पसज्ञानचलिका भाषादीका | [ ३४४ 


न च सत्यमषायुक्तं, यत्तु मनस्तदसत्यमृषासनः । 
यो योगस्तेन भवेत्‌, असत्यमुषा तु सनोयोगः ॥॥२१९॥। 


टीका - जो मन सत्य अर मृषा कहिए असत्य, तीहि करि युक्त न होइ 
बहुरि सत्य असत्य का निर्णय करि रहित जो अनुभय पदार्थ, ताके ज्ञान उपजावने 
की शक्तिरूप जो भाव मन, तीहि करि निपज्या जो प्रवर्तनरूप योग, सो सत्य-अ्रसत्य 
रहित अनुभय मनोयोग कहिए । श्रैसे च्यारि प्रकार मनोयोग कह्या ।॥२१९॥। 


दसविहसचचे वयणे, जो जोगो सो द्‌ सच्चवचिजोगो । 
तव्विवरीजी सोसों, जाणुभयं सच्चसोसो त्ति! ॥२२०॥ 


दशविधसत्ये बचने, यो योग: स तु सत्यवचोयोगः । 
तहिपरीतो सृषा, जानीहि उभयं सत्यमृषेति ॥॥२२०॥। 


टीका - सत्य अर्थ का कहनहारा सो सत्य वचन है । जनपद ने आदि देकरि 
दस प्रकार सत्यरूप जो पदार्थ, तीहि विषे वचनप्रवृत्ति करने कौ समर्थ, स्वरनामा 
नामकर्म के उदय ते भया भाषा पर्याप्ति करि निपज्या, जो भाषा वर्गणा आलबन 
लीएं, आत्मा के प्रदेशनि विषे शक्तिरूप भाववचन करि उत्पन्न भया जो प्रवृत्तिरूप 


विशेष, सो सत्यवचन योग कहिए । 
बहुरि तीहिस्यो विपरीत श्रसत्य पदार्थ विष वचनप्रवृत्ति कौ कारण जो 
भाव वचन, तीहि करि जो प्रवर्तेनकूप योग होइ, सो अ्रसत्य वचन कहिए । 
बहुरि कमडलु विषे यहु घट है इत्यादिक सत्य-असत्य पदार्थ विषे वचन 
प्रवृत्ति कौ कारण जो भाव वचन, तीहि करि जो प्रवर्तेनरूप योग होइ, सो उभय 
वचन योग कहिए, असे हे भव्य ! तू जानि । 
जो णेव सच्चमोसो, सो जार असच्चमोसवचिजोगो । 
“ असणाणं जा भासा, सण्णीणामंतरी शआ्रादी * ॥२२१॥ 


यो नेच सत्यमृषा, स जानीहि अ्सत्यमृषावचोयोगः । 
अ्रसससां या भाषा, संज्ञिनासामंत्रण्यादिः २२१॥ 


१ - पट्खडागम-घवला पुस्तक १, पू रे८५ड, गा स १५८ 
२ - पट्खडागम-घवला पुस्तक १, पृ र८८, गा सं. १५६. 


३५६ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्श गाथा २२२-२२३ 


टीका - जो सत्य असत्यरूप न होइ असा पदार्थ विषे वचनप्रवृत्ति कौ 
कारण जो भाव वचन, तीहि करि जो प्रवर्ततरूप योग होइ, सो सत्य असत्य निर्णय 
रहित अ्रनुभय वचन योग जानना । ताका उदाहरण - उत्तर आधा सूत्र करि कहेँ 
है । जो बेइद्रियादिक असेनी पचेद्रिय पर्यत जीवनि के केवल भ्रनक्षररूप भाषा है, सो 
सर्वे भ्रनुभय वचन योग जानना । वा सैनी पचेद्रिय जीवनि के श्राग कहिए है, जो 
आमनत्रणी श्रादि भ्रक्षररूप भाषा, सो सर्वे श्नुभय वचन योग जानना । 


आग जनपद अ्रादि दस प्रकार संत्य कौ उदाहरण पूर्वक तीनि गाथानि करि 
कहे है - | 
जणवदसम्मदिठवरणा, णामे रूवे पड़चचववहारे। 
संभावरों य भावे, उबसाए दसविहं सच्चं ॥२२२॥ 


जनपदसम्सतिस्थापनानाम्नि रूपे प्रतित्यव्यवहारयो: । 
संभावनायां च भावे, उपमायां दशविधं सत्यम्‌ ॥२२२।। 


टीका - जनपद विषे, सवृति वा सम्मति विषे, स्थापना विषे, नाम विपे, 
रूप विषे, प्रतीत्य विषे, व्यवहार विषे, सभावना विषे, भाव विषे, उपमा विष असे 
दस स्थाननि विषे दस प्रकार सत्य जानना । 


भक्त देवी चंदप्पह, पडिमा तह य होदि जिणदत्तो । 
सेदो दिग्घो रज्कदि, क्रो त्तिय जंहदवे वग्रणं ॥२२३॥ 


भक्त देवी चद्रप्रभप्रतिमा तथा च भवति जिनदत्त* । 
श्वेतो दीर्घो रध्यते, क्रमिति च यज्भूवेहबनम्‌ ॥२२३।। 
टीका - दस प्रकार सत्य कह्या, ताका उदाहरण श्रनुक्रम ते कहिए हैं । 


देशनि विषे, व्यवहारी मनुष्यनि विषे प्रवृत्तिऱ्प वचन सो जनपद संता 
कहिए । जैसे ओदन कौ महाराप्ट्र देश विषे भातू वा भेटू कहिए। अश्नदेश विर्ष 
वटक वा मुकड्‌ कहिए । कर्णाट देश विषे कूलु कहिए । द्रविड देश विषे चोर कहिए, 
इत्यादिक जानना । हर 
बहुरि जो सवृति कहिए कल्पना वा सम्मति कहिए बहुत जीवनि करि तेंसे 
ही मानना सर्वे देशनि विषे समान रूढिरूप नाम,. सो संवृति सत्य कहिए वा इसे 


सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | [ ३५४७ 


हो को सम्मतिसत्य कहिए । जैसे किसो विषे पटरानीपना न पाइए श्रर वाका 
नाम देवी कंहिए । 


बहुरि जो अन्य विषे अन्य का स्थापन करि, तिस मुख्य वस्तु का नाम 
कहना; सो स्थापनासत्य कहिए । जैसे रत्नादिक करि निर्मापित चद्रप्रभ तीथंकर 


की प्रतिमा कौ चद्रप्रभ कहिए । 


बहुरि देशादिक की श्रपेक्षा भातु इत्यादिक नाम सत्य है । तैसे श्रन्य श्रपेक्षा 
रहित केवल व्यवहार निमित्त जिसका जो नाम होइ, सो कहना, सो नामसत्य 
कहिए । जैसे किसी का नाम जिनदत्त है, सो जिन भगवान करि दीया होइ, ताकोौ 
जिनदत्त कहिए, सो इहा दानक्रिया की अ्रपेक्षा बिना ही जिनदत्त नाम 


कहिए । 

बहुरि जो पुदूगल के अनेक गुण होत सते रूप की मुख्यता लीए वचन कहिए 
सो रूपसत्य कहिए । जैसे यहु॒ पुरुष सफेद है, श्रैसा कहिए । तहा वाके केशादिक 
श्याम वा रसादिक अन्य गुण वार्क पाइए है, परि उनकी मुख्यता न करी । 


बहुरि जो विवक्षित वस्तु ते अन्य वस्तु की अपेक्षा करि तिस विवक्षित वस्तु 
को हीनाधिक मान वचन कहिए, सो प्रतीत्यसत्य कहिए । याही का नाम आपेक्षिक 
सत्य है । जैसे यहु दीर्च है असा कहिए, सो तहा किसी छोटे की अपेक्षा याकौ दीर्घ 
कह्या बहुरि यहु ही याते दीर्घ की अपेक्षा छोटा है, परन्तु वाकी विवक्षा न लीन्ही । 
ग्रेसे ही स्थूल सूक्ष्मादिक कहना, सो प्रतीत्यसत्य जानना । 


बहुरि जो नंगमादि नय की श्रपेक्षा प्रधानता लीए वचन कहिए, सो व्यवहार- 
सत्य जानना । जैसे नेगम नय की प्रधानता करि जैसा कहिए कि “भात पचे है' सो 
भात ती पे पीछे होगा, अरब तो चावल ही है। तथापि थोरे ही काल में भात 
होना है, ताते नैगसम नय की विवक्षा करि भात पर्याय परिणमने योग्य द्रव्य अपेणाः 
सत्य कहिए । आ्रादि शत््द करि सग्रहनयादिक का भी व्यवहार विधान जानना । 


नयनि का व्यवहार की अपेक्षा जैसे सर्व पदार्थ सत्त्व रूप है वा असत्त्व रूप 
हे इत्यादिक वचन सो व्यवहारसत्य है । नैगमादि नय तै सग्रह नयादिक का व्यवहार 
हो है, जाते याकौ व्यवहारसत्य कहिए। 


३५८ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाबा २९४ 


सक्‍को जंबूदीवं, पल्‍लट्टदि पाववज्जवयणं च । 
पल्‍लोवमं च कससो, जणपदसच्चादिदिदठता ॥२२४॥ 


शक्रो जंबूद्धीपं, परिवर्तेयति पापवर्जवचन च । 
एल्पोपम॑ च क़मशो, जनपदसत्पादिदृष्टांताः ॥॥२२४।। 


टीका - श्रसभवपरिहार पूर्वक वस्तु के स्वभाव का विधानरूप लक्षण धरे, 
जो सभावना तीहि रूप वचन सो सभावना सत्य कहिए । जैसे इद्र जवूह्वीप पलटावने 
कौ समर्थ है, असा कहिए । तहा जवृद्वीप कीं पलटाने की शक्ति सभव नाही । ताका 
परिहार करि केवल वामे असी शक्ति ही पाइए है, अैसा जवबृह्दीप पलटावने की 
क्रिया की अपेक्षा रहित वचन सो सत्य है । जैसे बीज विष अकूरा उपजावने की 
शक्ति है, सो यहु क्रिया की अपेक्षा लीए चचन है । जाते भ्रसभव का परिहार करि 
वस्तु स्वभाव का विधानरूप जो सभावना, ताके नियम करि क्रिया की सापेक्षता 
नाही है । जाते क्रिया है, सो अनेक वाह्य कारण मिले उपज है । 


बहुरि श्रतीद्रिय जो पदार्थ, तिनि विषे सिद्धात के श्रनुसारि विधि निषेध का 
संकल्परूप जो परिणाम, सो भाव कहिए । तीहि ने लीए जो वचन, सो भावसत्य 
कहिए । जैसे जो सूकि गया होइ वा श्रग्नि करि पच्या होइ वा घरटी, कोल्ड 
इत्यादिक यत्र॒करि छिन्न कीया होइ अथवा खटाई वा लूण करि मिश्रित हूवा होइ 
वा भस्मीभूत हवा होइ वस्तु, ताकौ प्रासुक कहिए । याके सेवन ते पापबध नाही । 
इत्यादिक पापवर्जनरूप वचन, सो भावसत्य कहिए । यद्यपि इनि वस्तुनि विषे 
इद्विय अगोचर सूक्ष्म जीव पाइए हैं, तथापि आझागम प्रमाण ते प्रासुक अप्रासुक की 
सकल्परूप भाव के आश्चित श्रैसा वचन सो सत्य है, जाते समस्त श्रतीद्विय पदार्थ के 
ज्ञानीनि करि कह्मा हुवा वचन सत्य है । चकार करि अँसा ही और भावसत 
जानना । 


बहुरि जो किसी प्रसिद्ध पदार्थ की समानता किसी पदार्थ को कहिए सो 
उपमा है । तीहि रूप वचन सो उपमासत्य कहिए । जैसे उपमा प्रमाण विषे पल्योपम 
कह्या, तहा धान भरणोे का जो खास ( गोदाम ) ताको पल्य कहिए, ताकी उपमा 
जाकौं होइ जैसी सख्या कौ पल्योपम कह्या, सो इहा उपमासत्य है । असख्याता- 
सुख्यात रोम खडनि के आश्रयभूत वा तीहिं प्रमाण समयनि के आ्राश्रयभूत जो सब्या 


सम्पसज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका | [ ३५६ 


विशेष, ताके कोइ प्रकार खाडा विषे रोम भरने करि, पल्‍य की समानता का 
ग्राश्नय करि, पल्योपम कहिए है । चकार करि सागर श्रादि उपमासत्य के विशेष 
जाननें । 


असे अनुक्रम ते जनपदादिक सत्य के भोजनादिक उदाहरण क्रम ते कहे । 
आगे अनुभय वचन के आमंत्रणी आदि भेदनि के निरूपण के निमित्त दोय 
गाथा कहे है - 


आमंतर्णि आणवणी, याचणिया पुच्छणी य पण्णवरणी । 
पच्चक्खाणी संसयवयणी. इच्छाणुलोमा ये ॥२२५॥ 


आमंत्रणी श्राज्ञापनी, याचनों आपृुच्छनी च॒ प्रज्ञापनी । 
प्रत्याख्यानी संशयवचनी इच्छानुलोम्नी च ॥२२५॥। 


टीका - है देवदत्त ! तू आव' इत्यादि बुलावनेरूप जो भाषा, सो आमंत्रणी 
कहिए । बहुरि तू इस कार्य कौ करि' इत्यादि कार्य करवाने की आज्ञारूप जो भाषा 
सो भ्राज्ञापी कहिए । बहुरि 'तू मोकौ यहु वस्तु देहु' इत्यादि मागनेरूप जो भाषा 
सो याचनी कहिए । बहुरि 'यहु कहा है ?” इत्यादि प्रश्नरूप जो भाषा सो आपृच्छनी 
कहिए । बहुरि 'हे स्वामी मेरी यहु वीनती है इत्यादि किकर की स्वामी सौ 
वीनतीरूप जो भाषा, सो प्रज्ञापनी कहिए । बहुरि "मै इस वस्तु का त्याग कीया' 
इत्यादि त्यागरूप जो भाषा, सो प्रत्याख्यानी कहिए । बहुरि जैसे 'यहु बुगलो की 
पकति है कि ध्वजा है इत्यादि सदेहरूप जो भाषा, सो सशयवचनी कहिए । बहुरि 
जैसे 'यहु है तैसे मोकौ भी होना' इत्यादि इच्छानुसारि जो भाषा, सो इच्छानुवचनी 
कहिए । 


णवमी अणवक्‍खरगदा, अ्रसच्चमोसा हवंति भासाओं । 
सोदाराणं जहा, वत्तावत्त ससंजराथा ॥२२६॥ 
नवमी अ्नक्षरगता, श्रसत्यमृषा भवंति भाषाः । 
श्रोत्‌ णं यस्मात्‌॒व्यक्ताव्यक्तांशसंज्ञापिकाः ॥॥२२६॥ 


टीका - आठ भाषा तो आगे कही अर नवमी अनक्षररूप बेइद्रियादिक असैनी 
जीवनि के जो भाषा हो है, अपने-अपने समस्यारूप सकेत की प्रकट करणहारी, सो 


३६० ] | गोस्सटसार जौधकाण्ड गाया २२७ 


अनुभय भाषा जाननी | श्रैसे सत्य अ्रसत्य लक्षण रहित श्रामत्रणी आदि अनुभय 
भाषा जाननी । इनि विषे सत्य अ्रसत्य का निर्णय नाही, सो कारण कहै हैं। जाते 
असे वचननि का सुननेवाला के सामान्यपना करि तौ श्रर्थ का अ्रवयव प्रगट हुवा, 
ताते असत्य न कही जाइ | बहुरि विशेषपना करि भ्र्थ का श्रवयव प्रगट न हुवा ताते 
सत्य भी न कह्मा जाय, ताते अ्नुभय कहिए। जैसे कही 'त्‌ श्रावः सो इहा सभी 
सुननेवाला ने सामान्यपने जान्या कि बुलाया है, परतु वह आवैगा कि न श्रावंगा 
असा विशेष निर्णय तौं उस वचन में नाही । ताते इसकौ अनुभय कहिए । असे सब 
का जानना । श्रन्य भी अनुभय वचन के भेद है। तथापि इन भेदनि विषे गर्भित 
जानने । अथवा अंसे ही उपलक्षण ते जैसी ही व्यक्त अ्रव्यक्त वस्तु का श्रश की 
जनावनहारी और भी श्रनुभय भाषा जुदी जाननी । 


इहा कोऊ कहैगा कि श्रनक्षर भाषा का तौ सामान्यपना भी व्यक्त नाही हो 
है, याकौ अनुभय वचन कंसे कहिए ? 


ताकौ उत्तर - कि श्रनक्षर भाषावाले जीवनि का सकेतरूप वचन हो है। 
तिस ते उनका वचन करि उनके सुख -दुख आदि का भ्वलबन करि हर्षादिक रूप 
ग्रभिप्राय जानिए है। ताते अनक्षर शब्द विषे भी सामान्यपना की व्यक्तता 
सभवे है। 


श्राग ए मन बचन योग के भेद कहे, तिनिका कारण कहै है-- 


सरणवयणारं मलणिमित्त खलु पुण्णदेहउदओ दु । 
मोसुभयाण मृूलणिमित्त खलु होदि आवरण ॥२२७॥ 


मनोवचनयोर्मूलनिमित्त खलु पूर्णदेहोदयस्तु । 
सुदोभययोमूलनिमित्त खलु भवत्यावरणम्‌ ॥॥२२७॥। 


ढीका - सत्यमनोयोग वा अनुभयमवोयोग बहुरि सत्यवचनयोग वा 
झनुभयवचनयोग, इनिका मुख्य कारण पर्याप्त नामा नामकर्म का उदय भर 
शरीर नामा नामकर्म का उदय जानना । जाते सामान्य है, सो विशेष विता न हो 
है | ताते मन वचन का सामान्य ग्रहरा हुवा, तहा उस ही का विशेष जो है, सत्य 
अर अनुभय, ताका ग्रहण सहज ही सिद्ध भया। श्रथवा असत्य-उभय का आगे 


सम्यस्तानचन्द्रिफा भाषादीका | [ ३६१ 


निकट ही कथन है । ताते इहा अभ्रवशेष रहे सत्य-अनुभय, तिनि का ही ग्रहरा करना । 
बहुरि आवरण का मद उदय होते असत्यपना की उत्पत्ति नाही हो है । ताते असत्य 
वा उभय मतनोयोग श्र वचनयोग का मुख्य कारण आवरण का तीक् अनुभाग का 
उदय जानना । इसहू विषे इतना विशेष है, तीत्रतर आवरण के अनुभाग का 
उदय असत्य मन-वचन कौ कारण है। श्रर तीत्र श्रावरण के अनुभाग का उदय 
उभय मन-वचन कौ कारण है । 


इहा कोऊ कहै कि असत्य वा उभय मन-वचन का कारण दर्शन वा चारित्र 
मोह का उदय क्यो न कहौ ? 


ताकां समाधान - कि असत्य भ्रर उभय मन, वचन, योग सिथ्यादृष्टीवत्‌ 
अ्रसयत सम्यग्दृष्टी के वा सयमी के भी पाइए ॥ ताते तू कहै सो बने नाही । ताते 
सत्र मिथ्यादृष्टी आदि जीवनि के सत्य-भ्रसत्य योग का कारण मद वा तीत्र आव- 
रण के अनुभाग का उदय जानना । केवली के सत्य-अनुभय योग का सद्भाव सर्व 
आवरण के अभाव ते जानना । अ्रयोग केवली के शरीर नामा नामकर्म का उदय 
नाही । ताते सत्य अर अनुभय योग का भी सद्भाव नाही है । 


इहा प्रश्त उपजे है कि-केवली के दिव्यध्वनि है, ताके सत्य-वचनपना वा 
अनुभय वचनपना कंसे सिद्धि हो है ? 


ताका समाधान-केवली के दिव्यध्वनि हो है, सो होते ही तौ अ्रनक्षर हो 
है, सो सुनने वालो के कर्णप्रदेश को यावत्‌ प्राप्त न होइ तावत्‌ काल पर्यत अनक्षर 
ही है। ताते अनुभय वचन कहिए । बहुरि जब सुनने वालो के कर्ण विषे प्राप्त हो 
है, तब अक्षर रूप होइ, यथार्थ वचन का अभिप्राय रूप सशयादिक कौ दूर करे है। 


ताते सत्य वचन कहिए । केंवली का अ्रतिशय करि पुदुगल वर्गणा तैसे ही परिणमि 
जाय है । 


भ्रागे सयोग केवली के मनोयोग कंसे सभवे है ? सो दोय गाथानि करि 


कहे है - 


सरणसहियाणं वयणं, दिद॒ठं तप्पुव्यसिदि सजोगम्हि । 
उत्तो मसरोवयारेंणिदियणाणेण, हीणसम्सि ॥२२८७ 


हर ] [ गौम्मटसार जौवकाण्ड गोवा २३२५-१६ 


सनःसहिताना वचन, दृष्ठं तत्पुवेंसिति सयोगे । 
उक्ती सन उपचारेणेद्रियज्ञानेनः हीने ॥२२८॥। 


टोका - इन्द्रिय ज्ञान जो मतिज्ञान, तीहि करि रहित श्रैसा जु सयोग केवली, 
तीहि विषे मुख्यपने तौ मनो योग है नाही, उपचारते है । सो उपचार विपषे निमित्त 
का प्रयोजन है, सो निमित्त इहा यहु जानना - जैसे हम श्रादि छम्मस्थ जीव मन 
करि सयुक्त, तिनिके मनोयोग पूर्वक अक्षर, पद, वाक्य, स्वरूप वचनव्यापार देखिए 
है । ताते केवली के भी मनोयोग पुवेक वचन योग कह्या । 


इहा प्रश्न - कि छद्मस्थ हम भ्रादि श्रतिशय रहित पुरुषनि विषे जो स्वभाव 
देखिए, सो सातिशय भगवान केवली विषे कैसे कल्पिए ? 


थे 
ताकां समाधान - सादृश्यपना नाही है, इस ही वास्ते छद्मस्थ के मनोयोग 
मुख्य कह्या । अर केवली के कल्पनामात्र उपचाररूप मनोयोग कहा है। 


सो इस कहने का भी प्रयोजन कहै है--- 


श्र गोवगुदयादो, दव्वमणट्ठं जिणदर्चंदहि । 
मणवग्गणखंधाणं, श्रागमणादो दु समणजोगो ॥२२दे॥ 


अ्रगोपागोदयात्‌, द्रव्यमनोडर्थ जिनेंद्रचंद्रे । 
मनोवर्गंणास्कधानामागसनात्‌ तु सनोयोग: ।॥२२९॥। 


टीका - जिन है इद्र कहिए स्वामी जिनिका, श्ैैसे जो सम्यर्दृष्टी, तिनिक 
चद्रमा समान ससार-आताप अश्रर श्रज्ञान अधकार का नाश करनहारा, श्रैसा जो 
सयोगी जिन, तीहि विषे अगोपाग नामा नामकर्म के उदय ते द्रव्यमन फूल्या श्राठ 
पाखडी का कमल के आ्राकार हृदय स्थानक के मध्य पाईए है। ताके परिणमने को 
कारणभूत मन वर्गणा का आगमन ते द्रव्य मन का परिणमन है। ताते प्राप्ति 
प्रयोजन ते पूर्वोक्त निमित्त ते मुख्यपन भावमनोयोग का अ्रभाव है । तथापि मत- 
योग उपचार मात्र कह्मा है। अथवा पूर्व गाथा विष कह्मया था, आत्मप्रदेशनि के 
कर्म नोकर्म का ग्रहरारूप शक्ति, सो भावमनोयोग, बहुरि याही ते उत्पन्न भया 
मनोवर्गणारूप पुदुगलनि का मनरूप परिणमना, सो द्रव्यमनोयोग, सो इस गाथा 
सूत्र करि सभवे है। ताते केवली के मनोयोग कह्मा है । तु शब्द करि केवली के 


सम्याज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ३६३ 


पूर्वोक्त उपचार कह्मा, तिसके प्रयोजनभूत सर्व जीवनि की दया, तत्त्वार्थ का उपदेश 
शुक्लध्यानादि सर्व जानने । 


झ्रागे काययोग का निरूपण प्रारभ है। तहा प्रथम ही काय योग का भेद 
झ्ौौदारिक काययोग, ताकौ निरुक्तिपूर्वक कहे है - 


पुरुमहदुदारुरालं, एयद्ठो संविजाण तम्हि भव । 
औरालियं तमु (त्तिउ)चचइ औरालियकायजोगो सो! ॥२३०॥ 


पुरुमहदुदा रघुरालसेकार्थं: संविजानीहि तस्मिन्भवम्‌ । 
औरालिक॑ तद॒च्यते औरालिककाययोगः सः ॥२३०१॥। 


टीका - पुरु वा महत्‌ वा उदार वा उराल वा स्थूल ए एकार्थ है । सो स्वार्थ 
विषे ठण प्रत्यय ते जो उदार होइ वा उराल होइ, सो औदारिक कहिए दा औरालिक भी 
कहिए अथवा भव श्रर्थ विषे ठण्‌ प्रत्यय ते जो उदार विषे वा उराल विष उत्पन्न होइ, सो 
श्रोदारिक कहिए वा औरालिक भी कहिए । बहुरि सचयरूप पुद्गलपिड, सो औदा- 
रिक काय कहिए । शऔदारिक शरीर नामा नामकर्म के उदय ते निपज्या औदारिक 
शरीर के आकार स्थूल पुद्गलनि का परिणमन, सो औदारिक काय जानना । 
वैक्रियिक आदि शरीर सूक्ष्म परिणम है, तिनिकी श्रपेक्षा यहु स्थल है, वाते 
श्रौदारिक कहिए है । 


इहां प्रश्न - उपजै है कि सूक्ष्म पृथ्वीकायिकादि जीवनि के स्थूलपना नाही 
है, तिनिकौ श्रौदारिक शरीर कंसे कहिए है ? 


ताकां समाधान - इन हूते वेक्रियिकादिक शरीर सूक्ष्म परिणम है, ताते 
तिनकी अपेक्षा स्थूलपना आया । भ्रथवा परमागम विषे जैसी रूढि है, ताते 
समभिरूढि करि सूक्ष्म जीवनि के ओऔदारिक शरीर कह्या, सो औदारिक शरीर के 
निमित्त आत्मप्रदेशनि के कर्म-तोकर्म ग्रहण की शक्ति, सो औदारिक काय योग 
कहिए है । अथवा ओऔदारिक वर्गणारूप पुद्गल स्कधनि कौ ओऔदारिक शरीररूप 
परिणमावने कौ कारण, जो शआत्मप्रदेशनि का चचलपना, सो औदारिक काययोग हे 
भव्य | तू जानि । भ्रथवा औदारिक काय सोई श्रौदारिककाय योग है । इहा कारण 


पु 


६“ पट्खडागम धवला पुस्तक १, पृ २६९३ गाथा स १६० पाठभेद-त विजाण तिगुत्त । 


३६४ ] | गोम्सटसार जीवकाण्ड गाथा २३१-२३२ 


विषे कार्य का उपचार जानना । इहा उपचार है सो निमित्त अर प्रयोजन धरे है। 
तहा औदारिक काय ते जो योग भया, सो औदारिक काय योग कहिए, सो यहु 
तौ निमित्त । बहुरि तिस योग ते ग्रहे पुदूगलनि का कर्म-नोकर्मरूप परिणमन, सो 
प्रयोजन सभवे है । ताते निमित्त भ्रर प्रयोजन की श्रपेक्षा उपचार कह्मा है । 


शभ्रागे औदारिक मिश्रकाययोग कों कहै है - 


ओरालिय उत्तत्थं, विजाण मिस्स तु श्रपरिपुण्णं त॑ं । 
जो तेण संपजोगो, ओरालियमिस्सजोगो सो! ॥२३१॥ 


श्ौरालिकमुक्तार्थ, विजानीहि मिश्र तु श्रपरिपुर्ण तत्‌ । 
यस्तेन संप्रयोग., औरालिकमिश्रयोगः सः ॥२३१॥। 


टीका - पूर्वोक्त लक्षण लीए जो औदारिक शरीर, सो यावत्‌ काल अतर्मुह्॒ते 
पर्यत पूर्ण न होइ, श्रपर्याप्त होइ, तावत्‌ काल ओऔदारिक मिश्र नाम अनेक के मिलने 
का है, सो इहा अपर्याप्त काल सबधी तीन समयनि विषे सभवता जो कार्माण योग, 
ताकी उत्कृष्ट कार्माण वर्गंणा करि सयुक्त है, ताते मिश्र नाम है | अथवा परमागम 
विषे असे ही रूढि है। जो अपर्याप्त शरीर कौ मिश्र कहिए, सो तीहि शदारिक 
मिथ्र करि सहित सप्रयोग कहिए, ताके अर्थ प्रवर्त्या जो आत्मा के कर्म-तोकर्म 
ग्रहणे की शक्ति धरे प्रदेशनि का चचलपना, सो योग है। सो शरीर पर्याप्ति की 
पूर्णता के श्रभाव ते श्रौदारिक वर्गणा स्कधनि कौ संपूर्ण शरीररूप परिणमावने कौ 
अ्रसमर्थ है । श्ैसा औदारिक मिश्र काययोग तू जानि । 


आग विक्रियिक काय योग कौ कहै हैं--- 
विविहगुणइडिढ्जुत्तं, विक्किरियं वा हु होदि वेगुव्वं । 
तिस्से भवं च णेयं, वेगुव्वियकायजोगो सो * ॥२३२॥ 
विविधगुणड्धियुक्तं, विक्रिय वा हि भवति विमुर्वम्‌ । 


तस्मिनू भवं च ज्ञेयं, वेगृविककाययोगः सः ॥२३२॥। 


१ पट्खडागम - धवला पुस्तक ९ पृष्ठ २६३, गा स १६१ 
२ पट्खडागम - धघवला पुस्तक १, प्रृष्ठ २६३, गाथा १६२। 


सस्यस्झ्ञावच बिका भाषाटीका ] [ ३६४ 


टीका - विविध नानाप्रकार शुभ अशुभरूप भ्रणिमा, महिमा श्रादि गुण 
तिनकी ऋद्धि जो महतता, तीहि करि सयुक्त देव-नारकीनि का शरीर, सो वैगूर्वे 
कहिए वा वैगूविक कहिए वा वेक्रियिक कहिए । तहा विगुर्व कहिए नानाप्रकार गुण, 
तिस विषे भया सो वेगूर्व है। भ्रथवा विगूर्व है प्रयोजन जाका, सो वेगूविक है । इहा 
ठण्‌ प्रत्यय श्राया है। श्रथवा विविध नानाप्रकार जो क्रिया, अनेक अ्रणिमा 
आदि विकार सो विक्रिया । तहा भया होइ, वा सो विक्रिया जाका प्रयोजन होइ, 
सो वेक्रियिक है। असी निरुक्ति जानना । जो वेगूविक शरीर के श्रथि तिस शरीररूप 
परिणमने योग्य जो आहार वर्गणारूप स्कधनि के ग्रहण करने की शक्ति धरे, आत्म- 
प्रदेशनि का चचलपना, सो वेगूविक काय योग जानना । 


ग्रथवा वेक्रियिक काय, सोई वेैक्रियिक काय योग है । इहा कारणा विषे कारयें 
का उपचार जानना । सो यहु उपचार निमित्त श्र प्रयोजन पूर्ववत्‌ धरे है | तहा 
वेक्रियिक काय ते जो योग भया, सो वेक्रियिक काय योग है । यहु निमित्त श्रर तिहि 
योग ते कर्म-नोकमं का परिणमन्र होना, सो प्रयोजन सभवे । 


आगे देव-नारकी के तौ कह्या और भी किसी-किसी के वैक्रियिक काय 
योग सभवे है, सो कहे है -- ह 


बादरतेऊवाऊ, पंचिदियपुण्णगा विगुव्वंति । 
ओोरालियं सरीरं, विगुव्वणप्पं हुवे जेसि ॥२३३॥ 


बादरतेजोबायुपंचेद्रियपुर्णोंका विगुर्वंति । 
श्रौरालिक शरीरं, विमृर्वेशात्मक भवेद्येषाम्‌ ॥२३३॥। 


टीका - बादर तेजकायिक वा वातकायिक जीव, बहुरि कर्मभूमि विष जे 
उत्पन्न भए चक्रवरति कौ आदि देकरि सनी प्चेद्री पर्याप्त तिर्यच वा मनुष्य, बहुरि 
भोगभूमिया तियँच वा भनुष्य ते श्रौदारिक शरीर कौ विक्रियारूप परिणमावै है। 
जिनिका ओश्रौदारिक शरीर ही विक्रिया लीए पाइए है । ते जीव श्रपृथक्‌ विक्रिया रूप 
परिणसे है । अर भोगभूमिया, चक्रवर्ति पृथक्‌ विक्रिया भी करे है । 


जो अपने शरीर ते भिन्न अनेक शरीरादिक विकाररूप करे, सो पथक 
पविक्रिया कहिए । तर 


इक | गौम्सटसार जौवकाण्ड गाया २३४-२३१ 


बहुरि जो अश्रपने शरीर ही कौ अनेक विकाररूप करे, सो अ्रपृथक्‌ विक्रिया 
कहिए । 
आगे वेक्रियिक मिश्रकाय योग कहै है-- 


वेगुव्वियउत्तत्थं, विजाण मिस्स तु अपरिपुण्णं त॑ । 
जो तेण संपयोगो, वेगुव्वियमिस्सजोगो सो * ॥२३४॥ 


वेगूधिकमुक्तार्थ, विजानीहि भिश्च तु श्रपरिपूर्ण तत्‌ । 
यस्तेत संप्रयोगो, वेगुविकसिश्रयोग:ः सः ॥२३४।॥। 


टीका - पूर्वोक्त लक्षण ने लीए जो वैग्रूविक वा वैक्रियिक शरीर, सो यावत्‌ 
काल श्रतर्मुहृर्त पर्यत पूर्ण न होइ-शरीर पर्याप्ति की सपूर्णता का अभाव करि 
वेक्रियिक काययोग उपजावने कौ असमर्थ होइ, तावत्‌ काल वैक्रियिक मिश्र कहिए । 
मिश्रपता इहा भी शदारिक सिश्रवत्‌ जानना । तीहि वेक्रियिक मिश्र करि सहित 
सप्रयोग कहिए कर्म-नोकमं ग्रहण की शक्ति कौ प्राप्त अपर्याप्त कालमात्र आत्मा के 
प्रदेशनि का चचल होना, सो वेक्रियिक मिश्र काययोग कहिए। श्रपर्याप्त योग का 
नाम मिश्र योग जानना । 


भ्राग आहारक काययोग कौ पाच गाथानि करि कहै है-- 


आहारस्सुदएण य, पमत्तविरदस्स होदि आहार । 
असंजमपरिहरणट्‌ठं, संदेहविणासणद्ठ च ॥२३५॥ 


आहारस्योदयेन च, प्रसत्तविरतस्य भवति श्राह्रकम्‌ । 
असयमपरिहरणार्थ, सदेहविनाशनार्थ च ॥२३५॥। 


टीका - प्रमत्त विरति षष्ठम गुणस्थानवर्ती मुनि, ताके आहारक शरीर 
तामा नामकर्म के उदय ते आहार वर्गणारूप पुदंगल स्कधनि का भ्राह्मरक शरीर- 
रूप परिरमने करि श्राहरक शरीर हो है। सो किसे भ्रथि हो है ? श्रढाई दीप 
विषे तीथ्थयात्रादिक निमित्त वा श्रसयम दूरि करवे के निमित्त वा ऋद्धिवुक्त होते 





१ षदखडागम -- धवला पुस्तक १, पृष्ठ २६४, गाथा १६३ । 


सम्यग्शानचन्द्रिका भाषाटीफा ] [ ३६७ 


भी श्रुतज्ञानावरण वीर्यातराय का क्षयोपशम की मदता होते कौऊ धर्म्यध्यान का 
विरोधी शास्त्र का अर्थ विषे सदेह उपजे ताके दूरि करने के निमित्त श्राह्राक शरीर 
उपज है । 


णियखेत्ते केवलिदुगविरहे णिक्कम्मणपहुदिकल्लाणे । 
परखेत्ते संवित्ते, जिशाजिणघरवंदणट्ठं च॥२३९॥ 


निजक्षेत्रे केवलिदिकविरहे निष्क्रमराप्रभूतिकल्याणे । 
परक्षेत्रे संवृत्ते, जिनजिनगहवंदनार्थ च ॥॥२३६॥। 


टीका - निज क्षेत्र जहा अपनी गमनशक्ति होइ, तहा केवली श्रुतकेवली न 
पाइए । बहुरि परक्षेत्र, जहा अपने औदारिक शरीर की गमन शक्ति न होइ, तहा 
केवली श्रुतकेवली होइ अथवा तहा तपज्ञान निर्वाणा कल्याणक होइ, तौ तहा 
भ्रसयम दूर करने के निमित्त वा सदेह दूर करने के निमित्त वा जिन श्रर जिन- 
मदिर तिन की वंदना करने के निमित्त, गमन करने कौ उद्यमी भया, जो प्रमत्त 
सयमी, ताके भ्राहारक शरीर हो है। 


उत्तमश्रंग सह हवे, धादुविहीणं सुहं अ्रसंहणणं । 
सुहसंठाणं धवलं, हत्थपसाणं पसत्थुदयं ॥२३७॥ 


उत्तमांगे भवेत्‌, धातुविहीन शुभमसंहनन्म्‌ । 
शुभसंस्थानं धवलं हस्तप्रमारा प्रशस्तोदय ।॥२३७।॥॥ 


टीका - सो आहारक शरीर कसा हो है ? रसादिक सप्त धातु करि रहित 
हो है । बहुरि शुभ नामकर्म के उदय ते प्रशस्त भ्रवयव का धारी शुभ हो है। 
बहुरि सहनन जो हाडो का बंधान तीहि करि रहित हो है । बहुरि शुभ जो सम 
चतुरस्रसस्थान वा अगोपाग का आकार, ताका धारक हो है । बहुरि चद्रकातमणि 
समान श्वेत वर्ण हो है। बहुरि एक हस्त प्रमाण हो है। इहा चौवीस व्यवहारा- 
गुल प्रमाण एक हस्त जानना । बहुरि प्रशस्त जो आहारक शरीर बधनादिक पुण्य- 
रूप प्रकृति, तिनि का है उदय जाकं, असा हो है | गैसा आहारक शरीर उत्तमाग 
जो है मुनि का मस्तक, तहा उत्पन्न हो है । 


३६८ ] [ गाध्मटसार जीवकाण्ड याथा २३८ २३६-२४० 


अ्रव्वाघादी अ तोमुहुत्तकालट्ठिदी जह॒ण्णिदरे । 
पज्जत्तीसंपुण्णे, मरणं पि कर्दाचि संभवई ॥२३४८॥ 


अ्रव्याघाति शअ्रंतर्मुहुतंकालस्थिती जघस्येतरे । 
पर्याप्तिसंपूर्रायां, मरणसपि कदाचित्‌ संभवति ॥॥२३८॥। 


टीका - सो आहारक शरीर भव्याबाध है, वैक्रियिक शरीर की ज्यो कोई 

वज्त्र पर्वतादिक करि रुकि सक॑ नाही । श्राप किसी कौं रोक नाही । बहुरि जाकी 
जघन्य वा उत्कृष्ट अतर्मुह्तें काल प्रमाण स्थिति है, जैसा है । बहुरि जब आहारक 
शरीर पर्याप्ति पूर्ण होइ, तब कदाचित्‌ कोई आहारक काययोग का धारी प्रमत्त 
मुनि का आहारक काययोग का काल विषे अपने श्रायु के क्षय ते मरण भी सभवे 
है । 

आहरदि श्रणेण मुणी, सुहमे अत्थे सयस्स संदेहे । 

गत्ता केवलिपासं, तह्या आहारगो जोगो * ॥२३६॥ 


ग्राहारत्यनेन मुनिः, सुक्ष्मानर्थान्‌ स्वस्थ संदेहे । 
गत्वा केवलिपाश्व॑ तस्मादाहारको योगः ॥२३९॥। 


टीका - आहारक ऋद्धि करि सयुक्त प्रमत्त मुनि, सो पदार्थनि विषे श्राप के 
सदेह होते, ताके दूरि करने के अरथि केवली के चरण के निकट जाइ, आप ते अन्य 
जो केवली, तीहिकरि जो सूक्ष्म यथार्थ अर्थ कौ श्राहरति कहिए ग्रहरा कर, सो 
आ्राहारक कहिए । आ्राह्मरस्वरूप होइ, ताकौं श्राहरक कहिए । सो ताके तो शरीर 
पर्याप्ति पूर्ण होते, आहार वर्गणानि करि आहारक शरीर योग्य पुदूगल स्कधनि के 
अ्रहण करने की शक्ति धरे, आात्मप्रदेशनि का चचलपना, सो आाहारक काययोग 
जानना । 


श्राग आहारक मिश्र काययोग कौ कहैं हैं-- 


आहारयमृत्तत्थं, विजाण सिस्सं तु श्रपरिणुण्ण त॑ । 
जो तेण संपजोगो, आहारयमिस्सजोगो सो ' ॥२४०॥ 


१ पटखण्डागम - घवला पुस्तक ९, पृष्ठ २६६ गाथा १६४। 
२ पद्खण्डागम-घवला पुस्तक १, पृष्ठ २६६, गाथा १६५ । 


सम्पशज्नानचन्द्रिका भाषादीका ] | ३६६ 


आहारकमुक्तार्थ विजानीहि मिश्र तु श्रपरिपूर्ण तत्‌ । 
यस्तेन संप्रयोगः . आहारकमिश्रयोग:ः सः ॥२४०॥। 


टीका - पूर्वोक्त लक्षण लीए श्राह्दरक शरीर, सो यावत्‌ काल अतर्मुहृतपर्यत 
पूर्ण न होइ, आहार वर्गंणारूप पुदूगल स्कंधनि का आहारक शरीररूप परिणमावने 
कौ श्रसमर्थ होइ, तावत्‌ काल श्राह्यारक मिश्र कहिए। इहहा पूर्व जो औदारिक 
शरीररूप वर्गणा है, ताके मिलाप ते मिश्रपना जानना । तीहि आराहारक मिश्र करि 
सहित जो सप्रयोग कहिए भ्रपूर्ण शक्तियुक्त आत्मा के प्रदेशनि का चचलपना, सो 
आहारक मिश्रकाययोग हे भव्य ! तू जानि। 


श्रागे कार्माण काय योग कौ कहै है-- 


कम्सेव य कस्मभवं, कम्सइयं जो दु तेरा संजोगो । 
कश्सइयकायजोगो, इगिविगतिगसमयकालेसु! ॥२४१॥ 


कर्सेव च कर्मभवं, कार्मणं यस्तु तेन संयोग: । 
कार्मशकाययोगः, एकह्विकन्रिकसमयकालेषु १२४११ 


टीका - कर्म कहिए ज्ञानावरणादिरूप पुद्गल स्कथध, सोइ कार्माण शरीर 
जानना । अथवा कम जो कार्माण शरीर नामा नामकर्म, ताके उदय करि भया, सो 
कार्माण शरीर कहिए । तीहि कार्माण स्कथध सहित वर्तमान जो संप्रयोगः कहिए 
ग्रात्मा के क्मग्रहशाशक्ति धरे प्रदेशनि का चचलपना, सो कार्माणकाय योग है । 
सो विग्रह गति विषे एक समय वा दोय समय वा तीन समय काल प्रमाण हो है । 
श्र केवल समुद्धात विषे प्रतरह्ििक अर लोक पूर्ण इनि तीन समयनि विषे हो 
है १ और काल विपषे कार्माण योग न हो है । याही ते यहु जान्या, जो कार्माण विना 
और जे योग कहे, ते रुके नाही, तौ अतर्मुहतें पर्यत एक योग का परिणमन उत्कृष्ट 
रहे, पीछे और योग होइ । बहुरि जो अन्य करि रुके, तौ एक समयकौ आदि देकरि 
अतर्महृतें पर्यत एक योग का परिणमन यथासभव जानना । सो एक जोव की श्पेक्षा 
तो जैसे है । अर ताना जीव की अपेक्षा 'उपसस सुहुस' इत्यादि गाथानि करि आठ 
सातर मार्गणा विना श्रन्य मार्गणानि का सर्वे काल सद्भाव कट्मा ही है । 


१३ पटखडागम - धदला पुस्तक ३, पृष्ठ २६७, गाथा १६६। 


३७० | [ गोम्मठसार जीवकाण्ड गाया २४२-२४३ 


श्रागे योगनि की प्रवृत्ति का विधान दिखावे है--- 
वेगुव्विय-प्रहारमकिरिया ण सम पसत्तविरदह्ि । 
जोगोवि एक्ककाले, एकक्‍्केव य होदि णियमेण ॥२४२॥ 
वंगविकाहारकक्रिया ने सम प्रमत्तविरते । 
योगो$४पि एककाले, एक एवं च भवति नियमेन ।॥२४२।॥। 
टीका - प्रमत्त विरत षष्ठम गुरास्थानवर्ती मुनि के समकाल विषे युगपत्‌ 
वेक्रियिक काययोग की क्रिया श्र श्राह्दरक योग की क्रिया नाही । जैसा नाही कि 
एक ही काल विष श्राह्ारक शरीर कौ धारि, गमनागमनादि कार्य कौ करे भर 
विक्रिया ऋद्धि कौ धारि, विक्रिया सबधी कार्य कौ भी करे, दोऊ मे स्यौ एक ही 
होइ । याते यहु जान्या कि गणधरादिकनि के और ऋद्धि युगपत्‌ प्रवर्ते तौ विरुद्ध 
नाही । बहुरि तैसे ही श्रपने योग्य अतर्मुह॒त मात्र एक काल विषे एक जीव के युगपत्‌ 
एक ही योग होइ, दोय वा तीन योग युगपत्‌ न होइ, यहु नियम है । जो एक योग 
का काल विषे अन्य योग सबधी गमनादि क्रिया की प्रवृत्ति देखिए है, सो पूर्वे जो 
योग भया था, ताके सस्‍्कार ते हो है | जैसे कुभार पहिले चाक दड करि फेर्‌या था, 
पीछे कुभार उस चाक कौ छोडि श्रन्य कार्य कौ लाग्या, वह चाक सस्कार के बल ते 
केतेक काल आप ही फिर्‌या करे, सस्कार मिटि जाय, तब फिरे नाही । तैसे श्रात्मा 
पहिले जिस योगरूप परिणया था, सो उसको छोडि अन्य योगरूप परिणया, वह 
योग सस्कार के बल ते शआाप ही प्रवर्त है। सस्कार मिटे जैसे छोडया हवा बाण 
गिरै, तैसे प्रवर्तेना मिटे है । ताते सस्कार ते एक काल विषे श्रनेक योगनि की प्रवृत्ति 
जानना । बहुरि प्रमत्तविरति क॑ सस्कार की अपेक्षा भी एक काल वेक्रियिक वा 
आहारक योग की प्रवृत्ति नहो है। जैसे झ्राचा्य॑करि वर्णन किया है, सो 
जानना । 
आगे योग रहित आत्मा के स्वरूप कौ कहै है-- 
जेसि ण सति जोगा सुहासुहा पुण्णपावसजणया । 
ते होति अजोगिजिणा, श्रणोवमाणतबलकलिया' ॥२४३॥ 


येषां न संति योगाः, शुभाशुभाः पृुण्यपापसजनका । 
ते भवंति अयोगिजिनाः, अनुपसानंतबलकलिताः: ॥॥२४३।। 


१ पट्खडागम - धवला पुस्तक ३, पृष्ठ २८२, गाथा १४५ । 


सम्पश्तानततन्हिका भाषाटीका | [ ३७१ 


। “टीका - जिन गआ्रात्मनि के पुण्य पापरूप कर्म प्रकृति के वध कौ उपजावन 
हारे शुभरूप वा अशुभरूप मन, वचन, काय के योग न होहि ते अ्रयोगी जिन, 
चौदह्ना भ्रत गुणस्थानवर्ती वा गुणस्यानातोत सिद्ध भगवान जानने । 


कोऊ जानेगा कि योगनि के अ्रभाव ते उनके बल का भ्रभाव है। जैसे हम 
सारिखे जीवनि के योगनि के आश्रयभूत बल देखिए है । 


तहा कहिए है । कंसे है-सिद्ध ? 'अनुपसानंतबलकलिता:' कहिए जिनके 
बल को हम सारिखे जीवनि का बल की उपमा न बने है। बहुरि केवलज्ञानवत्‌ 
भ्रक्षयानत अ्रविभाग प्रतिच्छेद लीए है, जैसा बल-वीये, जो सर्व द्रव्य-गुण-पर्याय का 
युगपत्‌ ग्रहएो की समर्थता, तीहि करि व्याप्त है। तीहि स्वभाव परिणए है। 
योगनि का बल कर्माधीन है। ताते प्रमाण लीए है, श्रनत नाही । परमात्मा का 
बल केवलज्ञानादिवत्‌ आत्मस्वभावरूप है। ताते प्रमाण रहित श्रनत है, श्रैसा 
जानना । 


आग शरीर का कर्म अर नोकर्म भेद दिखावे हैं - 


ओरालियबेगुव्विय, आहारयतेजणासकस्मुदये । 
चउणोकस्मसरीरा, कम्सेव य होदि कस्सइयं ॥२४४॥ 


श्रौरालिकवैशविकाहारकतेजोनासकर्सो दये । 
चतुर्नोकर्सशरीराश्णि, कर्मंव व भवति कार्मशस्‌ ॥॥२४४।॥ 


टीका - औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजसरूप जो नामकर्म की प्रकृति 
तिनके उदय ते जे ए औदारिक आदि च्यारि शरीर होइ, ते नोकर्म शरीर जानने । 
नो शब्द का दोय श्रर्थ है, एक तो निषेंधरूप अर एक ईषत्‌ स्तोकरूप । सो इहा 
कार्माण की ज्यो ए च्यारि शरीर आत्मा के गुण कौ घाते नाही वा गत्यादिकरूप 
पराधीन न करि सके । ताते कर्म ते विपरीत लक्षण धरने करि इनिकौ श्रकर्म 
शरीर कहिए। वा कर्म शरीर के ए सहकारी है | ताते ईषत्‌ कर्म शरीर कहिए । 
जैसे इनिकौ नोकर्म शरीर कहै । जैसे मन को नो-इंद्रिय कहिए है, तैसे नोकर्म 
जानने । बहुरि कार्माण शरीर नामा नामकर्म के - उदय ते ज्ञानावरणादिक कर्म 
स्कधरूप्‌ कर्म, सोई कर्म शरीर जानना । 


३७२ | [ गोस्मटसार जोवकाण्ड गाथा २५१-२४६ 


'. » श्रार्ग जे ए श्रोदारिकादिक शरीर कहै, तिनिका समयप्रवद्धादिक की सद्या 
दोय गाथानि करि कहिए हैं -' 


परमाण हि श्रणंतहि, वग्गणसण्णा हु होदि एक्का हु। 
ताहि अरणांतहि णियमा, समयपबद्धों हवे'एक्को ॥२४५॥ 


परमाणुभिरनंतेः वर्गणासंज्ञा हि भवत्येका हि । 


ताभिरनंतेनियमात्‌ू, समयप्रवद्धों भवेदेक:ः ॥॥२४५॥ 


. टीका - सिद्धराशि के अनतवे भाग अर अभव्यराशि स्यौं अनतगुणा जैसा 
जो मध्य अनतानत का भेद, तीहि प्रमाण पुद्गल परमाणनि करि जो एक स्कध 
होइ, सो वर्गएणा, असा नाम जानना । सख्यात वा असख्यात परमाणनि करि वर्गणा 
न हो है। जाते यद्यपि आगे पुदूगल वर्गणा के तेईस भेद कहैगे । तहा अणुवर्गंणा, 
सख्याताणुवर्गगा, असख्याताणुवर्गणा श्रादि भेद है। तथापि इहा श्रौदारिक भ्रादि 
शरीरनि का प्रकरण विष आहारवर्गणा वा तैजसवर्गणा वा कार्माणवर्गणा का ही 
ग्रहण जानना | बहुरि सिद्धनि के श्रनतवे भागःवा अभव्यनि ते श्रनतगुणी बसी 
मध्य भ्रनतानत प्रमाण वर्गणा, तिनि करि एक समयप्रवद्ध हो है। समय विषे वा 
समय करि यहु जीव कर्म-नोकमंरूप पूर्वोक्त प्रमाण वर्गगानि का समूहरूप स्केध 
करि सबध करे है । ताते याकौं समयप्रबद्ध कहिए है । श्रैसा वर्गणा का वा समय- 
प्रबद्ध का भेद स्याद्वादमत विषे है, अभ्रन्यमत विषे नाही । यहु विशेष नियम शब्द 
करि जानना । 


इहा कोऊ प्रश्न करे कि एक ही प्रमाण कौ सिद्धराशि का अनतवा भाग 
वा अ्रभव्यराशि ते अनतगुणा अँसे दोय प्रकार कह्या, सो कौन कारण ” 


ताका समाधान - कि सिद्धराशि का अनतवा भाग के अनत भेद हैं । तही 
प्रभव्यराशि ते श्रनतगूणा जो सिद्धराशि का अनतवा भाग होइ, सो इहा प्रमारं 
जानना । अैसे अल्प-बहुत्व करि तिस प्रमाण का विशेष जानने के भ्रथि दोय प्रकार 
कह्मा है | श्रन्य किछ प्रयोजन नाही । 


, _« ताणं समयपबद्धा, सेडिअसंखेज्ञभागगणिदकमा । ,, * ' 
णंतेण य तेजदुगा, परं परं होदि सुहमं, खु ॥२४६॥ ' 


गध्यम्तानश्वन्द्रिफा भाषादीक | 


तेषां समय्प्रवद्धा:, श्रेण्यसख्येयभागगुरितक्रमा' । 
अनंतेन च तेजोह्वििकाः, पर परं भचति सुक्ष्मं खलु ॥२४६। 


टीका - तिन पच णरीरनि के समयप्रवद्ध सर्वे ही परस्पर समान नाही 
है । उत्तरोत्तर अधिक परमाणूनि का समूह लीए है, सो कहिए है । परमाणूनि 
का प्रमाण करिं श्रौदारिक शरीर का समयप्रवद्ध सबब ते स्तोक है । याते श्रेणी 
का श्रसख्यातवा भाग गुणा परमाण्‌ प्रमाण वेक्रियिक का समयप्रबद्ध है। बहुरि 
याते भी श्रेशिका असख्यातवा भाग गुणा परमाणु प्रमाण आहारक का समयप्रवद्ध 
है । श्रेसे श्राहयरक पर्यत जगतश्रे णी का असख्यातवा भाग कौ गुणकार की विवक्षा 
जाननी । ताते परे आहारक के समयप्रवद्ध ते अनतगुणा परमाण्‌ प्रमाण तेजस 
का समयप्रवद्ध है। बहुरि याते भी अ्नतगुणा प्रमाण्‌ प्रमाण कार्माण का समय 
प्रवद्ध है। इहा अनंतेन तेजोट्विकं इस करि तैजसकार्माण विषे अ्रनतानत गुणा 
प्रमाण जानना । 


बहुरि इहा कोऊ श्राशका करे कि जो उत्तरोत्तर अधिके-अ्धिके परभाणू 
कहे, तो उत्तरोत्तर स्थूलता भी होयगी ? 


तहा कहिए हे-परं पर सूक्ष्म भवति कहिए उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। श्रौदारिक 
ते वैक्रियिक सूक्ष्म है । वैक्रियिक ते ग्राहरक सूक्ष्म है । आहारक ते तैजस सूक्ष्म है। 
तेजस ते कार्माण सूक्ष्म है । यद्यपि परमाणू तो अधिक-अधिक है, तथापि स्कथ का बधन 
में विशेष है। ताते उत्तरोत्तर सूक्ष्म है! जैसे कपास के पिड ते लोह के पिड में 
अधिकपना होते भी कपास के पिड ते लोह का पिड क्षेत्र थोरा रोक, तैसे 
जानना । 


ग्राम श्रौदारिकादिक शरीरति का समयप्रवद्ध श्रर वर्गणा, ते कितने-कितने 
क्षेत्र विषे रहै ” असा अपगाहना भेदनि कौ कहै है - 
गोगाहणाणि त्तारं, समयपबद्धाण वरंगराणं च । 
अंगुलझसंखभागा,_ उवस्वरिससंखगुणहीणा ॥२४७॥ 


अवगाहनानि तेषा, समयप्रवद्धानां वर्गशाना च । 
झंगुलासस्यभागा, उपयु परि शसस्यगुणहीनांनि ॥२४७।॥। 


३७४ | [ गोस्मदतार जीवकाण्ड गाथा २४८ 


टोका - तिनि औदारिकादिक शरीर सबधी समयप्रवद्ध वा वर्गणा, तिनिका 
अ्रवगाहनाक्षेत्र घनागुल के असख्यातवें भागमात्र है । तथापि ऊपरि-ऊपरि असस्यात- 
गुणा घाटि क्रम ते जानना । सोई कहिए है - औदारिक शरीर के समयप्रवद्धनि- 
का श्रवगाहनाक्षेत्र सूच्यगुल का असख्यातवा भाग का भाग घनागुल कौं दीए, जो 
परिमाण आवे, तितना जानना । बहुरि याकौ सूच्यगुल का असख्यातवा भाग का 
भाग दोजिये तब ओऔदारिक शरीर की वर्गंणा के अ्रवगाहना क्षेत्र का प्रमाण होई। 
बहुरि याते सूच्यगुल का अ्सख्यातवा भाग प्रमाण, जो श्रसख्यात, तिहिं अ्रसख्यात- 
गुणा घटता क्रम ते वेक्रियिकादि शरीर के समयप्रबद्ध का वा वर्गणा की श्रवंगाहना 
का परिमाण हो है । वेक्रियिक शरीर का समयप्रबद्ध की श्रवगाहना कौ सूच्यगुल का 
ग्रसख्यातवा भाग करि गुरिए), ओऔदारिक समयप्रवद्ध की ग्रवगाहना हो है । वैक्रि- 
यिक शरीर की वर्गणा की अ्रवगाहना कौं सूच्यगुल का भ्रसख्यातवा भाग करि गुणोे, 
झदारिक की वर्गणा की अवगाहना हो है। असे ही वैक्रियिक ते आहारक की, 
श्राह्दरक ते तेजस की, तैजस ते कार्माण की समयप्रबद्ध वा वर्गंणा की श्रवगाहना 
असख्यातगुणी क्रम ते घाटि जाननी । 


इस ही भ्रर्थ कौ श्री माधवचद्र त्रेविद्य देव कहै हैं - 


तस्ससयबद्धवग्गणओगाहो सूइअ गुलासंख- 
भागहिदबिदअ गुलमुवरुर्वारे तेन भजिदकमा ॥२४५॥ 


तत्समयबद्धवर्गरगावगाह सूच्यंग्ुलासंख्य- 
भागहितवृदागुलसुपयु परि तेन भजितक्रमा: ॥२४८।॥ 


दीका - तिनि सयमप्रवद्ध वा वर्गणा की श्रवगाहना का परिमाण सूच्यगुल 
का असंख्यातवा भाग का भाग घनाग्रल कौ दीए जो परिमाण होइ, तितना जानना । 
बहुरि ऊपरि-ऊपरि पूर्व-पूर्व ते सूच्यगुल के असख्यातवे भाग मात्र जानने । गुणहाति 
का अर भाग देने का एक अर्थ है। सो वैक्रियिक का समयप्रबद्ध वर्गणा की श्रवगाहना 
को सूच्यगुल का असख्यातवा भाग करि गुर, श्रौदारिक का समयप्रवद्ध वर्गणा की 
ग्रवगाहना होइ । अथवा ओऔदारिक का समयप्रबद्ध वर्गणा की अझ्रवगाहना कौ सूच्य- 
गुल का अ्रसख्यातवा भाग का भाग दीये वैक्रियिक शरीर का समयश्रवद्ध वर्गणा का 
प्रिमाण होइ । दोऊ एकाथे हैं, श्रेसे ही सब का जानना । 


संम्यम्शानचन्द्रिका भाषादीका ] | ४७४ 
आगे दिखसोपचय का स्वरूप कहै है - 


जीवादो णंतगुणा, पडिपरसाणुम्हि विस्ससोवचया । 
जीवेरएण य समवेदा, एक्केक्कं पडिसमाणा हु ॥२४४॥ 


जीवतो5नंतगुरणाः प्रतिपरसारणों विस्ननोपचया: । 
जीवेन च समवेता एकेक प्रति समाना: हि ॥॥२४५९॥॥। 


टीका - कर्म वा नोकर्म के जितने परमाणु है, तिनि एक-एक परमाणूनि' 
प्रति जीवराशि ते अनतानत गुणा विख़सोपचयरूप परमाणू जीव के प्रदेशनि स्यो 
एक क्षेत्रावगाही है । विसुसा कहिए अपने ही स्वभाव करि श्रात्मा के परिणाम वित्ना 
ही उपचीयते कहिए कर्म-नोकर्म रूप विना परिणए असे कर्म-नोकर्म रूप स्कध, 
तीहि विषे स्निग्ध-झक्ष गुरा का विशेष करि मिलि, एक स्कधरूप होहि; ते विस्र- 
सोपचय कहिए, जैसा निरुक्ति करि ही याका लक्षण शआ्राया , ताते जुदा लक्षण न कह्मा । 
विस्नलोपचयरूप परमाणू कर्म-नोकमंरूप होने को योग्य है। उन ही कर्म नोकर्म 
के स्कध विषे एकक्षेत्रावगाही होइ सबधरूप परिणमि करि एक स्कधरूप हो है। 
वर्तमान कर्म नोकर्मझप परिणए है नाही, ग्ैसे विख़सोपचयरूप परमाण जानने । 
ते कितने है ? सो कहिए हैं-- है 


जो एक कर्म वा नोकर्म सबधी परमाणू के जीवराशि ते अ्नत गुणे विख्र- 
सोपचयरूप परमाणू होइ, ती किछू घाटि ड्थोढ गुणहानि का प्रमाण करि गुरित 
समयप्रबद्ध प्रमाण सर्वंसत्त्वरूप कर्म वा नोकर्म के परमाणूनि के केते विस्नसोपचय 
परमाणू होहि, असे त्रराशिक करना । इहा प्रमाणराशि एक, फलराशि अ्रनतगुणा 
जीवराशि, इच्छाराशि किचिदून हृचर्धगुणहानि गूरितत समयप्रबद्ध । तहा इच्छा कौ 
फलराशि करि गुणि, प्रमाण का भाग दीए, लब्धराशिमात्र आत्मा के प्रदेशनि विषे 
तिष्ठते सर्वे विख़सोपचय परमाणूनि का प्रमाण जानना । बहुरि इस विस्रसोपचय 
परमाणूनि का परिमाण विषे किचिदृन हृचर्धगुणहानि गुरितत समयप्रबद्ध मात्र कर्म- 
तोकर्मरूप परमाणूनि का परिमाण कौं मिलाएं, विस्लसोपचय सहित कर्म नोकर्म का 


सत्त्व हो है । 


आगे कर्म-नोकर्मनि का उत्कृष्ट सचय का स्वरूप वा स्थान वा लक्षण 
प्ररूपे है-- 


३७६ [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाया २५०-१४३ 


उकक्‍कस्सटिंठदिचरिसे, सगसगउक्कस्ससंचओ्रो होदि ॥ 

पणदेहाणं वरजोगादिससामग्गिसहियाणं ॥२५०॥ 
उत्कृष्टस्थितिचरमे, स्वकस्वकोत्कृष्टसचयों भवति । 
पंचदेहाना वरयोगादिस्वसामग्रीसहितानाम्‌ ॥२५०॥॥ 


टीका - उत्कृष्ट योग आ्रादि अ्पने-अ्रपने उत्कृष्ट बध होने की सामग्री करि 
सहित जे जीव, तिनिके औदारिकादिक पच शरीरनि का उत्कृष्ट सचय जो उत्कृष्ट- 
पने परमाणूनि का सबध, सो अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थिति का अत सम्रय विषे हो 
है । तहा स्थिति के पहले समय ते लगाइ एक-एक समय विषे एक-एक सम्रयप्रबद्ध 
बधे । बहुरि आगे कहिए है, तिसप्रकार एक-एक समयप्रबद्ध का एक-एक निषेक की' 
निर्जस होइ, भ्रवशेष सचयरूप होते सते अत समय विषे किछ घाटि, ड्योढगुणहानि- 
करि समयप्रबद्ध कौ गुणे, जो परिमाण होइ, तितना उत्कृष्ट पने सत्त्व:हो है ॥, 

भ्रागे श्री माधवचंद्र त्रेविद्य देव उत्कृष्ट सचय होने की सामग्री कहैं है-- 


आवासया हु भवश्नद्धाउस्सं जोगसंकिलेसो य । 
झोकट्टुक्कट्टणया, छच्चेदे गुणिद्कस्मंसे ॥२५१॥ 


अ्रवश्यकानि हि भवाद्धा श्रायुष्यं योगसंक्लेशो च । 
अपकर्षरपोत्कषंराके, षद चेते मुणितकर्माशि ॥२५१॥॥ 


टीका - गुणितकर्माश कहिए उत्कृष्ट सचय जाक॑ होइ, जैसा जो जीव, 
तीहि विषे उत्कृष्ट सचय कौ' कारण ए छह श्रवश्य होइ । ताते उत्क्ृप्ट सचय करने 
वाले जीव के ए छह आवश्यक कहिए। ९ भवाद्धा, २ आयुरबल, ३. योग, 
४ सकक्‍लेश, ५ अ्रपकर्षण, ६ उत्कर्षण ए छह जानने । इनिका स्वरूप विस्तार लीए 
श्रागे कहिएगा । 


ग्रव पच शरीरनि का बध, उदय, सत्त्वादिक विषे परमाणूनि का प्रमाण का 
विशेष जानने कौ स्थिति श्रादि कहिए है । तहा श्रौदारिकादिक पच शरीरनि की 
उत्कृष्ट स्थिति का परिमाण कहै है-- 

पलल्‍लतिय उवहीणं, तेत्तीसंतोमुहुत्त उचहीण । 

छावदूठी कम्मट्िठदि, बंधुक्कस्सट्ठिदी ताण ॥२५२॥ 


सस्यग्ज्ञानचस्द्रिका भाषाटोका [ ३७७ 


पत्यत्रयमुदधीनां, तर्याल्नशदंतसुहुर्त उदधीनाम्‌ । ५ +49 
घट्षष्टिः कर्मस्थिति, बँधोत्कृष्टस्थितिस्तेषाम्‌ (२५२।। 


टीका - तिनि औदारिक आदि पच शरीरनि की बधरूप उत्कृष्ट स्थिति 
विषे औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य है । वेक्नियिक शरीर की तेतीस 
सागर है । भाहारक शरीर की शतर्मुह्त है। तेजस शरीर की छयासठि सागर है. 
कार्माण की स्थितिबध विषे जो उत्कृष्ट कर्म की स्थिति सों जाननी । सो सामान्‍्य- 
पंने सत्तर कोडाकोडी सागर है । विशेषपने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीग्र, अत- 
राय की तीस कोडाकोडी, मोहनीय की सत्तर कोडाकोडी; नाम-गोतन्र, की 
बीस कोडाकोडी; आयु की तेतीस सागर प्रमाण जाननी । ग्रेस प्र शरीरनि की 
उत्कृष्ट स्थिति कही । 


| 


अ्रब इहा यथार्थ ज्ञान के निमित्त अकसदृष्टि करि दृष्टात कहिए है - 


जैसे समयप्रबद्ध का परिमाण तरेसठि से' (६३००) परमाण्‌ स्थिति अड- 
तालीस समय होइ, तेसे इहा पंच शरीरनि की समयप्रबद्ध के परमाणनि का 


परिमाण भ्रर स्थिति के जेते समय होहि, तिमि का परमाण्‌ का परिमाण पूर्वोक्त 
जानना । 


्‌्‌ डे 


आगे इतसि पचशरीरनि की उत्कृष्ट स्थितिनि।विष गुशहानि श्रायाम का 
परिमाण कहे है - । 


श्र तोमुहत्तमेत्तं, गुणहाणी होदि आदिसतिगाणं । 
पल्‍लासंखेज्जदिमं, गुणहारणी तेजकम्माणं ॥२५३॥ 


अंतमु ह॒तेंसात्रा, गुरहानिर्भवति श्रादिमन्रिकानां । 
पल्थासख्यात भागा गरुणहानिस्तेजः करमरयो: ॥॥२५३॥ 


टीका -पूर्व-पूर्व गुणहानि ते उत्तर-उत्तर गुणहानि विषे गुणहानि का वा निषेकनि का - 
द्रव्य दूणा-दूणा घटता होइ है । ताते गुणहानि नाम जानना । सो जैसे श्रडढतालीस समय 
को स्थिति विंषे आठ-आ्राठ समय प्रमाण एक-एक गुणहानि का आयाम हो है। तैसे 
आदि के तीन शरीर औदारिक, वेक्तियिक, आहारक तिनकी तौ उत्कृष्ट स्थिति 
सबधो गुण हानि ययायोग्य अतमु हुते प्रमाण है। प्रपने-अपने योग्य अतमु हुर्ते के जेते 


ई७८ ] [ गौम्सटसार जौचकाण्ड गाया २५३ 


समय होइ, तितना गुगहानि का श्रायाम जानना । आयाम नाम लबाई का है | सो 
इहा समय-समय सबंधी निषेक क्रम ते होइ । ताते आयाम श्रैसी सज्ञा कही । बहुरि 
तैजसकार्माण की उत्कृष्ट स्थिति सबधी गुणहानि अपने-अपने योग्य पल्य के भ्रस- 
ख्यात्वे भाग प्रमाण है। तहा पल्‍्य की जो वर्गंशलाका, ताके जेते अधध॑च्छेद होइ, 
तितने पल्य के श्रर्थच्छेदनि मे घटाए, जो अभ्रवशेष रहै, ताकौ असख्यात करि गुण, 
जो परिणाम होइ, तितनी तैजस की सवबवे नानागूणहानि है। इस परिमाण का भाग 
तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति सख्यात पलय प्रमाण है । ताकों दीए जो परिमाण 
श्रावे, तीहि प्रमाण पल्‍्य के असख्यात वें भागमात्र तेजस शरीर की गृणहानि का 
ग्रायाम है । बहुरि पल्‍य को वर्गशलाका के जेते अर्धच्छेद होइ, तिनिकौ पत्य के 
भ्र्धच्छेदनि मे घटाए जो भवशेष रहै, तितनी कार्माण की सर्वनानागृणहानि है। 
इस परिमाण का भाग कार्माण की उत्कृष्ट स्थिति सख्यातपल्यप्रमाण है। ताकीं 
दीए जो परिमाण आवे, तीहि प्रमाण पल्य के अ्रसख्यातवे भागमात्र कार्माण शरीर 
की गुणहानि का आयाम है । बैसे गुणहानि श्रायाम कह्मा । 


बहुरि जैसे श्राठ समय की एक गुणहानि होइ, तो श्रडतालीस समय की 
केती गुणहानि होइ ? अँसे त्रैराशिक कीए सर्वेस्थिति विषे नानागुणहानि का प्रमाण 
छह आबे । तैसे जो श्रौदारिक शरीर की एक अतमु हतेमात्र एकगुणहानि' शलाका 
है। तो तीन पल्‍्य की नात्नागुणहानि कितनी है ? अंसे त्राराशिक करिए | तहां 
प्रमाणराशि अतपु हुत॑ के समय, फलराशि एक, इच्छाराशि तीन पल्य के समय 
तहा फलराशि करि इच्छा राशि कौ गुरि, प्रमाण राशि का भाग दीए, लब्ध 
प्रमाण तीन पल्य कौ अतमु हृर्त का भाग दीए, जो परिमाण श्रावै, तितना श्राया, सो 
उत्कृष्ट औदारिक शरीर की स्थिति विषे नानागुराहानि का प्रमाण जानना । 


अ्रैसे ही वैक्रियिक शरीर विषे प्रमाणराशि अतमु हुते, फलराशि एक, 
इच्छाराशि तेतीस सागर कीयें तेतीस सागर को अतमु ह॒र्त का भाग दीये, जो प्रमाण 
ग्रावे, तितना नानागृूणहानि का प्रमाण जानना । 


बहुरि भ्राहरक शरीर विषे प्रमाणराशि छोटा अतर्मुहतं, फलराशि एंक, 
इच्छाराशि वडा अतर्मुहर्त कीए, अतर्मुहर्त कौ स्वयोग्य छोटा अतर्मुहर्त का भागे 
दीए जो परिमाण आवबै, तितना नानागुणहानि शलाका का प्रमाण जानना । 


सम्पान्नानचन्द्रका भाषादीका ] [ ३७६ 


बहुरि तैजस शरीर विपे प्रमाणराशि पूर्वोक्त गुणहानि झ्रायाम, फलराशि 
एक, इच्छा राशि छचासठ सागर कीए पल्य की वर्गशलाका का अर्धच्छेद करि हीन 
पल्य का भअर्धच्छेदनि ते श्रसख्यात गुणा नानागुणहानि का प्रमाण हो है । 


वहुरि कार्माण शरीर विषे प्रमाणराशि पूर्वोक्त गुरहानि आयास, फलराशि 
एक, इच्छाराशि मोह की अपेक्षा सत्तरि कोडाकोडि सागर कीए पल्‍्य की वर्ग 
शलाका का अर्थच्छेद करि हीन पल्‍्य का श्रर्थच्छेदमात्र नानागृुणहानि का प्रमाण 
जानना । 


अ्रब श्रीदारिक श्रादि शरीरनि का गुणहानि आयाम साधिए है- जैसे जो छह 
नानागुणहानि का अडतालीस समय प्रमाणस्थिति श्रायाम होइ, ता एकगुणहानि 
का कितना श्रायाम होइ ? असे त्राराशिक करिये । इहा प्रमाणराशि छह, फलराशि 
अग्रडढतालीस, इच्छाराशि एक भया । तहा लब्ध राशिमात्र एकगुणहानि आयाम का 
प्रमाण आठ शआया, तैसे अपना-अपना नानागुणहानि प्रमाण का अपना-अ्रपना स्थिति 
प्रमाण श्रायाम होइ, तौ एकगुणहानि का केता श्रायाम होइ ? असे त्रराशिक 
करिए । तहा लव्धराशि मात्र गणहानि का श्रायाम हो है । 


तहा ओऔदारिक विष प्रमाणराशि अतर्महुर्तं करि भाजित तीन पल्य, फलराशि 
तीन पलय इच्छाराशि एक कीए लब्धराशि अतर्मुह॒त हो है । 


वहुरि वेक्तियिक विपे प्रमाग्पराशि अतर्मुहृर्त करि भाजित तेतीस सागर, 
फलराशि तेतीस सागर इच्छाराशि एक कीए लब्धराशि अतर्मुह॒तं हो है । 


बहुरि श्राह्दरक विष प्रमाणराशि सख्यात, फलराशि अतर्मुहत, इच्छाराशि 
एक कीए लब्धराशि छोटा अतर्मुह्॒त हो है । 


बहुरि तैजस विपे प्रमाणराशि पल्‍्य की वर्ग शलाका का अर्॑च्छेदनि करि 

हीन पल्य के अर्थच्छेदनि ते भ्रसख्यातगुणा, फल छच्चासठि सागर, इच्छा एक कीए 

लब्ध राशि सख्यात पल्य कौ पल्‍्य की वर्गशालाका का अर्ध॑च्छेदनि करि हीन पल्य के 

, अर्धच्छेदनि ते श्रसख्यात गुरणो प्रमाण का भाग दीए, जो प्रमाण आाव॑ / तितना 
जानना । 


वहुरि कार्माण विप॑ प्रमाणराशि पल्य की वर्गशलाका का अर्धच्छेदनि करि 
हीन पल्य के ग्रव॑च्छेद मात्र, फतराशि सत्तरि कोडाकोडी सायर इच्छाराशि एक 


बल | गोम्सटसार जोवकाण्ड गाया २११ 


कीए लब्धराशि सख्यात पल्‍्य कौ पल्य की वर्गशलाका के अर्धच्छेदनि करि हीन पत्य 
के अ्र्धच्छेदराशि का भाग दीए, जितना श्रावे तितना जानना । जैसे लब्धराशि मात्र 
एकगुराहानि का आयाम जानना । इतने-इतने समयनि के समूह का नाम एकगुर- 
हानि है । सर्व स्थिति विषे जेती गुणहानि पाइए, तिस प्रमाण का नाम नानागुण- 
हानि है, श्रेसा इहा भावार्थ जानना । 


बहुरि नानागुणहानि का जेता प्रमाण तितने दूवे माडि, परस्पर गुण, 
जितना प्रमाण होइ, सो अश्रन्योन्याभ्यस्तराशि जानना । जैसे नानागुणहानि का 
प्रमाण छह सो छह का विरलन करि एक-एक जायगा दोय के अ्रक माडि, परस्पर 
गरणे चौसठि होइ, सोई भ्रन्योन्याभ्यस्तराशि का प्रमाण जानना । तैसे ही श्रौदारिक 
भ्रादि शरीरनि की स्थिति विषे जो-जो नानागुणहानि का फ्रमाण कह्मा, ताका 
विरलन करि एक-एक बखेरि अर एक-एक जायगा दोय-दोय देइ, परस्पर गुण, 
ग्रपना-श्रपना श्रन्योन्याभ्यस्तराशि का प्रमाण हो है। तहा लोक के जैते श्रर्घच्छेद 
हैं, तितने दूवेनि कौं परस्पर गुणे, लोक होइ । तौ इहा नानागुणहानि प्रमाण दूवे 
मोांडि, परस्पर गुणे, केते लोक होइ ? जैसे त्रेाराशिक करना। तहा लब्धराशि 
ल्यावने के श्रथि सूत्र कहिए है-- 


दिण्णच्छेदेशवहिद, इद्ठच्छेदेहि पयदविरलणं भजिदे । 
लद्धमिदइद्ठरासी, णण्णोग्णहदीए होदि पयदघण्ण ॥॥२१४।॥। 


असा कायमार्गंणा विषे सूत्र कह्या था, ताकरि इहा देयराशि दोय, ताका अर्धच्छेद 

एक ताका भाग इष्टच्छेद लोक के श्र्धच्छेद कौ दीए, इतने ही रहे, इनि लोक के भ्र्ध- 
च्छेदनि के प्रमाण का भाग औदारिक शरीर की स्थिति सबधी नानागुणहानि के प्रमाण 
कौं दीए, जो प्रमाण श्रावै, तितने इष्टराशिरूप लोक माडि, परस्पर गुणे, जो' लब्धि 
प्रमाण होइ, तितना ओऔदारिक शरीर की स्थिति विषे अन्योन्याभ्यस्तराशि का 
प्रमाण असख्यातलोकमात्र हो है । बहुरि तेसे ही वैक्रियिक शरीर विषे नानागणहाति 
का प्रमाण कौ लोक का श्रघ॑च्छेद राशि का भाग दीएँ, जो प्रमाण आवै, तितने 
लोक माडि परस्पर गुणे, वैक्रियिक शरीर की स्थिति विषे श्रन्योन्याभ्यस्त विर्ष 
राशि हो है। सो यहु औदारिक शरीर की स्थिति सबधी अन्योन्‍्याभ्यस्तराशि एँ 
श्रसख्यात लोक गुणा जानना । काहे ते ? जाते अतर्मुह॒र्त करि भाजित तीन पल्‍्य तें 
झंतर्मुहुत करि भाजित तेतीस सागर कों एक सौ दश कोडाकोडी का गुएकार सभवे 


शध्परानसस्द्रिका साधाटौका ] | [ ३८१ 


है । सो यहा एक घाटि एक सौ दश कोडाकोडी गुणा जो ओऔदारिक शरीर की नाना- 
गुणहानि का प्रमाण, तितना झ्ौदारिक शरीर,की नानागुणहानि का. प्रमाश ते 
वैक्रियिक शरीर की नानागृणहानि का प्रमाण अधिक भया सो - 


विरलनरासीदो पुण, जेत्तियमेत्तारिप. अहियरूवारिप । 
द तेसि अण्णोण्णहदी, ग्ृणयारो लद्घरासिस्स 


इस सूत्र करि इस अधिक प्रमाणमात्र दूवे माडि, परस्पर गुणे, जो असख्यात- 
लोकमात्र परिमाण आया, सोई औदारिक का अ्नच्योन्याभ्यस्तराशि ते बैक्तियिक का 
ग्रन्योन्याभ्यस्तराशि विषे गुशकार जानना । अ्रथवा जो अतर्मुहर्त करि भाजित तीन - 
पल्य प्रमाण औदारिक शरीर सबंधी नानागुणहानि का श्रन्योन्या+यस्त राशि अ्रसख्यात 
लोकमात्र होइ, तो एक सौ दश कोडाकोडि गुणा अतर्मुह॒त करि भाजित तीन पल्य 
प्रमाण वेक्रियिक शरीर की नातागुणहानि का भअन्योन्याभ्यस्तराशि कितनी होई ? 
असा त्रैाराशिक कोए “दिण्णच्छेदेशवहिद' इत्यादि सूत्र करि एक सौ देश कोडाकोडि 
बार श्रौदारिक शरीर सबधी अन्योन्याभ्यस्तराशि माडि, परस्पर गरोे, वेक्रियिक शरीर 
सबधी श्रन्योन्याभ्यस्तराशि हो है। ताते भी श्रौदारिक सबधी श्रन्योन्या+यस्तसशि 
ते वेक्रियिक सबधी शअन्योन्याभ्यस्तराशि विषे श्रसख्यातलोक का गणकार सिद्ध भया । 


बहुरि आहारक शरीर की नानागुणहानि सख्यात है, सो सख्यात का विरलन 
कारि एक-एक प्रति दोय देइ, परस्पर गुरो, यथायोग्य सख्यात होइ, सो आहारक 
शरीर का अन्योन्यभ्यस्तराशि जानना । 


बहुरि तेजस शरीर की स्थिति सबधी नानागुणहानि शलाका कार्माण 
शरीर की स्थिति सबधी नानागुणहानि शलाका ते असख्यात गुणी है, सो पलल्‍्य की 
वर्गशलाका का अधेच्छेद पल्य अधेच्छेदनि मे घटाए, जो प्रमाण होइ, ताते असख्यात्त- 
गुणी जाननी । सो इहा सुगमता के अरथि, याकौ पल्य का श्रर्धच्छेदराशि का भाग देना 
तहा पलल्‍्य की वर्गशलाका का अश्रध॑च्छेदराशि कौं श्रसख्यात करि गुणिए, भ्रर पल्य 
का अरध्ध॑च्छेदराशि का भाग दीजिए, इतना घटावने योग्य जो ऋणराशि, ताकीं 
जुदा राखिए, अवशेष ऋण रहित राशि पल्‍य का अधेच्छेदराशि कौ . असख्यातगणाः 
दीजिए पल्य का श्रर्धच्छेदराशि का भाग दीजिए, इतना रहद्या, सो इहा भाज्यसशि 
विषे अर भागहारराशि विषें पल्‍य का अरेच्छेदराशि कौ; समान जाति, अपवर्तन 


व की [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाथा २१३ 


करना । अश्रवशेष गुणकाररूप श्रसख्यात रहि गया, सो इस श्रसख्यात का जेता प्रमाण 
होइ तितना ही पल्य माडि, परस्पर गुणन करना, जाते श्रसख्यातगुणा पल्य का श्रर्धच्छेद 
प्रमाण दूवा माडि, परस्पर गुण, जेता प्रमाण होइ, तितना ही पल्य का भ्र्ध॑च्छेद 
राशि का भाग दीए, अवशेष गुणकार मात्र अ्रसख्यात रह्या, तितना पल्य माडि, 
परस्पर गुण प्रमाण हो है। जैसे पल्य का प्रमाण सोलह, ताके श्र॒र्धच्छेद च्यारि, 
भ्रसख्यात का प्रमाण तीन, सो तीनि करि च्यारि कौ गुण, बारह होइ । सो बारह 
जायगा दूवा माडि, परस्पर गुणे, च्यारि हजार छिनवे होइ । सोई बारह को च्यारि 
का भाग दीए, गुणकार मात्र तीन रह्मया, सो तीन जायगा सोलह माडि, परस्पर- 
गुण, च्यारि हजार छिनवे होइ । ताते सुगमता के श्रथि पूर्वोक्त राशि कौं पलय का 
श्र्धच्छेद राशि का भाग देइ, लब्धिराशि असख्यात प्रमाण पल्य माडि, परस्पर 
गुणन कीया । सो इहा यह गुणकाररूप अ्रसख्यात है। सो पल्य का श्रर्धच्छेदनि के 
असख्यातवे भाग मात्र जानना । पल्य का श्रर्धच्छेदराशि समान जानना । जो पल्य का 
श्र्धच्छेद समान यहु भ्रसख्यात होइ, तौ इतने पल्‍्य माडि, परस्पर गुण, तेजस शरीर 
की स्थिति सबधी भ्रन्योन्याभ्यस्तराशि सूच्यगुल प्रमाण होइ, सो है नाही, तातें 
शास्त्र विष क्षेत्र प्रमाण करि सूच्यगुल के भ्रसख्यातवे भाग मात्र काल प्रमाण करि 
झ्रसख्यात कल्पकाल मात्र तेजस शरीर की स्थिति सबधी अन्योन्याभ्यस्तराशि का प्रमाण 
कह्या है। ताते पल्य का भअर्धच्छेद का असख्यातवा भाग मात्र श्रसख्यात का विरलन 
करि एक-एक प्रति पल्य कौ देइ, परस्पर गुणे, सूच्यगुल का अ्सख्यातवा भाग मात्र 
प्रमाण हो है । सो द्विरूप वर्गधारा विषे पल्यराशिरूप स्थान ते ऊपरि इहा विरलन- 
राशिरूप असख्यात क॑ जेते अर्धच्छेद होहि, तितने वर्गस्थान गए यहु राशि हो है। 
बहुरि - 


विरलनरासीदो पुरा, जेत्तियमेत्तारिंग हीणरूवारिा । 
तेसि अण्णोण्णहदी, हारो उप्पण्णरासिस्स ॥। 


इस सूत्र के श्रभिप्राय ते जो ऋणरूप राशि जुदा स्थाप्या था, ताका अ्रपवर्तन 
कीए, एक का असख्यातवा भाग भया । याकौं पल्‍्य करि गुणे, पल्‍्य का असख्यातवा 
भाग भया, जाते असर्यात गुणा पल्‍य की वर्गशलाका का अश्रध॑च्छेद प्रमाण दूवा 
साडि, परस्पर गृणे, भी इतना ही प्रमाण है । ताते सुगमता के भ्रथि इहा पल्य का 
गर्धच्छेद राशि का भाग देइ, एक का अ्रसख्यातवा भाग पाया, ताकरि पल्य की 


सम्पज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ३८३ 


गुणन कीया है। सो असे करते जो पल्‍्य का असख्यातवा भाग भया, ताका भाग 
पूर्वोिक्त सूच्यगुल का असख्यातवा भाग कौ देना । सो भाग दीए भी आलाप करि 
सूच्यगुल का असख्यातवा भाग ही रह्या | सोई तैजस शरीर की स्थिति सम्बन्धी 
अन्योन्याभ्यस्तराशि जानता । बहुरि कार्माण शरीर की स्थिति सम्बन्धी नाना- 
गूणहानि शलाका पल्‍्य की वर्गंशलाका का अश्र्धच्छेद करि हीनपल्य का श्रध॑च्छेद 
प्रमाण है । इसका विरलन करि, एक-एक प्रति दोय देइ परस्पर गृणे, ताका अन्यो- 
न्याभ्यस्तराशि पल्‍्य की वर्गशलाका का भाग पलल्‍य कौ दीए, जो प्रमाण होइ, 
तितना जानना । जाते इहा पल्‍्य का भशर्धच्छेद प्रमाण दूवा माडि, परस्पर गुणे, पल्य 
होइ, सो तो भाज्य भया । अर “विरलनरासीदो पराजेत्तिय सेन्नाणि हीरणारूवारिएण 
इत्यादि सूत्र करि हीनराशिरूप पल्य की वर्गशलाका का श्र्धच्छेद प्रमाण दूवां 
माडि, परस्पर गुणे पल्य की वर्गशलाका होइ, सो भागहार जानना । बहुरि जेसे 
गणशहानि आयास शआ्राठ, ताकौ दूणा कीए दोगुणहानि का प्रमाण सोलह हो है । 
तैसे श्रौदारिक आदि शरीरनि का जो-जो गुणहानि आयाम का प्रमाण है, ताकौ 
दूणा कीएं, अपनी-अपनी दोगुणहानि हो है। याही का दूसरा नाम निषेकहार 
जानना । 

असे द्रव्यस्थिति, गुणहानि, नानागुणहानि, श्रन्योन्याभ्यस्तराशि, दोगुण- 
हानि का कथन करि, अवस्थिति के समय सम्बन्धी परमाणूनि का प्रमाणरूप निषे- 


कनि का कथन करिए है। 
तहा प्रथम अक सदृष्टि करि दृष्ठात कहिए है । द्रव्य तरेसठि से (६३००) 


स्थिति श्रढतालीस (४८), गुणहानि आयाम आठ (८), नानागुणहानि छह (६), 
दोगुणहानि सोलह (१६), अन्योन्याभ्यस्तराशि चौसठि (६४) । 

तहा ओऔदारिक झ्ादि शरीरनि के समय प्रबद्ध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, 
प्रदेशरूप च्यारि प्रकार बध धरे हैं । 

तहा प्रकृतिबध, प्रदेशबध योग ते हो है, स्थितिबध, अनुभागबध कषाय ते 
हो है। तहा विवक्षित कोई एक समय विष वध्या कार्माण का समय प्रबद्ध की 
उत्कृष्ट स्थिति सत्तरि कोइकोडि सागर की बधी, तिस स्थिति के पहले समय ते 
लगाय सात हजार वर्ष पर्यत तौ आबाधाकाल है । तहा कोई निजरा न होइ । ताते 
इहाँ कोई निषेक रचना नाही । अ्रवशेष स्थिति का प्रथम समय ते लगाइ अत समय 
पर्यत अपना-अपना काल प्रमाण स्थिति धरे, जे परमाणूनि के पु ज, ते'निषेक कहिए । 
तिनकी रचना! अंकसदृष्टि करि प्रथम दिखाइए है । 


इष४ [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाया २५३ 


विवक्षित एक समय विपे वध्या कार्माण का समयप्रवद्ध, ताका परमाणूनि 
का प्रमाण रूप द्रव्य तरेसठि से है । तहा - 


रूओराण्णोराव्भवहिददव्वं॑ तु चरिम गुरणदव्यं। 
होदि तदो दुगुण कमा आंदिमगुणहारि दव्वोत्ति ॥। 


है इस सूत्र अनुसारि एक घाटि श्रन्योन्याभ्यस्तराशि का भाग सर्वद्रव्य कौ दीए 
श्रत की गुणहानि का द्रव्य होइ | ताते दूरा-दूरा प्रथमगुणहानि पर्यत द्रव्य 
जानना । सो इहा अन्योन्याभ्यस्तराशि चौसठि मे स्थयो एक घटाइ, अ्रवशेष ६३ का 
भाग सर्वद्रव्य ६३०० कौ दीए, सौ (१००) पाए, सोई नानागुणहानि छह, तिनि- 
विंषे अत की छठी गुणहानि का द्रव्य जानना । ताते दूणा-दृणा प्रथम गुणहानि 
पर्य॑त द्रव्य जानना । श्रैेसे होते एक घाटि नानागुणहानि शलाका प्रमाण दूवा माि, 
परस्पर गुणे, जो श्रन्योन्याभ्यस्तराशि का आधा प्रमाण होइ, ताकरि श्रत की गुण- 
हानि के द्रव्य कौ गुणे, प्रथमगुणहानि का द्रव्य हो है। सो एक घाटि नानागु्ण- 
हानि पाच, तीह प्रमाण दूवा माडि, परस्पर गुण बत्तीस होइ, सोई ग्रन्योन्याभ्यस्त- 
राशि चौसठि का आधाप्रमाण, ताकरी अ्रतगुणहानि का द्रव्य सौ कौ गुरो प्रथम- 
गुणहानि का द्रव्य बत्तीस से हो है। सर्व गुणहानि का द्रव्य भ्रत ते लगाई श्रादि 
पर्यत एक से, दोय से, च्यारि से, आठ सै, सोलह से, बत्तीस से प्रमाण जानना । 
बहुरि तहा प्रथम गुणहानि का द्रव्य बत्तीस से । तहा 'अद्धाणेण सब्वधणे, खंडिदे 
स॑ज्किसघणशमागच्छदि' इस सूत्र करि “अध्वान” जो गुणहानि आयाम प्रमाण गच्द, 
तांका स्वकीय गुणहानि सबधी द्रव्य कौ भाग दीए, मध्य समय सबंधी मध्यधन 
आवे है । सो इहा बत्तीस से कौ गच्छ थ्राठ का भाग दीए (मध्यधन) च्यारि से 
हो है । बहुरि “रूऊख श्रद्धाणा श्रद्धेणणेरिसेयहारेण सज्किसधरामवहरिदेपचय इस 
सूत्र के अनुसारि एक घाटि गच्छ का आधा प्रमारा करि हीन जो निषेकहार कहिए 
दो गृुणहानि, ताकरि मध्यधन कौ भाजित कीए, चय का प्रमाण आावे है। स्थान- 
स्थान प्रति जितना-जितना बे वा घटे ताका नाम चय जानना । सो इहा एक घार्टि 
गच्छ सात, ताका आधा साढा तीन, सो निषेकहार सोलह में घटाएं, साढा बारह 
ताका भाग मध्यधन च्यारि से कौ दीए, बत्तीस पाए। सोई प्रथम गुराहाति' विर्ष 
चय का प्रमाण जानना । बहुरि इस चय कौ निषेकहार, जो दोगुणहानि, ताकरिं 
गृणे' प्रथम गुणहानि का प्रथम ' निषेक होइ, सो इहा बत्तीस कौ सोलह करि गुर्ण, 
प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक पाच सै बारह प्रमाणरूप हो है । 


४ 


सम्यज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | | ३८५ 


भावार्थ - जो तरेसठि से परमाणू का समय प्रबद्ध बंध्या था, ताकी स्थिति 
विषे आबाधाकाल भए पीछे, पहले समय तिन परमाणूनि विषे पाच से बारह पर- 
माणू निर्जरे है। भ्रैसे श्रन्य समय संबंधी निषेकनि विषे उक्त प्रमाण परमाणूनि, की 
निजेरा होने का क्रम जानना | बहुरि 'तत्तोविसेसहीराकर्म!ं ताते ऊपरि-ऊपरि तिस 
गुणहानि के अत निषेक पर्यत एक-एक चय घटता अनुक्रम जानना । तहा प्रथर्म 
निषेक ते एक घाटि गच्छप्रमाण चय घटे, एक अधिक गुणहाति श्रायाम करि गुणित 
चय प्रमाण अत निषेक हो है । सो इहा ह्वितीयादि निषेकनि के विषे बत्तीस-बत्तीस 
घटावना । तहा एक घाटि गच्छ सात, तीहि प्रमाण चय के भये दोय से चौबीस, 
सो इतने प्रथम निषेकनि ते घटे, अत निषेक विषे दोय से अ्रठयासी प्रमाण हो है । 
सो एक अ्रधिक गुणहानि नव, ताकरि चच्च बत्तीस कौ गुण भी दोय से श्रठ्यासी हो 
है। असे प्रथम गुणाहानि विषे निषेक रचना जाननी | ५१२, ४८०, ४४८, ४१६, 
रे८४, ३५२, ३२०, रफप । 


बहुरि' जैसे ही द्वितीय गुणहानि का द्रव्य सोलह से, ताकौ गुणहानि श्रायाम- 
रूप गचछ का भाग दीए, सध्यधन दोय से होइ, याको एक 'घाटि गुणहानि आयाम 
का आधा प्रमाण करि हीन निषेकहार साढा बारह, ताका भाग दीए, द्वितीय गुण- 
हानि विषे चय का प्रमाण सोलह होइ । बहुरि याको दो गुणहानि सोलह करि गुणे, 
द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक दोय से छप्पन प्रमाण हो है। ऊपरि-ऊपरि 
द्वितीयादि निषेक, भ्पना एक-एक चय करि घटता जानना । तहा एक घाटि गच्छ प्रमाण 
चय घटे, एक अधिक गुणहानि आयाम करि गुरितत, अपना चय प्रमाण अत का 
निषेक एक सौ चवालीस प्रमाण हो है । बहुरि तृतीय गुणहानि विषे द्रव्य श्राठ से 
को गुराहानि का भाग दीए, मध्यमधन सौ (१००), याकौ एक घाटि गुणहानि का 
आधा करि हीन दोगुणहानि का भाग दीए, चय का प्रमाण श्राठ, याकौ दोगुणहानि 
करि गुरिए प्रथम निषेक एक सौ अट्ठाईस, याते ऊपरि अपना एक-एक चय घटता 
होइ, एक घाटि गच्छ प्रमाण चय घटे, एक अधिक गुणहानि आयाम करि, गुणित 
स्वकीय चयमात्र भ्रतनिषेक बहत्तरि हो है । 


असे ही इस क्रम करि चतुर्थ श्रादि गुणहानि विषे प्राप्त होइ, अत गुणहानि 
विषे द्रव्य सौ (१००), ताकौ पूर्वोक्त प्रकार गुणहानि का भाग दीए मध्यधन साढा 
बारह, याकौ एक घाटि गुणहानि का आधा प्रमाण करि हीन दोगुणहानि का भाग 


३५६ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया २४३ 


दीए, चय का प्रमाण एक, याकौ दोगुणहानि करि गुण, प्रथम निपेक का प्रमाण 
सोलह, ताते ऊपरि श्रपना एक-एक चय घटता होइ । एक घाटि गच्छ प्रमाण चय 
घटे, एक अधिक गुणहानि करि गुरित स्वकीय चय मात्र स्थिति के श्रतनिषेक का 
प्रमारा, नव हो है | श्रैसे द्वितीयादिक अतगुणहानि पर्यत विषे द्रव्यादिक हैं। ते 
गुणकाररूप हानि का श्रनुक्रम लीए है | ताते गुणहानि जैसा नाम सार्थक जानता । 


इहां तक॑ - जो प्रथम गुणहानि विषे तौ पूर्व गुणहानि के श्रभाव ते गुण- 
हानिपना नाही ? 


ताका समाधान - कि मुख्यपने ताका गुणहानि नाम नाही है । तथापि 
ऊपरि की गुणहानि कौ गुणहानिपना कौ कारणभूत जो चय, ताका हीन होने का 
सद्भाव पाईए है । ताते उपचार करि प्रथम कौ भी गुणहानि कहिए । गुणकार रूप 
घटता, जहा परिमाण होइ, ताका नाम गुणहानि जानना । ग्रैंसे एक-एक समय प्रवद्ध 
है की सर्वंगुणहानिनि विषे प्राप्त सर्वनिषेकनि की रचना जाननी । बहुरि अँसे प्रथमादि 
गुणहानिनि के द्रव्य वा चय वा निषेक ऊपरि-ऊपरि गुणहानि विषे आाधे॑-आाव 
जानने । इतना विशेष यहु जानना-जो अपना-अ्रपना गुणहानि का श्रत निषेक विर्ष 
श्रपना-अपना एक चय घटाए, ऊपरि-ऊपरि का गुरहानि का प्रथम निषेक होई, जैसे 
प्रथम गुणहानि का अत निषेक दोय से अ्रद्यासी विषे अपना चय बत्तीस घटाएं, 
द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक दोय सौ छप्पन हो है । असे ही अन्यत्र जानना । 


49 श्रंक सदृष्टि करि तिषेक को रचना #? 





सम्पस्तानचन्द्रिका भाषादौका | [ ३८७ 


असे उत्कृष्ट स्थिति अपेक्षा कार्माण का अक सदृष्टि करि वर्णन किया । 
ग्रब यथार्थ वर्णन करिए है - 

कार्माण का समयप्रबद्ध विषे जो पूर्वोक्त परमाणूनि का प्रमाण, सो द्रव्य 
जानना । ताकौ पूर्वोक्त प्रमाण अन्योन्याभ्यस्तराशि विषे एक घटाइ, अवशेष का 
भाग दीए, अंत गुणहानि का द्रव्य हो है । याते प्रथम गुणहानि पर्यत दूना-दूना द्रव्य 
जानना । तहा श्रन्योन्याभ्यस्तराशि का आधा प्रमाण करि, अ्रतगुणहानि के द्रव्य 
कौं गुण, प्रथम गुणहानि का द्रव्य हो है । याकौ पूर्वोक्त गुणहानि आयामप्रमाण का 
भाग दीए, मध्यमधन होइ है । याकौ एक घाटि गुणहानि ग्रायाम का आधा प्रमाण 
करि हीन दूना गुणहानि के प्रमाण का भाग दीए, प्रथम गुणहानि सबधी चय हो है । 
याकौ दो गुणहानि करि गुण, प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक हो है। बहुरि ताते 
ग्रपना-अपना अत निषेक पर्यत एक-एक चय घटता होइ । एक घाटि गुणहानि आयाम 
मात्र चय घटे, एक अधिक गुणहानि करि गुरितत अश्रपना चय प्रमारा अत निषेक 
हो है । याही प्रकार द्वितीयादि गणहानि विषे अपत्ता-अ्रपना द्रव्य को निषेक रचना 
जाननी । तहा अत गणहानि विष द्रव्य का गणहानि आ्रायाम का भाग दीए, मध्य 
धन होइ । याकौ एक घाटि गुणहानि का आधा करि हीन दो गृुणहानि का भाग 
दीए, चय होइ । याकौ दो गुणहानि करि गुणो, प्रथम निषेक होइ | ताते ऊपरि 
अपना एक-एक चय घटता होइ । एक घाटि गुणहानि आयाम मात्र चय घटे, एक 
ग्रधिक गुणहानि करि भ्रपना चय कौ गुण, जो प्रमाण होइ, तिह प्रमित अत निषेक 
हो है । असे कार्माण शरीर की सर्वोत्कृष्ट स्थिति विष प्राप्त एक समयप्रवद्ध सबधी 
समस्त गुणहानि की रचना जाननी । असे प्रथमादि गुणहानि ते द्वितीयादि गणहानि 
के द्रव्य वा चय वा निषेक क्रम ते आधे-आधे जानने । आबाधा रहित स्थिति विषे 
गुणहानि श्रायाम का जेता प्रमाण तितना समय पर्यंत तो प्रथम गुणहानि जाननी । 
तहा विवक्षित समयप्रबद्ध के प्रथम समय वबिषे जेते परमाणू निर्जरे, तिनिके समूह 
का नाम प्रथम निषेक जानना । दूसरे समय जेते परमाणू निर्जरे, तिनके समूह का 
नाम द्वितीय निषेक जानना । अँसे प्रथम गुणहानि का अत पर्यत जानना । पीछे ताके 
अनतर समय ते लगाइ गुणहानि श्रायाम मात्र समय पर्य॑त द्वितीय गुण हानि जानती । 
तहा भी प्रथमादि समयनि विषे जेते परमाण्‌ निजेरे, तिनिके समृह का नाम प्रथमादि 
निषेक जानने । जैसे क्रम ते स्थिति के रत समय विषे जेते प्रमाण निर्जेरे, तिनिके 
समह का नाम अत गृणहानि का अत निषेंक जानना | 


३८८ ] | गोम्सटसार जीवकाष्य गाया २१४ 


बहुरि जैसे कार्माणशरीर का वर्णन कीया, तैसे ही औदारिक आदि तैजस 
पर्यत नोकर्मशरीर के समयप्रबद्धनि की पूर्वोक्त अपना-भ्रपना स्थिति, गुणहानि, 
नाना गुणहानि, दो गणहानि, श्रन्योन्याभ्यस्तराशि का प्रमाण श्रादि करि, इहा 
प्राबाधाकाल है नाही, ताते अपनी-अपनी स्थिति का प्रथम समय ही ते लगाय 
निषेक रचना करनी । जाते ओऔदारिक श्रादि शरीरनि का तैसे ही भ्राग॑ वर्णन 
कीजिये हैं । 


झ्ागे औदारिक झादि के समयप्रबद्धनि का बंध, उदय, सत्त्व, अ्रवस्था वि 
द्रव्य का प्रमाण निरूपे है - 


एक्क समयपबद्धं, बंधदि एक्क उ्देदि चरिप्नश्सि । 
गणहाणीण दिड्वढं, ससयपबद्धं हवे सत्तं ॥२५४॥ 


एक समयप्रबद्ध, बध्नाति एकसमुदेति चरसे। 
गुणहानीनां द्चर्ध, समयप्रबद्धं भवेत्‌ सत्त्वम्‌ ॥२५४॥ !' 


टीका - ओऔदारिक श्रादि शरीरनि विषे तैजस श्र कार्माण इतिं दोऊनि का 
जीव के अनादि ते निरतर सबध है। ताते इनिका सदाकाल उदय अर सत्व सभवे 
हैं । ताते जीव मिथ्यादर्शन शझ्रादि परिणाम के निमित्त ते समय-समय प्रति तेजस 
सबधी अर कार्माण सबंधी एक-एक समयप्रबद्ध कौ बाधै है | पुद्गलवगंणानि कौ 
तैजस शरीर रूप अर ज्ञानावरणादिरूप श्राठ प्रकार कर्मरूप परिणमावै है । बहुरि 
इनि दोऊ शरीरनि का समय-समय प्रति एक-एक समयप्रवद्ध उदयरूप हो है ! 
अपना फल देनेरूप परिणतिरूप परिमाण करि फल देइ, तैजस शरीरपना कीं वा 
कार्माण शरीरपना कौं छोडि गले है, निजेरै है । बहुरि विवक्षित समयप्रबद्ध की 
स्थिति का अ्रत निषेक सबधी समय विषे किचिदन दचर्धगरणाहानि करि गुणित समय 
प्रबद्ध प्रमाण सत्त्व हो है । इतने परमाण्‌ सत्तारूप एकठे हो हैं | सवंदा सबंध ते 
प्रमार्थ करि इनि दोऊनि का सत्वद्रव्य, समय-समय प्रति सदा 'ही इतना 
संभव है । 

बहरि ओऔदारिक, वैक्रियिक शरीरनि के समय प्रबद्धनि विषे विशेष है, सो 
कहिए है । तिनि औदारिक वा वैक्रियिक शरीरनि के ग्रहरा का श्रथम समय 
लगाइ अपने आयु का अत समय पर्यत शरीर नामा नामकर्म के उदय का 
सो समय-समय प्रति एक-एक तिस शरीर के समय प्रबद्ध को बाधे है । पुद्‌ 


पसम्यग्ज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | ] ३८६ 


कौ तिस शरीररूप परिणमाव है । उदय कितना है ? सो कहै है - शरीर ग्रहरा-का 
प्रथम समय विषे बध्या जो समयप्रबद्ध, ताका पहला निषेक उदय हो है । 


हि इहाँ प्रइन - जो गाथा विषे समय-समय प्रति एक-एक समय॑प्रबद्ध का उदय 
कह्या है । इहा एक निषेक का उदय कैसे कहो हो ? पथ 


ताकां समाधान - कि निषेक है सो समयप्रबद्ध का एकदेश है । ताकौ 
उपचार करि समयप्रबद्ध कहिए है-। बहुरि दूसरा समय विषे पहिले समय बध्या था 
जो समयप्रबद्ध, ताका तो दूसरा निषेक अर दूसरे समय बध्या जो समयप्रबद्ध ताका 
पहिला निषेक, असे दोय निषेक उदय हो है। बहुरि अँसे ही तीसरा आदि समय 
विषे एक-एक बधता निषेक उदय हो है। शग्रेसे क्रम करि अत समय विष उदय श्रर 
सत्त्वहूप सचय सो युगपत्‌ दृचर्धगुण हानि करि गुण्ित समयप्रबद्ध प्रमाण हो है । 
बहुरि आहारक शरीर का तिस शरीर ग्रहण का समय प्रथम ते लगाय श्रपना 
अतर्मुहत मात्र स्थिति का अत समय विषे किचिदून दृचर्धगुणहानि करि गुरित 
समय प्रबद्धप्रमाण द्रव्य का उदय अर सत्त्वरूप सचय सो युगपत्‌ हो है इतना विशेष 
जानना । इहा समय-समय प्रति बधे सो समयप्रबद्ध कहिए। ताते समय-समय प्रति 
समयप्रबद्ध का बधना तौ सभवे अर समयप्रबद्ध का उदय अ्रर किचिदून हृचधेगुणु- 
हानिगुरितत समयप्रबद्धमात्र सत्त्व कैसे हो है, सो वर्णन इहा ही आगे करेंगे । | 


गागे श्रौदारिक, वेक्रियिक शरीरनि विषे विशेष कहै हैं--- 


णवरि य दुसरीराणं, गलिदवसेसाउमेत्तठिदिबंधों । ' 
गुणहाणीरण दिवड॒ढं, संचयमुदय्य च चरिसम्हि ॥२५५७ " 


नवरि च द्विशरीरयोगलितावशेषायुर्मात्रस्थितिबधः । 
गुरणहानीनां हृय्थे, संचयसुद्य च चरमे ।॥॥२५५॥। 


टीका - औदारिक, वैक्रियिक शरीरनि का शरीर ग्रहण का प्रथम समय 
ते लगाइ अपनी स्थिति का अत समय पर्यंत बचे है, जे समंयप्रबद्ध तिनि का स्थिति- 
बध गलितावशेष आयुमात्र जानना । जिततन्ना श्रपना आयु प्रमाण होइ, तीहि विषे 
जो व्यतीत भया, सो गलित कहिए । अवशेष रह्या सो गलितावशेष आयु कहिए है, 
पीहि प्रमाण जानना । सोई कहिए है-शरीर,ग्रहुण का ,, प्रथम सृमय विषे जो सम्रय 


३६० ] [ गोम्मटसार जोयकाष्ड गाषा २१६ 


प्रबद्ध बध्या, ताका स्थितिबध सपूरां अपना श्रायुमात्र हो है | बहुरि दूसरे समय जो 
समयप्रबद्ध बध्या, ताका स्थितिबद्ग एक समय घाटि अपना श्रायु प्रमाण हो है। 
बहुरि तीसरे समय बंध्या जो समयप्रबद्ध, ताका स्थितिवथ दोय समय घाटि भ्रपना 
श्रायु प्रमाण हो है । शैसे ही चौथा आदि उत्तरोत्तर समयनि विष बधे जे समयप्रवद्ध 
तिनिका स्थितिबध एक-एक समय घटता होता अत समय विपे बध्या हुवा समय- 
प्रबद्ध का स्थितिबध, एक समयमात्र हो है। जाते प्रथम समय ते लगाइ श्रत समय 
एर्यत बधे जे समयप्रबद्ध, तिनकी अपने श्रायु का अत कौ उलघि स्थिति न सभवे है। 
असे जिस-जिस समयप्रबद्ध की जितनी-जितनी स्थिति होइ, तिस-तिस समयप्रवद्ध 
को तितनी-तितनी स्थितिमात्र निषेंक रचना जाननी। अत विषे एक समय को 
स्थिति समयप्रबद्ध की कही । तहा एक निषेक सपूर्ण समयप्रवद्धमात्र जानना । बहुरि 
अंत समय विषे गलितावशेष समयप्रवद्ध किचिदूनह्चरद्धगुराहानिमात्र सत्वरूप एकठे 
हो हैं । जे समयप्रवद्ध बधे, तिनि के निषेक पूर्वे गले, निर्जरारूप भए, तिनिते प्रवशेष 
निषेकरूप जे समयप्रबद्ध रहे, तिनिकौ गलितावशेष कहिए । ते सर्व एकठें होइ किर्ध 
घाटि ड्योढ गुणहानिमात्र समयप्रवद्ध सत्तारूप एकठे अत समय विषं होहि हैं। 
बहुरि तीहि अत समय विषे ही तिनि सवनि का उदय हो है । आयु के अत भए पी 
ते रहै नाही । ताते तीहि समय सर्व निर्जर हैं, जैसे देव-नारकीनि की तौ वेक्रियिक 
शरीर का भ्रर मनुष्य-तिर्यचनि के औदारिक शरीर का अत समय विषे किचिदून 
हृचधंगुणहानिमात्र समयप्रबद्धनि का सत्त्व भ्लौर उदय युगपत्‌ जानना । 


आ्रागे किस स्थान विषे सामग्रीरूप कैसी आवश्यक सयुक्त जीव विषे उत्कृप्ट 
सचय हो है, सो कहै हैं--- 


ओरालियवरसंचं,.._ देवृत्तरकुरुवजादजीवस्स । 
तिरियमणुस्सस्स हवे चरिमदुचरिमे तिपल्‍लठिदिगस्स ॥२१३६॥ 


श्रौरालिकवरसचयं,.. देवोत्तरकुरूपजातजीवस्थ। 
तिर्यग्मनुष्यस्थ भवेत्‌, चरमद्विचरमे त्रिपल्यस्थितिकस्थ ॥२५६॥ 


टीका - श्रौदारिक आदि शरीरनि की जहा जीव के उत्कृष्टपने बहुत 
परमाणू एकठे होइ, तहा उत्कृष्ट सचय कहिए । वहा जो जीव तीन पल्य हक. 
धरै, देवकुरु वा उत्तरकुरु भोगभूमि का तिय॑च वा मनुष्य होइ उपज्या, तहा उपर 


पम्पस्तानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ३६१ 


के पहिले समय तिस जीव कौ तहा योग्य जो उत्कृष्ट योग, ताकरि आहार ग्रहण 
कीया, बहुरि ताकौ योग्य जो उत्कृष्ट योग की वृद्धि, ताकरि वर्धभान भया, बहुरि 
सो जीव उत्कृष्ट योग स्थाननि कौ बहुत बार ग्रहण करे है; श्रर जघन्य योगस्था- 
ननि कौ बहुत बार ग्रहण न करे है, तिस जीव कौं योग्य उत्कृष्ट' योगस्थान, 
तिनिकों बहुत बार प्राप्त होइ है, श्र तिस जीव कौ योग्य जघन्य योगस्थान, 
तिनिकौ बहुत बार, प्राप्त न हो है। बहुरि अधस्तन स्थितिनि के निषेक का जघन्य 
पद करे है। याका अर्थ यहु-जों ऊपरि के निषेक सबधी जे परमाणू, तिन थोरे 
प्रमाणूनि कौ अपकर्षण करि, स्थिति घटाइ, नीचले निषेकनि विषे निक्षेपण करे - 
है, मिलावे है । बहुरि उपरितन स्थिति के निषेकनि का उत्कृष्टपद करे है । याका 
श्र्थ यहु-जो नीचले निषेकनि विषे तिष्ठते परमाणू, तिनि बहुत परमाणूनि का 
उत्करषण करि, स्थिति कौ बधाइ, ऊपरि के निषेकनि विषे निक्षेपण करे है, मिलावे 
है । बहुरि अतर विषे गमनविकुवणा कौ न करे है; श्रंतर विषे नखच्छेद न करे है। 
याका श्रर्थ मेरे जानने मे नीके न श्राया है । ताते स्पष्ट नाही लिख्या है; बुद्धिमान 
जानियो । बहुरि तिस जीव के आयु विषे वचनयोग का काल स्तोक होइ, मनोयोग 
का काल स्तोक होइ । बहुरि वचनयोग स्तोक बार होइ । मनोयोग स्तोक 
बार होइ । 


भावार्थ - काययोग का प्रवर्तत बहुत बार होइ, बहुत काल होइ। भ्रैसे 
श्रायु का अतर्मुहुते अवशेष रहै, आगे कर्मकाण्ड विषे योगयवमध्य रचना कहैगे । 
ताका ऊपरला भाग विषे जो योगस्थान पाइए है । तहा भतर्मुहर्तकाल पर्यत तिष्ठ्या 
पीछे आगे जो जीव यवमध्य रचना कहैगे, तहा अत की गुणहानि सबधी जो योग- 
स्थान, तहा श्रावली का असख्यातवा भागमात्र काल पर्यत तिष्ठ्या । बहुरि श्रायु 
का द्विवरम समय विषे अर अत समय विष उत्कृष्ट योगस्थान कौ प्राप्त भया। 
तहां तिस जीव के तिन अ्रत के दोऊ समयनि विषे औदारिक शरीर का उत्कृष्ट 
सचय हो है । बहुरि वैक्रियिक शरीर का भी वेसे ही कहना । विशेष इतना जो 
अतर विषे नखच्छेद न करे है, यहु विशेषण न सभव है । 


वेगुव्वियवरसंचं, बावीससमुद्द श्रारणदुगम्हि । 
जह्मा वरजोगस्स य, वारा अण्णत्थ ण हि बहुगा ॥२५७॥ 





१-श, ख, ग इन दीन प्रति मे यहाँ अ्रनुत्कृष्ट शब्द मिलता है। 


१९२ ] [ गौम्मठसार जोवकाश्ड गाबा २१६ 


| वेगूविकवरसंचयं, दाविशतिसमुद्र श्रारणद्विके । 
यस्माहरयोगस्य च, वारा भ्रन्यन्न नहि बहुका: ॥॥२५७॥। 


। टोका - वेक्रियिक शरीर का उत्कृष्ट संचय, सो आारणा-श्रच्युत दोय स्वर्गनि 
के ऊपरला पटल सबंधी वाईस सागर श्रायु सयुक्त देव, तिन विपे सभवे है । प्रन्यत्र 


नीचले, ऊपरले पटलनि विपे वा सर्व नारकीनि विपे न सभवे है, जाते आरण- 
भ्रच्युत बिना भअन्यत्र वेक्रियिक शरीररूप योग का बहुत बार प्रवर्तन न हो है। 
चकार ते तिस योग्य अन्य सामग्री, सो भी श्रन्यत्र बहुत वार न सभवे है । 


आगे तेजस शरीर अर कार्मण शरीरनि का उत्कृष्ट सचयस्थान का विशेष 
कहै है - 
तेजासरीरजेट्ठं, सत्तमचरिमम्हि बिदियवारस्स । 
कस्मसस्स वि तत्थेव य, णिरये बहुबारभमिदस्स ॥२५५॥ 


तेजसशरोरज्येष्ठं, सप्तमचरमे द्वितीयवारस्प । 
कार्मरणस्यापि तत्रेव च, निरये बहुवारभ्रमितस्य ॥॥२५८॥। 


टोका - तैजसशरीर का भी उत्कृष्ट सचय ओऔदारिकशरीरवत्‌ जानना। 
विशेष इतना जो सातवी नरक 'पृथ्वी विपे दूसरी बार जो जीव उपज्या होइ । 
सातवी पृथ्वी विपे उपजि, मरि, तिर्यच होइ, फेरि सातवी प्रृथ्वी विषे उपज्या होइ, 
तिस ही जीवक हो है । 
बहुरि ्राह्रक शरीर का भी उत्कृष्ट सचय औदारिकशरीरवत्‌ जानना | 
विशेष इतना जो, श्राहद रक शरीर कौ उपजावनहारा प्रमत्तसयमी ही के हो है । 


“““* बहुरि कार्माणशरीर का उत्कृष्ट सचय सो सातवी नरक पृथ्वी विषे नारकित 
विंधे जो जीव 'बहु बार भ्रम्या होइ, तिस ही के होइ है । किस प्रकार हो सो 
कहैँ हैं-कोई जीव बादर पृथ्वी कायनि विषे अतर्मुहुते घाटि, पृथकत्व कोडिपूर्व करि 
अधिक दोय हजार सागर हीन कर्म की स्थिति कौ प्राप्त भया । तहा तिस बादर 
पृथ्वीकाय सबधी श्रपर्याप्त पर्याय थोरे धरे, पर्याप्त पर्याय बहुत धरे, तिनिका एकट्ठा 
किया हुवा पर्याप्त काल बहुत भया । श्रपर्याप्त काल थोरा भया । ऐसे इनिकों पालता 
सता जब-जब श्रायु बाघे, तब-तब जघन्य योग करि बाधे, यहु यथायोग्य उत्कृष्ट योग 


सम्परज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] | १६३ 


करि आहार ग्रहणा करे । श्र उत्कृष्ट योगनि की वृद्धि करि बधे ॥ बहुरि यथायोग्य 
उत्कृष्ट योगनि कौ बहुत बांर प्राप्त होइ, जघन्य योगस्थाननि कौ बहुत बार प्राप्त 
न होइ । बहुरि सक्‍्लेश परिणामरूप परिणया यथायोग्य मदकषायरूप विशुद्धता 
करि विशुद्ध होइ, पूर्वोक्त प्रकार अधस्तन स्थितिनि के निषेक का जघन्यपद करे । 
उपरितन स्थितिनि के निषेक का उत्कृष्ट पद करे है। श्रैसे भ्रमण करि, बादर 
त्रसपर्याय विषे उपज्या, तहा भ्रमता तिस जीव के पर्याप्त पर्याय थोरे, अपर्याप्त 
पर्याय बहुत भएं, तिनिका एकठा कीया पर्याप्तकाल बहुत भया । अ्रपर्याप्तकाल थोरा 
भया । जैसे भ्रमण करि पीछला पर्याय का ग्रहरा विषे सातवी नरक प्रथ्वी के नारक 
जे बिले, तिनि विषे उपज्या । तहा तिस पर्याय के ग्रहण का प्रथम समय विषे यथा- 
योग्य उत्कृष्ट योग करि आहार ग्रहण कीया । बहुरि उत्कृष्ट योगवृद्धि करि बध्या । 

बहुरि थोरा अतर्मुह्तं काल करि सर्व पर्याप्ति पूर्ण कीए | बहुरि तिस नरक विषे 
तेतीस सागर काल पर्यत योग आवश्यक अर सक्‍लेश आवश्यक कौ प्राप्त भया । 
शसे भ्रमण करि शभ्राग्ु का सतोक काल अवशेष रहै, योगयवमध्य रचना का ऊपरला 
भागरूप योगस्थान विषे अतर्मृहृते काल पर्यत तिष्ठि, श्र पीछे जीव यवमध्य रचना 
की अत गुणहानिरूप योगस्थान विषे आवली का अ्रसख्यातवा भागमात्र काल पर्यत 
तिष्ठि श्रायु का अत ते तीसरा, दूसरा समयनि विषे उत्कृष्ट सक्‍लेश कौ पाइ, अत 
समय विषे उत्कृष्ट योगस्थान कौ पाइ, तिस पर्याय का अत समय विषे जीव तिष्ठ्या 
ताके कार्माण शरीर का उत्कृष्ट सचय होइ है । असे औदारिक आदि शरीरनि का 
का उत्कृष्ट सचय होने की सामग्री का विशेष कह्मया । 


' भावार्थ - पूर्व उत्कृष्ट सचय होने विषे छह झ्रावश्यक कहे थे, ते इहा 
यथासभव जानि लेना । पर्याय सबधी काल तौ भवाद्ध है। अर आयु का प्रमाण सो 
श्रायुष्प है । यथासभव योगस्थान होना, सो योग है । तीज्र कषाय होना सो संक्लेश 
है । ऊपरले निषेकनि के परमाणू नीचले निषेकति विषे मिलावना, सो अपकर्णण 
है । नीचले निषेकनि का परमाणू ऊपरि के निषेकनि विषे मिलावना, सो उत्कर्णरण 
है । जैसे ए छह आवश्यक यथासभव जानने । 


बहुरि एक प्रश्न उपज है कि एक समय विषे जीव करि बाध्या जो एक 
समयप्रबद्ध, ताके आबाधा रहित अ्रपन्ती स्थिति का प्रथम समय ते लगाइ, अत समय 
पर्यत समय-समय प्रति एक-एक निषेक उदय आवीे है। पूर्वे गाथा विषे समय-समय 
प्रति एक-एक समयप्रबद्ध का उदय का आवना कैसे कह्मा है ? 


१६४ ] | गौस्सटसार जौवकाण्ड गावा २१८ 


ताका ससाधान - जो समय-समय प्रति बधे समय प्रवद्धनि का एक-एक 
निषेक एकठे होइ, विवक्षित एक समय विषे समय प्रवद्धमात्र हो है । 


कंसे ” सो कहिएहै - श्रनादिबध का निमित्तक रि वध्या विवक्षित समयप्रबद्ध, 
ताका जिस काल विबे अत निषेक उदय हो है, तिस काल विष, ताके श्रनतरि वध्या 
समयप्रबद्ध का अत ते दूसरा निषेक उदय हो है । ताके अनतरि वध्या समयप्रवद्ध 
का अत ते तीसरा निषेक उदय हो है। असे चौथा आदि समयतनि विषे वध, समय- 
प्रबद्धनि का अत ते चौथा आदि निषेकनि का उदय क्रम करि आवाधाकाल रहित 
विवक्षित स्थिति के जेते समय तितने स्थान जाय, श्रत विप जो समयप्रवद्ध बध्या, 
ताका आदि निपेक उदय हो है । असे सबनि कौ जोडे, विवक्षित एक समय विपे 
एक समयप्रबद्ध उदय श्राव है । 


अकसदृष्टि करि जैसे जिन समयप्रबद्धनि के सर्वे निषेक गलि गए, तिनिका 
तौ उदय है ही नाही । वहुरि जिस समयप्रबद्ध के सेतालीस निषेक पूर्व गले, ताका 
भ्रत नव का निषेक वर्तमान समय विषे उदय शआ्रावे है | बहुरि जाके छियालीस 
निषेक पूर्वे गले, ताका दश का निषेक उदय हो है । जैसे ही क्रम ते जाका एकहू 
निषेक पूर्वेन गल्या, ताका प्रथम पाच से बारा का निषेक उदय हो है। प्रैसे 
वरततमान कोई एक समय विषे सर्व उदय रूप निषेक | £ १० ११ १२ १३ १४ ११५ 
१६॥ १८ २० २२ २४ २६ २८ ३० ३२॥। ३६ ४० डंडे ४प ५२ ५६ ६० एव । 
७२ ८५० ८८ ६६ १०४ ११२ १२० १२१८। १४४ १६० १७६ १६२ १२०८ 
रृर४छ २४० २५६ | रृण८ ३२० ३४५२ ३८४ ४१६ एैं४ए ४८२ ५११२॥ असे इनिकों 
जोडे सपूर्ण समय प्रबद्धमात्र प्रमाण हो है । 


ग्रागामी काल विषे जैसे नवीन समयप्रबद्ध के निषेकनि का उदय का सद्भाव 
होता जाइयगा, तँसे पुराण समयश्रबद्ध के निषेकनि के उदय का अभाव होता जायगा। 
जैसे आगामी समय विषे नवीन समयप्रबद्ध का पाच से बारा का निषेक उदय 
आवेगा, तहा वर्तमान समय विष जिस समयप्रबद्ध का पाच से बारा का निर्षक 
उदय था, ताका पाच सै बारा का निषेक का श्रभाव होइ, दूसरा च्यारि से भ्रसी 
का निषेक उदय होगा । बहुरि जिस समयप्रबद्ध का वर्तमान समय विषे च्यारि पे 
श्रसी का निषेक उदय था, ताका तिस निषेक का अभाव होइ, च्यारि से भ्रडतालीस 
के निषेक का उदय होगा। श्रैसे क्रम ते जिस समयप्रबद्ध का वर्तमान समय विर्ष वव 


धम्यग्तानचन्प्रिका भाषादीका | [ ३६५ 


का निषेक उदय था, ताका आगामी समय विष सर्व अभाव होगा । असे ही क्रम 
समय प्रति जानना । ताते समय-समय प्रति एक-एक समयप्रबद्ध का एक-एक निषेक 
मिलि, एक-एक समयप्रबद्ध का उदय हो है। बहुरि गले पीछे भ्रवशेष रहैं, सर्व 
निषेक, तिनिकौ जोडे, किचित्‌ ऊन व्दूयर्धगुणहानि गुरितत समयप्रबद्ध प्रमाण सत्त्व 
हो है । कैसे ? सो कहिए हैं - जिस समयप्रबद्ध का एकहू नि्षेक गल्या नाही, ताके 
सर्वे निषेक नीचे पक्ति विष लिखिए। बहुरि ताके ऊपरि जिस समयप्रबद्ध का एक 
निषेक गल्या होइ, ताके आदि निषेक बिना अवशेष निषेक पक्ति विषे लिखिए । 
बहुरि ताके ऊपर जिस समय प्रबद्ध के दोय निषेक गले होइ, ताके आदि के दोय 
निषेक बिना अ्रवशेष निषेक पक्ति विषे लिखिए । असे ही ऊपरि-ऊपरि एक-एक 
निषेक घटता लिखिं, सबे के ऊपरि जिस समय प्रबद्ध के अन्य निषेक गलि, एक 
प्रवशेीष रह्मा होइ, ताका अत निषेक लिखना । श्रेसे करते त्रिकोण रचना 


हो है। 


| गुराहानि | पचम गुण॒हानि | चतुर्थ गुणहानि तृतीय गुणहानि [द्वितीय | प्रथम गुणहानि 





अकसदृष्टि करि जैसे नीचे ही नीचे अडतालीस निषेक लिखे, ताके ऊपर 
पाच से बारा का बिना सेतालीस निषेक लिखे। ताके ऊपरि पाच से बारा शअ्रर 
च्यारि से असी का बिना छियालीस निषेक लिखे । असे ही क्रम ते ऊपरि ही ऊपरि 
नव का निषेक लिख्या, असे लिखते त्रिकूटी रचना हो है । ताते इस त्रिकोण यत्र 
का जोडा हूवा सर्वे द्रव्य, प्रमाण सत्त्व द्रव्य जानना । सो कितना हो है ? सो कहिए 
है - किचिदृन् व्दूचर्धगूणहावि गुरित समयप्रबद्ध प्रमाण हो है । पूर्व जो गुणहानि 


३६६ ] [ गोमस्सटसार जीवकाण्ड गाथा २५८ 


आयाम का प्रमाण कह्मया, तामै श्राधा गुणहानि आयाम का प्रमाण मिलाए, व्द्चधे- 
गुणहानि हो है। तामे किछ घाटि सख्यात गुणी पलल्‍्य की वर्गशलाका करि अधिक 
जो गुणहानि का अठारहवा भाग का प्रमाण सो घटावना, घटाए जो प्रमाण होइ, 
ताका नाम इहा किचिदून व्द्यधंगुण॒हानि जानना । ताकरि समयप्रबद्ध के विषे जो 
परमाणूनि का प्रमाण कह्मा, ताकौ गुण, जो प्रमाण होइ, सोइ त्रिकोण यत्र विषे 
प्राप्त सर्वे निषेकनि के परमाणू जोडे, प्रमाण हो है । जैसे अक सदृष्टि करि कीया 
हवा त्रिकोणयत्र, ताकी सर्वपक्ति के अकनि कौ जोड़े, इकहत्तरी हजार तीन से च्यारि 
हो है । श्रर गुणहानि आयाम आठ, तामें आधा गुणहानि भ्रायाम च्यारि मिलाए, 
व्द्यर्धगुराहानि का प्रमाण बारह होइ, ताकरि समयप्रबद्ध तरेसठि सौ कौ गुण, 
पिचहृत्तरि हजार छ से होइ । इहा त्रिकोण यत्र का जोड घटता भया | ताते किचि 
दून दृचर्धगूणहानि गूरिगत समयप्रबद्ध प्रमाण सत्त्व कह्या । तहा व्द्यध॑गुणहानि विषे 
ऊनका प्रमाण दाष्टात विषे महतृप्रमाण है । ताते पूर्वोक्त जानना । 


इहा अकसदृष्टि दृष्टात विषे गुणहानि का अठारहवा भाग करि गुणित 
समयप्रबद्ध का प्रमाण श्रठाईस से, तामं गुणहानि भ्राठ, नानागुणहानि छे करि गुणित 
समयप्रबद्ध का तरेसठिवा भाग, अ्डतालीस से, तामैं किचित्‌ अधिक आधा समय- 
प्रबद्ध का प्रमाण तेतीस से च्यारि घटाइ, श्रवशेष चौदह से छिनवे जोडे, वियालीस 
से छिनवे भए, सो व्दूचर्धगुणहानि गुरितत समयप्रबद्ध विषे घटाए, त्रिकोण यत्र का 


जोड हो है । 


बहुरि इस त्रिकोण यत्र का जोड इतना कैसे भया ? सो जोड देने का 
विधान हीन-हीन सकलन करि वा अ्धिक-अ्रधिक सकलन करि वा अ्रनुलोम-विलोम 
सकलन करि तीन प्रकार कह्मा है। तहा घदता-घटता प्रमाण लीए निषेकरति की 
क्रम ते जोडना, सो हीन-हीन सकलन कहिए । बधता-बधता प्रमाण लीए निषेकनि 
का क्रम ते जोडना, सो अधिक-भ्रधिक सकलन कहिए । हीन प्रमाण लीए वा अधिक 
प्रमाण लीए निषेकनि का जेसे होइ तैसे जोडना, सो अनुलोम-विलोम सकलन कहिए 
सो श्रेसे जोड देने का विधान आगे सदृष्टि अधिकार विषे लिखेंगे, तहा जानना । 
इहा जोड विषे सदृष्टि समभने में न श्रावती, ताते नाही लिख्या है । अंसे श्राद्ु 
बिता कर्म प्रकृतिनि का समय-समय प्रति बध, उदय, सत्त्व का लक्षण कह्या । 


पम्परशानचन्द्रिका भाषादौका ] [ ३६७ 


बहुरि आयु का अन्यथा लक्षण है, जाते भ्रायु का अ्पकर्षण कालनि विषे वा 
असंक्षेप अत काल विषे ही बध हो है । वहुरि आबाधा काल पूर्व भव विषे व्यतीत 
हो है। ताते श्रायु, की जितनी स्थिति, तितनी ही निषेकनि की रचना जाननी । 
आबाधाकाल घटावना नाही । बहुरि आयुकर्म का उत्कृष्ट सचय कोडि पूर्व वर्ष 
प्रमाण आयु का धारी जलचर जीव के हो है । तहा कर्मभूमिया मनुष्य कोटि पूर्व 
वर्ष प्रमाण झायु का धारी यथायोग्य सक्‍्लेश वा उत्कृष्ट योग करि पर भव सबधी 
कोटिपूर्व वर्ष का आयु जलचर विषे उपजने का बाध्या, सो श्राग कहिएगी योग 
यवमध्य रचना, ताका ऊपरि स्थान विषे शअ्तर्मुहर्ते तिष्ठया, बहुरि श्रत जीव गुण- 
हानि का स्थान विषे आवली का असख्यातवा भागमात्र काल तिष्ठ्या, क्रम ते काल 
गसाइ, कोडिपूर्व श्रायु का धारी जलचर विषे उपज्या । अतमसु हुते करि सर्वे पर्याप्तनि 
करि पर्याप्त भया | अतमसु हते करि बहुरि परभव सबधी जलचर विषे उपजने का 
कोडिपूर्व श्रायु को बाधे है। तहा दीघे भ्राय्रु का बध काल करि यथायोग्य सकक्‍्लेश 
करि. उत्कृष्ट योग करि उत्कृष्ट योग करि बाघे है। सो योग यवरचना का श्रत 
स्थानवर्ती जीव बहुत बार साता कौ काल करि युक्त होता अपने काल विषे पर 
भव सबधी आयु कौ घटावे, ताके आयु-वेदना द्रव्य का प्रमाण उत्कृष्ट हो है, सो 
द्रव्य रचना सस्क्ृत टीका ते जानती । या प्रकार औदारिक श्रादि शरीरनि का बंध, 
उदय, सत्त्व विशेष जानने के अ्रथिं वर्णान कीया । 


ग्राग श्री माधवचद्र त्रेविद्येव वारह गाथानि करि योग मार्गणा विषे 
जीवनि की सख्या कहै है - 


बादरपुण्णा तेऊ, सगरासीए असंखभागसिदा । 
विक्किरियसत्तिजुत्ता, पल्‍लासंखेज्जया वाऊ ॥२५६॥ 


बादरपुर्णाः, तेजसाः, स्वकराशेरसंख्यभागमिताः । 
विक्रियाशक्तियुक्ताः, पल्यासख्याता वायवः (॥२५९॥ 


टीका - बादर पर्याप्त तेजकायिक जीव, तिनि विषे उन ही जीवनि का जो 
पूर्व परिसाण आावली के घन का अ्रसख्यातवा भागमात्र कह्मा था, तिस राशि कौ 
असख्यात का भाग दीए, जो प्रमाण होइ, तितने जीव विक्रिया शक्ति करि सुक्त 
जानने । 


रैध८ ] | गोस्मटसार जौवकाण्ड गाभा २६०-२६१ 


बहुरि बादर पर्याप्त वातकायिक जीव लोक के सख्यातवे भाग प्रमाण कहे 
थे । तिनि विषे पल्‍्य का असख्यातवा भाग प्रमारा जीव, विक्रिया शक्ति युक्त जानने | 
जाते 'बादरतेऊवाऊपचेंदिययुण्णगा विग्ुव्वंति' इस गाथा करि बादर पर्याप्त भ्रग्नि 
कायिक अर पवनकायिक जीवनि के वेक्रियिक योग का सद्भाव कह्मा है। 


पल्‍लासंखेज्जाहयबिदंगुलगुणिदसेढिमेत्ता हु । 
वेगुव्वियपंचक्खा, भोगभुमा पुह विगुव्वंति ॥२६०॥ 


पल्यासंख्याताहतवुदांगुलगुरिगत श्रेरिणमात्रा हि । 
वेगूविकपचाक्षा, भोगभुमाः प्रथक्‌ विगुर्वेति ॥२६०॥। 


दीका - पल्‍य का असख्यातवा भाग करि घनागुल कौ गुणे, जो परिमाण 
होइ, ताकरि जगच्छे णी गुणे, जो परिमाण शभावे, तितने वैक्रियिक योग के धारक 
पर्याप्त पचेद्री तिर्यच वा मनुष्य जानने । तहा भोगभूमि विषे उपजे तियँच वा मनुष्य 
श्रर कर्मभूमि विषे चक्रवर्ती ए पृथक्‌ विक्रिया कौ भी करे हैं । इनि विना सर्व कर्म- 
भूमियानि के अपृथक्‌ विक्रिया ही है । 


जो मूलशरीर ते जुदा शरीरादि करना, सो पृथक्‌ विक्रिया जाननी । 

अपने शरीर ही कों अनेकरूप करना, सो अप्रुथक्‌ विक्रिया जाननी । 
देवाह सादिरेया, तिजोगिणो तेंहि हीण तसपुण्णा । 
बियजोगिणो तदूणा, ससारी एक्कजोगा हु ॥२६१॥ 


देव: सातिरेकाः, त्रियोगिनस्तेहीनाः त्रसपूर्साः । 
द्वियोगिनस्तवूना, ससारिराः एकयोगा हि ॥२६१॥। 


टीका - देवमि का जो परिमाण साधिक ज्योतिष्कराशि मात्र कह्मा थी, 
तीहि विषे घनागुल का द्वितीय मूल करि गुरित जगच्छे,णी प्रमाण नारकी अर 
संख्यात पराट्टी प्रतरागुल करि भाजित जगत्प्रतर प्रमाण सज्ञी पर्याप्त तिरय॑च प्र 
बादाल का धन प्रमारा पर्याप्त मनुष्य इनिकों मिलाए, जो परिमाण होई, तितने 
त्रियोगी जानने । इनिके मत, वचन, काय तीनो योग पाइए हैं । 


सग्यग्शानचब्त्रिका भाषाटीका ] [ ३६९६ 


बहुरि जो पूर्वे पर्याप्त त्रस जीवनि का प्रमाण कट्मा था, तामे त्रियोगी 
जीवनि का परिमाण घटाए, जो अवशेष परिमाण रहै; तितने द्वियोगी जीव जानने । 
इनिके वचन, काय दोय ही योग पाइए हैं । 


बहुरि संसारी जीवनि का जो परिमाण, तामे द्वियोगी श्रर त्रियोगी जीवनि 
का परिमाण घटाए जो भ्रवशेष परिमाण रहै, तितने जीव एक योगी जानने । इनि 
के एक काययोग ही पाइए है; असे प्रगट जानना । 


अंतोमुहृत्तमेत्ता, चउमराजोगा कमेरा संखगुरणा । 
तज्जोगो सामण्णं, चउवचिजोगा तदो दु संखगुणा ॥२६२॥ 


अ्रंतर्मुहतंमात्रा, चतुर्मनोयोगाः क्रमेशा संख्यगुणाः । 
तथ्योग: सामान्‍य, चतुर्वेचोयोगाः ततस्तु संख्यगुणा: ॥॥२६२॥॥ 


ठीका - च्यारि प्रकार मनोयोग प्रत्येक अतर्मुह्॒त प्रमाण स्थिति लीए है । 
तथापि श्रनुक्रम ते संख्यात गुणें जानने । सोई कहिए है - सत्य मनोयोग का काल 
सबते थोरा है; सो भी अंतर्मुहर्त प्रमाण है; ताकी सदृष्टि-एक अतर्मुहतें । बहुरि 
याते संख्यातगुणा काल असत्य मनोयोग का है, ताकी सदृष्टि-च्यारि अतर्मुह॒र्ते । 
इहां सख्यात की सहनानी च्यारि जाननी । बहुरि याते सख्यात गुणा उभय मनोयोग 
का काल है, ताकी सदृष्टि - सोलह अतर्मुहतें। बहुरि याते सख्यातगुणा श्रनुभय 
मनोयोग का काल है, ताकी सदृष्टि-चौसठि अतर्मुह॒र्त । जैसे च्यारि मनोयोग का 
काल का जोड दीए जो परिमाण हूवा, सो सामान्य मनोयोग का काल है, तिह की 
सदृष्टि - पिच्यासी अतर्मुहुतें । वबहुरि सामान्य मनोयोग का काल ते सख्यातगुणा 
च्यारि वचनयोग काल है । तथापि क्रम ते सख्यातगुणा है, तौ भी प्रत्येक अतर्मुह॒र्त 
मात्र ही है। तहा सामान्य मगोयोग का कालते सख्यातगुणा सत्य वचनयोग का 
काल है, ताकी सदृष्टि-चौगुणा पिच्यासी ( ४>८८५५ ) अतर्महूर्त । बहुरि याते 
सख्यात गुणा असत्य वचनयोग का काल है - ताकी सदृष्टि सोलहगुणा पिच्यासी 
( १६%८५ ) अतर्मुहृतें । बहुरि याते सख्यातगुणा उभय वचनयोग का काल है - 
ताकी सदृष्टि-चौसठिगुणा पिच्यासी ( ६४>८८५४५ ) अतर्मुह्त | बहुरि याते सख्यात्त 
गुणा अनुभय वचनयोग का काल है, ताकी दृष्टि-दोय से छप्पन गुणा पिच्यासी 
( २५६१८८५ ) अतर्मुह्॒ते । 


४०० ] [ गोम्सठसार जोवकाण्ड गाया २६३ 


तज्जोगो सामरण्णं, काश्रो संखाहदो तिजोगमिदं । 

सव्वससासविभजिदं, सगसगगुणसंगुणे द्‌ सगरासी ॥२६३॥ 
तद्योगः सामान्यं, कायः संख्याहतः ब्रियोगिमितम्‌ । 
सर्वंसमासविभक्तं, स्वकस्वकगुरासंगुरों तु स्वकराशिः ॥२६३॥ 


टीका - बहुरि जो चार॒यो वचन योगनि का काल कह्मा, ताका जोड दीए, 
जो परिमाणा होइ, सो सामान्य वचन योग का काल है, ताकी सदृष्टि तीन से चालीस 
गुणा पिच्यासी ( ३४० ,८८५ ) अतमु ह॒ते । याते सख्यात गुणा काल काययोग का 
जानना । ताकी सदृष्टि तेरह से साठि गुणा पिच्यासी (१३६० ३८८५) अतमु हृर्त । 
असे इनि तीनो योगनि के काल का जोड दीए, सतरह से एक गुणा पिच्यासी 
( १७०१५८८४५ ) अतमु ह॒तें प्रमाण भया । ताके जेते समय होहि, तिस प्रमाण करि 
त्रियोग कहिए । पूर्वे जो त्रियोगी जीवनि का परिमाण कह्मा था, ताकौं भाग दीजिए 
जो एक भाग का परिमाण श्रावे, ताकौ सत्यमनोयोग के काल के जेते समय, तिन- 
करि गुण, जो परिमाण ग्रावै, तितने सत्य मनोयोगी जीव जानने । बहुरि ताही कौ 
श्रसत्य मनोयोग काल के जेते समय, तिन करि गुण, जो परिमाण श्राव, तितने भ्रसत्य 
भनोयोगी जीव जानने । ग्रैसे ही काययोग पर्यंत सर्वे का परिमाण जानना । इहा 
सत्र त्रेराशिक करना । तहा जो सर्व योगनि का काल विषे पूर्वोक्त त्रियोगी सर्व 
जीव पाइए, तौ विवक्षित योग के काल विषे केते जीव पाइए ? असे तीनो योगनिं 
का जोड दिए जो काल भया, सो प्रमाण राशि, त्रियोगी जीवनि का परिमाण फल 
राशि, अर जिस योग की विवक्षा होइ तिसका काल इच्छा राशि, अैसे करि के फल- 
राशि कौ इच्छाराशि करि गुरणि प्रमाणराशि का भाग दीए, जो-जो परिमाण भश्राव॑, 
तितने-तितने जीव विवक्षित योग के धारक जानने । 


। 

बहुरि द्वियोगी जीवनि विषे वचनयोग का काल अतमु ह॒ते मात्र, ताकी सदृ- 

ष्टि । एक अतमु ह॒ते, यात्ते सख्यातगुणा काययोग का काल, ताकी सदृष्टि च्यारि श्रत- 
मु हतें, इनि दोऊनि के काल कौ जोड, जो प्रमाण होइ, ताका भाग द्वियोगी जीव 
राशि कौ दीए, जो एक भाग का परिमाण होइ, ताकौ अपना-अ्पना काल करि 
गुणे, श्रपता-अपऩा राशि हो है । तहा किछ घाटि त्रसराशि के प्रमाण कौं सदृष्टि 
अपेक्षा पाच करि भाग देइ, एक करि गुर, ह्ियोगीनि विषे वचन योगीनि का 


सम्यरज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ४०१ 


प्रमाण हो है । पाच का भाग देइ, च्यारि करि गुणे द्वियोगीनि विषे काययोगीनि का 
प्रमाण हो है । 


कम्मोरालियसिस्सयश्रो रालद्धासु संचिदअणंता । 
कम्मोरालियमिस्सथ, ओरालियजोगिणो जीवा ॥२६४॥। 


कार्मणोौदारिकमिश्रकौरालाद्धासु संचितानंताः । 
कार्मगोरालिकमिश्रकौरा लिकयोगिनो जीवाः ॥॥२६४।॥ 


टीका - कार्माण काययोग, श्रौदारिकमिश्र काययोग, औदारिक काययोग 
इनि के कालनि विष सचित कहिए एकठे भए, जे कार्माण काययोगी, औदारिक मिश्र 
काययोगी, ओऔदारिक काययोगी जीव, ते प्रत्येक जुदे-जुदे अनतानत जानने, सोई 
कहिए है । 


समयत्तयसंखावलिसंखगुणावलिसमासहिदरासी । 
सगगुणगुणिदे थोवो, श्रसंखसंखाहदों कमसो ॥२६५॥ 


समयत्रयसंख्यावलिसंख्यग्‌ रावलिससासहितराशिस्‌ । 
स्वकगुरागुणिते स्तोकः, असंख्यसंस्याहृतः ऋ्रमशः ॥॥२६५।। 


टीक - कार्मरण काययोग का काल तीन समय है, जाते विग्रह गति विषे 
अनाहारक तीनि समयनि विपषे कार्माण काय योग ही सभवे है । बहुरि औदारिक 
मिश्र काययोग का काल सख्यात श्रावली प्रमाण है, जाते अतसु हते प्रमाण अपर्याप्त 
ग्रवस्था विषे ओऔदारिकमिश्र का काल है। बहुरि ताते सख्यातगुणा औदारिक 
काययोग का काल है, जाते तिनि दोऊ कालनि बिना अवशेष सर्व श्रौदारिक योग 
का ही काल है; सो इनि सर्व कालनि का जोड दीएं जो समयनि का परिमाण भया, 
ताकौ द्वियोगी त्रिसयोगी राशि करि हीन ससारी जीव राशिमात्र एक योगी जीव 
राशि के परिमाण कौ भाग दीए जो एक भाग विषे परिमाण आ॥रावे, तीहि कौ 
कार्माण काल करि गुणे, जो परिमाण होइ, तितने कार्माण काययोगी है । भ्रर तिस 
ही एक भाग कौ झ्रौदारिक मिश्र काल करि गुण, जो परिमाण होइ, तितने झौदा- 
रिक मिश्र.योगी जानने | बहुरि तिस ही एक भाग कौ श्ौदारिक के काल करि 
गणे, जो प्रिमाण होइ, तितने औदारिक काययोगी जानने । 


४०२ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड भाधा २६६ 


इहां कार्माण काययोगी तौ सब ते स्तोक है । इनि ते श्रसख्यात गुण श्रौदा- 
रिकमिश्र काययोगी है । इन ते सख्यातगुणें श्रौदारिक काययोगी हैं । इहा भी जो 
तीनू काययोग के काल विषे सर्व एक योगी जीव पाइए, तो कार्माण शरीर ग्रादि 
विवक्षित के काल विष केते पाइए ? अँसे जैराशिक हो है । तहा तीनो काययोगनि 
का काल सो प्रमाणराशि, एक योगी जीवनि का परिमाण सो फलराशि, कार्मणादिक 
विवक्षित का काल सो इच्छाराशि, फलराशि कौं इच्छाराशि करि गुर, प्रमाण 
राशि का भाग दीए, जो-जो प्रमाण पावे, तितने-तितने विवक्षित योग के धारक जीव 
जानने । क्रमश इस शब्द करि श्राचार्य ने कह्या है कि धवल नामा प्रथम सिद्धात के 
झनुसारि यह कथन कीया है । या करि श्रपना उद्धतता का परिहार प्रगट कीया है। 


सोवक्कमाणुवक्कमकालो संखेज्जवासठिदिवाणे । 
आवलिश्रसंखभागो, संखेज्जावलिपमा कमसो ॥२६६॥ 


सोपक्रमानुपक्रमकालः संख्यातवर्षस्थितिवाने । 
आवल्यसंख्यभाग:, संख्यातावलिप्रमः क्रमशः ॥॥२६६।॥। 


टीका - वैक्रियिक मिश्र अर वैक्रियिक काययोग के धारक जे जीव, तिनकी 
सख्या च्यारि गाथानि करि कहै है | सख्यात वर्ष की है स्थिति जिनकी अैसे जे 
मुख्यता करि दश हजार वर्ष प्रमाण जघन्य स्थिति के धारकवान कहिए व्यतर देव, 
तिनि विषे उनकी स्थिति के दोय भाग हैं, एक सोपक्रम काल, एक अनुपक्रम 
काल । 


तहा उपक्रम कहिए उत्पत्ति, तीहि सहित जो काल, सो सोपक्रम ८ 
कहिए । सो आवलो के अ्रसख्यातवे भागमात्र है, जो व्यतर देव उपजिवो ही करे 
वीचि कोई समय अतर नही पडे, तौ आवली का असख्यातवा भाग प्रमाण कार्ले 
पर्यत उपजिवो करे । ु । 

बहुरि जो उत्पत्ति रहित काल होइ, सो अनुपक्रम काल कहिए । सो 
सख्यात आवली प्रमाण है! बारह मुह॒तमात्र जानना । जो कोई ही व्यतर देव री 
उपज, तौ बारह मुह पर्यत न उपजे, पीछे कोई उपजै ही उपजै, जैसे अवुक्नम + 
काल जानने । । ह 


सम्याज्ञानचन्द्रिका भाषादीक़ा ] [ ४०३ 


तहि झब्बे सुद्धसला, सोवकक्सकालदो दु संखगुणा । 
तत्तो संखंगुणणा, अपृण्णकालम्हि सुद्धसला ॥२६७॥॥ 


तस्मिन्‌ सर्वाः शुद्धशलाकाः, सोपक्रमकालतस्तु संख्यगुणाः । 
ततः संख्यगुणोना, श्रपुरेंकाले शुद्धशलाकाः ॥२६७॥। 


टीका - तीहि दश हजार वर्ष प्रमाण जघन्य स्थिति विषे सब पर्याप्त वा 
अपर्याप्त काल सबधी शअनुपक्रम काल रहित कौ केवल शुद्ध उपक्रम काल की शलाका 
कहिए । जेती बार सभवे तेता प्रमाण, सो उपक्रम काल ते सख्यात गुणी है । बहुरि 
अपर्याप्त काल सबधी शुद्ध उपक्रम शलाका ताते सख्यात गृुणी घाटि है, जो जघन्य 
स्थिति विषे शुद्ध उपक्रम शलाका का परिमाण कह्या था, ताके सख्यातवे भाग 
अ्रपर्याप्त काल सबधी शुद्ध उपक्रम शलाका जानना । सोई दिखाइए है--- 


सोपक्रम-अ्नुपक्रम काल दोऊ कालनि की मिलाई हुई एक शलाका होइ, तौ 

दश हजार वर्ष प्रमाण स्थिति की केती शलाका होइ ? श्रेसे त्रराशिक करिए । 
तहां सोपक्रम अर अनुपक्रम काल कौ मिलाए, आवली का अ्रसख्यातवा भाग अश्रधिक 
संख्यात श्रावली प्रमाण तौ प्रमाणराशि भया, अर फलराशि एक शलाका, अर 
इच्छाराशि दश हजार वर्ष, तहा फल करि इच्छाराशि कौ गृणि, प्रमाण का भाग 

दीए, किचिदून सख्यातगुणा सख्यात प्रमाण मिश्र शलाका हो है । जघन्य स्थिति 
विषे एती बार उपक्रम वा अनुपक्रम का काल वर्तें है। बहुरि प्रमाणराशि शलाका 
एक, फलराशि उपक्रम काल आवली का शअ्रसख्यातवा भाग, इच्छाराशि मिश्रशलाका 
किचिदूत सख्यात गुणा सख्यात कीएं, तीहि जघन्य स्थिति प्रमाण काल विषे शुद्ध 
उपक्रम शलाका का काल का परिमाण किचिदून सख्यात गुणा संख्यात गुणित आवली 
का असख्यातवा भागमात्र हो है। बहुरि प्रमाण जघन्य स्थिति, फल शुद्ध उपक्रम 
शलाका का काल, इच्छा अपर्याप्त कीए, श्रपर्याप्त काल सबधी शुद्ध उपक्रम शलाका 
का काल सख्यात गुणा आवली का असख्यातवा भागमात्र होइ | अथवा श्रन्य प्रकार 
कहै है - प्रमाण एक शुद्ध उपक्रम शलाका का काल, फल एक शलाका, इच्छा सर्व 
शुद्ध उपकम काल करिए पर्याप्त-अरपर्याप्त सर्वे काल सबधी शुद्ध उपक्रम शलाका 
किचिदून सख्यात गुणी सख्यात जाननी। बहुरि प्रमाण एक शलाका, फल शुद्ध 
उपक्रम शलाका का काल आवली का अ्रसख्यातवा भागमात्र, इच्छा सर्व शुद्ध शलाका 
किचिदून सख्यात गुणित सख्यात करिए, लब्धराशि विषे सर्व जघन्य स्थिति सवधी 


४०४ ] [ गोम्मटसार जोवकाण्ड गाया २६८-२६६ 


शुद्ध उपक्रम काल आवली का असख्यातवा भाग कौ किचिदून सख्यात गुणा सख्यात 
करि गुणों, जेता प्रमाण ग्रावे, तितना हो है । बहुरि प्रमाण एक शलाका, फल एक 
शलाका काल आवली का असख्यातवा भागमात्र काल, इच्छा अ्रपर्याप्त काल सबंधी 
शलाका सख्यात करिए, तहा लबव्धिराशि विपे श्रपर्याप्तकाल सबंघी शुद्ध उपक्रम 
शलाका का काल सख्यात गुणा आवली का श्रसंख्यातवा भागमात्र हो है । इह्ा दोय 
प्रकार वर्णन किया, तहा दोऊ जायगा जघन्य उपजने का अतर एक समय है, ताकों 
विचारि शुद्ध उपक्रम शलाका साधी है, जैसा जानना । भ्रनुपक्रम काल करि रहित 
जो उपक्रम काल, सो शुद्ध उपक्रम काल जानना । 


त॑ सुद्धसलागाहिदणियरासिसपुण्णकाललडद्धा हि । 
सुद्धसलागाहि गुणे, वेंतरवेगुव्वसिस्सा हु ॥२६८॥ 


त शुद्धशलाकाहितनिजराशिमपूर्णकाललब्धाभिः । 
शुद्धशलाकाभिर्गुणे, व्यतरबेगृेसिश्ना हि २६८॥। 


टीका - तीहि जघन्य स्थिति प्रमाण सर्वे काल सबधी शुद्ध उपक्रम शलाका 
का परिमाण, किचिदून सख्यातगुणा सख्यात करि गुरितत आवली का असख्यातवा 
भागमात्र कह्मा, ताका भाग व्यतर देवनि का जो पूर्व परिमाण कह्मा था, ताकों 
दीजिए जो परिमाण आवे, ताकौ श्रपर्याप्त काल सबंधी शुद्ध उपक्रम शलाका का 
प्रमाण सख्यात गुणा आवली का असख्यातवा भागमात्र, ताकरि गुणों, जो परिमाण 
आवै, तितने वेक्रियिक मिश्र योग के धारक व्यतर देव जानने । सो ए व्यतर देवति 
का जो पूर्वे परिमाण कह्या था, ताके सख्यातवे भाग वैक्रियिक मिश्र योग के धारक 
व्यतर देव है । सख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति के धारक व्यतर घने उपजे है, ताते उन 
ही की सुख्यताकरि इहा परिमाण कट्मा है | 


तहिं सेसदेवणारयमिस्सजुदे सव्वमिस्सवेगुव्यं । 
सुरणिरयकायजोगा, वेगुव्वियकायजोगा हु ॥२६४८॥। 
तस्मिन्‌ शेषदेवतारकमिश्रयुते सर्विश्चवेगुर्वस्‌ । 
सुरनिरयकाययोगा, बैगुविककाययोगा हि ॥२६९॥+ 
टीका - तीहिं वैक्रियिक मिश्र काययोग के धारक व्यतर देवनि का परिमाष॑ 
विषे भ्रवशेष जे भवनवासी, ज्योतिषी, वैमानिक देव अर सर्व नारकी वैकरियिक मिश्र 


सम्यसज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ४०४ 
योग के धारक, तिनिका परिणाम मिलाए, सर्व वैक्रियिकमिश्र काययोग के धारक 
जीवनि का परिमाण हो है । व्यतर देवा बिना श्रन्य देवे वा नारकी, ततिनक अनुपक्रम 
काल जो न उपजने का काल, सो बहुत है। ताते सबनि ते वेक्रियिकमिश्र योग के 
धारक व्यंतर देव बहुत हैं । इस वास्ते औरनि कौ उन्त विषे मिलाय करि परिमाण 
कह्या । बहुरि काययोग के धारक देव भर नारकी, तिनिका परिमाण मिलाए वैेक्रि- 
यिक काययोग के धारक जीवनि का परिंमारा हो है । पूर्वे जो त्रियोगी जीवनि का 
परिमाण विषे काययोगी जीवनि का परिमाण कट्या था, तामैं स्यो तिर्यच, मनुष्य 
सबंधी श्रौदारिक, आहारक काययोग के धारक जीवनि का परिमाण घटाएं, जो 
परिमाण रहै, तितने वैक्रियिक काययोग के धारक जीव जानने । मिश्र योग के 
धारक जीव एक काययोगी ही है, सो उनका परिमाण एक योगीत्ति का प्रमाण 
विषे गर्भित जानना । 
आाहारकायजोगा, चउवण्णं होंति एकसमयम्हि । 
श्राहररमसिस्सजोगा, सत्तावीसा दूं उक्कस्स ॥२७०॥ 
आहारकाययोगा:, चतुष्पंचाशत्‌ भवंति एकसमये । 
अ्राह्रसिश्षयोगा,. सप्तविशतिस्तूकृष्टमू ॥॥२७०१ 


टीका - उत्कृष्टपने एक समय विषे युगपत्‌ आहारक काययोग के धारक 
चौवन (५४) हो है । बहुरि श्राहरक मिश्र काययोग के धारक सत्ताईस ( २७ ) 
हो है | उत्क्ृष्टपने अर एक समय विपषे श्रैसे ए दोय विशेषण मध्य दीपक समान है । 
जैसे बीचि धर॒या हुआ दीपक दोऊ तरफ प्रकाश करे है, तैसे इनि दोऊ विशेषण॑नि 
ते जो पूर्व गति आदि विषे जीवनि की सख्या कहि आए, भ्रर आगे वेदादिक विषे 
जीवनि की सख्या कहिएगी, सो सब उत्कृष्टपने युगपत्‌ अपेक्षा जाननी । जो उत्क्ृष्ट- 
पने समय विषे यूगपत्‌ होइ, तो उक्त सख्या प्रमाण जीव होहि। उक्त सख्या ते 
हीन होइ तौ होइ, परन्तु अधिक कदाचित्‌ न होइ | ऐसी विवक्षाते इहा कथन जानना । 
बहुरि जधन्यपने ते वा नाना काल की अपेक्षा सख्या का विशेष अच्य जैनागम ते 
जानना जैसे योगमार्गणा विषे जीवनि की संख्या कही है । 
इति श्री आचार नेमिचद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती विरचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पचसग्रह ग्रथ की 
जीवतत्त्वप्रदीपिका नामा सस्कृत टीका के अनुसारि सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामा भाषा 


टीका विषे जीवकाण्ड विषे प्ररूपित जे बीस प्ररूपणा, तिति विपे योग 
प्ररूपणा हे नाम जाका श्रेसा नवसा अधिकार सम्पूर्ण भया ॥॥६॥। 


टडसवां अधिकार : वेंद-मार्गंणा-प्ररूपणा 
॥ संगलाचरण ॥॥ 


दूरि करत भव ताप सब, शीतल जाके बन । 
तीन सवननायक नमों, शीतल जिन सुखदेन ॥। 


ग्रागे शास्त्र का कर्ता श्राचार्य छह गाथानि करि वेदमार्गणा कौं प्ररुपै हैं - 


पुरिसिच्छिसंडवेदोदयेण पुरिसिच्छिसंडओ भावे । 
णासोदयेरण दव्वे, पाएण समा कहि विसमा ॥ २७१॥ 


पुरुषस्त्नी षंढवेदोदयेन पुरुपस्त्रीषंढाः भावे । 
नामोदयेन द्वव्ये, प्रायेरा समाः ववचिद्‌ विषमाः ॥॥२७१॥। 


टीका - चारित्र मोहनीय का भेद नोकषाय, तीहरूप पुरुषवेद, सुत्रीवेद, नपु- 
सकवेद नामा प्रकृति, तिनिके उदय ते भाव जो चैतन्य उपयोग, तीहि विषे पुरुष, स्त्री 
नपुसकरूप जीव हो है । बहुरि निर्माण नामा नामकर्म के उदय करि सयुक्त अगोवाग 
का विशेषरूप नामकर्म की प्रकृति के उदय ते, द्रव्य जो पुद्गलीक पर्याय, तीहिंविष 
पुरुष, स्त्री, नपुसक रूप शरीर हो है । सो ही कहिए है-पुरुषबेद के उदयते स्त्री का 
अभिलाषरूप मैथुन सज्ञा का धारी जीव, सो भाव पुरुष हो है। बहुरि स्त्री वेद के 
उदय ते पुरुष का अभिलाषरूप मैथुन सज्ञा का धारक जीव, सो भाव रत्री हो है। 
बहुरि नपुसकवेद के उदय ते पुरुष अर स्त्री दोऊनि का युगपत्‌ भ्रभिलाषरूप मैथुन 
सज्ञा का धारक जीव, सो भाव नपुसक हो है । 


बहुरि निर्माण नामकर्म का उदय सयुक्त पुरुष वेदरूप श्राकार का विशेष 
लीए, अगोपाग नामा नामकर्म का उदय ते मूछ, डाढी, लिंगादिक चिह्न समुर्त शरीर 
का धारक जीव, सो पर्याय का प्रथम समय ते लगाय अन्त समय पर्यत द्रव्य छह 
हो है। 

बहुरि निर्माण नाम का उदय सयुक्त स्त्री वेदरूप भ्राकार का विशेष लीए 
अगोपाग नामा नामकर्म के उदयते रोम रहित मुख, स्तन, योनि इत्यादि चिह्न संधर्ती 


पेस्पम्ज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ४०७ 


शरीर का धारक जीव, सो पर्याय का प्रथम समय ते लगाइ अ्रत समय पर्यत द्रव्य 
स्‍त्री होइ है । 

बहुरि निर्माण नामा नामकर्म का उदय ते सयुक्त नपुसक वेदरूप आकार का 
विशेष लीए अगोपाग नामा नामप्रकृति के उदय ते मूछ, डाढी इत्यादि वा स्तन, योनि 
इत्यादिक दोऊ चिह्न रहित शरीर का धारक जीव, सो पर्याय का प्रथम समय ते 
लगाइ अंत समय पर्यत द्रव्य नपुसक हो है । 


सो प्रायेण कहिए बहुलता करि तौ समान वेद हो है । जैसा द्रव्यवेद होइ तैसा 
ही भाव वेद होइ बहुरि कही समान वेद न हो है, द्रव्यवेद अन्य होइ, भाव वेद अन्य 
होइ । तहा देव श्र नारकी अर भोग भूमिया तिर्यच, मनुष्य इनिक तौ जैसा द्रव्य 
वेद है, तैसा ही भाव वेद है | बहुरि कर्मभूमिया तिर्यंच अर मनुष्य विषे कोई जीवनि 
के तौ जैसा द्रव्य वेद हो है, तेसा हो भाव वेद है, बहुरि केई जीवनि के द्रव्य वेद श्रन्य 
हो है श्र भाव वेद श्रन्य हो है । द्रव्य ते पुरुष है अर भाव ते पुरुष का अभिलाषरूप 
स्‍त्री वेदी है । वा स्त्री अर पुरुष दोऊनि का अभिलाषरूप नपुसकवेदी है। असे ही 
द्रव्य ते स्त्रीवेदी है अर भाव ते स्त्रीका अभिलाषरूप पुरुषवेदी है। वा दोऊनि का 
अभिलाषरूप नपुसक वेदी है । बहुरि द्रव्य ते नपुसक वेदी है। भाव ते स्त्री का 
अभिलाषरूप पुरुष वेदी है । वा पुरुष का अभिलाषरूप स्त्री वेदी है। असा विशेष 
जानना, जाते आगम विषे नवमा गुणस्थान का सवेद भाग पर्यत भाव ते तीन वेद 
है। भ्रर द्रव्य ते एक पुरुष वेद ही है, गजसा कथन क्या है। 


वेदस्सुदी रणाए, परिणामस्स य ह॒वेज्ज संमोहो । 
संमोहेण ण जाणदि, जीवो हि गुणं व दोषं वा ॥२७२॥ 


वेदस्योदी रणाया, परिरणणामस्य च भवेत्संमोहः । 
संभोहेन न जानाति, जीवो हि गुण वा दोषं वा ।॥२७२॥। 


टीका - मोहनीय कर्म की नोकषायरूप वेद नामा प्रकृति, ताका उदीरणा 
वा उदय, तीहि बारि आत्मा के परिणामनि कौ रागादिरूप मैथुन है नाम जाका 
जैसा सम्मोह कहिए चित्त विक्षेप, सो उपजे है। तहा बिना ही काल आए कर्म का 
फल निपजे, सो उदीरणा कहिए | काल आए फल निपजै, सो उदय कहिए । बहुरि 
उस सम्मोह के उपजने ते जीव गुण कौ वा दोष कौ न जाने, जैसा अ्रविवेक रूप 


४०८ | [ गोस्सठसार जीवकाष्ड गाया २७३-२७४ 


झतर्थ वेद के उदय ते भया सम्मोह ते हो है । ताते ज्ञानी जीव को परमागम भावना 
का बल फरि यथार्थ स्वरूपानुभवन श्रादि भाव ते ब्रह्मचर्य श्रंगीकार करना योग 
है, भ्सा आचाये का प्रभिप्राय है । 


,.. प्र॒गुणभोगे सेदे, करेदि लोयस्मि पुरुगुणं कम्मं । 
। पुर उत्तमे य जह्मा, तह्या सो वण्णिश्रो पुरिसो” ॥२७३॥ 


पुरुगुणाभोगे शेते, करोति लोके पुरुगुणं कर्म । 
पुरूत्तमे च यसमात्‌, तस्मात्‌ स वर्णितः पुरुषः ॥॥२७३॥ 


ठढीका - जाते जो जीव पुरुगुण जो उत्कृष्ट सम्यरज्ञानादिक, तीहिं विषे शैते 
कहिए स्वामी होइ प्रवर्तें । 

बहुरि पुरुभोग जो उत्कृष्ट इद्रादिक का भोग, तीहिं विष शेतते कहिए भोक्ता 
होय प्रवर्ते । 

बहुरि पुरुगुरा कर्म जो धर्म, श्र, काम, मोक्षरूप पुरुषार्थ, तीहिने शेते 
कहिए करे । 

बहुरि पुरु जो उत्तम परमेष्ठी का पद तीहिं विषे शेत्रे कहिए तिष्ठै । ताते 
सो द्रव्य भाव लक्षण सयुक्त द्रव्य - भाव ते पुरुष कह्मा है | पुरुष शब्द की निरुक्ि 
करि वर्णन कीया है । 

धातुनि के अनेक श्र्थ है। ताते शीड स्वप्ले इस धातु का स्वामीः होता, 
भोगवना, करता, तिष्ठना श्रैसे श्र्थ कहे, विरोध न उपजावे है । बहुरि इहा पृृषोदर 
शब्द की ज्यों अक्षर विपर्यास जानने । तालवी, शकार का, मूर्थनी षकार करता । 
भ्रथवा 'षोषध्तकर्मरिए' इस धातु ते निपज्या पुरुष शब्द जानना । 


छादयदि सय॑ दोसे, णयदो छाददि पर वि दोसेण । 
छादणसीला जहा, तहा सा वण्णिया इत्थी! ॥२७४॥ 


छादयति स्वक दोषेः नयतः छादयति परमपि दोषेरण । 
छादनशीला यसस्‍्मात्‌ तस्मात्‌ सा वर्शिता स्त्री 0२७४७ 


१. पद्खडागम - धवला पुस्तक १, पृष्ठ रे४३, गाथा १७१ । ' 
२ पट्खड़ागम - धवल्ा पुस्तक १, पृष्ठ २४३, गाथा १७० । 


हस्परक्षानअन्द्रिका भाषाटीका ] [ ४०६ 


टीका - जाते जो स्वयं कहिए आपकौ दोषैः कहिए भिथ्यात्व अज्ञान, अस- 
यम, क्रोधादिक, तिनि करि स्तृणाति कहिए आच्छादित करें है । बहुरि नाही केवल 
आप ही कौ आच्छादित करे है, जाते पर जु है पुरुषवेदी जीव, ताहि कोमल वचन 
कटाक्ष सहित विलोकन, सानुकल प्रवर्तत इत्यादि प्रवीणतारूप व्यापारनि ते अ्रपने 
वश करि दोष जे है हिसादिक पाप, तिंनि करि स्त्राति कहिए श्राच्छाद॑ है, जैसा 
भ्राच्छादन रूप ही है स्वभाव जाका ताते, सो द्रव्य भाव करि स्त्री असा नाम क्या 
है । श्रैसी स्त्री शब्द की निरुक्ति करि वर्णन कीया । 


यद्यपि तीर्थंकर की माता आदि सम्यग्दृष्टिणी स्त्रीनि विषे दोष नाही, 
तथापि वे स्त्री थोरी श्रर पूर्वोक्त दोष करि सयुक्त स्त्री घनी । ताते प्रचुर व्यवहार 
भ्रेपेक्षां श्रैसा लक्षण आचार्य ने स्त्री का कंद्या । 


णेवित्थी णेव पुम॑ं, णउंसश्रो उहयें-लिग-विदिरित्तो । 
इठठावग्गिसमाणग-वेदणगरुश्रो कलुस-चित्तो! ॥२७५॥॥। 


नेव स्त्री नेव पुमान्‌, नपुसंक उभयलिगव्यतिरिक्तः । 
इृष्टापाकार्निसमानकंवेदनागुरुक:ः कलुषचित्त: ॥॥२७५॥। 


ठीका - जो जीव पूर्वोक्त पुरुष वा स्त्रीनि के लक्षण के अभाव ते पुरुष नाही 
वा स्त्री नाही; ताते दौऊ ही वेदनि के डाढी, मछ वा स्तन, योनि इत्यादि चिह्ध ह्न 
तिनिकरि रहित है । बहुरि इष्ट का पाक जो ईंट पचावने का पजावा, ताकी अग्नि 
समान तीज काम पीडा करि गरवा भर्‌या है। बहुरि स्त्री वा पुरुष दोऊनि का अभि- 
लाषरूप मैथुन सज्ञा करि मेला है चित्त जाका, श्रेसा जीव नपुसक है ऐसा आगम विषे 
कह्मया है । यहु नपुसक शब्द की निरुक्ति करि वर्णन कीया | स्त्री पुरुष का अभिलाष- 
रूप तीत्र कामवेदना लक्षण घरें, भावनपुसक हैं, असा तात्पये जानना ॥॥२७५॥। 


तिणकारिसिटदठपागग्गि-सरिस-परिणास-वेयणम्मक्का । 
अवगय-वबेदा जोवा, सग-संभेवरांतं-वरसोक्खा* ॥२७६॥ 


१. पट्खडागम - घबला पुस्तक १, पृष्ठ रे४४ गाथा स १७२ 
पाठभेंद - उहय -- उभय, इंट्ठावरिग - इट्ठावाग, वेदरा - वेयरा । 
२ षट्खडागम - धवला पुस्तक १, पृष्ठ ३२४४, गाथा १७३ । 
पाठभेद --कारिस तरिट्ट--वागग्गि । 


४१० ] [ गौम्सटसार जीवकाण्ड गाया २७७ 


तृरकारीषेष्टपाकार्तिसदशपरिणामवेदनोन्मुक्ताः । 
अपगतवेदा जीवाः, स्वकसंभवानतवरसोरझुषाः ।॥२७६।। 


टीका - पुरुष वेदी का परिणाम, तिणाकी श्रग्नि समान है । स्त्री वेदी का 
परिणाम कारीष का अग्ति समान है। नपुसक वेद का परिणाम पजावाकी भ्रग्नि 
समान है । अैसे तीनो ही जाति के परिणामनि की जो पीडा, तीहि करि जे रहित 
भए हैं, श्रेसे भाववेद अपेक्षा भ्रनिवृत्तिकरण का अभ्रपगत वेदभाग ते लगाय, भ्रयोगी 
पर्य॑त श्रर द्रव्य भाव वेद अपेक्षा गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान जानने । 


कोऊ जाचेंगा जहा काम सेवन नाही, तहा सुख भी नाही ? 


ताकौ कहैँ है-कंसे है ते अ्रवेदी ” श्रपने ज्ञान दर्शन लक्षण विराजमान 
ग्रात्मतत्त्व ते उत्पन्न भया जो अनाकुल अतीद्विय अ्रनत सर्वित्कप्ट सुख, ताके भोक्ता 
हैं । यद्यपि नवमा गुणस्थान के अवेद भाग ही ते वेद उदय ते उत्पन्न कामवेदनारूप 
सकक्‍्लेश का अभ्रभाव है। तथापि मुख्यपत्त सिद्धनि ही के श्रात्मीक सुख का सद्भाव 
दिखाइ वर्णन कीया । परमार्थ ते वेदनि का श्रभाव भए पीछे ज्ञानोपयोग की स्वस्थ- 
तारूप श्रात्म जनित आ्रानन्द यथायोग्य सबनि के पाइये है । 


थ्रागे श्री माधवचन्द्र त्रेविद्यदेव वेद मार्गणा विपे जीवनि की सख्या पाच 
गाथानि करि कहै हैं - 


जोइसियवाणजोरिगणितिरिक्खपुरुसा य सण्णिणो जीवा। 
तत्तेउफ्स्मलेस्सा, संखगुराणा कसेणेदे ॥२७७॥ 


ज्योतिष्कवानयोनितियेकपुरुषाश्व सजिनो जीवाः । 
तत्तेजः पच्मलेश्याः, सख्यगुणोनाः ऋमेरोते ॥२७७॥ 


टीका - पेसठि हजार पाच से छत्तीस प्रतरागुल का भाग जगत्प्रतर कौ दीए, 
जो परिमाण आव॑, तितने ज्योतिषी हैं । ताते सख्यात गुणों धाटि व्यतर है । सख्यात 
गुणे घाटि कहो वा सख्यातवा भाग कहो दोऊ एकार्थ है । बहुरि ताते सख्यात गुर 
घाटि योनिमती तिर्य॑च है। तिर्यच गति विषे द्रव्य स्त्री इतनी है | बहुरि ताते सस्यात 
गुणों घाटि द्रव्य पुरुष वेदी तिय॑च हैं । बहुरि ताते सख्यात गुणे घाटि सैनी प्चेंद्री 
तिय॑च है। बहुरि ताते सख्यात गुणा घाटि पीत लेश्या का धारक सैनी 'पचेद्री तिर्य॑च हैं । 


पेम्यस्तानचन्द्रिका भाषाटीका | [४११ 


बहुरि तीह स्यो संख्यात गुणा घाटि पद्म-लेश्या का धारक सैनी पचेद्री तिरय॑च हैं । 
असे ए सब सख्यात गुणा घाटि कह्या । 


इगिपुरिसे बत्तीसं, देवी तज्जोगभजिददेवोधे । 
सगगुरागारेण गुणे, पुरा महिला य देवेसु ॥२७८॥ 


एकपुरुषे दारत्रिशहेव्यः तद्योगभत्तदेवोधे । 
स्वकग्राकारेण गुणे, पुरुषा महिलाश्न देवेष्‌ ॥(२७८।॥। 


टीका - देवगति विषे एक पुरुष के बत्तीस देवागना होइ । कोई ही देव के 
बत्तीस सौ घाटि देवागना नाही । अर इद्रादिकनि के देवागना तिनतै सख्यात गुणी 
बहुत है । तथापि जिनके बहुत देवागना है, असे देव तौ थोरे है। श्रर बत्तीस 
देवागना जिनके है, जैसे प्रकीर्णंकादिक देव घने तिनतैं असख्यात गुणे है । ताते एक 
एक देव के बत्तीस-बत्तीस देवागना की विवक्षा करि अधिक की न करि कही । सो 
बत्तीस देवागना श्रर एक देव मिलाए तैतीस भए, सो पूर्व जो देवनि का परिमाण 
कह्या था, ताकौ तैतीस का भाग दीए जो एक भांग का परिमाण आवे, ताकौ एक 
करि गुण तितना ही रह्या, सो इतने तौ देवगति विषे पुरुष जानने । अर याकौ 
बत्तीस गुणा कीए जो परिमाण होइ, तितनी देवागना जाननी । 


भावार्थ - देवराशि का तेतीस भाग मे एक भाग प्रमाण देव है, बत्तीस 
भाग प्रमाण देवागना है । 


देवेहि सादिरेया, पुरिसा देवीहि साहिया इत्थी। 
तेंहि विहीरण सबेदो, रासी संढाण परिसाणं ॥२७६८६॥ 


देवेः सातिरेकाः, पुरुषा: देवीभि साधिकाः स्त्रियः । 
तेबिहोतः सवेदो, राशिः पषंढानां परिसाराम्‌ ॥॥२७९॥। 


टीका - पुरुष वेदी देवनि का जो परिमाण कह्या, तीहि विषे परुष वेदी 
तिर्यंच, मनुष्यनि का परिमाण मिलाए, सर्व पुरुष वेदी जीवनि का परिमाण हो है। 
बहुरि देवागना का जो परिमाण कट्या तीहि विषे तिर्यंचणी वा मनुष्यणी का 
परिमाण मिलाए सर्व स्त्रीवेदी जीवनि का परिमाण हो है| बहुरि नवमा गरणस्थान 
का वेद रहित भाग ते लगाइ अयोग केवली पर्यत जीवनि का सख्या रहित सर्व 


४१२ ] [ गोम्मठसार जीवकाण्ड गाया २८५०-२५) 


संसारी जीवनि का परिमाण मे स्यों पुरुष वेदी भ्रर स्त्री वेदी जीवनि का परिमाग 
घटाए जो श्रवशेष प्रमाण रहे, तितने नपु सकवेदी जीव जानने । 


गब्भण पुइत्थिसण्णी, सस्मुच्छणसण्णिपुण्णगा इृदरा । 
क्र॒जा असण्णिगब्भजणपुइत्थीवाणजोइसिया ॥२८०॥ 


थोवा तिसु संखगुणा, तत्तो आवलिअसंखभागगुणा । 
पल्‍लासंखेज्जगुणा, तत्तो सब्वत्थ. संखगुणा ॥२८१॥ 


गर्सनपुस्त्रीसंज्ञिगः, सस्मूछनसंलजिपुर्णका इतरे। 
कुरुजा श्नसंज्ञिगर्भजनपुस्त्रीवानज्यो तिष्काः ॥२८०॥ 


स्तोकाः त्रिषु संख्यगुणा:, तत शझ्रावल्यसंख्यभागगुणाः । 
पल्यासंख्येयगुराः, ततः सर्वत्र. संख्यगुणाः ॥२८१॥ 


टीका - सेनी पचेंद्री गर्भन नपु सक बेदी, बहुरि सैनी पचेद्री गर्भज पुरुष 
वेदी, बहुरि सैनी पचेंद्री गर्भज स्त्री वेदी, वहुरि सम्मूछेन सैनी पचेद्रिय पर्याप्त 
नपु सक वेदी, बहुरि सम्मूछन सैनी पचेद्री श्रपर्याप्त नपु सक वेदी, बहुरि भोग- 
भूमिया गर्भज सैनी पचेद्री पर्याप्त पुरुष वेदी वा स्त्री बेदी, बहुरि श्रसैनी परचेंद्री 
गर्भज नपु सक वेदी, बहुरि असैनी पचेद्री गर्भज पुरुष वेदी, बहुरि श्रसैनी पचेंद्ी 
गर्भज स्त्री वेदी, बहुरि व्यतरदेव, अभ्रर ज्योतिषदेव-ए ग्यारा जीवराशि अनुक्रम 
ते ऊपरि-ऊपरि लिखनी । 


पूर्वे जो ग्यारा राशि कहे, तिनि विषै नीचली राशि सैनी पंचेद्री गर्भग 
नपुंसक वेदी सो सर्व ते स्तोक है । आठ बार सख्यात अर आ्ावली का असख्यातवा 
भाग श्रर पल्‍्य का श्रसख्यातवा भाग अर पेसठि हजार पाच से छत्तीस प्रतरागुत, 
इनिका भाग जगत्थतर कौ दीए, जो परिमाण आावे, तितने जानने ! 

बहुरि याके ऊपरि सैनी पेंद्री गर्भ पुरुष वेदी स्‍थो लगाई, तीत राशि 
भ्रनुक़्म ते सख्यात गुणा जानना । 

बहुरि चौथी राशि ते पचम राशि समूरछेन सैनी पचेद्री श्रपर्याप्त नपुसक वेदीं 
झावली, का श्रसख्यातवा भाग गुणा जानना । 


सैंम्पाशानचन्द्रिका भाषाटीका | [ ४१३ 


बहुरि इस पंचम राशि ते षष्ठराशि पल्य का असख्यातवा भाग गुणा 
जानना । 

बहुरि यातै असैनी पचेद्री गर्भेज नपँसक वेदी सथो लगाई, ज्योतिषी पर्यत 
सप्तम, अ्रष्टम, नवम, दशम, एकादशम राशि अनुक्रम ते सख्यात गुणा जांनना । 
श्रैसे वेद मार्गणा विषे जीवनि की सख्या कही । 


दर 


इति आ्ाचाये श्रीनेमिचद्र सिद्धातचक्रवर्ती विरचित ग्रोम्मठसार द्वितीय नाम पचसग्रह ग्रथ 
की जीवतत्त्वप्रदी पिका नाम सस्क्ृत्त टीका के अनुसारि सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका 
नामा भाषा टीका के विष जीवकाड विषे प्ररूपितं जे वीसप्ररूपणा 
तिनि विषे वेदमार्गणा प्ररूपणा नामा दशमा 
अधिकार समाप्त भया । 


अत [ गोम्सटसार जौवकाण्ड गाया २८० २५ 


ससारी जीवनि का परिमार मे स्यो पुरुष बेदी श्र स्त्री वेदी जीवनि का परिमांण 
घटाए जो श्रवशेष प्रमाण रहै, तितने नपु सकवेदी जीव जानने । 


गब्भण पुइत्थिसण्णी, सम्मुच्छणसण्णिपुण्णगा इदरा। 
क्र॒जा असण्णिगब्भजणपुइत्थीवाणजोइसिया ॥२८०॥ 


थोवा तिसु संखगुणा, तत्तो आवलिअसंखभागगुणा । 
पललासंखेज्जगुणा, तत्तो. सब्वृत्थ संखगुणा ॥२८१॥ 


गर्सनपुस्त्रीसंज्ञिन:,. सस्सूछंनसज्ञिपूर्णका इतरे। 
कुरुजा श्रसंज्ञिगर्भजनपुस्त्रीवानज्योतिष्काः ॥॥२८०॥॥ 


स्तोकाः त्रिषु संख्यगुणाः, तत आ्रवल्यसंख्यभागगुणाः । 
पल्यासंख्येयगुरयाः, ततः सर्वत्र संख्यगुणाः ॥२८१॥ 


टीका - सैनी पचेंद्री गर्भज नपु सक वेदी, बहुरि सैनी पचेंद्री गर्भन पुरुष 
वेदी, बहुरि सैनी पेंद्री गर्भज स्त्री वेदी, बहुरि सम्मूछन सैनी पर्चेंद्रिय पर्याप्त 
नपु सक वेदी, बहुरि सम्मूछेन सैनी पचेद्री श्रपर्याप्त नपु सक वेदी, बहुरि भोग- 
भूमिया गर्भज सैनी पचेद्री पर्याप्त पुरुष वेदी वा स्त्री वेदी, बहुरि असेनी परे 
गर्भज नपु सक वेदी, बहुरि असेनी पचेद्री गर्भज पुरुष वेंदी, बहुरि श्रसैनी पचेद्री 
गर्भज स्त्री वेदी, बहुरि व्यतरदेव, अर ज्योतिषदेव-ए ग्यारा जीवराशि भरनुृक्रेम 
ते ऊपरि-ऊपरि लिखनी। 


पूर्वे जो ग्यारा राशि कहे, तिनि विषै नीचली राशि सैनी पंचेंद्री गर्भग 
नपुँसक वेदी सो सर्व ते स्तोक है । आठ बार सख्यात अर आवली का अ्रसख्यातवा 
भाग अर पल्य का असख्यातवा भाग अर पेसठि हजार पाच से छत्तीस प्रतरागुतत 
इनिका भाग जगत्प्रतर कौ दीए, जो परिमाण आवे, तितने जानने । 
| बहुरि याके ऊपरि सैनी पचेंद्री गर्भज पुरुष बेदी स्यो लगाई, तीन राशि 
प्रनुक़म ते सख्यात गुणा जानना । 

बहुरि चौथी राशि ते पचम राशि समूझछेन सैनी पचेद्री श्रपर्याप्त नपुंसक बेदी 
झ्रावली का अ्रसख्यातवा भाग गुणा जानना । 


धंम्पग्शानचन्जिका भायाटीका ] | ४३१३ 


बहुरि इस पंचम राशि ते पप्ठराशि पल्‍य का असंख्यातवा भाग गुणा 
जानना ! 

वहुरि याते असेनी पंचेद्री गर्भज नपुंसक वेंदी स्‍्थो लगाइ, ज्योतिषी पर्यत्त 
सप्तम, अ्रष्टम, नवम, दशम, एकादशम राशि अनुक्रम ते सख्यात गुणा जानना । 
अ्रेस वेद मार्गणा विषे जीवनि की सख्या कही । 

इति आचाये श्रीनेमिचद्र सिद्धातचक्रवर्ती विरचित ग्रोम्मठसार द्वितीय नाम पचसग्रह ग्रथ 
की जीवतत्त्वप्रदी पिका नाम सस्कृत टीका के अनुसारि सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका 
तामा भाषा टीका के विष जीवकाड विपे प्ररूपित जे वीसप्ररूपणा 


तिनि विपे वेदमार्गणा प्ररूपणा नामा दशमा 
अधिकार समाप्त भया । 


ठयाहरवां अधिकार ५ कषाय-मार्गणा-प्रूपणा 
॥ मंगलाचरण ॥॥ !] 


पावन जाकौ श्रेयमग, सत जाकौ घस्ियकार । 
आश्रय श्री श्रेयांस को, करहु श्रेय सम सार ।। ' 


५ शभ्रागे शास्त्रकर्ता श्राचार्य चौदह गाथानि करि कषाय मार्गणा का निरूपण 
करे है - 
सुहृदुक्खसुबहुसस्सं, कम्सक्खेत्तं कसेदि जीवस्स । 
संसारद्रमेरं, तेण कसाओ त्ति ण॑ बेति' ॥२८२॥ 


सुखदु'खसुबहुसस्य॑, कर्सक्षेदत्र कृषति जीवस्य । 
संसारदूरमर्यादं, तेव कपाय इतीमं ब्र्‌ बंति ॥२८२॥। 


टीका - जा कारण करि ससारो जीव के कर्म जो हैं ज्ञानावरणादिक मूल, 
उत्तर-उत्तरोत्तर प्रकृतिरूप शुभ-प्रशुभ कर्म, सोई भया क्षेत्र कहिए, अन्न उपजने का 
श्राधार भूत स्थान, ताहि कृषति कहिए हलादिक ते जैसे खेत कौ सवारिए, तैसे जो 
सवारे है, फल निपजावने योग्य करे है, तीहि कारण करि क्रोधादि जीव के परिणाम 
कषाय हैं, श्रैसा श्रीवर्धभान भट्टारक के गौतम गणधरादिक कहै हैं। वाते 
महाधवल # द्वितीय नाम कषायप्राभूत श्रादि विषे गणधर सूत्र के अनुसारि जैसे 
कषायनि का स्वरूप, सख्या, शक्ति, श्रवस्था, फल आदि कहे हैं । तैसे ही मैं कहोगा । 
झपनी रुचिपूर्वक रचना न करोौंगा । जैसा आचार्य का अभिप्राय जानना । 


कैसा है कर्मक्षेत्र  इद्रियनि का विषय सबंध ते उत्पन्न भया हर्ष परिणाम- 
रूप नानाप्रकार सुख अर शारीरिक, मानसिक पीडा रूप नाना प्रकार दुख सोई 
बहुसस्य कहिए बहुत प्रकार श्रत्न, सो जीहि विषे उपज्या है असा है । 


बहुरि कैसा है कर्मक्षेत्र ? श्रनादि श्रनत पच परावतेन रूप ससार है, मर्यादा 
सीमा जाकी असा है । 


१ पटुखडागम - घवला पुस्तक १, पृ ९४३, गा स ६० 
& यह जयघवल द्वितीय नाम कषायप्राभृत है । 





सम्यस्क्ञानचस्दरिका भाषादीका ] [ ४१५ 


भावार्थ - जैसे किसी का किकर पालती सो खेत विषे बोया हुवा बीज, जैसे 
बहुत फल कौ प्राप्त होइ वा बहुत सीव पर्यत होइ, तेसे हलादिक ते धरती का 
फाडना इत्यादिक कृषिकर्म कौ करे है । 


तैसे संसारी जीव का किकर क्रोधादि कषाय नामा पालती, सो प्रकृति, 
प्रदेश, स्थिति, भ्रनुभाग, रूप कर्म का बध, सो ही भया खेत, तीहि विषे मिथ्यात्वा- 
दिक परिणाम रूप बीज, जेसे कालादिक की सामग्री पाइ, अनेक प्रकार सुख-दु ख 
रूप बहुत फल कौ प्राप्त होइ वा श्रतत ससार पर्यत फल कौ प्राप्त होइ । तैसे कार्य 
कौ करे, ताते इन क्रोधादिकनि का कषाय अंसा नाम क्लद्या, कृषि विलेखने' इस 
धातु का श्रर्थ करि कषाय शब्द का निरुक्तिपूर्वक निरूपण आचार्य करि कीया है । 


सम्मत्तदेससयलचरित्तजहक्खाद-चररापरिणामे । 
' घादंति वा कषाया, चडउसोलअसंखलोगमसिदा ॥२5८३॥ 


सम्यक्त्वदेशसकलच रित्रयथार्यातचरणपरिणासान्‌ । 
घातयंति वा कषायाः, चतुः घोडशासरूयलोकसिताः ॥॥२८३॥। 


टीका - अ्रथवा 'करष॑तीति कषाया: जे हते, घात करे, तिनिको कषाय कहिए। 
सो ए क्रोधादिक है, ते सम्यक्त्व वा देश चारित्र वा यथाख्यात चारित्र रूप आत्मा के 
विशुद्ध परिणामनि कौं घाते है । ताते इनिका कषाय जैसा नाम है । यहु कषाय शब्द 
. का दूसरा श्रर्थ श्रपेक्षा लक्षण कह्मया । 


तहा अनतानुबधी क्रोधादिक है, तो तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप सम्यक्त्व कौ घाते है, 
जाते श्रतत ससार का कारण मिथ्यात्व वा अनत ससार अवस्थारूप काल, ताहि 
अनुबंध्नंति कहिए सबधरूप करे, तिनकौं ग्रनतानुबधी कहिए । 


बहुरि श्रप्रत्याख्यानावरण क्रोधादिक कहे, ते श्रणुत्रतरूप देश चारित्र कौ घाते 
हे, जाते श्रप्रत्याख्यान कहिए ईपत्‌ प्रत्याख्यान किचित्‌ त्यागरूप श्रणुत्रत, ताकौ 
आावृण्वंति कहिए आवरे, नष्ट करे, ताकौ अप्रत्याख्यानावरण कहिए । 


'बहुरि प्रत्याख्यानावरण क्रोधादिक है,ते महात्रतरूप सकल चारित्र कौं घाते 
हैं, जाते प्रत्याख्यान कहिए सकल त्यागरूप महाक्नत, ताकौ आवुृष्बंति कहिए आवरे, 
नष्ट करे, ताकौ प्रत्याख्यानावरण कहिए । 


४१६ ] [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाथा २८४ 


बहुरि सज्वलन क्रोधादिक है, ते सकल कषाय का श्रभावरूप यथास्यात 
चारित्र कीं घाते है, जाते स” कंहिए समीचीन, निर्मल यथाख्यात चारित्र, ताकौं 
ज्वलंति' कहिए दहन करे, तिनकौ सज्वलन कहिए । इस निरुक्ति ते संज्वैलन का 
उदय होते सते भी सामायिकादि अन्य चारिघ्न होने क्रा अविरोध सिद्ध हो है । 
असा यह कंषाय सॉमॉन्यपन एक प्रकार है। विशेषपने अंनैतानुबधी, भप्रत्यी- 
ख्यानावरणा, प्रंत्याख्यानावरणं, सज्वलन भेद तें च्यारि प्रकार है। धहूरिं इनके एकें* 
एक के क्रोध, मान, मांयां, लोभ करि च्यारि-च्यारि भेद कीजिए तब सोलेंह अकारे 
हो हैं । भ्रततानुबधी क्रोध, भान॑, मायां, लोभ॑, अंप्रत्याख्येनावररं क्रोध, मांन, मेयो, 
लोभ, प्रत्याख्यानावर॑ण क्रोध, मान, माया, लोभ॑, संज्वलन क्रोध, मानें, मौया, लोग 
असे सोलह भेद भए। 
बहुरि उदय स्थानको के विशेष की अपेक्षा श्रसंख्यात लोक प्रमाण है, जाते 
कषायनि का कारणभूत जो चारित्रमोह, ताकि प्रकृति के भेद श्रसख्यात लोक प्रमाण 
है । 
सिल-पुढवि-भेद-धूली-जल-राइ-समाणश्रो हवे कोहों । 
णारय-तिरिय-णरामर-गईसु उंप्पायओो कमसो ' ॥२८४॥ 


शिलापृथ्वीभेदधू लिजलराशिससानको भवेत्‌ क्रोधः । 

नारकतियेंग्नरामरगतिषृत्पादकः क्रमशः ॥॥२८४।॥ 

टीका-शिला भेद, प्रृथ्वी भेद, धूलि रेखा, जल रेखा समान क्रोध कषाय सो 
अनुक्रम ते नारक, तियँच, मनुष्य, देव गति विषे जीव कौ उपजांवन हारा है। सोई 
कहिए हैं- 

जेसे शिला, जो पाषारं का भेद खड होना, सो बहुत घने-काल गए बिना मिले 
नाही, तैसे बहुत घने काल गए बिना क्षमारूप मिलन कौ न प्राप्त होइ, जैसा जो 
उत्कृष्ट शक्ति लीए क्रोष, सो जीव कौ नरक गति विष उपजावं है । 

वहुरि जैसे पृथ्वी का भेद-खड होना, सो घने काल गए विना मिले नाहीं, 
तैसे घने काल गए बिना, जो क्षमारूप मिलने कौ न फ्राप्त होइ श्रैसा जो भवुरत्कृष्ट 
शक्ति लीएं क्रोध, सो जीव कौ तिर्यंच गति विषे उपजावे है । 


१ पद्खडागम-घवला पुस्तक है, पू ३५२, गा स १७४ 


सम्परज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | “ [ ४१७ 


वहुरि जैसे धूलि विषे करी हुई लीक, सो थोरा काल गएं बिना मिले नाही, 
तैसे थोरा काल गए बिना जो क्षमारूप मिलन कौ प्राप्त न होइ, श्रैसा भ्रजघन्य शक्ति 
लिएं क्रोध, सो जीव कौ मनुष्य गति विषे उपजावै है । ह 

बहुरि जैसे जल विषे करी हुई लीक, बहुत थोरा काल गए बिना मिले 
नाही, तैसे बहत थोरा काल गए बिना जो क्षमारूप मिलन को प्राप्त न होई, श्रेसा 
जो जघन्य शक्ति लीए क्रोध, सो जीव कौ देव गति विषे उपजावे है। तिस-तिस 
उत्क्ृष्टादि शक्ति युक्त क्रोधरूप परिणम्या जीव, सो तिस-तिस नरक आदि गति विषे 
उपजने कौ कारण आयु-गति श्रानुपूर्वी श्रादि प्रकृतिनि कौं बाघे है। जेसा भर्थ 
जानना । 

इहा राजि शब्द रेखा वाचक जानना; पंक्ति वाचक न जानना । बहुरि इहा 
शिला भेद श्रादि उपमान श्रर उत्कृष्ट शक्ति श्रादि क्रोधादिक उपमेय, ताका समान- 
पता भ्रतिधना कालादि गए बिना मिलना न होने की शअपेक्षा जानना । 


सेलटिद-कटद-वेत्ते, रिपयभेएणणुहरंतश्रो साणो । 
णारय-तिश्यि-णरामर-गईसु उप्पायओ कमसो' ॥२८श५॥। 


शलास्थिकाष्ठवेन्नान्‌ू निजमेदेनानुहरन्‌ सानः । 
नारकतियग्नरामरगतिष्त्यादकः ऋ्मशः ।॥२८५॥ 


टीका - शेल, अस्थि, काष्ठ, बेत समान जो अपने भेदनि करि उपसीयमान 
च्यारि प्रकार मान कषाय, सो क्रम ते नारक, तिर्यच, मनुप्य, देव गति विषे जीव कौ 
उपजावे है । सो कहिए है - 


जैसे शैल जो पापाण सो बहुत घने काल बिना नमावने योग्य न होइ, तैसे 
बहुत घने काल बिना जो विनयरूप नमन कौ प्राप्त न होइ, श्रैसा जो उत्कृष्ट शक्ति 
लीए मान, सो जीवनि कौ नरक गति विषे उपजावेै है । 


बहुरि जेसे भ्रस्थि जो हाड, सो घने काल बिना नमावने योग्य न होइ, तैसे 
घने काल बिना जो विनयरूप नमन कौ प्राप्त न होइ। जैसा जो श्रनुत्कृष्ट 
शक्ति लीए मान, सो जीव कौ तिर्यच गति विषे उपजावै है । 


१ पट्खडागम घवला पुस्तक १, पृ० ३४२, गा० स० १७५ 


४१८ ] [ गोम्मटसार जीवफाण्ड गाबा २५६ 


बहुरि जैसे काठ थोरा काल बिना नमावने योग्य न होइ, तैसे थोरा काब 
बिना जो विनयरूप नमन कौ प्राप्त न होइ । जैसा जो अ्रजघन्य शक्ति लीए मान, 
सो जीव कौ मनुष्य गति विषे उप जावे है । 
बहुरि जैसे बंत की लकडी बहुत थोरे काल विना नमावने योग्य न होइ, 
तैसे बहुत थोरा काल बिना जो विनयरूप नमन कौ प्राप्त न होइ । बैसा जो जघत्य 
शक्ति लीए मान, सो जीव कौ देव गति विषे उपजावे है। इहा भी पूर्वेक्ति प्रकार 
प्रकृति बध होना वा उपमा, उपमेय का समानपना जानना । 
वेणवम्‌लोरब्भ-सिंगे गोमुत्तए य खोरप्पे । 
सरिसी साया णारय-तिरिय-णारामर-गईसु खिवदि जियं! ॥२८३॥ 
वेणपसूलोरअ्रकश्यृंगेरा गोसूत्रेरण च॒ क्ष्रप्रेण । 
सदृशी साया नारकतियेंग्नरामरगतिषु क्षिपति जीवम्‌ ॥।२८६॥ 
टीका - वेणुयमूल, उरभ्रकश्श ग, गोमूत्र, क्षुर समान माया ठिगनेरूप 
परिणति, सो क्रम ते नारक, तिय॑च, मनुष्य, देव गति विषे जीव कौ उपजावे है। 
सोई कहिए है - 
जैसे वेणयमूल, जो बास की जड की गाठ सो बहुत घने काल बिना सरल 
न होइ, तैसे बहुत घने काल बिना जो सरल न होइ, श्रैसा जो उत्कृष्ट शक्ति को 
लीए माया, सो जीव कौ नरक गति विषे उपजावे है । 
बहुरि जैसे उरभ्रकश्य ग, जो मीढे का सीग, सो घने काल बिता सरल व 
होइ, तैसे घने काल बिना जो सरल न हो, श्रैसा जो अनुल्कृष्ट शक्ति लीए माया, 
सो जीव कौ तिर्यंच गति विषे उपजावे है । 
बहुरि जैसे गोमूत्र, जो गायमूत्र की धारा, सो थोरा काल बिना सरल न होई 
तैसे थोरा काल बिना सरल न होइ, अैसी भ्रजघन्य शक्ति लीए माया, सो जीव को 
मनुष्य गति विषे उपजावे है । 
बहुरि जैसे खुर, जो पृथ्वी ऊपरि वृषभादिक का खोज, सो बहुत थोरा कार्त 
बिना सरल न होइ, तैसे बहुत थोरा काला बिना जो सरल न हो, श्रैसी जो जपन 
शक्ति लीए माया, सो जीव कौं देव गति विषे उपजाबै है । इहा भी पूर्वोक्त अ्काः 
प्रकृति बन्ध होना वा उपमा उपमेय का समानपता जानना । 


१- पट्खडागम-धवला पुस्तक १, पृ दरेहैरे गाथा स १७६। 


कं 


सम्यग्तानचन्द्रिका भावाटीका ] [ ४१६ 


किसिराय-चकक्‍्क-तणु-मल-हरिद-राएण सरिसओ लोहो । 
णारय-तिरिक्ख-साणुस-देवेसुप्पायश्नों कमसो! ॥२८७॥ 


क्रिसिरागचऋरतनुमलहरिद्रारागेरश। सदशो लोभः । 
नारकतियग्मानुषदेवेषु उत्पादकः ऋ्रमशः ॥२८७॥। 


टीका - क्रिमिराग, चक्रमल, तनुमल, हरिद्राराग समान जो लोभ विषया- 
भिलाषरूप परिणाम, सो क्रम ते नरक, तिय॑च, मनुष्य, देव गति विषे उपजावे है। 
सोई कहिए है - 

जैसे क्रिमिराग कहिए किरमिची रंग, सो बहुत घने काल गये बिना नष्ट न 
होइ, तैसे जो बहुत घने काल बिना नष्ट न होइ, असा जो उत्कृष्ट शक्ति लीए लोभ, 
सो जीव कौ नरक गति विषे उपजावे है । 


बहुरि जेसे चक्रमल जो पहिये का मैल, सो घने काल बिना नष्ट न होइ, तैसे 
घने काल बिना नष्ट न होइ, असा जो भश्रनुत्कृष्ट शक्ति लीए लोभ, सो जीवकौं तिर्यच 
गति विषे उपजाव है। 


बहुरि जैसे तनुमल, जो शरीर का मेल, सो थोरा काल बिना नष्ट न होइ, 
तेसे थोरा काल बिना नष्ट न होइ असा जो अजघन्य शक्ति लीए लोभ, सो जीव कौ 
भनु.थ गति विषे उपजावे है । 


बहुरि जैसे हरिद्राराग कहिए हलद का रग सो बहुत थोरा काल बिना नष्ट 
न होइ, तैसे बहुत थोरे काल बिना नष्ट न होइ, जैसा जो जघन्य शक्ति लीए लोभ, 
सो जीव कौ देव गति विषे उपजाव है । अैसे जिन-जिन कषायनि ते जो-जो गति का 
उपजना कह्या, तिन-तिन कषायनि ते तिस ही तिस गति सबधी आयु वा आनुपर्वी 
इत्यादिक का बध जानना । 


खारय-तिरिक्ख-णर-सुर-गईस्‌ उप्पण्णपढमकालस्हि । 
कोहो साया सारणगो, लोहुदओे अणियन्नो वाषपि ॥२८८॥ 


नारकतियेग्नरसुरगतिष्त्पन्नप्रथमकाले । 
ऋोधो माया सानो, लोभोदयः अ्रनियमो वाइपि ॥॥२८८॥। 


९३ “ पद्खडागम-घवला, पुस्तक १, पृ. ३४२, गा स १७७, 


४२० ] [ गोस्मटसार जोवकाण्ड गाया २८६ 


टीका - नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव विषे उत्पन्न भया, जीव के पहिला समय 
विपे क्रम ते क्रोव, मान, माया लोभ का उदय हो है । नारकी उपज तहा उपजते ही 
पहले समय क्रोध कपाय का उदय होइ । जैसे तिरय॑च के माया का, मनुष्य के मात 
का, देव के लोभ का उदय जानना । सो अैसा नियम कपायप्राभ्त दूसरा सिद्धात का 
कर्त्ता यतिवृषभ नामा आचार्य, ताके श्रभिप्राय करि जानना । 


बहुरि महाकर्म प्रकृति प्राभृत प्रथम सिद्धात का कर्त्ता भूतबलि नामा अ्राचार्य, 
ताके अ्भिप्राय करि पूर्वोक्त नियम नाही । 'जिस तिस कोई एक कषाय का उदय हो 
है । असे दोऊ आचार्यनि का अभिप्राय विषे हमारे सदेह है, सो इस भरत क्षेत्र विपे 
केवली श्रुतकेवली नाही, वा समीपवर्ती श्राचार्यनि के उन आचार्यनि ते अ्रधिक ज्ञात 
का धारक नाही, ताते जो विदेह विषे गये तीर्थकरादिक के निकटि शास्त्रार्थ विष 
सशय, विपर्यय, भ्रनध्यवसाय का दूर होने करि निर्णय होइ, तव एक अर्थ का निश्चय 
होइ ताते हमौने दोऊ कथन कीए है । 


अप्पपरोभय-बाधण बंधासंजम-णिमित्त-कोहादी । 
जेसि णत्थि कसाया, श्रसला श्रकसाइणो जीवा' ॥२८दे॥ 


आ्रात्मपरोभयबाधनबंधासंयमनिमित्तक्रीधादय: । 
येषा न संति कषाया, श्रमला अकषायिरपों जीवाः ।॥२८९॥। 


टीका - आपकी व परकौं वा दोऊ कौ वधन के वा बाधा के वा ग्रसयम के 
कारणभूत जैसे जु क्रोधादिक कषाय वा पुरुष वेदादिरूप नोकषाय, ते जिनके ने 
पाइये, ते द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकम मल करि रहित सिद्ध भगवान अकपायी जानने | 
उपशात कषाय से लेकर च्यारि गुणस्थानवर्ती जीव भी अ्रकषाय निर्मल है । तन 
गुणस्थान प्ररूपणा ही करि अरकषायपना की सिद्धि जाननी । तहा कीऊ जीव के तो 
क्रोधादि कषाय जैसे हो है, जिनते आप ते आप को बाधे, श्राप ही श्राप के मस्तक 
दिक का घात करे । आप ही श्राप के हिंसादि रूप असयम परिणाम करे। बह 
कोई जीव के क्रोधादि कषाय असे हो हैं, जिनते श्रौर जीवनि कीं बाधे, मारे, उनके 
अ्सयम परिणाम करावे । बहुरि कोई जीव के क्रोधादि कषाय असे हो हैं, सा 
आप का वा और जीवलि का बाधना, घात करना, असयम होता होई, सी रस ५ 
कषाय अनर्थ के मूल हैं । 


१ पट्खडागम-धवला पुस्तक १, प्ृ० ३५३, गाथा स० १७८६ 


शम्पकादचअन्डिका भाषादीका | [ ४२१ 


कोहादिकसायाणं, चउचंउदसवीस होंति पदसंखा । 
सत्तीलेस्साआउगबंधाबंधगदभेदेंहि ॥२६०४ 


क्रोधादिकषायाणां, चत्वारः चतुर्देश विशतिः भवंति पदसंख्या: । 
शक्तिलेश्यायुष्कबंधाबंधगतभेदेः ॥२९०॥॥ 


ठीका - क्रोध-मान-माया-लोभ कषाय, तिनकी शक्ति स्थान के भेद करि 
व्यारि संख्या है | लेश्या स्थान के भेद करि चौदह सख्या है। आधुर्बल के बंधने के 
अबंधने के स्थान भेद करि बीस संख्या है । 


ते स्थान श्रागे कहिए हैं - 


सिल-सेल-वेणुमूल-विकसिरायादी कमसेण चत्तारि। 
कोहादिकसायारणं, सर्ति पडि होंति णियसेण ॥२६१॥ 


शिलाशलवेणुमूलक्तिसिरागादीनि ऋमेरा चत्वारि । 
क्रोधादिकषायारां, शर्क्ति प्रति भवंति नियमेन (५२९१७ 


दीका - क्रोधादिक जे कषाय, तिनिके शक्ति कहिए झपना फल देने की 
सामर्थ्य, ताकी श्रपेक्षा ते निश्चय करि च्यारि स्थान है। ते अनुक्रम ते तीव्रतर, तीत्र, 
मद, मंदतर, अनुभागरूप वा उत्कृष्ट, अनुत्कृप्ट, अजघन्य, जघन्य अनुभाग रूप 
जानने । तहा शिलाभेद, शल, वेणुमूल, क्रिमिराग ए तौ उत्कृष्ट शक्ति के उदाहरण 
जानने । भ्रादि शब्द ते पूर्वोक्त अनुत्कृष्टादि शक्ति के उदाहरण दृष्टातमात्र कह्ठे है, 
ते सर्व जानने । ए दृष्टात प्रगट व्यवहार का अवधारण करि है। अर परमागम का 
व्यवहारी आ्राचार्यनि करि मदबुद्धी शिप्य समझावने के ग्रथि व्यवहार रूप कीए 
है । जाते दृष्टात के वल करि ही मदबुद्वी समझे हैं | ताते दृप्टात की मुख्यता करि 
जे दृष्टात के नाम, तेई शक्तिनि के नाम प्रसिद्ध कीएं है । 


किणहूं सिलासलारे, किप्हादी छक्कमेण भूमिस्हि । 
छकक्‍्कादी सुक्को त्ति य, धूलिस्सि जलस्सि सुबकेक्का ॥२६२॥ 


कृष्णा शिलासमाने, कृष्णादयः षट ऋसेरा भुमौ । 
पटकादि: शुल्केति च घूलो जले शुक्लैका ॥२९२॥ 


हर [ गोम्मठसार जोवकाण्य गाया २६१ 


टीका - शिला भेद समान जो क्रोध का उत्कृष्ट शक्ति स्थान, तीहि विष एक 
कृष्ण लेश्या ही है । यद्यपि इस उत्कृष्ट शक्ति स्थान विषे पटस्थान पतित सक्तेश- 
हानि लीए श्रसख्यातलोक प्रमाण कषायनि के उदय स्थान है । बहुरि तथापि ते सर्व 
स्थान कृष्णलेश्या ही के है, कृष्णलेश्या ही के उत्कृष्ट, मध्यम, भेदरूप जानने । 

पट्स्थान पतित सक्‍्लेश-हानि का स्वरूप असा जानना - जैते कषायनि के 
झ्विभाग प्रतिच्छेद पहिले थे, तिनसौ घाटि होने लगे ते श्रनत भागहानि, असस्यात 
भागहानि, सख्यात भागहानि, सख्यात गुणहानि, श्रसख्यात गुणहानि, अ्रनत गुणहानि 
रूप घटे । असे तीत्र कषाय घटने का नाम प्रटस्थान पतित सक्‍लेश हानि कहिए। 
कषायनि के अ्रविभाग प्रतिच्छेद अनत है। तिनकी श्रपेक्षा पट्स्थान पतित हानि 
सभवे है | अर स्थान भेद अ्रसख्यात लोक प्रमारा ही हैं। नियम शब्द करि, ताका 
अत स्थान विषे उत्कृष्ट शक्ति की व्युच्छित्ति हो है। बहुरि भूमि भेद समान रोष 
का भनुत्कृष्ट शक्ति स्थान, तीहि विषे श्रनुक्रम ते छहो लेश्या पाइए हैं। सो कहिए 
है - भूमि भेद समान क्रोध का श्रनुत्कृष्ट शक्तिस्थान का पहिला उदय स्थान ते लगाई, 
पट्स्थान पतित सक्‍्लेशहानि लीए, अ्रसख्यात लोक प्रमाण उदय स्थानकनि विष तो 
केवल कृष्णनेश्या ही है | कृष्ण लेश्या ही का मध्य भेद पाइए है, जाते श्रन्य लेश्या 
का लक्षण तहा नाही । 

बहुरि इहा ते आगे षट्स्थान पतित सक्‍्लेश-हानि को लीए श्रसख्यात लोक 
प्रमाण स्थानकनि विषे मध्यम कृष्णलेश्या, उत्कृष्ट नील लेश्या पाइए है । जाते इहा 
तिनि दोऊ लेश्यानि का लक्षण सभवे है । बहुरि इनि ते झाग षट्स्थान पतित सकलेश- 
हानि लीए श्रसख्यात लोक प्रमाण उदय स्थानकनि विषे मध्यम क्ृष्णलेश्या, मध्यम 
नील लेश्या, उत्कृष्ट कपोत लेश्या पाइए है, जाते इहा तिनि तीनो लेश्यानि के लक्षण 
सभवे है। बहुरि इनिते आगे ष्ट्स्थान पतित सक्लेश-हानि लीए श्रसख्यात लोक 
प्रमाण उदयस्थानकनि विषे मध्यम क्ृष्णलेश्या, मध्यम नील लेश्या, मध्यम कपोत 
[ लेश्या, मध्यम पीत लेश्या अर जघन्य पद्म लेश्या, जघन्य पीत लेश्या पाइए है, |* 
जाते इहा तिनि च्यार॒यो [पाचौं] लेश्यानि के लक्षण सभवै है । बहुरि इनते पंटू- 
स्थान पतित सक्‍्लेश-हानि लीए असख्यात लोक प्रमाण उदयस्थानकनि विष मध्यम 
कृष्ण, नील, कपोत, पीत लेश्या श्र जघन्य पद्म लेश्या पाइए है, जाते इईहा तिवि 
पच लेश्यानि का लक्षण सभवे है । बहुरि इनिते षट्स्थान पत्ित सुक्लेश-हानि ली 


# 'ख़' प्रति में इतना और दिया गया है । 


संम्यज्ञानचन्द्रिका साषादीका ] | ४२३ 


झसंख्यात लोक प्रमाण स्थानकनि विष मध्यम कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म लेश्या भ्रर 
जघन्य शुक्ल लेश्या पाइए है । जाते इहा तिनि छहौ लेश्यानि का लक्षण सभवे है । 
अैसे क्रोध का अनुत्कृष्ट शक्तिस्थान का जे स्थान भेद, तिनि विषे क्रम ते छहो लेश्या 
के स्थानक जानने । इहा अ्रतस्थान विषे उत्कृष्टशक्ति की व्युच्छित्ति हुईं। बहुरि 
धूली रेखा समान क्रोध का अ्रजघन्य शक्तिस्थान, ताके स्थानकनि विषे छह लेश्या ते 
एक एक घाटि शुक्ल लेश्या पर्यत लेश्या पाइए है । सोई कहिए है - धूली रेखा 
समान क्रोध का प्रथम स्थान ते लगाइ, षट्स्थान पतित सक्‍लेश-हानि को लीए अ्रस- 
ख्यात लोक प्रमाण स्थानकनि विषे जघन्य कृष्ण लेश्या, मध्यम नील, कपोत, पीत, 
पद्म, शुक्ल लेश्या पाइए है; जाते इहा छहो लेश्यानि के लक्षण सभवे है । इहा अत- 
स्थान विषे क्ृष्ण॒लेश्या का विच्छेद हुवा । बहुरि इहा ते श्रागे इस ही शक्ति का षढ्‌- 
स्थान पतित सक्‍लेश-हानि लीए अ्रसख्यात लोक प्रमाण स्थानकनि विषे जघन्य नील 
लेश्या, मध्यम कपोत, पीत, पद्म, शुक्ल लेश्या पाइए है | जाते इहा तिनि पच लेश्यानि 
का लक्षण सभवे है । इहा अतस्थानकनि विषे नील लेश्या का विच्छेद हुवा । 


बहुरि इहा ते श्रागे पट्स्थान पतित सक्‍्लेश-हानि लीए असंख्यात लोक प्रमाण 
स्थानकनि विषे जघन्य कपोत लेश्या मध्यम पीत, पद्म, शुक्ल, लेश्या पाइए है, जाते 
इहा तिनि च्यारि लेश्यानि के लक्षण सभवे है । इहा अतस्थान विषे कपोत लेश्या का 
विच्छेद हुवा । असे सकक्‍्लेश परिणामनि की हानि होते सते जो मदकषायरूप परिणाम 
भया, ताकौ विशुद्ध परिणाम कहिए । ताके अनते श्रविभाग प्रतिच्छेद है, सो तिनकी 
अनत भागवृद्धि, असख्यात भागवृद्धि, सख्यात भागवृद्धि, सख्यात गुणवृद्धि, असख्यात 
गुणवृद्धि, अनतगुण वृद्धिरूप जो वृद्धि, सो षट्स्थान पतित विशुद्धवृद्धि कहिए, सो 
उस च्यारि लेश्या का स्थान ते आगे षट्स्थान पतित विशुद्धवृद्धि लीए असख्यात लोक 
प्रमाण स्थानकनि विषे उत्कृष्ट पीत लेश्या, मध्यम पद्म, शुक्ल लेश्या पाइए है, जाते 
इहां तीन तिनि लेश्यानि ही का लक्षण सभवे है। इहा अतस्थानकनि विषे पीतलेश्या 
का विच्छेद हुवा । 


बहुरि इहा ते षट्स्थान पतित विशुद्ध वृद्धि लीए अ्रसख्यात लोक प्रमाण 
स्थानकनि विषे उत्कृष्ट पद्मलेश्या, मध्यम शुक्ललेश्या ही पाइए है । जाते इहा तिनि 


दोय ही लेश्यानि के* लक्षण सभवे है। इहा अतस्थान विषे पद्मलेश्या का विच्छेद 
हुवा । 


७७४ [ गोस्मटसार जौवकाण गाया २४३ 


बहुरि इहा ते पट्स्थान पतित विशुद्धि वृद्धि लीए श्रसख्यात लोक प्रमाण 
स्थानकनि विषे मध्यम शुक्ललेश्या ही पाइए है, जाते इहा तिस ही लेश्या के लक्षण 
पाइए है। श्ैसे घूली रेखा समान क्रोध का श्रजघन्य शक्तिस्थान के जे उदयहृप 
स्थानक, तिनि विपे लेश्या कही । इहा श्रतस्थान विपे श्रजघन्य शक्ति की व्युच्छित्ति 
भई । बहुरि इहा ते आगे जल रेखा समान क्रोध का जघन्य शक्तिस्थान, ताके पंटू- 
स्थान पतित विशुद्धि वृद्धि लीए श्रसख्यात लोक प्रमाण स्थानकनि विपे मध्यम शुक्त- 
लेश्या पाइए है । वहुरि याही के अतस्थान विष उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या पाइए है, मैप 
च्यारि प्रकार शक्तियुक्त क्रोध विषे लेश्या श्रपेक्षा चौदह स्थानक कहे । उत्कृष्ट शक्ति 
स्थान विषे एक, अनुल्कृष्ट शक्तिस्थानकनि विपे छह, श्रजघन्य शक्तिस्थानक विपे छह, 
जघन्य शक्तिस्थानक विषे एक अंसे चौदह कहे । 


इहा किसी के श्रम होइगा कि ए च्यारि शक्तिस्थानक कहे, इन ही का 
अनतानुबधी झ्ादि नाम है ”? 


सो नाही, जो तंसे कहिए तो पष्ठगुरास्थान विष सज्वलन ही है, तहा एक 

शुक्ललेश्या ही सभवे, जाते इहा जधन्य शक्तिस्थान विपे एक शुक्ल लेश्या ही कही 
है, सो षष्ठ गृणस्थान विपे तो लेश्या तीन हैं। ताते श्रनतानुबधी इत्यादि भेद सम्य- 
क्त्वादि घातने की श्रपेक्षा है, ते श्रन्य जानने । बहुरि ये शक्तिस्थान के भेद तीव्र, 
मद अपेक्षा है, ते श्रन्य जानने । सो जैसे ए क्रोध के चौदह स्थान लेश्या अपेक्षा कहे, 
तैसे ही उत्कृष्टादिक शक्तिस्थानकनि विषे मान के वा माया के वा लोभ के भी 
जानने । 

सेलगकिण्हे सुण्णं, रिपरयं च य भूगएगबिट्ठाणे। 

णिरय इगिबितिआऊ, तिदृठाणे चारि सेसपदे ॥२४६३॥ 


शेलगक्ृष्णे शुन्‍्यं, मिरय च च भुगकद्ठिस्थाने । 
निरयमेकद्वित्यायुसिस्थाने चत्वारि शेषपदे ॥२९३॥। 


टीका - शिला भेद समान उत्कृष्ट क्रोध का शक्तिस्थान विषे असख्यात- 
लोक प्रमाण उदयस्थान कहे, तिनि विषे केई स्थान जैसे हैं जिनिविषे कोऊ श्र 
बधै नाही । सो यत्र विषे तहा शून्य लिखना । जाते जहा अति तीत्र कषाय होई, 
तहा श्रायु का वध होइ चाही । बहुरि तहा ही ऊपरि के कई स्थान थोरे कंषाय 


सम्यस्ञानचन्द्रिका भाषा टीका | [ ४२५ 


लीए हैं । तिनिविषे एक नरकायु ही बे है, सो इहा एक का भ्रक लिखना । बहुरि 
ताते भ्रनतगुण घटता सल्केश लीए पृथ्वी भेद समान कषाय विषे के जे कृप्णलेश्या 
के स्थान है वा ऋष्ण वा नील दोय लेश्या के जे स्थान है, तिनिविषे एक नरक भआायु 
ही बचे है । सो तिनि दोय स्थाननि विषे एक-एक का अक लिखना । बहुरि तिस 
ही विषे केइ अगले स्थान कृष्ण, नील, कपोत तीन लेश्या के है, सो तिनिविषे केई 
स्थाननि विषे तौ एक नरकायु ही का बध हो है। बहुरि केई अगले स्थाननि विषे 
नरक वा तिर्यच दोय आ्रायु बधे है | बहुरि केई अगले स्थाननि विषे नरक, तिरय॑च 
मनुष्य तीन श्रायु बघे है। सो तीन लेश्या के स्थान विषे एक, दोय, तीन का अक 
लिखना । बहुरि तिस ही पृथ्वी के भेद समान शक्तिस्थान विषे केई कृष्ण नील, 
कपोत, पीत इनि च्यारि लेश्या के स्थान है । केइक कृष्णादि पद्म लेश्या पर्यत पच 
के स्थान है । केइक कृष्णादिक शुक्ल लेश्या पर्यत षट्लेश्या के स्थान है । सो इन 
तीनू ही जायगा नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव सबधी च्यारयों ही आयु बधे है, सो 
तीनो जायगा च्यारि-च्यारि का श्रक लिखना । 


धूलिगछक्कट्ठाणे, चउराऊतिगदुगं च उवरिल्लं । 
पराचदुठाणे देवं, देव सुण्णं च तिदठाणे ॥२६४॥ 


धूलिगषट्कस्थाने, चतुराय्‌ षि त्रिकद्विकं चोपरितनस्‌ । 
पंचचतुर्थस्थाने देव॑ देव शून्यं च तृतीयस्थाने ॥२९४।॥ 


टीका - बहुरि पूर्वोक्त स्थान ते श्रततानतगुणा घाटि सकक्‍्लेश लीए धूलि रेखा 
समान शक्तिस्थान विषे केई कृष्णादि शुक्ललेश्या पर्यत. षटलेश्या के स्थान है | तिनि 
विषे केई स्थाननि विषे तौ नरकादिक च्यारयों श्रायु बधे हैं।केई अगले स्थाननि 
विष नरकायु बिना तीन आयु ही बधे है। केई अगले स्थाननि विषे मनुष्य, देव 
दोय ही आ्रायु बधे हैं | सो तहा च्यारि, तीन, दोय के भ्रक लिखने ५ बहुरि तिस ही 
धूलि रेखा समान शक्तिस्थान विषे केई कृष्ण लेश्या बिना पच लेश्या के स्थान है। 
केई कृष्ण नील बिता च्यारि लेश्या के स्थान है । इनि दोऊ जायगा एक देवाय ही 
बध हैं । सो दोऊ जायगा एक-एक का श्रक लिखना । बहुरि तिस ही धलि रेखा 
समान शक्तिस्थान विषे केई पीतादि तीन शुभलेश्या सबधी स्थान है । तिनिविषे केई 
स्थाननि विष तो एक देवायु ही ब्ध॑ है, तहा एक का अक लिखना ! बहुरि केई 


४३६ ] [ पोम्सटसार लीमकाश्ड गाया २६५ 


अगले स्थान तीन्न विशुद्धता को लीए है, तहा किसी ही श्रायु का बध न हो है, शो 
तहा शून्य लिखना । 


सृण्णं दुगइगिठारों, जलम्हि सुण्णं असंखभजिदकमा । 
चउ-चोदस-वीसपदा, श्रसंखलोगा हु॒पत्तेय॑ ॥२६५॥ 


शुन्यं द्विफेकस्थाने, जले शुन्यमसंख्यभजितक्रमाः । 
चतुश्नतुर्देशविशतिपदा असण्यलोका हि प्रत्येकम्‌ २९५॥ 


टीका - बहुरि तिस ही धूलि रेखा समान शक्तिस्थान विपे केई स्थान पद्म, 
शुक्ल दोय लेश्या सबधी हैं। केई स्थान एक शुक्ल लेश्या संवधी हैं । सो इनि दो 
ही जायगा किसी ही आयु का वध नाही, सो दोऊ जायगा शून्य लिखना । बहुरि 
ताते अश्रनतगुणी वधती विशुद्धता लीए जल रेखा समान शक्तिस्थान के सर्व स्थान 
केवल शुक्ल लेश्या सबधी है | तिनि विष किसी ही श्रायु का बंध नाही हो है । सो 
तहा शून्य लिखना । जाते श्रति तीत्र विशुद्धता श्रायु के वध का कारण नाही हैं, 
असे कषायनि के शक्तिस्थान च्यारि कहे । श्र लेश्या स्थान चौदह कहे । भर आयु 
के वधने के वा न बधने के स्थान वीस कहे । ते सर्व ही स्थान श्रसस्यात लोक प्रमाण 
अ्सख्यात लोक प्रमाण, असख्यात लोक प्रमाण जानने । परन्तु उत्कृष्ट स्थान ते 
लगाइ जघन्य स्थान पर्यत अ्रसख्यात गुणे घाटि जानने । असख्यात के भेद घने हैं। 
ताते सामान्यपने सर्व ही असख्यात लोक प्रमाण कहे । सोई कहिए है - सर्व 
कषायनि के उदयस्थान असस्यातलोक प्रमाण है। तितिकों यथा योग्य असर 
यात लोक का भाग दीजिए, तिनिविषे एक भाग विना अ्रवशेप वहुभाग प्रमाण 
शिला भेद समान उत्कृष्ट शक्ति सबधी उदय स्थान हैं । ते भी असख्यात लोक प्रमाण 
बहुरि जो वह एक भाग श्रवशेप रह्या, ताकौ श्रसख्यात लोक का भाग दीए एक भाग 
बिना अ्रवशेप वहुभाग प्रमारा पृथ्वी भेद समान श्रनुत्कृष्ट शक्ति सवधी उदयस्थान 
है । ते भी असख्यात लोक प्रमाण है । बहुरि जो एक भाग भ्रवशेष रह्या, ताकों 
अ्सख्यात लोक का भाग दीए, एक का भाग बिना श्रवशेष भाग प्रमाण धूलि रेखा 
समान अजघन्य शक्तिस्थान सवधी उदयस्थान है । ते भी भ्रसख्यात लोक प्रमाण हैं। 
बहुरि अवशेष एक भाग रह्या, तीहि प्रमाण जल रेखा समान जघधन्य शक्ति सबंधी 
उदय स्थान है, ते भी भ्रसख्यात लोक प्रमाण है । 


सम्पस्शानअन्द्रिका भाषादीका ] [ ४२७ 


श्ैसे च्यारि शक्तिस्थान विषे उदयस्थान का प्रमाण कह्या । श्रब चौदह 
लेश्या स्थाननि विषे उदयस्थाननि का प्रमाण कहिए है - पहिले कृष्ण लेश्या 
स्थाननि विषे जेते शिला भेद समान उत्कृष्ट शक्तिस्थान विषे उदयस्थान है। ते-ते 
सर्वे तिस उत्कृष्ट शक्ति कौ प्राप्त कृष्ण लेश्या का उत्कृष्ट स्थान ते लगाइ यथा- 
योग्य कृष्ण लेश्या के मध्य स्थान पर्यत्त पट्स्थानपतित सक्‍्लेश-हानि लीए, असख्यात- 
लोकमात्रस्थान है, ते उत्कृष्ट शक्ति के स्थान समान जानने । 


बहुरि इनि ते भ्रसख्यात गुणे घाटि पृथ्वी भेद समान शक्तिस्थान विपषे प्राप्त 
कृष्ण लेश्या के स्थान असख्यात लोक प्रमाण है, जाते ते स्थान पृथ्वी भेद समान 
शक्ति स्थान विषे जेते उदय स्थान है, तिनिकौं यथा योग्य असख्यात लोक का भाग 
दीए एक भाग बिना बहुभाग मात्र है । 


बहुरि तिनिते असख्यात गृणे घाटि, तहा ही कृष्ण, नील दोय लेश्या के 
स्थान अ्रसख्यात लोक प्रमाण ते तिस अवशेष एक भाग कौ यथा योग्य भ्रसख्यात 
लोक का भाग दीए, बहुभाग मात्र है। एक भाग बिना अ्रवशेष भाग मात्र प्रमाण 
की बहुभाग सज्ञा जाननी । 


बहुरि तिनिते असख्यात गुणों घाटि, तहा ही कृष्ण, नील, कपोत तीन लेश्या 
के स्थान असख्यात लोक प्रमाण है, ते तिस भ्रवशेष एक भाग कौ योग्य अ्सख्यात 
लोक का भाग का दीए, बहुभाग मात्र है । 


बहुरि तिनिते अ्रसख्यात गुणे घाटि तहा ही कृष्णादि च्यारि लेश्या के 
स्थान असख्यात लोक प्रमाण है । ते अवशेष एक भाग कौ योग्य झ्रसख्यात लोक का 
भाग दीये बहुभाग मात्र है । 


बहुरि तिनिते भ्रसख्यात गुणों घाटि, तहा ही कृष्णादि पच लेश्या के स्थान 
असख्यात लोक प्रमाण है। ते अवशेष एक भाग कौ योग्य असख्यात लोक का भाग 
दीए बहुभाग मात्र है। बहुरि तिनिते असख्यात लोक गुणे घाटि तहा ही कष्णादि 
छह लेश्या के स्थान असख्यात लोक प्रमाण है। ते तिस अश्रवशेष एक भाग मात्र 
है । इहा पूर्व स्थान ते बहुभागरूप श्रसख्यात लोकमात्र गुणकार घटया, ताते 
असरख्यात गुणा घाटि कह्या है। बहुरि तिनिते शअ्रसख्यात गुणं घाटि धलि रेखा 
समान शक्तिस्थान विषे प्राप्त कृष्णादि छह लेश्या के स्थान अभ्रसख्यात लोक प्रमाण 


न] | गौस्सटसार जौवफाण्ड गाया २६१६ 


है । ते धूलि रेसा समान शक्तिस्थान सब्रधी सर्व स्थाननि के प्रमाण की योग्य अस- 
ख्यात लोक का भाग दीए, एकभाग बिना बहुभाग मात्र है । बहुरि तिनिते ग्रस॒स्यात 
गुणे घाटि, तहा ही कृष्ण रहित पच लेश्या के स्थान श्रसखूयात लोक प्रमाण 
है । ते तिस अश्रवशेप एक भाग कौ योग्य अ्रसखयात लोक का भाग दीए बहुभाग 
मात्र है । बहुरि तिनिते अ्रसखूयात गुणे घाटि तहा ही कृष्ण नील रहित च्यारि 
लेश्या के स्थान असखयात लोक प्रमाण हैँ । ते तिस अवशेप एकभाग कौ योग्य 
असख्यातलोक का भाग दीए बहुभाग मात्र हैं | वहुरि तिनिते भ्रसख्यात गुणे घाटि, 
तहा ही तीन शुभ लेश्या के स्थान असख्यात लोक मात्र है। ते भ्रवशेप एक भाग 
कौ योग्य श्रसख्यात लोक का भाग दीए बहुभाग मात्र है। बहुरि तिनिते अ्रसख्यात 
गुणे घाटि, पीत रहित दोय शुभ लेए्या के स्थान श्रसख्यात लोक प्रमाण है। ते 
तिस एक भाग को योग्य श्रसख्यात लोक का भाग दीए, बहुभाग मात्र है | वहुरि 
तिनते अ्रलख्यात गुणें घाटि तहा ही केवल शुक्ल लेश्या के स्थान श्रसख्यात लोक 
प्रमाण है। ते तिस अश्रवशेप एकभाग मात्र जानने। इहा वहुभाग रूप श्रसख्यात 
लोक मात्र गृणकार घट्या, ताते अभ्रसख्यात गुणा घाटि कह्मा है | वहुरि तिनिते 
असाख्यात गुणे घाटि जल रेखा समान शक्ति विप॑ प्राप्त सर्वे शुक्ल लेश्या के स्थान 
ग्रसख्यात लोक प्रमाण है। ते जल रेखा शक्ति विष प्राप्त स्थाननि का प्रमाणमात्रे 
है । इहा धूलि रखा समान शक्ति के सर्व स्थाननि विषे जे केवल शुक्ल लेश्या के 
स्थान कहे, तहा भागहार श्रधिक हैं | परन्तु गुणकारभूत श्रसस्यात लोक का तहा 
बहुभाग है। इहा एक भाग है । ताते असस्यात गुणा घाटटि कह्मा है। अब 
भ्रायु के वध-अ्रवन्ध के बीस स्थान, तिनि विषे उदय स्थाननि का श्रमाण 
कहिए है - 

प्रथम शिला भेद समान उत्कृष्ट शक्ति विष प्राप्त कृष्ण लेश्या के स्थान, 
तिनि विषे कृष्ण लेश्या का उत्कृष्ट स्थान ते लगाइ, अ्रसख्यात लोक प्रमारा श्रांयु के 
अबन्ध स्थान हैं । ते उत्कृष्ट शक्ति विषे प्राप्त सर्व स्थाननि का प्रमाण को असख्यात 
लोक का भाग दीए, बहुभाग मात्र है। बहुरि तिनिते अ्रसख्यात गुरों घाटि, वहा 
ही नरकाय्‌ वन्धने कौ कारण असख्यात लोक प्रमाण स्थान है । ते तिस अवशेष 
एक भाग मात्र है। पूर्वे बहुभाग इहा एक भाग ताते असख्यातगुणा घादि कह्या 
है । वहुरि तिमिते भ्रसख्यात गुरों घाटि पृथ्वी भेद समान श्रनुत्कृष्ट शक्ति विष प्राप्त 
कृष्ण लेश्या के पूर्वोक्त सर्वे स्थान, ते नरकायु बन्ध कौ कारण असख्यात लोक 


सम्यग्जञानचन्द्रिका भाषादौफा | [ ४२६ 


प्रमाण है। बहुरि तिनिते असखू्यात गुणें घाटि, तहा ही कृष्णनील लेश्या के 
पूर्वोक्त सवे स्थान ते नरकायु बन्ध कौ कारण असखूयात लोक प्रमाण है | बहुरि 
तिनिते अ्रसंखयात गुणों घाटि तहा ही कृष्णादि तीनि लेश्या के स्थाननि विषे नर- 
कायु बन्ध कौ कारण स्थान, ते तिन कृष्णादि तीन लेश्या स्थाननि के प्रमाण कौ 
योग्य असखूयात लोक का भाग दीए बहुभाग मात्र श्रसखयात लोकप्रमाण है । 
बहुरि,तिनते असखयात गुणें घाटि तहा ही कृष्णादि तीन लेश्या के स्थाननि विषे 
नरक,, तिर्यच आ्रायु के बन्ध कौ कारण स्थान, ते तिस अ्रवशेष एक भाग कौ योग्य 
असख्यात लोक का भाग दीए, बहुभाग मात्र असखू्यात लोक प्रमाण है । बहुरि 
तिनिते श्रसखयात गुण घाटि, तहा कृष्णादि तीन लेश्या के स्थाननि विषे नरक, 
तिर्यच, मनुष्य आयुबन्ध के कारण स्थान, ते अवशेष एक भाग मात्र असख्यात 
लोक प्रमाण है । बहुरि तिनिते भ्रसखयातगुणे घाटि, तहा ही पूर्वोक्त कृष्णादि च्यारि 
लेश्या के स्थान, सर्व ही च्यारयो आयुबन्ध के कारण, ते भ्रसखूयात लोक प्रमाण 
है| बहुरि' तिनिते असख्यातगुणेः घाटि, तहा ही पूर्वोक्त कृष्णादि पचर लेश्या के 
स्थान, सर्व ही च्यारयों श्रायुबन्ध के कारण, ते असखूयात लोक प्रमाण है | बहुरि 
तिनिते अ्रसख्यात गुणे घाटि, तहा ही पूर्वोक्त कृष्णादि छहौ लेश्या के स्थान सर्व 
ही च्यारयों आ्रायुबन्ध के कारण, ते श्रसखूयात लोक प्रमाण है । पूर्व स्थान विषे 
गुणकार बहुभाग था, इहा एक भाग रह्या, ताते श्रसखूयात गुणा घाटि कह्मा है। 
बहुरि तिनते अभ्रसखूयात गुणे घाटि, धूलि रेखा समान शक्ति विषे प्राप्त पट्लेश्या 
स्थाननि विष च्यारूयों आयुबन्ध के कारण स्थान, ते तिन अजघन्य शक्ति 
विषे प्राप्त पट्लेश्या स्थाननि के प्रमाण कौ श्रसखूयात लोक का भाग दीए, बहुभाग 
मात्र असखूयात लोक प्रमाण है। बहुरि तिनिते श्रसखयात गुणे घाटि, तहा ही 
पट्लेश्या के स्थाननि विषे नरक बिना तीन आयुबन्ध के कारण स्थान, ते तिस 
अवशेष एकभाग कौ असखूयात का भाग दीए, बहुभागमात्र असख्यात लोक प्रमाण 
हैं । बहुरि तिनिते असखू्यात गुणे घाटि, तहा ही षट्लेश्या के स्थान विषे मनुष्य 
देवायु वन्‍्ध के कारण स्थान, ते तिस अश्रवशेष एकभाग मात्र असखूयात लोक प्रमाण 
है । इहा पूर्व बहुभाग थे, इहा एक भाग है। ताते असख्यात गुणा घाटि कह्या । 
बहुरि तिनिते असखूयात गुणों घाटि, तहा ही पूर्वोक्त कुष्ण बिना पच लेश्या के स्थान 
सर्वे ही देवायु के बन्ध के कारण है।ते असखूयात लोक प्रमाण जानने । बहुरि 
तिनिते असखूयात गुरो घाटि, तहा ही पूर्वोक्त कृष्ण, नील रहित च्यारि लेश्या के 


४३० ] | गोम्मटसार लोवकाष्श गावा २६४ 


स्थान सर्वे ही देवायु वन्‍्ध कौ कारण हैं। ते श्रमखूयात लोक प्रमाण जानने । 
बहुरि तिनिते श्रसखयात गुणों घाटि, तहा ही शुभ तीन लेएया के स्थाननि विपें 
देवायु वन्ध को कारण स्थान, ते तिस अजघन्य शक्ति विपे प्राप्त त्रिलेश्या स्थाननि 
का प्रमाण की योग्य अ्रसखूयात लोक का भाग दीए, बहुभाग मात्र श्रसखयात लोक 
प्रमाण है । बहुरि तिनिते श्रसख्यात गुण घाटि, तहा ही शुभ तीन लेश्या के स्थाननि 
विषे किसी ही भ्रायु बन्ध कौ कारण नाही; अँसे स्थान तिस श्रवशेष एक भागमात्र 
भ्रसख्यात लोक प्रमाण जानने । बहुरि तिनिते अ्रसख्यात गुणों घाटि, तहा ही पूर्वोक्त 
पद्म शुक्ल दोय लेश्या के स्थान सर्व ही श्रायु बन्ध कौ कारण नाही । ते श्रसख्यात 
लोक प्रमाण है । याते पूर्व स्थान विष भागहार श्रसख्यात गुणा घटता है। तातें 
असखयात गुणा घाटि कह्मा है | वहुरि तिनिते श्रसखयात गुण घाटि, तहा ही (ूर्वोक्त 
शुक्ल लेश्या के स्थान सर्व ही आयुवन्ध कौ कारण नाही । ते श्रसखूयात लोक प्रमाण 
है । पूर्व बहुभाग का गुणकार था, इहा एक भाग का गुणकार भया। ताते श्रसस्यात 
गुणा घटता कह्मा है। वहुरि तिनिते असखूयात गुणे घाटि, पूर्वोक्त जल रेखा 
समान शक्ति विष प्राप्त शुक्ल लेश्या के स्थान, सर्व ही किसी ही प्रायु वन्ध कों 
कारण नाही । ते श्रसखूयात लोक प्रमाण है। पूर्व स्थान विष जे भागहार कहे, 
तिनते तिस ही भागहार का गुणकार श्रसखूयात गुणा है, ताते असखूयात गुणा 
घाटि कह्या है। असे च्यारि पद चौदह पद वीस पद क्रम ते असखूयात ग्णा घाटि 
कहे, तथापि अ्रसखयात के बहुभेद हैं । ताते सामान्यपने सवनि कीं श्रसखूयात लोक 
प्रमाण कहे । विशेषपषने यथासभव असखयात का प्रमाण जानना । असे ही भाग- 
हार विष भी यथासभव असखूयात का प्रमाण जानना । 


आगे श्री माधवचद्र त्रैविद्येव, तीन गाथानि करि कषाय-मार्गणा विष 
जीवनि की सखूया कहै है - 


पुह पुह कसायकालो, रिएरये श्रंतोमुहत्तपरिसाणो । 
लोहादी संखगुरणों, देवेस य कोहपहुदीदो ॥२४९॥ 


पृथक्‌ पृथक्‌ कषायकालः, निरये अंतर्मुहुतंपरिमाराः । 
लोभादिः सख्यगुणः देवेषु व क्रोधप्रभूतितः ॥२९६॥ 


[ ४३१ 


शम्यण्शानचन्दिका भावादीका ] 


वतन न तनमन +नन++-+नमनननन न वन ऊन बन» नक+न नमन ५७५५५» न+ न नकलननन कम 33333 जजन-+-थभ०७५«+3-+33+-33७+.७3>+».3........>...................., 
काषायनि के शक्तिस्थान च्यारि, लेश्यास्थान चौदह, श्रायुबंधाबंधस्थान बीस,तिनिका यंत्र । 














शक्तिस्थान | शिलाभेद पृथ्वी भेद समान घूलिरेखासमान जलरेखा 
ड़ 4 १ ॥ १ 
लेश्यास्थान १ १ २ ३ ४ 9३४ ॥।६ ६ " क। रे २६ १ १ 
कृष्ण. कृष्ण | कृष्णा कृष्णा दि क्ुष्णा। कृष्णा।. इष्णादि कृष्ण | कृष्ण । पीतादि | प्म | शुक्ल | शुक्ल 
१४ दि दि |दि।दि विना | तील शुक्ल 
शमरमामाााभा राम इरइभभभम न पाक. ान++भाम+माकका ० २५९०० माया,  अारालमपारा-बलम्८एलह बिना ल्‍ शकाभममाकभाकनामाभा्राााााा कक! ६ >०० ५ न्यरारामवामानमा है. 4व००मफमकम्भारमााआन है धननलाममनाकमम+ कमा मनआनीकमम, 
झायुबंधावध। ० (१ १ (१ ४ ४ [४ | ४६ ३ै।२|।१६१।३६१ ६:१५ | ० [० ० ० 
£20 | 0 | [9 रे 7० | &0 | 5%06| 0 
( ्ट कट एएं तए वे 0 
प्र 7 (4 डि 
२० 


मजे, 





य॑ 
भनुष्यदेवायुतिय चायु 


४३२ ] [ गोम्मठसार जोवकाण्ड गाया २६७ 


टीका - नरक गति विपे नारकीनि के लोभादि कपायनि का उदय काल 
अतर्मुहृर्त मात्र है । तथापि पूर्व-पूर्व कपाय ते पिछले-पिछले कपाय का काल सखूयात 
गुणा है । अतर्मुहुतं के भेद घने, ताते हीनाधिक होते भी श्रतर्मुह्त ही कहिए । 
सोई कहिए है - सर्व ते सतोक अतर्मुहर्ते प्रमाण लोभ कषाय का काल है। याते 
सखू्यात गुणा माया कपाय का काल है । याते सख्यात गुणा मान कपाय का कान 
है । याते सख्यात गुणा क्रोध कपाय का काल है। 


बहुरि देव गति विषे क्रोधादि कषायनि का काल प्रत्येक अतर्मुहर्त मात्र 
है । तथापि उत्तरोत्तर सख्यात गुणा है । सोई कहिए है - स्तोक अतर्मुहर्त प्रमाण 
तौ क्रोध कषाय का काल है। ताते सख्यात गुणा मान कपाय का काल है। ताते 
सख्यात गुणा माया कषाय का काल है। ताते सख्यात गुणा लोभ कषाय का 
काल है । 


भावार्थ - नरक गति विषे क्रोध कषायरूप परिणति बहुतर हो है। श्रौर 
कणायनिरूप क्रम ते स्तोक रहै है । 


देव गति विषे लोभ कषायरूप परिणति बहुतर रहै है । और कषायनिरूप 
क्रम ते स्तोक-स्तोक रहै है । 


सव्वससासेणवहिदसगसगरासी पुणो वि संगुणिदे । _ 
सगसगगुणगारेहि य, सगसगरासीण परिसाणं ॥२६७॥ 


सर्वसमासेनावहितस्वकस्वकराशौ पुनरपि संगुर्िते । 
स्वकस्वकगुरकारेशभ्र, स्वकस्वकराशीनां परिसाराम्‌ ॥॥२९७।॥। 


टीका - सर्व च्यारुयो कपायनि का जो काल कह्मा, ताके जेते समय होहि, 
तिनिका समास कहिए, जोड दीए, जो परिमाण आवे, ताका भाग अपनी-भ्रपनी गति 
सवधी जीवनि के प्रमाण कौ दीए, जो एक भाग विषे प्रमाण होइ, ताहि अपना- 
अपना कषाय के काल का समयनि के प्रमारारूप गुणकार करि गुण, जो-जों 
परिमाण होइ, सोई अपना-भ्रपना क्रोधादिक कषाय सयुकत जीवनि का वर्ना 
जानना । श्रपि शब्द समुज्चय वाचक है, ताते नरक गति वा देव गति विषे असे ही 
करना । सोई दिखाइए है -व्यार्यो कषायनि का काल के समयनि का जोड दीए, 


सम्पण्ज्ञानचन्द्रिक' भाषाटीका ] | ४३३ 


जो परिमारणा होइ, तितने काल विषे जो नरक गति विषे जीवनि का जो परिमाण 
कह्या, तितने सर्व जीव पाइए, तौ लोभ कषाय के काल का समयनि का जो परिमाण 
होइ है. तितने काल विषे केते जीव पाइए ? असे त्राराशिक कीए, प्रमाणराशि 
सर्वेकषायनि का काल, फलराशि सर्व नारकराशि, इच्छाराशि लोभकषाय का काल 
तहा प्रमाणराशि का भाग फलराशि कौ देइ, इच्छाराशि करि गुणे जो लब्धराशि 
का परिमाण आवबै, तितने जीव लोभकषाय वाले नरक गति विषे जानने । बहुरि 
अैसे ही प्रमाणराशि, फलराशि, पूर्वोक्त इच्छाराशि मायादि कषायनि का काल कीए, 
लब्धराशि मात्र अनुक्रमते मायावाले, मानवाले, क्रोधवाले जीवनि का परिमाण नरक 
गति विषे जानना । 


इहा दृष्टात -» जैसे लोभ का काल का प्रमाण एक (१), माया का च्यारि 
(४), मान का सोलह (१६), क्रोध का चौसठि (६४) सब का जोड दीए पिच्यासी 
भए ।+ तारकी जीवनि का परिमाण सतरा से ( १७०० ), ताहि पिच्यासी का भाग 
दीए, पाए बीस (२० ), ताकौ एक करि गुरे बीस (२० ) हुवा, सो लोभ कषायवालो का 
परिमाण है । च्यारि करि गुणे श्रसी ( 5५० ) भए सो मायावालो का परिमाण है । 
सोला करि गुणे तीन सौ बीस (३२०) हुवा सो, मानवालो का परिमाण है चौसठि 
करि गुण बार से श्रसी (१२८०) भए सो, क्रोधवालो का परिमाण है, जैसे दृष्टात 
करि यथोक्‍त नरक गति विषे जीव कहे । असे ही देव गति विष जेता जीवनि का 
परिमाण है, ताहि सर्व कषायनि के काल का जोड्बा हवा समयनि का परिमाण 
का भाग दीए, जो परिमाण श्रावे, ताहि अनुकमत्ते क्रोध, मान, माया, लोभ का काल 
का परिमार करि गुण, अनुक्रमते क्रोधवाले, मानवाले, मायावाले, लोभवाले 
जीवनि का परिमाण देव गति विषे जानना । 


खरतिरिय लोह-साया-कोहो माणो बिइंदियादिव्य । 
ख्रावलिञ्रसंखभज्जा, सगकालं वा समासेज्ज ॥२६५॥ 


नरतिरश्नोः लोभमायाक्रोधो मानो द्वींद्रियादिवत्‌ । 
आवल्यसख्यभाज्या:, स्वककाल वा समासाद्य ॥॥२९८॥। 


टीका - मनुष्य-तिर्यच गति विषे लोभ, माया, क्रोध, मानवाले जीवनि की 
सख्या पूर्व इद्विय-मार्गणा का अधिकार विषे जैसे बेद्री, तेद्री, चौइंद्री, पचेंद्री विषे 


का [ गोस्सटसार शोजकाश्ड गाबा २६८ 


जीवनि की संख्या 'बहु भागे समभागो' इत्यादि गाथा करि कही थ्री । तैसे इहा भी 
संख्या का साधन करना । सोई कहिये है - मनृपष्यगति विष जो जीवनि का परिमाण 
है, तामे कषाय रहित मनुष्यनि का प्रमाण घटाएं, जो श्रवशेप रहै, ताकौं श्रावत्री 
का प्रसख्यातवा भाग का भाग दीए, तहा एक भाग जुदा राखि, श्रवशेष वहुभाग 
का प्रमाण रह्या, ताके च्यारि भाग करि च्यारयो कपायनि के स्थाननि विषे समान 
देने । वहुरि जो एक भाग रह्या, ताकौ आवली का अ्रसख्यातवां भाग का भाग 
दीजिए, तहा एक भाग कौ जुदा राखि, श्रवशेप बहुभाग रहे, तिनिकौ लोभ कपाय 
के स्थान समान भाग विष जो प्रमाण था, तामे जोड़, जो परिमाण होइ, तितने 
लोभकषाय वाले मनुष्य जानने । बहुरि तिस अवशेष एक भाग को आावली का 
अ्सख्यातवा भाग का भाग दीजिए, तहा एक भाग कौ जुदा राखि, अवशेष बहुभाग 
रहे, तिनिकौ माया कषाय के स्थान समान भाग विषे जो परिमाण था, तामें मिलाए, 
जो परिमाण होइ, तितने मायाकषाय वाले मनुष्य जानने । बहुरि तिस अवशेष एक 
भाग कौ भावली का श्रसख्यातवा भाग का भाग दीजिए, तहा एक भाग कौ जुदा 
राखि, भ्रवशेष बहुभाग रहै, तिनिकौ क्रोधकषाय के स्थान समान भाग विष जो 
परिमाण था, तिस विषे मिलाए, क्रोधकषाय वाले मनुष्यनि का परिमाण होई। 
बहुरि तिस अवशेष एक भाग का जेता परिमाण होइ, ताकौं मानकषाय के 
स्थान समान भाग विषे जो परिमाण था, तामें मिलाए, मानकषाय वाले मनुष्यति 
का परिमाण होइ, श्रेसे ही तिर्यच गति विषे जानना । विशेष इतना जो वहा मनुष्य 
गति के जीवनि का परिमाण विषे भांग दीया था । इहा तिर्यच गति के जीवनि का 
जो देव, नारक, मनुष्यराशि करि हीन सर्व ससारी जीवराशि मात्र परिमाण, ताकों 
भाग देना, अन्य सर्व विधान तैसे ही जानना । ग्रैसे कषायनि विपे तिर्यंच जीवनि 
का परिमाण जानिए । अश्रथवा अपना-श्रपना कषायनि का काल की श्रपेक्षा जीवनि 
की सख्या जानिए, सो दिखाइए है । च्यारुयौ कपायनि का काल के समयनि का जो 
अतर्मुह्ते मात्र परिमाण है, ताकौ श्रावली का श्रसख्यातवा भाग का भाग दीजिए । 
तहा एक भाग कौ जुदा राखि, अ्रवशेष के च्यारि भाग करि, च्यारी जायगा समान 
दीजिए । बहुरि अवशेष एक भाग कौ आवली का असख्यातवा भाग का भाग देइ, 
एक भाग कौ जुदा राखि, भ्रवशेष बहुभाग रहे, तिनिकौ समान भाग विषे जो प्रि- 
माण था, तामे मिलाए, लोभकषाय के काल का परिमाण होइ । बहुरि तिस भश्तेः 
शेष एक भाग को तैसे भाग देइ, एक भाग बिना अवशेष बहुभाग समान भाग हीं 
प्रमाण विषे मिलाएं, माया का काल होइ । बहुरि तिस श्रवशेष एक भाग कौ तैसे भाग 


[ ४३४ 


मैम्यग्तानचन्द्रिका भाषादौका | 


देह, एक भाग कौ जुदा राखि, अवशेष बहुभाग समान भाग संबंधी परिमाण विषे 
मिलाएं क्रोध का काल होइ। बहुरि जो अवशेष एक ,भाग रह्मा, ताकौ समान 
भाग सबधी परिमाण विषे मिलाए, मानकषाय का काल होइ । 


अ्रब इहा त्रैराशिक करना - जो च्यारि कषायनि के काल का परिमाण विषे 
सर्व मनुष्य पाइए, तौ लोभ कषाय का काल विषे केते मनुष्य पाइए ? 


इहा प्रमाणराशि च्यारो कषायनि का समसुच्चयरूप काल का परिमारण अभ्रर 
फलराशि मनुष्य गति के जीवनि का परिमाण अर इच्छाराशि लोभ कषाय के काल 
का परिमाण । तहा फलराशि को इच्छाराशि करि गरि, प्रमाण राशि का भाग 
दीए, जो लब्धराशि का प्रमाण आवे, तितने लोभकषायवाले मनुष्य जानने । जैसे 
ही प्रमाण फलराशि पूर्वोक्त कीए, माया क्रोध मान काल कौ इच्छाराशि कीए, 
लब्धराशि मात्र मायावाले वा क्रोधवाले वा मानवाले मनुष्यनि की सख्या जाननी । 
बहुरि याही प्रकार तिरयंच गति विषे भी लोभवाले, मायावाले, क्रोधवाले, मानवाले 
जीवनि की सख्या का साधन करना | विशेष इतना जो उहां फलराशि मनुष्यनि का 
परिमाण था, इहा फलराशि तिरयंच जीवनि का परिमाण जानता । अन्य विधान 
तैसे ही करना । असे कषायमार्गणा विषे, जीवनि की सख्या है । 


इति आचार्य श्री नेमिचद्र सिद्वातचक्रवर्ती विरचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पचसग्रह 
ग्रन्थ की जीवतत्त्वप्रदीपिका नामा सस्क्ृत टीका के अनुसारि सम्यम्ज्ञानचद्विका 
नाम भाषाटीका विषे जीवकाड विषं प्ररूपित जे बीस प्ररूपणा 
लिनि विष कषायमार्गणा प्ररूपणा नाम ग्यारमा 
अभ्रधिकार सम्पूर्ण भया ॥११॥ 


सभजधी--+ 


बारहवां' अधिकार! ५ ज्ञानमार्गणाधिकार 
मंगलाचरण 


वंदो बास़व पूज्यपृद, त्ास पूज्य, जिन सोग्र.। 
गर्भादिक से पूज्य जो, रत्न द्रव्य ते होय ॥। 


श्रागे श्री नेमिचद्र सिद्धात्रचक्रवर्ती ज्ञान मार्गणा,का प्रारभ करे हैं।, तहा 
प्रथम ही निरुक्ति लीए, ज्ञान का सामात्य लक्षण कहै है - 


जाणइ तिकालविसए, दव्वगणे पज्जए, य बहुभेदें'।' 
पच्चक्खं चः परोक्‍्खं, अरखोेण'णाणे त्ति णं बेति ॥२६६। 


जात़ाति, त्रिकालविषयातन््‌, .द्रव्यगुणान्‌: पर्यायांश्व- बहुमेदान्‌ ।. 
प्रत्यक्ष चु प्रसेक्षम्नतेत. ज्ञानमिति. इदं ब्रुवंति ॥२९९॥ 


टीका - त्रिकाल' संबंधी हुए, हो हैं, होहिंगे अैसे जीवादि द्रव्य वा ज्ञानादि' 
गुणा वा स्थावरादि पर्यायः नाना-प्रकार' हैं । तहा जीव, पुद्गल, धर्म, श्रधर्म, श्राकाश, 
काल ए द्रव्य है | बहुरि ज्ञान, दर्शन, सम्यकत्व, सुख, वीर्य श्रादि वा स्पर्श, रस, गध, 
वर्ण आदि वा! गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, श्रवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व आदि गुरा है। 
बहरि स्थावर, त्रस श्रादि वाश्अणु, स्कथपना'श्रादि वा अन्य श्र्थ, व्यजन आ्रादि भेद 
लीए अनेक पर्याय है । तिनकौ, प्रत्यक्ष वा परोक्ष जीव नामा पदार्थ, इस करि जाने 
है, ताते याकौ ज्ञान कहिए ।, ज्ञाम्नतेश्रनेनेति ज्ञान! असी ज्ञान शब्द की निरुक्ति 
जाननी । इहा जाननरूप क्रिया का आत्मा कर्ता, तहा करणस्वरूप ज्ञान, भ्रपने 
विपयभूत अर्थनि का जाननहारा जीव का गुरा है - श्रैसे अ्रहतादिक कहैं हैं। 
श्रसाधारण कारण का नाम करण है । बहुरि यहु सम्यग्शञान है, सोई प्रत्यक्ष वा 
परोक्षरूप प्रमाण है। जो ज्ञान श्रपने विषय कौ स्पप्ट विशद जाने, ताकों अत्यक्ष 
कहिए । जो अ्रपने विषय कौ भश्रस्पप्ट - श्रविशद जाने, ताकौं परोक्ष कहिए । सो इस 
प्रमाण का स्वरूप वा सख्या वा विषय वा फल वा लक्षण बहुरि ताके भन्यथा वादे 


१ पट्खडागम धवला पुस्तक १, गाथा स ६१, पृष्ठ १४५। 
पाठभेद-तिकाक्तविसए-तिकाक्तसहित-णाणों णाण। 


संम्यसज्ञानचंन्द्रिका भाषारीका | [ ४३७ 


का निराकरण वा स्याद्वादं मते के प्रमाण की स्थोपने विशेषफने जैन के तंकशास्त्र 
हैं, तिनि विषे विचारतां । ण 


इहा भ्रहेतुवादरूप श्रार्गम विष हेतुवाद का अधिकार नाही । ताते सविशेष न 
कह्मा ) हेतु करि जहा अर्थ कौ दृढ़ कीजिए तेका नाम हेतुवाद है, सो न्‍्यायशास्त्रनि 
विषे हेतुवाद है । इहा तो जिर्नागम अ्रनुसारि वस्तु का स्वरूप कहने का अ्रधिकार 
जानना । हु 


आगे ज्ञान के भेद कहैं हैं - 


पंचेव- होंति. णाणा,. मविश्सुद-भ्रोही-मरां/ च केवलयं-। 
खयउबसमिया चेछरो,.. केंचलणारां हंवे खइयं॥३००॥॥ 


पंचेव-भवंति:ज्ञानानि;-मंतिश्रुतावधिसन३क केवलम्‌ । 
क्षायोपशमिकाक्ति चत्वारि,, केचेलत्ञानं: भवेत्‌: क्षायिकम्‌ ॥३० ०१) 


टीका[मति, श्रुति, अवधि; मन*प्र्यय/,केवल ए;सम्यरज्ञान पच ही है, हीन 
अधिक नाही!। यद्यप्रिप्संग्रहतयरूप द्रव्यथिक नय करि सामान्‍्यपने!ज्ञान एक ही 'है ।* 
तथापि पर्यायाथिक नय»करि- विशेष:कीए:पच- भेद ही है- ।: तिनि विषे मति; श्रुति, 
ग्रवधि, मन पर्यय ए च्यारिः ज्ञौत्त। क्षायोप्शमिक- है ।- 


जाते' मतिज्ञानावरुणादिके कर्म वॉ' वीर्यान्तरांय 'कर्म, ताके अनुभाग के जे 
सर्वधातियां स्पर्धक हैं, तिनिके।' उदये नाहीं, सोई क्षय जानंना । बहुरि जे उदय 
अ्रवस्था कौ न प्राप्त' भएं, ते संत्तारूप' तिंष्ठे है! सोई उपशम जानना । उपशम वा 
क्षय करि उपजै, ताकौं क्षयोपशम' कहिए श्रथवो' क्षयोपशम है प्रयोजन जिनिका, ते 
क्षायोपशमिक कहिए। यद्यपि क्षायोपशमिक ' विषे तिसः आंवरण' के देशघातिया 
स्पर्धकनि का उदय पाइए हैः तथापि-वह तिस-ज्ञन-का घात करने कौ समर्थ नाही 
है, ताते ताकी मुख्यता न करी । ' 


याका उदाहरण कहिए.है.- भ्रवधिज्ञानावरण-कर्म सामान्यपने देशघाती है । 
तथापि अनुभाग का विशेष कीए, याके केई स्पर्धक सर्वधाती है; केई स्पर्धक देशधाती 
है। तहा जिनिक॑ अ्रवर्धिज्ञान किछू भी नाहीं।; तिनिके सर्वधाती स्पर्धकनि का उदय 
जानना । बहुरि जिनिके अवेधिज्ञानेःपाईएँहैं' श्वर आवरण उदय पाइए है, तहा 


अल [ गोस्सटसार जीवकाण्ड गाया ३०-३० 


देशघाती स्पर्धकनि का उदय जानना । बहुरि केवलज्ञान क्षायिक ही है, जाते केवत 
ज्ञानावरण, वीर्यांतराय का सर्वथा नाश करि केवलज्ञान प्रकट हो है। क्षय हों 
उपज्या वा क्षय है प्रयोजन जाका, ताकौ क्षायिक कहिए । यद्यपि सावरण भ्रवज्ा 
विषे आत्मा के शक्तिरूप केवलज्ञान है, तथापि व्यक्तरूप आवरंण के नाश करि है 
है, ताते व्यक्तता की अपेक्षा केवलज्ञान क्षायिक कह्या, जाते व्यक्त भएं ही का 
सिद्धि सभवे है । ै 


श्रागे मिथ्याज्ञान उपजने का कारण वा स्वरूप वा स्वामित्व वाषे३ , 


कहे है- 


अण्णाणतियं होदि हु, सण्णाणतियं खु मिच्छ अणउदये । 
णवरि विभाग णारं, पंचिदियसण्णियुण्णोव ॥३०१॥ 


अ्ज्ञानत्रिकं भवति खलु, सज्ज्ञानत्रिकं खलु मिथ्यात्वानोदये । 
नवरि विभगं ज्ञान, पंचेंद्रियसंज्िपर्ण एबं ॥॥३० १॥। 


टीका - जे सम्यर्दृष्टी के 'मति, ' श्रुति, अवधि ए तीन « सम्येग्ज्ञान हैं, सती 
पचेद्री पर्याप्त वा निवृत्ति अ्रपर्याप्त जीव के विशेष ग्रहरारूप जशेयाकार सहित उपयोग 
रूप है लक्षण जिनिका भ्रैसे हैं, तेई तीनो मिथ्यात्व वा अनतानुबधी कोई कषाय नें 
उदय होते तत्त्वार्थ का प्रश्नद्धान रूप -परिणया जीव के तीनो मिथ्याज्ञात हो हैं। 
कुमति, कुश्रुति, विभग ए नाम हो हैं । खबरि अैसा प्राकृत भाषा विषे विशेष पर्व 
को लीए अव्यय जानना । सो विशेष यहु - जो अ्रवधि ज्ञान का विपर्ययरूप होना सोर 
विभग कहिए । सो विभग अज्ञान सैनी पचेद्री पर्याप्त ही के हो है | याही ते कुममाति 
कुश्रुति, एकेद्रिय श्रादि पर्याप्त अपर्याप्त सर्व॑मिथ्यादृष्टी , जीवनि के अर सा्सीर्देी 
गुणस्थानवर्ती से जीवनि के सभवी है । ह 

आगे सम्यर्दृष्टि नामा तीसरा गुंणस्थान विषे ज्ञान का स्वरूप कहै हैं - 


8.0... ७० ०-ञत तल 


सिस्सुदये सस्मिस्सं, अण्णाणतियेरा णाणतियमेव । 
संजसविसेससहिए,_मणपज्जवणाणमुद्िद्ठ ॥३०२॥ 
7 हज. आय मी मा 772 20 4 कह व छगी , ७ 7 ३ 
। _ /.. भिश्रोग्रे- संसिश्चं,-अ्ज्ञानत्रयेण ज्ञानन्रयमेव ।: 


१5 « + संयमविशेषसहिते,, मनःपर्ययज्ञान्नमुद्दिष्टमू ॥हि०२॥ । ' 


पम्परज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | [ ४३६ 


ठीका - मिश्र कहिए सम्यग्मिथ्यात्व नामा मोहनीय कर्म की प्रकृति, ताके 
उदय होते, तीनो अज्ञान करि मिल्या तीनो सम्यग्ज्ञान इहा हो है, जाते जुदा कीया 
जाता ताही, ताते सम्यग्मिथ्यामति, सम्यग्मिथ्याश्रुत, सम्यग्मिथ्या श्रवधि असे इ 
नाम हो है। जैसे इहा एक काल विषे सम्यग्रप वा मिथ्यारूप मिल्या हुवा श्रद्धान 
पाइए है। तैसे ही ज्ञानरूप वा अज्ञानरूप मिलया हुवा ज्ञान पाइए है। इहा नतौ 
केवल सम्यरज्ञान ही है, न केवल मिथ्याज्ञान है, मिथ्याज्ञान करि मिलया सम्यस्ज्ञान- 
रूप मिश्र जानने । । 


बहुरि मन पर्यय ज्ञान विशेष सयम का धारक छठा गुणस्थान ते बारहवा 
गरणस्थान पर्यत सात गणस्थानवर्ती तप विशेष करि वृद्धिरूप विशुद्धताके धारी महा- 
मुनि, तिन ही के पाइए है, जाते भ्रन्य देशसयतादि विष तेसा तप का विशेष न 
सभवे है। 


आगे मिथ्याज्ञान का विशेष लक्षण तीन गाथानि करि कहै है - 
विस-जंत-कड-पंजरं-बंधादिसु विणुवएस-करणेण । 
जा खलु पवददए मइ, मइन्श्रण्णाणं त्ति णं बेति ॥३०३॥४ 
दिएयंत्रकूटपंजरबंधादिषु विनोपदेशकरणेन । 
या खलु प्रवतंते मति , मत्यज्ञानसितीदं ज् बंति ॥॥३०३।। 


टीका - परस्पर वस्तु का 'सयोग करि मारने की शक्ति जिस विषे होइ 
असा तेल, कपू रादिक वस्तु, सो विष कहिए । 

बहुरि सिह, व्याप्रादि ऋर जीवनि के धारन के अर्थ जाक॑ अ्रभ्यतर छैला 
भ्रादि रखिए । श्र तिस विषे तिस क्र र जीव कौ, पाव धरते ही किवाड जुडि जाय, 


अंसा सूत्र की कल करि , समुक्त होइ, _ काष्ठादिक करि रच्या हुवा हो है, सो यत्त्र 
कहिए । 


बहुरि माछला, काछिवा, मूसा, कोल इत्यादिक जीवनि के पकडने के निमित्त 
काष्ठादिकमय बने, सो कूट कहिए 


बहुरि तीतर, लवा, हिरण इत्यादि जीवनि के पकडने के निमित्त फद कौ 
लीए जो डोरि का जाल बचें, सो पीजर कहिए। 





१. पट्खडागम - घबला पुस्तक १, गाथा १७६, पृष्ठ ३६० । 


४४० ] [ गोस्मदसार ,जौवकाध्ड गापा ३०४ 


बहुरि हाथी, ऊट आदि के प्रकड़त्ते त्तिम्रित्त'खाड़ा के ऊपरि गाठि का विशेष 
लीए जेवरा की रचनारूप विशेष, सो ब्रध कहिए । 


भ्रादि शब्द करि पखीनि का पाख लगने निमित्त ऊचे दड के ऊपरि चिग्रटा 
लगावना, सो बंध वा हंरिणादिक का सीम के अग्रभाग सूत्र की गाढि देगा 
इत्यादि विशेष जानने । असे जीवनि के मारणे, बाधने के कारणरूप कार्यनि वि 
श्रन्य के उपदेश विना ही स्वयमेव बुद्दि प्रवर्ते, सो कुमति ज्ञान कंहिए । 


उपदेश ते प्रवर्तें तो कुश्रुत ज्ञान हो जाइ । ताते विना ही उपदेश भ्रेश 
विचाररूप विकल्‍प लीए हिसा, अनृत, स्तेय, श्रत्रह्य, परिग्रह का कारण प्रार्तरोः 
ध्यान कौ कारण शल्य, दड, गारत़् आदि शअशुभोपग्रोगो का कारण जो मन्‌, इद्रिय 
करि विशेष ग्रहणरूप मिथ्याज्ञान प्रवर्तें; सो मति श्रज्ञान सर्वज्ञदेव कहै है । 


आभीयमासुरक्‍्खं, भारह-रामायणादि-उवएसा । 
तुच्छा असाहणीया, सुय-प्रण्णाएं (त्ति ण॑ बेंति ॥३०४॥* 


श्राभीतमासुरक्षं भारतरामायणाद्यपदेशाः । 
तुच्छा श्रसाधनीयाः अ्रुताज्ञानसििंति डर ब्न/बंति ॥३०४॥ 


टीका - श्राभीताः कहिए ( समतपने ) भयवान, जे चौरादिक, तिनिका 
शास्त्र सो श्राभीत है। बहुरि श्रसु जे प्राण, तिनिकी चौरादिक ते रक्षा जिनिएँ 
होइ, असे कोटपाल, राजादिक, तिनिका जो शास्त्र सो श्रसुरक्ष है | बहुरि कौख 
पाडवो का युद्धादिक वा एक भार्या के पच श्र्ता इत्याद्विक विपरीत कथन जिस विष 
पाइए, अँसा शास्त्र सो भारत है । बहुरिः रामब्रद्ग के! बानारो की सेना, रावण राकेते 
है, तिनिका परस्पर युद्ध होना इत्यादिक. अपत्ती इच्छाःकरि रच्या हुवा शास्त्र, 
रामायरा है । भश्रादि शब्द ते जो एकातवाद करि दूषित श्रपनी इच्छा के प्रनुसारि 
रच्या हुवा शास्त्र, जिनिविष हिंसारूप्र यज्ञादिक गृहस्थ का कर्म है, जटां धारण, 
त्रिदड धारणादिरूप तपस्वी का कर्म है, सोलह, प्रदार्थ है, वा छह पदार्थ हैं, वा 
भावन, विधि, नियोग, भूत ए ज्यारि है, वा पचीस तत्त्व है, वा श्रद्व त ब्रह्म की 
स्वरूप है वा सर्व शून्य है इत्यादि वर्णन पाइए है, ते शास्त्र 'तुच्छा ' कहिए परमार्य 


१, पट्खडागम - धवला पुस्तक १, गाथा १८०, पृष्ठ ३६० । 


सम्पस्शानचन्द्रिका भाषादीका | | ४४९ 


ते रहित हैं । बहुरि 'अ्रसाधनीथा ' कहिए प्रमाण करने योग्य नाही । याही ते सत 
पुरुषनि कौ आदरने योग्य नाही । असे शास्त्राभ्यासनि ते 'मया जो श्षुतज्ञान की सी 
श्राभासा लीए वुज्ञान, सो श्रुत भ्रज्ञान कहिए । जाते प्रमाणीक इष्ट श्रथ ते विपरीत 
अ्रथ याका विषय हो है । इहाँ मति, श्रत अज्ञी्न का वँरणॉन उपदेश लीए किया है । 
अर सामात्यपन तौ स्व-पर भेदविज्ञा्न रहित इद्रिय, मन जनित जानना, 
सो सर्वे कुमति, कुश्रुत है । 
विवरीयमोहिणारणं, खश्लोवसमियं च कस्मबीजं च । 
वेभंगो त्ति पउच्चइ,. समत्तणाणीण समयम्हि ॥३०५॥४ 
विपरीतमंवर्धिन्नान, क्षांयोंपश॑मिंक से के्ंबीज चे । 
विभंग इति प्रोच्यते! समाप्तज्ञार्िनां समये ॥॥३०५॥। 

टीका - मिथ्यादेष्टी जीविंनि के प्रेवेधिंज्ोनिवरणं, वीय॑त्तिरांय के क्षेयोंपशभ 
ते उत्पन्न भया', जैसा द्रव्य; क्षेत्र, 'कलि, भव की “मंर्योदा लींए रूपी पंदार्थ है विषय 
जाका, असा आप्त, आगम, पदाथथनि विषे विपरीत के प्राह्कं, सो विभेर्ग नोम पावे 
है । वि कहिए विशिष्ट जो अ्रवधिज्ञान, ताका भंग कहिए विपरीत भाव, सो विभग 
कहिए, सो तिर्यच-मनुष्य गति विषे तौ तीज कायक्लेशरूप द्रव्य संयमादिक करि 
उंपजे है,, सो गुणप्रत्यय हो है । 

'बहुरि देवनरक गति “विंषे भर्वप्रेत्यय हो है। सो सर्ब ही विभंगज्ञान मिश्यां- 
त्वादि कर्मंबंध का बीज कहिए कीारणं है । चेंकार तें 'कंदार्चित नोरकादिक गति विषे 
पूर्वभव सम्बन्धी दुरांचार के दुखें फल को जेनि, कही संम्ये-दर्शनज्ञानरूप धर्म 
के भी बीज हो है, अ्सों विंभेगज्ञॉन, समॉप्तज्ञोनी -'जो संपूर्ण ज्ञोती केवली, तिनिके 
मत विष कट्मा है । 

भ्राग स्वरूप वा उपजने का कारण वा भेद वा विषय, इनिका आश्रय करि 
मतिज्ञान का निरूपण नव गाथानि करि कहै है - 

अहिमुह-णियंमिय-बोहरॉमासिणिंबोहियेसर्णिदि-इंदियजं । 
२ अबगहईहावायाधारणंगा होंति पैत्तेथं ॥३०द१ 
१ पट्खडागम - घवला पुस्तक १, गाथा १८१, पृष्ठ ३६१। 


२ पट्खडागम - घवला पुस्तक १, गाथा १८२, पृष्ठ ३६१ ।॥ 
३ पाठभेद - बहु ओर्गहाईणा खलुकंय-छत्तीस-त्ति-सम-भेय । 


४४२ ] [ गोम्मटसार जौवकाण्ड गाया ३०७ 


अभिमुखतियसितबोधनसाभिनिबोधिकर्स निद्रियेंद्रिय्ज । 
अवग्रहेहावायधधारणका भवंति प्रत्येक ॥३०६॥ 


टीका - स्थूल, वर्तमान जिस क्षेत्र विषे इद्विय-मन की प्रवृत्ति होइ, तहा 
तिष्ठता श्रेसा जो इद्रिय - मन के ग्रहण योग्य पदार्थ, सो भ्रभिमुख कहिए । बहुरि इस 
इंद्रिय का यहु ही विषय है, जैसा नियमरूप जो पदार्थ, सो नियमित्त कहिए, भपैसे 
पदार्थ का जो जानना, सो अभिनिबोध कहिए। श्रणि कहिए भ्रभिमुख अर “नि 
कहिए नियमित जो श्र्थ, ताका निबोध कहिए जानना, अैसा अभिनिबोध, सोई 
ग्राभिनिबोधिक है । इहा स्वार्थ विषे ठण्‌ प्रत्यय आया है। सो यह श्राभिनिबोधिक 
मतिज्ञान का नाम जानना । इद्वियनि के स्थूल रूप स्पर्शादिक अपने विषय के ज्ञान 
उपजावने की शक्ति है। बहुरि सुक्ष्म, श्रतरित, दूर पदार्थ के ज्ञान उपजावने की 
शक्ति नाही है । तहा सूक्ष्म पदार्थ तौ परमाणु आदिक, अतरित पदार्थ अ्रतीत भ्रना- 
गत काल सबधी, दूर पदार्थ भेरु.गिरि, स्वर्ग, नरक, पटल आदि दूर क्षेत्रवर्ती जानने। 
जैसे मतिज्ञान का स्वरूप कह्या है। है 


सो मतिज्ञान कसा है ? 


प्रनिद्रिय जो मन, भ्रर इद्रिय स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, इनि. करि 
उपज है । मतिज्ञान उपजने के कारण इद्विय अरु मन हैं। कारण के भेद ते कार्य 
विषे भी भेद कहिए, ताते मतिज्ञान छह प्रकार है। तहा एक-एक के च्यारि-च्यारि 
भेद हैं - श्रत्रग्रह, ईहा, श्रवाय, धारणा । सो मन ते वा स्पर्शन ते वा रसना ते वा 
प्राण ते वा चक्षु ते वा श्रोत्र ते ए श्रवग्रहादि च्यारि-च्यारि उत्पन्न होइ, ताते चौबीस 
भेद भए। 


अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा का लक्षण शास्त्रकर्ता आगे स्वयमेव कहैंगे। 
वेंजणश्नत्थअवरग्गहभेदा हु हवंति पत्तपत्तत्थे । 
कमसो ते वावरिदा, पढमं ण हि चक्‍्खुमणसारं ॥३०७॥ 


व्यंजनार्थावग्रहभेदो, हि भवतः प्राप्ताप्राप्ताथें । 
ऋमशस्तो व्यापृतों, प्रथमो नहि चक्षुमेनसोः ॥३०७॥ 


सम्पस्भानचन्द्रिका भाषादीका | [ ४४३ 


टीका - मतिज्ञान का विषय दोय प्रकार एक व्यजन, एक अर्थ । तहा जो 
विषय इद्वियनि करि प्राप्त. होइ, स्परशित. होइ, सो व्यजन कहिए । जो प्राप्त न होइ, 
सो श्रर्थ कहिए । तिनिका विशेष ग्रहणरूप व्यजनावग्रह श्ररु भ्र्थावग्रह भेद प्रवर्तें है । 


इहां भ्रश्ं - जो तत्त्वार्थ सूत्र की टीका विषे तौ अर्थ जैसा कीया है - जो 
व्यजन नाम अव्यक्त शब्दादिक का है, इहा प्राप्त श्र्थ को व्यंजन कह्मा सो कंसे है ? 


रो 

ताका समाधान - व्यजन शब्द के दोऊ श्रर्थ हो है। विगतं अंजन व्यंजन 
दूरि भया है अजन कहिए व्यक्त भाव जाकं, सो व्यजन कहिए । सो तत्त्वार्थ सूत्र की 
टीका विषे तौ इस अर्थ का मुख्य ग्रहरा कीया है | अर “व्यज्यते अक्ष्यते प्राप्यते इति 
व्यंजन जो प्राप्त होइ ताकौ व्यजन कहिए । सो इहा यहु प्र मुख्य ग्रहण कीया है। 
जाते अजु धातु गति, व्यक्ति, म्रक्षण श्रर्थ विषे प्रवर्ते है । ताते व्यक्ति अर्थ का श्रर 
स्रक्षण अर्थ का ग्रहण करने ते कर्णादिक इद्रियनि करि शब्दादिक अर्थ प्राप्त हुवे भी 
यावत्‌ व्यक्त न होइ, तावत्‌ व्यंजनावग्रह है, व्यक्त भए अर्थावग्रह हो है । जैसे नवा 
माटी का शरावा, जल की बूँदनि करि सीचिए, तहा एक दोय बार आदि जल की 
बूद परे व्यक्त न होइ; शोषित होइ जाय; बहुत बार जल की बूद परे, व्यक्त होइ, 
तेसे कर्णादिक करि प्राप्त हुवा जो शब्दादिक, तिनिका यावत्‌ व्यक्तरूप ज्ञान न होइ, 
जो मैंने शब्द सुत्या, ओसा व्यक्त ज्ञान न होइ, तावत्‌ व्यजनावग्रह कहिए । बहुरि 
बहुत समय पर्यत इद्रिय श्रर विषय का सयोग रहै, व्यक्तरूप ज्ञान भए श्रर्थावग्रह 
कहिए। बहुरि नेत्र इद्रिय अर मन, ए दूरही ते पदार्थ कौ जाने है, ताते इनि 
दोऊनि क॑ व्यजनावग्रह नाही, श्रर्थावग्रह ही है । 


इहां प्रश्न - जैसे कर्णादिक करि दूरि ते शब्दादिक जानिए है, तैसे 
करि वर्ण जानिए है, वाकौ प्राप्त कह्मया, अर याकौ भ्रप्राप्त कह्मा सो कंसे है 


ताकां समाधान - दूरि जो शब्द हो है, ताकौ यहु नाही जाने है । जो द्रि 
भया शब्द, ताके निमित्त ते श्राकाश विषे जे अनेक स्कथ तिष्ठे है। ते शब्दरूप परि- 
णए है । तहा कर्ण इद्रिय के समीपवर्ती भी स्कध शब्दरूप परिणए है, सो तिनिका 
कर्ण इद्रिय करि स्पर्श भया है, तब शब्द का ज्ञान हो है । श्रैसे ही दूरि तिष्ठता 
सुगध, दुर्गंघ वस्तु के निमित्त ते पुदूगल स्कथ तंत्काल तद्गप-परिणव है । तहा जो 
नासिका इद्रिय के समीपवर्ती स्कथ परिणए है, तिनिके स्पर्श ते गध का ज्ञात हो है। 
जैसे ही श्रग्त्यादिक के निमित्त ते पुदूगल स्कथ “उष्णादिरूप परिणवे है, तहा जो 


ही नेत्र 
7 


डड४ ] [ भोस्सटसार जौवकारड गाथा २०८ 


स्पर्शन इद्विय के समीप्रवर्ती स्क्र८ परिणए.हैं; !तिनिके स्पर्श ते स्पर्श ज्ञान हो है। 
औंसे ही आम्लादि वस्तु के ।निमित्त ते स्कैंध 'तंद्रूप परिणवै।है, तहा रसना इद्रिय के 
समीपवर्ती जो स्कघःपरिणए, पतिनिकै सयोग ते रस का ज्ञान हो है ।'बहुंरि यह श्रुत 
ज्ञान के बल करि, जाके निमित्त ते शब्द आदि भए ताकौं जानि, जैसा माने है कि 
मैं दूरवर्ती वस्तु को जान्या, श्रैसे दूरवर्ती वस्तु के जानने विषे भी प्राप्त होना सिद्ध 
भया। श्रर समीपवर्ती कौ तो प्राप्त होकर जाने ही है । इहा शब्दादिक परमाणु भ्रर 
कर्णादिक्र इद्रिय प्रसस्पर प्राप्त होंइ, अर थ्रविंत्‌ जीवें के व्यक्त ज्ञान न होइ तावत्‌ 
व्यजनावग्रह है, व्यक्तज्ञान 'भए श्र्थावग्रंह हो है। बहुरि मन अर नेत्र दूर ही ते 
जाने हैं, असा नाही, जो शब्दादिक की ज्यो जाने है, ताते पदार्थ तौ दूरि तिष्ठ है 
'ही, जब इन ने ग्रहै, तब व्यक्त ही 'ग्रहै, ताते व्यजनावग्रह इति दोऊनि के नाही, 
श्रर्थावग्रह ही है । उक्त  च- 
पुट्ठ सुणेदि सह, श्रपुटरठ पुण पस्सदे रूव॑ । 


छच.. ७ 
गंध रसं व -फासं, बद्ध॑ पुदुठ वियाणादि 4। १) 

बहुरि नैयायिकमतवाले जैसा कहें हैं- मन श्र मैत्र भी प्राप्त होइ करि ही 
वस्तु कौं जाने हैं॥ ताकां निराकररं जैनन्याय के 'शोस्त्रनि विषे अनेक प्रकार कीया 
है । बहुरि व्यजन जो अ्रव्यक्त शब्दादिक, 'तिनि विंषे स्परशन, रसंत, प्राण, श्रोत्र 
इद्रियनि करि केवल श्रवग्रह'ही होहै, 'ईहांदिक न हो हैं । जाते ईहादिक तो एक- 
देश वा सर्वदेश व्यक्त 'भए ही हो हैं ।' व्येजंन भाम अव्यक्त का है, ताते च्यारि 
इद्रियनि करि व्यजनावग्रह के च्यारिं भेद हैं । 


विसयारणं विसंईणं, संजोगॉणंतरं हवे णियमा। 

श्रवगहणाणं गहिदे, विसेसकंखा हवे ईहा ॥३०८॥ 
विषेयारा विषंयिरेंगों, संयोगर्नितरें भवेश्चियमात्‌ । 
अवग्रहक्ानं गंहोते, विशेषाकांक्षां भवेदीहा ॥३०८॥ 


टीका - त्िषय जो शब्दादिक पढार्थ अर-विषयी जे कर्रादिक इद्रिया, इतिका 
जो सयोग कहिये योग्य क्षेत्र विषे 'तिष्ठनेरूप सबध, ताकौं होते सते ताके अनतर ही 
वस्तु का सत्तासात्र निविकल्प ग्रहरा जो यहु है, इतना प्रकाशहूप, सो दर्शन नियम- 


सम्यरशानखब्द्रिका भाषाटीका ]] | ४४५ 


करि हो. है। ताके अनन्तर पीछे ही देख्या जो पदार्थ ताक़े वर्ण सस्थधानादि विशेष 
ग्रहरणारूप श्रवग्रह नामा ज्ञान हो “है| 


/इहां प्रश्त- जो गाथा प्रिषे तौ पहिल्ें दर्शत्त त्॒ कह्या, तुम कैसे कहो हो ? 


'ताकां समाधान - जो श्रन्य तग्रथत्ति में कह्या है-अक्षार्थयोगे सत्तालोकोर्था- 
'कारंविकल्पधीरवग्रहः” ईंद्रिय 'अर विषय के सयोग होते प्रथम सत्तावलोकन मात्र 
दर्शन हो है, पीछे पदार्थ काःआकार विशेष जाननेरूप श्रवग्रह ही है - जैसा भ्रकल- 
काचार्य करि कह्या है। बहुरि 'दंसरणपुव्ध॑ सारण छद्मत्थाणं हवेदि रिगयमेण' छद्मस्थ 
जीवन के नियम ते दर्शन पूर्वक ही ज्ञान हो है असा नेमिचद्राचार्यने द्रव्य - सम्रह नामा 
ग्रथ मे. कह्मा है । बहुरि.तत्त्वार्थ सूत्र की टीकावाले ने जैसा ही कहच्या है, ताते-इहा 
ज्ञानाधिकार .विप्ने दर्शन का कश्चत्त त्र क्रीया तौ 'भी श्रन्य ग्रंथनि ते जैसे ही जात्तना । 
सो अ्रवग्रह करि तौ इतना ग्रहण भया । 


जो यहु श्वेत वस्तु है, .बहुरि श्वेत तौ बुगलनि की पक्ति भी हो है, ध्वजा रूप 
भी हो है; परि बुगलेनि की पकतिरूप विषय कौ अ्रवलंबि यहु बुगलेनि की पकति 
ही होसी वा ध्वजारूप विषय कौं श्रवलंबि यहु ध्वजा होसी असा विशेष वाछारूप 
जो ज्ञान, ताकौं ईहा क्हिए । बहुरि बुगलनि क़ी यहु पकति ही-होसी कि ध्वजा होसी 
श्रेसा सशयरूप ज्ञान का नाम ईहा नाही है । वा बुगलनि पकति विषे यहु ध्वजा 
होसी असा विपयेय ज्ञान का नाम ईहा नाही है; जाते इहा सम्यग्ज्ञान का श्रधिकार 
है ॥ 'सम्यण्ज्ञान प्रमाण है । भ्रर सशय, विपयेय है, सो 'मिथ्याज्ञान है। ताते सशय 
'विपयंेय “का नाम ईहा 'नाही । जो वस्तु है, ताका यथार्थरूप असा ज्ञान करना कि 
यहु अ्रमुक ही वस्तु होसी, असे होसीरूप जो प्रतीति, ताका नाम ईहा है । श्रवग्रह 
ते ईहा विषे विशेष-ग्रहण भया, ताते याके वाके विषे मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम 
'का 'तारतम्य करि भेद जानना । 


ईहणकरणेण जदा, सुरिण्ण्णशरो 'होदि सो अ्रवाओ दु्‌ १ 
कालांतरे वि णिंण्णिद-वत्थुसमरणस्स कारणं तुरियं ॥३०४६॥ 


ईहनकरणेन पद्ध, सुंनिर्णयी भवति स अवायस्तु । 
कालांतरे४पि 'निर्णीतवस्तुस्मरणस्य काररां तुर्येम )३.०९॥ 


'४४६ ] [ गोम्मटसार जौवकाष्ड गाया ३१० 


टीका - ईहा के करने करि ताके पीछे जिस वस्तु की ईहा भई थी, ताका 
भले प्रकार निर्णय रूप जो ज्ञान, ताकौ अवाय कहिए | ' ह 


जैसे पाखनि का हलावना आदि चिह्न करि यहु निश्चय कीया जो बुगलति 
की पकति ही है, निश्चयकरि और किछ नाही, असा निर्णाय का- नाम पवाय है । 
तु शब्द करि पूर्व जो ईहा विषे वाछ्धित वस्तु था, ताही का भले प्रकार निर्णय, सो 
भ्रवाय है । बहुरि जो वस्तु किछ और है, भ्रर भर ही वस्तु का निश्चय करि ल़ीया 
है, तो वाका नाम श्रवाय नाही, वह मिथ्याज्ञान है । 


बहुरि तहा पीछे बार-बार निश्चयरूप श्रभ्यास ते उपज्या जो सस्कार, तीहि 
स्वरूप होइ, केते इक काल कौं व्यतीत भए भी यादि श्रावने कौ कारणभूत जो ज्ञान 
सो धारणा नाम चौथा ज्ञान का भेद हो है। जैसे ही सर्व इद्रिय वा मन संबंधी 
अ्वग्रह, ईहा, अवाय, धारणा भेद जानने । 5४* 5 अत ] 


बहु बहुविहं च॒ खिप्पारिशस्सिदणुत्तं धुवं च इृदरं च। 

तत्थेक्केक्के जादे, छत्तीसं तिसयभेदं तु ॥३१०॥ 
बहु बहुविध॑ च॒ क्षिप्रानिःसुदनुक्त ध्र्‌वं च इतरच्च । 
तत्रककस्मिन्‌ जाते, षट्त्रिशत्‌त्रिशतभेदं तु ॥३१०॥। 


टीका - अर्थरूप वा व्यजनरूप जो मतिज्ञान का विषय, ताके बारह भेद हैं - 
बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त, ध्रूव, ए छह । बहुरि इतर जे छहो इनके 
प्रतिपक्षी एक, एकविध, श्रक्षिप्र, निसृत, उक्त, अध्रूव ए छह; से बारह भेद 
जानने । सो व्यजनावग्रह के च्यारि इद्रियनि करि च्यारि भेद भए, भ्र श्रर्थ के प्रव- 
ग्रह, ईहा, अवाय, धारणा ते पच इद्रिय छठा मन करि चौवीस भेद भए | मिलाए ते 
श्रठाईस भेद भए । सो व्यजन रूप बहु विषय का च्यारि इद्वियनि करि श्रवग्रह हो 
है | सो च्यारि भेद तो ए भए। श्रर श्रर्थ रूप वहु विषय का पच इद्रिय, छठा मन 
करि गुणे अवग्रह, ईहा, श्रवाय, धारणा हो है । ताते च्नोवीस भए । असे एक, वेहु 
विषय सबधी अ्रठाईस भेद भए । अँसे ही वहुविध श्रादि भेदनि विपे भ्रठाईस-अठाईस 
भेद हो हैं। सव कौं मिलाए बारह विषयनि विषे मतिज्ञान के तीन से छत्तीस (२३६ ) 
भेद हो हैं । जो एक विपय विषे अठाईस मतिज्ञान के भेद होंई तौ बारह विपयर्नि 


सम्यस्तानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ४४७ 


विषे केते होहि, असे त्राराशिक कीए, लब्धराशि मात्र तीन से छत्तीस मतिज्ञान के 


भेद हो है। 


बहुवत्तिजादिगहरो, बहुबहुविह॒मियरसियरगहराम्हि । 
सगणासादो सिद्धा, खिप्पादी सेदरा ये तहा ॥३११॥ 


 बहुव्यक्तिजातिग्रहणे, बहुबहुविधमितरद्वतरग्रहणे । 
स्वकनामतः सिद्धा:, क्षिप्रादयः सेतराधश्य तथा ॥३११।। 


टीका - जहा बहुत व्यक्ति का ग्रहण॒रूप मतिज्ञान होइ, ताके विषय कौं बहु 
कहिए । बहुरि जहा बहुजाति का ग्रहरारूप मतिज्ञान होइ, ताके विषय कौ बहुविध 
कहिए । बहुरि श्रैसे ही इतर का ग्रहण विषे जहा एक व्यक्ति का ग्रहण रूप मति- 
ज्ञान होइ, ताके विषय कौं एक कहिए । बहुरि जहा एक जाति का ग्रहणरूप मति- 
ज्ञान होइ, ताके विषय कौ एकविध कहिए -। 


इहां उदाहरण दिखाइए है - जैसे खाडी गऊ, सावली गऊ, मूडी गऊ 
इत्यादिक अनेक गऊनि की व्यक्ति कौ बहु कहिए । बहुरि गऊ, भेस, घोडे इत्यादि 
अनेक जाति कौ बहुविध कहिए । बहुरि एक खाडी गऊ जैसी गऊ की एक व्यक्ति 
को एक कहिए । बहुरि खाडी, मूडी, सावली गऊ है, असी एक जाति को एकविध 
कहिए । एक जाति विष प्रनेक व्यक्ति पाइए है। असे बारह भेदनि विषे च्यारि 
तो कहे । 


बहुरि अवशेष क्षिप्रादिक च्यारि अ्रर इनिके प्रतिपक्षी च्यारि, ते अपने नाम 
ही ते प्रसिद्ध है । सोही कहिए है - क्षिप्र शीघत्र कौ कहिए । जैसे शीघ्र पडती जल- 
धारा वा जलप्रवाह । बहुरि अ्रनिसृत, गरूढ कौ कहिए, जैसे जल विषे मगन हवा 
हाथी । बहुरि शनुक्त, विना कहे कौ कहिए, जैसे विना ही कहे किछ अभिप्राय ही ते 
जानने मे आवे । बहुरि ध्रूव भ्रचल कौ वा बहुत काल स्थायी कौ कहिए, जैसे 
पर्वतादिक.। बहुरि अक्षित्र, ढीले कौ'कहिए । जैसे मद चालता घोटकादिक । बहुरि 
निसृत, प्रगट कौ कहिए, जैसे जल ते निकस्या हवा हाथी । बहुरि उक्त, कहे को 
कहिए, जैसे काहुने कह्मा यहु घट है । बहुरि श्रश्न्‌व, चंचल वा विनाशीक कौ 
कहिए, जेसे क्षणस्थायी बिजुरी श्रार्दि । असे बाहर प्रकार मतिज्ञान के विषय है । 


ध्थद ] [ गोस्सटसार जौर्वकाण्ड गाथा ३१२-२१३ 


भावाथं - जाको जानिए यहुं शीघ्र: प्रवर्ते है, , सो क्षिप्र कहिए ।' बहुरि जार्की 
जानिए यह गृढ है, सो श्रनिसृत कहिए । बहुरि जाकौ बिना कहै जानिए, सी मनुफ्े 
कहिए । बहुरि जाकौ जानिए यहु ध्र्‌व है, सो प्रव कहिए इत्यादिक मतिज्ञान के 
विषय है । इनिकों! मतिज्ञानः कि जानिए है ॥/ 


वत्थुस्स पदेसादो, वत्थुग्गहरां तु वत्थुदेंस वा । 
सयलं वा अवलंबिय; श्रणिस्सिद्द' अध्णवत्थगई ॥६१२॥ 


वस्तुनः प्रदेशात्‌, वस्तुग्रहणं तु वस्तुदेश वा । 
सकल॑' वा अश्रवलंब्य/, अनिसृतरमन्यवस्तुगतिः ॥8१ २१॥- 


टीका - किसी वस्तु का प्रदेश कहिंए, एकोर्देश श्रश प्रगर्ट” हैं । तांते जो 'वंह 
एकीदेश अश जिस वस्तु'बिना न' होंइ; श्रैस अ्रप्रगट वस्तु 'का' ग्रहण कीजिए; सो 
अनिसृतज्ञान है। श्रथवा एक किंसीं वस्तु का एकोदेश' अ्रश कौ वा सर्वाग वस्तु हीं 
कौं भ्रवलबि करि, ग्रहरा करि श्रन्य कोई अप्रकेट वस्तु की ग्रहण करनी, सौ'भीं 
अ्रनिसृत ज्ञान है । इत्तिके, उदाहरण आगे.कहै है:-- 


पुक्खरगहणे कालें, ह॒त्थिस्स' य' वंदणशगवंयगहँणें वा'।' 
वत्थु तरचंदस्स य, धेंणस्स य बोहरां च॑ हवे ॥३१३॥ 


पुष्करग्रहणे काले) हस्तिनश्रन वर्देतगंवर्यग्रहरों वा!॥ 
वस्त्वतरचद्रस्य च, धेनोश्व बोधनं च॑ भवेत्‌ ॥३१३॥। 


टोका - पुष्कर-कहिए. जल तें- बाहिर प्रग्ट दीसती! औैसी जल' विषे ड्ब्या 
हुवा हस्ती की, सूडि;, ताको। जानने ते! जैसी?” प्रंतीति' हो! है कि इस जल विष हस्ती। 
मगन है; जाते हस्ती बिना सूडि.न हो है।। जिस-बिना जो नाहोइ; ताकौं तिसका' 
साधन कहिए, जैसे, ्ररिकि ब्रिना।धूम नाहीः,तांते भ्रग्निःसाध्य है, धूम'साधताह एसोः 
साधन तेसाध्य का जानता; सो अनुमान/प्रमाण।है। ।। इहास्सूडि'साधन) हर्स्ती संध्य 
है'। सूडि ते हस्ती, का ज्ञान भयां। ताते इहा>अनुमगन/ प्रमाण अया ।! बहुरिः किसी 
स्त्री: का मुख- देखा;, सो मुख़ःका' ग्रहण समंय 'विषेर्च्॑धमा कास्मरखे भग्गा३ झी्गे 
चन्द्रमाःदेख्या: था,, स्त्रीः्के मुख़' की/अ्र' चन्द्रमा की? सदृशता 'है, सोस्त्रीं' का/ मुखर 
देखिते ही। चन्द्रमा यादिंः्प्राया।- सो। चन्द्रमा, तिसःकालर विषेप्रकद न था; ताक 


सम्पस्तानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ४४६ 


ज्ञान भया, सो यहु स्मृति प्रमाण है.। श्रथवा चन्द्रमा समान स्त्री.का मुख है, सो 
स्‍त्री का मुख देखते चन्द्रमा का.ज्ञात भया । ताते-याकोंः प्रत्यभिज्ञात्र प्रमाण भी 
कहिये । श्रैंसे ही. वन विप्ने गव्ग्म; नामा तिर्मल्रक्तौं: देख्या> तहा/ जैसा याद्वि झ्या कि 
गऊ के सदृश गवय हो- है; ताते, यहुः स्मृति:प्रमारफ़ है ७ अथवा: गऊ समात्र' गवयः हो 
है + सो गऊ का ज्ञान, गव़य, कौं देखते, ही- भग्मा४, ताते;याकौ. प्रत्यभिज्ञान- भी, कहिए । 
वा कहिए जंसे; ए उदाहरण कहे तैसे श्ौरु भी: ज़नक्ते।- जैसे: स्सोई, विम्े- अग्नि होते 
सतै घृत्ा हो है; भर द्रह- ब्रिषे-अग्िति, ताही६; ताते- धूवा: भी नाही-। ताते,सत्रे- देश' काल, 
विपे भ्रग्नि श्रर धूवा- के अत्यथा अनुपरप्तत्ति: भान्न हैः।- भ्रन्यश्ना कहिए अ््निः न, होइ: 
ती अनुप्रपत्ति कहिए' धूवा भी।क हो, सो*अ्रैसा-अन््यथाः अनुप्रपत्ति का.ज्ञान, सो तके 
नामा प्रमाण भी; मतिज्ञाक्त है । 

या प्रकार अनुमान स्मृति; प्रत्यभिज्ञानः तक एः च्यासे" परोक्ष- प्रमाण 
अनिसृत है विषय जाका, जैसा म्रतिज्ञान के, भेद जानने । 

पाचवा भ्रागम नामा परोक्ष प्रमाण श्रुतज्ञान का भेद जानना । एकोदेशपने 
भी विशदता, स्पप्टता इनिके जानने विषे नाही । ताते इनिकौ परोक्ष प्रमाण कहे, 
श्रौर इनके बिना जो पांच इन्द्रियर्नि करि बहु) बहुविंध' भ्रादि/जार्निए' हैं, ते साव्यव- 
हारिक प्रत्यक्ष जानने, जातें इनिके. जानने में) एकोदेश' विशदता, निर्मेलता, स्पप्टता, 
पाइए है । व्यवहार विषे भी अँसे कहिए- है जो मै नेत्रनि स्यौ. प्रत्यक्ष देख्या । 

बहुरि इस मतिज्ञात्र विषे पारमाथिकः प्रत्यक्षपत्ता हैःवाही, जाते अपने विषय 
कौ तारतम्य रूप सपूर्ण स्पष्ट न जाने । पूर्व आचार्यनि करि प्रत्यक्ष का लक्षण 
विशद वा स्पष्ट ही कह्या है'। असे ए सर्व मतिज्ञान के भेद! जानने; ते भेद प्रमाण 
है, जाते ए सर्व सम्यग्ज्ञान है। बहुरि “सस्प्ज्ञानं प्रमाण” अंसा सिद्धात विषे 
कह्या है। 

एक्कचउक्क चउवीसट्ठावीसं च तिप्पाडि किच्चा । 
इगिछव्वारसगुरियदेि, सदिणाण होंति ठाणारिय ॥३१४॥ 
एकचतुष्क॑ चतुर्विशत्यष्ठटाविशतिश्र श्रि:प्रति'कृत्वा । 
एकपषट्हादशगुरिए्ते, मतिज्ञानें सवंति' स्थानानि'॥३१४॥॥। 


टीका - मतिज्ञान सामान्य श्रपेक्षा करि तो एक है, श्रर अवग्रह, ईहा, अ्रवाय 
धारणा की श्रपेक्षा च्यारि है । वहुरि पाच इद्रिय, छठा.मत्त. करि भर अ्रवग्रह, ईहा, 


४५० ] [ गोम्मटसार जौवकाण्ड गाया ३१४ 


भ्रवाय, धारणा की अपेक्षा चौबीस हैं। बहुरि व्यजन भर अर्थ का भेद कीए अठाईस 
है, सो एक, च्यारि, चौबीस, अठाईस ( १।४॥२४।२८ ) । इन च्यार्‌यो को जुदे- 
जुदे तीन जायगा माडिए । तहा एक जायगा तौ सामान्यपने अपने-अपने विषय कौं 
जाने है, श्रैसा विषय सबंधी एक भेद करि गृणिए, तब तौ एक, च्यारि, चौवीज, 
शभ्रठाईस ही भेद भए । बहुरि दूसरी जायगा बहु, बहुविध, क्षिप्र, श्रनिसृत, भरनुक्त, 
श्र्व ए छह प्रकार विषय के भेद करि गूरिएए, तब छह (६), चौबीस (२४), के 
एक सौ चवालीस (१४४), एक सौ श्रडसठि (१६८) असे मतिज्ञान के श्राधे विषय 
भेदनि की श्रपेक्षा भेद भएं । वहुरि तीसरी जायगा उनके प्रतिपक्षी सहित वारह 
विषय भेदनि करि गुरिए, तहां बारह (१२), अ्रडतालीस (४८), दोय से अठयासी 
(२८८), तीन से छत्तीस (३३६) सर्व विषय भेदनि की भपेक्षा मतिज्ञान के भेद 
भए | असे विवक्षाभेद करि मतिज्ञान के स्थान दिखाए । 


आगे श्रुतज्ञान की प्ररूपणा का श्रारभ करता सता प्रथम ही श्रुतज्ञान का 
सामान्य-लक्षण कहै हैं - 


अत्थादो श्रत्यंतरमुवलंभंत भणंति सुदणाणं । 
आशभिणिबोहियपुव्वं, णियमेरिगह सद्दजं पसुहं ॥३१५॥' 
श्र्थादर्थातरमुपलभसानं भणंति श्रुतज्ञानम्‌ । 
श्राभिनिबोधिकपूर्व, नियमेनेह शब्दज प्रमुखम्‌ !१३१५॥। 
टीका - मतिज्ञान करि निश्चय कीया जो पदार्थ, तिसकौ अवलबि करि, 
तिसही पदार्थ के सम्बन्ध कौ लीए, अन्य कोई पदार्थ, ताकौ जो जाने, सो श्रुतज्ञान 
है । सो श्रुतज्ञानावरण, वीर्यातराय कर्म के क्षयोपशम ते उपजे है, जैसे मुनीश्वर 
कहै है । 
कंसा है श्रुतज्ञान ? 
श्राभिनिबोधिक जो मतिज्ञान, सो है पहिले जाके, पहिलै मतिज्ञानावरण के 


क्षयोपशम ते मतिज्ञान होइ, पीछे मतिज्ञान करि जो पदार्थ जान्या, ताका भवलवन 
करि अन्य कोई पदार्थ का जानना होइ, सोई श्रुतज्ञान है। श्रैसा नियम जानता | 


१ पट्खडागम - धवला पुस्तक १, गाथा १८३, पृष्ठ ३६१ । 


संम्परज्ञानचन्द्रिका भाषादटीका | [ ४४१ 
पहिलै मतिज्ञान भए बिना, सर्वथा श्रुतज्ञान न होइ | तीहिं श्रुतज्ञान के दोय भेद 
है। एक अक्षरात्मक, एक अनक्षरात्मक । इनि विषे शब्दजं कहिए अक्षर, पद, छदादि- 
रूप शब्द ते उत्पन्न भया, जो श्रक्षरात्मक श्रुतज्ञान, सो प्रमुख कहिए मुख्य-प्रधान है, 
जाते देना, लेना, शास्त्र पढ़ना इत्यादिक सर्वे व्यवहारनि का मूल श्रक्षरात्मक 
श्रुतज्ञान है। बहुरि लिग जो चिह्न, ताते उत्पन्न भया, असा अ्रनक्षरात्मक श्रुतज्ञान 
सो एकेद्रिय ते लगाइ पचेद्विय पर्यत सर्वे जीवनि के है । तथापि याते किछ व्यवहार 
प्रवृत्ति नाही, ताते प्रधान नाही । 

बहुरि “श्रूयते इति श्रुतः शब्दः तद्त्पन्नमर्थज्ञानं श्रुत॑! सुरिएए ताकौ शब्द 
कहिए । शब्द ते भया जो अर्थज्ञान, ताकौ श्रुतज्ञान कहिए। इस मे भी श्रर्थ विषे 
अक्षरात्मक श्रुतज्ञान ही प्रधान आया। अथवा श्रुत जैसा रूढि शब्द है, सो मतिज्ञान 
पूर्वक श्र्थांतर का जानने रूप ज्ञान का विशेष, तीहि श्रर्थ विषे प्रवर्ते है। जेसे कुशल 
शब्द का श्रर्थ ती यहु जो कुश कहिए डाभ ताकौ लाति कहिये दे, सो कुशल । परतु 
रूढि ते प्रवीण पुरुष का नाम कुशल है । तैसे यहु श्रुत शब्द जानना । 


तहां 'जीवः श्रस्ति' जैसा शब्द कह्या । तहा कर्ण इन्द्रिय रूप मतिज्ञान करि 
जीवः भ्रस्ति श्रैसे शब्द कौ ग्रह्मा । बहुरि तीहि ज्ञान करि “जीव नामा पदार्थ है' 
' श्रेसा जो ज्ञान भया, सो श्रुतज्ञान है। शब्द भ्रर श्रर्थ के वाच्य-वाचक सबंध है । 
श्र्थ वाच्य है, शब्द वाचक है । श्रर्थ है सो उस शब्द करि कहने योग्य है । शब्द 
उस अर्थ का कहन हारा है। सो इहा 'जीवः अस्ति' असे शब्द का जानना तौ मति- 
ज्ञान है। अर उसके निमित्त ते जीव नामा पदार्थ का अस्तित्व जानना, सो श्रतज्ञान 
है । श्रेसे ही सर्व अक्षरात्मक श्रुतज्ञान का स्वरूप जानना । अक्षरात्मक जो शब्द, 
ताते उत्पन्न भया जो ज्ञान, ताकौ भी अक्षरात्मक कह्मा । 


इहा कार्य विषे कारण का उपचार किया है । परमार्थ ते ज्ञान कोई अक्षर- 
रूप है नाही । बहुरि जैसे शीतल पवन का स्पर्श भया, तहा शीतल पवन का जानना, 
'तौ मतिज्ञान है । बहुरि तिस ज्ञान करि वायु की प्रकृति, वाले को यहु शीतल पवन 
अनिष्ट है, असा जानना, सो श्रुतिज्ञान है। सो-यहु अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । 


अक्षर के निमित्त ते भया नाही। जैसे ही सर्व अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान का स्वरूप 
जानना । 


)४ 


४५२ ] [ गोम्मटसार!जीवकाण्ड गाथा ३१६-३१७-३१८ 


आगे श्रुतज्ञान के श्रक्षरात्मक अ्रनक्षरात्मक भेदनि कौ दिखावे है-- 


लोगाणमसंखसिदा, अणक्खरप्पे हवति छट्ठाणा। 
वेरूवछट्ठवग्गपसाणं रूऊणमक्‍्खरग ॥३१६॥ 


लोकानामसख्यमितानि, श्रनक्षरात्मके भवंति षटस्थानानि । 
हद्विरूपषष्ठवर्ग प्रमाणं रूपोनमक्षरगं ॥३१६।॥। 
टीका - अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान के भेद पर्याय श्र पर्यायसमास, तीहि विषे 
जघन्य सो लगाइ उत्कृष्ट पर्यत अ्रसख्यात लोक प्रमाण ज्ञान के भेद हो हैं । ते भेद 
असख्यात लोक बार पषटुस्थानपतित वृद्धि कौ लीए हैं। बहुरि अक्षरात्मक श्रुतज्ञान 
है, सो द्विरूप वर्भधधारा विषे जो एकट्ठी नामा छठा स्थानक कह्मया, तामैं एक घटाए, 
जो प्रमाण रहै, तितने श्रपुनरुक्त अ्रक्षर हैं। तिनकी अपेक्षा सख्यात भेद लीए है । 
विवक्षित अर्थ कौं प्रकट करने निमित्त बार बार जिन श्रक्षरति को कहिए, असे 
पुनरुक्त श्रक्षरनि का प्रमाण अधिक सभवे है | सो कथन श्ागें होइगा । 
श्रागे श्रुतज्ञाव का अन्य प्रकार करि भेद कहने के निमित्त दोय गाथा 
कहें हैं -- 
पज्जायक्खरपदसंघादं' पडिवत्तियाणिजोगं च । 
दुगवारपाहुड च य, पाहुडयं वत्थुपुष्व॑ चर ॥३१७॥ 
तेसि च ससासेहि य, वीसविहं वा हु होदि सुदणाणं । 
आवरणस्स वि भेदा, तत्तियमेत्ता हवंति त्ति ॥३१८॥४ 
पर्यायाक्षरपदसघातं प्रतिपत्तिकानुयोग च । 
द्विकवारप्राश्षुतं च, च प्राभतक 'वस्तु पूर्वे च ॥३१७॥। 
तेषा च समासइच, विशविध वा हि भवति श्रुतज्ञानम्‌ । 
ग्रावरणास्यापि भेदाः, तावन्मात्रा भवंति इति ।३१८॥। गा 
टीफा - १ पर्याय, २. अक्षर, ३ पद, ४ सघात, ४ प्रतिपत्तिक, ६ भनु- 
योग, ७ प्राभुत-प्राभ्ृत, ८ प्राभृत, ९ वस्तु, १० पूर्व दश तौ ए कहे । 


१ पटखडागम - घवला पुस्तक $, पृष्ठ २१ की टीका । 
२ पटखड़ागम - धंवला पुस्तक ६, पृष्ठ २१ की टीका । 


त्तो 
प्र 
संम्यरज्ञानचन्द्रिका भाषादौक्ा ] | रेश३ 


ते पर्याय आदिक दश भेद कहे, तिनके समासनि करि दश भेद भए, मिलि- 
करि श्रुतज्ञान के बीस भेद भए। ते कहिए है - १ पर्याय, २ पर्यायसमास, 
३ श्रक्षर, ४. श्रक्षसमास, ५ पद, ६ पदसमास्र, ७. सघात, ८ सघातसमास, 
: & प्रतिपत्तिक, १० प्रतिपत्तिकसमास, ११ श्रनुयोग, १२ श्रनुयोगसमास, 
१३ प्राभृतक-प्राभूतक, १४. प्राभुतक-प्राभूतकसमास, १४ प्राभृत, १६ प्राभृत- 
समास, १७. वस्तु, १८ वस्तुसमास, १६. पूर्व २०. पूर्वंसमास असे बीस भेद है । 


इहां श्रक्षरादि गोचर जो श्रर्थ, ताके जाननेरूप जो भाव श्रुतज्ञान, ताकी 
मुख्यता जाननी । बहुरि जाते श्रुतज्ञानावरण के भी तितने ही बीस भेद है, ताते 
श्रुतज्ञान के भी बीस भेद ही कहे हैं । 


श्रागे पर्याय नामा प्रथम श्रुतज्ञान का भेद, ताका निरुपण के भअ्रथि च्यारि 
गाथा कहै है-- 


णवरि विसेसं जाणे, सुहमजह॒ण्णं तु पज्जयं णारां। 
'पज्जायावररं पुरत, तदणंतरणाणभेदम्हि ॥३१६॥ 


नवरि विद्येष जानीहि, सूक्ष्मजघन्यं तु पर्याय ज्ञानम्‌ । 
पर्यायावरणं पुनः, तदनंतरज्ञानभेदे ॥३१९॥। 


टीका - यहु नवीन विशेष जानहु, जो पर्याय नामा प्रथम श्रुतज्ञान का भेद, सो 
सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त सबधी स्व ते जधन्य श्रुतज्ञान जानना । बहुरि पर्याय 
श्रुतज्ञान का श्रावरण, सो पर्याय श्रुतज्ञान कौ नाही आवरे है। वाके अनतरि 
जो पर्याय ज्ञान ते भ्रनत भाग वृद्धि लीए पर्यायसमास ज्ञान का प्रथम भेद, तीहि विषे 
पर्याय ज्ञान का आवरण है, जाते उदय श्राया जो पर्याय ज्ञान, आवरणके समय 
प्रबद्ध का उदयरूप निषेक, ताक॑ सर्वघाती स्पर्धकनि का उदय नाही, सो क्षय है, 
ग्रर तेई सर्वेधाती स्पर्धक, जे ग्रमगिले निषेक सबधी सत्ता में तिप्ठे है, तनिका उपशम 
है । अर देशघाती स्पर्धकनि का उदय है, सो असा पर्याय ज्ञानावरण का क्षयोपशम 
सदा पाइए ताते, पर्याय ज्ञान का आवरण करि पर्याय ज्ञान आवरीै नाही । पर्याय- 
समासज्ञान का प्रथमभेद ही आवरे है । जो पर्याय ज्ञान भी आवरे तौ ज्ञान का 
अभाव होइ, ज्ञान गुणका श्रभाव भए, गुणी (जैसे) जीव द्रव्य का भी अभाव होइ, 
सो जैसे होइ नाही, ताते पर्यायज्ञान निरावरण ही है । हे ह 


४४ ] [ गोमस्मट्सार जोवकाण्ड गाथा ३२०-३२१ 


ग्रनुभाग रचना विषे भी स्थापित कीया जो सिद्धराशि का अ्रततवा भाग- 
मात्र श्रुतज्ञानावरण का द्रव्य, जो परमाणूनि का समूह, सो द्रव्य के अनुभाग की क्रम 
ते हानि-वृद्धि करि सयुक्त है । बहुरि नतानागुणहानि स्पर्धक वर्गणारूप भेद लीए हैं, 
तिस द्रव्य विषे सर्वे ते थोरा उदयरूप अ्रनुभाग जाका क्षीण भया, अँसा जो सर्वघाती 
स्पर्धक, तिसही कौ पर्याय ज्ञान का श्रावरण कह्मा है, तितने आ्रावरण का सदा काल 
उदय न होइ, ताते भी पर्याय ज्ञान निरावरण ही है । ३7 


सुहमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स पढमसंसयम्हि । 
हवदि हु सब्वजहण्णं, रिच्चुग्घाडं णिरावरणं ॥३२०॥४ 


सुक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्थ जातस्य प्रथमसमये । 
भवति हि सर्वजघन्यं, नित्योद्धाटं मिरावरणस्‌ ॥३२०॥। 


टीका - सूक्ष्म निगोद लब्धि भ्रपर्याप्तकक जीव का जन्म होते पहिला समय 
विषे सर्व ते जघन्य शक्ति कौ लीए पर्याय नामा श्रुतज्ञान हो है, सो निरावरण है । 
इतने ज्ञान का कबहू आच्छादन न होइ। याहीते नित्योद्धाट कहिए सदाकाल 
प्रकट प्रकाशमान है । सो यहु गाथा पूर्वाचाय॑नि करि प्रसिद्ध है । इहा श्रपना कह्मा 
व्याख्यान की दृढता के निमित्त उदाहरणरूप लिखी है । 


सुहमणिगोदश्रपज्जत्तगेसु सगसंसवेसु भमिऊण । 
चरिमापण्णतिवक्‍काणादिमवक्‍्कटिठयेव हवे ॥३२१॥ 


सुक्ष्मनिगोदापर्याप्तकेषु स्वकसंभवेषु भ्रमित्वा | _ 
चरमापूर्णत्रिवक्नाणा। श्रादिसवक़स्थिते एवं भवेत्‌ ॥३२१॥। 


टीका - सूक्ष्म निगोद लब्धि श्रपर्याप्तक जीव, सो श्रपने विषे सभवते जे छह 
हजार बारह बार क्षुद्रभव, तिनि विषे भ्रमण करि अत का लब्धि अ्रपर्याप्तकरूप क्षुद्रें 
भव विषे तीन वक्रता लीए, जो विग्नह गति, ताकरि जन्म धर्‌या होइ, ताके विग्रह 
गति में पहिली वक्ता सबधी समय विषे तिष्ठता जीव ही के सर्व ते जंर्घन्य पर्याय 
नामा श्रुतज्ञान हो है । बहुरि तिसही के स्पर्शन इद्रिय सबधी जधन्य मतिज्ञान हो है । 


१ षट्खडागम - घवला पुस्तक ६, पृष्ठ २ १ की टीका | गी (ह.. -ह 7 


धम्पोज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | [४५४ 


बहुरि तिसही के अचक्षुदर्शनावरण के क्षयोपशम ते उपज्या जघन्य अचक्षुदर्शन भी 
हो है । सो इहा बहुत क्षुद्रभवरूप पर्याय के धरने ते उत्पन्न भया बहुत सक्‍्लेश, ताके 
बधने करि आवरण का श्रति तीज भ्रनुभाग का उदय हो है। ताते क्षुद्रभवनि का 
अत क्षुद्रभवनि विषे पर्यायज्ञान कह्मा है । बहुरि द्वितीयादि समयनि विषे ज्ञान बधता 
संभव है, ताते तीनि वक़र विषे प्रथम वक़ का समय ही विषे पर्यायज्ञान कट्ा है । 


सुहमणिगोदश्रपज्जत्तयस्स जादस्स पढमसमयम्हि । 
फासिदियगदिपुव्वं, सुदणाणं लद्धिश्रक्खरय॑ ॥ ३ २२॥।* 


सुक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्य जातस्थ प्रथमसमये । 
स्प्शेनेद्रियमतिपुर्व श्रुतज्ञानं लब्ध्यक्षरक ॥३२२॥। 


टीका - सूक्ष्म निगोद लब्धि अ्रपर्याप्तकक जीव के उपजने का पहिला समय 
विषे सर्व ते जघन्य स्पर्शन इद्रिय सबधी मतिज्ञानपुर्वक लब्धि अक्षर है, दूसरा नाम 
जाका, असा पर्याय ज्ञान हो है । लब्धि कहिए श्रतज्ञानावरण का क्षयोपशम, वा 
जानन शक्ति, ताकरि श्रक्षर कहिए अविनाशी, सो असा पर्यायज्ञान ही है, जाते इतना 
क्षयोपशम सदाकाल विद्यमान रहै है। 


आ्रागे दश गाथानि करि पर्यायसमास ज्ञान कौ प्ररूपे है । 


अवरुवरिस्मि अणंतससंखं संखं च भागवड़ढीए । 
संखमसंखमणंतं, गुणवड्ढी होंति हु कमेरश ॥३२३॥४ 


अवरोपरि श्रनंतमसंख्य संख्यं च भागवुद्धयः । 
सर्यमसंख्यमनतं, गुणाव॒द्धयों भवति हि ऋमेरा ॥॥३२३॥। 


टीका - सर्व ते जधच्य पर्याय नामा ज्ञान, ताके ऊपरि श्रागे श्रनुक्रम ते आगे 
कहिए है । तिस परिपाटी करि १ अ्रनत भागवृद्धि, २ असख्यात भागवद्धि, ३ 
सख्यात भागवृद्धि, ४ सख्यात गुणवृद्धि, ५ अ्सख्यात गुणवृद्धि, ६ अनतगुण वृद्धि, 
७ ए षट्स्थान पतित वृद्धि हो है । 


१ पट्खडागस - घवला पुस्तक ६, पृष्ठ २२ की टीका । 
२ पट्खडागम - घवला पुस्तक ६, पृष्ठ २२ की टीका । 


४५६ ] [ गोस्सटसार जोवकाण्ड गाया ३२४-३२५ 


इहा कोऊ कहे कि सर्व जघन्य ज्ञान कौ श्रनत का भाग कंसे सभवे ? 

ताका समाधान-जो द्विरुपवर्गधारा विषे श्रनतानत वर्गस्थान भए पीछे, क्रम 
ते जीवराशि, पुदूगल राशि, काल समयराशि, श्रेणी श्राकाशराशि'हो है ।' तिनिके 
ऊपरि श्रनतानत वर्गस्थान भए सूक्ष्म निगोद लब्धि श्रपर्याप्तकक सबधी जघन्य ज्ञान के 
अविभाग प्रतिच्छेदनि का प्रमाण हो है । जाका भाग न होइ अैसे ज्ञान शक्ति के 
अश, तिनिका असा परिमाण है । ताते तिनिकी श्रपेक्षा श्रतत का भागहार संभव है । 


जीवाणं चर य रासी, श्रसंखलोगा वरं खु संखेज्ज॑ । 
भागगुणसम्हि य कससो, श्रवदट्ठिदा होति छद्ठारो ॥३२४॥ 


जीवानां च च राशिः असंख्यलोका वरं खलु संख्यातम्‌ । 
भागगुणयोश्व क्रमश श्रवस्थिता भवंति षदस्थाने ॥३२४।। 


टीका - इहा अ्रनतभाग श्रादिक छह स्थानकनि विषे ए छह सदृष्टि भ्रवस्थित 
कहिए, नियमरूप जाननी । भ्रनत विषे तौ जीवराशि के सर्व जीवनि का परिमाण 
सो जानना । असख्यात विषे असख्यात लोक जो श्रसख्यात गुणा लोकाकाश के प्रदेश- 
नि का परिणाम सो जानना । सख्यात विषे उत्कृष्ट सख्यात जो उत्कृष्ट सख्यात 
का परिणाम सो जानना । सोई तीनो प्रमाण भाग वृद्धि विष जानना | ये ही गुण- 
वृद्धि विष जानना । भागवृद्धि विषे इनि प्रमाणनि का भाग पूर्वस्थान कीं दीए, 
जो परिणाम आवे, तितने पूर्वस्थान विषे मिलाए, उत्तरस्थान होइ। गुणवृद्धि 
विषे इनि प्रमाणनि करि पूर्वस्थान कौ गुणे, उत्तरस्थान हो हैं । 


उव्बचक॑ चडरक, पराछस्सत्तक अ्रट्ठअशंक च । 
छव्बडढीण सण्णा, कससो संदिद्ठकरणद्ठ ॥३२५॥ 


उर्वकश्वतुरकः पंचषट्सप्ताकः श्रष्टाकश्न । 
घड़्वृद्धीना संज्ञा, क्रमशः संदष्टिकरणार्थम्‌ ॥३२५॥ , 


टीका - बहुरि लघुसदृष्टि करने के निमित्त श्रनत भाग वृद्धि श्रादि छह 


वद्धिनि की श्रन्यसज्ञा सदृष्टि सो कहै हैं - तहा श्रनत भागवृद्धि की उर्वक कहिए 
उकार उ, असख्यात भागवृद्धि की च्यारि का अक (४), सख्यात भागवृद्धि की 
पाचका अक (५), सख्यात गुणवृद्धि की छह का अक (६), भ्रसख्यात गुणवृद्धि की 


सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका भाषाटौफा ] ४४७ 


सात का अक (७), अ्रतत गूरणावृद्धि की आठ का अक (5८), अस ए सहनानी 
जाननी । ह 
अंगुलअसंखभागे, पुष्वगवड्ढीगदे दु परवड्डी । 
एक्क बार होदि हु, पुणो पुणो चरिम उड्डि त्ती ॥३२६॥ 
ग्रंगुलासस्यातभागे, पुरवंगवद्धिगतेतु परवृद्धिः । 
एक वारं भवति हि, पुनः पुनः चरसवृद्धिरिति ॥३२६।। 
टीका - पू्ववृद्धि जो पहिली पहिली वृद्धि, सो सूच्यगुल का श्रसख्यातवा भाग 
प्रमाण होइ, तब एक एक बार परवृद्धि कहिए पिछली पिछली वृद्धि होइ, श्रेसे 
बार बार अत की वृद्धि, जो अनतगुरा वृद्धि तीहि पर्यत हो है, भैसा जानना । 


ग्रब याका श्रर्थ यत्र द्वार करि दिखाइए है । तहा यत्र विषे भ्रनतभागादिक 
की उकार आदि सदृष्टि कही थी, सो लिखिए है । 


पर्याय समास ज्ञान विष वृद्धि का यंत्र 


8] उ ४ 
उउफऔ 
उउड ४ 
उउठड४' 
उठ 
उउडडई 
उउ ४ 
उठउड ड़ 
उउई ४ 





बहुरि सूच्यगुल का असख्यातवा भाग प्रमाण बार की जायगा दोय बार 
लिखिए है। सो इहा पर्याय नाम श्रुतज्ञान का भेद, ताते अ्नत भाग वृद्धि लिए पर्याय 
समास नामा श्रुतज्ञान का प्रथम भेद हो है । बहुरि इस प्रथम भेद ते अनत भागवद्धि 
लोए पर्याय समास का, दूसरा भेद हो है । अँसे सूच्यगुल का असख्यातवा भाग प्रमाण 
अनत भागवृद्धि होइ, तब एक, बार असख्यात भागवृद्धि होइ । इहा अ्नत भाग- 
वृद्धि पहिलैं कहो थी, ताते पूर्व कहिए । अर असख्यात भागवृद्धि वाके पीछे कही 
थी, ताते याकौ पर कहिए । सो इहा यत्र विषे प्रथम पक्ति का प्रथम कोष्ठ विषे 
दोय बार उकार लिख्या, सो तो सूच्यगुल का अ्रसख्यातवा भाग प्रमाण अ्नत भाग- 


हु 
श्घ | | गोस्सटसार जीवकापंड गाथा ३१६ 


वृद्धि की सहनानी जाननी । श्रर ताके आगे च्यारि का अक लिख्या, सो एक बार 
असख्यात भागवृद्धि की सहनानी जाननी । बहुरि इहा ते सूच्यगल का ग्रसख्यातवा 
भाग प्रमाण श्रनत भागवृद्धि भए पीछे दूसरा एक वार असख्यात भागवद्धि होइ । 
असे ही अनुक्रम ते सूच्यगुल का अ्सख्यातवा भाग प्रमाण श्रसख्यात भागवद्धि हो 
है । ताते यत्र विष प्रथम पक्ति का दूसरा कोठा विषे प्रथम कोठावत्‌ दोय उकार 
एक च्यारि का अक लिख्या । दूसरी बार लिखने ते सूच्यगुल का असख्यातवा भाग 


बार जानि लेना । 


बहुरि इहा ते आगे सूच्यगुल का असख्यातवा भाग प्रमाण श्रनत भागवद्धिहोइ, 
तब एक बार सख्यात भागवृद्धि होइ । याते प्रथम पक्ति का तीसरा कोठा विषे दोय 
उकार अर एक पाच का अ्रक लिख्या । श्रव इहा ते जैसे पूर्व भ्रनत भागवृद्धि लीए, 
सूत््यमुल का असख्यातवा भाग प्रमाण भ्रसख्यात भागवद्धि होइ, पीछे सूच्यगुल का 
असख्यातवा भाग प्रमाण अ्रनत भागवृद्धि होइ, तब एक बार सख्यात भागवृद्धि भई, 
तैसे ही याही अनुक्रम ते दूसरा सख्यात भागवृद्धि भई | बहुरि याही अनुक्रम ते 
तीसरा भई, असे सख्यात भागवृद्धि भी सूच्यगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण बार 
हो है । ताते इहा यत्र विषे प्रथम पक्ति विष जैसे तीन कोठे किये थे, तैसे अगुल का 
प्रसख्यातवा भाग की सहनानी के अथि दूसरा तीन कोठे उस ही पक्ति विषे कीए। ' 
इहा असख्यात भागवृद्धि कौ पूर्व कहिए, सख्यात भागवृद्धि कौ पर कहिए । बहुरि 
इहा ते सूच्यगुल का भ्रसख्यातवा भाग प्रमाण अ्नत भागवृद्धि होइ, एक बार असख्यात 
भागवृद्धि होइ' असे सूच्यगुल का असख्यातवा भागप्रमाण भ्रसख्यात भागवृद्धि होइ, 
सो याकी सहनानी के अ्रथि यत्र विषे दोय उकार अर च्यारि का अक करि सयुक्त 
दोय कोठे कीए । बहुरि याते आगे सूच्यगुल का असख्यातवा भागप्रमाण श्रतत भाग- 
वद्धि होइ करि एक बार सख्यात गुणवृद्धि होइ; सो याकी सहनानी के ग्रथि प्रथम 
पक्ति का नवमा कोठा विपे दोय उकार अर छह का अक लिख्या । बहुरि जस प्रथम | 
पवित विपे अनुक्रम कह्या, तैसे ही आदि ते लेकरि सर्व अनुक्रम'दूसरा भया। तब! 
एक बार दूसरा सख्यात गुणवृद्धि भई । जैसे ही अनुक्रम ते सूच्यगुल:का अ्सख्यातवा 
भाग प्रमाण सख्यात गुण॒वृद्धि हो है, सो सूच्यगुल का श्रसख्यातवा भाग अमास 
तैसे होने की सहनानी के श्रथि यत्र विषे जैसी प्रथम पक्ति थी, तैसे ही वाके नीच 
दूसरी पक्ति लिखी । बहुरि इहा ते जेसे प्रथम पक्ति विष अनुकम कह्या। था, पैसे 
अनुक्रम ते बहुरि वृद्धि भई । विशेष इतना जो उहा पीछे ही पीछे एक बार सख्यात 


सम्पशानचन्द्रिका भाषाटोरा ) [ ४५६ 


गणवद्धि भई थी, इहा पीछे ही पीछे एक वार असख्यात गुणवृद्धि भई | याही ते 
यंत्र विपे तीसरी पत्नित प्रथम पक्ति सारिखी लिखी । नवमा कोठा मैं उहा तो दोय 
उकार श्र छह का अक लिख्या था, इहा तीसरी पक्ति विषे नवमा कोठा विषे दोय 
उकार श्रर सप्त का अक लिख्या । इहा और सर्व कहिए अर असंख्यात गुणवृद्धि पर 
कहिए । वहुरि इहाते जैसे तीतो ही पक्ति विषे श्रादि ते लेकरि श्रनुक्रम ते वृद्धि भई, 
तैसे ही अनुक्रम ते सूच्यगुल का असंख्यातवां भाग प्रमाण होइ । तब असर्यात गुण- 
वृद्धि भी सूच्यगुल का असख्यातवा भाग प्रमाण होइ निवरे, सो इहा यंत्र विषे सूच्य॑- 
गुल का अ्रसख्यातवा भाग प्रमाण तैसे ही होने की सहनानी के श्रथि जैसे तीन पक्ति 
करी थी, तैसे ही दूसरी पक्ति लिखी, भसे छह पक्ति भई । 


अ्रब इहा ते आगे जैसे आदि ते लेकरि अनुक्रम ते तीनो पक्ति विषे वृद्धि कही 
थी, तैसे ही तैसे अनुक्रम ते फेरि स्ववृद्धि भई । विशेष इतना जो तीसरी पक्ति का 
अत विषे जहा असख्यात गुणवृद्धि कही थी, सो इहा तीसरी पक्ति का अत विषे 
एक वार अ्रनत गुणवृद्धि हो है । याही ते यत्र विष भी पहिली, दूसरी, तीसरी 
सारिवी तीन पति और लिखी । उहा तीसरी पक्ति का नवमा कोठा विष दोय 
उफार सप्त का अक लिख्या था। इहा तीसरी पक्ति का नवमा कोठा विषे दोय 
उकार श्रर आठ का अक लिख्या, सो इहा अनत गुरावृद्धि कौ पर कहिए, श्रन्य सर्व 
पू्वे कहिए । याके आगे कोई वृद्धि रही नाही, ताते याकों पूर्व सज्ञा न होइ, याही 
ते यहु भ्रनत गुणवृद्धि एक वार ही हो हैँ । सो इस अनत गुणवृद्धि कों होत सते जो 
प्रमाण भया, सोई नवीन पद्स्थानपतित वृद्धि का पहिला स्थानक जानना । अैसे 
पर्यायसमास ज्ञान विपे अ्सख्यात लोक मात्र वार पद्स्थानपतित वृद्धि हो है । 


श्रव याक्रा कथन प्रकट कर दिखाइए है-द्विरूप वर्गधारा विष जीवराशि ते 
श्रनतानत गुणा जघन्य पर्याय नामा ज्ञान की अपेक्षा अपने विषय कीं प्रकाशनेरूप 
शक्ति के भ्रविभाग प्रतिच्छेद कहे हैं, सो इस प्रमाण कौ जीवराशि प्रमाण अभ्रमत का 
भाग दीए जो परिमाण आावे, ताकौ उस जघन्य ज्ञान विपे मिलाए, पर्यायसमास 
शान का प्रथम भद हो है । इहा एक वार अनत भागवृद्धि भई | बहुरि इस पर्याय- 
समास ज्ञान का प्रथम भेद कों जीवराशि प्रमाण अ्रतत का भाग दिए, जो परिमाण 
भावे, तितना उस पर्यायसमास ज्ञान का प्रथम भेद विषे मिलाए, पर्यायसमास झान 
का हुसरा भद हो है । इहा दूसरा अनत भागवृद्धि मई। वहुरि उस दूसरे भेद कौ 


४६० ] [ गोम्मट्यार जौवफाण्ड गाया ३२६ 


श्रनत का भाग दीए, जो परिमाण आवे, तितना उस दूसरा भेद विपे मिलाए, पर्याय- 
समास ज्ञान का तीसरा भेद हो है । इहा तीसरा अ्रनत भागवृद्धि भई । वहुरि उस 
तीसरे भेद को अनत का भाग दीए जो परिमाण आया, तितना उस तीसरा भेद चिपे 
मिलाए,' पर्यायसमास ज्ञान का चौथा भेद हो है । इहा चौथा अनत भागवृद्धि भई । 
इसही अनुक्रम ते सूच्यगुल का असख्यातवा भाग प्रमाण अ्रनत भागवृद्धि हुवा थका 
पर्यायसमास ज्ञान का भेद भया, ताकौ एक बार अ्रसख्यात लोक प्रमाण जो अस- 
ख्यात, ताका भाग दिए जो परिमाण श्रावै, तितना उस ही भेद विपे मिलाए, एक 
बार अ्रसख्यात भागवृद्धि लीए पयायसमास ज्ञान का भेद हो है । बहुरि याकौं भ्रनत 
का भाग दीए, जो परिमाण आवे, तितना इस ही विपे मिलाए, पर्यायसमास ज्ञान का 
भेद भया | इहा ते वहुरि श्रतत भागवृद्धि का प्रारम्भ हुवा, सो अँसे ही सूच्यगुल का 
झ्रसख्यातवा भाग प्रमाण अनत भागवृद्धि भए जो पर्यायसमास ज्ञान का भेद भया, 
ताकौ फेरि असख्यात का भाग दीए जो परिमाण श्राया, ताकौ उस ही भेद विषे 
मिलाए, दूसरा अ्रसख्यात भागवृद्धि लीए पर्यायसमास ज्ञान का भेद हो है । 


अस अनुक्रम ते सूच्यगुल का अभ्रसख्यातवा भाग प्रमाण अ्रसख्यात भागवृद्धि 
भी पूर्ण होइ । तहा जो पर्यायसमास ज्ञान का भेद भया। ताकौ वहुरि भ्ननत का 
भाग दीए, जो परिमाग भया, ताकौ तिस ही मे मिलाए, पर्यायसमास ज्ञान का भेद 
होइ । तब इहा श्रनत भागवृद्धि का प्रारम्भ हुवा, सो सूच्यगुल का अ्रसख्यातवा भाग 
प्रमाण श्रनत भागवृद्धि पूर्ण होइ, तब जो पर्यायसमास ज्ञान का भेद भया, ताकौ 
उत्कृष्ट सख्यात का भाग दीए, जो परिमारणा होइ, ताकौ उस ही विषे मिलाए, पहिले 
सख्यात भागवृद्धि लीए, पर्यायसमास का भेद हो है । याते आगे फेरि भ्रनत भाग-चृद्धि 
का प्रारम्भ हुवा सो जैसे ही पूर्वे यत्रद्वार करि जो अनुक्रम कह्मया है, तिस अनुक्रम के 
अनुसारि वृद्धि जानि लेनी । इतना जानि लेना, जिस भेद ते श्ागे श्रनत भागवृद्धि 
होइ, तहा तिस ही भेद कौ जीवराशि प्रमाण अनत का भाग दीए, जो परिणाम श्रावे 
तितना तिस ही भेद विषे ' मिलाए उस ते अ्नतरवर्ती भेद होड | बहुरि जिस भेद ते 
आगे अ्रसख्यात भागवृद्धि होइ, तहा तिस ही भेद कौ असख्यात लोक प्रमाण असख्यात 
का भाग दीए, जो परिमाण भाव, ताकौ तिस ही भेद विषे मिलाए, उस भेद ते 
श्रनतरवर्ती भेद हो है | बहुरि जिस भेद ते आगे श्रसख्यात* भागवृद्धि होइ, तहा तिस 
ही 'भेद कौ उत्कृष्ट सख्यात प्रमाण सख्यात का भाग दीए जो परिमाण आरावे, तितना 
तिस ही भेद विषे मिलाए, उस ्ेद ते आगिला भेद होइ । बहुरि जिस भेद ते आगे 


सम्यग्ज्ञाचचन्द्रिका भाषादीका | ' [ ४६१ 


संख्यात गुणवृुद्धि होइ, तहा तिस भेद कौ उत्कृष्ट सख्यात करि गुणिए, तब उस भेद 
ते श्रनतरवर्ती भेद होइ । बहुरि जिस भेद ते आगे असख्यात गुणवृद्धि होइ,' तहा 
तिस ही भेद को अ्सख्यातलोक करि गुरिए, तब उस भेद ते आगिला भेद होइ । 
बहुरि जिस भेद ते आगे अनत गुणवृद्धि होइ, तहा तिस ही भेद को जीवराशि का 
प्रमाण अनत करि ग्रिएए, तब तिस भेद ते श्रागिला भेद होइ। असे षट्स्थानपतित 
वृद्धि का भ्रनुक्रस जानना । 


इहा जो सख्या कही है, सो सर्वे संख्या ज्ञान का श्रविभाग प्रतिच्छेदनि की 
जाननी । अभ्ररु जो इहा भेद कहे है, तिनका भावार्थ यहु है - जो जीव के के तौ पर्याय 
ज्ञान ही होइ और उसते बधती ज्ञान होइ तौ पर्यायसमास का प्रथम भेद ही होय; 
अैसा नाही कि पर्यायज्ञान ते एक, दोय आदि अ्रविभाग प्रतिच्छेद बधता भी किसी 
जीव के ज्ञान होइ श्रर उस पर्यायसमास के प्रथम भेद ते बधता ज्ञान होइ तौ पर्याय- 
समास ज्ञान का दूसरा भेद ही होइ । श्रैसे भ्रन्यत्र भी जानना । 


अब इहा अनत भागवृद्धिरूप सूच्यगुल के अ्रसख्यातवे भाग प्रमाण स्थान 
कहे, तिनिका जधन्य स्थान ते लगाइ, उत्कृष्ट स्थान पर्यत स्थापत्त का विधान कहिए 
है । गर 

तहा प्रथम सज्ञा कहिए है - विवल्लित मूलस्थान कौ विवक्षित भागहार का 
भाग दीए, जो प्रमाण आरावे, ताकी प्रक्षेपक कहिए । तिस प्रमाण कौ तिस ही भाग- 
हार का भाग दीए जो प्रमाण आवे, ताको प्रक्षेपकप्रक्षेपषक कहिए । ताकौ भी विवक्षित 
भागहार का भाग दीए, जो प्रमाण आवे, ताकौ पिशुलि कहिए । ताकौ भी विवक्षित 
भागहार का भाग दीए, जो प्रमाण आ्रााव॑ ताकौ पिशुलिपिशुलि कहिए। ताकौ भी 
विवक्षित भागहार का भाग दियें, जो प्रमाण आवे, ताकौ चूंणि कहिए । ताकौ भी 
विवक्षित भागहार का भाग दीए, जो प्रमाण' झाबे, ताकौ चूशिचूणि कहिए। श्रैसे 
ही पू्वे प्रमाण कौ विवक्षित भागहार का भाग दीए द्वितीयादि चूणिचूरिग कहिए। 


श्रब इहा दृष्टातरूप अ्रक सदृष्टि करि प्रथम कथन दिखाइए है.- विवक्षित 
जघन्य पर्यायज्ञान का प्रमाण, पेसठि हजार पाच से छत्तीस (६५५३६) । विवक्षित 
भागहार अनत का प्रमाण च्यारि (४), तहा पूर्वोक्त क्रम ते भागहार का भाग दीए 
प्रक्षेपक का प्रमाण सोलह हजार तीन सो चौरासी (१६३८४) । प्रक्षेपकप्रक्षेपक का 
प्रमाण च्यारि हजार छिनवे (४०६९६) । पिशुलिका प्रमाण एक हजार चौईस 


४६२ ] [ गोम्सटसार जोवकाण्ड गाथा २२६ 


(१०२४) । पिशुलिपिशुलि का प्रमाण दोय से छप्पन (२५६) । चूर्शि का प्रमाण 
चौसठि (६४) । चूरिचूरि का प्रमाण सोलह (१६) जैसे द्वितीयादि चूशि- 
चूरणि का प्रमाण च्यारि आदि जानने । 


प्रब इहा ऊपरि जघन्य ६५५३६ स्थापि, नीचे एक बार प्रक्षेपक १६३८४ 
स्थापि, जोडे, पर्यायसमास के प्रथम भेद का इकक्‍्यासी हजार नवसे बीस (८१९२०) 


प्रमाण हो है । 


बहुरि ऊपरि जघन्य (६५५३६) स्थापि, नीचे दोय प्रक्षेपक (१६३८४। 
१६३८४) एक प्रक्षेपकप्रक्षेपषकत स्थापि, जोड़े पर्यायसमास के द्वितीय भेद का एक 
लाख दोय हजार च्यारि से (१०२४००) प्रमाण हो है । 


बहुरि ऊपरि जघन्य ६५५३६ स्थापि, नीचे तीन प्रक्षेपक (१६३८४।१६३८४ 
१६३८४) तीन प्रक्षेपकप्रक्षेपक एक पिशुलि स्थापि, जोडे, तीसरे भेद का एक लाख 
भ्रठाईस हजार (१२८०००) प्रमाण हो है । 


बहुरि ऊपरि जघन्य स्थापि, नीचे नीचे च्यारि प्रक्षेपक, छह प्रक्षेपकप्रक्षेपक, 
च्यारि पिशुलि, एक पिशुलिपिशुलि स्थापि, जोडे, चौथे भेद का एक लाख साठि 
हजार (१६००००) प्रमाण हो है। 


बहुरि ऊपरि जबघन्य स्थापि, नीचे नीचे पाच प्रक्षेपक दश प्रक्षेपकप्रक्षेपक, 
दश पिशूलि पाच पिशुलिपिशुलि, एक चूणि स्थापि, जोडे, पाचवे भेद का दोय लाख 
( २,००००० ) प्रमाण हो है ॥ 


बहुरि ऊपरि जघन्य स्थापि, नीचे नीचे छह प्रक्षेपक, पचदश प्रक्षेपक 
प्रक्षेषक, बीस पिशुलि, पद्रह पिशुलिपिशुलि, छह चूणि, एक चूशणिचूरिं स्थापि, 
जोडे, छठे स्थान का दोय लाख पचास हजार (२५००००) प्रमाण हो है । भैसे ही 
क्रम ते सर्वे स्थानति विषे ऊपरि तौ जघन्य स्थापन करना । ताके नीचे नीचे जितना 
गच्छ का प्रमाण तितने प्रक्षेपक स्थापन करने । इहा जेथवा स्थान होइ, तिस स्थान 
विषे तितना गच्छ जानना । जैसे छठा स्थान विषे गच्छ का प्रमाण छह होइ । बहुरि 
तिनके नीचे एक घाटि गच्छ का एक बार सकलन घन का जैता प्रमाण, तितने 
प्रक्षेपकप्रक्षेपक स्थापने । बहुरि तिनके नीचे दोय घाटि गच्छ का दोय बार सकलन 
घन का जेता प्रमाण, तितने पिशुलि स्थापन करने । बहुरि तिनके नीचे तीन घाटि 


सभ्यश्श्ञानचर्द्रिका भाषादौका ] [ ४६३ 


गच्छु का तीन बार सकलन घन का जेता प्रमाण, .,तितने पिशुलिपिशुलि स्थापन 
करने । बहुरि तिनके नीचे च्यारि घाटि गच्छ का च्यारि बार सकलन धन का जेता 
प्रमाणा, तितने चूरणि स्थापन करने । बहुरि तिनके नीचे पाच घाटि गच्छ का पाच 
बार सकलन धन का जेता प्रमाण, तितने चूशिचूरिंग स्थापन करने । शसे ही नीचे 
नीचे छह आदि घाटि गच्छ का छह श्रादि बार सकलन धन का जेता जेता प्रमाण, 
'तितने तितने द्वितीयादि चूणिचूणि स्थापन करने । अँसे स्थापन करि, जोडे, पर्याय- 
समास ज्ञान के भेद विषे प्रमाण आवे है । 


अब इहा एक बार दोय बार आदि सकलन धन कहे, तिनिका स्वरूप इहा ही 
श्रागे वर्णन करेगे। जैसे अकसदृष्टि करि वर्णन कीया । श्रब यथार्थ वर्णत करिए है- 


पर्यायसमास ज्ञान का प्रथम भेद विषे पर्यायज्ञान ते जितने बचे तितने 
जुदे कीए, पर्यायज्ञान के जेते अविभाग प्रतिच्छेद है, तीहि प्रमाण मूल विवक्षित 
जानना । यहु जघन्य ज्ञान है। ताते इस प्रमाण का नाम जघन्य स्थाप्या । बहुरि 
इस जघन्य कौ जीवराशि मा5 अ्रतत का भाग दीएं, जो प्रमाण आवे, ताका ताम 
प्रक्षेषक जानना । इस प्रक्षेपक कों जीवराशि मात्र भ्रनत का भाग दीए, जो प्रमाण 
वे, सो प्रक्षेपकप्रक्षेपक जानना । अँसे ही क्रम ते जीवराशि मात्र श्रनत का भाग 
दीए, जो जो प्रमाण श्राव, सो सो क्रम ते पिशुलि भ्रर पिशुलिपिशुलि अर चरण 
भ्रर चशिचवरणि श्रर द्वितीय चरणणिचर्णि भरादि जानने। सो पर्यायसमास ज्ञान का 
प्रथम भेद विषे ऊपरि जघन्य स्थापि, नीचे ताकी वृद्धि का एक प्रक्षेपक स्थापना । 
बहुरि दूसरा भेद विष ऊपरि जघन्य स्थापि, नीचे नीच ताकी वृद्धि के दोय प्रक्षेपक, 
एक प्रक्षेपकप्रक्षेपक स्थापने । बहुरि तीसरा भेद विषे ऊपरि जघन्य स्थापि, नीचे 
नीचे ताकी वृद्धि के तीन प्रक्षेपक, तीन प्रक्षेपकप्रक्षेपषक, एक पिशुलि स्थापने । 
बहुरि चौथा भेद विषे जघन्य ऊपरि स्थापि, ताके नीचे नीचे ताके वृद्धि के च्यारि 
प्रक्षेपक, छह प्रक्षेपकप्रक्षेपक, च्यारि पिशुलि, एक पिशुलिपिशुलि स्थापने | बहुरि 
पाचवा भेद विषे जघन्य ऊपरि स्थाषि, ताके नीचे नीचे पाच प्रक्षेपक, दश प्रक्षेपक- 
प्रक्षेषत, दश पिशुलि, पाच पिशुलिपिशुलि, एक चूरि स्थापने । बहुरि छठा भेद 
विषे ऊपरि जघन्य स्थापि, ताके नीचे नीचे ताकी वृद्धि के छह प्रक्षेपक, पढ्रह प्रक्षेपक 
प्रक्षपक, बीस पिशुलि, पद्रह पिशुलिपिशुलि, छह चणि, एक चर्णिर्चाण स्थापने | 
अंसे ही सूच्यगुल का अ्रसख्यातवा भागमात्र जे अनत भागवृद्धि सयुक्त पर्यायसमास 
ज्ञान के स्थान, तिनि विषे अपने - अपने जघन्य के नीचे नीचे प्रक्षेपक गच्छमात्र 


६ 


डद्ड [ गोस्मठसार जौवकाण्ड गाथा ३२६ 


स्थापने । प्रक्षेपकप्रक्षेपक एक घाटि गच्छु का एक वार सकलन धनमात्र रथापने | 
पिशुलि नोय घाटि गच्छ का, दोय बार सकलन घधनमात्र स्थापने | पिणुलिपिशुलिं 
तीन घाटि गच्छ का, तीन बार सकलन धनमात्र स्थापने । चूणि च्यारि घाटि गचँ 
का च्यारि बार सकलन धनमात्र स्थापने । चूरणिचूरणिण पाच घाटि गच्छ का, 
पाच बार सकलन धनमात्र स्थापने | जैसे ही क्रम ते एक एक घाटि गच्छ का एक 
एक अधिक बार सकलन मात्र चूणिचूणि ही अत पर्यत जानने । तहा श्रनत भागः 
वृद्धि युक्त स्थाननि विषे अत का जो स्थान, तीहिं विष जघन्य तौ ऊपरि स्थापना | 
ताके नीचे नीचे सूच्यगुल का श्रसंख्यातवा भाग प्रमाण प्रक्षेपक स्थापने । एक घाटि 
सूच्यगुल का अ्रसख्यातवा भाग का एक बार सकलन धनमात्र प्रक्षेपकप्रक्षेपक 
स्थापने । दोय घाटि सूच्यंगूल का श्रसख्यातवा भाग का दोय बार सकलन धनमात्र 
पिशुलि स्थापने । तीन घाटि सूच्यगुल का असख्यातवा भाग का तीन बार सकलन 
घनमात्र पिशुलिपिशुलि स्थापने । च्यारि घाटि सूच्यगुल का भ्रसख्यातवा भाग का, 
च्यारि बार सकलन धनमात्र चूरिं स्थापने । पाच घाटि सूच्यगुल का असख्यातवा 
भाग का पाच बार सकलन धनमात्र चूणिचूर्णि स्थापने। याही प्रकार नीचे 
नीचैं चूरिचूरिण छह भ्रादि घाटि, सूच्यगुल का श्रसख्यातवा भाग का छह श्रादि 
बार सकलन धनमात्र स्थापने । तहा ह्विचरम चूरिचूरणि दोय का दोय घाटि 
सूच्यगुल का असख्यातवा भाग बार सकलन धनमात्र स्थापन करने । बहुरि अत का 
चूरिचूरिंग एक का एक घाटि सूच्यगुल का असख्यातवा भाग बार सकलन घन- 
मात्र स्थापन करना ! परमार्थ ते श्रत चूरिचूरिंत का सकलन धन नाही है, जाते 
द्वितीयादि स्थान का अभाव है । याही जायगा (एक ही जायगा) अत चूरिचूणि 
का स्थापन करना । असे वृद्धि का अभनुक्रम जानना । बहुरि इहा षद्स्थान प्रकरण 
विषे अ्नत भागवृद्धि युक्त स्थाननि के कहे जे भेद, तिनि विष सर्वत्र प्रक्षेपक तो गच्छ- 
मात्र है, जेथवा भेद होइ तितने तहा प्रक्षेपक स्थापने, ताते सुगम है। 


बहुरि प्रक्षेपकप्रक्षेपक श्रादिकनि का प्रमाण एक बार, दोय बार आदि सकलन 
धन का विधान जाने बिना जान्या न जाय, ताते सो सकलन छन का विधान 
कहिए है - 
जितने का सकलन घन कह्मा होय, तितनी जायगा जैसे अक स्थापि, जोडने । 
जैसे छठा स्थान विषे दोय घाटि 'गच्छ का सकलन धन कह्मा, तहा च्यारि जायगा या 
प्रकार अक स्थापि, जोडने । कैसे अक स्थापि जोडिये ? सो कहिये हैं - जितने का 


सम्यस्शानचन्द्रिका भाषादीका ] | ड६५ 


करना होय, तितनी जायगा एक आदि एक एक बधता अ्रक माडि, जोडे, एक बार 
सकलन धन हो है। वहुरि एक बार सकलन घन विधान विषे जो पहिले अक लिख्या 
था, सोई इहा दोय बार सकलन विषे पहिले लिखिए । अर उहा एक बार सकलेन 
का दूसरा स्थान विषे जो अक था, ताकौ याका पहिला स्थान विषे जोडे, जो प्रमाण 
होइ, सो दूसरा स्थान विषे लिखिये । अर उहा तीसरा स्थान विषे जो अक था. 
ताकौ याका दूसरा स्थान विषे जोडे, जो होइ, सो तीसरा स्थान विषे लिखिये । 
असे क्रमते लिखि, जोडे, दोय बार सकलन धन हो है । बहुरि इस दोय 'बार सकलन 
धन विषे जो पहिले अ्रक लिख्या, सोई इहा लिखिये | अर इस प्रथम स्थान मे दोय 
बार सकलन का दूसरा स्थान का अक जोड़े, दूसरा स्थान होइ । यामे वाका तीसरे 
स्थान का अक जोडे, याका तीसरा स्थान होइ । श्ैसे क्रम ते जितने का:करना होइ, 
तितना जायगा लिखि जोडे । तीन बार सकलन धन होइ । याही प्रकार च्यारि बार 
श्रादि सकलन धनका विधान जानना । 


इहा उदाहरण कहिये है । जैसे पर्यायसमास का छठा भेद विष पाच का 
एक बार सकलन (धन) करना । तहा पाच.- जायगा क्रम ते एक, दोय, तीन, च्यारि, 
पाच का अ्रक साडि, जोडे, पद्रह होइ । सो इतने प्रक्षेपकप्रक्षेपषक जानना । बहुरि 
च्यारि का दोय बार सकलन (धन) करना । तहा च्यारि जायगा क्रम ते एक, तीन, 
छह, दश माडि जो वीस होइ, सो इतने इतने पिशुलि जानने । बहुरि तीत का तीन 
धार सकलन (धन) करना तहा तीन जायगा क्रम ते एक, च्यारि, दश माड़ि जोडे, 
पंद्रह होइ, सो इतने पिशुलिपिशुलि जानने । बहुरि दोय का च्यारि बार सकलन 
करना । तहा दोय जायगा एक, पाच, माडि जोडे, छह होइ । सो इतने चूरणि 
जानने । बहुरि एक का पाच जायगा सकलन (धन) करना तहा एक जायगा एक 
ही है, ताते ये चूरिचूरि एक ही जानना। अैसे ही भ्रन्यत्र भी जानना । अब 
असे ये अक माडि जोडे, एक बार सकलनादि विषे' जो प्रमाण ,होइ, ताके ल्यावने 
कौ कररासूत्र कहिये है । 


व्येकपदोत्तरघातः सरूपवारोद्घृतो मुखेन युतः । . 
रूपाधिकवारांताप्तपदाअंकहंतो वित्त ॥॥१॥ ' ध 


५ 


जितने का सकलन धन करना होइ, तिस प्रमाण, इहा गच्छ जानना । तामे 
एक घटाइ, अवशेष कौ उत्तर जो क्रम ते जितनी जितनी वार. वधता सकलनः »कह्मा 


१ 


४६६ ] [ गौम्मदसार जीय॑काए्ड़ गेधी ३२६ 


होइ,ताकरि ग्रिए, जो प्रमाण होइ, ताकौं जितनी वार संकलन कह्मयां, ता्म एक 
जोडि, जो प्रमाण होइ, ताका भाग दीजिए, जो लब्ध होइ, तामे मुस जो पहिला स्थान 
का प्रमाण सो जोडिए, जो प्रमाण होइ, ताकौ जितनी वार संकलन कंद्या होइ, 
तितनी जायगा गच्छ ते लगाइ, एक एक वधता अक माडि, परस्पर गुण, जो प्रमाण 
होइ, सो तौ भाज्य । श्र एक ते लगाइ एक एक वधता श्रक माडि, परस्पर गुणे, जो 
प्रमाण होइ, सो भागहार । तहा भाज्य कौ भागहार का भाग दीए, जो लब्धराशि 
होइ, ताकरि गुरिएए, असे करते समस्त विवक्षित वार संकलन धन श्राव है । 

इहा उदाहरण कहिए है - जैसे छठा पर्यायसमास का भेद विष च्यारि 
घाटि गच्छ का जो दोय, ताका च्यारि वार सकलन धनमात्र चूरणि कहिए । सो इहाँ 
गच्छ दोय, तामे एक घटाए, एक याकौ एक वारादि संकलन धन रंचना अपेक्षा दोंय॑ 
बार झ्रादि सकलन की रचना उपज है । सो एक एक वार वधता सकलन भयां, 
ताते उत्तर का प्रमाण एक, ताकरि गुणों भी एक ही भया । याकौ इहा च्यारि वार 
सकलन कह्मा, सो च्यारि मे एक मिलाए, पाच भया, तिनिका भाग दीएं एक की 
पाचवां भाग भया । यामे मुख जो श्रादिका प्रमाण एक सो समच्छेद करि मिलाए, 
छह का पाचवा भाग भया । बहुरि इहा च्यारि वार कह्मया है| सो तामे एक श्रादि 
एक एक बधता, च्यारि पर्यत श्रक माडि (१।२।३।४) परस्पर गुणे, चौबीस (२४) 
भये, सो भागहार, अर गच्छ दोय का प्रमाण ते लगाइ एक एक बधता अ्रक माडि, 
(२।३।४।५) परस्पर गुणों एक सौ बीस (१२०) भाज्य, सो भाज्य कौ भागहार 
का भाग दीये, लब्धिराशि पाच, ताकरि पूर्वोक्त छह का पाचवा भाग कौ गुण छह 
भये । सोई दोय का च्यारि बार सकलन धन जानना । अँसे ही तीन का तीन बार 
सकलन धन पीछे गच्छ तीन, एक घटाये दोय उत्तर, एक करि गुण भी दोय, इहा 
तीन बार सकलन है । ताते एक अधिक बार प्रमाण च्यारि, ताका भाग दीये श्राधा, 
यार्मं मुख एक जोडे ड्योढ भया । बहुरि एक आदि बार प्रमाण पर्यत एक एक 
भ्रधिक अक (१।२।३) परस्पर गुणे, भागहार छह श्र गच्छ झ्ादि एक एक श्रधिक 
अंक (३।४।५) परस्पर गुणे, भाज्य साठि भाज्य कौ भागहार का भाग दीए, पाये 
दश, इनिकरि पूर्वोक्त ड्योढ कौ गुणे, छठा भेद विषे तीन घाटि गच्छ का तीन बार 
सकलन धतनमात्र पिशुलिपिशुलि पद्रह हो है। ओसे सर्वेत्र विवक्षित सकलन धन 


ल्यावने । | 
बहुरि सस्क्ृत टीकाकार केशववर्णी अपने प्रभिप्राय करि तिनि प्रक्षपक 


प्रक्षेपकादिक का प्रमाण ल्यावने निमित्त दोय गाथारूप करण सूत्र कहैँ हैं - 


$ 


संम्यसज्ञानचरिद्रिका भाषा टीका | [ ४६७ 


तिरियपदे रूऊणे, तदिद्हेट्टिल्लसंकलणावारा । 
कोट्धरास्साणायणे, पभव॑ इट्ठ्यउड्ढपदसंखा ॥१॥॥ 


श्रनंत भागवृद्धि युक्त स्थाननि विषे जेथवा स्थान विवक्षित होइ, तीहि प्रमाण 
तिर्यंग्‌ गच्छ कहिये । तामे एक घटाए, ताके नीचे सकलन बार का प्रमाण हो है । 


इहां उदाहरण - जैसे छठा स्थान विषे गच्छ का प्रमाण छह मे एक घटाएं, 
ताके नीचे पाच सकलन बार हो है । प्रक्षेपक सम्बन्धी कोठा के नीचे एक बार, दोय 
बार, तीन, च्यारि बार, पाच बार, सकलन, प्रक्षेपकप्रक्षेपक श्रादि के एक एक 
कोठानि विष संभव है, असे ही अन्यत्र जानना । बहुरि विवक्षित कोठानि का सक- 
लन घन ल्यावने के श्रथि जेथवा भेद होइ, तीहि प्रमाण जो ऊर्ध्वे गच्छ, तीहि विषे 
जेती वार विवक्षित संकलन होइ, तितना घटाये, 'अवशेष मात्र प्रभव कहिये आदि 
जानना । 
तत्तोरूवहियकसे, गुरागारा होंति उड्ढगच्छी त्ति। 
इगिरूवसादिरूवोत्तरहारा होंत्ति पभवों क्ति ॥२१। 


ग्रथ - तिस आदि ते लगाइ, एक-एक बधता ऊध्वेंगच्छ का प्रमाण पर्यत, अनु- 
क्रम करि विवक्षित के गुणकार होहि । बहुरि तिनिके नीचै एक ते लगाइ, एक एक 
बधता, उलटा क्रम करि प्रभव जो आदि, ताका भी नीचा पर्यत तिनिके भागहार 
होहि । गुणकारनि कौ परस्पर गुणे, जो प्रमाण होइ, ताकौ भागहारनि कौ परस्पर 
गुण, जो प्रमाण होइ, ताका भाग दीए, जेता प्रमाण श्रावे, तितने तहा प्रक्षेपक- 
प्रक्षेषक आदि सबधी कोठा विषे वृद्धि का प्रमाण आवे है । 


इहा उदाहरण कहिए है - अनत भागवृद्धि युक्त स्थान विपे विवक्षित छठा 
स्थान विषे एक घाटि तिय॑ंग्गच्छ प्रमाण एक वार आदि पाच सकलन स्थान है । 
तिनि विषे च्यारि बार सकलन१ सबधी कोठानि विषे प्रमाण ल्याइए है । विवक्षित 
सकलन बार च्यारि, तिनिका इहा छठा भेद विवश्षित है | ताते ऊरध्वंगच्छ छह, तामे 
घटाए, अवशेष दोय रहे, सो श्रादि जानना । इस आदि दोय ते लगाइ, एक एक 
भ्रधिक ऊध्वेंगच्छ छह पर्यत तौ क्रम करि ग्णकार होइ | श्रर तिनके नीचीं उलठे क्रम 
करि आदि पर्यत एक आदि एक एक अधिक भागहार होइ, सो इहा च्यारि बार 


१ घ प्रति मे सकललन सकलन शब्द हुँ । 


डर ] दा [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ३२६ 


सकलन का कोठा विषे चूरि है। चूणि का प्रमाण जघन्य का पाच बार अ्रनत का 
भाग दीए, जो प्रमाण होइ, सो तितना है । तिस प्रमाण के दोय, तीन, च्यारि, पाच, 
छह तौ क्रम ते गुणकार होइ, अर पाच, च्यारि, तीन, दोय, एक भागहार होइ। 
तहा गुणकारनि करि चूणि कौ गुण भागहारनि का भाग दीए, यथायोग्य श्रपवर्तन 
कीए, छह गुणा, चूणििमात्र तिस कोठा विषे प्रमाण आवे है। । 


भावार्थ - असा जो दोय, तीन, च्यारि, पांच का गृणकार भ्रर भागहार का 
तो अपवर्तत भया । छह कौ एक का भागहार रह्या, ताते छह गुणा चूणिमात्र तहां 
प्रमाण है । बहुरि श्रैसे ही भ्रनत भागवृद्धि युक्त अत भेद विषे यहु स्थान सूच्यगुल 
का ग्रसखयातवा भाग का जो प्रमाण तेथवा है| ताते तियेग्गच्छ सूच्यगुल का अस- 
खयातवा भागमात्र है। तामे एक घटाए, भ्रवशेष एक वार श्रादि सकलन के वारें 
है । तिनिविष विवक्षित च्यारि बार सकलन का कोठा विपषे प्रभांण ल्याइए है। 
विवक्षित सकलन बार च्यारि, ऊध्वंगच्छ सूच्यगुलं का असखूयातवा भाग मात्र मैं 
स्यो घटाए, अवशेष मात्र आदि है। याते एक एक बधता क्रम करि ऊध्वंगच्छ सूच्य- 
गुल का असखूयातवा भाग पर्यत तौ गुणकार होइ । श्रर उलटे क्रम करि एक श्रादि 
एक एक बधता पाच पर्यत भागहार होइ, सो च्यारि बार सकलन का कोठा विषे 
चूरि है। ताते चूरि कौ तिनि गुणकारनि करि गुणों भागहारनि का भाग दीए, लब्ध- 
मात्र तिस कोठा विष वृद्धि का प्रमाण है । इहा गुणकार भागहार समान नाही, 
ताते अपवरतव होइ सकता नाही । इहा लब्धराशि का प्रमाण अ्रवधिज्ञान गोचर 
जानना । बहुरि तिसही श्रनत भागवृद्धि युक्त अत का भेद विषे विवक्षित हिंचरम 
चूणिचूरि का दोय घाटि, सूच्यगुल का असख्यातवा भाग मात्र बार सकलन घन 
का प्रमाण ल्याइए है । इहा भी तिय्य॑ग्गच्छ सूच्यगुल का भश्सखूयातवा भाग मात्र है । 
तामे एक घटाए, एक बार आदि सकलन के बार हो है। तहा विवक्षित सकलन 
बार दोय घाटि, सूच्यगुल का असखूयातवा भागमात्र, सो ऊध्वंगच्छ सूच्यगुल का 
असखूयातवा भागमात्र मैं घटाए, श्रवशेष दोय रहे, सो श्रादि जानना । इसते लगाई 
एक एक बधता ऊध्वंगच्छ पर्यत गृुणकार श्रनुक्रम करि हो है । अश्रर एक आदि एक 
एक बधता अपने इष्ट बार का प्रमाण ते एक अधिक पर्यत उलटे क्रम करि भागहार 
हो है । इहा दोय आदि एक घाटि सूच्यगुल का असखूयातवा भाग पर्यत भ्रक गुग- 
कार वा भागहार विषे समान है । ताते तिनिका अ्पवर्तन कीया । अवशेष सूच्यगुल 
का असख्यातवा भाग का गुणकार रह्मा | एक का भागहार रह्या | इहा इस कोठा 


तम्पग्ज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ४६६ 


विषे द्विवरम चूणिचूरणि है, ताका प्रमाण जघन्य को सूच्यगुल का असख्यातवा 
भागमात्र बार भाग दीए, जो प्रमाण आवे, तितना जानना। याको पूर्वोक्त गुण- 
कार करि गुण एक का भाग दीए, तिस कोठा सबधी प्रमाण श्राव है। बहुरि असे ही 
अत का चूरशिचूणि विषे सकलन है ही नाही, जाते अंत का चूरिचूरिं एक ही 
है । सो जघन्य कौ सूच्यगुल का असंखूयातवां भागमात्र बार श्रतत का भाग दीए 
अंत चूणिचूणि का प्रमाण हो है । ताकौ एक करि गुणों भी तितना ही तिस कोठा 
विषे वृद्धि का प्रमाण जानना । श्रैसे सूच्यंगूल का असखूयातवां भागमात्र अनंतभाग 
वृद्धि युक्त स्थान होइ, तब एक असख्यात भागवृद्धि युक्त स्थान हो है । इहा ऊर्वेक 
जो श्रनत भागवृद्धि युक्त अत स्थान, ताकौ चतुरक जो श्रसखूयात का भाग दीये, जो 
एक भाग का प्रमाण आवे, तितना तिस ही पूर्वस्थान विषे जोड्या, सो इहा जघन्य 
ज्ञान साधिक कहिये, किछ अधिक भया । अकसदृष्टि का दृष्टात विषे स्तोक प्रमाण 
है | ताते जघन्य तौ गुणकार भया । यथार्थ विषे महत्‌ प्रमाण है, ताते जैसे वृद्धि 
होते भी साधिकपना ही भया है । अ्रब जेसे जघन्य ज्ञान कौ मूल स्थापि, जैसे भ्रनत- 
भागवृद्धिस्थान प्रक्षेपकादि विशेष लीये कहे थे, तेसे इहाते आगे इस साधिक जघन्य 
कौ मूल स्थापि, अनत भाग वृद्धि युक्त स्थान सूच्यगुल का असख्यातवा भाग मात्र 
जानने । जैसे ही पूर्वोक्त यन्त्र द्वार करि जैसे अनुक्रम दिखाया, तैसे अ्रनंत गुणवृद्धि 
पर्यत क्रम जानना । तहा भाग वृद्धि विषे प्रक्षेपकादिक वृद्धि का विशेष जानना, सो 
जिस स्थान ते आगे भागवृद्धि होइ; ताकौ मूल स्थापन करता । ताकौ एक वार 
जिस प्रमाण की भागवृद्धि होइ, ताका एक वार भाग दीए, प्रक्षेपक हो है। दोय 
वार भाग दिये प्रक्षेपकप्रक्षेपषक्त हो है। तीन वार आदि भाग दीये, पिशुलि आदिक 

हो है, असा विधान जानना । असे सत्र पटस्थान पतित वृद्धि का अनुक्रम जानना । 


ग्रदिसछट्ठाणहि य, पंच य बड़ढी हव॑ंति सेसेस । 
छव्वढ्डीओ होंति हु, सरिसा सब्वत्थ पदसंखा ॥३२७॥ 


प्रादिसबट्स्थाने च, पंच च बृद्धयों भवंति शेषेषु । 
पड्वृद्धयों भवंति हि, सदशा सर्वत्र पदसख्या ॥३२७।॥। 


टीका - इस पर्यायसमास ज्ञान विषे असख्यात लोक मात्र बार पट्स्थान 
सभव है | तिनिविषे पहिली वार तो पाच स्थान पतितवृद्धि हो है। जाते जो पीछे 
हो पीछे भ्रनतगुण वृद्धिह्प भेद भया, ताकौ दूसरी वार पद्स्थानपतित वद्धि का 


४७९ ] | गोम्मटसार जोीवफाण्ड गाया ३२८ 


श्रादि स्थान कह्या है । बहुरि जैसे पहिले पट्स्थानपतित चृद्धि का क्रम वद्या, ताकों 
पूर्ण करि दूसरा तेमे ही फेरि पटुस्थानपतित बुद्धि होड अऔर्स ही तीसरा होइ । इत्यादि 
श्रसस्यात लोक वार पट्स्थान हो है। तिनिविष छहौ वृद्धि पाइये है। भ्रनत गुण- 
वृद्धि सप ती पहिला ही स्थान होउ । पीछे कमते पान वृद्धि, अत की अनत भाग- 
वृद्धि पर्यत होड़ । बहुरि जो अनत भागादिक सर्व वृद्धि कही, तिन सबनि का स्थान 
प्रमाण सदृण सूच्यगुल का अ्रसस्यातवा भाग मात्र जानना | ताते जो वृद्धि हो है; 
सो अगुल का अ्रसस्यातवा भाग प्रमाण वार हो है । 


छट्ठाणाणं आदी, श्रट्ठकं होदि चरिमसुच्चंक । 

जम्हा जहृण्णणाणं, श्रटुठक होदि जिणदिट॒ठं ॥३२८॥ 
पएद्स्थानानासादिरप्टाक भव्ति चरमसुर्वकम्‌ 
यस्‍्माज्यघन्यज्ञानमप्टाक भवति जिनर (दि) प्ड ॥३२८॥ 


टीका - पट्स्थानपतित वृद्धिस्प स्थाननि त्िप श्रष्डाक कहिये, अनतगुण- 
वृद्धि सो श्रादि है । वहुरि उर्वक कहिये श्रनत भागवृद्धि, सो अतस्थान है । 

भावार्थ - पूर्व जो यत्रद्वार करि दृद्धि का विधान कह्मया, सो सर्व विवान 
होइ निवरे, तव एक वार पट्स्थानपतित वृद्धि भई कहिए । विशेष इतना जो नवमी 
पकतिका का नवमा कोठा विपे दोय उकार अर एक झ्ाठ का अक लिख्या है, सो 
ताका अर्थ यहु जो सूच्यगुल का असख्यातवा भाग प्रमाण झनत भाग वृद्धि होई 
करि एक वार अनतगुण वृद्धि हो है। सो यहु अनतगुरणा वृद्धि रूप जो भेद सो 
नवीन पट्स्थानपतित वृद्धि का झ्रारश्भ कोया। ताका आदि का स्थान जानना । 
इसते लगाइ प्रथम कोठादिक सबधी जो रचना कही थी, तीहि अनुक्रमते पद्स्थान- 
पतित वृद्धि हो है । तहा उस ही नवमी पकति का नवमा कोठा विषे आठ का अक 
के पहिली जो उकार लिखा था, ताका श्रर्थ यहु जो सूच्यगुल का असख्यातव्रा भाग 
मात्र बार श्रनत भागवृद्धि भई, तिनिविषे अत की अ्रनत भागवृद्धि लीए, जो स्थान 
सोई, इस ण्ट्स्थानपतित वृद्धि का अत स्थान जानना । याहीते षट्स्थान पतित वृद्धि 
का आदि स्थान अष्टाक कह्या श्रर अतस्थानक उर्वक कह्मा है | बहुरि पहिली वार 
अनतगुण वृद्धि बिना पच वृद्धि कही, श्रर पीछे छहो वृद्धि कही है । 

यहां प्रश्न - जो पहिली बार श्रादि स्थान जघन्य ज्ञान है | ताकौ भ्रष्टाक 
रूप अ्रनत गुणवृद्धि सभवे भी है कि नाही ? 


धध्यश्शानचन्द्रिकां भाषाटौकां ] | ४०७१ 


ताका समाधान - जो हिरूप वर्ग धारा विपै इस जघन्य ज्ञान ते पहिला स्थान 
एक जीव के अ्रगुरुलघुगुणनि के अ्रविभाग प्रतिच्छेदनि का प्रमाण है, ताते 
जघन्यज्ञान अनतगुणा है | ताते पहिलीबार भी आदि स्थान जो जघन्यज्ञान, तीहि 
विषे अनत गुणवृद्धि अन्य अ्रपेक्षा सभवै है । बहुरि ज्ञान ही की अपेक्षा सभवे नाही, 
ताते पहिली बार पच वृद्धि ही कही सभवे है । भैसे जिनदेवने कह्मा है, वा देख्या 
है । बहुरि अत का षट्स्थान विष भी झादि अष्टाक, अत ऊर्वक है । ताते आगे अष्टाक 
जो श्रनत गुणवृद्धिरूप स्थान, सो श्रर्थ अक्षर ज्ञान है, सो भागे कहेंगे, सो 
जानना । 


एक्क॑ खलु अदठंकं, सत्तंक॑ कंडयं तदो हेदठा । 
रूवहियकंडएण थ, गुणिदकसा जाव उब्बंक ।॥३२८॥। 


एक खलु श्रष्टांक सप्तांक कांडक ततोषधः । 
रूपाधिककांडकेन चे, गुश्तिक्रमा यावदुर्बकस्‌ ॥॥३२९।। 


टीका - एक बार जो षट्स्थान होइ, तीहि विषे अष्टाक कहिए अ्रनत गुणवृद्धि 
सो तो एकबार ही हो है । जाते अगुल असख भाग” इत्यादि सूत्र भ्रनुसार श्रष्टाक के 
परे कोई वृद्धि नाही । ताते याके पूर्वपना का अभावते बार बार पलटने का अ्रभाव 
है । बहुरि सप्ताक कहिए असख्यात गुणवृद्धि, सो काडक॑ कहिए सूच्यगुल का अ्रस- 
ख्यातवा भागमात्र हो है | बहुरि ताके नीचे षडंक कहिए सख्यात गुणवुद्धि, पचंक 
कहिए सख्यात भाग वृद्धि, चतुरक कहिए असख्यात भागवृद्धि, ऊर्बवक कहिए अ्नत- 
भागवृद्धि, ए च्यारूयों एक श्रधिक सूच्यगुल का अ्रसख्यातवा भाग करि गुरित श्रनुक्रम 
ते जाननी । इहा यावत्‌ ऊर्वेकं इस वचन करि उर्वक पर्यत अ्रनुक्रम की मर्यादा कही 
है । सोई कहिए है - अ्सख्यात गुणवृद्धि का प्रमाण सूच्यगुल का भ्रसख्यातवा भाग- 
प्रमाण कह्या है। ताकों एक अधिक सूच्यगुल का अ्रसख्यातवा भाग करि गुणे, जो 
परिमाण होइ, तितनी बार सख्यात गुणवृद्धि हो है । बहुरि याकौ भी एक अधिक 
सूच्यगुल का अभ्रसख्यातवा भाग करि गुण जो परिमाण होइ तितनी बार सख्यात 
भागवृद्धि हो है । बहुरि याकौ भी एक श्रधिक सूच्यगुल का असख्यातवा भाग करि 
गुणों जो परिमाण होइ तितनी बार असख्यात भागवृद्धि हो है । बहुरि याकौ भी एक 
अधिक सूच्यगुल का असख्यातवा भाग करि गुणे जो परिणाम होइ तितनी बार अ्रनत 


४७२ ) [ गोसाटसार जीवकाश्य गाभा ३६० 


भागवृद्धि हो है । असे एक बार पदटुस्थान पतित वृद्धि होने विप॑ पूर्वोक्त प्रमाण लीए 
एक एक वृद्धि हो है । दूसरी वार श्रादि वि पहिले श्रप्टाक हो है । ताकों श्राग ऊर्वक 
हो है । ताते एक ही श्रप्टाक है, श्रेसा कह्या है । 


सब्वससासो रिगयसा, रूवाहियकंडयस्य वग्गस्स । 
विदस्स य संवग्गो, होदि त्ति जिर्णेहि खिह्ट्ठ ॥३३०॥ 


सर्वसमासो नियमातृ, रूपाधिककाडकस्य वर्गस्थ । 
वृदस्य च सवर्गो, भवतोति जिनेनिर्दिष्टम ३३०॥। 
टीका - पूर्वे जो छही वृद्धिनि का परिमाण क्या, तीहि सर्व का जोड दीए, 
रूपाधिक काडक कहिये । एक श्रधिक सूच्यगुल का श्रसस्यातवा भाग ताका वर्ग 
प्र घन, ताका सवर्ग कीए सं, जो प्रमाण होड, तितना हो है। अँसा जिनदेवनि 
कह्मा है । 
भावार्थ - एक अ्रधिक सूच्यगुल का श्रसस्यातवा भाग की दोय जायगा माडि, 
परस्पर गुणन कीये, जो परिमाण होय, सो तो स्पाध्िक काडक का वर्ग कहिए । 
बहुरि एक अधिक सूच्यगुल का असस्यातवा भाग कौ तीन जायगा माडि, परस्पर 
गुणन कीए, जो परिमाण होइ, ताकी रूपाधिक काडक का घन कहिए । वहुरि इस 
वर्ग कौ श्रर पत्र को परस्पर गुगान कीए, जो परिमाण होइ, अथवा एक अधिक 
सूच्यगुल का असख्यातवा भाग की पाच जायगा माडि, परस्पर गुणन कीए, जो परि- 
माण होइ, तितनी बार एक पट्स्थान [पतित]९ वृद्धि विष श्रनत भागादिक वृद्धि 
हो है। जैसे अक सदृष्टि करि पूर्व यत्र विप श्राठ का अक एक वार लिस्या, अर सात 
का अक दोय बार लिस्या, मिलि तीन भए । वहुरि छह का अक छह वार लिस्या, 
मिलि तीन का वर्ग नव भया । बहुरि पच का अक अठारह बार लिख्या, मिलि तीन 
का घन सत्ताईस भया | वहुरि च्यारि का अक चौवन बार लिख्या, मिलि तीन करि 
गरित तीन का घन इक्यासी भया । बहुरि ऊर्वक एक सौ बासठि बार लिख्या, मिलि- 
करि तीन का वर्ग करि गुणित, तीन का घन दोय से तियालीस हुवा। तैसे ही श्रनत- 
गुणवृद्धि एक वार विपे काडकमात्र भ्रसख्यात गुणवृद्धि जोडे, एक अधिक ही काडक 
हो है । बहुरि तीहि अपने प्रमाण एक रूप के भ्रर सख्यात गुणवृद्धि का कार 
प्रमाण के समान गुण्यपणौ देखि, जोडे, रूपाधिक काडक का वर्ग हो है । बहुरि तिहिं 


१ 'पतित' शब्द किसी प्रति में नही मिलता । 


संभ्यश्तानचन्द्रिका भाषादीका ] [| ४७रे 


अपने प्रमाण एक के अर सख्यात भागवृद्धि का कांडक प्रमाण के समान गुण्यपणौं 
देखि, जोडे, रूपाधिक काडक का घन हो है । बहुरि तिहि अपने प्रमाण एक के श्र 
श्रसख्यात भागवृद्धि का काडक प्रमाण के समान गुण्यपनों देखि,जोडे, रूपाधिक:काडक 
का (वर्गकरि) * गुरित रूपाधिक काडक का घन हो है। बहुरि तीहि अपने प्रमाण एक 
के अर अ्रनत भागवृद्धि का प्रमाण के समान गुण्य पनौ देखि जोडै, रूपाधिक काडक 
का वर्ग करि गुणित रूपाधिक काडक का घन प्रमाण हो है । इहा अकसदृष्टि विषे 
काडक का प्रमाण दोय जानना । यथार्थ विषे सूच्यगुल का असख्यातवा भागमात्र 
जानना । बहुरि अकसदृष्टि विषे जेसे अष्टाक, सप्ताक मिलि, तीन भए । बहुरि इस 
प्रमाण लीए एक तौ यहु श्र काडकमात्र दोय षडक मिलि, तीन भए | ए तीन तौ 
गृणकार श्र पूर्वोक्त तीन गुण्य सो गुणकार करि गुण्य कौ गुणे, तीन का वर्ग भया । 
तैसे ही श्रनत गुणवृद्धि, श्रसख्यात गुूणवृद्धि को मिल्या हुवा अपना प्रमाण रूपाधिक 
काडक, तिहि मात्र एक तौ यहु श्रर काडकमात्र सख्यात गुणवृद्धि, सो मिलि रूपाधिक 
काडकमात्र गुणकार हुवा । याकरि पूर्वोक्त रूपाधिक काडकमात्र गुण्य कौ गुण, रूपा- 
धिक काडक का वर्ग हो है, असे ही अन्य विषे भी जानि लेना । जैसे जो यहु सूच्य- 
गुल का असख्यातवा भाग का वर्ग करि ताहीका घन कौ गुरो, जो प्रमाण हो है, सो 
भ्रसर्यात घनागुलमात्र हो है | वा सख्यात घनागुलमात्र हो है । वा घनागुलमात्र हो 
है । वा घनागुल के सख्यातवे भाग मात्र हो है । वा घनागुल के असख्यातवे भाग- 
मात्र हो है । सो हम जान्या नाही, सर्वेज्ञदेव यथार्थ जान्या है, सो प्रमाण है । 


उककस्ससंखमेत्तं, तत्ति चउत्थेक्कदालछतप्पण्णं । 

सत्तदसमं च भागं, गंतूण य लद्धिश्रक्खरं दगुरां ॥३३१॥ 
उत्कृष्द्संस्यातमात्र, तत्त्रिचतुर्थेक्चत्वारिशत्षट्पंचाशम्‌ । 
सप्तदशर्म च भागं, गत्वा च लब्ध्यक्षर द्विगुणम्‌ ॥॥३३ १॥। 


टीका - एक अधिक सूच्यगुल का असख्यात भाग करि गुण्या हवा अगुल 
का अ्रसख्यातवा भाग प्रमाण तौ अ्रनत भागवृद्धि स्थान होइ । श्रर अगुल का अ्रस- 
ख्यातवा भाग प्रमाण असख्यात भागवृद्धि स्थान होइ तब एक बार सख्यात भाग- 
वृद्धि हो है | तहा पूर्वेवृद्धि होते जो साधिक जघन्यज्ञान भया, ताकौँ एक अ्रधिक 


१ वर्गंकरि' शब्द किसी प्रति में नही मिलता । 


४४ ] [ गोम्सटसार जोवका०३ गाथा ३३१ 


उत्कृष्ट सख्यात करि गुणिये श्रर उत्कृष्ट सख्यात का भाग दीजिये, तितने मात्र भया। 
बहुरि श्राग पूर्वोक्त अनुक्रम लीये श्रनत श्रसख्यात भागवृद्धि सहित सख्यात भागवृद्धि 
के स्थान उत्कृष्ट सख्यात मात्र होइ । तहा प्रक्षेपक सबधी वृद्धि का प्रमाण जोडे, 
लब्ध्यक्षर जो सर्व ते जघन्य पर्याय नामा ज्ञान, सो साधिक हिगुणा हो है । कैसे ? 
सो कहिये है --- 
पूर्वेवृद्धि भये जो साधिक जघन्यज्ञान भया, सो मूल स्थाप्या । बहुरि इहा 
सख्यात भागवृद्धि की विवक्षा है। ताते याकौ उत्कृष्ट सख्यात का भाग दीयें, 
प्रक्षेपक हो है । बहुरि गच्छमात्र प्रक्षेपक वृद्धि होइ, सो इहा उत्कृष्ट सख्यात मात्र 
सख्यातवृद्धि के स्थान भये है। ताते उत्कृष्ट सख्यातमात्र प्रक्षेपक बधावने । तहा मूल 
साधिक जघन्य ज्ञान तो जुदा राखना । अर तिस साधिक जघन्य ज्ञान कौ उत्कृष्ट 
सख्यात का भाग दीये, प्रक्षेपषक हो है। अर इहा उत्कृष्ट सख्यातमात्र प्रक्षेपक है । 
ताते उत्कृष्ट सख्यात ही का गुणकार भया, सो गुणकार भागहार का अपवततन कीये, 
साधिक जघन्य रह्मया । यार्कों जुदा राख्या हुवा साधिक जघन्य विष जोडे, जघन्यज्ञान 
साधिक दूणा हो है । बहुरि 'तत्ति चउत्थ' कहिये पूर्वोक्त सख्यात भागवृद्धि समुक्त 
उत्कृष्ट सख्यातमात्र स्थान, तिनिकौ च्यारि का भाग देइ, तिन विषे तीन भाग प्रमाण 
स्थान भये । तहा प्रक्षेपक्त अर प्रक्षेपक - प्रक्षेपक, इनि दोऊ वृद्धिनि कौं साधिक 
जघन्य विषे जोडे, लब्ध्यक्षर ज्ञान साधिक दूणा हो है । कैसे सो कहिये है - ईहा 
पूर्ववृद्धि भये जो साधिक जघन्य ज्ञान भया, ताकौ दोय बार उत्कृष्ट सख्यात का भाग 
दियें, प्रक्षेपक - प्रक्षेपषक हो है । सो एक घाटि गच्छ का एक बार सकलन घनमात्र 
प्रक्षेपक - प्रक्षेपकनि की वृद्धि इह्ा करनी । तहा पूर्वोक्त केशववरणणी करि कह्मया करण 
सूत्र के अनुसार तिस प्रक्षेपक - प्रक्षेपक कौ एक घाटि उत्कृष्ट सख्यात का तीन चौथा 
भाग करि अर उत्कृष्ट सख्यात का तीन चौथा भाग करि गृणन करना । अर दोय 
का एक का भाग देना । साधिक जघन्य ज्ञान की सहनानी असी है ।ज जैसे कौए 
साधिक जघन्य कौ एक घाटि, तीन गुणा उत्कृष्ट सख्यात का अर तीन गुणा उत्कृष्ट 
सख्यात का गृणकार भया। भ्रर दोय बार उत्कृष्ट सखूयातका श्रर च्यारि, दोय, 
च्यारि, एक का भागहार भ्या । तहा एक घाटि सबधी ऋणराशि साधिक जधघन्य 
कौं तीन का गुणकार अर उत्कृष्ट सख्यात का श्रर बत्तीस का भागहार कीए हो है । 
ताकौ जुदा राखि, अवशेप का अपवर्तत कीए, साधिक जघन्य कौ नव का गुणकार, 
बत्तीस का भागहार मात्र प्रमाण भया । इहा दोय बार उत्कृष्ठ सल्यात का गुरएकार 


सम्यग्शानचस्द्रिका भाषाटीका ] [ ४७५ 


प्र भागहार का अ्रपवर्तत कीया । गुणकार तीच तीन परस्पर गुणे, नव का गुणकार 
भया । च्यारि, दोय, च्यारि, एक भागहारनि कौ परस्पर गुणों, बत्तीस का भागहार 
भया । जाते दोय, तीन, श्रादि राशि गुणकार भागहार विषे होय । तहा परस्पर 
गणे, जेता प्रमाण होइ, तितना गुणकार वा भागहार तहा जानना । असे ही शअन्यत्र 
भी समभना । बहुरि यामे एक गुणकार साधिक जघन्य का बत्तीसवा भागमात्र है । 

ताकौं जुदा स्थापि, अवशेष साधिक जघन्य कौ आठ का गुणकार, बत्तीस का भाग- 

हार रह्या, ताका अपवर्तत कीए, साधिक जघन्य का चौथा भाग भया | बहुरि, 
प्रक्षेपक गच्छ प्रमाण है; सो साधिक जघन्य कौ एक बार उत्कृष्ट सख्यात का भाग 

दीए प्रक्षेपक होइ । ताकौ उत्कृष्ट सख्यात का तीव चौथा भाग करि गुणना, तहा 

उत्कृष्ट सख्यात गुणकार भागहार का श्रपवर्तत कीए, साधिक जघन्य का तीन चौथा 
भागमात्र प्रमाण भया। यामे पूर्वोक्त एक चौथा भाग जोडे, साधिक जधन्य मात्र वृद्धि , 
का प्रमाण भया । यामे मूल साधिक जघन्य जोडे, लब्ध्यक्षर दूणा हो है । इहा प्रक्षे- 

पक - प्रक्षेपषक संबधी ऋणराशि घनराशि ते सख्यात गुणा घाटि है | ताते साधिक 

जघधन्य का बत्तीसवा भागमात्र घनराशिविषे ऋणराशि घटावने कौ किचित्‌ ऊन करि 

अवशेष पूर्वोक्त विषे जोडे, साधिक दूणा हो है । बहुरि 'एक्कदालछप्पण्ण' कहिये, 

पूर्वोक्त सख्यात भागवद्धि सयुक्त उत्कृष्ट सख्यात मात्र स्थाननि कौ छप्पन का भाग 

देइ, तिनि विष इकतालीस भागमात्र स्थान भये । तहा प्रक्षेपक अर प्रक्षेपक - प्रक्षेपक 

सबधी वृद्धि जोडे, लब्ध्यक्षर दूणा हो है । कैसे ? 


सो कहिये है - साधिक जघन्य कीं उत्क्ृप्ट सख्यात का भाग दीए, प्रक्षेपक 

होइ, सो प्रक्षेपक गच्छमात्र है। ताते याकौ उत्कृष्ट सख्यात इकतालीस छप्पनवा 
|ग॒करि गुण, उत्कृष्ट सख्यात का अपवर्तेत कीए, साधिक जघन्य कौं इकतालीस 
का गुणकार छप्यन भागहार हो है। वहुरि प्रक्षेपक - प्रक्षेपषक_ एक घाटि गच्छ 
का एक बार सकलन घतमात्र है। सो पूर्वोक्त सूत्र के अ्रनुसारि साधिक 
जघन्य कौ दोय वार उत्कृष्ट सख्यात का भाग दीए प्रक्षेपक प्रक्षेपक होइ । ताकौ 
एक घाटदि इकतालीस गुणा उत्कृष्ट संख्यात श्र इकतालीस गुणा उत्क्ृप्ट सखयात 
का गुणकार ग्र छप्पन, दोय छप्पन, एक का भागहार भया। इहा एक घाटि सबन्धी 
ऋषण साधिक जघन्य कौं इकतालीस का गुणकार प्र उत्कृष्ट सख्यात एक सौ बारा 
छप्पन का भागहार मात्र जुदा स्थापि, अवशेष विषे दोय बार उत्कृष्ट सखयात 
का अपवर्तत कीए, साधिक जघन्य को सोला से इकक्‍्यासी का गणाकार अर 


४७६ ] | गोस्सटसार जीवकाण्ड गाया ३३६ 


एक सौ बारा गुणा छप्पन का भागहार हो है | इहा गुणकार विष इकतालीस 
इकतालीस परस्पर गुणे, सोलह से इक्‍्यासी भये है । बहुरि भागहार विपे छप्पन कौ 
दोय करि गुणे, एक सौ बारह भये । अगले छप्पत कौ एक करि गुर, छप्पन भये 
जानने । बहुरि इहा गुणाकार मे एक जुदा स्थापिये, ताका साधिक जघन्य कौं एक 
सौ बारह गुणा छप्पत का भागहार मात्र घन जानना । अवशेष साधिक जघन्य कौं 
सोलह से अस्सी का गुणाकार एक सौ बारा गुणा छप्पन का भागहार रह्मया । तहा 
एक सौ बारह करि अ्रपवर्तन कीये साधिक जघन्य कौ पद्रह का गुणकार छप्पन का भाग- 
हार भया । यामे प्रक्षेपक सबधी प्रमाण जघन्य कौ इकतालीस का गुणकार श्रर 
छुप्पन का भागहार मात्र मिलाए अपवर्तत कीए, साधिक जघन्य मात्र वृद्धि का 
प्रमाण भया । यामे मूल साधिक जघन्य जोडे, लब्ध्यक्षर ज्ञान दृणा हो है। इहा 
प्रक्षेपक - प्रक्षेपक सबधी पूर्वोक्त घन ते ऋण सख्यात गुणा घाटि है | ताते किचित्‌ 
ऊन कीया, जो घन राशि, ताकौ भ्रधिक कीए साधिक दूणा हो है । बहुरि 'सत्त 
दशस च भाग वा कहिए अ्रथवा सख्यात (भाग) वृद्धि सयुक्त उत्कृष्ट सख्यात मात्र 
स्थानकनि कौं दश का भाग दीजिये । तहा सात भाग मात्र स्थान भए। तहा प्रक्षे- 
पक श्रर प्रक्षेपक - प्रक्षेपक श्र पिशुलि नामा तीन वृद्धि जोडे, साधिक जघन्य ज्ञान 


दूणा हो है । कैसे ? 


सो कहिए है - साधिक जघन्य कौ एक बार उत्कृष्ट सख्यात का भाग 
दीये प्रक्षेषक्त हो है । सो गच्छ मात्र है। ताते याकौ उत्कृष्ट सख्यात का सात 
दशवा भाग करि गुण, उत्कृष्ट सख्यात का भाग दीए, साधिक जघन्य को सात का 
गुणकार अर दश का भागहार हो है । बहुरि प्रक्षेपक - प्रक्षेपक एक घाटि गच्छ का 
एक बार सकलन घनमात्र हो है । सो साधिक जघन्य कौ दोय बार उत्कृष्ट सख्यात 
का भाग दीए, प्रक्षेपक - प्रक्षेपक होइ, ताकौ पूर्व सूत्र के श्रनुसारि एक घाटि सांत॑ 
गुणा उत्कृष्ट सख्यात का भ्रर सात गुणा उत्कृष्ट सख्यात का तौ गुणकार अर दर दोय 
ग्रर दश एक का भागहार भया । बहुरि पिशुलि दोय घाटि गच्छ का श्र दोय बार 
संकलन घनमात्र हो है । सो साधिक जघन्य कौ तीन बार उत्कृष्ट सख्यात का भाग 
दीए पिशुलि हो है । ताकौ पूर्व सूत्र के अनुसारि दोय घाटि सात गुणा उत्कृष्ट 
सख्यात श्रर एक घाटि सात गुणा उत्कृष्ट सख्यात सातगुणा उत्कृष्ट सख्यात हा तो 
गुणकार अर दश तीन, दश दोय, दश एक का भागहार भेया | इनि विषे की 
का गुणकार विषे दोय घटाया था, तीहिं सबधी प्रथम ऋण का प्रमाण साविक 


सरम्यस्ज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ४७७ 


जघन्य कौ दोय का अर एक घाटि सात गुणा उत्कृष्ट सख्यात का अर सात गुणा 
उत्कृष्ट सल्यात का गुणकार बहुरि दोय बार! उत्कृष्ट सखूयात का श्रर छह का 
अर तीन बार दश का भागहार कीए हो है । ताकौ जुदा स्थापि, श्रवशेष का अश्रपव- 
तेन कीए, साधिक जघन्य कौ एक घाटि सात गुणा उत्कृष्ट सख्यात का श्रर गुण- 
चास का तौ गुराकार भया । बहुरि उत्कृष्ट सख्यात छह हजार का भागहार हो है। 
इहा गुणकार विषे एक घाटि है, तीहि सबधी द्वितीय ऋण का प्रमाण साधिक जघ- 
न्‍्य कौ गुणचास का गुणकार बहुरि उत्कृष्ट सख्यात श्रर छह हजार का भागहार 
कीए हो है । ताकौ जुदा स्थापि, अवशेष का अ्पवर्तन कीए, साधिक जघन्य कौ तीन 
से तियालीस का गुणकार अर छह हजार का भागहार हो है । इहा गुणकार मै तेरह 
घटाइ, जुदा स्थापिएं। तहा साधिक जघन्य कौ तेरह का गुणकार श्रर छह हजार 
का भागहार जानना । अ्रवशेष साधिक जघन्य कौ तीन से तीस का गुणकार श्रर 
छह हजार का भागहार रह्या । तहा तीस करि अपवर्तन कीए साधिक जघन्य कौ 
ग्यारह का गुणकार, दश गुणा बीस का भागहार भया, सो एक जायगा स्थापिए । 
बहुरि इहा तेरह गुणकार मैं स्यो काढि जुदे स्थापि थे, तीहि सबधी प्रमाण ते प्रथम, 
हितीय ऋण सबधी प्रमाण सख्यातगुणा घाटि है। ताते किचित्‌ ऊन करि साधिक 
जघन्य किचिदृन तेरह गुणा कौ छह हजार का भाग दीए, इतना घन अवशेष रघद्या, 
सो जुदा स्थापिए । बहुरि प्रक्षेपक - प्रक्षेपक सबधी गुणकार विषे एक घटाया था, 
तिहि सबधी ऋण का प्रमाण साधिक जघन्य कौ सात का गुणकार, बहुरि उत्कृष्ट 
सख्यात अर दोय से का भागहार कीए हो है । ताकौ जुदा स्थापि, अ्रवशेष पूर्वोक्त 
प्रमाण साधिक जघन्य कौ उत्कृष्ट सखयात का गुणकार शभ्रर दोय बार सात का 
गुणकार, श्रर उत्कृष्ट सख्यात दश दोय दश एक का भागहार, ताका अपवर्तन वा पर- 
स्पर गुणन कीए, साधिक जघन्य कौ गुणचास का गुणकार दोय से का भागहार 
भया । यामे पूर्वोक्त पिशुलि सबधी ग्यारह गुणाकार मिलाएं, साधिक जघन्य कौ साढि 
का गुणकार दोय से का भागहार भया। इहा बीस करि अपवर्तत कीए, साधिक 
जघन्य को तीत का गुणकार, दश का भागहार भया। यामे प्रक्षेपक सबधी प्रमाण 
साधिक जघन्य कौ सात का गुणकार, दश का भागहार जोडे, दश करि अपवर्तन 
कीए, वृद्धि का प्रमाण साधिक जघन्य हो है। याम मूल साधिक जघन्य जोड़े, लब्ध्य- 
क्षर दृणा हो है । बहुरि पूर्व पिशुलि सबधी ऋण रहित घन विषे किचिदृन तेरह 


१ ब, ग प्रति मे तीनवार' मिलता है! 


४७८ ] [ गोम्सटसार जीवकाण्ड गाथा २३३२ 


का गुणकार था, तिस विष प्रक्षेपक - प्रक्षेपक संबंधी ऋणा सखूयात गुणा घाटि है। 
ताकौ घटावने के श्रथि बहुरि किचित्‌ ऊन कीए, जो साधिक जघन्य कीं दोय बार 
किचिदृन तेरह का गृुणकार भ्रर छह हजार का भागहार भया। सो इतना प्रमाण 
पूर्वोक्त दूणा लब्ध्यक्षर विषे जोडे, साधिक दूरा हो है । श्रैसे प्रथथ तौ सख्यात भा- 
गवृद्धि युक्त जे स्थान, तिनि विषे उत्कृष्ट सख्यात मात्र स्थाननि का सात दशवा भाग 
प्रमाण स्थान पिशुलि वृद्धि पर्यत भए लब्ध्यक्षर ज्ञान दूणा हो है। बहुरि तिसही 
का इकतालीस छप्पनवा भाग प्रमाण स्थान प्रक्षेपक- प्रक्षेपक वृद्धि पर्यत भए, लब्ध्य- 
क्षर ज्ञान दूणा हो है । बहुरि आगे भी सख्यात (भाग) वृद्धि का पहिला स्थान ते 
लगाइ उत्कृष्ट सखयात मात्र स्थाननि का तीन चौथा भाग मात्र स्थान प्रक्षेपक - 
प्रक्षेपक वृद्धि पर्यत भए, लब्ध्याक्षर ज्ञान दूणा हो है । बहुरि तैसे ही सखूयात वृद्धि का 
पहिला स्थान ते लगाइ, उत्कृष्ट सखयातमात्र स्थान प्रक्षेपक वृद्धिपर्यत भए, लब्ध्य- 


क्षरज्ञान दूणा हो है । ४ 
इहां प्रश्न - जो साधिक जघन्य ज्ञान दूणा भया सो साधिक जघन्य ज्ञान 
तो पर्यायसमास ज्ञान का मध्य भेद है, इहा लब्ध्यक्षर ज्ञान दूणा कंसे कह्मा है ? 
ताकां समाधान - जो उपचार करि पर्यायसमास ज्ञान के भेद को भी 
लब्ध्यक्षर कहिए । जाते मुख्यपने लब्ध्यक्षर है नाम जाका, जैसा जो पर्याय ज्ञान, 
ताका समीपवर्ती है । 
भावाये - हहा भ्रेैसा जो लब्ध्यक्षर नाम ते इहा पर्यायसमास का यथासभव 
मध्यभेद का ग्रहणा करना । बहुरि चकार करि गत्वा कहिए असे स्थान प्रति प्राप्त 
होइ, लब्ध्यक्षर ज्ञान दूणा हो है, श्रैसा श्र्थ जानना । । 
एवं असंखलोगा, अश्क्खरप्पे हवंति छद्ठाणा। 
ते पज्ञायसमासा, श्रकक्‍्वर॒गं उवरि बोच्छासि ॥३३२॥४ 


एकमसंख्यलोका:, भ्रनक्षरात्मके भवंति षट्स्थानानि । 
ते पर्यायसमासा श्रक्षरगमुपरि वक्ष्यासि ॥॥३३२॥। 


१ पद्खडागम - घवला पुस्तक ६, पृष्ठ २२ की टीका | 


सम्परज्ञानचखिका भाषाटोका ] [ ४७६ 


ठीका - याप्रकार श्रनक्षरात्मक जो पर्यायसमास ज्ञान के भेद, तिनि विषे 
पट्स्थान (पतित ) वृद्धि असंख्यातलोकमात्र बिरिया हो है । सो ही कहिए है -'जो एक 
श्रधिक सूच्यंगुल का श्रसखूयातवाँ भाग का वर्ग करि तिस ही के घन कौ गुणे, जो 
प्रमाण होइ, तितने भेदनि विषे एक बार षट्स्थान होइ, तौ असखूयात लोक प्रमाण 
पर्यायसमास ज्ञान के भेदनि विषे केती बार षट्स्थान होइ, जैसे त्रेराशिक 
करना । तहा प्रमाणराशि एक अ्रधिक सुच्यगुल के श्रसखूयातवा भाग का वर्ग करि 
गुणित, ताहीका घनप्रमाण अर फलराशि एक, इच्छाराशि असखूयात लोक पर्याय- 
समास के स्थानमात्र, तहा फल करि इच्छा कौ गुणि, प्रमाण का भाग दीए, जेता 
लव्धराशि का प्रमाण श्रावे, तितनी बार सर्वे भेदनि विषे षट्स्थान पतित वृद्धि हो है । 
सो भी श्रसंखयात लोक मात्र हो है। जाते अ्सख्यात के भेद घने है | ताते हीना- 
घधिक होते भी अ्सखयात लोक ही कहिए । याप्रकार भ्रसखयात लोक मात्र षट्स्थान 
वृद्धि करि वर्धभान जघन्य ज्ञान ते प्रनंत भागवृद्धि लीए प्रथम स्थान ते लगाइ, अत 
का षट्स्थान विषे अत का अनत भागवृद्धि लीए, स्थान पर्यत जेते ज्ञान के भेद, ते 
ते सर्वे पर्यायसमास ज्ञान के भेद जानने । 


श्रव इहाते भागे श्रक्षरात्मक श्रुतज्ञान को कहै है - 


चरिमुव्वंकेणवहिदअत्थद्खरगुरिगदचरिससुव्वंक । 
अत्थक्खरं तु शाणं, होदि त्ति जिणेहि णिह्िद॒ठं ॥३३३॥ 


चरमोवेकेणावहितार्थाक्ष रगुरिततचरमोर्चकम्‌ । 
ग्र्थक्षरं तु ज्ञानं भवतोति जिनेनिदिष्टस्‌ ॥॥३३३।। 


टीका - पर्याय समास ज्ञान विषे श्रसखूयात लोक मात्र पटस्थान कहे । त्ति- 
निविष वृद्धि कौ कारण सख्यात, असख्यात, अ्रनत ते श्रवस्थित है, नियमरूप प्रमाण 
धरे है। संख्यात का प्रमाण उत्कृष्ट सखूयात मात्र, अ्रसखूयात का असखयात लोक 
मात्र, अ्रनत का प्रमाण जीवराशि मात्र जानना । बहुरि अंत का पट्स्थान विषे अत 
का उर्वेक जो भ्रनतभागवृद्धि, ताकौ लीए पर्याय समास ज्ञान का सर्वोत्कृप्ट भेद, ताते 
आगे भ्रष्टाक कहिए, भ्रनंत गुणवृद्धि संयुक्त जो ज्ञान का स्थान, सो श्रर्थाक्षर श्रुतज्ञान 
है । पूर्व श्रष्टाक का प्रमाण नियमरूप जीवराशि मात्र गुणा था, इहां भ्रष्टाक का 





१. पट्सदागम - घवला पुस्तक ६, पृष्ठ २२ की टीका । 


४८० ] [ गोस्मटसार जीवकाण्द गाथा ३३१ 


प्रमाण, सो न जानना, अ्रन्य जानना । सोई कहिए है - असखूयात लोक मात्र पट्स्थान 
नि विषे जो अंत का षट्स्थान, ताका श्रत का ऊर्वक वृद्धि लीए जो सर्वोत्कृप्ट पर्याय 
समास ज्ञान ताकौ एक बार अष्टाक करि गुण, श्रर्थाक्षर ज्ञान हो है। ताते याकों 
ग्रष्टाक वृद्धि युक्त स्थान कहिए । 


सो श्र॒प्टाक कितने प्रमाण लीए हो है, सो कहिए है - श्रुत केवलज्ञान एक 
घाटि, एकट्ठी प्रमाण श्रपुनरक्त अक्षरति का समूह रूप है । ताकौ एक घाटि, एकट्ठी 
का भाग दीए, एक श्रक्षर का प्रमाण आवे है । तहां जेता ज्ञान के श्रविभाग प्रति 
छेदनि का प्रमाण है, ताकौ सर्वोत्करिष्ट पर्याय समास ज्ञान का भेदरूप ऊर्वक के श्र- 
विभाग प्रतिच्छेदनि के प्रमाण का भाग दीए जेता प्रमाण आवे, सोई इहा श्रष्टाक 
का प्रमाण जानना । ताते श्रब तिस श्रर्थाक्षर ज्ञान की उत्पत्ति कौ कारण, जो भ्रत 
'का ऊर्वक, ताकरि भाजित जो श्रर्थाक्षर, तीहि प्रमाण श्रष्टाक करि गुण्य, जो अत 
का ऊर्वंक, ताकौ गुर, श्रर्थाक्षर ज्ञान हो है। यह कथन युक्त है । जैसा जिनदेव 
कह्मया है । बहुरि यह कथन अत विषे धर्‌या हुवा दीपक समान जानना । ताते जैसे 
ही पूर्वे भी चतुरक श्रादि श्रष्टाक पर्यत षटू स्थाननि के भागवृद्धि युक्त वा गुणवृद्धि 
युक्त जे स्थान हैं, ते सर्व भ्रपना अपना पूर्व ऊर्वक युक्त स्थान का भाग दीए, 
जेता प्रमाण आवबे, तितने प्रमाण करि तिस पूर्वस्थान ते गुरित जानने । 
असे श्रुत केवलज्ञान का सख्यातवा भाग मात्र अर्थाक्षर श्रुतज्ञान जानना । अर्थ का 
ग्राहक अक्षर ते उत्पन्न भया जो ज्ञान, सो श्रर्थाक्षर ज्ञान कहिए । अथवा अर्यते कहिए 
जानिए, सो प्र्थ, श्र द्रव्य करि न विनशै सो अक्षर । जो श्र्थ सोई प्रक्षर, ताका जो 
ज्ञान, सो श्रर्थाक्ष रज्ञान कहिये । श्रथवा श्रर्यत्रे कहिये श्रुतकेवलज्ञान का सख्यातवा भा: 
ग करि जाका निश्चय कीजिये, जैसा एक श्रक्षर, ताका ज्ञान, सो अथरक्षिरज्ञान 
कहिये । 


भ्रथवा भ्रक्षर तीन प्रकार है -- लब्धि अक्षर, निर्वृत्ति भ्रक्षर, स्थापना 
झ्स्‍रक्षर । तहा पर्यायज्ञानावरण आदि श्रुतकेवलज्ञानावरण पर्य॑त के क्षयोपशम ते 
उत्पन्न भई जो पदार्थ जानने की शक्ति, सो लब्धिरूप भाव इद्विय, तीहिं स्वरूप जो 
झ्रक्षर कहिये श्रविनाश, सो लब्धि - अ्रक्षर कहिये । जाते अक्षर ज्ञान /उपजने की का- 
रण है। बहुरि कठ, होठ, तालवा श्रादि श्रक्षर बुलावने के स्थान भ्रर होठनि का ५० 
रस्पर मिलना, सो स्पृ"्टता ताकौं आदि देकरि प्रयत्न, तीहि करि उत्पन्न भया शैब्द- 


बहार था कर 


सम्परज्ञानचस्द्रिका भाषादीका ] | ४८१ 


रूप श्रंकारादिं स्वर अर ककांरादिक व्यंजन अर संयोगी श्रक्षर, सो निवृत्ति अक्षर 
कहिये । बहुरि पुस्तकादि विषे निज देश की प्रवृत्ति के अनुसारि अकारादिकनि का 
भ्ाकार करि लिखिए सो स्थापना अक्षर कहिये । इस प्रकार जो एक अक्षर, ताके 
सुनने ते भया जो श्रथ्थ का ज्ञान, हो अक्षर श्रुतज्ञान है; श्रैसां जिनदेवने कह्मा है । 
उन ही के अनुसारि मैं भी कुछ कह्मा है । 
आ्राग श्री माधवचद्र त्रविद्यदेव शास्त्र के विषय का प्रमाण कहै हैं -- 
पण्णवरिज्जा भावा, श्रणंतभागों दु अणभिलप्पारणं । 
पण्णवणिज्जाणं पुण, अणंतभागो सुदरििबद्धों ॥३३४॥ 


प्रज्ञापंनीया भावा, अनंतभागस्तु अनभिलाप्यानाम्‌ । 
प्रेज्ञापनीयानां पुंचः, श्रनंतभागः श्रुतनिबद्धः ॥॥३३४।॥। 
'.. टीका - अन॑भिलाप्यानां कहिए वचत गोचर नाही, केवलज्ञान ही के गोचर 
जे भाव कहिए जीवादिक पदार्थ, तिनके श्रनतवे भागभात्र जीवादिक श्रर्थ, ते प्रज्ञांप- 
नीयाः कहिए तीर्थंकर की सातिशय दिव्यध्वनि करि कहने मे श्रावे जैसे है । बहुरि 
तीथंकर की विव्यध्वनि करि पदार्थ कहने मे आवे है तिनके अनतवे भागमात्र द्वाद- 
शाग श्रुतविषे व्याख्यान कीजिए है | जो श्रुतकेवली कौ भी गोचर नाही, अँसा 
पदार्थ कहने की शक्ति दिव्यध्वनि विषे पाइए है। बहुरि जो दिव्यध्वनि करि न कह्मा 
जाय, तिस अर्थ कौं जानने की शक्ति केवलज्ञान विष पाइए है। श्रेसा जानना । 
श्रागे दोय गाथानि करि शअ्क्षर समास कौ प्ररूपे है --- 
एयक्खरादु उर्वारे, एगेगेणक्खरेण बड॒ढंतो । 
संखेज्जे खलू उड़ढे, पदरणणामं होदि सुदरणाणं ॥३३५॥ ' 
एकाक्षरात्तुपरि, एकंकेनाक्षरेर वर्धभाना: । 
संखयेये खलु वृद्धे, पदनाम भवति श्रुतज्ञानम्‌ ॥३३५॥॥ 
टीका - एक श्रक्षर ते उपज्या जो ज्ञान, ताके ऊपरि पूर्वोक्त षट्स्थानपतित 
वृद्धि का अ्रनुक्रम विना एक एक अ्रक्षर बधता सो दोय अक्षर, तीन श्रक्षर, च्यारि 
अक्षर इत्यादिक एक घाटि पद का अक्षर पर्य॑त श्रक्षर समुदाय का सुनने करि उपजे 
श्रेसे अक्षर समास के भेद सख्यात जानने | ते दोय घाटदि पद के अक्षर जेते होइ 


१ “ पट्खडागम-घवला, पुस्तक ६, पृष्ठ २२ की टीका । 


४८२ [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ३३६ 


तितने है | बहुरि इसके अ्रनतरि उत्कृष्ट श्रक्षर समास के विपे एक अक्षर बधते पद- 
नामा श्रुतज्ञान हो है । ; 


सोलस-सय-चउतीसा, कोडी तियसीदिलक्खयं चेव । 
सत्तसहस्साद्ठसया, अट्ठासीदी य पदवण्णा ॥३३६॥४ 


षोडशशतचतुर्सिशत्कोटशः ज्यशीतिलक्षक॑ चेव । 
सप्तसहस्राण्यष्टशतानि अष्टाशीतिश्र पदवर्णाः ॥३३६॥। 


टीका - पद तीन प्रकार है - श्रर्थपद, प्रमाणपद, मध्यमपद । 


तहा जिंहि अक्षर समूह करि विवक्षित श्रर्थ जानिये, सो तौ श्र्थपद कहिये । 

जैसे कह्या कि गामभ्याज शुकलां दंडेन' इहा इस शब्द के च्यारि पद हैं - १ गा, 

२ अभ्याज, ३ शुक्ला, ४ वडेन । ये च्यारि पद भए । श्रर्थ याका यहु - जो गाय 

कौ घेरि, सुफेद कौ दड करि । अ्रैसे कह्या कि अ्रग्निमानय इहा दोय पद भए। 

अग्नि, श्रानय । श्र्थ यहु जो - अग्नि को ल्याव | असे विव्षित श्रर्थ के श्र्थी एक, 
दोय आदि अक्षरनि का समूह, ताकौ श्रर्थपद कहिये । 


बहुरि प्रमाण जो सख्या, तिहिने लीए, जो पद कहिये अक्षर समूह, वाकों 
प्रमाण पद कहिये । जैसे अनुष्टुप छद के च्यारि पद, तहा एक पद के श्राठ श्रक्षर 
होइ । 'नमः श्रीवद्धमानाय' यहु एक पद भया । याका अर्थ यहु जो श्रीवर्धमान स्वामी 
के श्रथि नमस्कार होहु, जैसे प्रमाणपद जानना । 


बहुरि सोलासे चौतीस कोडि तियासी लाख सात हजार आाठसे अ्रदृयासी 
(१६३४८३०७८८८) गाथा विषे कहे श्रपुनरुक्त भ्रक्षर, तिनिका समूह सो मध्यमपद 
कहिये । इनिविषे अर्थ पद अर प्रमाण पद तौ हीन - भ्रधिक अक्षरनि का प्रमाण कौं 
लीए, लोकव्यवहार करि ग्रहण कीए हैं। ताते लोकोत्तर परमागम विषे गाथा विषे 
कही जो सख्या, तीहि विषे वर्तमान जो मध्यमपद, ताहीका ग्रहण जानना । 


आगे सघात नामा श्रुतज्ञान कौं प्ररूपे है - 


१ पद्खडागम - घवला पुस्तक ६, पृष्ठ २३ की दीका। 


सम्पस्तानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ४८३ 


एयपदादो उर्वारे, एगेगेणक्खरेण बड़्ढंतो । 
संखेज्जसहस्सपदे, उड़ढे संघादणाम सुदं ॥॥३३७॥४ 


एकपदादुपरि, एककेनाक्षरेण वर्धेभानाः । 
संख्यातसहस्रपदे, वुद्धे सघातनाम श्रुतम्‌ ॥॥३३७॥। 


टीका - एक पद के ऊपरि एक एक श्रक्षर बधते - बधते एक पद का अक्षर 
प्रमाण पदसमास के भेद भए, पदज्ञान दृणा भया | बहुरि इसते एक- एक श्रक्षर 
बधते बधते पदका शअ्रक्षर प्रमाण पदसमास के भेद भए, पदज्ञान तिगुणा भया । असे 
ही एक एक अक्षर की बधवारी लीए पद का श्रक्षर प्रमाण पदसमास ज्ञान के भेद 
होत सते चौगुणा पचगुणा आदि सख्यात हजार करि गुण्या हुवा पद का प्रमाण मे 
एक श्रक्षर घटाइये, तहा पर्यत पदसमास के भेद जानने । पदसमास ज्ञान का उत्कृष्ट 
भेद विषे सोई एक श्रक्षर मिलाये, सघात नामा श्रुतज्ञान हो है। सो च्यारि गति 
विषे एक गति के स्वरूप का निरूपणहारे जो मध्यमपद, तिनिका समूहरूप सघात 
तामा श्रुतज्ञान के सुनने ते जो अर्थजश्ञान भया, ताकौ सघात श्रुतज्ञान कहिये । 


श्राग प्रतिपत्तिक श्रुतज्ञान के स्वरूप कौ कहै है - 


एक्कदर-गदि-णिरूवय-संघादसुदादु उबरि पुव्च वा । 
वण्णे संखेज्जे, संघादे उडिढम्हि पडिवतती ॥३३८५॥। 


एकतरगतिनिरूपकसंघातश्रुतादुपरि पूर्व वा । 
वर्ण सख्येये, सघाते बद्धे प्रतिपत्तिः ॥३३८॥॥ 


टीका - एक गति का निरूपण करणहारा जो सघात नामा श्रुतज्ञान, ताके 
ऊपरि पूर्वोक्त प्रकार करि एक एक अक्षर की बधवारी लीये, एक एक पद की वृद्धि 
करि सख्यात हजार पद का समूहरूप सघात श्रुत होइ। बहुरि इस ही अनुक्रम ते 
सख्यात हजार सघात श्रुत होइ । तिहि में स्यो एक अक्षर घटाइये तहा पर्यत सघात 
समास के भेद जानना । बहुरि अत का सघात समास श्रुतज्ञान का उत्कृष्ट भेद विषे 
वह भअ्रक्षर मिलाइये, तब प्रतिपत्तिक नामा श्रुतज्ञान हो है। सो नरकादि च्यारि गति 


१ पट्खडागम-घवला पुस्तक ६, पृष्ट २३ की टीका । 
२ ब, घ, प्रति मे 'छह' शब्द मिलता है । 


४८४ ] | गोस्मटसार जीवकाण्ड गाथा ३३६-३४७० 


का स्वरूप विस्तार पने निरुपण करनहारा जो प्रतिपत्तिपक ग्रथ, ताके सुनने ते जो 
अर्थज्ञान भया, ताकौं प्रतिपत्तिक श्रुतज्ञान कहिए । 


श्रागे अनुयोग श्रुतज्ञान कौ प्ररूपे है « 


चउगइ-सरूवपरूवय-पडिवत्तीदो ढु उबरि पुव्व॑ वा । 
वण्णे संखेज्जे, पडिवत्तीउडढम्हि श्रणियोगं ॥३३४॥१ 


चतुर्गतिस्वरूपप्ररूपकप्रतिपत्तितस्तु उपरि पूर्व वा । 
वर्ण संख्याते, प्रतिपत्तिवद्धे श्रनुयोग॑ ॥३३९।। 


टीका - च्यारि गति के स्वरूप का निरूपण करणहारा प्रतिपत्तिक श्रुतज्ञान 
के ऊपरि प्रत्येक एक एक अक्षर की वृद्धि लीये सख्यात हजार पदनि का समुदायरूप 
सख्यात हजार सघात श्रर सख्यात हजार सघातनि का समूह प्रतिपत्तिक, सो जैसे 
प्रतिपत्तिक सख्यात हजार होइ, तिनिविषे एक अक्षर घटाइये तहा पर्य॑त प्रतिपत्तिक 
समास श्रुतज्ञान के भेद भए । बहुरि तिसका भ्रत भेद विषे वह एक अक्षर मिलाये, 
अनुयोग नामा श्रुतज्ञान भया, सो चौदे मार्गणा के स्वरूप का प्रतिपादक अनुयोग 
नामा श्रुत, ताके सुनने ते जो अर्थज्ञान भया, ताकौ श्रनुयोग नामा श्रुतज्ञान कहिए । 


आग प्राभृतप्राभृतक श्रुतज्ञान कौ दोय गाथानि करि कहै हैं - 
चोदस-मग्गण-संजुद-अणियोगादुवरि वड़्ढिदे वण्णे । 
चउरादी-अ्रणियोगे दुगवारं पाहुडं होदि ॥३४०॥ ४ 
चतुर्दशमार्गणासयुतानुयोगादुपरि वर्धिते वर्णों । 
चतुराद्यनुयोगे द्विकवार प्राभृूत भवति ॥॥३४०॥। 
टीका - चौदह मार्गणा करि सयुक्त जो अनुयोग, ताके ऊपरि प्रत्येक एके 
एक श्रक्षर की वद्धि करि सयुक्त पद-सघात प्रतिपत्तिक, इनिकौ पूर्वोक्ति भ्रनुक्रम ते 
वद्धि होते च्यारि आ्रादि अ्रनुयोगनि की वृद्धि विषे एक अक्षर घटाइये । तहा पर्वत 
अनुयोग समास के भेद भए । बहुरि तिसका अ्रत भेद विषे वह एक अक्षर मिलायें, 
प्राभृत प्राभृतक नामा श्रुतज्ञान हो है । 


१ पद्खडागम - घवला पुस्तक $ पृष्ठ २४ की टीका । 
२ पट्खडागम - धवला पुस्तक ६, पृष्ठ २४ की टीका | 


तस्यरज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] | ४४५ 


- श्रहियारों पाहुड्यं, एयद्ठों पाहुडस्स अहियारो । 
पाहुडपाहुडणार्ं, होदि त्ति जिर्णेहि शिद्दिटुठं ॥३४१॥ 
ग्रधिकारः प्राभृतमेकार्थः प्राभृतस्थाधिकार: । 

प्राभृतध्ाभुततामा, भवति इति जिनेनिदिष्टस ॥३४१॥॥। 


टीका - भागे कहियेगा, जो वस्तु नामा श्रुतज्नान, ताका जो एक अधिकार, 
ताहीका नाम प्राभृत कहिये । बहुरि जो उस प्राभुतक का एक अधिकार, ताका नाम 
प्राभृतक प्राभुतक कहिये, जैसे जिनदेवने कह्मया है । 


श्रागे प्राभुतक का स्वरूप कहै है - 


दुगवारपाहुडादो, उर्वारे वण्णे कमेरण चउबीसे । 
दुगवारपाहुडे संउड़ढे खलु होदि पाहुडयं ॥३४२॥१ 


हिकवारप्राभृतादुपरि वर्ण ऋमेरा चतुविशतों । 
द्विकवारप्राभूते सवृद्धे खलु भवति प्राभुतकस्‌ ॥३४२॥। 


टीका - द्विकवार प्राभृतक जो प्राभूतक - प्राभूतक, ताके ऊपरि पूर्वोक्ति अनु- 
क्रम ते एक एक श्रक्षर की वृद्धि लीये चौवीस प्राभुतक - प्राभुतकनि की वृद्धि विषे 
एक श्रक्षर घटाइये, तहा॒पर्यत प्राभृूतक - प्राभूतक॒ समास के भेद जानने । बहुरि 
ताका अंत भेद विषे एक अक्षर मिलाये, प्राभुतक नामा श्रुतज्ञान हो है । 


भावार्थ - एक एक प्राभृतक नामा अ्रधिकार विषे चौबीस-चौबीस प्राभुतक- 
प्राभुत्तक नामा अधिकार हो है । 


आ्राग वस्तु नामा श्रुतज्ञान कौ प्ररूपे है - 
वीस बीस पाहुड-अहियारे एक्कवत्थुअहियारों । 
एक्केक्कवण्णउडढी, कसेण सब्वत्थ जायब्बा ॥३४३॥१ 
विशतो विशतो प्राभृताधिकारे एको वस्त्वधिकारः । 
एकंकवर्णवरद्धि', ऋमेरा सर्वत्र ज्ञातव्या ३४३॥ , 


१. पट्खडागम - घवला पुस्तक ६, पृष्ठ २४ की टीका । 
२ षट्खेडागम - घवला पुस्तक ६, पृष्ठ २५ की टीका। 


४८६ ] [ गोम्मटसार जोवकाण्ड गाया ३४४ 


टीका - तिहिं प्राभूतक के ऊपर पूर्वोक्त श्रनुक्तम ते एक एक भ्रक्षर की वृद्धि 
ने लीए, पदादिक की वृद्धि करि सयुक्त बीस प्राभुतक की वृद्धि होते सतै, वामे एक 
अक्षर घटाइये, तहा पर्यत प्राभूतक समास के भेद जानने । बहुरि ताका अत भेद विषे 
वह एक श्रक्षर मिलाये, वस्तु नामा श्रधिकार हो है । 


भावार्थ - पूर्व सबधी एक एक वस्तु नामा अधिकार विषे बीस बीस प्राभू- 
तक पाइये हैं। बहुरि सर्वत्र श्रक्षर समास का प्रथम भेद ते लगाइ पूर्वसमास का 
उत्कृष्ट भेद पर्यत अ्रनुक्रम ते एक एक श्रक्षर बढावना। बहुरि पद का बढावना, 
बहुरि समास का बढावना इत्यादिक परिपाटी करि यथासभव वृद्धि सबनि विष 
जानना, सो सूत्र के भ्रनुसारि व्याख्यान टीका विषे करते ही श्राये है । 


आगे तीन गाथानि करि पूर्व नामा श्रुतज्ञान कौ कहैं है - 


दसचोदसद्ठ श्रटदारसयं बारं॑ च बार सोलं च । 
वीसं तीस पण्णारसं च, दस चढदुसु वत्थ्रां ॥३४४॥ 


दश चतुर्दशाष्ट श्रष्टादशक द्वादश च द्वादश षोडश च। 
विशतिः नत्रिशत्‌ पंचदश च, दश चतुर्षु वस्तुनाम्‌ ।३४४।॥। 


टीका - तिहि वस्तु श्रुत के ऊपरि एक एक शअ्क्षर की वृद्धि लीए, अनुक्रम 
ते पदादिक की वृद्धि करि सयुक्त क्रम ते दश भ्रादि वस्तुनि की वृद्धि होत सते, उनमें 
सौ एक एक अक्षर घटावने पर्यत वस्तु समास के भेद जानने । बहुरि तिनके अत 
भेदनि विषे अनुक्रम ते एक एक अक्षर मिलाए, चौदह पूर्व नामा श्रुतज्ञान हो३इ | तहा 
राग कहिए है । 


उत्पाद नामा पूर्व श्रादि चौदह पूर्व, तिनिविषे श्रनुक्रम ते दश (१०), चौदह 
(१४), आठ (८५), श्रठारह (१८), बारह (१२), बारह (१२), सोलह (१६) 
बीस (२०), तीस (३०), पद्रह (१५), दश (१०), देश (१०), देश (१०) दे 
(१०) वस्तु नामा अधिकार पाइए हैं । 


१ - पदखडागम-धवला पुस्तक ६, पृष्ठ २१ की ट्ोका | 


संम्यग्शानचन्द्रिका भावाटीका | | ४४६७ 


उप्पाय-पुव्वगाणिय-विरियपवादत्थिणत्थियपवादे । 
णाणासच्चपवादे, आदाकम्मप्पवादे ये ॥३४४५॥ 


पच्चाक्खाण विज्जाणवादकल्लाणपाणवादे य । 
किरियाविसालपुव्बे, कमसोथ तिलोयबिदुसारे य ॥३४६॥ 


उत्पादपूर्वाग्रायरणीयवीयेप्रवादास्तिनास्तिकप्रवादानि । 
ज्ञानसत्यप्रवादे, आत्मकर्मप्रवादे च ॥३४५॥। 


प्रत्याख्यानं वीर्यानुवादकल्याणप्राणवादानि च । 
क्वियाविशालपूर्व, क्रमशः श्रथ त्रिलोकबिद्सारं च ॥॥३४६।॥। 


टीका - चौदह पूवेनि के ताम श्रनुक्रम ते जैसे जानने । १ उत्पाद, २ आग्ना- 
यणीय, ३ वीय॑प्रवाद, ४. अस्ति नास्ति प्रवाद, ५ ज्ञानप्रवाद, ६. सत्यप्रवाद, 
७. आत्मप्रवाद, ८ कमंप्रवाद, € प्रत्याख्यानप्रवाद, १०. विद्यानुवाद, ११. कल्यारण- 
वाद, १२ प्राणवाद, १३. क्रियाविशाल, १४ त्रिलोकबिंदुसार ये चौदह पूर्वनि के 
नाम जानने । 


इनिक लक्षण आगे कहेगे - इहा जैसे जानना पूर्वोक्ति वस्तुश्रुतज्ञान के ऊपरि 
क्रम ते एक एक अक्षर की वृद्धि लीए, पदादिक की वृद्धि होते, दश वस्तु प्रमाण मे 
स्यो एक अक्षर घटाइए, तहा पर्यत वस्तु समास ज्ञान के भेद है | ताके अ्रत भेद विषे 
वह एक अक्षर मिलाए, उत्पाद पूर्व नामा श्रुतज्ञान हो है । 


बहुरि उत्पाद पूर्वे श्ुतज्ञान के ऊपरि एक-एक अक्षर-अ्रक्षर की वृद्धि लीयें, 
पदादि की वृद्धि सयुक्त चौदह वस्तु होहि । 


तामै एक शभ्रक्षर घटाइये, तहा पर्यत उत्पादपृर्वे समास के भेद जानने । ताके 
अत भेद विषे वह एक अक्षर बचे, श्रग्रायणीय पूर्व नामा श्रुतज्ञान हो है । जैसे ही क्रम 
ते आगे भ्राग आठ आदि वस्तु की वृद्धि होते, तहा एक अक्षर घटावने पर्यत तिस 
तिस पूर्व समास के भेद जानने । तिस तिस का श्रत भेद विषे सो सो एक श्रक्षर 
मिलाए, वीयें प्रवाद आ्रादि पूर्व नामा श्रुतज्ञान हो है। अत का त्रिलोकबिदुसार नामा 


पूर्व भागे ताका समास के भेद नाही है। जाते याके श्रागे श्षुतज्ञान के भेद का 
अभाव है । 


४८५ ] | गोम्सटसार जीवकाण्ड गाया ३४७-३४८-३४६ 


आगे चौदह पुर्वेनि विषे वस्तुनामा अधिकारनि की वा प्राभृतनामा अधि- 
कारनि की सख्या कहे है --- 


पणणउदिसया वत्थू, पाहुड्या तियसहस्सणवयसया । 

एदेसु चोद्सेसु वि, पुव्बेसु हवंति सिलिदाणि ॥३४७॥ 
पंचनवतिशतानि वस्तुनि, प्राभुतकानि तचरिसह्ननवशतानि । 
एतेषु चतुद्दंशस्व॒पि, पूर्वेषु भवंति मिलितानि ॥॥३४७॥। 


टीका - जो उत्पाद आदि त्रिलोकबिदुसार पर्यत चौदह पूर्व, तिनिविषे 
मिलाए हुवे, दश आदि वस्तु नामा अधिकार सर्व एक सौ पिच्याणवै (१६५४) हो 
है । बहुरि एक एक वस्तु विषे बीस बीस प्राभृतक कहे, ते सर्व प्राभूतक नामा भ्रधिकार 
तीन हजार नव से (३६००) जानने । 

प्रागे पूर्व कहे जे श्रुतज्ञान के बीस भेद, तिनिका उपसहार दोय गाथानि 
करि कहै हैं -- 


अत्थक्खरं च पदसंघातं, पडिवत्तियाणिजोगं च । 
दुगवारपाहुड च य, पाहुड्यं वत्थु पुव्व॑ च ॥३४५॥ 


कमवण्णत्तरवडिक्य, ताण समासा य श्रकक्‍्वरगदाणि । 
णाणवियप्पे बीस, गंथे बारस य चोदसयं ॥३४४।। 


श्र्थाक्षर च पदसंघात, प्रतिपत्तिकानुयोगं च॑ । 
द्विकवारप्राश्वुत च च, प्राभृतक वस्तु पूर्व च ॥३४८॥। 


क्रमवर्णोत्तरवधिते, तेषा समासाश्र श्रक्षरगताः । 
ज्ञानविकल्पे विशतिः, ग्रथे द्वदश च चतुर्दशकम्‌ ॥३४९॥। 


टीका - श्रर्थक्षर, पद, सघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभृत॒कग्राभृतक, 
प्राभुतक, वस्तु, पूर्व ए नव भेद बहुरि एक एक अक्षर की वृद्धि आदि यथा 
सभव वृद्धि लीए इन ही अक्षरादिकनि के समास तिनि करि नव भेद, अंसे 
सर्व मिलि करि अ्रतारह भेद, अक्षरात्मक द्रव्यश्रुत के हैं। श्र ज्ञान की भ्रपेक्षा 
इन ही द्रव्यश्ुतनि के सुनने ते जो ज्ञान भया, सो उस ज्ञान के भी अठरह भेद 


प्म्येग्नानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ४८६ 


कहिए । बहुरि अक्षरात्मक श्रुतज्ञान के पर्याय अर परययिसमास ए दोय भेद 
मिलाएं, सर्व श्रुतज्ञान के बीस भेद भए । बहुरि ग्रथ जो शास्त्र, ताकी विवक्षा करिए 
तौ आाचाराग आ्रादि द्वादश अग अर उत्पाद पूर्व आदि चौदह पूर्व अर चकारते 
सामायिकादि चौदह प्रकीर्णंक, तिनिस्वरूप द्रव्यश्रुत जानना । ताके सुनने ते जो ज्ञान 
भया, सो भाव श्रुतज्ञान जानना । पुद्गल द्रव्यस्वरूप अक्षर पदादिकमय तौ द्रव्यश्रुत 
है । ताके सुनने ते जो श्रुतज्ञान का पर्यायरूप ज्ञान भया, सो भावश्रुत है । 


अब जो पर्याय आदि भेद कहे, तिनि शब्दनि की निरुक्ति व्याकरण शअ्रनुसारि 
कहिए है । परीयंते कहिए सर्व जीव जाकरि व्याप्त है सो पर्याय कहिए। पर्याय- 
ज्ञान बिना कोऊ जीव नाही । केवल ज्ञानीनि के भी पर्यायज्ञान सभवे है । जेसे किसी 
के कोटि धन पाइए है, तो वाके एक धन तो सहज ही वामे आया तैसे महाज्ञान विषे 
स्तोकज्ञान गर्भित भया जानना । 


बहुरि अक्ष कहिए कर्णइद्विय, ताकौं अपना स्वरूप कौ राति कहिए ज्ञान द्वार 
करि दे है, ताते अ्रक्षर कहिए । 


बहुरि पद्यते कहिए जाकरि प्ात्मा श्रर्थ कौ प्राप्त होइ, ताकौ पद कहिए । 


बहुरि से कहिए सक्षेप ते, हन्यते, गम्पते कहिए जानिए एक गति का स्व- 
रूप जिंहि करि, सो सघात कहिए । 


बहुरि प्रतिपग्यंत्त कहिए विस्तार ते जानिए हैं, च्यारि गति जाकरि, सो प्रति- 
पत्ति कहिए । नामसंज्ञा विषे क प्रत्यय ते प्रतिपत्तिक कहिए । 


बहुरि अ्रनु कहिए गुणस्थाननि के अनुसारि, य्रुज्यते कहिए सबधरूप जीव 
जा विषे कहिए है, सो अ्नुयोग कहिए । 


बहुरि प्रकर्षण कहिए नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव । अथवा निर्देश, स्वामित्व, 
साधन, अ्रधिकरणा, स्थिति, विधान, भ्रथवा सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अतर, 
भाव, अल्पबहुत्व॒ इत्यादि विशेषकरि आशृतं कहिए परिपूर्ण होइ, अैसा जो वस्तु 
का अधिकार, सो प्राभृत कहिए । अर जाकी प्राभूत सज्ञा होइ, सो प्राभतक कहिए । 
बहुरि प्राभूतक का जो अधिकार, सो प्राभृतकप्राशृतक कहिए । ; 


४६० ] [ गौम्मटसार जौवकाण्ड गाथा ३५० 


वहुरि बसंति कहिए पूर्वरूपी समुद्रका श्रर्थ, जिस विषे एकोदेशपन पाइए, सो 
पूर्व का भ्रधिकार वस्तु कहिए । 

बहुरि पुरयति कहिए शास्त्र के श्र्थ कौ पोषे, सो पूर्व कहिए । जैसे दश भेदनि 
की निरुक्ति कही । ५ 

बहुरि सं कहिए सग्नमह करि पर्याय श्रादि पूर्व पर्यत भेदनि कौ अग्रीकार करि 
श्रस्यंते कहिए प्राप्त करिए, भेद करिए, ते समास कहिए। 


पर्याय ज्ञान ते जे पीछे भेद, तिनकौ पर्याय समास कहिए । 
श्रक्षर ज्ञान ते जे पीछे भेद, तिनकौ अक्षर समास कहिए । जैसे ही दश भेद 
जानने । 


असे पूर्व चौदह भ्रर वस्तु एक सौ पिच्याणवे श्रर प्राभुतक तीन हजार नव 
से श्रर प्राभृतक - प्राभूतक तिराणव हजार छह से श्र अनुयोग तीन लाख चौहत्तरि 
हजार च्यारि से भर प्रतिपत्तिक श्रर सघात अर पद क्रम ते सख्यात हजार गुरों भर 
एक पद के अक्षर सोलह सौ चौतीस कोडि तियासी लाख सात हजार आठ से भठ- 
थासी भ्रर समस्त श्रुत के श्रक्षर एक घाटि एकट्ठी प्रमाण, इनिकौ पद के श्रक्षरनि 
का भाग दीए, जो लब्धराशि होइ सो ह्ादशाग के पदो का प्रमाण जानना । 


अब शेप अक्षर है, ते अग॒बाह्य श्रुत के जानने । 
तहा प्रथम द्वादशाग के पदनि की सख्या कहै है - 


बारुत्तरसयकोडी, तेसीदी तहय होति लक्खारं । 
अट्ठावण्णसहस्सा, पंचेव पदाणि अ्ंगारां ॥२५०॥ 


हादशोत्तरशतकोद्दः त्यशीतिस्तथा च भवति लक्षाणाम्‌ । 
अ्रष्टापंचाशत्सह्नारि, पचेव पदानि अ्गानाम्‌ ॥३५०॥। 


टीका - एक सौ बारह कोडि तियासी लाख श्रठावन हजार पाच उप 
(११२,८३,५८,००५) सबे द्वादशाग के जानने । अंग्यते कहिए मध्यम पदनि करि जो 
लखिये, सो श्रग कहिए । अथवा सर्वे श्रृत का जो एक एक आ्लाचारागादिक हूप झ् 
यव, सो अग कहिए । जैसे अग शब्द की निरृक्ति है । 


तम्पैग्शानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ४६१ 
आगे जो अ्रगबाह्य प्रकीर्णक, तिनिके अ्रक्षरनि की सख्या कहे है - , 


अडकोडिएयलक्खा, अट्ठसहस्सा य एयसदिगं च । 
पण्णत्तरि वण्णाओ, पइण्णयाणं पमाणं तु ॥३५१॥ 


अष्टकोट्य कलक्षाणि, श्रष्टसहत्नारिष च एकशतक च । 
पंचसप्तति वर्णाः, प्रकीर्णकानां प्रमाणं तु ॥३५१॥ 


टीक - बहुरि सामायिकादिक प्रकी्णकनि के अ्रक्षर आठ कोडि एक लाख 
आ्राठ हजार एक सौ पिचहृत्तरि (5०१०८१७५) जानने । 

ग्रागे इस अर्थ के निर्णय करने के श्रथि च्यारि गाथानि करि श्रक्षरनि की 
प्रक्रिया कहै है - 


तेत्तीस वेंजिराइईं, सत्तावीसा सरा तहा भणिया । 
चत्तारि य जोगवहा, चउसद्‌ठी मूलवण्णात्रो ॥३५२॥ 


तऋयस्त्रिशत्‌ व्यंजनानि, सप्तविशतिः स्वरास्तथा भरिणताः । 
चत्वारश्न योगवहाः, चतुषष्ठिः मुलवर्र्गाः ॥॥३५२॥। 


टीका - श्रो कहिये, हो भव्य | तेतीस (३३) तौ व्यजन श्रक्षर है। श्राधी 
मात्रा जाके बोलने के काज्न विषे होइ, ताकौ व्यजन कहिये - क्‌, खू, गृ, घू, छू । 
सू, छू, जू, कु जू । दू, कू/ ३ ढ। प्‌ । तू, थू, दूं, थू, न्‌। प्‌, फू, ब, भू, स्‌ । 
यू, र, ल, व्‌ । श्‌, ष, स्‌, ह्‌ ए तेतीस व्यजन श्रक्षर है । 


बहुरि सत्ताईस स्वर श्रक्षर हैं । श्र, इ, उ, ऋ, लू, ए, ऐे, ओ, झऔ ए नव 
श्रक्षर, इनिके एक - एक के हस्व, दीर्ष, प्लुत तीन भेदनि करि गुण सत्ताईस भेद हो 
है। जैसे - श्र, आ, आई । इ, ई,ई ३।उ, ऊ, ऊ ३। ऋ, ऋ, ऋ ३ । लू, लू, 
लू, ३।ए, ए, ए ३। ऐ, ऐ, ऐ ३ । झो, ओ, श्रो ३। झ्ौ, श्री, श्रो ३ ! ए सत्ताईस 
स्वर है। जाकी एक मात्रा होय ताकौ हस्व कहिये । जाकी दोय मात्रा होइ, ताकौ 
दीर्घ कहिए । जाकी तीन मात्रा होइ ताकौ प्लुत कहिए । 


बहुरि च्यारि योगवाह अक्षर है । श्रनुस्वर, विसर्ग, जिह्नामूलीय, उपध्मानीय 
तहा श्रं जैसा शअ्रक्षर अनुस्वार है । श्र जैसा अक्षर विसर्ग है। क - जैसा श्रक्षर 
जिद्वामूलीय है । प श्रैसा श्रक्षर उपध्मानीय है। ए चौसठि मूल श्रक्षर अ्रनादिनि- 


४६३ ] [ ग्रोम्भटसार जीवकाण्ड गाया ३४३६ 


धन परमागम विषे प्रसिद्ध है। सिद्धो वर्ण. समास्तायः इति बचनातृ । व्यज्यते 
कहिए श्रर्थ, जिनिकरि प्रकट करिए ते व्यजन कहिए । स्वरति कहिए भ्रर्थ कौ कहें 
ते स्वर कहिए । योग कहिए श्रक्षर के सयोग को वहति कहिए प्राप्त होइ ते, योग- 
वाह कहिए । छसूल कहिए (और) अक्षर के सयोग रहित सयोगी अक्षर उपजने कौ 
कारण ये चौसठि मूलवर्ण है | इस अर्थ करि द्वितीयादि श्रक्षर के सयोग रहित 
चौसठि अक्षर हैं । इनिविषे दोय आदि श्रक्षर मिले सयोगी हो है । जैसे क्‌कार व्यजन, 
श्रकार स्वर मिलिकरि क असा अक्षर हो है । आकार के मिलने ते का अैसा श्रक्षर 
हो है । इत्यादि सयोगी अ्रक्षर उपजने कौ कारण चौसठि मूल अक्षर जानने । 


इहां प्रश्न - जो व्याकरण विषे ए, ऐ, श्रो, श्रौ इनिकौ हृस्व न कहे है। इहा 
ए भी हस्व कैसे कहे ? 


ताकां समाधान - जो सस्क्ृत भाषा विष हस्वरूप ए, ऐ, झओ, ओ नाही हो 
है ताते न कहे । प्राकृत भाषा विषे वा देशातर की भाषा विष ए, ऐ, श्रो, ओ, ये 
श्रक्षर भी हस्व हो है, ताते इहा कहे हैं । 


बहुरि एक दी्घ लू कार सस्क्ृत भाषा विषे नाही है, तथापि श्रनुकररा विषे 
देशातर की भाषा विष हो है, ताते इहा क्या है । 


चउसटि्ठपदं विरलिय, दु्गं च दाऊण संगुरां किच्चा । 
रूऊरांं च कुए पुण, सुदणारणास्सक्खरा होति ॥३५३॥ 


चतुःषष्टिपदं विरलयित्वा, हिक च दत्त्वा सगुणं कृत्वा । 
रूपोने च कृते पुनः, भ्ुतज्ञानस्याक्षरारिय भवंति ॥३५३॥ 


टीका - मूल अक्षर प्रमाण चौसठि स्थान, तिनिका विरलन करिये, बरोबरि 
पक्तिरूप एक -एक जुदा चौसठि जायगा माडिए । तहा एक २ के स्थान दोय दोय का 
अक २ माडिये, पीछे उत्तकौ परस्पर गुणन करिये, दोय दूत्यों च्यारि (४) च्यारि 
दून्यो श्राठ (८) श्राठ दूृत्यो सोलह (१६) अभैसे चौसठि पर्यत गुणन कीये, जो 
एकट्टी प्रमाण झ्रावै, तामे एक घटाइये, इतने ग्रक्षर सर्व द्रव्य श्रुत के जानने ते ये 
प्रक्षर श्रपुनरक्त जाननें जाते जो वाक्य का अर्थ की प्रतीति के निर्मित्त उन ही कहै 
प्स्‍क्षरनि कौ बारवार कहे, तौ उनका किछ सख्या का नियम है नाही । 


पस्पग्शानबन्द्रिका भाषाटीका ] | ४९४३ 
तिनि अपुनरुक्त भ्रक्ष रति का प्रमाण कितना है ? सो-कहै है - 


एकद्ठ च च य छस्सत्तयं च च य सुण्ण-सत्त-तिय-सत्ता । 
सृण्णं णव परण पंच य, एक्क छक्‍्केक्कगो य पणगं च ॥३५४।॥ 


एकाष्ट च च च षट्सप्तकं च च च शुन्यसप्तत्रिकसप्त । 
शुत््यं नव पंच पंच च एक षटकेककश्न पंचकं॑ च्‌ ॥३५४।॥॥ 


टीका - एक, आठ, च्यारि, च्यारि, छह, सात, च्यारि, च्यारि, बिदी, सात, 
तीन, सात, बिदी, नव, पाच, पाच, एक, छह, एक, पच इतने अक क्रम ते लिखे, जो 
प्रमाण होइ, तितने अक्षर सर्व श्रुत के जानने । १८४४६७४४०७३७०६५५१६१५ 
इतने भक्षर है । द्विछ्प वर्गंधारा का छठा वर्गस्थान एकट्री प्रमाण है । तामे एक 
घटाये, जैसे एक आदि पच पर्यत वीस अक रूप प्रमाण हो है । बहुरि इहा विशेष 
कहिये है । एक अक्षर, एक सयोगी, द्विसयोगी, त्रिसयोगी आदि चौसठि सयोगी पर्य॑त 
जानने । तिनकी उत्पत्ति का अनुक्रम दिखाइये है । यहा कहे मूलवर्ण चौसठि, तिनकौ 
बरोबरि पक्ति करि लिखिये । 


बहुरि तहा केवल क वर्ण विषे तौ एक प्रत्येक भग ही हैं । द्विसयोगी श्रादि 
नाही है । 


बहुरि ख वर्ण सहित विषे प्रत्येक भग एक, द्विसयोगी एक श्रैसे दोय भग है। 

बहुरि ग॒ वर्ण सहित विषे प्रत्येक भग एक, द्विसयोगी दोय, त्रिसयोगी एक 
्रैसे च्यारि भग है। 

बहुरि घ वर्ण सहित विषे प्रत्येक भग एक, द्विसयोगी तीन, त्रिसयोगी तीन 
चतु सयोगी एक असे आठ भग जानना । 

बहुरि डः वर्ण सहित विषे प्रत्येक भग एक, द्विसयोगी च्यारि, त्रिसंयोगी छह, 
चतु: सयोगी च्यारि, प्र सयोगी एक अंसे सोलह भग है । 

बहुरि च वर्ण सहित विषे प्रत्येक भग एक, द्विसयोगी, त्रिसयोगी, चतुः सयोगी, 
पच सयोगी, पट सयोगी, क्रम ते पाच, दश, दश, पाच, एक अैसे बत्तीस भग हैं । 


बहुरि छ वर्ण सहित विज प्रत्येक द्वि, त्रि, चतुः, पच, षट, सप्त सयोगी 
भग क्रम ते एक, छह, पद्रह, वीस, पद्रह, छह, एक श्रैसे चौसठि भग है। 


डंडे | [ गोम्मटसार जौवकाण्ड गाया २५४ 

बहुरि ज वर्ण सहित विपे प्रत्येक द्वि, त्रि, चतु, पच, पट, सप्त, भ्रष्ट 
सयोगी भग क्रम ते एक, सात, इकईस, पेतीस, पंतीस, इकईस, सात, एक असे एक से 
भ्रद्टाईस भग है । 

बहुरि ऋ वर्ण सहित विष प्रत्येक, द्वि, त्रि, चतु , पच, षट्‌, सप्त, भ्रष्ट, नव, 
सयोगी भग क्रम ते एक, आठ, श्रट्टाईस, छप्पत, सत्तरि, छप्पन, अठाईस, झ्राठ, एक 
असे दोय से छप्पन भग है । 

बहुरि ञ॒ वर्ण सहित विष प्रत्येक द्वि, त्रि, चतु, पच, पद, सप्त, भ्रष्ट, नव, 
दश सयोगी भग क्रम ते एक, नव, छत्तीस, चौरासी, एक से छव्वीस, एक से 
छब्वीस, चौरासी, छत्तीस, नव, एक श्रैसे पाच से बारह भग है । 


इस ही अनुक्रमकरि चौसठि स्थाननि विषे प्रत्येक श्रादि भग पूर्व पूर्व स्थान 

ते उत्तर उत्तर स्थान विष दृण दूण हो हैं । 
००० चौसठि ६४ परत 
प्रत्येक 

द्विसयोगी 

त्रिसयोगी 

चतु सयोगी 
पचसयोगी 
पद्सयोगी 
सप्तसयोगी 
झष्टसयोगी 
नवसयोगी 

वशसयोगो 


0७ 





सम्यग्तानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ४६४५ 


इहा प्रत्येक भगनि का स्वरूप कहा ? सो कहिये है-जुदे जुदे ग्रहणारूप प्रत्येक 
भग है, ते एक ही प्रकार है। जैसे दशवा ज वर्ण की विवक्षा विषे बज वर्ण को जुदा 
ग्रहण करिये यहु एक ही प्रत्येक भग का विधान जानना । बहुरि दोय, तीन आदि 
भ्रक्षरनि के सयोग ते जे भग होइ, तिनकौ द्विसंयोगी, त्रिसयोगी आ्रादि कहिये । ते 
अ्रनेक प्रकार हो है । जैसे दशवा ञ वर्ण की विवक्षा विषे दोय अक्षरनि का सयोग- 
क्‌ज्‌।खब्‌ ।गूब्‌। घृबू।ड ब्‌ ।चुब्‌। छू जू।ज्‌ ब्‌। कू ब्‌। अस नव 
प्रकार हो है । 


बहुरि तीनि अक्षरनि का सयोग कू खू ज्‌ । क्‌ ग्‌ ज्‌ 


् कु है 


। कू छूज्‌ ।क्‌ज्‌ ब्‌ । कू फूब्‌ू। खूग्ज्‌।ख्‌ 


। ध्च 


। 
घ्‌ ्‌ 
अमभू।खूजब्‌ । खूभूवग्‌ | गघूबू।गूड ब्‌ू।ग्‌ चुज्‌।ग्छुब्‌ | ग्‌ ज्‌ 
| 


न 


हैँ 
*ैँ 


4." 0 


ग | श्थ ः 
श्ची + 
+ग 
-/] 


्चे ञ्नू | हट 
५ छ बे भर ञ्र्‌ । छु ज्‌ ञ्‌ | छु भ्‌ 


न्‌ 
नब्‌।ड्‌ भझूव्‌। चू छुब । 
त्‌। ग्रैसे छत्तीस प्रकार भग हो है । भ्रैसे ही अ्रन्य जानने । 


बहुरि जितने की विवक्षा होइ, तितना सयोगी भग एक ही प्रकार हो है। 
जैसे दश अक्षरनि की विवक्षा विषे दश अक्षरनि का सयोग रूप दश सयोगी भग एक 
ही हो है। असे भगनि का स्वरूप जानना । 


इहा श्री अभयचन्द्रसूरि सिद्धान्तचक्रवर्ती के चरणनि का प्रसाद करि केशव- 
वर्णी ससक्ृत टीकाकार सो तिन एक दोय सयोगी श्रादि भगनि की सख्या का साधन 
विषे करण सूत्र कहै है-- 
पत्तेयभंगसेगं, बे संजो्ग विरूवपदसेत्त : 
तियसंजोगादिपमा, रूवाहियवारहीणपदसंकलिदं ।। 
विवक्षित स्थान विषे सर्वत्र प्रत्येक भग एक एक ही है । बहुरि द्विसयोगी भग 
एक घाटि गच्छ प्रमाण है । इहा जेथवा स्थान विवक्षित होइ, तीहि प्रमाण गच्छ 


जानना । बहुरि त्रिसयोगी आदि भगनि का क्रम ते एक अश्रधिक बार हीन गच्छ का 
सकलन धनमात्र प्रमाण है । 


भावार्थ - यहु-जो त्रिसयोगी, चतु'सयोगी भ्रादि विषे एक बार, दोय बार 
आदि संकलन करता। बहुरि जेती बार सकलन होइ, ताते एक श्रधिक प्रमाण कीं 


४६६ ] [ ग्रोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ३१४ 


विवक्षित गच्छ में घटाए, श्रवशैष जेता प्रमाण रहै, तितने का तहां संकलन करना । जैर्स 
दशवा स्थान की विवक्षा विषे त्रिसयोगी भग ल्यावने कौ एक बार संकलन भ्रर एक बार 
का प्रमाण एक, ताते एक अधिक दोय, सो गर्छ दश में घटाएं श्राठ होइ । असे श्राठ 
का एक बार सकलन धनमात्र तहा त्रिसंयोगी भग जानना । अैसे ही अन्यत्र जानना। 

बहुरि सकलन धन ल्यावने कौ पूर्व केशववर्णी करि उक्त करण सूत्र कहे थे- 


तत्तो रूवहियकमे, गुणगारा होति उड्ढगच्छो त्ति । 
इगिरूवसादिरूउत्तरहारा होंति पभवो त्ति ॥। 


इन सूत्रनि के अनुसारि विवक्षित सकलन धन ल्यावना । अ्रब अैसे करण सूत्र 
के अनुसार उदाहरण दिखाइए है । विवक्षित दशमा ज्य वर्ण, तहा प्रत्येक भग एक, 
द्वियोगी एक घाटि गच्छुमात्र नव, त्रिसयोगी भग दोय घाटि गच्छमात्र श्राठ, ताका 
एक बार सकलन धनमात्र सो सकलन धन के साधन करणा सूत्र के अनुसारि श्राठ, 
नव कौं दोय, एक का भाग दीए दत्तीस हो हैं। जाते आठ, नव कौ परस्पर गुणे, 
बहत्तरि भाज्य, दोय, एक कौ परस्पर गुणों भागहार दोय, भागहार का भाग भाज्य 
कौ दीए छत्तीस भए । जैसे ही चतु सयोगी भग तीन घाटि गच्छ का दोय बार सक- 
लन धनमात्र है। तहा सात, श्राठ, नव कौ तीन, दोय, एक का भाग दीए, चौरासी 
हो है। 

बहुरि पच सयोगी च्यारि घाटि गच्छ का तीन बार सकलन धनमात्र है। 
तहा छह, सात, आठ, नव कौ च्यारि, तीन, दोय, एक का भाग दीए एक सै 
छब्बीस हो हैं । 

बहुरि छह सयोगी पाच घाटि गच्छ का च्यारि बार सकलन धनमात्र हैं। 
तहा पाच, छह, सात, आठ, नव कौ पाच, च्यारि, तीन, दोय, एक का भाग दीए 
एक से छब्बीस हो है । 

बहुरि सप्त सयोगी छह घाटि गच्छ का पाच वार सकलन धनमात्र है। वहां 
च्यारि, पाच, छह, सात, आ्राठ, नव कौ छह, पाच, च्यारि, तीन, दोय, एक का भाग 
दीए चौरासी हो हैं। 

बहुरि आठ सयोगी सात घाटि गच्छ का छह बार सकलन धनमात्र है । वही 
तीन, च्यारि, पाच, छह, सात, श्राठ, नव कौ सात, छह, पाच, च्यारि, तीन, दोय, 
एक का भाग दीए छत्तीस हो है । | 


सम्पस्तानचन्द्रिका भाषाटीका ) [ ४६७ 


बहुरि नव संयोगी आठ घाटि गच्छ का सात बार संकलन धनमात्र है। तहां 
दोय, तीन, च्यारि, पाच, छह, सात, श्राठ, नव कौ आ्राठ, सात, छह, पाच, च्यारि, 
तीन, दोय, एक का भाग दीए नव हो है । बहुरि दश सयोगी नव घाटि गच्छ का 
झाठ बार सकलन धनमात्र है। इहाँ परमार्थ ते सकलन नाही । जाते एक का सर्वे 
बार सकलन एक ही हो है, वाते एक है, असे सबनि का जोड दीए दशवा स्थान 
विषे पाच से बारह भग भए । श्रेसे ही सर्वे स्थाननि विषे ल्यावना । तहा अ्रत का 
चौसठिवा स्थान विषे प्रत्येक भग एक, बहुरि द्विलययोगी भग एक घाटि गच्छमात्र 
तरेसठि, बहुरि त्रिसयोगी भग दोय घाटि गच्छ का एक बार सकलन धनमात्र तहाँ 
बासठि, तरेसठि कौ दोय, एक का भाग दीए, उगणीस से तरेपन हो है । 


बहुरि चतु सयोगी तीन घाटि गच्छ का दोय बार सकलन धनमात्र, तहां 
इकसठि, बासठि, तरेसठि कौ तीन, दोय, एक का भाग दीए, गुणातालीस हजार सात 
से ग्यारह भग हो है । 


बहुरि पच संयोगी च्यारि घाटि गच्छ का तीन वार सकलन धनमात्र, तहा 
साठि, इकसठि, बासठि, तरेसठि कौ च्यारि, तीन, दोय, एक का भाग दीए, पाच 
लाख पिच्याणव हजार छ से पैसठि हो है। श्रेसे ही घट सयोगी श्रादि भग पाच 
श्रादि एक एक बधता घाटि गच्छ का तीन श्रादि एक एक बधता बार सकलन धन- 
मात्र जानने । तहा पूर्वोक्त ते गुणसठि, श्रठावन आदि भाज्य विषे शभ्रर पाच, छह 
आदि भागहारनि विषे भ्रधिक अधिक माडि, भाज्य कौ भागहार का भाग दीए, जेता 
जेता प्रमाण आवब, तितना तितना तहा तहा षट्सयोगी श्रादि भग जानने । तहा 
तरेसठि सयोगी भग बासठि घाटि गच्छ दोय, ताका एकसठि बार सकलन धनमात्र 
तहा दोय, तीन आदि एक एक बधता ततरेसठि पर्यत कौ बासठि, इकसठि झादि एक 
एक घटता एक पर्यत का भाग दीए , यथा सभव शअ्रपर्वतन कीए तरेसठि भग हो है । 
बहुरि चौसठि सयोगी भग एक ही है। अंसे चौसठिवा स्थान विपषे प्रत्येक आदि 
चौसठि सयोगी पर्यत भगनि कौ जोडे, एकट्ठी का भ्राधा प्रमाणमात्र भग होइ । जैसे 
एक आदि एक एक अ्रधिक चौसठि पर्यन्त अक्षरनि के स्थाननि विषे 'पत्तेयभंगसेगं' 
इत्यादि करण सूत्रनि करि भग हो है । 


अथवा गुणस्थानाधिकार विषे प्रमादनि का व्याख्यान करते अ्रक्ष सचार 
विधान कह्मा था, तिस विधान करि भी श्रैसे ही भग हो है । ते भग क्रम ते एक, 


४८ ] [ गॉस्मठसार जौवकाण्ड गाया ३५४ 


दीय, चारि, श्राठ, सोलह, बत्तीस, चौसठि, एक से अठाईस, दोय से छप्पन, पाच से 
- बारह एक हजार चौबीस, दोय हजार अडतालिंस, च्यारि हजार छिनवै, भ्राठ हजार 
एक से बानंवे, सोलह हंजार तीन से चौरासी, बत्तीस हजार सात से अडसहठि, पेसठि 
हजार पाच से छत्तीस, एक लाख इकतीस हजार बहत्तरि, दोय लाख बासठि हजार 
एक से चवालीस, पाच लाख चौबीस हजार दोय से अ्रठासी, दश लाख श्रडतालीस 
हजार पाच से छिहृत्तरि, बीस लाख सित्ताणव॑ हजार एक से बावन, इकतालीस 
लाख चौराणवे हजार तीन से दोय, तियासी लाख अ्ठासी हजार छ से चारि, एक 
कोडि सडसठिलाख तेह॒त्तरि हजार दोय से झ्राठ इत्यादि दूरों दूण हो हैं । अत स्थान 
ते चौथा, तीसरा, दूसरा अन्तस्थान विषे एकट्टी का सोलहवा, श्राठवा, चौथा, दूसरा, 
भागमात्र भए, तिन सबनि कौ जोड़े, “चउसट्ठिपदं विरलिय इत्यादि सूत्रोक्त एक 
घाटि एकट्ठी मात्र भग हो है | श्रथवा 'अन्तधण्णं गुणगुणियं' 'अ्रादि विहीणणं रूउणुत्तर- 
भजिय' इस करण सूत्र करि अन्त धन एकट्टी का आ्राधा ताकौ गुणकार दोय करि 
गुण, एकट्ठी, तामे एक घटाए, एक घाटि एकट्ठी एक घाटी गुणकार एक, ताका 
भाग दीए भी इतने ही से भग हो हैं । जैसे सर्वश्रुत सवधी समस्त अरक्षरनि की 
सख्या एक घाटि एक्ट्टी प्रमाण जानना । 


इहा जैसे श्र, आ, भा, इ, ई, ई इनि छह अक्षरनि विषे प्रत्येक भग छह, हि 
संयोगी पद्रह, त्रि सयोगी वीस, चतु सयोगी पद्रह, पच सयोगी छह, छह सयोगी एक 
मिलि तरेसठि भग होइ । छह जायगा दूवा माडि, परस्पर गुणे एक घटाय तरेसठि 
हो हैं । तेसे चौसठि मूल अक्षरनि विषे पूर्व एक एक स्थान विषे एक एक प्रत्येक भग 
मिलि, चौसठि भए । जैसे ही सर्वे स्थानकनि के द्वि सयोगी, त्रि सयोगी भ्रादि भंग 
माडि, जितने जितने होइ, तितने तितने द्वि सयोगी, त्रि सयोगी श्रादि भग जानने । 
सबनि कौं जोडे, एक घाटि एकट्ठरी प्रमाण हो हैं। सोई चौसठि जायगा दोय का अक 
माडि, परस्पर गुणे, तहा एक घटाएं, एक घाटि एक्ट्ठी प्रमाण श्रुतज्ञान के अक्षर 
जानने । 


सज्म्रिम-पदक्खरवहिदवण्णा ते अ गपुव्वगपदाणि । 
सेसक्खरसंखा झो, पइण्णयाणं पसारां तु ॥३५५॥ 


मध्यमपदाक्षरावहितवर्सास्ति श्रंगपुर्वंगषदानि । 
शेषाक्षरसंसुया अहो, प्रकीर्णकानां प्रमाणं तु ॥३५५।। 


सम्यग्जानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ४६६ 


टीका - एक घाटि एकट्ठी प्रमाण समस्त श्रुत के अक्षर कहे तिनिकौ परमा- 
गम विषे प्रसिद्ध जो मध्यम पद, ताके अक्षरनि का प्रमाण सोला से चौतोस कोडि 
तियासी लाख सात हजार आठ से अठ्यासी, ताका भाग दीए, जो पदनि का प्रमाण 
आवे तितने तौ अगपूर्व सबधी - मध्यम पद जानने । बहुरि भ्रवशेष जे अक्षर रहे, ते 
प्रकीर्णकौ के जानने । सो एक सौ बारह कोडि तियासी लाख भअ्रठावन हजार पाच 
इतने तौ अग प्रविष्ट श्रृत का पदतनि का प्रमाण श्राया । अवशेष श्राठ कोडि एक 
लाख शञ्राठ हजार एक से पिचहत्तरि श्रक्षर रहे, ते अगबाद्य प्रकीर्णक के जानने । 
असे अगप्रविष्ट, अगबाह्य दोय प्रकार श्रुत के पदनि का वा श्रक्षरनि का प्रमाण हे 
भव्य | तू जानि। 


श्रागे श्री माधवचन्द्र त्रेविद्येव तेरह गाथानि करि अंगपूर्वनि के पदनि की 
सख्या प्ररूप है - 


आयारे सुदयडे, ठाणे समवायणानगे अंगे । 
तत्तो विक्‍्खापण्णत्तीए गाहस्स धम्मकहा ॥३५९॥ 


प्राचारे सूत्रकृते, स्थाने समवायनामके अंगे । 
ततो व्यास्याप्रज्प्ती नाथस्य धर्मकथायाम्‌ ॥३५६॥। 


टीका - द्रव्य श्रुत की अपेक्षा सार्थक निरुक्ति लीए, अगपूर्व के पदनि की 
संख्या कहिए है । जाते भावश्रुत विषे निरुकत्यादिक सभवे नाही । तहा द्वादइश अगनि 
विषे प्रथम ही श्राचाराग है । जाते परमागम जो है, सो सोक्ष के निमित्त है। याही 
ते मोक्षाभिलाषी याकों आदरे है। तहा मोक्ष का कारण सवर, निर्जरा, तिनिका 
कारण पचाचारादि सकल चारित्र है। ताते तिस चारित्र का प्रतिपादक शास्त्र पहिले 
कहना सिद्ध भया । तीहि कारण ते च्यारि ज्ञान सप्त ऋद्धि के धारक गणधर देवनि 
करि तीर्थंकर के मुखकमल ते उत्पन्त जो सर्वे भाषामय दिव्यध्वनि, ताके सुनने ते 
जो अर्थ भ्रवधारण किया, तिनिकरि शिष्य प्रति शिष्यनि के अनुग्रह निमित्त द्वादशाग- 
रूप श्रुत रचना करी । 


तीहि विषे पहिले आचाराग कह्या । सो आचरन्ति कहिए समस्तपने मोक्ष 
मार्ग कौ आराघे है, याकरि सो आ्राचार, तिह आचाराग विषे जैसा कथन है - जो 
केसे चलिए ? कंसे खडे रहिये ? कंसे बेठिये ? कैसे सोइए ? कंसे बोलिए ? कैसे 


१६४०) । गौम्मठसार जीवकाण्ड गाथा ३५६ 


॥।॒ 


खाइए ? कंसे पाप कर्म न बधे ? इत्यादि गशणंधर प्रश्न के श्रनुसार यतन ते चलिये, 
यतन ते खडे रहिये, यतन ते बैठिए, यतन ते सोइए, यतन ते बोलिए, यतन ते खाइये' 
जैसे पापकर्म न बधे इत्यादि उत्तर वचन लीये मुनींश्वरनि का समस्त आचरेण इस 
श्राचाराग विषे वर्णन कीजिये है । 


बहुरि सूत्रयति कहिए सक्षेप ते भ्रथे कौ सूचे, कहे, जैसा जो परमागम, सो 
सूत्र ताके श्रथंकृतं कहियें कारए|भूत ज्ञान का विनय श्रादि निविध्न श्रध्ययन आदि' 
क्रिया विशेष, सो जिसविषे वर्णन! कीजिए है । अ्रथवा सूत्र करि कौया धर्मक्रियारूपः 
वा स्वमत - परमत का स्वरूप क्रिया रूप विशेष, सो जिस विषे वर्णते कीजिये, सो' 
सूत्रकरत नामा दूसरा श्रग है। 


बहुरि तिष्ठन्ति कहिए एक श्रादि एक एक बधता स्थान जिस विषे पाइये/ 
सो स्थान नामा तीसरा अग है | तहा शैसा वर्णन है । सग्रह नय करि श्रात्मा एक 
है; व्यवहार नय करि ससारी श्र मुक्त दोय भेद सुक्त है। बहुरि उत्पाद, व्यय, 
प्रौव्य इनि तीन लक्षरंशनि करि सयुक्त है | बहुरि कर्म के वश ते च्यारि गति विष 
भ्रमे है । ताते चतु सक्रमण युक्त है। बहुरि औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, 
श्रौदयिक, पारिणासिक भेद करि पचस्वभाव करि प्रधान है । बहुरि पूर्व, पश्चिम, 
दक्षिण, उत्तर, ऊध्व॑ं, अध भेद करि छह गमन करि सयुक्त है । ससारी जीव विग्रह 
गति विषे विदिशा से गमने न कंरे, श्रेणीषद्ध छहो दिशा विषे गमन करे है । बहुरि 
स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति'- नोस्ति, स्थादवक्तव्य, स्थादस्ति भ्रवक्तव्य, स्थास्ता- 
स्ति अवक्तव्य, स्यादस्तिनास्तिअवक्तव्य इत्यादि सप्त भगी विषे उपयुक्त है । बहुरि 
श्राठ प्रकार कर्म का श्राश्नय करि सयुक्त है । बहुरि जीव, अजीव, आख्रव, बध, सवर, 
निजरा, मोक्ष, पुण्य, पाप ये नव पदार्थ हैं विषय जाके ऐसा नवाथ्थ है । बहुरि पृथ्वी, 
श्रप, तेज, वायु, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, द्वीद्रिय, त्रीद्रिय, चतुरिच्िय, 
पचेन्द्रिय भेद ते दश स्थान हैं । इत्यादि जीव कौ प्ररुष' है । बहुरि पुदू्गल सामान्य 
अपेक्षा एक है, विशेष करि श्रणु'स्कन्ध के भेद ते दोय प्रकार है, इत्यादि पुद्गल कौ 
प्ररुपे है । जैसे एकने श्रादि देकरि एक एक बधता स्थान इस अग विषे' वशिये है । 


बहुरि 'सं' कहिए समानता करि श्रवेयंतते कहिये जीवादि पदार्थ जिसविर्ष 
जानिये, सो समवायांग चौथा जानना ।'इस विष द्वव्य, क्षेत्र, काल, भाव श्रपेक्षा 
समानता प्ररुपे हैं । 


सस्यज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ५०४ 


तहा द्रव्य करि धर्मास्तिकाय भर अधर्मास्तिकाय समान है । ससारी जीवनि 
करि संसारी जीव समान है । मुक्त जीव करि मुक्त जीव समान है, इत्यादिक द्रव्य 
समवाय है । 


बहुरि क्षेत्र करि प्रथम नरक का प्रथम पाथडे का सीमत नामा इद्रकविला अर 
अरढाई द्वीपरूप मनुष्यक्षेत्र, प्रथम स्वर्ग का, प्रथम पटल का ऋजणु नामा इद्रक विमान 
अर सिद्धशिला, सिद्धक्षेत्र ये समान है । बहुरि सातवा नरक का शअ्रवधि स्थान नामा 
इद्रक विला अर जबूृद्वीप भ्रर सर्वार्थसिद्धि विमान ये समान है इत्यादि क्षेत्र समवाय है । 


बहुरि काल करि एक समय, एक समय समान है | आवली आवली समान है । 
प्रथम पृथ्वी के नारकी, भवनवासी, व्यतर इनिकी जघन्य आयु समान है । बहुरि 
सातवी पृथ्वी के नारकी, सर्वार्थसिद्धि के देव इनिकी उत्कृष्ट श्रायु समान है, इत्यादिक 
कालसमवाय है । 


बहुरि भाव करि केवलज्ञान, केवलदर्शन समान है .। इत्यादि भावसमवाय है 
असे इत्यादि समानता इस अग विषे वशिये है । 


बहुरि 'बि' कहिये विशेष करि बहुत प्रकार, श्राख्या कहिये गणधर के कीये 
प्रश्न, प्रज्ञाप्यंते कहिये जानिये, जिसविषे असा व्याख्याप्रज्ञप्ति नामा पाचवा अग 
जानना । इस विष असा कथन है कि - जीव ग्रस्ति है कि जीव नास्ति है, कि जीव 
एक है कि जीव अनेक है, कि जीव नित्य है कि जीव अनित्य है, कि जीव वक्तव्य 
है कि श्रवकक्‍तव्य है इत्यादि साठि हजार प्रश्न गणधर देव तीर्थकर के निकट कीये । 
ताका वर्णन इस अग॒विषे है । 


बहुरि नाथ कहिये तीन लोक का स्वामी, तीर्थंकर, परम भट्दारक, तिनके धर्म 

की कथा जिस विषे होइ जैसा नाथधर्मक्रथा नाम छठा अग हैं | इसविषे जीवादि 
पदार्थनि का स्वभाव वर्णन करिए है| वहरि घातियाकर्म के नाश ते उत्पन्त भया 
केवलज्ञान, उस ही के साथि तीर्थंकर नामा पुण्य प्रकृति के उदय ते जाके महिमा प्रकट 
भयी, जैसा तीर्थंकर क॑ पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्त, अधेरात्रि इनि च्यारि कालनि विष 
छह छह घडी पर्यन्त बारह सभा के मध्य सहज ही दिव्यध्वनि होय है । बहुरि गण- 
धर, इद्र, चक्रवर्ति इनके प्रश्त करने: ते और' काल विषे भी. दिव्यध्वनि हो है । श्रैसा 
दिव्यध्वनि निकटवर्ती श्रोतृजत॒नि कौ. उत्तम क्षमा श्रादि दश प्रकार वा रत्नत्रय स्वरूप 


५०२ ] [ गोम्सटसार जीवकाण्ड गाया ३५७ 


धर्म कहै है । इत्यादि इस अग॒ विषे कथन है । श्रथवा इस ही छठा अग का दूसरा 
नाम ज्ञातृधर्मकथा है । सो याका भ्र्थ॑ यहु है - ज्ञाता जो गणधर देव, जानने की है 
इच्छा जाके, ताका प्रश्न के अ्ननुसारि उत्तर रूप जो धर्मकथा, ताकीं ज्ञातृधर्मकथा 
कहिए । जे भ्रस्ति, नास्ति इत्यादिकरूप प्रश्त गण॒धरदेव कीये, तिनिका उत्तर इस 
अग विषे वर्णन करिये है । श्रथवा ज्ञाता जे तीर्थंकर, गणधर, इद्र, चक्रवर्त्यादिक, 
तिनिकी धर्म सबधी कथा इसविपषे पाइये है । ताते भी ज्ञातृधर्मकथा जैसा नाम का 
धारी छठा अग जानना । 


तो वासयअज्भयणे, श्रंतयडे णत्तरोववाददसे । 
पण्हाणं वायरणे, विवायसुत्ते य पदसंखा ॥३५७॥ 


तत उपासकाध्ययने, श्रंत्तकृते श्रनुत्तरोपपाददशे । 
प्रश्नानां व्याकरणे, विपाकसूत्रे च पदसंख्या ॥३५७॥। 


दीका - बहुरि तहा पीछे उपासंते कहिये श्राह्दरादि दान करि वा पूजनादि 
करि सघ कौ सेवे, अँसे जे श्रावक, तिनिकों उपासक कहिये । ते “अधीयते' कहिये 
पढे, सो उपासकाध्ययन नामा सातवा अग है । इस विषे दर्शनिक, ब्रतिक, सामायिक, 
प्रोषधोपवास, सचित्तविरति, रात्रिभक्तविरति, ब्रह्मचय, आरभनिवृत्त, परिग्रहनिवृत्त, 
अनुमतिविरत, उद्दिष्टविरत ये गृहस्थ की ग्यारह प्रतिमा वा ब्रत, शील, आचार 
क्रिया, मत्रादिक इनिका विस्तार करि प्ररूपण है। 


बहुरि एक एक तीर्थंकर का तीर्थंकाल विषे दश दश मुनीश्वर तीत्र चारि 
प्रकार का उपसर्ग सहि, इद्रादिक करी करि हुई पूजा आदि प्रातिहाय रूप प्रभावना 
पाइ, पापकर्म का नाश करि ससार का जो अत, ताहि करते भये, तिनिको अतहृत्‌ 
कहिये तिनिका कथन जिस अग मे होइ ताकौं अतकृदशाग आठवा अगर कहिये । 
तहा श्री वर्धभान स्वामी के बारे नमि, मतग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलीक, 
बलिक, विक्ृविल, किष्कविल, पालवप्ट, पुत्र ये दश भये । असे ही वृषभादिक एक 
एक तीर्थंकर के बार दश दश अतकृत केवली हां है । तिनिका कथन इस अग विषे है । 


बहुरि उपपाद है प्रयोजन जिनिका जैसे औपपादिक कहिये । 
बहुरि अनुत्तर कहिये विजय, वेजयत, जयत, अ्रपराजित, सर्वार्थ सिद्धि इनि 
विमाननि विषे जे औपपादिक होहि उपजे, तिनिको श्रनुत्तरौपपादिक कहिये । मं 


संम्पस्शानचन्द्रिका भाषाटीका ] | ४०३ 


एक एक तीर्थंकर के बारे दश दश महामुनि दारुण उपसर्ग सहि करि, बडी पूजा पाइ, 
समाधि करि प्राण छोडि, विजयादिक अनुत्तर विमाननि विषे उपजे । तिनिकी कथा 
जिस अग विष होइ, सो श्रनुत्तरौपपादिक दशाग नामा नवमा श्रग जानना । तहा 
श्रीवर्धभान स्वामी के बारे - ऋजुदास, धन्य, सुनक्षत्र, कातिकेय, नद, नदन, सालिभद्र, 
्रभय, वारिषेण, चिलातीपुत्र ये दश भये । श्रेसे ही दश दश श्रन्य तीर्थंकर के समय 
भी भये है । तिनि सबनि का कथन इस अंग विष है। 


बहुरि प्रश्त कहिये बूभनहारा पुरुष, जो बूभे सो व्याक्रियंते कहिये, जिस- 
विषे वर्णन करिये, सो प्रश्न व्याकरण नामा दशवा अ्रंग जानना । इसविषे जो कोई 
बूमनेवाला गई वस्तु कौ, वा मूठी की वस्तु कौ, वा चिता वा धनधान्य लाभ, अलाभ 
सुख, दु ख, जीवना, मरणा, जीति, हारि इत्यादिक प्रश्न बूके, श्रतीत, अनागत, 
वर्तमानकाल सबधी, ताकौ यथार्थ कहने का उपायरूप व्याख्यान इस अग विष है । 
अथवा शिष्य कौ प्रश्न के भ्रनुसार श्राक्षेपिणी, विक्षेपिणी, सवेजिनी, निर्वेजिनी ये 
च्यारि कथा भी प्रश्नव्याकरण अग विषे प्रकट कीजिये है । 


तहा तीर्थकरादिक का चरित्ररूप प्रथमानुयोग, लोक का वर्णन रूप करणा- 
तुयोग, श्रावक मुनिधर्म का कथनरूप चरणानुयोग, पंचास्तिकायादिक का कथनरूप 
द्रव्यानुयोग, इनिका कथन अर परमत की शका दूरि करिए, सो श्राक्षेपिणी कथा । 


बहुरि प्रमाण - नय रूप युक्ति, तीहि करि न्याय के बल ते सर्वथा एकातवादी 
आदि परमततनि करि कह्मा अथे, ताका खडन करना, सो विक्षेपिणी कथा । 


बहुरि रत्नत्रयरूपधर्म श्र तीर्थकरादि पद की ईश्वरता वा ज्ञान, सुख, 
वीर्यादिकरूप धर्म का फल, ताके श्रनुराग कौ कारण सो सवेजिनी कथा । 


बहुरि ससार, देह, भोग के राग ते जीव नारकादि विषे दरिद्र, भ्रपमान, 


पीडा, दुःख भोगवे है । इत्यादिक विराग होने कौ कारणरूप जो कथा, सो निर्वेजिनी 
कथा कहिये। सो श्रैसी भी कथा प्रश्नव्याकरण श्रग विषे पाइए है । 


बहुरि विपाक जो कर्म का उदय, ताकौ सूतन्नयति कहिये कहै, सो विपाक सूत्र- 
नामा ग्यारमा अग जानना । इसविषे कर्मनि का फल देने रूप जो परिणमन, सोई 
उदय कहिये । ताका तीज्र, मद, मध्यम, अनुभाग करि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव श्रपेक्षा 
वर्णन पाइए है । 


पण्४ ] [ गौस्मटसार जीवकाण्ड गाथा ३४८ ३५ ६-३६० 


असे आचार ने आदि देकरि विपाक सूत्र पर्यत ग्यारह अग, तिनिके पदनि 
की सख्या कहिए है । 
अद्ठारस छत्तीसं, बादालं अरडकडी अ्रड बि छप्पण्णं । 
सत्तरि अटठावीसं, चोद्दालं सोलससहस्सा ॥३४८॥ 


इगि-दुग-पंचेयारं, तिवीसदुतिणगठदिलक्ख तुरियादी । 
चुलसीदिणक्खसेया, कोडी य विवागसूत्तम्हि ॥३५६॥ 


श्रष्टादश षट्त्रिशत्‌, दवाचत्वारिशत्‌ श्रष्टकृतिः श्रष्टद्विषद्पंचाशत्‌ । 
सप्ततिः श्रष्टाविशति:, चतुश्च॒त्वारिशत्‌ घोडश सहस्नारि। ३५८॥ 


एकद्दिपचंकादशत्रयोविशतिद्वित्रिनवतिलक्ष चतुर्थादिषु । 
चतुरशीतिलक्षमेका, कोटिश्च विपाकसूत्रे ॥३५९॥। 


दोका - प्रथम गाथा विषे अ्रठारह आ्रादि हजार कहे । बहुरि दूसरी ग्राथा 
विषे चौथा अग भआ्रादि अ्गनिविषे एकादिक लाख सहित हजार कहे । अर विपाकसूत्र 
का जुदा वर्णन कीया । अब इनि गाथानि के अनुसारि एकादश अगनि की पदनि की 
सख्या कहिये है । आचाराग विषे पद भ्रठारह हजार (१८००० ), सूत्रकृताग विषे पद 
छत्तीस हजार (३६००० ), स्थानाग विषे बियालीस, हजार (४२०००), समवायाग 
विषे एक लाख अर भ्राठ की कृति चौसठि हजार (१६४००० ), व्याख्याप्रश्ञप्ति विषे 
दोय लाख अट्ठाईस हजार (२२८००० ), ज्ञातृकथा अग विषे पाच लाख छप्पन हजार, 
(५५६०००), उपासकाध्ययन अग विष ग्यारह लाख सत्तरि हजार (११७००००)। 
अतकृृतदशाग विषे तेईस लाख अ्रट्टाईस हजार (२३२८००० ), अनुत्त रौपपादक दशाग 
विपे बाणवै लाख चवालीस हजार (६२४४००० ), प्रश्न व्याकरण अग विषे तिराखवें 
लाख सोलह हजार (६३१६०००), विपाकसूत्र अगर विषे एक कोडि चौरासी लाख 
(१८४००००० ) असे एकादश अगनि विषे पदनि की सख्या जाननी । 


वापणनरनोनानं, एयारंजुगे दी हु वादस्हि । 
कनजतजमताननसं, जनकनजयसीस वाहिरे वण्णा ॥२६०॥ 


वापरणनरनोनानं, एकदशांगे छुतिहि वादे । 
कनजतजसताननस जनतकनजयसीम बाह्मे बर्खाः ॥३६०॥ 


सम्यस्शानचन्द्रिका भाषादौका ] [ ५४०५ 


टीका -- इहा वा भ्रागें अक्षर सज्ञा करि अंकनि कौ कहै है । सो याका सूत्र 
पूर्व गतिमार्गणा का वर्णन विषे पर्याप्त मनुष्यनि की सख्या कही है। तहा कह्या है 
'कटपयपुरस्थवरों ' इत्यादि सूत्र कह्मा'है । तिस ही .ते भ्रक्षर संज्ञा करि अक जानना । 
क कारादिक नव अक्षरनि करि एक, दोय आदि क्रम ते नव अक जानने । ट कारादि 
नव अक्षरनि करि नव अक जानने । प कारादि पच श्क्षरनि करि पंच अक जानने । 
य कारादि आठ शअक्षरनि करि भ्राठ अक़ जानने । ञ क़ार छू कार न कार इनिकरि 
बिंदी जानिये, श्रेसा कहि भ्राए हैं । सो इहां वापणनरनोनान इनि अक्षरनि करि चारि, 
एक, पाच, बिंदी, दोय, बिंदी, बिदी, बिदी ए अक ज़ानना। ताके चारि कोडि पढद्रह 
लाख दोय हजार (४१५०२०००) पद सर्व एकादश अगनि का जोड दीये भये । 


बहुरि दृष्टिवाद नाम बारहवां अग, ता विषे “कनजतजमसताननमं' कहिये 
एक, बिंदी, श्राठ, छह, आठ, पाच, छह, बिदी, बिदी, पाच इनि अकनि करि एक से 
ग्राठ कोडि भ्रड्सठि लाख छप्पन हजार पाच (१०८६८५६००४) पद है सो कहिये । 
मिथ्यादर्शन, तिनिका है श्रनुवाद कहिये निराकरण जिस विषे जैसा दृष्टिवाद नामा 
अंग बारह॒वा जानना । 


तहा मिथ्याद्शन सबधी कुवादी तीन से तरेसठि है। तिनि विष कौत्कल, 
काठेबिद्धि, कौशिक हरि, श्मश्रु माधपिक रोमश, हारीत, मुड़, श्राश्वलायन इत्यादि 
क्रियावादी है, सो इनिके एकसौ श्रस्सी (१८०) कुवाद है । 


बहुरि मारीचि, कपिल, उलूक, गार्ग्य, व्याध्रभूति, वाडवलि, माठर, मौद्ग- 
लायन इत्यादि अक्रियावादी है, तिनिके चौरासी (८४) कुवाद है । 


बहुरि साकल्य, वाल्कलि, कुसुत्ति, सात्यमुग्नीनारायण, कठ, माध्यदिन, मौद, 
पैप्पलाद, वादरायण, स्विष्ठिक्य, देत्यकायन, वसु, जैमिन्य, इत्यादि ए श्रज्ञानवादी 
है । इनिके सडसठि (६७) कृवाद है । 


बहुरि वशिष्ठ, पाराशर, जतुकर्णा, वाल्मिकि, रोमहषिरि, सत्यदत्त, व्यास, 
एलापुत्र, उपमन्यु, ऐंद्रदत्त, श्रगस्ति इत्यादिक ए विनयवादी है। इनिके कुवाद बत्तीस 


(३२) है। 


सब मिलाए तीन से तरेंसठि कुवाद भये, इनिका वर्णन भावाधिकार विषे 
कहैगे । इहा प्रवृत्ति विषे इति कुवादनि के जे जे श्रधिकारी, तिनिके नाम कहे है । 


४०६ | [ गोम्सटसार जौवकाण्ड गाथा ३६१-३६२ 


बहुरि अग बाह्य जो सामायिकादिक, तिनि विषे 'जनकनजयसीम' कहिए 
भ्राठ, बिंदी, एक, बिंदी, श्राठ, एक, सात, पाच अक तिनिके आठ कोडि एक लाख 
आ्राठ हजार एक से पिचत्तरि (5०१०८५१७५) अक्षर जानने । 


चंद-रवि-जंब॒दीवय-दीवसमुद्य-वियाहपण्णत्ती । 
परियम्मं पंचविहं, सुत्तं पठमाणि जोगमदो ॥३६१॥ 


पुव्व॑ जल-थल-साया-श्रागासय-रूवगयमिसा पंच । 
भेदा हु चूलियाए, तेसु पमाणं इस कमसो ॥३६२॥ 


चंद्ररविजंबृद्दी पकट्ठी पसमुद्रकव्याख्याप्रज्ञप्तयः । 
परिकर्म पंचविध॑, सुत्र प्रथमानुयोगमतः ॥॥३६१॥॥ 


पूर्व जलस्थलमायाकाशकरूपगता इसे पंच । 
भेदा हि चूलिकाया:, तेषु प्रमाणमिदं क्रमशः ॥३६२।॥ै 


टीका -- दृष्टिवाद नामा बारह॒वा अग के पच अ्रधिकार है - परिकर्म, सूत्र, 
प्रथमानुयोग, पूर्वगत, चूलिका ए पच अ्रधिकार है, तिनि विषे परितः कहिए सर्वांग ते 
कर्मारिग कहिये जिन ते गुणकार भागहारादि रूप गणित होइ, श्रैसे करणसूत्र, वे 
जिस विषे पाइए, सो परिकर्म कहिये, सो परिकर्म पाच प्रकार है - चद्रप्रश्ञप्ति, 
सूर्यप्रज्ञप्ति, जबूद्वीपप्रज्ञप्ति, ढ्वीपसागरप्रज्ञप्ति, व्याख्याप्रश्ञप्ति । 


तहा चद्रप्रज्ञप्ति - चद्रमा का विमान, आयु, परिवार, ऋद्धि, गमनविशेष, वृद्धि, 
हानि, सारा, आधा, चौथाई ग्रहण इत्यादि प्ररूपे है । बहुरि सूर्यप्रश्ञप्ति - सूर्य का 
आयु मडल, परिवार, ऋद्धि, गमन का प्रमाण ग्रहण इत्यादि प्ररूपे है। बहुरि जबूद्दीप- 
प्रशप्ति - जबूद्वीपस बधी मेरुगिरि, कुलाचल, द्रह, क्षेत्र, वेदी, वनखड, व्यतरनि के 
मदिर, नदी इत्यादि प्ररूपे है | बहुरि द्वीपसागरप्रज्ञप्ति - असख्यात द्वीप समुद्र सबधी 
स्वरूप वा तहा तिष्ठते ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासीनि के श्वास तहा अक्षत्रिम जिन 
मदिर, तिनकौं प्ररूप है । बहुरि व्याख्याप्रज्ञप्ति - रूपी, भ्ररूपी, जीव, अजीव श्रार्दि 
पदार्थनि का वा भव्य अ्रभव्य आदि प्रमाण करि निरूपण करे है। जैसे परिकर्म के 


पच भेद हैं । 


सम्यगज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ५४०७ 


बहुरि सूत्रयथति कहिये मिथ्यादर्शन के भेदनि कौ सूचे, बतावे, ताको सूत्र 
कहिये । तिस विषे जीव अबधक ही है, श्रकर्ता है, निर्गुण है; अभोक्ता है; स्व- 
प्रकाशक ही है, परप्रकाशक ही है, श्रस्तिरूप ही है; नास्तिरूप ही है इत्यादि 
क्रियावाद, श्रक्रियावाद, अज्ञानवाद, विनयवाद, तिनके तीन से तरेसठि भेद, तिनिका 
पूर्व पक्षपने करि वर्णान करिये है । 


बहुरि प्रथम कहिए मिथ्यादृष्टी अ्त्रती, विशेष ज्ञानरहित, ताकौ उपदेश देने 
निमित्त जो प्रवृत्त भया श्रधिकार - अनुयोग, कहिए सो प्रथमानुयोग कहिए । 
तिहिं विष चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ति, नव बलभद्ग, नव नारायण, नव प्रति- 
नारायण इनि तरेसठि शलाका पुरुषनि का पुराण वर्णन कीया है । 


बहुरि पूर्वंगत चौदह प्रकार, सो आगे विस्तार ने लीए कहैगे । 


बहुरि चूलिका के पच भेद जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता, श्राकाश- 
गता ए पच भेद है। 


तिनि विषे जलगता चूलिका तौ जल का स्तभन करना, जल विषे 
गमन करना, भ्रग्नि का स्तभन करना, श्रग्ति का भक्षण करना, श्रग्नि विष प्रवेश 
करना इत्यादि क्रिया के कारण भूत मत्र, तत्र, तपश्चरणादि प्ररूपे है। बहुरि स्थल- 
“गता चूलिका मेरुपवेत, भूमि इत्यादि विषे प्रवेश करना शीघ्र गमन करना इत्यादिक 
क्रिया के कारणभूत मत्र तत्र तपश्चरणादिक प्ररूपे है। बहुरि मायागता चूलिका 
मायामई इन्द्रजाल विक्रिया के कारण भूत मत्र, तत्र, तपश्चरणादि प्ररूपे है । बहुरि 
रूपगता चूलिका सिंह, हाथी, घोडा, वृषभ, हरिण इत्यादि नाना प्रकार रूप पलटि 
करि धरना, ताके कारण मत्र, तत्र, तपश्चरणादि फ्ररूपे है। वा चित्राम, काठ, 
लेपादिक का लक्षण प्ररूपे है । वा धातु रसायन कौ प्ररूपे है । बहुरि श्राकाशगता 
चूलिका - आकाश विषे गमन आदि कौं कारण भूत मत्र, तंत्रादि प्ररूपे है । मैसे 
चूलिका के पाच भेद जानने । 


ए चंद्रप्रजप्ति श्रादि देकर भेद कहे । तिनिके पदनि का प्रमाण आगे कहिए 
है, सो हे भव्य तू जानि । 
गतनभ सनगं गोरस, मरगत जदगात नोननं जजलक्खा । 
मतनन धसससनोनलतासं रनधजधरानन जलादी ॥३६३॥ 


ण्ष ] ॥। गरोस्मटसार जोवकाण्ड गागा २६४ 


याजकनामेनाननसेदाणि पदाणि होति परिकम्से । 
कानवधिवाचनाननसेसो पुणण चूलियाजोगो ॥३६४॥। 


गतनस सन्ग गोरम, मरगत जवगातनोनन जजलक्षाणि । 
सनतन धमसननोनननासं रनधजधरानन जलादिषु ॥३६३॥ 


याजकनामेनाननमेतानि पदानि भवंति परिकर्मरि । 
कानवधिवाचनाननमेषः पुनः चूलिकायोगः ॥३६४।॥। 


टीका --- इहा 'कटपयपुरस्थवर्णे:” इत्यादि सूत्रोक्त विधान ते अक्षर सज्ञा 
करि अक कहै है, सो अकनि करि जो प्रमाण भया, सोई इहा ,कहिए है । एक:एक्र 
भ्रक्षर ते एक एक अक जानि लेना, सो गतनमनोननं कहिये छत्तीस लाख पाच 
हजार (३६०५००० ) पद चद्रप्रज्ञप्ति विष हैं । 


बहुरि 'मनगनोनन कहिए पाच लाख तीन हजार (५०३०००) पद सूर्ये- 
प्रज्ञप्ति विष है । हर 
बहुरि 'गोरमननोतन' कहिये तीन लाख पचीस हजार (३२५०००) पद जबू- 
द्वीप प्रज्ञप्ति विषे है । ' 
बहुरि 'मरगतनोनन' कहिये बावन लाख छत्तीस हजार (५२३६००० )-पद 
द्वीपसागर प्रज्ञप्ति विषे हैं । 
बहुरि 'जवगातनोनन' कहिये चौरासी लाख छत्तीस हजार (८४३६०००) 
पद व्याख्याप्रज्नप्ति अग के है । 
बहुरि 'जजलरका' कहिए अ्रद्यासी लाख ,(८८०००००) पद सूज गिमा 
"भेद विष है । ) 
बहुरि सनतन कहिए पाच हजार (५०००) पद प्रथमानुयोग विषे है । 
बहुरि धममननोननासं कहिए पिच्याणवै कोडि पचास लाख पाते 
(६५५०००००५) पद पूर्वेगत विषे हैं । चौदह पूर्वेनि के इतवे पद हैं। 
बहुरि रचधजधरानन कहिए दोय कोडि नव लाख निवासी हजार दोय से 
(२०६८६२०० ) पद जलगता श्रादि चूलिका तिन विषे एक एक के इतने इतचे पद 


पम्यस्कानचन्द्रिका भाषादीका ] [,५०६ 


जानने । जलगता पद (२०६८६२००), स्थलगता २०६८६२००, मायागता 
२०६८५९२००, आकाशगता २०६८६२००, रूपगता २०६८६२०० श्रेसे पद जानने.। 


बहुरि याजकनासेनानन' कहिए एक कोडि इक्यासी लाख पाच हजार 
(१८१०५०००) पद चद्रप्रज्ञप्ति श्रांदि पाच प्रकार परिकर्म का जोड दीये हो है । 


बहुरि 'कानवधिवाचनानन कहिए दश कोडि गुणचास लाख छियालीस 
हजार (१०४६४६००० ) पद पाच प्रकार चूलिका का जोड दीये हो है । 


इहा ग कार ते तीन का अक, त कार ते छह का अक, स कार ते प्राच का 
भ्रक, र कार ते दोय का अक, न कार ते बिदी, इत्यादि अक्षर सज्ञा करि अक,सज्ञा 
कहे है । क कार ते लेय ग॒ कार तीसरा अक्षर है, ताते तीन का भ्रक कद्मा ।:बहुरि 
ट कार तेत कार छठा अक्षर है, ताते छह का अ्रक कह्मा । प्‌ कार ते स कार 
पाचवा अक्षर है, ताते पाच का भ्रक कह्मा । य कार ते र कार दूसरा श्रक्षर है; 
ताते दोय का अक कटह्मा है । न कार ते बिदी कही है । इत्यादि यहा श्रक्षर सन्ना ते 
अक जानने । 


पण्णट्ठदाल पणतीस, तीस पण्णास 'पण्ण तेरसदं । 
णउदी दुदाल पुव्बे, एणवण्णा तेरससयाईं ॥३६५॥ 


छस्सय पण्णासाइं, चठसयपण्णास छसयपणुबीसा । 
बिहि लक्खेहि दु गुणिया, पंचम रूऊण छज्जुदा छट्ठे ॥३६६॥ 


पंचाशदष्टचत्वा रिशत्‌ पंर्चान्रशत्‌ त्रिशत्‌ पंचाशत्‌ पंचाशतृत्रयोदशशतं । 
नवतिः द्वाचर्त्वारिशत्‌ पूर्व पंचपंचाशत्‌ त्रयोदशशतानि ॥३६५॥। 


षद्छतपंचाशानि, चतुः शतपंचाशत्‌ षद्छतपंचविशतिः । 
द्वास्यां लक्षास्‍्यां तु गुखितानि पंचम रूपोर्न घट्युतानि षष्ठे ३६६। 


टीका - उत्पाद आदि चौदह पूर्वनि विषे पदनि की सख्या कहिए है। तहा 
वस्तु का उत्पाद, व्यय, श्रौव्य, श्रादि अनेक धर्म, तिसका पूरक, सो उत्पादनामा 
प्रथम पूर्व है । इस विपे जीवादि वस्तुनि का नाना प्रकार नय विवक्षा करि क्रमवर्ती 
'युगपत्‌ अनेक धर्म करि भये, जे उत्पाद, व्यय, क्रौव्य, ते तीनो तीन काल अपेक्षा नव 


५१० ] [ गोस्मटसारे जौवकाण्ड गाया ३६४-३६६ 


धर्म भये । सो उन धर्मरूप परिणया वस्तु, सो भी नव प्रकार हो है । उपज्या, उपज 

' है, उपजेगा । नष्ट भया, नष्ट हो है, नष्ट होयगा । स्थिर भया, स्थिर है, स्थिर 
होगया। श्रैसे नव प्रकार द्रव्य भया । इन एक एक का नव नव उत्पन्नपना आदि धर्म 
जानने । जैसे इक्यासी भेद लीये द्रव्य का वर्णान है। याके दोय लाख ते पचासकों 
गुरिये, असा एक कोडि (१०००००००) पद जानने । 


बहुरि श्रग्न कहिये, द्वादशाग विषे प्रधानभूत जो वस्तु, ताका श्रयन कहिये 
ज्ञान, सो ही है प्रयोजन जाका, श्रेसा श्रग्नायशीय नामा दूसरा पूर्व है । इस विषे सात 
से सुनय अर दुर्नेय, तिनिका श्रर सप्त तत्त्व, नव पदार्थ, षट्द्रव्य इत्यादि का वर्णन 
है । याके दोय लाख ते अ्रडतालीस कौ गुरिएयये, जैसे छिनवे लाख (६६०००००) 
पद है । 


बहुरि वीर्य कहिये जीवादिक वस्तु की शक्ति - समर्थता, ताका है भ्रनुप्रवाद 
कहिये वर्णन, जिस विषे असा वीर्यानुवाद नामा तीसरा पूर्व है। इस विपे शआ्रात्मा 
का वीयें, पर का वीये, दोऊ का वीय॑, क्षेत्रीय, कालवीर्य, भाववीर्य, तपोबीर्य इत्यादिक 
द्रव्य गुण पर्यायनि का शक्तिरूप वीर्य तिसका व्याख्यान है। याकौं दोय लाख ते पेतीस 
कौ गुरिये असे सत्तरि लाख (७००००००) पद है। 


बहुरि भ्रस्ति, नास्ति आदि जे धर्म तिनिका है प्रवाद कहिये प्ररूपण इस विष 
अंसा अस्ति नास्ति प्रवाद नासा चौथा पूर्व है। इस विषे जीवादि वस्तु श्रपने द्रव्य, 
क्षेत्र काल, भाव करि सयुक्त है। ताते स्यात्‌ अस्ति है। बहुरि पर के द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव विषे यह नाही है, ताते स्यान्नास्ति है । बहुरि भ्रनुक्रम ते स्व पर द्रव्य, क्षेत्र 
काल, भाव की अपेक्षा स्थात्‌ अस्ति - नास्ति है। बहुरि य्ुगपत्‌ स्व ॒पर द्रव्य, क्षेत्र 
काल, भाव की श्रपेक्षा द्रव्य कहने मे न आञावे, ताते स्यात्‌ अरवक्तव्य है । बहुरि स्व 
द्रव्य, क्षेत्र काल भाव करि द्रव्य अस्ति रूप है। बहुरि युगपत्‌ स्व पर द्रव्य, क्षेत्र 
काल, भाव करि कहने मे श्रावै, ताते स्यात्‌ अ्रस्ति श्रवक्तव्य है। बहुरि पर हव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव करि द्रव्य नास्तिरूप है । बहुरि युगपत्‌ स्व - पर द्रव्य, क्षेत्र, काल 
भाव करि द्रव्य कहने मे न भ्रावे; ताते स्थात्‌नास्तिअवक्तव्य है । बहुरि श्रनुक्रम तें 
स्व पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव श्रपेक्षा द्रव्य श्रस्ति नास्ति रूप है । भर युगपत्‌ स्व 
प्र द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की श्रपेक्षा अवक्तव्य है, ताते स्थात्‌ अ्रस्ति ह नास्ति अव- 
क्तव्य है। जैसे जिस प्रकार अस्ति नास्ति भ्रपेक्षा सप्त भेद कहं हैं ! तैसे एक-अवैक 


सम्परन्नानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ५११ 


धर्म अपेक्षा सप्त भग हो है । अभेद अपेक्षा स्थात्‌ एक है। भेद अपेक्षा स्थात्‌ अनेक 
है । क्रम ते अभेद भेद अपेक्षा स्यात्‌ एक - अ्रनेक है । युगपत्‌ अभेद भेद अपेक्षा स्थात्‌ 
श्रवक्तव्य है। अ्रभेद अपेक्षा वा युगपत्‌ अभेद-भेद अपेक्षा स्थात एक श्रवक्तव्य है। 
भेद श्रपेक्षा वा घुगपत्‌ अभेद भेद अपेक्षा स्यात्‌ अनेक अवक्तव्य है। क्रम ते अ्रभेद - 
भेद श्रपेक्षा वा गुगपत्‌ अभेद - भेद अपेक्षा स्थात्‌ एक - अनेक अ्रवक्तव्य है। असे 
ही नित्य अनित्य ने श्रादि दे भ्रनत धर्मनि के सप्त भग है। तहा प्रत्येक भंग तीन 
ग्रस्ति, नास्ति, अवक्तव्य, श्रर द्वियोगी भंग तीन अस्ति नास्ति, अस्ति अ्रवक्तव्य, 
नास्ति श्रवक्तव्य, अर त्रिसयोगी एक श्रस्ति - नास्ति - अरवक्तव्य । इनि सप्त भगनि 
का समुदाय सो सप्तभंगी सो प्रश्न के वश ते एक ही वस्तु विषे अविरोधपने सभ- 
वती नाना प्रकार नयनि की मुख्यता, गौणाता करि प्ररूपण कीजिए है । इहां सर्वथा 
नियमरूप एकात का अभाव लीए कथचित्‌ अंसा है अर्थ जाका सो स्यात्‌ शब्द 
जानना । इस अग के दोय लाख ते तीस कौ गुरिए सो साठि लाख (६०००००० ) 
पद है । 

बहुरि ज्ञाननि का है प्रवाद कहिए प्ररूपण, जिस विषे अँसा ज्ञानप्रवाद 
नामा पांचमां पूर्वे है । इस विषे मति, श्रुत्ति, श्रवधि, मन पर्यय, केवल ए पाच सम्य- 
ज्ञान श्र कुमति, कुश्रुति, विभंग ए तीन कुज्ञान इनिका स्वरूप, सख्या वा विषय वा 
फल इत्यादि श्रपेक्षा प्रमाण अ्प्रमाणता रूप भेद वर्णन कीजिए है । याके दोय लाख 
ते पचास को गुणे, एक कोटि होइ तिन मे स्थो एक घटाइए अँसे एक घाटि कोडि 
(६६६९६६६९) पद है। गाथा विष पंचस रूऊण शैसा कहा है | ताते पाचमा अग 
में एक घटाया अन्य सख्या गाथा श्रनुसारि कहिए ही है । 


बहुरि सत्य का है प्रवाद कहिए प्ररूपण इस विषे असा सत्यप्रवाद नासा 
छठा पूर्व है । इस विषे वचन गुप्ति - बहुरि वचन सस्कार के कारण, वहुरि वचन के 
प्रयोग, बहुरि बारह प्रकार भाषा, वहुरि बोलनेवाले जीवो के भेद, वहुरि बहुत प्रकार 
मृषा वचन, बहुरि दशप्रकर सत्य वचन इत्यादि वर्णन है । तहा असत्य न बोलना वा 
मौन धरना सो सत्य वचन गुप्ति कहिए । 


वहुरि वचन सस्‍्कार के कारण दोय एक तौ स्थान, एक प्रयत्न | तहा जिनि 
स्थानकनि ते अ्रक्षर बोले, जाहि ते स्थान आठ है - हृदय, कंठ, मस्तक, जिद्धा का मूल, 
दत, नासिका, होठ, तालवा । जैसे अ कार, क वर्ग, ह कार, विसर्ग इनिका कठ स्थान 
है भेसे अ्रक्षरनि के स्थान जानने । 


५१२५ ] [ भोम्मट्सार जीदकाण्ट बाथा २६५-३६६ 


बहुरि जिस प्रकार श्रक्षर कहे जाहि, ते प्रयत्न पाच है - स्पृष्टता, ईषत स्प- 
ष्टता, विवृतता, ईषद्विवृतता, सवृतता । तहा अग का अग ते रपर्श भए, अ्रक्षर बोलिए 
सो स्पृष्टता । किछ थोरा स्पर्श भए बोलिए, सो ईपत्स्पृष्टता अग कीं उघाडि बोलिंए, 
सो विवृतता किछू थोरा उघाडि बोलिए, सो ईपद्विवृतता अग ते अग कौ ढॉंकि 
बोलिए, सो सवृतता | जैसे प कारादिक होठ से होठ का स्पर्श भए ही उच्चारण होइ,' 
जैसे प्रयत्न जानने । 


बहुरि वचन प्रयोग दोय प्रकार शिष्टरूप भला वचन, दुप्टरूप बुरा वचन। 


बहुरि भाषा बारह प्रकार, तहा इसने अँसा कीया है, पैसा अ्रनिष्ट वचन 
कहने, सो अभ्याख्यान कहिए । बहुरि जाते परस्पर विरोध होइ, सो कलह वचन ॥ 
बहुरि पर का दोष प्रकट करना, सो पैशून्य वचन । बहुरि धर्म श्र काम मोक्ष का 
सबंध रहित वचन, सो असबद्ध प्रलाप वचन । बहुरि इन्द्रिय विषयनि विषे रति का 
उपजावन हारा वचन, सो रति वचन | बहुरि विषयनि विषे श्ररति का उपजावन 
हारा वचन, सो अरति वचन्त । बहुरि परिग्रह का उपजावने, राखने की आसक्तता का 
कारण वचन, सो उपधि वचन । बहुरि व्यवहार विषे ठिगनेरूप वचन, सो निकृति 
वचन । बहुरि तप ज्ञानादिक विषे श्रविनय का कारण वचन्न, सो श्रप्रराति वचन। 
बहुरि चोरी का कारणरूप वचन, सो मोष वचन । बहुरि भले मार्ग का उपदेशरूप 
वचन, सो सम्यग्दर्शन वचन । बहुरि मिथ्या मार्ग का उपदेशरूप वचन, सो मिथ्या- 
दर्शन वचन । असे बारह भाषा है । 


बहुरि बेइद्विय आ्रादि सैनी पचेन्द्रिय पर्यत वचन बोलने वाले वक्तानि के भेद 
हैं | बहुरि द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक करि मृषा जो असत्य वचन, सो बहुत अकार 
है । बहुरि जनपदादि दश प्रकार सत्य वचन पू्वे योग मार्गएा विषे कहि आए है, 
असा औसा कथन इस पूर्व विषे है । याके दोय लाख ते पचास कौ गुणिए भर छन्जुदा 
छट्टे इस वचन करि छह मिलाइए श्रैसे एक कोटि छह (१००००००६) पद हैं। 


बहुरि आत्मा का प्रवाद कहिए प्ररूपण है, इस विपे असा आत्मप्रवाद दासा 
सातमां पूर्व है । इस विषे गाथा - 


जीवो कत्ता य वेत्ता य पाणी भोत्ता य पुर्गलो । 
वेदी विण्ह्‌ सयंभू य सरीरी तह माणवो॥ 


सम्पंग्लानचन्द्रिका भाषादीका ] | ५१३ 


सत्ता जंतु य मारयी य सायी जोगी य संकुडो । 
श्रसकुडो य खेत्तण्ह्ू, श्रंतरप्पा तहेव य ।। 


इत्यादि आ्रात्मस्वरूप का कथन है; इनका श्रर्थ लिखिए है । 


जीवति कहिये जीवै है, व्यवहार करि दश प्राणनि कौ, निश्चय करि ज्ञान 
दर्शन सम्यक्त्वरूप चैतन्य प्राण॒नि कौ धारे है । श्रर पूर्वे जीया, आगे जीवेगा, तातें 
ग्रात्मा'को जीव कहिए । 

बहुरि व्यवहार करि शुभाशुभ कर्म कौ अर निश्चय करि चैतन्य प्राणनि कीं 
कर, है; ताते कर्ता कहिए । 

बहुरि व्यवहार करि सत्य अरसत्य वचन बोले है, ताते वक्ता है। निश्चय 
करि वक्ता नाही है । 


बहुरि दोऊ नयनि करि जे प्राण कहे, ते याके पाइए है । ताते प्राणी कहिएऐं ।' 


बहुरि व्यवहार करि शुभ अशुभ कर्म के फल कौ अर निश्चय करि निज 
स्वरूप कौ भोगवे है, तातें भोक्ता कहिए । 


बहुरि व्यवहार करि कर्म-नोकर्मरूप पुदूगलनि कौ पूरे है श्रर गाले है, ताते 
पुदूगल कहिए । निश्चय करि आत्मा पुदूगल है नाही। 


बहुरि दोऊ नयनि करि लोकालोक सबधी त्रिकालवर्ती सर्व ज्ञेयनि कौ “वेत्ति' 
कहिए जाने है, ताते वेदक कहिए । 


बहुरि व्यवहार करि अपने देह कौ वा केवल समुद्धात करि सर्व लोक कौ 
श्रर निश्चय करि ज्ञान ते सर्व लोकालोक कौ वेवेष्टि कहिए व्याप॑ है, ताते विष्णु 
कहिए । 


बहुरि यद्यपि व्यवहार करि कर्म के वशते ससार विषे परिणवे है, तथापि 
निश्चय करि स्वय आप ही आप विषे ज्ञान - दर्शन स्वरूप ही करि भवति कहिए 
परिणव है, ताते स्वयभू कहिए । 


बहुरि व्यवहार करि' श्रौदारिक श्रादिक शरीर, याक॑ हैं, ताते शरीरी कहिये; 
निश्चय करि शरीरी नाही है । 


५१४ ] ] गोस्सटसार जीवकाण्ड गाथा ३६५-३६६ 


बहुरि व्यवहार करि मनुष्यादि पर्यायरूप परिणवे है, ताते मानव कहिए। 
उपलक्षण ते नारकी वा तिर्यच वा देव कहिए । निश्चय करि मनु कहिए ज्ञान, तीहिं 
विषे भवः कहिए सत्तारूप है, ताते मानव कहिए । 


बहुरि व्यवहार करि कुटुब, मित्रादि परिग्रह विषे सजति कहिये श्रासक्त होइ 
प्रवर्ते है, ताते सक्ता कहिए । निश्चयकरि सक्ता नाही है । 


बहुरि व्यवहार करि ससार विष नाना योनि विष जायते कहिए उपज है, 
जाते जतु कहिये । निश्चय करि जतु नाही है । 


बहुरि व्यवहार करि मान कहिए भ्रहकार, सो याके है, ताते मात्ती कहिए। 
निश्चयकरि मानी नाही है । 


बहुरि व्यवहार करि माया जो कपटाई, सो याक॑ है, ताते मायावी कहिए। 
निश्चय करि मायावी नाही है । 


बहुरि व्यवहारकरि मन, वचन, काय क्रियारूप योग याके है,-ताते योगी 
कहिए । निश्चय करि योगी नाही है । 


बहुरि व्यवहार करि सूक्ष्म निगोदिया लब्धि श्रपर्याप्तक की जघन्य अ्वगाहना 
करि प्रदेशनि को सकोचे है, ताते सकुट है । बहुरि केवलिसमुद्धात करि सर्व लोक 
विष व्यापै है, ताते श्रसकुट है । निश्चय करि प्रदेशनि का सकोच विस्तार रहित 
किचित्‌ ऊन चरम शरीर प्रमाण है, ताते सकुट, असकुट नाही है । 


बहुरि दोऊ नय करि क्षेत्र, जो लोकालोक, ताहि जानाति (ज्ञ) कहिए जाने 
है, ताते क्षेत्र्ष कहिए । 


बहुरि व्यवहार करि श्रष्ट कर्मनि के श्रभ्यतर प्रवर्त है । अर निश्चय करि. 
चैतन्य स्वभाव के अभ्यतर प्रवर्ते है, ताते अतरात्मा कहिए । 


चकार ते व्यवहार करि कर्म - नोकम रूप मूर्तीक द्रव्य के सबध ते मूर्तीकि 
है, निश्चय करि श्रमूर्तीक है। इत्यादिक श्रात्मा के स्वभाव जानने। इनिका 
व्याख्यान इस पूर्व विषे है । याके दोय लाख ते तेरह से कौ गुणिए असे छब्बीस 
कोडि ( २६००००००० ) पद है | 


तम्फश्ानचन्द्रिका भाषारोका ] [ श१ए्‌ 


बहुरि कर्म का है प्रवाद कहिए प्ररूपण, इसविपषे जैसा कर्मप्रवाद नामःर 
श्राठसा पूर्व है । इसविषे मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति, उत्तरोत्तर प्रकृतिरूप भेद लीए 
बध, उदय, उदीरणा, सत्ता रूप अ्रवस्था कौ धरे ज्ञानावरणा[्‌दिक कर्म, तिनिके स्व- 
रूप कौ वा समवधान, ईर्यापथ, तपस्या, अद्यःकर्म इत्यादिक क्रियारूप कर्मनि कौ 
प्ररपिए है । याके दोय लाख ते निवे कौ गृूरिएए, असे एक कोडि अस्सी लाख 
( १८५० ००००० ) पद है | 


बहुरि प्रत्यास्यायते कहिए निषेधिए है पाप जाकरि, ऐसा प्रत्याख्यान नाभा 
नवमां पूर्व है । इसविषे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अपेक्षा जीवनि का 
सहनन वा बल इत्यादिक के अनुसार करि काल मर्यादा लीए वा यावज्जीव प्रत्या- 
ख्यान कहिए सकल पाप सहित वस्तु का त्याग, उपवास की विधि, ताकी भावना, 
पाच समिति, तीन गुप्ति इत्यादि वर्णन कीजिए है। याके दोय लाख ते वियालीस कौ 
गुणिए, असे चौरासी लाख (5४०००००) पद है । 


बहुरि विद्यानि का है अनुवाद कहिए अनुक्रमते वर्णन इस विषे जैसा विद्या- 
नुवाद नामा दशस्मां पूर्व है । इसविषे सात से अगुष्ठ, प्रेत्ससेन आदि अल्पविद्या अर 
पाच से रोहिणी आदि महाविद्या, तिनका स्वरूप, समर्थेता, साधनभूत मत्र, यत्र, पूजा, 
विधान, सिद्ध भये पीछे उन्त विद्यानि का फल बहुरि अतरिक्ष, भोम, अग, स्वर, स्वप्न, 
लक्षण, व्यजन, छिन्‍न ए आठ महानिमित्त इत्यादि प्ररुपषिए। सो याके दोय लाख ते 
पचावन कौ गरिएए जैसे एक कोड दश लाख (११००००००) पद है। 


बहुरि कल्याणनि का है वाद कहिए प्ररूपण जाविषे ग्रेसा कल्यारपवाद 
नासा ग्यारह्वां पूर्व है । इस विषे तीर्थंकर, चक्रवति, बलभद्र, नारायरा, प्रतिनारायण 
इनके गर्भ आदिक कल्याण कहिए महा उच्छव बहुरि तिनके कारणभूत षोडश 
भावना, तपश्चरण श्रादिक क्रिया । बहुरि चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र इनिका गमस- 
विशेष, ग्रहण, शकुन, फल इत्यादि विशेष वर्णन कीजिए हैं । याके दोय लाख ते तेरह 
से कौ गृणिए असे छब्बीस कोडि (२६०००००००) पद है । 


बहुरि प्राणनि का है आवाद कहिए प्ररूपण इसविषे असा प्राणावाद नामा 
बारह्नां पूरे है। इंसविषे चिकित्सा आदि आठ प्रकार वैद्यक, श्र भूतादि व्याधि दूर 
करने कौ कारण मत्रादिक वा विष दूरि करणहारा जो जागुलिक, ताका कर्म वा 


५१६ ] [ गोस्सटसार जीवकाण्ड गाथा ३६४-३६८ 


इला, पिंगला, सुष्मणा, इत्यादि स्वरोदय रूप बहुत प्रकार कारणारूप सासो- 
स्वास का भेद, बहुरि दश प्राणनि कौ उपकारी वा श्रनुपकारी वस्तु गत्यादिक के 
अनुसारि वर्णन कीजिए है; सो जाके दोय लाख ते छह से पचास कौ गुणिए, ऐसे 
तेरह कोडि ([ १३००००००० ) पद हैं ॥ 


बहुरि क्रिया करि विशाल कहिए विस्तीणं, शोभायमान जैसा क्रियाविशाल 
त्तामा तेरह्वां पूर्व है । इसविषे सगीत, शास्त्र, छुद, भ्रलकारादि शास्त्र, बहत्तरि कला, 
चौसठि स्त्री का गुण शिल्प आदि चातुर्यता, गर्भाधान भ्रादि चोरासी क्रिया, सम्यग्द- 
शंनादि एक से आठ क्रिया, देववदना आदि पचीस क्रिया और नित्य नेमित्तिक क्रिया 
इत्यादिक प्ररूपिए हैं। याक्रे दोय लाख ते च्यारि से पचास कौ गुरिएए असे नव कोड़ि 
( ६००००००० ) पद है ॥ 


बहुरि त्रिलोकनि का बिंदु कहिए श्रवयव भ्रर सार सो प्ररूपिए है, याविषे 
औैसा ज्िलोकबिदुसार नामा चौदह्नां पूर्व है। इसविषे तीन लोक का स्वरूप श्रर 
छब्बीस परिकर्म, भ्राठ व्यवहार, च्यारि बीज इत्यादि गणित श्रर मोक्ष का स्वरूप, 
मोक्ष का कारणभूत क्रिया, मोक्ष का सुख इत्यादि वर्णन कीजिए है। याके दोय लाख 
ते छह से पचीस कौ गुरिएए, जैसे बारह कोडि पचास लाख (१२५००००००)पद हैं। 


असे चौदह पुर्वेनि के पदनि की सख्या हो है | इहा दोय लाख का गुणकार 
का विधान करि गाथा विषे सख्या कही थी, ताते टीका विषे भी तैसे ही कही है । 
सामाइय चउवीसत्थयं, तदो वंदरणा पडिक्कसर्ण । 
वेणइयं किदियस्मं, दसवयालं च उत्तरज्भयर्ण ॥३६७॥ 
कप्पववहार-कप्पाकप्पिय-सहकप्पियं च॒ पुडरियं। 
मह॒पु डरोयणिसिहियमिदि चोहसमंगबाहिरयं ॥ ३ ६८॥ 
सामायिक चतुविशस्तव, ततो वंदना प्रतिक्रमरणं । 
वेनयिक॑ कृतिकर्म, दशवेकालिकं च उत्तराध्ययन ॥।३६७॥। 


कल्प्यव्यवहार - कल्प्याकल्प्य - महाकल्प्य च पुडरीक । 
महापुडरीक॑ निषिद्धिका इति चतुर्देशागवाह्य ॥३६८॥ 


सम्यस्जञानचनल्िका सापाटीका | [ ५४१७ 


टीका - बहुरि प्रकोर्णंक नत्ञामा अगवादह्य द्रव्यश्षुत, सो चोदह प्रकार है। 
सामायिक, चतुविशतिस्तव, वदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवेकालिक, 
उत्तराधष्ययन, कल्प्यव्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुडरीक, महापुडरीक, 
निषिद्धिका । 


तहा सं कहिए एकत्वपने करि आयः कहिए आगमन पर द्रव्यनि ते निवृति 
होइ, उपयोग की श्रात्मा विष प्रवृत्ति 'यहु में ज्ञाता द्रष्टा हो श्रेसे आत्मा विष उप- 
योग सो सामायिक कहिए । जाते एक ही आत्मा सो जानने योग्य है, ताते ज्ञेय है । 
श्रर जानने हारा है, ताते ज्ञायक है । ताते झ्ाप कौ ज्ञाता द्र॒ष्टा श्रनुभवे है । 


श्रथवा सम कहिए राग-द्वेष रहित मध्यस्थ आत्मा, तिस विषे आयः कहिए 
उपयोग की प्रवृत्ति, सो सामायिक कहिए, समाय है प्रयोजन जाका सो सामाय्रिक 
कहिए । नित्य नेमित्तिक रूप क्रिया विशेष, तिस सामायिक का प्रतिपादक शास्त्र 
सो भी सामायिक कहिए । 


सो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भेद करि सामायिक छह प्रकार है। 


तहा इृष्ट - भ्रनिष्ट नाम विषे राग द्षन करना। श्रथवा किसी वस्तु का 
सामायिक असा नाम धरना, सो नाम सामायिक है । 


बहुरि मनोहर वा अमनोहर जो स्त्री - पुरुषादिक का आराकार लीए काठ, 
लेप, चित्रामादि रूप स्थापना तिन विषे राग - द्वेघ न करना। अथवा किसी वस्तु 
विष यहु सामायिक है, भैसा स्थापना करि स्थाप्यो हवा वस्तु, सो स्थापतासामायिक 
है । बहुरि इष्ट - अनिष्ट, चेतन - अचेतन द्रव्य विषे राग - हेष न करना । अथवा 
जो सामायिक शास्त्र कौ जाने है अर वाका उपयोग सामायिक विषे नाही है, सो 
जीव वा उस सामायिक शास्त्र के जाननेवाले का शरीरादिक, सो द्रव्य सामायिक है । 


बहुरि ग्राम, नगर, वनादिक इप्ट अनिप्ट क्षेत्र, तिन विष राग हेष न करना, 
सो क्षेत्र द्वामायिक है । 


बहुरि बसत श्रादि ऋतु भ्रर शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष, दिन, वार, नक्षत्र इत्यादि 
इष्ट - अनिष्ट काल के विशेष, तिनिविषे राग -द्वेष न करना, सो काल सामायिक 


है। 


भ्श्प ] [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाथा ३६७ ३६८ 


बहुरि भाव, जो जीवादिक तत्त्व विषे उपयोगरूप पर्याय, ताके भिध्यात्वक- 
षायरूप सकक्‍्लेशपना की निवृत्ति अथवा सामायिक शास्त्र कौ जाने है श्र उस ही 
विषे उपयोग जाका है, सो जीव अश्रथवा सामायिक पर्यायरूप परिणमन, सो भाव- 
सामायिक है । 


असे सामायिक नामा प्रकीर्णक कह्मा है । 


बहुरि जिस काल विषे जिनका प्रवर्तन होइ, तिस काल विषे तिन ही चौबीस 
तीर्थंकरनि का नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव का आश्रय करि पच कल्याणक, चौंतीस 
अतिशय, श्राठ प्रातिहार्य, परम आभौदारिक दिव्य शरीर, समवसरणसभा, धर्मोपदेश 
देना इत्यादि तीर्थकरपने की महिमा का स्तवन, सो चतुविशत्तिस्तव कहिए | ताका 
प्रतिपादक शास्त्र, सो चतुविशतिस्तव नामा प्रकीर्णक है । 


बहुरि एक तीर्थंकर का अ्रवलबन करि प्रतिमा, चैत्यालय इत्यादिक की स्तुति, 
सो वदना कहिए । याका प्रतिपादक शास्त्र, सो वंदना प्रकीर्णक कहिए । 


बहुरि प्रतिक्रम्यते कहिए प्रमाद करि कीया है दैवसिक आदि दोष, तिनिंका 
निराकरण जाकरि कीजिए, सो प्रतिक्रमण प्रकीर्णंक कहिए। सो प्रतिक्रमण प्रकीर्णक 
सात प्रकार है - दैवसिक, राज्निक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक, ऐयपिथिक 
उत्तमार्थ । 


तहा सध्यासमय दिन विषे कीया दोष, जाकरि निवारिए, सो देवसिक है। 
बहुरि प्रभातसमय रात्रि विषे कीया दोष जाकरि निवारिए, सो रात्रिक है | बहुरि 
पद्रह्ले दिन, पक्ष विषे कीया दोष जाकरि निवारिए, सो पाक्षिक कहिए । बहुरि चौथे 
महीने च्यारिमास विषे कीए दोष जाकरि निवारिए, सो चातुर्मासिक कहिए । बहुरि 
वर्षवे दिन एकवर्ष विषे कीए दोष जाकरि निवारिए, सो सावत्सरिक कहिए । बहुरि 
गमन कर ते निपज्या दोष जाकरि निवारिए, सो ऐगयॉपिथिक कहिए। बहुरि सर्व 
पर्याय सबधी दोष जाकरि निवारिए, सो उत्तमार्थ है। श्रैसे सात प्रकार प्रतिक्रमण 


जानना । 


सो भरतादि क्षेत्र श्र दु षमादिकाल, छह सहनन करि स्युक्त स्थिर वा 
श्रस्थिर पुरुषनि के भेद, तिनकी अपेक्षा प्रतिक्रमण का श्रतिपादक शास्त्र, सो प्रति- 


ऋमरा नामा प्रकीर्ंक कहिए । 


सम्पग्ज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ५१६ 


बहुरि विनय है प्रयोजन जाका, सो वेचथिक नामा प्रकोरणंक कहिए । इस- 
विष ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, उपचार सबधी पच प्रकार विनय के विधान का 
प्ररूपण है । 


बहुरि कृति कहिये क्रिया, ताका कर्म कहिए विधान, इसविपषे प्ररूपिए है, 
सो कृतिकर्म नामा प्रकीर्णेक कहिए । इसविपषे श्रहँत, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय, साधु 
झ्रादि नव देवतानि की वदना के निमित्त आप आधीन होना, सो आत्माधीनता श्रर 
गिरद भ्रमणरूप तीन प्रदक्षिणा अर पृथ्वी ते श्रग लगाइ दोय नमस्कार अर शिर 
नवाइ च्यारि नमस्कार श्रर हाथ जोडि फेरनरूप बारह श्रावर्त इत्यादि नित्य - 
नैमित्तिक क्रिया का विधान निरूपिए है । 


बहुरि विशेष रूप जे काल, ते विकाल कहिए । तिनिकौ होते जो होय सो 
वैकालिक, सो दश वेकालिक इस विषे प्ररूपिए है, जैसा दशवेकालिक नासा प्रकीर्णक 
है । इस विषे मुनिका आचार अर आहार की शुद्धता अर लक्षण प्ररूपिए है । 


बहुरि उत्तर जिस विषे श्रधीयंते कहिए पढिए, सो उत्तराध्ययन नामा 
प्रकी्णंक है । इस विषे च्यारि प्रकार उपसर्ग, बाईस परिषह, इनिके सहने का विधान 
वा तिनिका फल भ्रर इस प्रश्न का यहु उत्तर जैसे उत्तर विधान प्ररूपिए है । 


बहुरि कल्प्य कहिए योग्य आचरण, सो व्यवहियते अस्मिन्‌ कहिए प्रवृत्ति- 
रूप कीजिए जाविषे अैसा कल्प्यव्यवहार नामा प्रकीर्णक है । इस विषे मुनीश्वरनि के 
योग्य आचररणुनि का विधान अर अयोग्य का सेवन होते प्रायश्चित्त प्ररूपिए है। 


बहुरि कल्प्य कहिए योग्य अर अकल्प्य कहिए श्रयोग्य प्ररूपिए है जाविषे, 
जैसा कल्प्याकल्प्य नामा प्रकीर्णक है । इसविपषे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अपेक्षा साधुनि 
कौ यहु योग्य है, यहु श्रयोग्य है; असा भेद प्ररूपिए है । 


बहुरि मह॒तां कहिए महान्‌ पुरुषनि के कल्प्य कहिए योग्य, श्रैसा आचरण 
जाविषे प्ररूपिए है, सो भहाकल्प्य नासा प्रकीर्णक है । इसविषे जिनकल्पी महामुनिनि 
के उत्कृष्ट सहनन योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव विपषे प्रवर्ते तिनके प्रतिमायोग वा 
आतापनयोग, अश्रावकाश, वृक्षतल रूप त्रिकाल योग इत्यादि आचरण प्ररूपिए है । 
अर स्थविरकल्पीनि को दीक्षा, शिक्षा, सघ का पोषण, यथायोग्य शरीर का सम्रा- 


५१० ] [ गोस्सटसार जौवकाण्ड गाया ३६९ 


धान, सो आत्मसस्कार सललेखना उत्तम श्रर्थ स्थान कौं प्राप्त उत्तम आराधना, 
इसिका विशेष प्ररूपिए है । 


बहुरि पुडरीक नामा प्रकीर्णक भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी, कल्पवासी इनि 
विषे उपजने कौं कारण अंसा दान, पुजा, तपश्च रण, अ्रकामनिर्जरा, सम्यक्त्व, सयम 
इत्यादि विधान प्ररूपिये है। वा तहा उपजने ते जो विभवादि पाइए, सो प्ररूपिये है। 


बहुरि महान्‌ जो पुडरीक, सो महापुडरीक नासा प्रकीर्णक है। सो महधिक 
जे इद्र, प्रतीद्र, श्रहभिद्रादिक, तिनविषे उपजने कौ कारण असे विशेष तश्चरणादि, 
तिनिकों प्ररूपष है । 


बहुरि निषेधनं कहिए प्रमाद करि कीया दोष का निराकरण, सो निषिद्धि 
कहिए सज्ञा विष क प्रत्ययकरि निषिद्धिका नाम भया, सो असा निषिद्धिका नाम 
प्रकीर्णक प्रायश्चित शास्त्र है । इस विषे प्रमादते कीया दोष का विशुद्धता के निमित्त 
अनेक प्रकार प्रायश्चित्त प्ररूपिए है। याका निसतिका असा भी नाम है । 


अैसे अगबाह्य श्रुतज्ञान चौदह प्रकार कह्या । याके श्रक्षरनि का प्रमाण पूर्व 
कद्या ही है । 
आगे श्रुतज्ञान की महिमा कहै है - 
सुदकेवल च णाणं, दोण्णि वि सरिसाणि होति बोहादो । 
सुदणाण तु परोक्‍्खं, पच्चकर्ख केवल राणं ॥३९८॥ 
श्रुतकेवलं च ज्ञान, हें अपि सह्शे भवतों बोधात्‌ । 
श्रुतज्ञानं तु परोक्ष, प्रत्यक्ष केवल ज्ञान ॥३६९॥ 


टीका - श्रुतज्ञान अर केवलज्ञान दोऊ समस्त वस्तुनि के द्रव्य, गुरा, पर्यव 
जानने की अपेक्षा समान है । इतना विशेष श्रृतज्ञान परोक्ष है, केंवलज्ञान 
प्रत्यक्ष है । 


भावार्थ -- जैसे केवलज्ञान का अपरिमित विपय है, तैसे श्रुतज्ञान का ग्रप 
रिमित विषय है । शास्त्र ते सवेनि का जानने की शक्ति है, परि श्रुतज्ञान सर्वोत्किष्ट 


पम्यग्तानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ५२१ 


भी होइ, तौ भी सर्व पदार्थनि विषे परोक्ष कहिए अविशद, अस्पष्ट ही है। जाते 
अ्रमूतिक पदार्थनि विषे वा सूक्ष्म अर्थ-पर्यायनि विषे वा अ्रन्य सूक्ष्म अशनि विषे विश- 
दता करि प्रवृत्ति श्रुतज्ञान को न हो है । बहुरि जे मूृतिक व्यजनपर्याय वा श्रन्य स्थल 
अश इस ज्ञान के विषय है। तिनि विषे भी अ्रवधिज्ञानादि की नाई प्रत्यक्ष रूप न 
प्रवर्तें है । ताते श्रुतज्ञान परोक्ष है । 


बहुरि केवलज्ञान प्रत्यक्ष कहिए विशद श्रर स्पष्टरूप मूरतिक - भ्रमूर्तिक 
पदार्थ, स्थूल - सूक्ष्म पर्याय, तिनि विषे प्रवर्तें है, जाते समस्त श्रावरण श्रर वीर्यांतराय 
के क्षय ते प्रकट हो है, ताते प्रत्यक्ष है। श्रक्ष कहिए श्रात्मा, तिहि प्रति निश्चित होइ, 
कोई पर द्रव्य की श्रपेक्षा न चाहे, सो प्रत्यक्ष कहिए । प्रत्यक्ष का लक्षण विशद वा स्पष्ट 
है । जहा अ्रपने विषय के जानने मैं कसर न होइ, ताकौं विशद वा स्पष्ट कहिए । 


बहुरि उपात्त वा शभ्रनुपात्तहूप पर द्रव्य की सापेक्षा कौ लीए जो होइ, सो 
परोक्ष कहिये । याका लक्षण अविशद - अस्पष्ट जानना । मन, नेत्र श्रनुपात्त है, अन्य 
चारि इद्री उपात्त है। 


श्रैसे श्रुतज्ञान केवलज्ञान विषे प्रत्यक्ष, परोक्ष लक्षण भेद ते भेद है। बहुरि 
विषय श्रपेक्षा समानता है । सोई समतभद्वाचार्य देवागम स्तोत्र विषे कह्मया है- 


स्याद्रादकेवलज्ञाने, सर्वेतत्त्वप्रकाशने । 
भेदः साक्षादसाक्षाच्च, ह्मवस्त्वन्यतमं भवेत्‌ 


याका श्रर्थ -- स्याह्गाद तो श्रृतज्ञान अर केवलज्ञान ए दोऊ सर्व तत्त्व के 
प्रकाशी हैं, परन्तु प्रत्यक्ष परोक्ष भेद ते भेद पाइए है । इनि दोऊ प्रमाणनि बविषे अन्य 
तम जो एक, सो अवस्तु है। एक का श्रभाव माने दोऊनि का अभाव - विनाश 
जावना । 


आगे शास्त्रकर्ता पैसठि गाथानि करि अवधिज्ञान कौ प्ररूपे है- 


श्रवहीयदि त्ति ओही, सीमाणाणे त्ति वण्णियं समये । 
भवगुणपच्चयविहियं, जमोहिणारणो त्ति णं बेंति! ॥३७०॥९ 


१ पाठभेद--जमोहि तमोदहि । 
२ पद्खडागम - घवला पुस्तक १, गाथा स. १८४; पृष्ठ ३६१ | 


५२२ ] [ गोम्मटसार जीवकाष्ड गाथा ३७६ 


ग्रवधीयत इत्यवधिः सीमाज्ञानसिति वरितं समये । 
भवगुराप्रत्ययविधिकं, यदवधिज्नानसिति ब्रृवति ॥३७०॥। 


टीका --- श्रवधीयते कहिए द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव करि परिमाण जाका 
कीजिए, सो अ्रवधिज्ञान जानना । जैसे मति, श्रुत, केवलज्ञान का विषय द्रव्य, क्षेत्रादि 
करि अपरिमित है, तैसे भ्रवधिज्ञान का विषय अपरिमित नाही | श्रुतज्ञान करि भी 
शास्त्र के बल ते अलोक वा अ्नन्तकाल श्रादि जाने | अ्रवधिज्ञान करि जेता द्रव्य, 
क्षेत्र काल, भाव प्रमाण आगे कहैंगे, तितना ही प्रत्यक्ष जाने । ताते सीमा जो द्रव्य 
क्षेत्रादि की मर्यादा, ताकौ लीए है विषय जाका, श्रेसा जो ज्ञान, सो श्रवधिज्ञान है, 
असे सर्वज्ञदेव सिद्धात विषे कहे है । 


सो श्रवधिज्ञान दोय प्रकार कह्मया है। एक भवप्रत्यय, एक गुरुप्रत्यय । तहा 

भव जो नारकादिक पर्याय, ताके निमित्त ते होइ, सो भवप्रत्यय कहिए, जो नार- 
कादि पर्याय धार ताके अवधिज्ञान होइ ही होइ, ताते इस अ्रवधिज्ञान कौ भवप्रत्यय 
कहिए । बहुरि गुणप्रत्यय कहिए सम्यग्दर्शनादि रूप, सो है निमित्त जाका, सो गुण- 
प्रत्यय कहिए । मनुष्य, तिर्यंच सर्वे ही क॑ भ्रवधिज्ञान नाही, जाके सम्यग्दश्शनादिक 
की विशुद्धता होइ, ताके अ्वधिज्ञान होडइ, ताते इस अवधिज्ञान कौ गुणप्रत्यय 
कहिए । 

भवपच्चइगों सुरणिरयारं तित्थे वि सब्वश्म गुत्थी । 

गुणपच्चइगो णरतिरियाणं सखादिचिह णभ्नवों ॥३७१॥ 


भवप्रत्ययकं सुरनारकाणां तीर्थेंषपि सर्वागोत्यस्‌ । 
गुराप्रत्ययक नरतिरस्चां शलादिचिक्न भवम्‌ ॥३७१॥ 
टीका -- तहा भवप्रत्यय अवधिज्ञान देवनि के, नारकीनि के अर चरम 
शरीरी तीर्थंकर देवनि के पाइए है । सो यहु भवप्रत्यय अवधिज्ञान 'सर्वायोत्य कहिए 
सर्व श्रात्मा के प्रदेशनि विषे तिष्ठता भ्रवधिज्ञानावरण अर वीर्यातराय कर्म, ताके 
क्षयोपशम ते उत्पन्न हो है । 


बहुरि गुराप्रत्यय भ्रवधिज्ञान है, सो पर्याप्त मनुष्य अर सैनी पचेद्री पर्याप्त 
तिर्यंच, इनिके सभवे है । सो यहु गुणप्रत्यय भ्रवधिज्ञान शखादिचिन्हभवम्‌' कहिंए 


सम्यस्ज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] [ #२रे 


नाभि के ऊपरि शख, कमल, वज्र, साथिया, माछला, कलस इत्यादिक का श्राकार 
रूप जहा शरीर विषे भले लक्षण होइ, तहा सबधी जे आत्मा के प्रदेश, तिनि विषे 
तिष्ठता जो अ्रवधिज्ञानावरण कर्म श्र वीर्यांतराय कम, तिनिके क्षयोपशम ते उत्पन्न 


हो है। 


. भवप्रत्यय अवधिज्ञान विषे भी सम्यग्दर्शनादि गुण का सदुभाव है, तथापि उन 
गुणो की श्रपेक्षा नाही करने ते भवप्रत्यय कह्या अर गृणप्रत्यय विषे मनुष्य तिर्य॑च 
भव का सदुभाव है, तथापि उन पर्यायनि की शअश्पेक्षा नाही करने ते गृणप्रत्यय 
कह्या है । 


गुणपच्चइगो छठद्धा, अणुगावटिठिदपवड्ठसाणिदरा । 
देसोही परमोही, सब्बोहि त्ति थ तिधा ओही ॥३७२॥ 


गुणप्रत्ययकः षोढा, अनुगावस्थितप्रवर्धमानेतरे । 
देशावधिः प्र्ावध्रि:, सर्वावधिरिति च न्रिधा अवधिः ॥॥३७२॥। 


टीका - जो गुणप्रत्यय अ्रवधिज्ञान है, सो छह प्रकार है - अनुगामी, श्रव- 
स्थित, वर्ध मान, अ्रर इतर कहिए अननुगामी, अनवस्थित, हीयमान असे छह प्रकार है। 


तहा जो अवधिज्ञान अपने स्वामी जीव के साथि हो गमन करे, ताकौ अनु- 
गासी कहिए । ताके तीन भेद - क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी, उभयानुगामी । तहा जो 
ग्रवधिज्ञान जिस क्षेत्र विषे उपज्या था, तिस क्षेत्र कौ छोडि, जीव और क्षेत्र विषे 
बिहार कीया, तहा भी वह अ्रवधिज्ञान साथि ही रह्या, विनष्ट न हुवा और पर्याय 
धरि विनष्ट होइ, सो क्षेत्रानुगामी कहिए । बहुरि जो अ्रवधिज्ञान जिस 
पर्याय विषे उपज्या था, तिस पर्याय कौ छोडि, जीव और पर्याय कौ धर्‌था तहा भी 
वह अवधिज्ञान साथि ही रह्या, सो भवानुगामी कहिए । बहुरि जो अ्रवधिज्ञान जिस 
क्षेत्र वा पर्याय विपे उपज्या था, ताते जीव अन्य भरतादि क्षेत्र विषे गमन कीया वा 
अन्य देवादि पर्याय धर्‌चा, तहा साथि ही रहै, सो उभयानुगामी कहिए । 


बहुरि जो अवधिज्ञान अपने स्वामी जीव की साथि गमन न करे, सो अनन- 
गामी कहिए । याके तीन भेद क्षेत्राननुगामी, भवाननुगामी, उभयाननुगामी । तहा जो 
अवधिज्ञान जिस क्षेत्र विष उपज्या होइ, तिस क्षेत्र विष तो जीव और पर्याय 'घरौ वा 


४२४ ] [ गोम्मदसार जोवकाण्ड गाथा ३७३ 


मति धरौ वह अवधिज्ञान साथि ही रहै है | श्र उस क्षेत्र ते जीव श्रौर कोई भरत, 
ऐरावत, विदेहादि क्षेत्रनि विषे गसन करे, तो वह ज्ञान शअ्रपने उपजने का क्षेत्र ही 
विषे विनष्ट होइ, सो क्षेत्राननुगामी कहिए । बहुरि जो अ्वधिज्ञान जिस पर्याय विष 
उपज्या होइ, तिस पर्याय विषे तौ जीव श्रौर क्षेत्र विषे तौ गमन करौ वा मति करौ 
वह अवधिज्ञान साथि रहे अर उस पर्याय ते अन्य कोई देव मनुष्य आदि पर्याय धरै 
तो अपने उपजने का पर्याय विषे विनष्ट होइ, सो भवाननुगामी कहिये । बहुरि जो 
ग्रवधिज्ञान और क्षेत्र विष वा और पर्याय विषे जीव कौ प्राप्त होते साथि न रहै; 
अपने उपजसने का क्षेत्र वा पर्याय विषे ही विनष्ट होइ, सो उभयाननुगामी कहिए । 


बहुरि जो अवधिज्ञान सूर्यमडल की ज्यो घटे बध नाही, एक प्रकार ही रहे, 
सो अवस्थित कहिए । 

बहुरि जो श्रवधिज्ञान कदाचित्‌ बधे, कदाचित्‌ घट, कदाचित्‌ अ्रवस्थित रहै; 
सो भ्रनवस्थित कहिये । 

बहुरि जो अवधिज्ञान शुक्ल पक्ष के चद्रमडल की ज्यों बधता बघता भपने 
उत्कृष्ट पर्यत बधे, सो वर्धमान कहिए । 

बहुरि जो अवधिज्ञान कृष्ण पक्ष के चद्रमडल की ज्यो घटता घटता श्रपने 
नाश पर्यत घटे, सो हीयमान कहिए । अँसे गुरणप्रत्यय अवधिज्ञान के छह भेद कहे । 

बहुरि तेसे ही सामान्यपने अ्रवधिज्ञान तीन प्रकार है - देशावधि, परमा- 
वधि, सवर्विधि ए तीन भेद है । तहा गुणप्रत्यय देशावधि ही छह प्रकार जानना । 


भवपच्चइगो ओही, देसोही होदि परमसब्वोही । 
गुरापच्चइगो रियसा, देसोही वि य गुणे होदि ॥३७३॥ 


भवप्रत्ययकोवधिः, देशावधिः भवति परमसर्वाविधिः । 
युखाप्रत्ययको नियमातू, देशावधिरपि च ग्रुणे भवति ॥३७३॥ 
टीका -- भवप्रत्यय अवधि तौ देशावधि ही है, जाते देव, नारकी, गृहस्थ, 
तीथंकर इनके परमावधि सर्वावधि होइ नाही । 
बहुरि परमावधि श्र सव्विधि निश्चय सौ गुणप्रत्यय ही है, जाते सयमरूप 
विशेष गुण बिना न होइ । 


सम्यग्सानचन्द्रिका भाषादीका | [ ५४२१५ 


बहुरि देशावधि भी सम्यग्दर्शनादि गुण होत सते हो है, ताते गुणप्रत्यय 
श्रवधि तौ तीन प्रकार ही है। भ्रर भवप्रत्यय श्रवधि एक देशावधि ही है । 


देसावहिस्स य अवरं, र्रतिरिये होदि संजदह्ि वरं। 
परमोही सव्बवोही, चरससरीरस्स विरदस्स ॥३७४॥ 


देशावधेश्च अवरं, नरतिरश्चोः भवति संयते वरस्‌ । 
प्रसावधिः सर्वावधिः, चरसशरीरस्प विरतस्थ )॥३७४॥। 


टीका --- देशावधि का जघन्य भेद सयमी वा असयमी मनुष्य, तियच विषे 
ही हो है; देव, नारकी विषे न हो है। बहुरि देशावधि का उत्कृष्ट भेद सयमी, महा- 
व्रती, मनुष्य विषे ही हो है, जाते और तीन गति विषे महात्रत सभवे नाही । 


बहुरि परमावधि अर सर्वावधि जघन्य वा उत्कृष्ट (वा) चरम शरीरी महा- 
त्रेतो मनुष्य विषे सभवे है । 


चरम कहिए ससार का अत विषे भया, तिस ही भवते मोक्ष होने का कारण, 
असा वज्जवृषभनाराच शरीर जिसका होइ, सो चरमशरीरी कहिए । 


पडिवादी देसोही, अष्पडिवादी हवंति सेसा ओ । 
सिच्छत्तं अविरसरणं, ण ये पडिवज्जंति चरिभदुगे ॥३७५॥ 
प्रतिषाती देशाचधिः, अप्रतिपातिनों भवतः वेषो अहो । 
सिथ्यात्वसमविरसण, न उ प्रतिपदान्ते चरसहिके ॥३७५।। 
टीका -- देशावधि ही प्रतिपाती है, शेप परमावधि, स्वावधि प्रतिपाती 
ताही । 
प्रतिपात कहिए सम्यक्‌ चारित्र सौ भ्र'ट होइ, मिथ्यात्व भ्रसयम कौ प्राप्त 
होना, तीहि सयुक्त जो होइ, सो प्रतिपाती कहिए । 


जो प्रतिपाती न होइ, सो श्रप्नतिपाती कहिए । देशावधिवाला तौ कदाचित्‌ 
सम्यक्त्व चारित्र सौ भ्रष्ट होइ, मिथ्यात्व अ्रसयम कौ प्राप्त हो है। अर चरमद्विक 
कहिए अत का परमावधि - सर्वाविधि दोय ज्ञान विषे वर्तमान जीव, सो निश्चय सौं 


श्२६ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया ३७६-३७७ 


मिथ्यात्व अर अ्रविरति कौ प्राप्त न हो है। जाते देशावधि तौ प्रतिपाती भी है, 
अ्रप्रतिपाती भी है । परमावधि, सर्वावधि श्रप्रतिपाती ही है । 


दव्वं खेत्तं काल, भावं पडि रूवि जाणदे श्रोही । 
अवरादुबकस्सो जि य, वियप्परहिदों दु सव्वोही ॥३७६॥ 


द्रव्य क्षेत्र काल, भावं प्रति रूपि जानीते श्रवधिः । 
श्रवरादुत्कृष्ट इति च, विकल्परहितस्तु सर्वावधि: ॥३७६॥। 


टीका -- अवधिज्ञान जघन्य भेद ते लगाइ उत्कृष्ट भेद पर्यत असख्यात लोक 
प्रमाण भेद धरे है, सो सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव प्रति मर्यादा लीए रूपी जो पुदु- 
गल अर पुदूगल सवध कौ धरे ससारी जीव, तिनिकों प्रत्यक्ष जाने है । बहुरि सर्वा- 
वधिज्ञान है, सो जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद रहित, हानि - वृद्धि रहित, श्रवस्थित 
सर्वोत्कृष्टता कौ प्राप्त है, जाते अ्रवधिज्ञानावरण का उत्कृष्ट क्षयोपशम तहा ही 
सभवे है | ताते देशावधि, परमावधि के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद सभवी है । 


णोकम्म्रालसंचं, सज्किसजोगोज्जियं सविस्सचयं । 
लोयविभत्तं जाणदि, अवरोही दव्वदों रिगयमा ॥३७७॥ 


लनोकमो दाश्किसंचयं, सध्यमयोगाजितं सविश्ससोपचयम्‌ । 
लोकविभक्त जानाति, प्रवरावधिः द्रव्यतों नियमात्‌ ॥३७७॥। 


टीका -- मध्यम योग का परिणमन ते निपज्या औसा नोकमंरूप श्रौदारिक 
शरीर का सचय कहिए द्वचर्ध गुराहानि करि श्रौदारिक का समयप्रबद्ध कौं गुणिए, 
तिहिं प्रमाण श्रौदारिक का सत्तारूप दृव्य, बहुरि सो अपने योग्य विख़सोपचय के 
परमाणूनि करि सयुक्त, ताकौ लोकप्रमाण असख्यात का भाग दीए, जो एक भाग मात्र 
द्रव्य होइ, तावन्मात्र ही द्रव्य कौ जघन्य अ्रवधिज्ञान जाने है| याते अल्प स्कथ कोन 
जाने है, जधन्य योगनि ते जो निपज है सचय, सो याते सूक्ष्म हो है, ताते तिस कौं 
जावने की शक्ति नाही । बहुरि उत्कृष्ट योगनि ते जो चिपजै है सचय, सो यातें सटूए 
है, ताकौ जाने ही हैं जाते जो सूक्ष्म कौ जाने, ताके उसते स्थूल कौ जानने में किंछ 
विरुद्ध (विरोध) नाही । ताते यहा मध्यम योगनि करि निपज्या अँसा आदारिक शरीर 
का सचय कह्या । बहुरि विखसोपचय रहित सूक्ष्म हो है, ताते वाके जानने की शर्क्ति 


सस्यस्ज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ५२७ 


नाही, ताते विश्ननोपचय सहित कह्या। अँसे स्कध कौ लोक के जितने प्रदेश है, उतने 
खड करिये। तहा एक खड प्रमाण पुदूगल परमाणूनि का स्कथ नेत्रादिक इद्रियनि के 
गोचर नाही । ताकौं जघन्य देशावधिज्ञान प्रत्यक्ष जाने है। जैसा जघन्य देशावधि 
ज्ञान का विषयभूत द्रव्य का नियम कह्मया । 


4 


सुहुमणिगोद्ग्मपज्जत्तयस्स, जादस्स तदियसमयश्हि । 
अ्रवरोगाहणमाणं, जहण्णयं ओहिखेत्तं तु ॥३७५॥ 


सुक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्थ, जातस्य तृतीयसमये । 
अवरावगाहनमानं, जघन्यकसवधिक्षेत्रं तु ॥३७८॥ 


टीका -- बहुरि सूक्ष्म निगोदिया लब्धि श्रपर्याप्तक के जन्म ते तीसरा समय 
के विषे जधन्य अवगाहना का प्रमाण पूर्वे जीव समासाधिकार विषे कह्मा था, तीहि 
प्रमाण जघन्य अवगाहना का क्षेत्र जानना । इतने क्षेत्र विषे पूर्वोक्त प्रमाण लीए वा 
तिसते स्थूल जेते पुद्गल स्कथ होइ, तिनिकौ जघन्य देशावधिज्ञान जाने है। इस क्षेत्र 
के बारे तिष्ठते जे होइ, तिनकौ न जाने है, असे क्षेत्र की मर्यादा कही । 


अ्रवरोहिखेत्तदीहं, वित्थारुस्सेहयं ण॒ जाणामो । 
श्रण्णं पुण समकरणे, श्वरोगाहमपमाणं त्‌ ॥३७६॥ 


शभ्रवरावधिक्षेत्रदी्धघं, विस्तारोत्सेधक न जानीमः । 
अन्यत्‌ पुनः समीकरणे, अवरावगाहनप्रसाणं तु ॥३७९॥। 


टीका --- बहुरि जघन्य देशावधिज्ञान का विषय भूत क्षेत्र की लबाई, 
चौडाई, ऊचाई का प्रमाण हम न जाने है कितना कितना है, जाते इहा जैसा 
उपदेश नाही, परतु परम गुरुनि का उपदेश की परम्परा ते इतना जाने है, जो भुज, 
कोटि, वेधनि का समीकरण ते जो क्षेत्रफल होइ, सो जघन्य श्रवगाहना के समान 
घनागुल के श्रसख्यातवे भागमात्र हो है । 


आम्ही साम्ही दोय दिसानि विषे जो कोई एक दिशा सबधी प्रमाण, सो 
भूज कहिये । 


भ्रवशेष दोय दिसानि विषे कोई एक दिशा सबधी प्रमाण, सो कोटि कहिए । 


५२८ | [ गोस्सट्सार जोवकाणए्ठ गाया ३८० 


ऊचाई का प्रमाण कौ, वेध कहिए । 


प्रवृत्ति विषे लवाई, ऊचाई, चौडाई तीन नाम हैं। सो इनिका क्षेत्र, खड 
विधान ते समान प्रमाण करि क्षेत्रफल कीए, जो प्रमाण आ वे, तितना क्षेत्रफल 
जानना । जधन्य श्रवधिज्ञान के क्षेत्र का श्रर जघन्य अ्रवगाहना रूप क्षेत्र का क्षेत्रफल 
समान है, इतना तो हम जाने है। अर भूज, कोटि, वेध का प्रमाण कंसे है ? सो हम 
जानते नाही, श्रधिक ज्ञानी जाने ही हैं। 


अ्वरोगाहणमारां, उस्सेहंगुलअसंखभागस्स । 
सूइस्स य घणपदरं, होदि हु तदखेत्तससकरणे ॥३८०॥ 


अ्रवरावगाहनमानमुत्सेधांगुलासंस्यभागस्य । 
सुचेदच॒ घनप्रतरं, भवति हि तत्क्षेत्रतसीकरणे ३८०॥ 


टीका -- इहा कोऊ प्रश्न करें कि जघन्य श्रवगाहनारूप क्षेत्र का प्रमाण 
कहा, सो कंसाक है ? 


ताका समाधान - जधन्य श्रवगाहना रूप क्षेत्र का आकार कोऊ एक नियम 
रूप नाही तथापि क्षेत्र, खड विधान करि सदृश कीजिए, तब भूज का वा कोटि का 
वा वेध का प्रमाण उत्सेघागुल कौ योग्य अ्रसख्यात का भाग दीए, जो एक भाग का 
प्रमाण होइ, तितना जानना । बहुरि भुज कौ वा कोटि कौ वा वेध कौ परस्पर गुण, 
घनागुल के असख्यातवे भागमात्र प्रकट क्षेत्रफल भया, सो जघसन्य अवगाहना का 
प्रमाण है । याही के समान जघन्य अवधिज्ञान का क्षेत्र है। इहा क्षेत्र, खड विधान 
करि समीकरण का उदाहरण और भी दिखाइए है । 


जैसे लोकाकाश ऊचाई, चौडाई, लबाई विषे हीनाधथिक प्रमाण लीए है। 

ताका क्षेत्रफल फैलाइए, तब तीन से तेतालीस राजू प्रमाण घनफल होइ, अर जो 
हीनाधिक कौ बधाइ, घटाइ, समान प्रमाण करि सात - सात राजू की ऊ चाई, 
'लबाई, चौडाई कल्पि परस्पर गुणन करि क्षेत्कल कीजिए । तब भी तीव से तेता- 
लीस ही राजू होइ । जैसे ही इहा जघन्य क्षेत्र की लबाई, चौडाई, ऊचाई होना- 

धिक प्रमाण लीए है। परि क्षेत्र खठ विधान करि समीकरण कीजिए, तब ऊचाई 

का वा चौड़ाई का वा लबाई का प्रमाण उत्सेधागुल के असख्यातवे भागमात्र होई । 


सम्यगज्ञानचन्त्रिका भाषादीका ] [ ५२६ 


इनिकौ परस्पर गुणन कीए, घनागुल का असंख्यातवा भाग प्रमाणघन क्षेत्रफल हो 
है, सो इतना ही प्रमाण जघन्य अवगाहना का है। अर इतना ही प्रमाण जघन्य 
ग्रवधिज्ञान के क्षेत्र का है, ताते समान कहै हैं । 


अ्रवरं तु ओहिखेत्तं, उस्सेहं अगुलं हवे जम्हा । 
सुहमोगाहणसाणं, उवरि पसााणं तु अगुलयं ॥३८१॥ 


ग्रवरं तु अ्रवधिक्षेत्रं, उत्सेधमंगुल भवेद्यस्मात्‌ । 
सुक्ष्मावगाहनसानमुपरि प्रमाण तु अंगुलकस्‌ ॥३८ ११ 


टीका --- बहुरि जो यहु जघन्य अवगाहना समान जघन्य देशावधि का क्षेत्र, 
घनांगुल के असख्यातवे भाग मात्र कह्मया, सो उत्सेधागुल का घन प्रमाण जो घनां- 
गुल, ताके असख्यातवे भागमात्र जानना । जाते इहा सूक्ष्म निगोद, लब्धि श्रपार्याप्तक 
की जघन्य अवगाहना के समान जघन्य देशावधि का क्षेत्र कह्या, सो शरीरनि का 
प्रमाण है, सो उत्सेधागुल ही ते है, जाते परमागम विषे श्रैसा कह्या है कि देह, गेह, 
ग्राम, नगर इत्यादिक का प्रमाण उत्सेधागुल ते है । ताते इहा जघन्य अ्रवधिज्ञान के 
क्षेत्र का प्रमाण भी उत्सेधागुल की ही अपेक्षा जानना । इस उत्सेधागुल का ही नाम 
व्यवहारांगुल है । 

बहुरि आगे जो 'अंगुलमावलियाए भागससंखेज्ज' इत्यादि सूत्र उक्त काडकनि 
विषे अगुल कह्मया है । सो वह अंगुल प्रमाणागुल जानना । जाते वाके श्राग हस्त, 
क्रोश, योजन, भरत, क्षेत्रादि उत्तरोत्तर कहै है | बहुरि आगम विपषे द्वीप, क्षेत्रादि का 
प्रमाण प्रमाणागुल ते कद्मा है | ताते तहा प्रमाणागुल ही का ग्रहण करना । 


अवरोहिखेत्तमज्के, अवरोही अवरदव्वमवगसदि । 
तदृव्वस्सवगाहो, उस्सेहासंखघणपदरों ॥३८२॥ 


अवरावधिक्षेत्रमध्ये श्रवरावधिः श्रवरद्रव्यमवगच्छति । 
तद्द्रव्यस्थावगाहः उत्सेधासंख्यघनप्रतरः ॥॥३८२॥। 


टीका - तीहिं जघन्य अवधिज्ञान सबधी क्षेत्र विषे जे पूर्वोक्त जघन्य भ्रवधि 
ज्ञान के विषय भूत द्रव्य तिष्ठे है, तिनकौ जधन्य देशावधिज्ञानी जीव जाने है। तीहिं 


जे जे अऔे 


क्षेत्र विषे तेसे औदारिक शरोर के सचय कौ लोक का भाग दीए एक भाग मात्र खंड 


५३० ] [ गरोम्मटसार जीवकाष्ट गाथा ३८३-३८४ 


असख्यात पाइए है, तिनि सवनि की जाने है । बहुरि इस प्रमाण ते एक, टोय ग्रादि 
जिस स्कधनि के बधते प्रदेश होहि तिनिकौ तो जाने ही जाने, जाते सृदम कौ जाने 
स्थूल का जानना सुगम है । बहुरि जो पूर्व जघन्य अवधिज्ञान सवधी द्रव्य कह्या था, 
तिसकी अ्रवगाहना का प्रमाण, तिस जघन्य अवधि का क्षेत्र का प्रमाण के असख्यातवें 
भागमात्र है, तथापि घनागुल के भ्रसख्यातवे भागमात्र ही है | अर वार्क भुज, कोटि, 
वेध का भी प्रमाण सूच्यगुल के असख्यातवे भागमात्र है। अ्रसख्यात के भेद घने हैं, 
ताते यथासभव जानि लेना । 


आवलिश्रसंखभागं, तीदभविस्सं च कालदो अवरं। 
श्रोही जाणदि भावे, कालअसंखेज्जभागं तु ॥३८३॥ 


आवल्यसंख्यभागमतीतभविष्यच्च कालतः श्रवरम । 
अवधि: जानाति भावे, कालसंख्यातभागं तु ॥३८३।॥। 


टीका - जघन्य अ्रवधिज्ञान है, सो काल ते आवली के श्रसख्यातवे भागमात्र 
प्रतीत, श्रनागत काल कौ जाने है । बहुरि भाव ते आ्रावली का अ्रसख्यातवा भागमात्र 
काल प्रमाण का अ्सख्यातवा भाग प्रमाण भाव, तिचकों जाने है । 


भावार्थ - जघच्य अ्रवधिज्ञान पूर्वेक्ति क्षेत्र विषे, पूर्वोक्त एक द्रव्य के आवली 
का असख्यातवा भाग प्रमाण अतीत काल विपे वा तितना हो अ्रनागत काल विष जे 
आ्रकाररूप व्यजन पर्याय भए, अर होहिंगे तिनकौ जाने हैं, जाते व्यग्हार काल के 
श्र द्रव्य के पर्याय ही की पलटन हो है । बहुरि एूर्वोक्त क्षेत्र विपे पूर्वोक्त द्रव्य के वर्तमान 
प्रिणुमन रूप अर्थ पर्याय है । तिति विषे आवली का असख्यातवा भाग का असल्या- 
तवा भाग प्रमाण, जे पर्याय, तिनि कौ जाने है । जैसे जघन्य देशावधि ज्ञान के विषय 
भूत द्रव्य, क्षेत्र काल, भावनि की सीमा - मर्यादा का भेद कहि । 


आगे तिस अवधिज्ञान के जे द्वितीयादि भेद, तिनिकों च्यारि प्रकार विपय 
भेद कहै हैं --- 


श्रवरद्वव्वादुपरिसदव्ववियप्पाय होदि धक्षुबहारों ! 
सिद्धाणंतिमभागों, अधव्वसिद्धादंतगुणों ॥ ३ 5४) 


सम्पम्जञानचन्द्रिका भाषादीफा ] [ ४३१ 


अवरद्रव्यादुपरिमद्रव्यविकल्पाय भवति शझ्ुवहारः । 
सिद्धानंतिसभागः, अश्रभव्यसिद्धादनंतगुरगः ।॥३८४।॥)। 


टीका - जघन्य देशावधि ज्ञान का विषयश्रृत द्रव्य ते ऊपरि द्वितीयादि श्रवधि 
ज्ञान के भेद का विषयश्मृत द्रव्य का प्रमाण ल्यावने के श्रथि ध्र्‌वहार जानना । सर्वे 


भेदनि विषे जिस भागहार का भाग दीए प्रमाण आवबे, सो ध्रूव भागहार कहिए। 
जैसे इस जघन्य देशावधिज्ञान का विषयभूत द्रव्य कौ श्र वभागहार के प्रमाण का 
भाग दीए, जो एक भाग का प्रमाण आवे, सो देशावधि का द्रव्य सबधी दूसरा भेद 
का विषयभ्नृत द्रव्य का प्रमाण जानना । याकौ ध्र्‌ वहार का भाग दीए, जो एक भाग 
का प्रमाण शभ्रावे, सो देशावधि के तीसरे भेद का विषयश्मनत द्रव्य जानना । असे 
सर्वावधि पर्यत जानना । पहले पहले घने परमाणूनि का स्कधरूप द्रव्य कौ प्र वभाग- 
हार का भाग दीए, पीछे पीछे एक भागमात्र थोरे परमाणनि का स्कथ आवे, सो 
पूर्वेस्कथ ते सूक्ष्म स्कथ होइ, सो ज्यो ज्यो सूक्ष्म कौ जाने, त्यौ त्यौ ज्ञान की अझ्रधि- 
कता कहिए है, जाते सुक्ष्म कौ जाने स्थूल का तो जानना सहज ही हो है। बहुरि 
जो वह ध्र्‌ वभागहार कह्या था, ताका प्रमाण सिद्धराशि कौ ग्रनत का भाग दीजिए, 
ताके एक भाग प्रमाण है। अथवा श्रभव्य सिद्धराशि कौ अनत ते गुणिए, तीहि 
प्रमाण है । 


धुवहारकस्मवग्गरपगुणगारं कम्मवग्गणं गृणिद । 
समयपबद्धपमाणं, जाणिज्जो ओहिविसयहि ॥॥३८५॥ 


प्रवहारकार्सणवर्गंणागुणकारं कार्मरणवर्गरणां गुरिगिते । 
समयप्रबद्धप्रमाणं, ज्ञातव्यमवधिविषये ॥॥३८५। 


टीका - देशावधिज्ञान का विष्यभृत द्रव्य की अ्रपेक्षा जितने भेद होइ, 
तितने मे सौं घटाइए, जो प्रमाण होइ, तितना ध्र्‌ वहार माडि, परस्पर ग्रिग, जो 
प्रमाण होइ, सो कार्माण वर्गणा का गुणकार जानता | तीहि कार्माण वर्गणा का 
गुराकार करि कार्माण वर्गणा कौ गुणे, जो प्रमाण होइ, सो अ्रवधिज्ञान का विषय 
विषे समयप्रबद्ध का प्रमाण जानना । जो जघन्य देशावधिज्ञान का विषयक्रृत द्रव्य 
कह्या था, तिसहीका नाम इहा समयप्रबद्ध जानना । इसका विशेष आगे कहैगे । 


ध्र्‌ वहार का प्रमाण सामान्यपने सिद्धराशि के अनतवे भागमात्र कह्या, अब 
विशेषपने ध्र्‌वहार का प्रमाण कहै है -- 


५३२२ | [ गोस्मटसार जोवकफाण्ड गाया ३५६-३८७-३८८ 


मरणादव्ववग्गणाण, वियप्पाणंतिससस खु ध्ुबहारो । 
अवरुककस्सविसेसा, रूवहिया तव्वियप्पा हु ॥३८९६॥ 


मनोद्रव्यवर्गंणानां, विकल्पानंतिमसम खलु श्रुबहारः । 
अवरोत्कृष्टविशेषाः, रूपाधिकास्तहिकल्पा हि ॥३८६।॥ 


टीका - मनोवर्गणा के जितने भेद है, तिनिकौ श्रनत का भाग दीजिए, एक 
भाग का जितना प्रमाण होइ, सो ध्र्‌वहार का प्रमाण जानना। ते मनोवग्गंणा के 
भेद केते हैं, सो कहिए है - मनोवर्गणा का जघन्य प्रमाण कौ मनोवर्गणा का उत्कृष्ट 
प्रमाण मे सौ घटाए, जो प्रमाण अ्रवशेष रहै, तीहिविपे एक अधिक कीए, मनोवग्गंणा 
के भेदनि का प्रमाण हो है । झागे सम्यवत्व मार्गणा। का कथन विषे तेईस जाति की 
पुदूगल वर्गणा कहैँंगे । तहा तैजसवर्गणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माणवर्गंणा 
इत्यादिक का वर्णन करेगे, सो जानना । 


इस मनोवर्गएणा का जघन्य भेद अ्रर उत्कृष्ट भेद का प्रमाण दिखाइए है - 


अ्रवरं होदि अ्रणंतं, अ्रणंतभागेण अहियमुक्कस्स । 
इंदि सणभेदारंतिसभागो दव्वस्सि धुबहारो ॥३८७॥ 


ग्रवर॑ भवति अनंतमनंतभागेनाधिकसुत्द्धष्टं । 
इति मनोभेदानंतिसभागो द्रव्ये स्ुब॒हारः ॥॥३८७॥। 


टीका - मनोवर्गणा का जघन्य भेद अनत प्रमाण है। अनत परमाणूति को 
स्कधरूप जघन्य मनोवगंणा है । इस प्रमाण कौं अ्नत का भाग दीए, जो प्रमास 
आवे, तितना उस जघन्य भेद का प्रमाण विष जोडे, जो प्रमाण होई, सोई मनो 
वर्गणा का उत्कृष्ट भेद का प्रमाण जानना | इतने परमाणनि का स्कधरूप उत्तडष्ट 
मनोवेगणा हो है, सो जघन्य ते लगाइ उत्कृष्ट पर्यत पूर्वोक्त प्रकार जेते मनोवर्गगा 
के भेद भए, तिनके अ्नतवे भागमात्र इहा श्र्‌वहार का प्रमाण है । 


अथवा श्रन्यप्रकार कहै है -- 


धुवहारस्स पमारां, सिद्धाणंतिसपसाणमेत्तं पि । 
समयपबद्धणिमित्तं, कम्सणवग्गाणगुणा दो ढु ॥३८55॥ 


सम्परशानचन्द्रिका भाषादीका | , | ५४५३३ 


होदि अझ्रगंतिमभागो, तग्गुणयारों वि देसओहिस्स । 
दोऊरा दव्वभेदप्ाणद्धुवहारसंवग्गो ॥३ेपदे॥ 


श्रुवहारस्य प्रमाणं, सिद्धानंतिमप्रमाणसात्रमपि । 
समयप्रबद्धनिमित्तं, कार्समणवर्गरणागुणतस्तु ॥३८८॥। 


भवत्यनंतिमभागस्तद्गुणकारो&पि देशावधेः । 
हअ नद्रव्यभेदप्रसाण भ्रुवहा रसंचर्ग: ॥३८९॥ 


टीका - ध्र्‌ वहार का प्रमाण सिद्धराशि के अनतवे भागमात्र है। तथापि 
अवधि का विषयभूत समयप्रबद्ध का प्रमाण ल्यावने के निमित्त जो कार्माण वर्गणा 
का गुणकार कद्या, ताके श्रनतवे भागमात्र जानना । 


सो तिस कार्माण वर्गणा के गुणकार का प्रमाण कितना है ? 


सो कहिए है - देशावधिज्ञान का विषयक्रृत द्रव्य की अपेक्षा जितने भेद है, 
तिनमे दोय घटाए, जो प्रमाण रहै, तितना ध्र्‌ वहार माडि, परस्पर गुणन कीए, जो 
प्रमाण शभ्रावे, तितना कार्माण वर्गणा का गुणकार जानना । जैसा प्रमाण केसे कह्मा? 
सो कहिए है - देशावधिज्ञान का विषयश्ृत द्रव्य की रचना विषे उत्कृष्ट अत का 
जो भेद, ताका विषय कार्माण वर्गणा कौ एक बार प्रवहार का भाग दीए, जो 
प्रमाण होइ, तितना जानना । बहुरि ताके नीचे ह्विचरम भेद, ताका विषय, कार्माण 
वर्गणा प्रमाण जानना । बहुरि ताके नीचे त्रिचरम भेद, ताका विषय कार्माण वर्गणा 
को एक बार ध्र्‌ वभागहार ते गुणे, जो प्रमाण होइ, तितना जानना । बहुरि ताके 
नीचे दोय बार ध्र्‌ वभागहार करि कार्माण वर्गणा कौ गुणिए, तब चतुर्थ चरम भेद 
होइ । जैसे ही एक एक बार अधिक पश्रुवहार करि कार्माण वर्गणा कौं गुण ते, दोय 
घाटि देशावधि के द्रव्यभेद प्रमाण ध्र्‌ वहार॒नि के परस्पर गृणन ते जो गुणकार का 
प्रमाण भया, ताकरि कार्माणवर्गंणा कौ गुणे, जो प्रमाण भया, सोई जघन्य देशाव- 
धिज्ञान का विषयभूत लोक करि भाजित नोकर्म औदारिक का सचयमात्र द्रव्य का 
परिमाण जानना । इहा उत्क्षष्ट भेद ते लगाइ जघन्य भेद पर्यत रचना कही, ताते 
अँसे गुराकार का प्रमाण कह्मा है | वहरि जो जघन्य ते लगाइ, उत्कृष्ट पर्यत रचना 
कीजिए, तो क्रम ते ध्र्‌ वहार के भाग देते जाइए, अत का भेद विपषे कार्माण वर्गणा 
कौ एक बार श्र वहार का भाग दीए, जो प्रमाण आवबै, तितना द्रव्य प्रमाण होइ इस 


कक [ गोम्मटसार जीवकाष्ड गाया ३६० 


कथन उस कथन विष कुछ अन्यथापना नाही है | ऊपर ते कथन कीया तब प्र वहार 
का गुणकार कहते आए, नीचे ते कथन कीया तब प्र वहार का भागहार कहते आए, 
प्रमाण दोऊ कथन विषे एकसा है। 


देशावधि के द्रव्य की भ्रपेक्षा केते भेद है ? ते कहिए हैं -- 


अंगुलअ्रसंखगुणिदा, खेत्तावियप्पा य दव्वभेदा हु । 
खेत्तावियप्पा श्रवरुककस्स विसेसं हवे एत्थ ॥३६०॥ 


अंगुलासंख्यगुणिता:, क्षेत्रविकल्पाश्व द्रव्यभेदा हि । 
क्षेत्रविकल्पा श्रवरोत्कृष्टविशेषो भवेदन्न ।३९ ०॥। 


टीका - देशावधिज्ञान का विषयक्ृत क्षेत्र की अपेक्षा जितने भेद हैं, तिनकों 
अगुल का असख्यातवा भाग करि गुण, जो प्रमाण होइ, तितना देशावधिज्ञान का 
विषयभ्त द्रव्य की अ्रपेक्षा भेद हो है । 


ते क्षेत्र की अपेक्षा केते भेद हैं ? 


ते कहिए हैं - देशावधिज्ञान का जघस्य क्षेत्र का जो प्रदेशनि का प्रमाण है, 
तितना भेद देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र के प्रदेशनि का प्रमाण विषे घटाए, जो भ्रव- 


शेष प्रमाण रहै, तितना भेद देशावधि की क्षेत्र की अ्रपेक्षा है। इनिको सूच्यगुल का 
श्रसर्यातवा भाग करि गरिएए, तामे एक मिलाए, जो प्रमाण होइ, तितना देशावधि 
का द्रव्य की श्रपेक्षा भेद है | काहेते ? सो कहिए है - देशावधि का जघन्य भेद विर्ष 
पूर्वे जो द्रव्य का परिमाण कह्मा था, ताकौं श्र्‌ वहार का भाग दीए, जो प्रमाण होई 
सो देशावधिका द्रव्य की श्रपेक्षा दूसरा भेद है । बहुरि इस दूसरा भेद विपे क्षेत्र का 
परिमाण तितना ही है । 


भावार्थ - देशावधि का जघन्य ते बधता देशावधिज्ञान होइ, तों देशावर्धि 

का दूसरा भेद होइ, सो जघन्य करि जो द्रव्य जानिए था, ताकी प्लव भागहार का 
भाग दीए, जो सृक्ष्म स्कधरूप द्रव्य होइ, ताकौं जाने भर क्षेत्र की भ्रपेक्षा जितना 
क्षेत्र कौ जघन्यवाला जाने था, तितना ही क्षेत्र कौं दूसरा भेदवाला जाने है। ता 
दृब्य की भपेक्षा इसरा भेद भया।। क्षेत्र की अपेक्षा प्रथम भेद ही है। बहुरि जो 
द्रव्य की अ्रपेक्षा दूसरा भेदवाला जाने था, ताकौं प्र.वहार का भाग दीए, जो पूलः 


धम्यग्शानचब्द्रिका भाधाटीफा ] [| ४३५ 


स्कध भया, ताकौ द्रव्य की अपेक्षा तीसरा भेदवाला जाने । श्रर यहु क्षेत्र की श्रपेक्षा 
तितना ही क्षेत्र कौ जाने, ताते द्रव्य की श्रपेक्षा तीसरा भेद भया। क्षेत्र की अपेक्षा 
प्रथम भेद ही है । अंसे द्रव्य की श्रपेक्षा सूच्यगुल का असख्यातवा भाग प्रमाण भेद 
होइ, तहा पर्यत जघच्य क्षेत्र मात्र क्षेत्र कौ जाने । ताते द्रव्य की अपेक्षा तौ सूच्यगुल 
का अ्रसख्यातवा भाग प्रमाण भेद भए, श्र क्षेत्र की श्रपेक्षा एक ही भेद भया । बहुरि 
इहासे आगे असे ही ध्र्‌ वहार का भाग देते देते सूच्यगुल का भ्रसख्यातवा भाग प्रमाण 
द्रव्य की श्रपेक्षा भेद होइ, तहा पर्यत जघन्य क्षेत्र ते एक प्रदेश बधता क्षेत्र को 
जाने, तहा क्षेत्र की अपेक्षा दूसरा ही भेद रहै । 


बहुरि तहा पीछे सूच्यगुल का अ्सख्यातवा भाग मात्र, द्रव्य अपेक्षा 
भेदनि विषे एक प्रदेश और बधता क्षेत्र कौ जाने, तहा क्षेत्र की अपेक्षा 
तीसरा भेद होइ । श्रैस ही सूच्यगुल का असख्यातवा भाग प्रमाण द्रव्य की श्रपेक्षा 
भेद होते होते क्षेत्र की अपेक्षा एक एक बधता भेद होइ, सो असे लोकप्रमाण उत्कृष्ट 
देशावधि का क्षेत्र पर्यत जानना । ताते क्षेत्र की अपेक्षा भेदनि ते द्वव्य की श्रपेक्षा भेद 
सूच्यगुल का श्रसर्यातवा भागप्रमाण गुण कह्या । बहुरि भ्रवशेष पहला द्रव्य का 
भेद था, सो पीछे मिलाया, ताते एक का मिलावना क्या है । 


तिन देशावधि के जघन्य क्षेत्र श्र उत्कृष्ट क्षेत्रनि का प्रमाण कहै है -- 


भ्रंगुलअसंखभागं, अ्रवरं उककस्सयं हवे लोगो । 
इंदि वरगणगुणगारो, श्रसंखधुवहा रसंवग्गो ॥३४१॥ 


प्रंगुलासंख्यभागमवरसुत्कृष्टक भवेल्लोकः । 
इति वर्गगागुणकारो$, संख्यध्रुवहारसवर्गः ॥॥३९१॥। 


टीका - जधन्य देशावधि का विषयकूत क्षेत्र सूक्षमनिगोद लब्धि अ्रपर्याप्तिक 
की जघन्य अवगाहना के समान घनागुल के भ्रसख्यातवे भागमात्र जानना । बहुरि 
देशावधि का विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र लोकप्रमाण जानना । उत्कृष्ट देशावधिवाला 
सर्वेलोक विषे तिष्ठता अपना विषय कौ जाने, जैसे दोय घाटि, देशावधि का द्रव्य की 
श्रपेक्षा जितने भेद होइ, तितना प्र वहार माडि, परस्पर गुणन करना, सोई सवर्ग 


भया । यो करते जो प्रमाण भया होइ, सोई कार्माण वर्गणा का गुणकार जानना । 
सो कह्या ही था। 


५३१६ ] [ गोम्सट्सार जीवकाण्ड गाया ३६२-३६३ 
श्रागे वर्गंणा का परिमाण कहै है -- 
वग्गणरासिपसाणं, सिद्धाणंतिसपसमाणसेत्तं पि। 
दुगसहियपरमभेदपसाणवहाराण संबग्गो ॥३४२॥ 


वर्गणाराशि प्रमाण, सिद्धानंतिसप्रसाणमात्रमपि । 
ह्िकसहितपरमभेदप्रमाणावहाराणा संवर्ग: ॥॥३९२॥। 


टीका - कार्माणावर्गणा राशि का प्रमाण सिद्धराशि के श्रनतवे भागमात्र 
है । तथापि परमावधिन्ञान के जेते भेद है, तिनमे दोय मिलाए, जो प्रमाण होइ, 
तितना ध्र्‌ वहार माडि, परस्पर गुणन कीये, जो प्रमाण होइ, तितना परमाणूनि का 
स्कधरूप कार्माणवर्गणा जाननी । जाते कार्माणवर्गणा कौं एक बार श्रुवह्दर का 
भाग दीए, उत्कृष्ट देशावधि का विषय भूत द्रव्य होइ, पीछे परमावधि के जितने 
भेद हैं, तेती बार क्रम ते श्रुवहार का भाग दीए, उत्कृष्ट परमावधि का विषयभूत 
द्रव्य होइ, ताकौं एक बार प्रुवहार का भाग दीए, एक परमाणु मात्र सर्वावधि का 
विषय हो है । 


ते परमावधि के भेद कितने हैं ? सो कहिए है -- 
प्रमावहिस्स भेदा, सग-ओगाहण-वियप्प-हुद-तेऊ । 
इदि धुब्हार वग्गणगुणगार वग्गर्ण जाणे ॥३४ र॥। 
परमावधेभेंदा., रवकावगाहुनविकल्पहततेजसः । 
इति श्रुवहार वर्गागुणकार वर्गणा जानीहि ॥३९३।॥। 
टीका -- अग्निकाय के अश्रवगाहना के जेते भेद हैं, तिनि करि अग्निकाय के 
जीवनि का परिमाण कौ गुणा, जो परिमाण होइ, तितना परमावधिज्ञान का विषय- 
भूत द्रव्य की अपेक्षा भेद है । सो अग्तिकाय की जघन्य अ्रवगाहना का प्रदेशनि का 
प्रिमाण कौ अग्निकाय की उत्कृष्ट अवगाहना का परिमाण विषे घटाए, जो प्रमाण 
होइ, तिनमे एक मिलाए, अ्रग्निकाय की अ्रवगाहना के भेदनि का प्रमाण हो है | सो 


जीवसमास का अधिकार विष मत्स्यरचना करी है, तहा कहे ही हैं। बहुरि अग्नि- 
काय का जीवनि का परिमाण कायमार्गणा का अ्रधिकार विषे कह्या है, सो जानना । 


इनि दोऊनि कौ परस्पर गुणे, जो प्रमाण होइ, तितना परमावधिज्ञान का विषयभूत 


सस्यग्ज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | [ ५३७ 


द्रव्य की श्रपेक्षा भेद है। जैसे ध्र्‌वहार का प्रमाण, वर्गणा गुणकार का प्रमाण, 
वर्गणा का प्रमाण हे शिष्य | तू जानि । 


देसोहिश्रवरदव्वं, शुवहारेशवहिदे हवे बिदियं । 
तदियादिबियप्पेसु वि, असंखबारो त्ति एस कमो ॥३६४॥ 


देशावध्यवरद्रव्यं, श्रुवहारेणावहिते भवेद्द्वितीयं । 
तृतीयादिविकल्पेष्वपि, अ्रसंख्यवार इत्येष ऋमः ॥॥३९४।। 


टीका -- देशावधिज्ञान का विषयभूत जघन्य द्रव्य पूर्वे कह्या था, ताकौ 
थ्र वहार का भाग दीए, जो प्रमाण होइ, सो दूसरा देशावधि के भेद का विषयभूत 
द्रव्य होइ । जैसे ही श्र ग्हार का भाग देते देते तीसरा, चौथा इत्यादि भेदनि का 
विषयभूत द्रव्य होहि | असे असख्यात बार श्रनुक्रम करना । 


अैसे अनुक्रम होते कहा होइ ? सो कहिए है -- 


देसोहिसज्कभेदे, सविस्ससोवचयतेजकम्संगं । 
तेजोभासमशारं, वग्गणयं केवल जत्थ ॥३८५॥ 


पस्सदि ओही तत्थ, असंखेज्जाओ हवंति दीउबही । 
वासाणि असंखेज्जा, होंति असंखेज्जगुणिदकमा ॥३ ६॥।जुस्म॥। 


देशावधिमध्यभेदे, सविल्सोपचयतेजः कर्मांगम्‌ । 
तेजोभाषामनसां, वर्गणां केचलां यत्र ॥॥३९५॥। 


पश्यत्यवधिस्तत्र, श्रसंखधेया भवंति द्वोपोदधय: । 
वर्षाणि अ्संख्यातानि भवंति श्रसंस्थातगुणितक्रमाणि ॥॥३९६॥ 


ठीका --- देशावधि के मध्य भेदनि विषे देशावधिज्ञान जिस भेद विषे 
विस्रसोपचय सहित तैजस शरीररूप स्कथ कौ जाने है । बहुरि तिस ही क्रम ते जिस 
भेद विषे विस्नसोपचय सहित कार्माण शरीर स्कथ कौं जाने है । बहुरि इहा ते श्ागे 
जिस भेद विषे विखसोपचय रहित केवल तैजस वर्गणा कौ जाने है । बहुरि इह्या ते 
आगे जिस भेद विषे विस्रसोपचय रहित केवल भाषावर्गणा को जाने है। इहा ते 


भर८ ] | गीम्सरशार भोजका१४ गाता १६७ ३६८-१६६ 


भ्रागे जिस भेद वि विससोपनय रहिस केंगल मसनोंवर्गशशा की जाने है । तहा इनि 
पास रथानानि धिर्प क्षेत्र का प्रमागा प्रमस्यात द्वीप - समुद्र जानना। प्र काल 
प्रसन्‍्यात वर्षमात्त जानना । पूर्वोक्त पन्च भेद लीए प्रवधिज्ञान श्रसस्यात द्वीप-समुद्र 
विपे पूर्वाक्त स्कम भ्रसस्यात यर्ष पर्यत अतीत, प्रनागन, संवायोग्य पर्याय के थारी, 
तिमिकी जाने हे । परि इसमा विशेष है - जो एनि पचर भेदनि वि पहिला भेद 
संबधी क्षेत्रकाल का परिमाण है । ताते हसरा भेद सबंधी सेन्रकाल का परिगाम 
अ्मरसयातगुणा हे । दूसरे ते तीसरे का भ्रसस्यात गृणा है । श्रेसे ही पाचवा भद पर्यत 
जानना । सागान्यपर्न सब्र का क्षेत्र असस्यात द्वीय - समुद्र श्रर काल श्रसस्थात वर्ष 
कहे है, जाते भ्सस्पात के भेद्र घने हैं । 
तत्तो कम्मइयस्सिगिसमयपवद्ध विविस्ससोवचवयं । 
धवहारस्स विभज्जं, सब्बोही जाब ताव हवे ॥३६७॥ 
ततः फार्मणस्य, एकफसमयप्रवन्चन विवित्ससोपचयम्‌ । 
प्रुवह्ाा रस्प विभाज्यं, सर्वावधिः यावत्तावदुभवेत्‌ ॥३९७॥॥ 


टोफा -- तहा पीछे तिस मनोवर्गंगा की श्र ब्राहार का भाग दीजिए, गसे 
हो भाग देते देते विख्सोपनय रहित कार्माण का समय प्रवद्धरप द्रब्य होट । याकों भी 
थ्रवह्ार का भाग दीजिए | प्रेंसे ही श्रबहार का भाग य्रावत्‌ सवविधिज्ञान होइ, 
तहा गयत जानना । विलसोपचय का स्वरूप योगमार्ग गा वि छा है, सो जानना । 


एदरिह विभज्जते, दुचरिमदेसावहिस्मि वर्गणायं। 
चरिमे कम्मइयस्सिगिवर्गणमिगिवारभजिदं तु ॥३६८८॥। 
एतस्मिन्‌ विभज्यमाने, द्विचरमदेशाबंधी चर्गेणा । 
चरमे कार्मणस्पेकर्गणा एकवारभक्ता तु ॥३९८॥। 
टीका -- इस कार्माण समय प्रवद्ध कौ श्रुबहार का भाग दीए सतते देशा- 
वधि का दि चरम भेद विपे कार्माणवर्गणा रूप विपयभूत द्रव्य हो है, जाते भ्ुवहार 
मात्र वर्गणानि का समह रूप समयप्रवद्ध है। वहुरि याकौ एक बार प्रवहार के 
भाग दीएं, चरम जो देशावधि का अत का भेद, तिस वि विषयभूत द्रव्य हो हैं । 


अगलअ्रसखभागे, दव्ववियप्पे गदे दु खेत्तम्हि । 
पूगागासपदेसो बडढदि संपण्णलोगो त्ति ॥३४ं८॥ 


संम्पग्शानचन्द्रिका भाषा ठौका | [ ५१६ 


अंगुलासंख्यभागे, द्रव्यविकल्पे गते तु क्षेत्रे । 
एकाकाशप्रदेशो, वर्धते संपर्णतोक इति ॥॥३९९॥। 


टीका -सूच्यगुल का असख्यातवा भागप्रमाण द्रव्य की श्रपेक्षा भेद होते सते, 
क्षेत्र विषे एक आकाश का प्रदेश बधे श्रैसा अनुक्रम जघन्य देशावधि के क्षेत्र ते, उत्कृ- 
ष्ट देशावधिज्ञान का विषयभूत सर्वे सपूर्ण लोक, तीहि पर्यत जानना । सो यहु कथन 
टीका विषे पूर्व विशदरूप कह्मा ही था । 


ग्रावलिअ्रसंखभागो, जहण्णकालो कमेण समयेण । 
वड्ढदि देसोहिवरं, पलल॑ समऊणयं जाव ॥४००॥ 


आवल्यसंख्यभागो, जघन्यकालः क्रेण समयेन । 
वर्धेते देशावधिवरं, पल्यं समयोनक यावत्‌ ।॥४००॥॥ 


टीका -- देशावधि का विषयभूत जधघन्य काल आ्रावली का असख्यातवा 
भाग प्रमाण है । सो यहु भ्रनुक्रम ते भ्र्‌ ववृद्धि करि अथवा अश्न ववृद्धि करि एक एक 
करि समय करि तहा पर्यंत बधे, जहा एक समय घाटि पल्य प्रमाण उत्कृष्ट देशावधि का 
विषयभूत काल होइ, उत्कृष्ट देशावधिज्ञान एक समय घाटि पल्पप्रमाण श्रतीत, 
झ्रनागत काल विषे भए वा होहिगे जे स्वयोग्य विषय तिने जाने है । 


आगे क्षेत्र काल का परिमाण उगणीस काडकनि विष कट्या चाहै है । 
काडक नाम पर का है। जैसे साठ की पेली हो है, सो गाठि ते श्रगिली गाठि पर्य॑त 
जो होइ, ताकौ एक पर्व कहिए । तैसे किसी विवक्षित भेद ते लगाइ, किसी विवक्षित 
भेद पर्यत जेते भेद होहि, तिनिका समूह, सो एक काडक कहिए । श्रैसे देशावधिज्ञान 
विषे उगणीस काडक है । 
तहा प्रथम काडक विषे क्षेत्र काल का परिणाम शभ्रढाई गाथानि करि 
कहे है -- 
अ गुलअसंखभागं, धुवरूवेण य असंखवबारं तु । 
असंखसंख भाग, असंखबारं तु अ्रद्धुवग ॥४० १॥ 


अंग्रुलासंख्यवारं, श्रुवरूपेण च्‌ श्रसंख्यवारं तु । 
ग्रसंड्यसंख्यं भागं, असंख्यवारं तु अश्रुवगे ।॥४० १॥॥ 


५४० ] [ गोस्मटसार जीवफाण्ड गाथा ४०२ 


टीका -- घनागुल कौ झावली का भाग दीए, जो प्रमाण आवे, बसा अ्रगुल 

का असख्यातवा भागमात्र ध्रूवरूप करि वृद्धि का प्रमाण हो है । सो ध्र्‌ ववृद्धि प्रथम 
काडक विषे अत का भेद पर्यत असख्यात वार हो है । वहुरि तिस ही प्रथम काडक 
विषे अत का भेद पर्यत्त श्रश्न ववृद्धि भी श्रसख्यात वार हो है । सो श्रश्न्‌ ववृद्धि का 
परिमाण घनागुल का श्रसख्यातवा भाग प्रमाण वा घनागुल का सख्यातवा भाग 
प्रमाण है । 

धृवअद्धुवरूवेण य, श्रवरे खेत्तम्सि वडिढदे खेत्ते । 

श्रवरे कालस्हि पुणो, एक्केक्क॑ वड़ढदें समयं ॥॥४०२॥ 


श्रुवाध्रवरूपेण च, श्रवरे क्षेत्रे बद्धिते क्षेत्र । 
अचरे काले पुनः, एकंको वर्धते समयः ।॥४०२॥। 
टीका -- तीहि पूर्वेक्ति श्न्‌ वृद्धि प्रमाण करिवा अ्रश्न ववृद्धि प्रमाण करि 
जघन्य देशावधि का विपयभूत क्षेत्र कौ बधते सते जघन्य काल के ऊपरि एक एक 
समय बचे है । 
भावार्थ -- पूर्वे यहु क्रम कह्मया था, जो द्रव्य की अ्रपेक्षा सूच्यगुल का भ्रस- 
ख्यातवा भागप्रमाण भेद व्यतीत होइ, तब क्षेत्र विषे एक प्रदेश वर्ध । श्रव इहा कहिए 
है-जघन्य ज्ञान का विषयभूत जेता क्षेत्र प्रमाण कह्मया, ताके ऊपरि पूर्वोक्त प्रकार करि 
एक एक प्रदेश बधते वधते आावली का भाग घनागुल कौ दीए, जो प्रमाण आवे, 
तितना प्रदेश बधे, तव जघन्य देशावधि का विपयभूत काल का प्रमाण कह्मा था, 
ताते एक समय और बधता, काल का प्रमाण होइ । वहुरि तितना ही प्रदेश क्षेत्र विषे 
पूर्वोक्त प्रकार करि बधे तव तिस काल ते एक समय और बधता काल का प्रमाण 
होइ । असे तितने तितने प्रदेश बधे, जो काल प्रमाण विषे एक एक समय बधे, सो 
तौ श्र ववृद्धि कहिये । बहुरि पूर्वोक्त प्रकार करि ही विवक्षित क्षेत्र ते कही घनागुल 
का असख्यातवा भाग प्रमाण प्रदेशनि की वृद्धि भए पूर्व काल ते एक समय बधता काल 
होइ, कही घनागुल का असख्यातवा (सख्यातवा ) * भाग प्रमाण प्रदेशनि की वृद्धि भए, 
पहले काल ते एक समय बधता काल होइ, तहा अ्रश्न ववृद्धि कहिये। अँसे प्रथम 
काडक विषे अत भेद पर्यत ध्र्‌ ववृद्धि होइ, तौ असख्यात बार हो है । बहुरि श्रश्न,व- 
वृद्धि होइ तौ श्रसख्यात बार हो है । 


१ सभी छहो हस्तलिखित प्रतियो मे असख्यात मिला । छपि हुई प्रति मे सख्यात है । 





सस्यग्ज्ञानचन्द्रिका भाषाटठीका ] [ ५४१ 


संखातीदा सम्या, पढमे पव्वमूसि उभयदों वड़ढी । 
खेत्तं काल श्स्सिय, पढ़मादी कंडये बोच्छे ॥४०३॥ 


सख्यातीता: समया:ः, प्रथमे पर्व उभयतो वृद्धिः । 
क्षेत्र कालमाश्रित्य, प्रथमादीनि कांडकानि वक्ष्ये ॥॥४०३॥। 


टीका -- असे होते प्रथम पूर्व कहिए पहला काडक, तीहि विषे उभयतः 
कहिये प्र वरूप - अ्रध्नू वरूप दोऊ वृद्धि को लीए अ्रसख्याते समय हो है । 


भावार्थ --- प्रथम काडक विषे जघन्य काल का परिमाण ते पूर्वोक्त प्रकार 
श्रुववृद्धि करि वा अ्रश्नुववृद्धि करि एक एक समयप्रबद्ध ते असख्यात समय बधे है। 
ते कितने है ? प्रथम काडक का उत्कृष्ट काल के समयनि का प्रमाण मे स्यो जघन्य 
काल के समयनि का प्रमाण घटाए, जो प्रमाण अवशेष रहै, तितने अ्रसख्याते समय 
प्रथम काडक विषे बे है । असे ही प्रथम काडक का उत्कृष्ट क्षेत्र के प्रदेशनि का 
प्रमाण मे स्यो जधन्य क्षेत्र के प्रदेशनि का प्रमाण घटाए, जो प्रमाण अवशेष रहै, 
तितने प्रदेश प्रथम काडकनि विषे पूर्वोक्त प्रकार करि बधे है। अ्रब जो वृद्धिरूप 
समयनि का प्रमाण कह्या, सो जघन्य काल आवली का असख्यातवा भागमात्र तीहि 
विषे जोडिए, तब प्रथम काडक का अत भेद विष आवली का असख्यातवा भाग 
प्रमाण काल हो है | बहुरि वृद्धिरूप प्रदेशनि का परिमारा कौ जघन्य क्षेत्र घनागुल 
का अ्रसख्यातवा भागमात्र तीहि विष मिलाए, प्रथम काडक का अत भेद विषे घना- 
गूल का असख्यातवा! भाग प्रमाण क्षेत्र हो है । 


इहा ते आग विषयभूत क्षेत्र - काल अपेक्षा देशावधि के उगणीस काडक 
कहुगा, भ्रेसा आचायें प्रतिज्ञा करी है- 


अगुलमावलियाए, भागससंखेज्जदो वि संखेज्जो । 
श्र गुलसावलियंतो, आवलियं चांगुलपृधत्त ॥४०४॥ 


अंगुलावल्यो, भागो5संख्येयो5पि संख्येयः । 
अंगुलमावल्यंत्र, आवलिकाश्रांगुलपुथक्त्वसू ।॥४०४१ 


१, ग प्रति मे सख्यात है । 


५४२ ] [ गोस्मटसार जौवकाणंड गाया ४०१-४०६ 


टीका - प्रथम काइक विपे जघस्य क्षेत्र घनागुल के अ्रसख्यातवे भाग प्रमाण 
है । भर जधन्य काल श्रावली का असख्यातवा भाग प्रमाण है । बहुरि तिस ही प्रथम 
काडक विप॑ उत्कृष्ट क्षेत्र घनागुल के सख्यातवे! भाग प्रमाण है । श्रर काल आवली 
का अ्रसख्यातवा भाग प्रमाण है । वहुरि श्राग उत्कृष्ट भेंद श्रपेक्षा दूसरा काडक विपे 
क्षेत्र घनागुल प्रमाण है । अर काल 'श्रावलियत' कहिये किछ घाटि आ्रावली प्रमाण 
है । बहुरि तीसरा काडक विपे क्षेत्र पृथवत्व घनागुल प्रमाण है । श्रर काल प्ृथवत्व 
श्रावली प्रमाण है। 
तीन के तो ऊपरि श्रर नवमे के नीचे पृथकत्व सज्ञा जाननी । 


आ्रचलियपुधत्त पुणा, ह॒त्थं तह गाउयं मुहुत्तं तु। 
जोयरा भिण्णमुहुत्तं, दिव्रसंतो पण्ण॒वीसं तु ॥४०५॥ 


आवलिपृथक्त्वं पुनः हस्तस्तथा गव्यूतिः मुह्तस्तु । 
योजन भिन्नमुहृतंः, दिवसांत. पचरवविशतिस्तु ॥॥४०५॥। 


टीका - चौथा काडक विषे काल पृथक्त्व श्रावली प्रमाण श्र क्षेत्र एक हाथ 
प्रमाण है। वहुरि पाचवा काडक विये क्षेत्र एक कोश अर काल श्नतर्मुहुर्त है । वहुरि 
छठा काडक विपे क्षेत्र एक योजन श्र काल भिन्न मुहूर्त कहिये, किछ, घाटि मुहूर्त है । 
बहुरि सातवा काडक विषे काल किछ घाटि एक विन श्रर क्षेत्र पचीस योजन है । 


भरहस्मि अद्धमासं, साहियमासं च जंबुदीवस्मि । 
वास च सणुवलोए, वासपुधत्तं च रुचगस्सि ॥४०६॥ 
भरते अर्धभास:, साधिकमासश्र जंबूह्ीपे । 
वर्षश्र मनुजलोके, वर्षप्रथकत्वं च रुचके ॥॥४०६॥ 


टीका --- आठवा काडक विषे क्षेत्र भरतक्षेत्र अर काल आधा मास है। 
बहुरि नवमा काडक विषे क्षेत्र जबूद्वीप प्रमाण अर काल किछ, अ्रधिक एक मास 
है । बहुरि दशवा काडक विषे क्षेत्र मनुष्य लोक - श्रढाई द्वीप प्रमाण भर काल एस 
वर्ष है। बहुरि ग्यारहवा काडक विषे क्षेत्र रुचकद्वीप श्र काल पृथकत्व वर्त 
प्रमाण है । 


१ सभी हस्तलिखित प्रतियों मे सख्यात मिलता है। पूर्व में छपी प्रति मे असस्यात मिलता है । 


सम्यस्ज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ५४३ 


संखेज्जपमे वासे, दीवसमसुदह्दा हबंति संखेज्जा । 
वासम्मसि असंखेज्जे, दीव समुद्दा असंखेज्जा ॥४०७॥ 


संख्यातप्रसे वर्ष, द्वीपसमुद्रा भवंति संख्याताः । 
वर्ष असंख्येये,हीपससुद्रा असंख्येयाः ॥॥४०७॥। 


टीका --- बारहवा काडक विफे क्षेत्र सख्यात द्वीप - समुद्र प्रमाण श्रर काल 
सख्यात वर्ष प्रमाण है । बहुरि तेरहवा काडक, जे तैजस शरीरादिक द्रव्य की अपेक्षा 
पूर्वेी स्थानक कहे, तिनि विषे क्षेत्र असख्यात द्वीप - समुद्र प्रमाण है। भ्रर काल 
श्रसख्यात वर्ष प्रमाण है । परि इन विषे इतना विशेष है - तेरहवा ते चौदहवा विषे 
श्रसख्यातग्ण क्षेत्रकाल है । जैसे ही उत्तरोत्तर श्रसख्यात गुणा क्षेत्र - काल जानना 
बहुरि उगणीसवा अत का काडक विपषे द्रव्य तौ कार्माण वर्गणा कौ श्रुवहार का भाग 
दीजिए, तीहि प्रमाण श्रर क्षेत्र संपरणं लोकाकाश प्रमाण अर काल एक समय घाटि 
एक पल्य प्रमाण है । 


कालविसेसेणशवहिद-खेत्तविसेसों धुवा हवे वड़्ढी । 
अ्रद्धुववड़ढी वि पुणो, अ्विरुद्धं इट्ठकंडम्सि ॥॥४०८॥ 


कालविशेषेणावहितक्षेत्रविशेषों श्रुवा भवेद्वृद्धिः । 
अभ्रुववृद्धिरपि पुनः अ्विरुद्धा इष्टकांडे ।३४०८ 


टीका - विवक्षित काडक का जघन्य क्षेत्र के प्रदेशनि का परिमाण, तिस ही 
काडक का उत्कृष्ट क्षेत्र के प्रदेशनि का परिमाण में घटाए, जो प्रमाण रहै, ताकों 
क्षेत्र विशेष कहिये । बहुरि विवक्षित काडक़ का जघन्य काल के समयनि का परिमाण 
तिस ही काडक का उत्कृष्ट काल के समयन्ति का परिमाण विषे घटाए, श्रवशेष जो 
परिमाण रहै, ताकाौ काल विशेष कहिए। तहा क्षेत्र विशेष कौ काल विशेष का 
भाग दीए, जो श्रमाण होइ, सोई तिस काडक विष श्रुववृद्धि का परिमाण जानना । 
सो प्रथम काडक विषे अँसे करते घनागुल कौ आवली का भाग दीए, जो प्रमाण होइ 
सो ध्रुववृद्धि का प्रमाण जानना । सुच्यगुल का असख्यातवा भाग प्रमाण द्रव्य की 
अपेक्षा भेद भए, तो क्षेत्र विष एक प्रदेश बे भ्रर आवली करि भाजित घनागल 
प्रमाण प्रदेश बधे, तब काल विष एक समय की बधवारी होइ। जैसे प्रथम काडक 
का अत पर्यत श्रुववृद्धि करि जेते समय बंधे, तितकौ जघन्य काल विषे मिलाए, 


न ] ] गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ४०६ 


धावली का सख्यातवा! भाग प्रमाण प्रथम काडक का उत्कृष्ट काल हो है। 
बहुरि जेते जघच्य क्षेत्र ते प्रदेश बे, तितने जघन्य क्षेत्र विष मिलाए घनागुल का 
सख्यातवा भाग प्रमाण प्रथम काडक का उत्कृष्ट क्षेत्र हो है। असे ही सर्व काडक 
विषे श्रुववृद्धि का प्रमाण साधन करना । विवक्षित काडक विपे समान प्रमाण लीए, 
प्रदेशनि की वृद्धि होते, जहा समय की वृद्धि होइ, तहा श्रुववृद्धि जाननी । बहुरि 
श्रश्नुववृद्धि भी यथायोग्य क्षेत्र - काल का भ्रविरोध करि सावनी । 


सो कहिए है- 
अ गुलअसंखभागं, संखं वा श्र गुलं च तस्सेव । 
संखससंखं एवं, सेढीपदरस्स श्रद्धुवगं ।।४०४॥ 


अंगुलासंस्यभागः, संख्यं वा श्रंगुलं तस्थेव । 
सख्यमसंख्यसेवं, श्रेणीप्रतरयोरप्रुवगायास्‌ ।॥४०६॥। 


टीका -- अश्रुववृद्धि विषे पूर्वोक्त क्रम ते बनागुल का अ्सख्यातवा भाग 
प्रमाण प्रदेश क्षेत्र विषे बंधे, तब काल विषे एक समय बंध | अ्रथवा घनागुल का 
सख्यातवा भाग प्रमाण प्रदेश क्षेत्र विषे बधे, तब काल विषे एक समय ब्ध | अथवा 
घनागुल प्रमाण अभ्रथवा सख्यात घनागुल प्रमाण अथवा असख्यात घनागुल प्रमाण 
अथवा श्रेणी का असख्यातवा भाग प्रमाण अथवा श्रेणी का सस्यातवा भाग प्रमाण 
अ्रथवा श्रेणी प्रमाण अ्रथवा सख्यात श्रेणी प्रमाण श्रथवा असख्यात श्रेणी प्रमाण 
ग्रथवा प्रतर का असख्यातवा भाग प्रमाण श्रथवा प्रतर का सख्यातवा भाग प्रमाण 
श्रथवा प्रतर प्रमाण अथवा सख्यात प्रतर प्रमाण अ्रथवा असख्यात प्रतर प्रमाण प्रदेश 
क्षेत्र विषे बधे, तव काल विषे एक समय बधे, जैसा अश्रुववृद्धि का अनुक्रम है । इहा 
किछ नियम नाही, जो इतने प्रदेश वधे ही समय बधै, ताते याका नाम अश्नुववृद्धि 
है । इहा इतना विशेष - जिस काडक विषे जिस - जिस प्रकार वृद्धि सभवे, तिस तिस 
प्रकार ही अप्रुववृद्धि जाननी । जैसे प्रथम काडक विषे घनायुल का असख्यातवा भाग 
वा घनागृूल का सख्यातवा भाग करि ही अश्रुववृद्धि सभवे है। जाते तहा उत्कृप्ट भेद 
विषे भी घनागुल का सख्यातवा भाग मात्र ही क्षेत्र है, तौ तहा घनागुलादि करि 





१ श्र तथा ध प्रति मे असख्यातवा शब्द है। 


सम्यरक्ञावचन्द्रिका भाषादीका | [ ५४५ 


वृद्धि कैसे सभवे ”? बहुरि अत के काडक विषे घनागुल का संख्यातवाः भाग आ्रादि 
सख्यात प्रतर पर्यत सर्व प्रकार करि अश्रुववृद्धि सभवे है। भ्रैसे ही अ्रन्य काडकनि 
विषे यथासभव करि अश्लुववृद्धि जाननी । 


कस्सइयवग्गणं धृुवहारेणिगिवारभाजिदे दव्वं । 
उवबकस्स खेत्तः पुण, लोगो संपृण्णओ होदि ॥४१०॥ 


कार्मणवर्गंणां श्रुवहारेणक वार भाजिते द्रव्यं । 
उत्क्ृष्ठ क्षेत्रम्‌ पुन), लोकः संपर्णो भवति ॥॥४१०॥। 


टीका - कार्माण वर्गणा कौ एक बार श्र वहार का भाग दीए, जो प्रमाण 
होइ, तितने परमाणूनि का स्कध कौ उत्कृष्ट देशावधि जाने है। बहुरि क्षेत्र करि 
संपूर्ण लोकाकाश को जाने है । लोकाकाश विष जितते पूर्वोक्त स्कघ होइ, वा तिनते 
' स्थूल होइ, तिन सबनि कौ जाने है । 


पल्‍ल समऊण काले, भावेण असंखलोगसेत्ता हुं । 
दव्वस य पज्जाया, वरदेसोहिस्स विसया हु ॥४११॥ 


पलय॑ सप्तयोन काले, भावेन श्रसंख्घलोकसात्रा हि । 
द्रव्यस्थ च पर्याया, वरदेशाव्धेविषया हि ।॥४११॥। 


टीका --- देशावधि का विषय भूत उत्कृष्ट काल एक समय घाटि एक पल्य 
प्रमाण है । बहुरि भाव असख्यात लोक प्रमारा है। सो इहा काल अर भाव शब्द 
करि द्रव्य के पर्याय उत्कृष्ट देशाव्रधि ज्ञान का विपयभूत जानना । 


भावार्थ - एक समय घाटि एक पल्‍य प्रमाण अतीत काल विष जे अपने 
जानने योग्य द्रव्य के पर्याय भए, अर तितने ही प्रमाण अ्रनागत काल विषे श्रपने 
जानने योग्य द्रव्य के पर्याय होहिगे, तिनकौ उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान जाने । बहुरि 
भाव करि तिनि पर्यायनि विषे अश्रसख्यात लोक प्रमारा जे पर्याय, तिनिकौ जाने । 
जैसे काल श्र भाव शब्द करि द्रव्य के पर्याय ग्रहे । जैसे ही अन्य भेदनि विषे भी 


१ हस्तलिखित भ्र, ग, घ॒ प्रति मे असख्यातवा शब्द है । 


५४६ ] [ गीम्मटसार जीवफाण्ड गाथा ४१२-४१३ ४१४ 


जहां काल का वा भाग का परिमाण कह्मा है, तहा द्रव्य के पर्यायनि का ग्रहण 
करना । | 

बहुरि इहा देशावधि का मध्य भेदनि विषे भाव का प्रमाण श्रागग सूत्र कहैंगे, 
तिस शअनुक्रम ते जानना । 


काले चउण्ह उड़ढी, कालो भजिदव्व खत्तउडढी य । 
उड्ढीए दव्वपज्जय, भजिदव्वा खे त्त-काला हु ॥४१२॥ 
फाले चतुर्णा वृद्धि, कालो भजितव्यः क्षेत्रवृद्धिश्र । 
वृद्धचा द्रव्यपर्याययो:, भजितव्यो क्षेत्रकालो हि ॥॥४१२॥। 


टीका - इस अवधिज्ञान का विशेष विषे जब काल की वृद्धि होइ तब तो 
द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव च्यार्‌यो ही की वृद्धि होइ । बहुरि जब क्षेत्र की वृद्धि होई 
तब काल का वृद्धि भजनीय है, होइ भी अर नहिं भी होइ । बहुरि जब द्रव्य की 
श्रर भाव की वृद्धि होइ तब क्षेत्र की श्रर काल की वृद्धि भजनीय है, होइ भी भर 
न भी होइ । बहुरि द्रव्य की श्रर भाव की वृद्धि ग्रुगपत्‌ हो है। यह सर्व कथन 
विचार ते युक्त ही है । या प्रकार देशावधि ज्ञान का विषय भूत द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव का प्रमाण कह्मा । 


श्रागे परमावधि ज्ञान की प्ररूपणा कहै है --- 


देसावहिवरदव्वं, धुवहारेरवहिदे हव॑ णियमा । 

परसावहिस्स अवरं, दव्वपमाणं तु जिणदिद्ठ ॥४१३॥ 
देशावधिवरद्रव्य, श्रुवहारेणावहिते भवेज्वियमात्‌ । 
परमावधेरवरं, द्रव्य प्रसाणं तु जिनदिष्टं ॥॥४१३।॥। 


टीका - उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान का विषयभूत जो द्रव्य कह्मा, ताकी एक 
बार ध्रुवहार का भाग दीए, जो प्रमाण होइ तितना परमाणूनि का स्कघ रूप जम 
परमावधि ज्ञान का विषयभूत द्रव्य नियम करि जिनदेवने कह्मा है । 
अब परमावधि का उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण कहै हैं- 
परमावहिस्स भेदा, सग-उग्गाहरणावियप्प-हद-तेऊ । 
चरिमे हारपमारणं, जेट्ठस्स य होदि दव्व तु ॥४१४॥ 


सम्याज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ५४७ 


परमावधेरभेदाः, स्वकावगाहनविकल्पाहततेजसः । 
च रमे हारप्रमारा, ज्येष्ठस्य च भवति द्वव्यं तु १४१४ 


टीका - अग्निकाय की अ्रवगाहना का जघन्य ते उत्कृष्ट पर्यत जो भेदनि 
का प्रमाण, ताकरि अग्निकाय के जीवनि का परिमाण को गुणे, ,जो प्रमाण होइ, 
तितने परमावधि ज्ञान के भेद है। तहां प्रथम भेद के द्रव्य कौं भ्रुवहार का भाग 
दीए, दूसरा भेद का द्रव्य होइ । दूसरा भेद का द्रव्य कौ श्रुवहार का भाग दीए, 
तीसरा भेद का द्रव्य होइ | जैसे अत का भेद पर्यत जानने । अत भेद विषे श्रुवहार 
प्रमाण द्रव्य है । ध्रुवहार का जो परिमाण तितने परमाणूनि का सूक्ष्म स्कथ्॒ कौं 
उत्कृष्ट परमावधिज्ञान जाने है । 


सव्वावहिस्स एक्‍्को, परमाण्‌ होदि णिव्वियप्पो सो । 
गंगामहाणइस्स, पवाहोव्व धुवो हवे हारो ॥४१५॥ 


सर्वावधरेक:, परसाणुरंवति निविकल्पः सः । 
गंगासहानद्या:, प्रवाह इव श्रुवो भवेत्‌ हार ॥॥ै४१५॥ 


टीका - उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान का विषय श्रुवहार प्रमाण ताकौ ध्रुवहार 
ही का भाग दीजिए, तब एक परमाणू्‌ मात्र सर्वावधि ज्ञान का विपय है । सर्वावधि 
ज्ञान पुदगल परमाण्‌ कौ जाने है । सो यह ज्ञान निविकल्प है | यामे जघन्य, मध्यम, 
उत्कृष्ट भेद नाही । बहुरि जो वह ध्रुवहार कह्या था, सो गगा महानदी का प्रवाह 
समान ही है | जैसे गंगा नदी का प्रवाह हिमाचल स्थो निकसि विच्छेद रहित वहि- 
करि पूर्व समुद्र को प्राप्त होइ तिष्ठ्या, तैसे श्रुवहार जघन्य देशावधि का विषयभूत 
द्रव्य ते प्रमावधि का उत्कृष्ट भेद पर्यत अवधिज्ञान के सर्व भेदनि विषे प्राप्त होइ 
सर्वावधि का विषयभूत परमाणू तहा तिष्ठया, जाते सवर्विधि ज्ञान भी निविकल्प 
है श्रर याका विपय परमाण है, सो भी निविकल्प है । 


परमोहिदव्वभेदा, जेत्तियमेत्ता हु तेत्तिया होति । 
तस्सेव खेत्त-काल, वियप्पा विसया असंखगुणिदकसा ॥४१६॥ 


प्रमावधिद्रव्यभेदा, यावन्मात्रा हि तावन्मात्रा भवंति । 
तस्थेव क्षेत्र काल, विकल्पा विषया असंख्यगुरिततक़्मा ॥३४१६। 


भ्थय ] [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाथा ४१७ 


टीका - परमावधिज्ञान का विषयभूत द्रव्य की श्रपेक्षा जितने भेद कहे, 
अग्निकाय की श्रवगाहना के भेदनि का प्रमाण ते श्रग्निकाय के जीवनि का परिमाण 
कौ गुरिए, तावन्मात्र द्रव्य की अ्रपेक्षा भेद कहे, सो एतावन्मात्र ही परमावधिज्ञान 
का विषयभूत क्षेत्र की श्रपेक्षा वा काल की श्रपेक्षा भेद हैं । जहा द्रव्य की भ्रपेक्षा 
प्रथम भेद है, तहा ही क्षेत्र - काल की श्रपेक्षा भी प्रथम भेद है। जहा दूसरा भेद 
द्रव्य की श्रपेक्षा है, तहा क्षेत्र - काल श्रपेक्षा भी दूसरा ही भेद है। असे श्रत का 
भेद पर्यत जानना । बहुरि जघन्य ते लगाइ उत्कृष्ट पर्यत एक एक भेद विषे श्रसख्यात 
गुणा अ्रसख्यात गुरा क्षेत्र व काल जानना । 


कंसा असख्यात गुणा जानना ? सो कहै हैं- 


ग्रावलिअसंखभागा, इच्छिदगच्छदच्छधणमाणमेत्ताशो । 
देसावहिस्स खेत्त, काले वि य होति संबग्गे ॥४१७॥ 


आवल्यसंख्यभागा, इच्छितगच्छधनमानसात्राः । 
देशावधेः क्षेत्र, कालेषपि च भवंति संबर्गे ।॥४१७॥॥ 


टीका - परमावधिज्ञान का विवक्षित क्षेत्र का भेद विषे वा विवक्षित काल 
का भेद विषे जो तिस भेद का सकलित धन होइ, तितना श्रावली का असख्यातवा 
भाग माडि, परस्पर गुणन कीया, जो प्रमाण होइ, सो विवक्षित भेद विषे गुणकार 
जानना । इस गुणकार करि देशावधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र कौं गुण, परमावधि 
विषे विवक्षित भेद विष क्षेत्र का परिमाण होइ, प्रर देशावधिज्ञान का उत्कृष्ट काल 
कौ गुण, विवक्षित भेद विषे काल का परिमाण होइ । 


सकलित धन कहा कहिए - 


जेथवा भेद विवक्षित होइ, तहा पर्यत एक ते लगाइ एक एक अधिक भ्रक 
माडि, तिन सब अकनि को जोडे, जो प्रमाण होइ, सो सकलित धन जानना | जे 
प्रथम भेद विषे एक ही अक है । याके पहिले कोई अक नाही । ताते प्रथम भेद वि 
सकलित धन एक जानना । बहुरि दूसरा भेद विषे एक अर दूवा जोडिए, तब सक- 
लित घन तीन भया । बहुरि तीसरा भेद विषे एक, दोय, तीन अ्क जोडें, सकलित 
घन छुह भया । बहुरि चौथा भेद विषे च्यारि और जोडे, सकलित धन दश भया | 


सम्परज्ञानउच्धरिका भाषाटीका | [ ५४६ 


बहुरि पाचवा भेद विषे पाच को अक़ और जोडे, सकलित धन पद्रह होइ । श्रेसे सब 
भेंदनि विप सकलित घन जानना । सो इस एक बार सकलित धन ल्यावने कौं करण 
सूत्र पर्याय समास श्रुतज्ञान का कथन करते कह्मा है, तिसते सकलित धन प्रमाण 
ल्यावना । इस संकलित धन का नाम गच्छ, धन वा पद - धन भी कहिए | श्रव 
विवक्षित परमावधिज्ञान का. पाचवां भेद ताका सकलित धन पंद्रह, सो पद्रह जायगा 
आवली का असख्यातवा भाग माडि, परस्पर गुणन कीए, जो परिमाणा होइ, सोई 
पांचवा भेद विषे गुणकार जानना । इस गुणकार करि उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र, 
लोकाकाश प्रमाण, ताकौं गृण्णिए, जो प्रमाण होइ, तितना परमावधि का पांचवा 
भेद का विषयभूत क्षेत्र का परिमाणा जानना । श्रर इस ही गुणकार करि देशावधि 
का विषयभूत उत्कृष्ट काल, एक समय घाटि, एक पल्य प्रमाण , ताकौ गुणे, इस 
पाचवा भेद विषे काल का परिमाण होइ । असे सब भेदनि विष क्षेत्र का वा काल 
का परिमाण जानना । 


आगे सकलित धन का जो प्रमाण कह्यमा था, ताकौ और प्रकार करि 
कहै है- 
गच्छससा तक्‍कालियतीदे रूऊणगच्छधणमेत्ता । 
उभये वि य गच्छस्स य, धश्मेत्ता होति गुणगारा ॥४१८५॥ 
गरुछसमा:ः तात्कालिकातीते रूपोनगच्छधनमात्राः । 
उभयेषपि च गच्छस्यथ च, धनसात्रा भवंति गुणकाराः ॥।४१८॥ 


टीका - जेथवा भेद विवक्षित होइ, तीहि प्रमाण कौ गच्छ कहिए । जैसे 
चौथा भेद विवक्षित होइ, तौ गच्छ का प्रमाण च्यारि कहिए । सो गच्छ के समान 
धन शभ्रर गच्छ ते तत्काल श्रतीत भया, जैसा विवक्षित भेद ते पहिला भेद, तहा विव- 
क्षित गच्छ ते एक घाटि का गच्छ धन जो सकलित धन, इनि दोऊनि कौ मिलाइए 
तब गच्छ का सकलित धन प्रमाण गुणकार होइ । 


इहा उदाहरण कहिए - जैसे विवक्षित भेद चौथा, सो गच्छ का प्रमाण भी 
च्यारि, सो च्यारि तो ए श्र तत्काल अतीत भया तीसरा भेद, ताका गच्छ धन छह, 
इनि दोऊनि कौ मिलाए, दश हुवा । सोई दश विवक्षित गच्छ च्यारि, ताका सकलित 


धन हो है । सोई चौथा भेद विषे गुणकार पूर्वोक्त प्रकार जानना, बैसे ही सर्व भेदनि 
विषे जानना 


भ५० | [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया ४१६-४२० 
परमावहि-वरखेत्तेणवहिद-उक्कस्स-ओहिखेत्तं तु । 
सव्वावहि-गृुणगारो, काले वि असंखलोगो दु ॥४१६॥ 


परमावधिवरक्षेत्रेणावहितोत्कृष्टावधिक्षेत्रं तु । 
सर्वावधिगुण कारः, काले5पि अ्रसंख्यलोकस्तु !(४१९। 


टीका - उत्कृष्ट अ्वधिन्ञान के क्षेत्र का परिमाण कहिए ! द्विरूप घनाधन- 
धारा विषे लोक भर गुणकार शलाका श्रर वर्गशलाका भ्रर भ्रर्धच्छेद शलाका भ्रर 
झ्रग्निकाय की स्थिति का परिमाण अर अ्रवधिज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र का परिमाण ए 
स्थानक क्रम ते श्रसख्यात श्रसख्यात वर्गस्थान गए उपजे हैं । ताते पांच बार असख्यात 
लोक प्रमाण परिमाण करि लोक कौ गुणे, जो प्रमाण होई, तितना सर्वाविधिज्ञान का 
विपयभ्ृत उत्कृष्ट क्षेत्र का परिमाण है । याकौ उत्कृष्ट परमावधिज्ञान का विषयशभूत 
क्षेत्र का भाग दीए, जो परिमाण होइ, सोई सर्वावधिज्ञान का विषयभृत क्षेत्र का 
परिमारा ल्यावने के निमित्त गुराकार हो है। इस गुणकार करि परमावधि का 
विषयथूत उत्कृष्ट क्षेत्र कौ गुरिएए, तब सर्वावधिज्ञान का विषयश्नृत क्षेत्र का परि- 
माण हो है । बहुरि काल परिमाण ल्यावने के निमित्त श्रसख्यात लोक प्रमाण गुण- 
कार है। इस अ्रसख्यात लोक प्रमाण गुणकार करि उत्कृष्ट परमावधिज्ञान का 
विषयभूत काल कौ गुरियये, तब सर्वाविधि ज्ञान का विषयभूत काल का परिमाण 
हो है। 


इहा कोऊ कहै कि रूपी पदार्थ ता लोकाकाश विषे ही पाइए है । इहा पर- 
मावधि-सर्वावधि विषे क्षेत्र का परिमारा लोक ते असख्यातगुणा कैसे कहिए है ? 


सो इसका समाधान आ्रागे द्विर्प घनाघनधारा का कथन विषे करि आ्राए है, 
सी जानना । शक्ति श्रपेक्षा कथन जानना । 


अब प्रमावधि ज्ञान का विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र का वा उत्कृष्ट काल की 
परिमाण ल्यावने के निमित्त करणसूत्र दोय कहिए है -- 


इच्छिदरासिच्छेदं, दिण्णच्छेदेंहि भाजिदे तत्थ । 
लद्धमिददिण्णरासीणब्भासे इच्छिदों रासी ॥४२०॥ 


सम्यस्ञानचन्द्रिका भाषाटीका | | ४४५३ 


इच्छितराशिच्छेदं, देयच्छेदेर्भाजिते ततन्न । 
लब्धमितदेयराशीनामभ्यासे इच्छितो राशि! ॥।४२०॥। 


टीका - यह करणसूत्र है, सो सर्वत्र सभवे है। याका श्रर्थ दिखाइए है - 
इच्छित राशि कहिए विवक्षित राशि का प्रमाण, ताके जेते श्र्धच्छेद होइ, तिनिकौ 
देयराशि के जेते श्रर्धच्छेद होइ, तिनिका भाग दीए, जो प्रमाण भाव, तिसका विरलन 
कीजिए, एक एक जुद जुदा स्थापिए । बहुरि तिस्र एक एक के स्थान के जिस देय 
राशि के श्र्धच्छेदनि का भाग दीया था, तिसही देयराशि कौ माड़ि, परस्पर गुणन 
कीजिए, तो विवक्षित राशि का प्रमाण होइ । 


सो प्रथम याका उदाहरण लौकिक गणित करि दिखाइए है - इच्छित राशि 
दोय से छुप्पत (२५६), याके अर्धच्छेद आठ, बहुरि देयराशि चौसाठि (६४) का 
चौथा भाग सोलह, याके श्रर्धच्छेद च्यारि, कैसे ”? भाज्यराशि चौसठि, ताके श्रर्ध- 
च्छेद छह, तिनिमे स्‍्यो भागहार च्यारि, ताके अर्धच्छेद दोय घटाइए, तब श्रवशेष 
च्यारि श्रर्धच्छेद रहे | अब इनि च्यारि श्रर्धच्छेदनि का भाग उन आ्राठ अर्धच्छेदनि 
कौ दीजिए, तब दोय पाया (२), सो दोय का विरलन करि (१,१), एक एक के 
स्थान की एक चौसठि का चौथा भाग, सोला सोला दीया, याहीते याकौ देय राशि 
कहिए, सो इनिका परस्पर गुणन कीया, तब विवक्षित राशि का परिमारण दोय से 
छप्पन हुवा । 


अंसे ही अलौकिक गणित विषे विवक्षित राशि पल्य प्रमाण अभ्रथवा सूच्यगुल 

प्रमाण वा जगच्छु णी प्रमाण वा लोक प्रमाण जो होइ, ताके जेते श्रर्धच्छेद होइ, 
तिनिकौ देयराशि जो श्रावली का असख्यातवा भाग, ताके जेते श्र्ध॑च्छेद होइ, 
तिनिका भाग दीए, जो प्रमाण शभ्रावे तिनिका विरलन करि - एक एक करि बसेरि, 
बहुरि एक एक के स्थान की एक एक आवली का अ्रसख्यातवा भाग माडि, परस्पर 
गुणन कीजिए, तो विवक्षित राशि पल्‍्य वा सूच्यगुल वा जगच्छे णी वा लोकप्रमाण 
हो है। 

दिण्णच्छेदेणवहिद-लोगच्छेदेण पदधरणे भजिदे। 

लद्धसिदलोगगुणरणं, परसावहि-चरिस-गुणगारों ॥४२१॥ 


देयच्छेदेनावहितलोकच्छेदेन पदधने भजिते । 
लब्धमितलोकगुणनं, परमावधिचरसगुरकारः ॥४२१॥। 


५५३२ ] [ गौम्सटसार जीवकाण्ड गाया ४२१ 


टीका - देयराशि के श्रर्धच्छेदनि का भाग लोक के श्रर्धच्छेदनि कौ दीए, 
जो प्रमाण होइ, ताका विवक्षित पद का सकलित धन कौ भाग दीए, जो प्रमाण 
श्रावे, तितना लोकमात्र परिमाण माडि, परस्पर गुणन कीए, जो प्रमाण आवै, सो 
विवक्षित पद विषे क्षेत्र वा काल का गुणकार जानना । जैसे ही परमावधि का अत 
भेद विषे गृणकार जानता | सो यहु कथन प्रथम अकसदुष्टि करि दिखाइए है । 
देयराशि चौसठि का चौथा भाग, ताके श्रर्धच्छेद च्यारि, तिनका भाग दोय से छुप्पन 
का श्र्धच्छेद आठ, तिनिकौ दीजिए, तब दोय पाया । तिनिका भाग विवक्षित स्थान 
तीसरा ताका पूर्वोक्त सकलित धन ल्यावने का सूत्र करि तीन, च्यारि कौ दोय, एक 
का भाग दीए, सकलित धन छह तिनिकौ दीजिए, तब तीन पाया, सो तीन जायगा 
दोय से छप्पन माडि, परस्पर गुणन कीए, जो प्रमाण होइ, सोई तीसरा स्थान विष 
गुणकार जानना । श्रब इहा कथन है सो कहिए है -- 


देयराशि भ्रावली का असख्यातवा भाग, ताके श्रर्धच्छेद राशि, जो आ्रावली 
के अर्धच्छेदनि मे स्पी भागहारभूत असख्यात के अर्धच्छेद घटाए, जो प्रमाण रहै, 
तितना जानना । सो अंसे इस देयराशि के अ्र्धच्छेद सख्यात घाटि परीतासख्यात 
का मध्य भेद प्रमाण हो है। तिनिका भाग लोकप्रमाण के जेते श्र्धच्छेद होइ, 
तिनकौ दीजिए, जो प्रमाण झावे, ताका भाग विवक्षित जो कोई परमावधि ज्ञान 
का भेद, ताका जो सकलित धन होइ, ताकौ दीजिए, जो प्रमाण श्रावै, तितना लोक 
माडि, परस्पर गुणन कौए, जो प्रमाण श्राव, सो तिस भेद विप गुणकार जानना । 
इस गुणकार करि देशावधि का उत्कृष्ट लोकप्रमाण क्षेत्र कौं गुण, जो प्रमाण होइ, 
सो तिस भेद विष क्षेत्र का परिमाण जानना । 


बहुरि इस गुणकार करि देशावधि का उत्कृष्ट एक समय घाटि पल्य प्रमाण 
काल कौ गुणे, जो प्रमाण होइ, सो तिस भेद विषे काल का परिमाण जानना | अँसे ही 
प्रमावधि का अत का भेद विषे श्रावली का श्रसख्यातवा भाग का अर्धच्छेदति का 
भाग लोक का म्रर्धच्छेद को दीए, जो प्रमाण होइ, ताकौ श्रत का भेद विषे जो सक- 
लित धन होइ, ताकौ भाग दीए जो प्रमारा श्रावे, तितना लोक साडि परस्पर गुगन 
कीए जो प्रमाण होइ, सोई अत का भेद विषे गुणकार जानना । इहा श्रत का भेद विष 
पूर्वोिक्त सकलित धन ल्यावने कौ करणसूत्र के अनुसारि सकलित धन ल्थाइए, तत 
झग्निकायिक के अवगाह भेदनि करि गुरिित अग्निकायिक जीवनि का प्रमाण मात्र 
गच्छ, सो एक अधिक गच्छ भ्रर सपूर्ण गच्छ कौं दोय एक का भाग दीए, जो प्रमाण 


धम्पज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | ४४३ 


होइ, तितना परमावधि का अन्त भेद विषे संकर्लन धंर्न जोर्नेंना । बेहुरि जैसे दोर्य॑ 
जायगा सोलह सोलह माडि, परस्पर गुणन कीए, दोय से छप्पन होइ, तौ छह जायरा 
सोलह सोलह माडि, परस्पर गुणन कीए, केते दोय से छप्पत होइ ? जैसे जरेराशिक 
कीए, पैसठि हजार पाच से छत्तीस प्रमाण दोय से छप्पन होइ | श्रैसे ही इच्छिदरा- 
सिच्छेद! इत्यादि करणसूत्र के अनुसारि श्रावली का असख्यातवे भाग का अर्घ- 
च्छेदनि का लोक के अर्धच्छेदनि कौ भाग दीए, जो प्रमाण होइ, तितने आवली का 
श्रसख्यातवा भाग माडि, परस्पर गुणन कीए, एक लोक होइ तौ इहा अत भेद विषे 
सकलित धन प्रमाण झवली का असख्यातवा भाग माडि, परस्पर गुणन कीजिए, 
तौ कितने लोक होइ, जैसे त्रैराशिक करना । तहा प्रमाण राशि विषे देय राशि 
आवली का असख्यातवा भाग, विरलन राशि आवली का अ्सख्यातवा भाग का अर्थ 
च्छेदनि करि भाजित लोक का श्रर्धच्छेदमात्र, बहुरि फलराशि लोक, बहुरि इच्छा- 
राशि विषे देयराशि श्रावली का अ्रसख्यातवा भाग, विरलन राशि अन्तभेद का सक- 
लन धनमात्र, इहा लव्ध राशि का जेता प्रमाण ग्रावे, तितना लोकप्रमाण प्रमाण 
होइ। सोई अन्त भेद विषे गुणकार जानना । इसकरि लोक कौ वा एक समय घाटि 
पल्‍्य कौ गुरिएए, तब परमावधि का सर्वोत्क्रष्ट क्षेत्र का वा काल का परिमाण हो है । 


पूर्व आवलि असंखभागा इत्यादि सूत्रकरि गुणकार का विधान कह्मया। 
बहुरि इस सूत्र विषे गुणकार का विधान कह्या, सो इनि दोऊनि का अभिप्राय एक 
ही है। जैसे अक सदृष्टि करि पूर्व गाथानि के अनुसारि तीसरा भेद विषे सकलित 
धन प्रमाण छह जायगा सोला सोला माडि परस्पर गुणन करिए, तौ भी वो ही प्रमाण 
होइ । भ्रर इस गाथा के अनुसारि तोन जायगा दोय से छप्पन, दोय से छुप्पन माडि, 
परस्पर गुणा कीजिए, तो भी सोई प्रमाण होइ, असे सर्वत्र जानना । 


श्रावलिञ्रसंखभागा, जहण्णदव्वस्स होंति पज्जाया । 

कालस्स जह॒ण्णादो, असंखगुणहीणमेत्ता हु ॥४२२॥ 
आवल्यसंख्यभागा, जघन्यद्रव्यस्थ भवंति पर्यायाः । 
कालस्य जघन्यतः, असंख्यगुराहीनमात्रा हि ।।४२२॥। 


टीका - जघन्य देशावधिज्ञान का विषयभूत द्रव्य का पर्याय, ते आवली का 
अ्रसस्यातवा भाग प्रमारा है । परन्तु जो जघन्य देशावधिज्ञान का विषयभूत काल 


५५४ ] [ गौस्मटसार जौवकाण्ड गाथा ४२३-४१४ 


का प्रमाण कह्मा है, ताते जघन्य देशावधि ज्ञान का विषयभूत भाव का प्रमाण अस- 
ख्यात गुणा घाटि जानना । 


सव्बोहि त्ति य कमसो, आवलिअसंखभागगुणिदकमा । 
दव्वाणं भावाणं, पदसंखा सरिसगा होति ॥४२३॥ 


सर्वावधिरिति च क्रमश , श्रावल्यसंस्यभागगुरिणतक्रमाः । 
द्रव्यानां भावानां, पद्सं्या: सरशका भवति ॥॥४२३॥। 


दटीका - देशावधि का विषयश्षृत द्रव्य की अपेक्षा जहा जघन्य भेद है, तहा 
ही द्रव्य का पर्याय रूप भाव की अपेक्षा श्रावली का असख्यातवा भाग प्रमाण भाव 
का जानने रूप जघन्य भेद हो है । बहुरि तहा द्रव्य की श्रपेक्षा दूसरा भेद हो है। 
तहा ही भाव की अपेक्षा तिस प्रथम भेद का श्रावली का असख्यातवा भाग प्रमाण 
करि गण, जो प्रमाण होइ, तीहिं प्रमाण भाव कौ जानने रूप दूसरा भेद हो है। 
बहुरि जहा द्रव्य की श्रपेक्षा तीसरा भेद हो है, तहा ही भाव की भ्रपेक्षा तिस दूसरा 
भेद ते आवली का श्रसख्यातवा भाग गुणा तीसरा भेद हो है । असे ही क्रम ते सर्वा- 
वधि पर्यत जानना । अवधिज्ञान के जेते भेद द्रव्य की अपेक्षा हैं, तेते ही भेद भाव 
की श्रपेक्षा है । जैसे द्रव्य की श्रपेक्षा पूर्व भेद सबधी द्रव्य कौ ध्र्‌ वहार का भाग दीए, 
उत्तर भेद सब्धी द्रव्य भया, तैसे भाव की अपेक्षा पूर्व भेद सबधी भाव कौं आवली 
का अ्सख्यातवा भाग करि गुणे, उत्तर भेद सबधी भाव भया । ताते द्रव्य की श्रपेक्षा 
ग्रर भाव की अपेक्षा स्थानकनि की सख्या समान है । 


भ्रागे नारक गति विषे भ्रवधिज्ञान का विपश्षृत क्षेत्र का परिमाण कहें हैं - 


सत्तमखिदिस्मि कोसं, कोसस्सद्धं पवड़ढ़दे ताव । 
जाव य पढसे णिरये, जोयरामेक्क हवे पृण्णं ॥४२४॥ 


सप्तमक्षितों क्रोशं, क्रोशस्यार्धार्थ प्रवर्धती तावत्‌ । 
यावच्च प्रथसे निरये, योजनमेक भवेत्‌ पुर्राम्‌ ॥४२४।॥ 


टीका - सातवी नरक पृथ्वी विषे भ्रवचिज्ञान का विषयश्ूत क्षेत्र एक कोश 
है । बहुरि श्राधा आधा कोश तहा ताई बधै, जहा पहले नरक सपूर्ण एक योजन 


सम्पस्शानचन्द्रिका भाषाटीकां | [ ५५५ 


होइ । श्रैसे सातवे नरक अवधि क्षेत्र एक कोश, छठ ड्योढ कोश, पाचवे दोय कोश, 
चौथे भ्रढाई कोश, तीसरे तीन कोश, दूसरे साढे तीन कोश, पहले च्यारि कोश प्रमाण 
एक योजना जानना । 

श्रागे तिर्यचगति मनुष्यगति विषे कहै है -- 


तिरिये अवरं श्रोघो, तेजोयंते य होदि उक्कस्सं । 
मरण ए ओोघं देवे, जहाकमं सुणह वोच्छामि ॥४२५॥ 


तिरश्रि श्रवरमोघ , तेजोंइले च भवति उत्कृष्टं । 
मनुजे ओघं-देवे, यथाक्रम श्रणुत वक्ष्यास ॥॥४२५॥। 


टीका - तिर्यच जीव विषे जघन्य देशावधिज्ञान हो है । बहुरि याते लगाइ 
उत्क्ृष्टपन तेजसशरीर जिस देशावधि के भेद का विषय है, तिस भेद पर्यत स्व सामा- 


न्‍्य भ्रवधिज्ञान के वर्णन विषे जे भेद कहे, ते सर्वे हो है । बहुरि मनुष्य गति विषे 
जघन्य देशावधि ते सर्वाविधि पर्यत सासान्य श्रवधिज्ञान विषे जेते भेद कहे,तिनि सर्व 


भेदनि कौं लीए, अ्वधिज्ञान हो है । 
बहुरि देवगति विपे जैसा श्रनुक्तम है, सो मै कहो हो, तुम सुनहु -- 
पणुवीसजोयणाईं, दिवसंतं च य कुमारभोम्माणं । 
संखेज्जगुणं खेत्त, बहुगं काल॑ तु जोइसिगे ॥४२६॥ 
पंचावशतियोजनानि, दिवसांतं च च कुसारभौमयो । 
संख्यातगुण क्षेत्र, बहुकः कालस्तु ज्योतिष्के (४२६ 


टीका - भवनवासी श्रर व्यन्तर, इनिके अवधिज्ञान का विषयभूत जघन्यपने 
क्षेत्र तो पचीस योजन है। भ्रर काल किछू एक घाटि एक दिन प्रमाण है। 
बहुरि ज्योतिषी देवनि के क्षेत्र तौ इस क्षेत्र ते असख्यात गुणा है, अर काल इस काल 
ते बहुत है । 
असुराणमसंखेज्जा, कोडीओ सेसजोइसंताणं । 
संखातीदसहस्सा, उदकस्सोहोरणस विसश्रो ढु ॥४२७॥ 


५५६ ॥ [ गौम्सटसार जीवकाण्ड गाथा ४२८-४२६-४३० 


असुराणामसख्येया:, कोठ्यः शेषज्योतिष्कांतानाम्‌ । 
संख्यातीतसहला, उत्कृष्टावधीनां विषयस्तु ॥४२७॥ 


टीका - असुरकुमार जाति के भवनवासी देवनि के उत्कृष्ट श्रवधिज्ञान का 
विषयभ्रूत क्षेत्र अ्सख्यात कोडि योजन प्रमाण है । बहुरि श्रवशेष रहे नव प्रकार 
भवनवासी श्रर व्यतर देव श्रर ज्योतिषी देव, तिनिक उत्कृष्ट विषय क्षेत्र श्रसख्यात 
सहसत्र योजन प्रमाण है । 


पसुराणससंखेज्जा, बस्सा पुर! सेसजोइसंतारां । 

तस्संखेज्जदिभागं, कालेण य होदि णियसेण ॥४२८॥ 
असुराणामसंख्येयानि, वर्षारिण पुनः शेषज्योतिष्कातानाम्‌ । 
तत्संख्यातभागं, कालेन च भवति नियसेन ॥॥४२८।॥ 


टोका - भ्रसुरकुमार जाति के भवनवासीनि के अवधि का उत्कृष्ट विषय 
काल की अपेक्षा श्रसख्यात वर्ष प्रमाण है । बहुरि इस काल के सख्यातव्वें भागमात्र 
झ्रवशेष नव प्रकार भवनवासी वा व्यतर ज्योतिषी, तिनके श्रवधि का विषयभूत काल 
का उत्कृष्ट प्रमाण नियमकरि है । 


भवणतिय[णमधोधो, थोव॑ तिरियेण होदि बहुगं तु । 
उड़ढेण भवरणवासी, सुरगिरिसिहरो त्ति पस्संति ॥४२६॥ 


भवनत्रिकाणामधो5ध:, स्तोक॑ तिरश्यां भवति बहुक॑ तु । 
ऊध्वेन भवनवासिनः, सुरगिरिशिखरांतं पश्यंति ॥४२९॥। 


टोका - भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी ए जो भवनत्रिक देव, तिनिक श्रधो5घो 
केहिए नीचली दिशा प्रति श्रवधि का विषयशृत क्षेत्र स्तोक है । बहुरि तिय॑च कहिए 
भापका स्थान की बरोबरि दिशानि प्रति क्षेत्र बहुत है। बहुरि भवनवासी अपने 
स्थानक ते ऊपरि मेरुगिरि का शिखरि पर्यत भ्रवधिदर्शन करि देखे है । 


सवकीसाणा पढम॑ं, बिदियं तु सणवकुमार-माहिदा । 
तदियं तु बस्ह-लांतव, सुक्क-सहुस्सारया ठुरियं ॥४३२०॥ 


सभ्यज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | | ५५७ 


शक्रैशानाः प्रथसं, द्वितीय तु सनत्कुमार-साहेद्राः । 
तृतीय तु ब्रह्म-लांतवाः शुक्र-सह्नारकाः तुरियस्‌ ।(४३०॥॥ 


टीका - सौधर्म - ईशानवाले देव अ्रवधि करि प्रथम नरक पृथ्वी पर्यत देखे 
है । बहुरि सनत्कुमार माहेद्रवाले देव दूसरी पृथ्वी पर्यत देखे है। बहुरि ब्रह्म-ब्रह्मो- 
त्तर लातव कापिष्ठवाले देव तीसरी पृथ्वी पर्यत देखे है । बहुरि शुक्र-महाशुक्र, शतार- 
सहस्नारवाले देव चौथी पृथ्वी पर्यत देखे है -- 


आ्राणद-पाणदवासी, आरण तह अच्चुदा य पस्संति । 
पंचमखिदिपेरंतं, छदिठ गेवेज्जगा ढेवा ॥४३१॥ 


आनतप्राणतवासिनः, श्रारणास्तथा श्रच्युताभ्व पश्यंति । 
पंचमक्षितिपयेतं, षष्ठी ग्रवेषका देवा: ॥॥४३१।॥॥ 


टीका - आनत प्राणत के वासी तथा आरण अच्युत के वासी देव पाचवी 
पर्यत देखे है । बहुरि नवग्रेवेयकवाले देव छठी पृथ्वी पर्यत देखे है । 


सब्ब॑ च लोगणालि, पस्संति श्रणुत्तरेसु जे देवा । 
सक्खेते य सकसूमे, रूवगदसशंतभागं च ॥४३२॥ 


सर्वा च लोकनालीं, पश्यंति श्रनुत्तरेषु ये देवाः । 
स्वक्षेत्रे च स्वकर्मणि, रूपगतमनंतभागं तर ॥॥४३२॥। 


दीका - नव श्रनुदिश विसान अर पाच शभ्रनुत्तर विमान के वासी सब लोक- 
ताली, जो त्रसनाली ताकौ देखे है । 


यहु भावाथं जानना-सौधर्मादिवासी देव ऊपरि अपने २ स्वर्ग का विमान का 
ध्वजादड का शिखर पर्यंत देखे है । बहुरि नव अनुदिश, पच अनुत्तर विमान के वासी 
देव ऊपरि अपने विमान का शिखर पर्यत श्रर नीचे कौ बाह्य तनुवात पर्यत सर्व तचरस- 
नाली कौ देखे है, सो अ्रनुदिश विस्ानवाले तौ किछ एक अ्रधिक तेरह राजू प्रमाण 
लबा शभ्रर भनुत्तर विमानवाले के च्यारि से पचीस धनुष घाटि, इकवीस योजन करि 
हीन, चौदह राजू प्रमाण लवा अर एक राजू चौड़ा अवधि का विषयशृत क्षेत्र कौ देखे 
है । श्रैसा इहा क्षेत्र का परिमाण कीया है; सो स्थानक का नियमरूप जानना क्षेत्र का 
परिमाण लीए, नियमरूप न जानना । जाते अच्युत स्वर्ग पर्यत के वासी विहार करि 


५५६ ] [ वोस्मटसार जौधकाण्ड गाया ४२८-४२६-४३० 


श्रसुराणामसंख्येया,, कोट्य: शेषज्योतिष्कांतानाम्‌ । 
संख्यातीतसहत्ना, उत्कृष्टावधीनां विषयस्तु ॥४२७॥। 


ठीका - भ्रसुरकुमार जाति के भवनवासी देवनि क॑ उत्कृष्ट भ्रवधिज्ञान का 
विषयभूत क्षेत्र असख्यात कोडि योजन प्रमाण है । बहुरि भ्रवशेष रहे नव प्रकार 
भवनवासी अर व्यतर देव अर ज्योतिषी देव, तिनिक उत्कृष्ट विपय क्षेत्र असख्यात 


सहस्त थोजन प्रमाण है । 
प्रस्राणससंखेज्जा, वस्सा पुण सेसजोइसंतारां । 
तस्संखेज्जदिभागं, कालेण य होदि णियसेण ॥॥४२८॥ 
अ्रसुराणामसंख्येयानि, वर्षारिण पुनः शेषज्योतिष्कांतानाम्‌ । 
तत्संख्यातभागं, कालेन व भवति नियसेन ।॥४२८।॥॥ 


टोका - असुरकुमार जाति के भवनवासीनि के अ्रवधि का उत्कृष्ट विषय 
काल की श्रपेक्षा श्रसख्यात वर्ष प्रमाण है । बहुरि इस काल के सख्यातवे भागमात्र 
अवशेष नव प्रकार भवनवासी वा व्यत्तर ज्योतिषी, तिनके अ्रवधि का विषयभूत काल 


का उत्कृष्ट प्रमाण नियमकरि है । 
भवणतियाणसधोधो, थोव॑ तिरियेण होदि बहुगं तु । 
उड़ढेण भवराणवासी, सुरगिरिसिहरो त्ति पस्संति ॥४२६॥॥ 


भवनत्रिकाराामधो5घः, स्तोक॑ तिरश्नां भवति बहुक॑ तु । 
ऊध्वेंन भवनवासिनः, सुरगिरिशिखरांत पश्यंति ४२९१ 


ठोका - भवनवासी, व्यत्तर, ज्योतिषी ए जो भवनज्निक देव, तिनिक अ्रधो5घो 
केहिए नीचली दिशा प्रति श्रवधि का विषयभृत क्षेत्र स्तोक है । बहुरि तिय॑च कहिए 
भापका स्थान की बरोबरि दिशानि प्रति क्षेत्र बहुत है। बहुरि भवनवासीं भपने 
स्थानक ते ऊपरि भेरुगिरि का शिखरि पर्यत भ्रवधिदर्शन करि देखे है । 


सककीसाणा पढसं, बिदियं तु सगककुमार-माहिदा । 
तदियं तु बम्हु-लांसब, सुक्क-सहस्सारया तुरियं ॥४२३०॥ 


सम्यस्तानचन्द्रिका भाषादीका | [ ५५७ 


शक्रशानाः प्रथम, द्वितीय तु सनत्कुमार-माहेद्राः । 
तृतीय तु ब्रह्म-लांतवाः शुक्र-सहस्नारकाः तुरियम्‌ ।॥४३०॥॥। 


टीका - सौधर्म - ईशानवाले देव अवधि करि प्रथम नरक पृथ्वी पर्य॑त देखे 
है । बहुरि सनत्कुमार माहेद्रवाले देव दूसरी पृथ्वी पर्यत देखे है। बहुरि ब्रह्म-ब्रह्मो- 
त्तर लातव कापिष्ठवाले देव तीसरी पृथ्वी पर्यत देखे है । बहुरि शुक्र-महाशुक्र, शतार- 
सहस्नारवाले देव चौथी पृथ्वी पर्यत देखे है -- 


आणद-पाणदवासी, आरण तह शअ्रच्चुदा य पस्संति । 
पंचमखिदिषेरंतं, छविठ गेबेज्जगा देवा ॥४३१॥ 


श्रानतप्राणतवासिनः, श्रारणास्तथा अच्युताभ्व पश्यंति । 
पंचमक्षितिपर्थत, षष्ठीं ग्रेवेयका देवा: ॥॥४३ १॥। 


टीका - आनत प्राणत के वासी तथा आरण अश्रच्युत के वासी देव पाचवी 
पर्यत देखे है । बहुरि नवग्रैवेयकवाले देव छठी पृथ्वी पर्यत देखे है । 


सब्ब॑ च लोयणालि, पस्संति अ्रणुत्तरेसु जे देवा । 
सकखेते य सकस्से, रूवगदसशंतभागं च ॥४३२॥ 


सर्वा च लोकनाली, पश्यंति श्रनुत्तरेषु ये देवा: । 
स्वक्षेत्रे च स्वकर्मणि, रूपगतमनंतभागं च ।॥॥४३२॥। 


टीका - नव अनुदिश विसान अर पाच भअ्नुत्तर विमान के वासी सर्व लोक- 
ताली, जो त्रसनाली ताकौ देखे है । 


यहु भावार्थ जानता-सौधर्मादिवासी देव ऊपरि श्रपने २ स्वर्ग का विमान का 
ध्वजादंड का शिखर पर्यत देखे है । बहुरि नव अनुदिश, पच शअनुत्तर विमान के वासी 
देव ऊपरि अ्रपने विमाव का शिखर पर्यत अर नीचे कौ बाह्य तनुवात पर्यत सर्वे चस- 
नाली को देखे है, सो अनुदिश विमानवाले तौ किछ एक अ्रधिक तेरह राजू प्रमाण 
लबा अर शअनुत्तर विमानवाले के च्यारि से पचीस धनुष घाटि, इकवीस योजन करि 
हीन, चौदह राजू प्रमाण लवा अर एक राजू चौडा भ्रवधि का विषयशृत क्षेत्र कौ देखे 
है। भ्रैसा इहा क्षेत्र का परिमाण कीया है; सो स्थानक का नियमरूप जानना क्षेत्र का 
परिमाण लीए, नियमरूप न जानना । जाते श्रच्युत स्वर्ग पर्यत के वासी विहार करि 


ध्रध्च८ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाबः ४३३-४३४ 


श्रन्‍्य क्षेत्र कौ जाइ, श्रर तहा अश्रवधि होइ तौ पूर्वोक्त स्थानक पर्यत ही होइ, भैसा 
नाही, जो प्रथम स्वर्गवाला पहिले नरक जाइ, अर तहा सेती डेढ राजू नीचे और जाने। 
सौधमंद्विक के प्रथम नरक पर्यत अ्रवधि क्षेत्र है, सो तहा भी तिष्ठता तहा पर्य॑त क्षेत्र 
ही कौ जाने, जैसे सर्वत्र जानना । बहुरि श्रपना क्षेत्र विषे एक प्रदेश घटावना, भ्रर 
श्रपने श्रवधिज्ञानावरण द्रव्य कौ एक वार ध्र्‌ वहार का भाग देना, जहा सर्व प्रदेश 
पूर्ण होइ, सो तिस अवधि का विषयश्नृत द्रव्य जानना । 


इस ही श्रर्थ कौ नीचे दिखाइए है --- 


कप्पसुराणं सग-सग-श्रोहीखेत्तं विविस्ससोवचयं । 
ओहीदव्वपसारं, संठाविय धुवहरेण हरे ॥४३३॥ 


सग-सग-खोेत्त पदेस-सलाय-पमसारां समप्पदे जाव । 
तत्थतणचरिसखंडं, तत्थतणोहिस्स दव्बं तु ॥४३४॥ 


कल्पसुराणा स्वकस्वकावधिक्षेत्रं विविस्नतोपचयम्‌ । 
अवधिद्रव्यप्रमाणं, संस्थाप्य श्रुवहरेरा हरेत्‌ ४३३ 


स्वकस्वकक्षेत्रप्रदेशशलाका प्रमाणं समाप्यते यावत्‌ । 
तन्नतनचरमखंडं, तत्नतनावधेद्वेव्यं तु ॥४३४॥। 


टीका - कल्पवासी देवनि के अपना श्रपना श्रवधि क्षेत्र अर विश्नसोपचय 
रहित श्रवधिज्ञानावरण का द्रव्य स्थापि करि अवधिज्ञानावरण द्रव्य को एक बार 
ध्रुवहारका भाग देइ, क्षेत्र विषे एक प्रदेश घटावना, जैसे सर्व क्षेत्र के प्रदेश पूर्ण होई, 
तहा जो अत विपषे सूक्ष्म पुदगलस्कधरूप खड होइ, सोई तिस श्रवधिज्ञान का विषय- 
भूत द्रव्य जानना । 


इहा उदाहरण कहिए है-सौधम ऐशानवालो का क्षेत्र प्रथम नरक पर्यंत कह्मा 
है, सो प्रथम नरक ते पहला दूसरा स्वर्ग का उपरिम स्थान ड्योढ राजू ऊचा है। 
ताते भ्रवधि का क्षेत्र एक राजू लवा - चौड़ा, ड्योढ राजू ऊचा भया | सो इस वन 
रूप ड्योढ राजू क्षेत्र के जितने प्रदेश होइ, ते एकत्र स्थापते । बहुरि किचिदृत हथ- 
धेगुसहानि करि गुरितत समयप्रवद्ध प्रमाण सत्वरूप सर्व कर्मति की परमापूनि कै 
परिसाण है । तिस विषे भ्रवधिज्ञानावरण नामा कर्म के जेते परमाणू होई, तिन विष 


सम्यरज्ञानयब्चिका भाषाटोका ] [ ५५६ 


विस्रसोपचय के परमाणू न मिलाइए, शैसे ते भ्रवधिज्ञानावरण के परमाणू एकत्र 
स्थापने । बहुरि इस अवधिज्ञानावरण के परमाणूनि का प्रमाण कौ एक बार शुव- 
हार का भाग दीजिये; तब उस क्षेत्र के प्रदेशनि का परिमाण में स्थो एक घटाइए, 
बहुरि एक बार ध्रुवहार का भाग देते, एक भाग विषे जो प्रमाण आया, ताकों दूसरा 
श्रुव॒हार का भाग दीजिए; तब तिस प्रदेशनि का परिमाणा में स्थो एक और घटाइए । 
बहुरि दूसरा भ्रुवहार का भाग देते एक भाग विषे जो प्रमाण रहया ताकौ तीसरा 
श्रुवहार का भाग दीजिए, तब तिस प्रदेशनि का परिमाण में स्‍यो एक और घटाइए । 
ऐसे जहां ताईं सब क्षेत्र के प्रदेश पूर्ण होइ, तहा ताईं श्रुवहार का भाग देते जाईये 
देतें-देते अंत के विष जो परिमाण रहै, तितने परमाणू का सूक्ष्म पुदूगल स्कघ जो होइ, 
ताकौं सौधमम -ऐशान स्वर्गंवाले देव भ्रवधिज्ञान करि जाने है। इसते स्थूल स्कघ को 
तो जाने ही जाने । जैसे ही सानत्कुमार - माहेद्रवालो के घनरूप चारि राजू प्रमाण 
क्षेत्र के प्रदेशनि का जो प्रमाण तितनी बार श्रवधिज्ञानावरण द्रव्य कौ श्रुवहार का 
भाग देते देते जो प्रमाण रहै, तितने परमाणूनि का स्कंध को श्रवधिज्ञान करि जाने 
है । जैसे सबनि के भ्रवधि का विषयश्षृत क्षेत्र के प्रदेशनि का जो प्रमाण होइ, तितनी 
बार भ्रवधिज्ञानावरण द्रव्य कौ ध्रुवहार का देते देते जो प्रमाण रहै, तितने परमा- 
णुनि का स्कध कौं ते देव अ्वधिज्ञान करि जाने है। तहा ब्रह्म - ब्ह्मोत्त रवालों के 
साढा पाच राजू, लातव - कापिष्ठवालो के छह राजू, शुक्र - महाशुक्रवालो के साढा 
सात राजू, शतार - सहख्तारवालो के आराठ राजू, आानत - प्राणतवालो के साढा नव 
राजू, आरण - श्रच्युतवालों के दश राजू, ग्रेवेयकवालो के ग्यारह राजू, अनुदिश 
विमानवालो के किछ भ्रधिक तेरह राजू, अनुत्तर विमानवालो के किछ घाटि चौदह 
राजू क्षेत्र का परिमाण जानि, पूर्वोक्त विधान कीए, तिनि देवनि के अ्रवधिज्ञान का 
विषयभूत द्रव्य का परिमाण आवे है। 


सोहस्सीसाणाणमसंखेज्जाओ हु वस्सकोडीओ । 
उवरिसकप्पचउक्के, पल्‍लासंखोज्जभागो दु ॥४३५॥ 

तत्तो लांतवकप्पप्पहुदी सव्वत्थसिद्धिपेरंतं । 
किचूणपल्लमेत्तं, कालपसाणं जहाजोर्गं ॥४३६॥ जुम्म॑ । 


सोधमेंशानानामसंख्येया हि वर्षकोटचः । 
उपरिसकल्पचतुष्के, पल्यासंख्यातभागस्तु ॥॥४३५॥॥ 


५६० ] [ गोस्मादसार जीवकाण्ड गाया ४३७ ४३८ 


ततो लांतवकल्पप्रभृतिसर्वार्थसिद्धि पर्यतम्‌ । 
किचिटुननपत्यमात्र, कालप्रमाण यथायोग्यम्‌ ।४३६।॥ 


टीका - सौधर्म ईशानवालो के श्रवधि का विपयभूत काल, भ्रसख्यात कोडि 
वर्ष प्रमाण है । बहुरि ताते ऊपरि सनत्कुमारादि चारि स्वर्गवालो के यथायोग्य पल्य 
का असख्यातवा भाग प्रमाण है । बहुरि ताते ऊपरि लावत आादि सर्वार्थसिद्धि पर्यत- 
वालो के यथायोग्य किछ घाटि पल्य प्रमाण है । 


जोइसियंताणोहीख त्ता उत्ता ण होंति घणपदरा । 
कप्पसुराणं च पुणो, विसरित्थं आयदं होदि ॥४३७॥ 


ज्योतिष्कांतानामवर्धिक्षेत्रारिी उक्तानि न भवंति घनप्रतरारि । 
कल्पसुराणां च पुनः , विसदशमायत भवति ॥॥४३७॥। 


ठीका - ज्योतिषी पर्यत ने भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी जैसे तीन प्रकार 
देव, तिनके जो अवधि का विषयभूत क्षेत्र कह्मा है, सो समचतुरत्त कहिए वरोबरि 
चौकोर घनरूप नाही है । जाते सूत्र विषे लवाई, चौडाई, उ चाई समान नाही कही 
है, याही ते श्रवशेष रहे मनुष्य, नारकी, तिरयंच तिनि के जो भ्रवधि का विषयभूत 
क्षेत्र है, सो बरोबरि चौकोर घनरूप है। श्रवधिज्ञानी मनुष्यादिक जहा तिष्ठता 
होइ, तहाते भ्रपने विषयभूत क्षेत्र का प्रमाणपर्यत चौकोररूप घन क्षेत्र कौं जाने है। 
बहुरि कल्पवासी देवनि के जो अ्रवधिज्ञान का विषयभूत क्षेत्र है, सो विसदृश झायत 
कहिए लबा बहुत, चौडा थोडा असा आयतचतुरस्र जानना । 


चितियमचितियं वा, अद्ध॑ चितियसणेयभेयगयं। 
मणपज्जवं ति उच्चइ, जं॑ं जाणइ तं ख्‌ खरलोए ॥४३८॥ 
चितितमचितितं वा, श्रर्ध चितितमनेकभ्रेदगतम्‌ । 
मनः पर्यय इत्युच्यते, यज्जानाति तत्खलु नरलोके ॥॥४३८॥॥ 
टीका - चितितं कहिए अतीत काल मे जिसका चिंतवन कीया अ्रर ग्रचितितं 
कहिए जाकौ अभ्रनागत काल विषे चिंतवेगा भ्रर श्र्धचितितं कहिए जो सम्पूर्ण चितया 


नाही । श्रैसा जो अनेक भेद लीए, श्रन्य जीव का मन विष आप्त हुवा भर्य ताकौं 
जो जाने, सो मनः पर्यय कहिए । सनः कहिए श्रत्य जीव का मन विर्ष चिंतवनरूप 


सम्यस्त्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ५६११ 


प्राप्त भया श्रर्थ, ताकौ पर्येति कहिए जाने, सो मन पर्यय है, श्रैसा कहिए है । सो इस 
ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य क्षेत्र ही विषे है, वाह्य नाही है । 


पराया सन विषे तिष्ठता जो श्रर्थ, सो सन कहिए । ताको पर्यति, कहिए 
जाने, सो सनःपर्यय जानना । 


मणपज्जवं च दुविहं, उजुविउलमदि क्ति उज़मदी तिविहा। 
उजुमणवयणे काए, गदत्थविसया त्ति णियसषेण ॥४३४८॥ 


मनःपर्ययश्व द्विविधः, ऋजुविपुलमतीति ऋजुसतिस्त्रिविधा । 
ऋजुमनोवचने काये, गतार्थंविषया इति नियमेन ।॥४३९॥। 


टीका - सो यहु मन पर्यय - ज्ञान सामान्यपने एक प्रकार है, तथापि भैद ते 
दोय प्रकार है-ऋजुमति मन पर्यय, विपुलमति मन पर्यय । 


तहां सरलपने मन, वचन, काय करि कीया जो भश्रर्थ अ्रन्य जीव का मन विषे 
चितवनरूप प्राप्त भया ताके जानने ते निष्पन्न भई, अैसी ऋज्वी कहिए सरल है 
मति जाकी, सो ऋजुमति कहिए । 


बहुरि सरल वा वक्र मन, वचन, काय करि कीया जो भ्रर्थ श्रन्य जीव का मन 
विषे चितवनरूप प्राप्त भया, ताके जानने ते निष्पन्न भई वा नाही नाई निष्पन्न भई 
असी विपुला कहिए कुटिल है मति जाकी, सो विपुलमति कहिए। श्रैसे ऋजुमति श्रर 
विपुलमति के भैद ते मन पर्ययज्ञान दोय प्रकार है । 


तहा ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान नियम करि तीन प्रकार है । ऋजु मन विषे 
प्राप्त भया अ्र्थे का जानन हारा बहुरि ऋजु वचन विपे प्राप्त भया श्रर्थ का जानन 
हारा, बहुरि ऋजुकाय विपे प्राप्त भया श्रथे का जानन हारा श्रैसे ए तीन भैद है । 


विउलमदी वि य छद्घा, उजुगाणुजुवयणकायचित्तगय' । 
अत्थं जाणदि जम्हा, सद्दृत्थगया हु ताणत्था ॥४४०॥ 


विपुलसतिरपि च षोढा, ऋजुगानृजुवचचनकायचित्तगतस्‌ । 
श्र्थ जानाति यस्मातु, शब्दार्थनता हि तेषामर्था: ।॥४४०॥ 


५६२ ] [ गोस्सटसार जीयकाण्ड गाया ४४१ 


टीका - विपुलमति ज्ञान भी छह प्रकार है-१ ऋणजुमन कौ प्राप्त भया श्रर्थ का 
जानन हारा, २ ऋजु वचन कौ प्राप्त भया अर्थ का जानन हारा, ३ ऋणजु काय कौं 
प्राप्त भया श्रर्थ का जानन हारा, ४. बहुरि वक्र मन कौ प्राप्त भया श्रर्थ का जानने 
हारा, ५. बहुरि वक़ वचन को प्राप्त भया अर्थ का जानन हारा, ६ चहुरि बक्र काय 
को प्राप्त भया श्रर्थ का जानन हारा । ए छह भेद है, जाते सरल वा वक्र मन, वचन, 
काय कोॉ प्राप्त भया पदार्थ कौ जाने है। 

बहुरि तिन ऋजुमति विपुलमति ज्ञान के अर्था: कहिए विषय ते शब्द कौं 
वा श्रर्थ कौ प्राप्त भए प्रगट हो है। कंसे ? सो कहिए है - कोई भी सरल मन करि 
निष्पन्त होत संता त्रिकाल सबधी पदार्थनि कौ चितवन भया, वा सरल वचन करि 
निष्पन्त होत सता, तिनकीं कहत भया वा सरल काय करि निष्पन्त होत सता तिनकां 
करत भया, पीछे भूलि करि कालातर विषे यादि करने कौ समर्थ न हुवा अर आ्राय 
करि ऋजुमति मन पर्यय ज्ञानी कौ पूछत भया वा यादि करने का अभिप्राय कौं 
घारि मौन ही ते खडा रह्मया, तो तहा ऋजुमति मन पर्ययज्ञान स्वयमेव सब को 
जाने है । 

तैसे ही सरल वा वक़ मत, वचन, काय करि निष्पन्न होत सता त्रिकाल 
सबधी पदार्थनि कौ चितवन भया वा कहत भया वा करत भया । बहुरि भूलि करि 
केतेक काल पीछे यादि करने की समर्थ न हुवा, श्राय करि विपुलमति मन पर्ययज्ञानी 
के निकटि पूछत भया वा मौन ते खडा रह्मा, तहा विपुलमति मनःपर्ययज्ञान सर्वे को 
जाने, जैसे इनिका स्वरूप जानना । 


तियकालविसयर्रूवि, चितितं वहुमाणजीवेश 
उजुमदिणाणं जाणदि, भूदभविस्सं च विउलमदी ॥४४१॥ 


त्रिकालविषयरूपि, चितितं वर्तेमनजीवेन । 
ऋजुमतिज्ञान जानाति, भूतभविष्यच्च विपुलमत्तिः ४४१ 
टीका - तिकाल सबधी पुदुगल द्रव्य कौ वर्तमान काल विषे कोई जीव 
चितवन करे है, तिस पुदूगल द्रव्य कौ ऋजुमति मन पर्येयज्ञान जाने है । बहुरि 
त्रिकाल सबधी पुद्गल द्रव्य कीं कोई जीव श्रतीत काल विषे चितया था वा वर्ते- 
मान काल विषे चिंतवै है वा श्रनागत काल विषे चितवेगा, जैसे पुदुगल द्रव्य र्को 
विपुलमति मन पर्ययज्ञान जाने है । 


८ 


सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | [ ५४६३ 


सब्बंग-अ ग-संभव-चिण्हादुष्पज्जदे जहा ओही । 
मणपज्जवं च दव्वमणादों उप्पज्जदे रिगयमा ॥४४२॥। 


सर्वार्गांगसंभवचिद्वादुत्पच्चते यथावधिः । 
सनःपर्ययं च द्रव्यमनस्त उत्पद्यते नियमात्‌ ॥॥४४२॥। 


टीका - जैसे पूर्व कह्मा था, भवप्रत्यय अवधिज्ञान सर्वे अग ते उपज है । 
अर गुण॒प्रत्यय शखादिक चिह्ननि ते उपजे है। तैसे मन पर्ययज्ञान द्रव्य मन ते उपज 
है । नियम ते और अगनि के प्रदेशनि विषे नाही उपज है । 


हिंदि होदि हु दव्वयमणं, वियसियश्रटठच्छदारविदं वा । 
अ्र गोवंगुदयादो, सणवग्गणख धदो रिया ॥४४३॥ 


त्टदि भवति हि द्रव्यमतः, विकसिताष्टच्छुदारविदवत्‌ । 
श्रंगोपांगोदयात्‌, सनोवर्गणास्कंघतो नियसात्‌ ।॥४४३॥। 


टीका - सो द्रव्य मन हृदय स्थान विषे प्रफुल्लित श्राठ पाखुडी का कमल के 
आकार अगोपाग नाम कर्म के उदय ते तेईस जाति की पुद्गल वर्गणानि विषे मनो- 
वर्गणा है । तिनि स्कथनि करि निपजै है, श्रैसा नियम है । 


णोइंदिय त्ति सण्णा, तस्स हवे सेसइंदियारं वा । 
वत्तत्ताभावादो, मण मणपज्जं च तत्थ हुवे ॥४४४॥ 


नोइंद्रियमिति संज्ञा, तस्य भवेत्‌ देषेंद्रियाणां वा । 
व्यक्तत्वाभावात्‌, मनो सनःपर्ययश्व तत्र भवेत्‌ ॥॥४४४।॥। 


ठीका - तिस मन का नोइद्रिय जैसा नाम है । नो कहिए ईषत्‌, किचिन्मात्र 
इद्रिय है । जैसे स्पर्शनादिक इद्विय प्रकट है, तैसे मत के प्रकटपना नाही । ताते मन 
का नोइद्विय असा नाम है, सो तिस द्रव्य मन विषे मतिज्नानरूप भाव मन भी उपजै 
है, श्रर मन पर्ययज्ञान भी उपज है । 


सणपज्जवं च॒ णाणं, सत्तसु विरदेसु सत्तइड्ढीणं । 
एगादिजुदेसु हवे, वड्ढंतविसिदठचरसोसु ॥४४५॥ 


५६४ ] [ गास्मटसार जीवकाण्ड गाथा ४४६-४४७-४४८ 


सनःपरयंयश्र ज्ञानं, सप्तसु विरतेषु सप्तर्धीनाम्‌ । 
एकादियुतेषु भवेद्वर्धभानविशिष्टाच रणेषु ॥४४५॥। 


टीका - प्रमत्त श्रादि सात गृणस्थान विषे १. बुद्धि, २ तप, ३ वैक्रियरिक, 
४ श्रौषध, ५ रस, ६ बल, ७ अक्षीण इनि सात रिद्धिनि विषे एक, दोय श्रादि 
रिद्विनि करि सयुक्त, बहुरि वर्धभान विशेष रूप चारित्र के धारी जे महामुनि, तिनिके 
मत्त पर्यय ज्ञान हो है, श्रन्यत्र नाही । 


इंदियरोइंदियजोगादि, पेक्खित्तु उजुभदी होदि । 
णिरवेक्खिय विउलमदी, श्रोहि वा होदि णियमेण ॥४४९६॥ 


इंद्रियनोइंद्रिययोगादिमपेक्ष्य ऋजुसतिर्भवति । 
निरपेक्ष्य विपुलमतिः, अवधिवां भवति नियमेन ॥॥४४६।॥ 
टीका - ऋजुमति मन पर्ययज्ञान है, सो श्रपने वा श्रन्य जीव के स्पर्शनादिक इंदी 
श्रर नोइद्रिय मन भ्रर मन, वचन, काय योग तिनिकी सापेक्ष ते उपजै है। बहुरि 
* विपुलमति मन पर्यय है, सो अ्रवधिज्ञान की सी नाई, 'तिनकी श्रपेक्षा बिना ही नियम 
करि उपज है । 


पडिवादी पुण पढमा, अप्पडिवादी हु होदि बिदिया हू । 
सुद्धों पढमो बोहो, सुद्धतरों विदियेबोहों दु ॥४४७॥ 


प्रतिप(ती पुनः प्रथमः, श्रप्रतिपाती हि भवति द्वितीयों हि । 
शुद्धः प्रथमो बोध:ः, शुद्धतरो द्वितीयबोधस्तु ॥।४४७॥। 


टीका - पहिला ऋजुमति मन पय्यय है, सो प्रतिपाती है। बहुरि दूसरा विपु- 
लमति मन पर्यय है, सो श्रप्रतिपाती है । जाके विशुद्ध परिणामनि की घटवारी होई 
सो प्रतिपाती कहिये । जाके विशुद्ध परिणामनि की घटवारी न होइ, सो श्रप्रतिपाती 
कहिये । बहुरि ऋजुमति मन पर्यय तौ विशुद्ध है, जाते प्रतिपक्षी कर्म के क्षयोपशञम 
ते निर्मेल भया है । बहुरि विपुलमति मन पर्यय ,विशुद्धतर है, जाते- अतिशय करि 
निर्मेल भया है । रे 

परमणसि टिठ्यमट्ठं, ईहामदिरा ' उजुद्ठिय ' लहिय । 

परच्छा पच्चक्खेण य, उजुमदिणा जाणदे शियमा ॥४४5॥ 


» सम्पाजश्ञानचखिका भाषा टीका ] डक 


परसनप्ति स्थितसर्थभीहासत्या ऋजुस्थितं लब्ध्वा । 
पश्चात्‌ प्रत्यक्षेण च। ऋजुमतिना जानीते-नियमात्‌ ।॥४४८॥ 


टीका - पर जीव के सन विषे सरलपने चितवन रूप तिष्ठता जो पदार्थ, 
_- ताकौ पहले तौ ईहा नामा मतिज्ञान * करि प्राप्त होइ,; श्रैसा विचारे कि याका मन 
विषे कह्मया है । पीछे - ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान करि तिस भ्रर्थ कौ प्रत्यक्षपने करि 
ऋणजुमति मनःपर्ययज्ञानी जाने है, यह नियम है । 


' चितियमचितियं वा, अद्ध' चितियमणेयभेयगयं । 
श्रोहि वा विउलसदी,-लहिऊण विजाणए पच्छां ॥४४ढे॥ 


'पचितितमचितितं वा, श्रर्ध चितितमनेकभेदगतम्‌ । 
ग्रवधिरवा। विपुलमतिः, लब्ध्वा “विजानाति पश्चात्‌ ॥।४४९।॥। 


टीका - श्रतीत काल विषे चितया वा: अनागत काल विषे जाका“चितवन 

होगा, जैसा बिना चितया वा वर्तमान काल-विषे किछू एक आधासा चिंतया असा 

अन्य जीव का मन विषे तिष्ठता श्रनेक भेद लीए अ्रर्थ, वाकौ पहिले प्राप्त होइ, 

वाका मन विपे यहु है, जैसा जानि । पीछे अवधिज्ञान की नाई विपुलमति मन पर्यय- 
ज्ञान तिस श्रर्थ कौ प्रत्यक्ष जाने है । 


दव्वं खेल काल, भाव पडि जीवलक्खियं रूवि । 
उजबिउलसदी जाशदि, अवरवरं सज्किमं च तहा ॥४५०॥ 


ब्रव्यं क्षेत्र काल, भावं प्रति: जीवलक्षितं रूपि । 
' ऋजुविपुलमती जानीतः श्रवरवरं'सध्यमं च तथा ॥।४५०।॥। 


टीका - द्रव्य प्रतिवा क्षेत्र प्रति वा काल प्रति वा भाव प्रति जीव करि 
लक्षित कहिये चितवन कीया हुवा जो रूपी पुदुगल द्रव्य वा पुदुगंल के सबध कौ 
धरे ससारी जीव द्रव्य, ताकौं जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद करि- ऋजुमति वा विपुल- 
सति मन पर्यय ज्ञान जाने है । 


अवरं दव्वमुरालियसरीरणिज्जिग्णसप्रयबद्ध' तु । 
चक्खिदियरिणज्जरण्णं, उक्कस्सं ; उजुमदिस्स हवे ॥४५१॥ 


५६६ ] [ गोम्सटसार जीवकाष्ड गाया ४४५२-४४ 


श्वरं द्रव्यमोरालिकशरीरनिर्जीर्णसमयप्रबद्ध तु । 
चक्षुरिद्रियनिर्जणिसुत्कृष्ठमुजुमतेभवेत्‌ ४५१ 


टीका -- ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान जघन्यपने करि ओऔदारिक शरीर का 
निर्जरारूप समय प्रबद्ध कौं जाने है । श्रौदारिक शरीर विषे समय समय निजंरा हो है, 
सो एक समय विषे औदारिक शरीर के जितने परमाणू निजेरे, तितने परमाणूनि का 
स्कध कौ जघन्य ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान जाने है । बहुरि उत्कृष्टपन नेत्र इद्रिय की 
निर्जरा मात्र द्रव्य कौ जाने है । सो कितना है ? ओऔदारिक शरीर की अवगाहना 
सख्यात घनागुल प्रमाण है । तिस विषे विस्लसलोपचय सहित भ्रौदारिक शरीर का 
समय प्रबद्ध प्रमाण परमाण्‌ निर्जरा रूप भये, तौ नेत्र इद्विय की श्रभ्यतर चिवृ ति 
अगुल के असख्यातवे भाग प्रमाण है । तिस विषे कितने परमाणू निर्जरारूप भए, 
अैसा जैराशिक करि जितना परमाण्‌ श्राया, तितने परमाणूनि का स्कध को उत्कृष्ट 
ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान जाने है । 


मणदव्ववग्गणाणसणंतिमभागेण उजुगउक्कस्सं । 
खंडिदमेत्तं होदि हु, विउलमदिस्सावरं दव्व॑ ॥४५२॥ 


मनोद्रव्यवर्गशामनंतिसभागेन ऋजुगोत्कृष्टम्‌ । 
खंडितमात्र॑ भवति हि, विपुलमतेरवरं द्रव्यम्‌ ॥।४५२॥ 


टीका - बहुरि तेईस जाति की पुद्गल वर्गणानि विषे मनोवर्गणा का जेवर 
ते लगाइ, उत्कृष्ट पर्यत जितने भेद है, तिनिकों श्रनत का भाग दीजिए, तहां जो 
एक भाग विषे प्रमाण होइ, सो मन पर्यय ज्ञान का कथन विषै श्रुवहार का परिगाे 
जानना । सो ऋजुमति का उत्कृष्ट विषयभूत द्रव्य विषे जो परिमाण कह्मां है 
ताकौ इस श्रुबहार का भाग दीए, जो परिमाण झावै, तितने परमाणूनि की स्केंते 
जघन्य विपुलमति मन पर्ययज्ञान जाने है । 


ग्रटठण्हं कम्साणं, समयपबद्ध' विविस्ससोवचय । 
धुवहारेणिगिवारं, भजिदे बिदियं ह॒वे दव्वं ॥४५३॥ 


श्रष्टानां कर्मों, समयप्रबद्ध विविस्सोपचयम्‌ । 
श्रुबह्ारेणेकवारं, भजिते द्वितीय भवेत्‌ द्रव्यमु ॥४५३॥ 


सम्यस्शानचन्धिका भाषाटीका ] | ५६७ 


टीका - आठ कर्मनि का समुदायरूप जो समय प्रवद्ध का प्रमाण तीहि विषे 
विस्सोपचय के परमाण न मिलाइए, तिन ही कौ एक बार मन पर्ययज्ञान सबधी श्रुव- 
हार का भाग दीए, जो प्रमाण आावे, तितने परमाणूनि का स्कध कौ विपलमति 
मनःपर्यय का दूसरा भेदरूप ज्ञान जाने है । 


तव्विदियं कप्पारामसंखेज्जाणं च समयसंखसमं । 
धुवहारेणवहरिदे, होदि हु उक्कस्सय॑ दव्वं ॥४५४॥ 


तद्द्वितीयं कल्पानामसंख्येयानां च समयसंख्यासमस्‌ । 
थ्रवहारेशावह॒ते, भवति हि उत्कृष्टक द्रव्यम्‌ ।॥४५४।॥। 


टीका - तिस विपुलमति के दूसरे भेद सबधी द्रव्य कों तिस ही श्रुवहार का 
भाग दीजिए, जो प्रमाण आ्रावे, ताकौ फेरि ध्रुबहार का भाग दीजिए। श्रेसे श्रसख्यात 
कल्पकाल के जेते समय हैं, तितनी बार श्रुवहाार का भाग दीजिए, देते देते अत विषे 
जो परिमाण रहै, तितने परिमाणूनि का स्कथ कौ उत्कृष्ट विपुलमतिज्ञान जाने है, 
असे द्रव्य प्रति जघन्य - उत्कृष्ट भेद कहे है । 


गाउयपुधत्तमवरं, उक्‍्कस्स होदि जोयणपुधत्तं । 
विउलसदिस्स य अवरं, तस्स पृधत्तं वरं खु णगरलोयं ॥४५५॥ 


गव्यूतिपृथव्त्वमवरमुल्कृष्ट भवति योजन पृथक्त्वस्‌ । 
विपुलमतेश्व अचरं, तस्य प्रृथक्त्वं वरं खलु नरलोकः ।॥४५५॥। 


टीका - ऋजुमति का विषयभूत जघन्य क्षेत्र पृथक्त्व कोश प्रमाण है, सो 
दोय, तीन, कोश प्रमाण जानना । बहुरि उत्कृष्ट क्षेत्र पृथकक्‍त्व योजन प्रमाण है, 
सो सात वा आठ योजन प्रमाण जानना । बहुरि विपुलमति का विषयभूत जघन्य 
क्षेत्र पृथक्त्व योजन प्रमाण है, सो श्राठ वा नव योजन प्रमाण जानना । बहुरि उत्कृष्ट 
क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण है। 


णरलोए त्ति य वयरं, विक्खंभणियासयं ण वटुस्स । 
जह्मा तग्घणपदरं, सणपज्जवखेत्तमुहिदठ ॥४५६॥ 


नरलोक इति च वचन, विष्कंभनियासक न वृत्तस्य । 
यस्प्ात्तद्धनप्रतरं, सनःपरययक्षेत्रमुद्धिष्दम्‌ ॥॥४५६।॥ 


५६८ | [ गौस्सटसार जौवकाण्ड गाया ४५७-४५८-४४६ 


,. टीका - नरलोक यहा असा वचन कट्मा-है, सो-यहा मनुष्य लोक का -विष्कभ 
का जैता परिमाण है, सो लेना-। श्रर मनुष्य लोक तौ गोल है । श्र यहु विपुलमत्ति,, 
का विषय्रभूत,क्षेत्र समचतुरसत्र घन-प्रतर ,कहिए, - समान चौकोर घन-रूप प्रतर क्षेत्र - 
कह्या है, सो पेतालीस लाख योजन लबा, तितना ही चौडा जैसा परिमाण जानना-। , 
इहा ऊचाई थोडी है, ताते घन प्रतर कह्मा है । जाते मानुषोत्तर पर्वत के बाह्य 
च्यारो कोणानि विषे तिष्ठते देव, तिर्यंच चितए हुवे 'तिनिकौ भी उत्कृष्ट विपुलमति 
मन पर्ययज्ञान जाने हैं, जैसे क्षेत्र प्रति जघन्य - उत्कृष्ट भेद कहे । 


दुग-तिग-भवा हु श्रवरं, सत्तटठभवा ह॒वंति उक्कस्सं ॥ 
अझड-रणवभवा हू अ्रवरमसंखेज्ज॑ विउलउक्कस्स ॥४५७॥ 


द्विक-त्रिक-भवा हि अवरं, सप्ताष्ठभवा भवंति उत्कृष्टम्‌ । 
अष्ट-तव-भवा हि अ्रवरससंख्येय विपुलोत्कृष्टस ।॥४५७॥। 


टीका+- काल करि ऋजुमति का विषय, जघन्यपने> अतीत ग्रनागत- रूप ६ 
दोय, तीन भव है, उत्कृप्टते सात, आठ भव है। बहुरि विपुलमति का-विषय जधघत्त्य-- 
झ्राठ नव भव है, उत्कृष्ट पल्‍्य का श्रसख्यातवा भाग मात्र है। अँसे श्रतीत, भ्रनागत 
ग्रपेक्षा काल प्रति जघन्य उत्कृष्ट भेद कहे । 


ग्रावलिश्रसंखभागं, झबरं च वरं च वरमसंखगुणं ॥ 
तत्तो असंखगुंणिदं; असंखलोगं तु विउलमदी ॥४५८॥ 


आवल्यसख्यभागमवर च वरं च वरमसख्यगुणम्‌-। 
ततो5सख्यातगुरि/_त्मसख्यलोक च विपुलमतिः ।॥४५८।॥ 


टीका'- ऋजुमति का | विषयभूत भाव जघन्यपने आ्रावली के असख्यातवे ' 
भाग प्रमाण है । उत्कृष्टपन, भी; आवली के असख्यातवां भागः प्रमाण'ही कहिंएं: ' 
तथापि जघन्य ते असख्यात गुणा है । बहुरि विपुलमति का विषंयमूत्त भाव जवेत्य! 
पने ऋजुमति का उत्कृष्ट ते असख्यात गुणा है । बहुरि उत्कृष्ट पनै अ्रसख्यात लोक 
प्रमाण है । असे भाव प्रति जघन्य - उत्कृष्ट भेद कहे । 
सज्क्रिम दव्वं खेत्तं, काल॑ भावं॑ च सज्किमं णाणं। 
जाणदि इदि मणपज्जवणाणं कहिदं .समासेण ॥४५८॥ 


धस्यम्तानचन्द्रिका भाषादीका, |, | ५६६ 


सध्यमद्रव्यं क्षेत्र, काल भाव॑-च मध्यम ज्ञानम्‌ । 
जानातीति मनःपर्ययज्ञानं कथितं समासेन ।॥४५९॥। 


टीका -- ऋजुमति अर विपुलमति का. जघन्य भेद श्रर उत्कृष्ट भेद तो 
जघन्य वा उत्कृष्ट द्रव्य के क्षेत्र, ' काल, भावनि कौ जाने है | अर जे जघधन्य अर 
उत्कृष्ट के मध्यवर्ती' जे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ' तिनकौ ऋजुमति अर विपुलमति के 
जे मध्य भेद है, ते जाने है। श्रैसे मन.पर्ययज्ञान सक्षेप-करि कह्मा है । 


संपुण्णं तु ससर्गं, केवलमसवत्तसव्वभावगयं । 
लोयालोयबितिमिरं, केवलणाणं मुणेदव्ब॑ ॥॥४६०॥ 


संपूर्ण तु समग्रं, केवलमसंपन्‍न सर्वभावगतम्‌ । 
लोकालोकवितिसिरं, केवलज्ञानं मंतव्यम्‌ ।॥४६०॥॥ 


टीका- जीव द्रव्य के शक्तिरूप जे सवव ज्ञान के श्रविभाग प्रतिच्छेद थे, ते सब व्यक्त 
रूप भए, ताते सपूर्ण है । बहुरि ज्ञानावरणीय--अर वीर्यांतराय नामा कर्म के सर्वथा 
नाशते जिसकी शक्ति रुके 'नाही है वा निश्चल है, ताते समग्र है । बहुरि इद्रियनि का 
सहाय करि रहित है, ताते केवल है । बहुरि प्रतिपक्षी च्यारि घाति कर्म के नाश ते 
श्रनुक्रम' रहित सकल पदार्थनि विषे प्राप्त भया है, ताते असपन्न है । बहुरि लोका- 
लोक विष अज्ञान अधकार रहित प्रकाशमान है। असा अ्रभेदरूप केवलज्ञान जानना । 


श्राग ज्ञानमार्गणा विषे जीवनि की सख्या कहै है- 


चदुगदिमदिसुदबोहा, पल्‍लासंखेज्जया हु मणपज्जा । 
संखेज्जा केवलिणो, सिद्धादो होति अदिरित्ता ॥४६१॥ 


चतुर्गंतिमतिश्रुतबोधाः, पल्यासंख्येया/ हि मनः पर्यायाः । 
संख्येयाः केवलिनः, सिद्धात्‌ भवंति अ्रतिरिक्ताः ॥४६१।॥ 


टीका - च्यारयो गति विषे मतिज्ञानी पलय के श्रसख्यातवे भाग प्रमाण है। 
बहुरि श्रुतज्ञानी भी पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। बहुरि मन पर्यय ज्ञानी 
मनुष्य सख्याते है । बहुरि केवल ज्ञानी सिद्धराशिः विषे- तेरह्मा चौदह्ना गुणस्थानवर्ती 
जीवनिका का परिमाण मिलाए, जो होइ तीहि अमाण है। 


५६८ | [ गौस्मटसार जीवकाष्ड गाया ४५७-४५८-४५६ 


टीका - नरलोक यहा जैसा वचन कह्मा है, सो यहा मनुष्य लोक का -विष्कभ 
का जेता परिमाण है, सो लेना | अरःमनुष्य लोक तौ गोल है । श्र यहु विपुलप्तति- 
का विषग्नभूत,क्षेत्र समचतुरस्न घन-प्रतर कहिए, -समान चौकोर घन रूप प्रतर क्षेत्र . 
कह्या है, सो पेतालीस लाख योजन लबा, तितना ही चौडा असा परिमाण जानतना-। 
इहा ऊचाई थोडी है, ताते घन प्रतर कह्मा है । जाते मानुषोत्तर पर्वत के वाह्म 
च्यारो कोणानि विषे तिष्ठते देव, तिर्यंच चितए' “हुवे 'तिनिकौः भी उत्कृष्ट विर्पुलमति 
मन पर्ययज्ञान जाने है, जैसे क्षेत्र प्रति जघन्य - उत्कृष्ट भेद कहे । ,. 


दुग-तिग-भवा हु श्रवरं, सत्तटठभवा ह॒वंति उक्कस्सं । 
अड-णवभवा हु अवरमसंखेज्ज विउलउक्‍्कस्स ॥४५७॥ 


हिक-त्रिक-भवा हि अवबरं, सप्ताप्टभवा भवंति “उत्क्ृष्टम । 
अष्ट-तव-भवा हि अ्रवरमसंख्येय विपुलोत्कृष्टम्‌ ।॥४५७॥। 


टीका:- काल करि ऋजुमति का विषय, जघन्यपने “ अतीतः- भ्रनागत- हूप # 
दोय, तीन भव है, उत्कृप्टते सात, श्राठ भव है। बहुरि विपुलमति का-विपय जघत््य+- 
ग्राठ नव भव है, उत्कृष्ट पल्य का अ्सख्यातवा -भाग मात्र है । अँसे श्रतीत, भ्रनागत 
ग्रपेक्षा काल प्रति जघन्य उत्कृष्ट भेद कहे । 


श्रावलिअसंखभागं, झवरं च वर व वरमसंखगुणं ॥ 
ततो असंखगुृंणिढं; असंखलोग॑ तु विउलमदी ॥४५८॥। 


आवल्यसंख्यभागसवर च वरं व वरमसख्यग्रुणम्‌-। 
ततो5सख्यातगुरिगतमसख्यछोक च विपुलमतिः ।॥४५८॥। 


टीका'- ऋजुमति 'का  विपयभूत भाव जघन्यपने आवली के असस्यातवे ' 
भाग- प्रमाण है | उत्कृष्टपने भी ' आवली के अ्सख्यातवा भागः प्रमाण ही केहिएँ: 
तथापि जघन्य ते असख्यात गुणा है । बहुरि विपुलमति का विषेयमूर्त भावःजवैत्याः 
पने ऋजुमति का उत्कृष्ट ते असख्यात गुणा है । बहुरि उत्कृष्ट पनै श्रसख्यात लोक 
प्रमाण है | असे भाव प्रति जघन्य - उत्कृष्ट भेद कहे । 
सज्म्िम दव्वं खेत्तं, कॉल भाव॑ च मज्भिमं- णाणं। 
जाणदि इदि मणपज्जवणाणं कहिदं समासेण ॥४४५४ ॥ 


तंस्परज्ञानचन्द्रिका -भाषादीका, ,| [ ५६६ 


सध्यमद्रव्यं क्षेत्र, काल॑ भाव॑ च सध्यम ज्ञानम्‌ । 
जानातीति मनःपर्ययज्ञानं कथितं समासेन १।४५९॥। 


टीका --- ऋजुमति अर विपुलमति का जघन्य भेद अर उत्कृष्ट भेद तो 
जघन्य वा उत्कृष्ट द्रव्य के क्षेत्र, काल, भावनि कौ जाने है | अर जे जघन्य अर 
उत्कृष्ट के मध्यवर्ती जे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तिनंकौ ऋजुमति“अर विपुलमति के 
जे मध्य भेद है, ते जाने है। श्रैसे मन पर्ययज्ञान सक्षेप करि-कह्मा है । 


संपुण्णं तु ससग्गं, केवलससवत्तसव्वभावगयं । 
लोयालोयबवितिमिरं, केवलणाणं मुणेदव्यव॑ ॥४६०॥ 


संपूर्ण तु समग्रं, केवलमसंपतन सर्वभावगतस्‌ । 
लोकालोकवितिमिरं, केवलज्ञानं मंतव्यम्‌ ।।४६०॥। 


टीका- जीव द्रव्य के शक्तिरूप जे सव ज्ञान के अ्विभाग प्रतिच्छेद थे, ते सर्व व्यक्त 
झूप भए, ताते सपूर्ण है । बहुरि ज्ञानावरणीयः ग्रर वीर्यातराय नामा कर्म के सर्वेथा 
नाशते जिसकी शक्ति रुके नाही:है वा निश्चल, है, ताते समग्र है । बहुरि इद्रियनि का 
सहाय करि रहित है, ताते केवल है । बहुरि प्रतिपक्षी च्यारि घाति कर्म के नाश ते 
भ्रनुक्रम रहित सकल पदार्थनि विष प्राप्त भया है, ताते श्रसपन्न है । बहुरि लोका- 
लोक विषे श्ज्ञान अधकार रहित प्रकाशमान है। अंसा अभेदरूप केवलज्ञान जानना । 


श्रागे ज्ञानमार्गणा विषे जीवनि की सख्या कहै है- 


दुगदविमदिसुदबोहा; पल्‍लासंखेज्जया हु सणपज्जा । 
संखेज्जा कबलिणो, सिद्धादो होंति अदिरित्ता ॥४६१॥ 


चतुर्गंतिमतिश्रुतबोधा:, , पल्पासंख्येया; हि मनः पर्यायाः । 
संख्येया: केवलिन:, सिद्धात्‌ भवंति श्रतिरिक्ताः (४६११ 


दीका - च्यार्‌थो गति विषे मतिज्ञानी पल्य के अ्रसख्यातवे भाग प्रमाण है। 
बहुरि श्रुतज्ञानी भी पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। बहुरि मन पर्यय ज्ञानी 
मनुष्य सख्याते है । बहुरि 'केवल ज्ञानी सिद्धराशिः विषे- तेरह्मा चौदह्दा गुणस्थानवर्ती 
जीवनिका का पर्मिण मिलाए, जो होइ तीहि प्रमाण है। 


9७० | [ गौम्मटसार जौवकाण्ड गाया ४६१-४६६-४६४ 


ओहिरहिदा तिरिक्खा, मदिणाणिअसंध्षभ्ागगा सणुगा। 
संखेज्जा हु तदूणा, मदिशणाणी ओहिपरिसाणं ॥४६२॥ 


अवधिरहिताः तिरय॑चः, मतिज्ञान्यसंख्यभागका मनुजाः । 
सख्येया हि तदूना;, सतिज्ञानिनः अभ्रवधिपरमाणम्‌ ॥४६२॥ 


टीका - अवधिज्ञान रहित तिय॑च, मतिज्ञानी जीवनि की सख्या कही । 
तीहि के असख्यातवे भाग प्रमाण है । बहुरि भ्रवधिज्ञान रहित मनुष्य सख्यात है, ए 
दोऊ राशि मतिज्ञानी जीवनि की जो सख्या कही थी, तिसमे स्यो घटाइ दीए जो 
श्रवशेष प्रमाण रहै, तितने च्यार॒यो गति सबधी अ्रवधिज्ञानी जीव जानने । 


पलल्‍लासंखघणंगुल-ह॒द-सेढि-तिरिक्ख-गदि-विभंगजुदा । 
णर-सहिदा किचूणा, चदुगदि-वेभंगपरिमारएं ॥४६३॥ 


पल्यासंख्यघनागुलहतश्रेरितियेंग्गतिविभगयुताः । 
नरसहिताः किचिदूना:, चतुर्गंतिवेभंगपरिमारणाम्‌ ॥॥४६३॥॥ 


ठीका - पल्य का अ्रसख्यातवा भाग गुरितत घनागुल करि जगच्छेरी को 
गुणिए, जो प्रमाण होइ, तितने तौ तियच । बहुरि सख्याते मनुष्य | बहुरि घता- 
गल का द्वितीय मल करि जगच्छे णी कौ गरिणए, तितना नारकीनि का प्रमाण है। 
तामे सम्यग्दष्टी नारकी जीवनि का परिमाण घटाए, जो अभ्रवशेष रहै, तितना नारकी। 
बहुरि ज्योतिषी देवनि का परिमाण विष भवनवासी, व्यतर, वैमानिक देवनि का 
परिमाण मिलाए, सामान्य देवराशि होइ । तामे सम्यर्दृष्टी देवनि का परिमाण 
घटाए, जो अ्रवशेष रहै, तितने देव, इनि सबनि का जोड दीए, जो प्रमाण होइ, 
तितने च्यारुभो गति सबधी विभगज्ञानी जानने । 


सण्णाण-रासि-पंचय-परिहीरणों सब्बजीवरासी हु । 
मदिसुद-अण्णाणीणं, पत्तेयं होदि परिमाणं ॥४६४॥ 


सज्ज्ञानराशिपंचकपरिहीनः सर्वजीवरार्शिहि । 
मतिश्नुताज्ञानिनां, प्रत्येक भवति परिमाणाम्‌ ॥॥४६४॥ 


पसम्परज्ञानच रिद्रिका भाषादीका ] [ ५७१ 


टीका - सम्यग्ज्ञान पाच, तिनिकरि सयुक्त जीवनि का परिमाण किछ शभ्रधिक 
केवलज्ञानी जीवनि का परिमाण मात्र, सो सर्वे जीवराशि का परिमाण विषे घटाए, 
जो अवशेष परिमाण रहै, तितने कुमतिज्ञानी जीव जानने । बहुरि तितने ही कुश्रुत- 
ज्ञानी जीव जानते । 


इति भ्राचार्य श्रीनेमिचद्र विरचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पचसग्रह ग्रथ की जीवतत्त्वप्रदीषिका 
ताम सस्कृतटीका के अनुसारि सम्यम्न्ञानचद्रिका नामा इस भाषा टीका विषे जीवकाड 
विष प्ररूपित जे बीस प्ररूपणा, तिनिविषै ज्ञानमार्गंणा प्ररूपणा नामा 
वारद्धा श्रधिकार सपुर्ण भया ।१२॥ 








लेयरहवां अधिकार : संयममार्गणा 


विमल करत निज गुणनि ते, सब को घिमल जिनेश । 
विमल होंन कों में नमों, श्रतिशय जुत तीर्थेश ।॥। 


श्रथ ज्ञानमार्गणा का प्रूपण करि, अरब सयममार्गणा कहै हज 
वद-सर्मिंदि-कसायाणं, दंडाणं 'तहिदियाण पंचण्हू । ' 
धारण-पालण- रिग्गह-चाग-जश्रो संजमो भ्णियों ॥४६५॥४ 
व्रतसमितिकषायारां, दंडानां तथेंद्रियरां पंचानाम्‌ । 
धारणपालननिग्रहत्यागजयः संयमो भरिणतः ॥॥४६५॥। 


टीका - अहिसा शभ्रादि न्रतनि का धारना, ईर्या श्रादि समितिनि का पालना, 
क्रोध श्रादि कषायनि का निग्नह करना, मन, वचन, कायरूप दड का त्याग करता, 
स्पर्शन आदि पाच इद्रियनि का जीतना असे ब्रतादिक पचनि का जो धारणादिक, 
सोई पच प्रकार सयम जाना । सं - कहिए सम्यक्‌ प्रकार, जो यम कहिए नियम, सो 
सयम है । 


बादरसंजलणुदये, सुहुमुदये समखये य मोहस्स । 
संजमभावों णियमा, होदि त्ति जिणेहि णिह्िटंद ॥४६६॥ 


बादरसंज्वलनोदये, सुक्ष्मोदये शमक्षययोश्र मोहस्य । 
संयमभावो नियमात्‌ भवतीति जिनेनिदिष्टमू ॥॥४६६।। 


टीका - बादर सज्वलन का उदय होत सते, बहुरि सूक्ष्म लोभ का उदय 
होत सते, बहुरि मोहनीय का उपशम होत सते वा मोहनीय का क्षय होत सते निम्चय 
करि सयम भाव हो है । असे जिनदेवने कह्या है । 

तहा प्रमत्त - भ्रप्रमत्त गुरास्थाननि विषे सज्वलन कषायनि के जे सर्वघाती 
स्पर्धंक है, तिनिका उदय नाही, सो तो क्षय है । बहुरि उदय निषेकनि ते ऊपरवर्ती 


१. पट्खडागम - धवला पुस्तक ९, पृष्ठ १४६, गाथा से &२। 


सम्पसजानवन्तिका भाषाटीका | | ४७३ 


जे निषेक, तिनिका उदय नाही, सोई उपशम । बहुरि 'बादर संज्वलन- के जे देश 
घातिया स्पर्धक सयम के श्रविरोधी तिनिका उदय, असे*क्षयोपशम होते सामायिक)+ 
छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि ए तीन सयम हो है । 


बहुरि सूक्ष्मक्ृष्टि करनेरूप -जो अनिवृत्ति करण, तीहि पर्यत * बादरः सज्वलन 
के उदय करि अ्पू्वकरण अर शनिवृत्ति करण गुरणास्थाननि विषे सामायिक श्रर 
छेदोपस्थापना दोय ही सयम हो है । बहुरि सुक्ष्मक्ृष्टि कौ प्राप्त हवा, असा जो सज्व- 
लन लोभ, ताके उदय करि दशवे गुणस्थान सूक्ष्मसापराय सयम हो है । 


बहुरि स्वे चारित्र मोहनीय कर्म के उपशमतते वा क्षय ते बैंथाख्यात सयम 
हो है । तहा “या रहवे गुणस्थान उपशभ' यथाख्यात हो है । बारह॒वे, तेरहवे, चौदहवे 
क्षायिक' यथाख्यात' हो है । 


इस ही अ्र्थ कौ दोय गाथानि करि कहै है -- 
बादरसंजलणुदये, बादरसंजसतियं- खु 'परिहारो-। 
पश्चदिदरे सुहुसुदये, सुहुभो संजमगुणों हो्दि॥॥४.६७॥ 


बादरसज्वलनोदपे, बादरसयमतन्रिक खलु; परिहार: । 
प्रमत्तेतरस्मिन्‌ सुक्ष्मोदये 'सुक्ष्मः संयमगुरणों भवति ॥॥४६७॥। 


| 


टीका ,- बादर, सज्वलन -का देशघाती' स्पर्धक ते सयम के १ विरोधी: नाही, 
तिनके उदय करि सामायिक; छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि ए तीन सयम हो है।। ८ 
तहा परिहारविशुद्धि तौ प्रमत्त - अ्रप्रमत्त दोय गुणस्थाननि विपे ही हो ,है। श्र, 
सामायिक छेदोपस्थापना प्रमत्तादि अनिवृत्तिकरण पर्यत च्यारि गुणस्थाननि विषे हो 
है । बहुरि सूक्ष्मकृष्टि कौ प्राप्त हुवा सज्वलन लोभ, ताके उदय करि सूक्ष्मसापराय 
नामा सयम गुण हो है । 


जहखादसंजमो पुण, उवसमदो होदि मोहणीयस्स । 
खयदो वि य सो /णियसा, होदि -त्ति जिसेहि णिदिद्ठ-॥४६८॥ 


यथारुयातसंयसः पुनः, उपशमतो- भवति मोहन्रीयस्थ । , 
क्षयतोषपि च स-नियमात्‌+भवतीतितजिनैनिदिष्ठम ॥।४६८॥ - 


४७४ ] | गौस्सटसार जीवकाण्ड गाया ४६६९-४७०-४७६९ 


टीका - बहुरि यथाख्यात सयम है, सो निश्चय करि मोहनोयकर्म के सर्वथा 
उपशम ते वा क्षय ते हो है, जैसे जिनदेवनि करि कह्मा है । 


तदियकसायुदयेण य विरदाविरदो गुणो हवे जुगवं । 
बिदियकसायुदयेण य, असंजमो होदि णियसेण ॥४६६॥ 


तृतीयकषायोदयेन च, विरताविरतो गुणो भवेद्यगपत्‌ । 
द्वितीयकषायोदयेन च, असयमो भवति नियसेन ।॥४६५९॥। 


टीका - तीसरा प्रत्याख्यान कषाय का उदय करि य्रुगपत्‌ विरत - अविर- 
तरूप सयमासयम हो है । जैसे तीसरे गुणस्थान,सम्यक्त्व - सिथ्यात्व मिले ही हो है। 
तैसे पचमगुरास्थान विषे सयम - असयम दोऊ मिश्ररूप हो है । ताते यहु मिश्र सयमी 
है । बहुरि दूसरा श्रप्रत्याष्यान कषाय के उदय करि श्रसयम हो है। जैसे सयम 
सार्गणा के सात भेद कहे । 


संगहिय सयलसंजमसेयजममणुत्तरं दुरवगस्सं। 
जीवो समुव्वहंतो, सामाइयसंजमो होदि ॥४७०॥४ 


सगृह्य सकलसंयममेकयमसनुत्तरं दुरवगस्यस्‌ । 
जीवः समुद्ृहनू, सामायिफसंयमोी भवति ॥॥४७०॥ 


दीका - समस्त ही ब्रतधारणादिक पच प्रकार सयम कौ सग्रह करि एकयम 
कहिए में सर्व सावद्य का त्यागी हो, असा एकयमं कहिए सकल सावद्य का त्यागरूप 
ग्रभेद सयम, सोई सामायिक जानना । 


कैसा है सामायिक ? अनुत्तरं कहिए जाके समान और नाही, सपूर्ण है। बहुरि 
दुरवगस्यं कहिए दुलभपने पाइए है, सो जैसे सामायिक कौ पालता जीव सामयिक 
सयमी हो है । 


छेत्तण य परियायं, पोराणं जो ठवेइ अप्पाणं । 
पंचजमे धम्मे सो, छेदोवट्ठावगो जीवों ॥४७१॥४ 


१ षट्खडागम-धवला पुस्तक ३, पृष्ठ ३७४, गाथा स १८७ । 
२ पट्खडागम-घवला पुस्तक १, पृष्ठ ३७४, गाथा स १८७८ । 


सम्यग्जञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ५७५ 


छित्वा च पर्याय, पुराणं यः स्थापयति श्रात्मानस्‌ । 
पंचयमे धर्म स, छेदोपस्थापको जीवः ।॥४७ १॥। 


ठीका - सामायिक चारित्र कौ धारि, बहुरि प्रमाद ते स्खलित होइ, सावद्य 
क्रिया को प्राप्त हुवा जैसा जो जीव, पहिले भया जो सावद्यरूप पर्याय ताका प्राय- 
श्चित्त विधि ते छेदन करि अपने आत्मा कौ ब्रतधारणादि पच प्रकार सयमरूप धर्म 
विषे स्थापन करे, सोई छेदोपस्थापन सयमी जानना । 


छेद कहिए प्रायश्चित्त तीहिकरि उपस्थापन कहिए धर्म विषे आत्मा कौ स्था- 
पना, सो जाके होइ, अथवा छेद कहिए अपने दोष दूर करने के निमित्त पूर्व कीया 
था तप, तिसका उस दोष के अनुसारि विच्छेद करना, तिसकरि उपस्थापन कहिए 
निर्दोष सयम विषे आत्मा कौ स्थापना, सो जाक॑ होइ, सो छेदोपस्थापन सयमी है । 


अपना तप का छेद हो है, उपस्थापन जाके, सो छेदोपस्थापन है, जैसी 
निरुक्ति जानना । 
पंच-समिदो ति-गुत्तो परिहर्‌इ सदा वि जो हु सावज्जं। 
पंचेक्कजसो पुरिसो, परिहारयसंजदों सो हु" ॥४७२॥४ 
पंचससितः त्रियुप्तः, परिहरति सदापि यो हि सावद्यम्‌ । 
पंचेकयमः पुरुषः, परिहारकसंयतः स हि ॥॥४७२।। 


टीका - पच समिति, तीन गुप्ति करि सयुक्त जो जीव, सदा काल हिसारूप 
सावद्य का परिहार करे, सो पुरुष सामायिकादि पच सयमनि विषे परिहारविशुद्धि 
तामा सयम का धारी प्रकट जानना । 


तीस वासो जस्से, वासपुधत्तं खु तित्थयरमले । 

पंचक्खाणं पढिदो, संभूणदुगाउयविहारो ॥४७३॥ 
त्रिशद्वार्षो जन्मनि, वर्षपृथकत्व॑ खलु तीर्थकरमुले । 
प्रत्याख्यानं पठितः, संध्योनद्विगव्युतिविहार: ॥॥४७३।॥ 


१ पट्खडागम - घवला पुस्तक १, पृष्ठ ३७४, गाथा स, १८६ 
२ पाठसेंद --- पच-जमेय-जमो वा । 


५७६ ] [ गोस्सट्सार जीप्रकाण्ड गाथा ४७४ 


टीका - जो जन्म ते तीस वर्ष का।भया होइ । बहुरि सर्वदा खानपानादि से 
सुखी होइ, असा पुरुष दीक्षा की अगीकार करि पृथक्त्व वर्ष पर्यत तीर्थंकर के पाद 
मूल प्रत्यास्यात नामा तवमा पूर्व का पाठी होइ, सो परिहारविशुद्धि सयम कौ भ्रगी- 
कार करि, तीनूं सध्या काल विना सर्व काल विषे दोय कोस विहार करे । अर रात्रि 
' विषे विहार न करे । वर्षा काल विषे किछ नियम नाही, गमन करे वा न करै, बैसा 
परिहारविशुद्धि सयमी हो है । 


परिहार कहिए प्राणीनि की हिसा का त्याग, ताकरि विशेपरूप जो शुद्धि 
कहिए शुद्धता, जाविप होइ, सो परिहारविशुद्धि सयम॒ जानना । 


इस सयम का जघन्य काल तौ अतर्मुहत है, जाते कोई जीव भतर्मुहतंमात्र 
तिस सयम कौ धारि, अन्य गुणस्थान को प्राप्त होड, तहा सो सयम रहै नाही, ताते 
जघव्य काल अतर्मुहृ्त कह्मा । 
बहुरि उत्कृष्ट काल श्रडतीस वर्ष घाटि कोडि पूर्व है । जाते कोई जीक क्ीडि 
पूर्व का धारी तीस वर्ष का दीक्षा ग्रहि, आठ वर्ष पर्यत तीर्थंकर के निकटि पढ़े, तहा 
पीछे परिहारविशुद्धि सपम कौ अगीकार करे, ताते उत्कृष्टकाल श्रडतीस वर्ष घाटि 
कोडि पूर्व कह्या । 
उक्ते च--- 
परिहारधिसमेतों जीवः षट्कायसंकुले विहरन्‌ । 
पम्ससेव पदमपतन्न, न लिप्थते पापनिवहेल ॥ 


याका अर्थ - परिहार विशुद्धि ऋद्धि करि सयुक्त जीव, छह कायरूप जीवनि 
का समूह विषे विहार करता जल करि कमल पत्र की नाई पाप करि लिप्त त होइ । 


श्रणुलोहं बेदंतो, जीवो उवसासगों ८ खबगो वा। 
सो सुहुमसंपराओ, जइखादेणणओं किचि! ॥४७४॥ 


““अणुलोभं विदन्‌ जीवः उपशासको-वा क्षपको वा । 
स सुक्ष्मसांपरायः यथाख्यातेनोनः किचित्‌ ११४७४ 


१ पद्खडागम - घवला पुस्तक ३, एृष्ठ रे७४ गाथा स १६० | 


शक | [ गोस्पठसार जीवकाण्ड गाथा ४७४ 


टीका - जो'जन्म ते तीस वर्ष का भया होइ । वहुरि सर्वदा खानपानादि से 
सुखी होइ, अंसा पुरुष दीक्षा कौ अगीकार करि पृथक्त्व वर्ष पर्यत तीर्थंकर के पाद 
मूल श्रत्याख्यान चामा नवमा पूर्व का पाठी होइ, सो परिहारविशुद्धि सयम कौ श्रगी- 
कार करि, तीनूं सध्या काल विना सर्वे काल विषे दोय कोस विहार करे । अर रात्रि 
विषे विहार न करे। वर्षा काल विषे किछ नियम नाही, गमन करे वा न करै, जैसा 
परिहारविशुद्धि सयमी हो है । 

परिहार कहिए प्राणीनि की हिसा का त्याग, ताकरि विशेपरूप जो शुद्धि 
क्रहिए शुद्धता, जाविषे होइ, सो परिहारविशुद्धि सयम जानना । 

इस सयम का जघन्य काल तौ " अतर्मुहृतें है, जाते कोई जीव अतर्मुह्तमात्र 

तिस' सयम को धारि।; अन्य गुणस्थान को प्राप्त होइ, तहा सो सयमभ रहै नाही, वाते 
जघन्य काल अतर्मुहते कह्या । 

बहुरि उत्कृष्ट काल अ्रडतीस वर्ष घाटि कोडि पूर्व है । जाते. कोई जीव क्रीडि 


पुर्वे का धारी तीस वर्ष का दीक्षा ग्रहि, आठ वर्ष पर्यत तीर्थंकर के निकटि पढे, तहा 
पीछे परिहारविशुद्धि सपम कौ अगीकार करै, ताते उत्कृष्टकाल अ्रडतीस वर्ष घाटि 


कोडि पूर्व कह्मया । 
उक्त च--- 
परिहारधिसमेतो जीवः घटकायसंकुले विहरन्‌ । 
पयसेव पद्मपत्रं, न लिप्यते पापनिवहेन ॥॥ 


याका अर्थ - परिहार विशुद्धि ऋद्धि करि सयुक्त जीव, छह कायरूप जीवनि 
का समूह विषे विहार करता जल करि कमल पत्र की नाई पाप करि लिप्त न होई । 


अणुलोहं वेदंतो, जीवो उवसामगो व खबगो वा। 
सो सुहुमसंपराओ, जइखादेणूणओ किचि! ॥४७४॥ 


,“अणुलोभं विदन्‌ जीवः उपशामकों वा क्षपको वा । 
स सुक्ष्मसांपरायः यथारुयातेनोनः किचित्‌ ।।४७४।॥॥ 


१ पट्खडइ़ागम - घवला पुस्तक १, पृष्ठ ३७४ गाथा स ; १६०१ 


प्म्यग्ज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ५७७ 


, ढीका -- सुक्ष्मक्ृष्टि कौ प्राप्त भया लोभ कषाय का अनुभाग, ताके उदय 

- कौ' भोगवता उपशमी वा क्षायिकी जीव, सो सूक्ष्म है सापराग्र.कहिए कषाय जाके, जैसा 

० सूक्ष्मसापराय सयमी जानना । सो यहु यथाख्यात संय्मीः जे महामुनि, ,तिनिते किछ, 
' एक घाटि जानना, स्तोकसा ही अतर है । 


-उवसंते. खीणे वा, श्रसुहे कंम्मम्सि मोहणीयस्सि । 
>छदुमदठों वा.जिखो- वा,.जहखादो संजदों सो दु! ॥४७५॥ 
-उप्रशांते क्षीणे वा अशुभे कमंरिय मोहनीये । 
: छद्मस्थों वा जिनो वा, यथार्यातः संयतः स तु ॥४७५।॥। 


'ठीका - अशुभरूप मोहनीय नामा कर्म, सो उपशम होते वा क्षयरूप होते 'उप- 

“ शात कषाय गुणस्थानवर्ती वा क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती छद्मस्थ होइ श्रथवा' सयोगी 

' ग्रयोगी जिन होइ, सोई यथाख्यात सयमी जानना । मोहनीय कर्म के सर्वथा उपशम 

ते वा नाशते जो यथावस्थित आत्मस्वभाव की श्रवस्था, सोई है लक्षण 'जाका,'' अैसा 
यथाख्यात चारित्र कहिए है । 


पंच-तिहि-चउ-विहेंहि य, अणु-गुण-सिकक्‍्खा-वर्एह संजुत्ता । 
उच्चंति देस-विरया सममाइट्ठी भलिय-कम्माः ॥४७६॥ 
पंचत्रिचतुविधेदच, अणगुणशिक्षात्रतेः संयुक्ताः । 
उच्यंते देशविरताः सम्यग्रष्टयः भरितकर्माणणः ।॥४७६॥। 
ढीका - पाच अणुक्नरत, तीन गुणन्नरत, च्यारि शिक्षात्रत असे बारह ब्रतनि करि 
सयुक्त जे सम्यर्दृष्टी, कर्म निर्जेरा के धारक, ते देशविरती सयमासयम के धारक 
प्रमागम विषे कहिए है । 
दंसण-बय-सामाइय, पोसह-सच्चित्त-रायभत्ते य । 
बहारंभ-परिग्गह, अ्रणुमणमुद्दिट्‌ठ-देसविरदेदे! ॥॥४७७॥। 
दर्शनन्नतसामायिका:ः प्रोषधसचित्तरात्रिभक्ताइच । 
बरह्मारंभपरिग्रहानुमतोरिष्टदेशविरता एते ।॥४७७॥। 
१ पट्खडागम-घवला पुस्तक १, पृष्ठ ३७५, गाथा स १६१। 


२ पट्खडागम-घवला पुस्तक १, पृष्ठ ३७५, गाथा स १९२। 
३. पट्खडागम-धवला पुस्तक १, पृष्ठ ३७५, गाथा स' १६३। 


श्छ्प ] [ गोम्मठटसार जीवकाणए्ड गाया ४७८-४७६ 


टीका - नाम के एक देश ते सर्व नाम का ग्रहण करना, इस न्याय करि इस 
गाथा का अर्थ कीजिए है । १ दर्शनिक, २ ब्रतिक, ३ सामायिक, ४ प्रोपषधोपवास, 
५ सचित्तविरत, ६ रात्रिभोजनविरत, ७ ब्रह्मचारी, ८ आरभविरत, € परिग्रह विरत, 
१० अनुमति विरत, ११ उद्दिष्ट विरत जैसे ग्यारह प्रतिमा की अपेक्षा देशविरत के 
ग्यारह भेद जानने । तहा पाच उदुबरादिक अर सप्त व्यसनति कौ त्याग अर शुद्ध 
सम्यक्त्वी होइ, सो दर्शनिक कहिए। पच श्रणुत्रतादिक कौ धारे, सो ब्रतिक कहिए । 
नित्य सामायिक क्रिया जाके होइ, सो सामायिक कहिए | श्रवश्य पर्वनि विषे उप- 
वास जाक॑ होइ, सो प्रोषधोपवास कहिए । जीव सहित वस्तु सेवन का त्यागी होइ, 
सो सचित्त विरत कहिए । रात्रि विषे भोजन न करे सो रात्रिभक्त विरत कहिए। 
सदा-काल शील पाले, सो ब्रह्मचारी कहिए। पाप आरभ कौ त्याग, सो आरभ 
विरत कहिए । परिग्रह के कार्य को त्याग, सो परिग्रह विरत कहिए । पाप की श्नु- 
मोदना कौ त्यागे, सो अनुमति विरत कहिए । अपने निमित्त भया आहारादिक कौं 
त्याग, सो उद्दिष्ट विरत कहिए । इनिका विशेष वर्णन ग्रथातर से जानना । 


जीवा चोहस-भेया, इंदिय-विसया तह॒दठवीसं तु । 
जे तेसु णेव विरया, श्रसंजदा ते मुणेदव्वा' ॥४७८॥ 


जीवाश्चतुर्दशभेदा, इंद्रियविषयास्तथाष्टॉविशतिस्तु । 
ये तेषु नव विरता, श्रसयताः ते मंतव्याः ॥।४७८।॥। 


टीका - चौदह जीवसमास रूप भेद, बहुरि वैसे ही अद्ठाईस इद्वियति के 
विषय, तिनिविषे जे विरत न होई, जीवनि की दया न करे, विषयनि विषे रागी हो३। 
ते असयमी जानने । 
पंच-रस-पंच-वण्णा, दो गंधा अद्ठ-फास-सत्त-सरा । 
मणसहिदट्ठावीसा, इंदीयविसया मुरोदव्वा ॥४७८॥ 


पंचरसपंचवर्णा:, हो गंधौ अ्रष्टस्पर्शसप्तस्वराः । 
मनःसहिताः श्रष्टाविशतिः इंद्रियविषयाः मंतव्याः ॥४७६।॥। 


१ पट्खडागम-घवला पुस्तक ३, पृष्ठ २७५, गाथा स १६४। 


सम्यसक्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ४७९ 


ठीका - तीखा, कडवा, कसायला, खाटा, मीठा ए पाच रस | बहुरि सुफेद, 
पीला, हरचा, लाल, काला ए पाच वर्ण । बहुरि सुगध, दुर्गंध्र, ए दोय गध । बहुरि 
कोमल, कठोर, भारया, हलका, सीला (ठडा), ताता, रूखा, चिकता ए आठ स्पर्श । 
बहुरि घडज, ऋषभ, गाधार, मध्यम, पचम, घैवत, निषाद ए सात स्वर असे इ द्वि- 
यनि के सत्ताईस विषय अर अनेक विकल्परूप एक मन का विषय, अँसे विषय के 
भेद अ्रद्टाईस जानने । 


' झ्रागे संयम मार्गणा विषे जीवनि की संख्या कहै है- 


पम्दादि-चउण्हं जुदी, सामयिय-दुगं कमेण सेस-तिय॑ । 
सत्त-सहस्सा णव-सय, णव-लक्खा तीहि परिहीणा ॥४८०॥ 


प्रमत्तादिचतुर्णा युतिः, सामायिकहििक क्रमेश शेषत्रिकम्‌ । 
सप्तसहल्लाणि नवशतानि, नवलक्षारि त्रिभिः परिहीनानि ।॥४८०॥। 


टीका - प्रमत्तादि च्यारि गुणस्थानवर्ती जीवनि का जोड दीए, जो प्रमाण 
होइ, तितना जीव सामायिक अर छेदोपस्थापना सयम के धारक जानने । तहा प्रम- 
त्तवाले पाच कोडि, तिराणवे लाख अठ्याणवे हजार दोय से छह (५६३९८२०६), 
भ्रप्रमत्तवाले दोय कोडि छिनवे लाख निन्‍याणव हजार एक से तीन (२६६६६१०३) 
अपूर्व करण वाले उपशमी दोय से निन्‍्याणवे (२६६), पाच सौ अ्रठ्याणवे क्षायिकी, 
अनिवृत्ति करणवाले उपशमी २६६, क्षायिकी पाच सो अ्रठ्याणवे (५६८) इनि 
सबनिका जोड दीए, श्राठ कोडि निव्वे लाख निन्‍याणाव हजार एक से तीन भया 
(८५९०९६९१०३) सो इतने जीव सामायिक सयमी जानने । श्र इतने ही जीव छेदो- 
पस्थापना सयमी जानने । बहुरि श्रवशेष तीन सयमी रहे, तहा परिहारविशुद्धि सयमी 
तीन घाटि सात हजार (६६६७) जानने । सूक्ष्म सापराय सयमी तीन घादि नवसे 
(८६७) जानने । यथार्यात सयमी तीन घाटि नव लाख (८९६६९६९७) जानने । 


पल्‍लासंखेज्जदि्, विरदाविरदाण दव्वपरिसाणं । 
पुव्वुत्तरासिहीणा, संसारी अविरदाण पमा ॥४८१॥ 


पल्यासंख्येयं, विरताविरतानां द्रव्यपरिमाणम्‌ । 
पूर्वोक्तराशिहीनाः, संसारिणः अ्विरताना प्रमा ॥॥४८१॥ 


प्रू८० |] [ गोस्मटसार जोीवकाण्ड गाभा ४८१ 


टीका - पल्य के अ्रसख्यात भाग करिए, तामें एक भाग प्रमाण सयमासयम 
का धारक जीव द्रव्यनि का प्रमाण है । बहुरि ए कहे जे छही सयम के धारक जीव, 
तिनका ससारी जीवनि का प्रमाण में स्यो घटाए, जो अ्रवशेष प्रमाण रहे, सोई 
झ्रसयमी जीवनि का प्रमाण जानना । 


इति श्री आचाये नेमिचद्र विरचित गोम्मटसार द्वितीयनाम पचसग्रह ग्रथ की जीवतत्वप्रदी- 
पिका नाम सस्क्रत टीका के अनुसारि सम्यगज्ञान चद्विका नामा भाषादीका विषे जीवकाण्ड 
विषे प्ररूपित बीस प्ररूपणा तिनिविषें सयममार्गणा प्ररूपणा है नाम जाका श्रेसा 
तेरद्वा श्रधिकार सपूर्ण भया ॥१३॥ 


चौदटवां अधिकार : दर्शनमार्गणा 


इस अ्रनन्‍न्त भव उदधिते, पार करनकों सेतु । 
श्री अनंत जिनपति नमों, सुख अनन्त के हेतु ।॥ 


आगे दर्शनमार्गणा कौ कहै है- 


ज॑ सामण्णं गहणं, भावाणं णेव कट्ठुमायारं । 
अविसेसिदृरण अठटठे, दंसणमिदि भण्णदे समये ॥४८२॥४ 


यत्सामान्य ग्रहणं, भावानां नेव कृत्वाकारम्‌ । 
अविशेष्यार्थानू, दर्शनमसिति भण्यते समये ॥॥४८२॥। 


टीका - भाव जे सामान्य विशेषात्मक पदार्थ, तिनिका आकार कहिए भेद 
ग्रहण, ताहि नेब कृत्वा कहिए न करिके यत्‌ सामान्य ग्रहणं कहिए जो सत्त।मात्र स्व- 
रूप का प्रतिभासना तत्‌ दर्शन॑ं कहिए सोई दर्शन१ परमागम विष कट्या है। कंसे ग्रहण 
कर है ? श्रर्थान्‌ अविशेष्य श्रर्थ जे बाह्य पदार्थ, तिनिकौ अ्रविशेष्य कहिए जाति, 
क्रिया, गुण, प्रकार इत्यादि विशेष न करिकरे अपना वा अन्य का केवल सामान्य रूप 
सत्तामात्र ग्रहण करे है । 


इस ही अर्थ कौ स्पष्ट करे है-- 

भावाणं सामण्णविसेसयाणं सरूवमेत्तं जं । 

वण्णणहीणग्गहुणं, जीवेण य दंसणं होदि ॥४८३॥ 
भावानां सामान्यविशेषकानां स्वरूपमात्रं यत्‌। 
वर्रानहीनग्रहणं, जीवेन च दर्शनं भवति ॥॥४८३॥॥ 


टीका - सामान्य विशेषात्मक जे पदार्थ, तिनिका स्वरूप मात्र भेद रहित, 
जैसे है तैसे जीव करि सहित स्वपर सत्ता का प्रकाशना, सो' दर्शन हैं। जो देखे वा 
जा करि देखिए वा देखने मात्र, सो दर्शन जानना । 


१ पट्खडागम-घवला पुस्तक १, पृष्ठ १५०, गाथा स ६३, द्रव्यसग्रह गाथा स ४३ । 
२. दर्शन सवंधी विशेष स्पष्टीकरण के लिए देखो-घवला! पुस्तक १, पृष्ठ १४६ से १४३ तक | 


५८२ ] [ गोस्सटसार जीवकाण्ड गाथा ४८४-४प८५४-४८६ 
आगे चक्षु - अचक्षु दर्शन के लक्षण कहै है-- 


चकक्‍्खूण जं पयासइ, दिस्सइ त॑ं चकक्‍्खु-दंसणं बेंति । 
सेसिदिय-प्पयासो, णायव्वों सो अचक्खू त्ति' ॥४८४॥ 


चक्षुषो: यत्प्रकाशते, पश्यति तत्‌ चक्षुर्दश्न ब्रवंति । 
शेषेद्रियप्रकाशो, ज्ञातव्यः स श्रचक्षुरिति ।॥४८४॥। 


टीका - नेत्रनि का सबधी जो सामान्य ग्रहण, सो जो प्रकाशिए, देखिए या- 
करि वा तिस नेत्र के विषय का प्रकाशन, सो चक्षुदर्शन गण॒धरादिक कहैं हैं | बहुरि 
नेत्र बिना च्यारि इद्विय श्रर मन का जो विषय का प्रकाशन, सो अचल्षुदर्शन है, श्रेसा 
जानना । 
परमाणु-श्रादियाइं, श्र तिम-खंधं त्ति मुत्ति-दव्वाईं । 
त॑ ओहि-दंसणं पुण, जं पस्सइ ताइ पच्चक्खं' ॥४८५॥ 
परमाण्वादीनि, अ्ंंतिमस्कंधमिति मुर्तंद्रव्यारिण । 
तदवधिदशन पुनः, यत्‌ पश्यति तानि प्रत्यक्षम्‌ ।४८५॥। 


टीका - परमाणु भ्रादि महास्कध पर्यत जे मूर्तीक द्रव्य, तिनिकों जो प्रत्यक्ष 
देखे, सो अवधिदर्शन है । 


बहुविह बहुप्पयारा, उज्जोवा परिमियम्मि खेत्तस्मि । 
लोगालोग वितिमिरो, जो केवलदंसणुज्जोओ' ॥४८९६॥ 


बहुविधबहुप्रकारो, उद्योताः परिसमिते क्षेत्र । 
लोकालोकवितिमिरो, यः केवलदर्शनोद्योतः ।।४८६।॥। 


टीका - बहुत भेद कों लीए बहुत प्रकार के चद्रमा, सूर्य, रत्नादिक संबंधी 
उद्योत जगत विषे है । ते परिमित जो मर्यादा लीए क्षेत्र, तिस विषे ही अपने प्रकाश 


१ षट्खडागम-धवला पुस्तक १, पृ रे८प४टे, गा स १६५, १९६६ तथा देखो पू ३०० से ३८२ तक्‌ । 
२ षद्खडागम-घवला पुस्तक १, गाथा स १६६, पृष्ठ रे८ढ़ | 
३ पट्खडागम-धवला पुस्तक गा स. १६७, पृ रे5४। 


सम्यज्ञानचन्द्रिका भाषादौका ] [ ५५१ 


करने कौ समर्थ है । ताते तिनि प्रकाशनि की उपमा देने योग्य नाही, जैसा समस्त 
लोक अर अलोक विपै अधकार रहित केवल प्रकाशरूप केवलदर्शन नामा उद्योतत 
जानना । 


भागे दर्शनभार्गंणा विषे जीवनि की सख्या दोय गाथानि करि कहै है- 


जोगे चउरक्‍्खाणं, पंचक्खाणं च खीणचरिमाणं । 
चकक्‍्खणमोहिकेवलपरिसाणं ताण णाणं च ॥४८७ ॥ 


योगे चत्रक्षाणां, पंचाक्षारयां व क्षीशचरमाणाम्‌ । 
चक्षुपामवधिकेवलपरिभाणं तेषां ज्ञानं च (४८७॥। 


टीका - मिथ्यादृष्टि श्रादि क्षीणकषाय गुरास्थान पर्यत चक्षुदर्शन ही है । 
तिनके दोय भेद है-एक शक्तिरूप चक्ष्‌ दर्शनी, एक व्यक्तिरूप चक्षुदशेनी । तहा लब्धि 
अ्रपर्याप्तक चौइद्री अर पचेद्री तौ, शक्तिरूप चक्षुदर्शनी है, जाते नेत्र इद्रिय पर्याप्ति 
की पूर्णता अ्रपर्याप्त अवस्था विषे नाही है । ताते तहा प्रगटरूप चक्षुदर्शन न प्रवर्ते है। 
बहुरि पर्याप्तक चौइद्री श्र पचेद्री व्यक्तरूप चक्षुदर्शनी है, जाते तहा प्रकटरूप चक्षु- 
दर्शन है। तहा बेद्री, तेद्री, चौइद्री, पचेद्री आावली का असख्यातवा भाग प्रतरागुल कौ 
दीए, जो प्रमाण आवे, ताका भाग जगत्प्रतर कौ दीए, जो प्रमाण होइ, तितने है, 
तो चौइद्री, पचेद्री कितने है ? ग्रैसे प्रमाण राशि च्यारि, फलराशि त्रसनि का प्रमाण, 
इच्छाराशि दोय, तहा इच्छा कौ फलराशि करि गुरि, प्रमाण का भाग दीए, जो 
प्रमाण होइ, तितना चौइद्री, प्ेद्री राशि है | तहा बेंद्री आदि क्रम ते घटते है । 
ताते किचिदून करि बहुरि तिस विषे पर्याप्त जीवनि का प्रमाण घटावना । ताते तिस 
प्रमाण में सथो भी किछ, घटाये जो प्रमाण होइ, तितना शक्तिगत चक्षुदर्शनी जानने । 
बहुरि जैसे ही त्रस पर्याप्त जीवनि का प्रमाण कौ च्यारि का भाग देइ, दो गुणा करि, 
तार्में किचिदून कीए जो प्रमाण होइ, तितना व्यक्तिरूप चक्षुदर्शनी है। इद्रियमार्गणा 
विषे जो चौइद्री, पचेद्रिय जीवनि का प्रमाण कह्मा है, तिनकौ मिलाए चक्षुदर्शनी 
जीवनि का प्रमाण हो है। 


बहुरि अवधिदर्शनी जीवनि का प्रमाण अ्रवधिज्ञानी जीवनि का परिमाण के 
समान जानना । 


भरध४ ] [ गौम्मटसार जौवकाण्ड गाया ४८८ 


बहुरि केवलदर्शनी जीवनि का परिमाण केवलज्ञानी जीवनि का परिमाण के 
समान जानना । सो इनिका प्रमाण ज्ञानमार्गणा विषे कह्मा है । 


एइंदियपहुदीणं, खीणकसायंतणंतरासोणं । 
जोगो श्रचक्खुदंसणजीवाणं होदि परिमाणं ॥४८५८॥ 


एकेंद्रियप्रभूतीनां, क्षीणकषायांतानंतराशीनाम्‌ । 
योग: अ्रचक्षुदंशंनजीवाना भवति परिमाणम्‌ ॥॥४८८॥ 


ढीका - एकेद्रिय आदि क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती पर्यत श्रनत जीवनि का 
जोड दीए, जो परिमाण होइ तिततना चक्षुदर्शनी जीवनि का प्रमाण जानना । 


इति भ्राचार्य श्रीनेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पचसग्रह ग्रथ की जीवतत्त्वप्रदी पिका 
नाम सस्क्ृत टीका के अ्रनुसारि सम्यग्ज्ञानचद्रिका नामा भाषाटीका विषे जीवकाड विषे 
प्ररूपित जे वीस प्ररूपणा तिति विषे दर्शनमार्गणा प्ररूपणा है ताम जाका श्रेसा 
चौदह॒वा अ्रधिकार सपूर्ण भया ॥१४।॥। 


पंद्रहवां अधिकार ; लेश्या - मार्गणा 


सुधाधार सम धर्म ते, पोषे भव्य सुधान्य । 
प्राप्त कीए निज इष्ट कों, भज्जों धर्म धन मान्य ।। 


श्रागे लेश्या मार्गणा कह्मा चाहै हैं । तहा प्रथम ही निरुक्ति लीएं लेश्या का 
लक्षण कहे है--- 


लिपइ अप्पीकीरइ,एदीए णियश्रपृण्णपुण्णं!' च । 
जीवो त्ति होदि लेस्सा, लेस्सागुणजाणयक्खादा' ॥४८४॥ 


लिपत्यात्मीकरोति, एतया निजापुण्यपुण्यं च । 
जीव इति भवति लेब्या, लेश्यागुणज्ञायकाख्याता ॥॥४८९।। 


टीका - लेश्या दोय प्रकार - एक द्रव्य लेश्या, एक भाव लेश्या । तहा इस 
सूत्र विषे भाव लेश्या का लक्षण कह्या है। लिपति एतया इति लेश्या, पाप श्रर पुण्य कौ 
जीव नामा पदार्थ, इस करि लिप्त करे है, अपने करे है, निज सबंधी करे है, सो 
सो लेश्या, लेश्या लक्षण के जाननहारे गणधरादिकनि करि कहा है। इस करि 
आत्मा कर्म करि श्रात्मा कौ लिप्त करें है, सो लेश्या अथवा कषायनि का उदय 
करि अनुरजित जो योगनि की प्रवृति, सो लेश्या कहिए । 


इस ही अर्थ कौ स्पष्ट करे है- 
जोगपउत्ती लेस्सा, कसायउदयाणुरंजिया होई । 
तत्तो दोण्णं कज्जं, बंधचउक्क समुद्विद्ठं ॥४४०॥ 
योगप्रवृत्तिलेश्या कषायोदयानुरंजिता भवति । 
ततो दहयोः कार्य, बंधवतुष्क समुद्ष्टिम ॥४९०॥ 


टीका - मन, वचन, कायरूप योगनि की प्रवृत्ति सो लेश्या है । सो योगनि 
की प्रवृत्ति कघायनि का उदय करि अनुरंजित हो है । तिसते योग अर कषाय इनि 


१ पटखडागम-घधवला पुस्तक १, पृष्ठ १६१, गाथा स ६४। 
२ पाठभेद 'णियय पुण्णव च | 


ध८६ ] [ गोम्मठसार जीवकाष्ड गाथा ४६१-४६२-४९३ 


दोऊनि का कार्य च्यारि प्रकार बन्ध कह्या है। योगनि ते प्रकृत्ति वन्ध अर प्रदेश 
बन्ध कह्या है । कषायनि ते स्थिति बन्ध भर अनुभाग बध कह्मया है। तिसही कारण 
कषायनि का उदय करि अ्रनुरजित योगनि की प्रवृत्ति, सोई है लक्षण जाका असे 
लेश्या करि च्यारि प्रकार बंध युक्त ही है । 

आगे दोय गाथानि करि लेश्या का प्ररूपण विषे सोलह अ्रधिकार कहै है- 


णिद्देसवण्णपरिणामसंकमो कम्मलक्खणगदी ये । 
सामी साहणसंखा, खेत्तं फासं तदो कालो ॥४४६१॥ 


अ्रंतरभावप्पबहु, अहियारा सोलसा हवंति त्ति । 

लेस्साण साहणट्ठं, जहाकमं तेहि वोच्छामि ॥४६२॥ जुस्मम्‌ । 
निर्देशवर्णपरिणामंक्रमाः कर्म लक्षणगतयश्च । 
स्वामी साधनसंख्ये, क्षेत्र स्पर्शस्ततः कालः ।॥४९ १॥। 


अतरभावाल्पबहुत्वमधिकाराः षोडश भवंतीति । 
लेश्याना साधनार्थ, यथाक्रम' तेर्वक्ष्यामि ॥४९२॥।युग्सम्‌।॥। 


टीका - १ निर्देश, २ वर्ण, ३ परिणाम, ४ सक्रम, ५ कर्म, ६ लक्षण, ७ गति, 
८ स्वामी, £ साधन, १० सख्या, ११ क्षेत्र, १२ स्पर्शन, १३ काल, १४ अतर, १५ 
भाव, १६ अल्प बहुत्व ए सोलह अधिकार लेश्या के भेदसाधन के निमित्त है। तिन 


करि श्षनुक्रम ते लेश्यामार्गणा कौ कहै है । 
किण्हा णीला काऊ, तेऊ पम्मा य सुक्‍्कलेस्सा य । 
लेस्साण णिद्देसा छच्चेव ह॒बंति णियमेण ४८ ३॥ 
कृष्णा नीला कापोता तेजः पद्मर च शुक्ललेश्या च । 
लेश्याना निर्देशाः, षद्‌ चेब भवति नियसेन ॥॥४९३॥ 
टीका - नाम मात्र कथन का नाम निर्देश है । सो लेश्या के ए छह नाम हैं - 
कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म शुक्ल मैसे छह ही है । इहा एवं शब्द करि तो नियम 
आया ही, बहुरि नियमेन असा कह्या, सो नेगमनय करि छह प्रकार लेश्या है । 
पर्यायाथिक तय करि. असख्यात लोकमात्र भेद है, सा अभिप्राय नियम शब्द करि 
जानना । इति निर्देशाधिकार । 


तम्पस्शानचख्िका भाषाटीका ] [ ५८७ 


वण्णोदयेण जणिदो, सरीरवण्णो दु दव्वदों लेस्सा । 
सा सोढा किण्हादी, अणेयभेया सभेयेण ॥४४८ ४॥। 


वर्णोद्येत जनितः, शरीरवबर्णंस्तु द्रव्यतो लेश्या । 
सा षोढा क्ृष्णादिः, अनेकभेदा स्वभेदेन ॥॥४६९४।॥। 
दीका - बहुरि वर्ण नामा नामकर्म के उदय ते भया जो शरीर का वर्ण, सो 
द्रव्य लेश्या कहिए । सो कृष्णादिक छह प्रकार है। तहा एक - एक भेद अपने - अपने 
भेदनि करि अनेकरूप जानने । 


सोई कहिए है- 


छप्पय-णील-कवोद-सुहेमंबुज-संखसण्णिहा वण्णे । 
संखेज्जासंखेज्जाणंतवियप्पा य पत्तेयं ॥४ढे५॥ 


षट्पदनीलकपोतसुहेमाम्वुजशखसब्नििभा वर्ण । 
संख्येयासंस्येयानन्‍्तविकल्पाश्च प्रत्येकम्‌ (॥४९५॥। 


टीका - $ष्ण लेश्या षट्पद जो भ्रमर, ताके समान है। जिसके शरीर 
का भ्रमर समान काला वर्ण होइ, ताके द्रव्य लेश्या कृष्ण जानना । असे ही नील 
लेश्या, नीलमरिग समान है । कपोत लेश्या, कपोत समान है । तेजो लेश्या, सुवर्सा 
समान है । पद्म लेश्या, कमल समान है । शुक्ल लेश्या शख समान है। बहुरि 
इन ही एक - एक लेश्यानि के नेत्र इ द्विय के गोचर श्रपेक्षा सख्याते भेद है | जैसे 
कृष्णवर्णा हीन - अधिक रूप सख्याते भेद को लीए नेत्र इ द्विय करि देखिये है । बहुरि 
स्कध भेद करि एक - एक के असख्यात असख्याते भेद है । जैसे द्रव्य कृष्ण लेश्यावाले 
शरीर सबधी स्कथ असख्याते है | बहुरि परमाणू भेद करि एक - एक के श्नन्त भेद 
है। जैसे द्रव्य कृष्ण लेश्यावाले शरीर सम्बन्धी स्कधनि विषे अनते परमाणू पाईए 
है। ग्रैसे सर्वे लेश्यानि के भेद जानना । 


णिरया किण्हा कप्पा, भावाणुगया हू ति-सुर-णर-तिरिये । 
उत्तरदेहे छक्क॑, भोगे रवि-चंद-हरिदंगा ॥४४६॥ 


निरयाः कृष्णा कल्पा, भावानुगता हि त्रिसुरनरतिरश्नि । 
उत्तरदेहे षट्कं, भोगे रविचन्द्रहरितांगाः ॥॥४९६॥। 


भ्रष८ ) [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया ४६७ ४९८-४९६ 


टीका - नारकी सर्वे कृष्ण वर्ण ही है। बहुरि कल्पवासी देव जैसी उनके 
भावलेश्या है, तैसा ही वर्ण के धारक है । बहुरि भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी देव 
अर मनुष्य अर तियच अर देवनि का विक्रिया ते भया शरीर, ते छहौ वर्ण के धारक 
है । बहुरि उत्तम, मध्यम, जघन्य भोगभूमि सबधी मनुष्य, तिर्यंच, अनुक्रम ते सूर्य 
सारिखे अर चद्रमा सारिखे अर हरित वर्ण के धारक है। 


बादरआऊतेऊ, सुक्का-तेऊ य वाऊकायाणं । 
गोमुत्तमुग्गवण्णा, कमसो अव्वत्तवण्णो य ॥४८७॥। 


बादराप्तेजसो, शुक्लतेजसौं च वायुकायानाम्‌ । 
गोसमृत्रमुद्गवर्राः क्रमशः श्रव्यक्तवर्स श्र ।।४९७॥। 


टीका - बादर श्रप्कायिक शुक्ल वर्ण है । बादर तेज कायिक पीतवर्ण है। 
बादर वात कायिकनि विषे घतोदधि वात तो गऊ का मूत्र के समान वर्ण को धरे है। 
घनवात मू गा सारिखा वर्ण धरे है। तनुवात का वर्ण प्रकट नाही, अव्यक्त वर्ण है । 


सब्वेसि सुहुमाणं, कावोदा सव्व विग्गहे सुक्‍का । 
सव्बो सिस्सो देहो, कवोदवण्णो हुवे णियसमा ॥४६८॥ 


सर्वेषा सुक्ष्माना, कापोताः सर्वे विग्रहे शुक्ला: । 
सर्वो मिश्रो देहः, कपोतवरणों भवेज्ञियमात्‌ ॥॥४९८॥ 


टीका - सर्व ही सूक्ष्म जीवनि का शरीर कपोत वर्ण है । बहुरि सर्व जीव 
विग्रहगति विषे शुक्ल वर्ण ही हैं। बहुरि सर्व जीव श्रपने पर्याप्ति के प्रारम्भ की 
प्रथम समय ते लगाय शरीर पर्याप्ति की पूर्णाता पर्यत जो अपर्याप्त अवस्था है, तहां 
कपोत वर्ण ही है, जैसा नियम है। जैसे शरीरनि का वर्ण कह्या, सो जिसका जो 
शरीर का वर्ण होइ, तिसके सोई द्रव्य लेश्या जाननी । इति वर्णाधिकार : । 


झागे परिणामाधिकार पच गाथानि करि कहै है- 


लोगाणमसंखेज्जा, ऊदयद्ठाणा कसायगा होति । 
तत्थ किलिट्टा श्रसुहा, सुहाविसुद्धा तदालावा ॥४३४द॥ 


सम्पग्शानचब्थिका भाषाटौका ] [ ५८४ 


लोकानामसंख्येयान्युदयस्थानानि कषायगारि भवंति । 
तन्न क्लिष्टानि अशुभान्ति, शुभानि विशुद्धानि तदालापात्‌ ।॥४६६॥। 


टौका - कषाय सबधी अनुभागरूप उदयस्थान असख्यात लोक प्रमाण है । 
तिनिकौ यथायोग्य असख्यात लोक का भाग दीजिए । तहा एक भाग बिना अवशेष 
बहुभाग मात्र तौ सक्‍्लेश स्थान है। ते परिण अ्सख्यात लोक प्रमाण है | बहुरि एक 
भाग मात्र विशुद्धि स्थान है । ते परि। अ्रसख्यात लोक प्रमाण है, जाते असख्यात के 
भेद बहुत है । तहा सक्‍्लेश स्थान तौ अशुभलेश्या सबधी जानने, श्रर विशुद्धिस्थान 
शुभलेश्या सबधी जानने । 


तिव्वतमा तिव्वतरा, तिव्बा असुहा सुहा तदा मंदा। 
मंदतरा मंदतसा, छट्ठाखगया हु पत्तेयं ॥४००॥॥ 


तोब्नतमास्तीत्रतरास्तीत्रा श्रशुभाः शुभास्तथ्ा मंदाः । 
मंदतरा मंदतमाः, षट्स्थानगता हि प्रत्येकम्‌ ॥॥४००।॥ 


टीका - पूर्वें जे असख्यात लोक के बहुभागमात्र अशुभ लेश्या सबधी सक्‍लेश 
स्थान कहे, ते कृष्ण, नील, कपोत भेद करि तीन प्रकार है। तहा पूर्व सक्‍लेशस्थाननि 
का जो प्रमाण कह्या, ताकौ यथायोग्य श्रसख्यात लोक का भाग दीए, तहा एक भाग 
बिना अ्रवशेष बहुभाग मात्र कऋष्णलेश्या सबधी तीत्रतम कषायरूप सकक्‍्लेशस्थान जानने । 
बहुरि तिस अ्रवशेष एक भाग कौ असख्यात लोक का भाग दीजिए, तहा एक भाग 
बिना श्रवशेष बहुभाग मात्र नील लेश्या सबधी तीत्रतर कषायरूप सल्केश स्थान 
जानने । बहुरि तिस अवशेष एक भाग मात्र कपोत लेश्या सबधी तीन्र कषायरूप 
सकलेशस्थान जानने । बहुरि असख्यात लोक का एक भाग मात्र शुभ लेश्या सबधी 
विशुद्धि स्थान कहे, ते तेज, पद्म, शुक्ल भेद करि तीन प्रकार हैं । तहा पूर्व जो 
विशुद्धिस्थाननि का प्रमाण कह्मा, ताकौ यथायोग्य असख्यात लोक का भाग दीजिए, 
तहा एक भाग बिना अवशेष बहुभाग मात्र तेजो लेश्या सम्बन्धी मदकषाय रूप विशुद्धि 
स्थान जानने । बहुरि तिस अवशेप एक भाग कौ असख्यात लोक का भाग दीजिए, 
तहा एक भाग बिना अवशेष भाग मात्र पद्मलेश्या सबधी मदतर कषायरूप विशुद्धि- 
स्थाच जानने । बहुरि तिस अवशेप एक भाग मात्र शुक्ललेश्या सबधी मदतम कषाय- 
रूप विशुद्धि स्थान जानते । तहा इति कृष्णलेश्या आदि छह स्थाननि विषे एक -- 


५९० ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ५०१-५०२-५०३ 


एक में अ्रनन्तभागादिक पषट्स्थान सभवे है। तहा अशुभ रूप तीन भेदनि विषे तौ 
उत्कृष्ट ते लगाइ जघन्य पर्यत असख्यात लोक मात्र बार पट स्थानपतित सक्‍लेश 
हानि सभवे है । बहुरि शुभरूप तीन भेदनि विपे जघन्य ते लगाइ, उत्कृष्ट पर्यत 
अ्रसख्यात लोकमात्र बार षट॒स्थान पतित विशुद्ध परिणामनि की वृद्धि सभव॑ है । 
परिणामनि की श्रपेक्षा सक्‍लेश विशुद्धि के श्रततानन्त भ्रविभाग प्रतिच्छेद है, तिनकी 
भ्रपेक्षा पट्स्थानपतित वृद्धि - हानि जानना । 


असुहाणं वर-मज्भिम-अवरंसे किण्ह-णील-काउतिए । 
परिणमदि कमेणप्पा, परिहाणीदों किलेसस्स ॥५०१॥ 


अशुभानां वरमध्यसावरांशे कृष्णनीलकापोतत्रिकानाम्‌ । 
परिणमति कऋरमेणात्मा परिहानितः क्लेशस्य ॥॥५०१॥। 


टीका --- जो सक्‍्लेश परिणामनि की हानिरूप परिणमे, तौ अनुक्रम ते कृष्ण 
के उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य अश, नील के उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य अ्रश, कपोत के 
उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य अश रूप परिणवे है । 


काऊ रोल किण्हूं, परिणमदि किलेसवड्ढिदों अप्पा । 
एवं किलेसहाणी-वड्ढीदो होदि श्रसुहतियं ॥५०२॥ 


कापोतं नील कृष्णं, परिणमति क्लेशवद्धित आत्मा । 
एवं क्‍्लेशहानि-वृद्धितों भवति अशुभन्निकम्‌ ॥॥५०२॥। 


टीका -- बहुरि जो सकक्‍्लेश परिणामनि की वृद्धिरूप परिणमैं तौ अनुक्रम 
ते कपोतरूप, नीलरूप, कृष्णरूप परिणवै है । भैसे सकक्‍्लेश की हानि - वृद्धि करि तीन 
अशुभ स्थान हो है । 


तेऊ पडमे सुक्के, सुहाणमवरादिअ सगे श्रप्पा। 
सुद्धिस्स य वड़्ढीदो, हाणीदो अण्णहा होदि ॥५० र॥ 


तेजसि पद्म शुक्ले, शुभानामवरायंशगे आत्मा । 
शुद्धेश्व वृद्धितो, हानितः अन्यथा भवति ॥॥५०३॥। 


सम्पस्तानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ५६९१ 


टीका - बहुरि जो विशुद्धपरिणामनि की वृद्धि होइ, तौ श्रनुक्रम ते पीत, पद्म, 
शुल्क के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट अशरूप परिणवे है । बहुरि जो विशुद्ध परिणामनि 
की हानि होइ, तो अन्यथा कहिए शुक्ल, पद्म, पीत के उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य अश 
रूप अनुक्रम ते परिणवे है । इति परिणामाधिकारः । 


भ्रागे सक्रमणाधिकार तीन गाथानि करि कहै है -- 


संकमरां सट्ठाण-परट्ठाणं होदि किण्ह-सक्काणं । 
वड्डीसु हि सट्ठाणं, उभयं हाणिम्सि सेसउभये वि ॥५०४॥ 


संक्रमण स्वस्थान-परस्थानं भवतीति क्ृष्णशुक्लयोः । 
वृद्धिषु हि स्वस्थानमुभयं हानो शेषस्योभयेडपि ॥॥५०४।॥॥ 


टीका - सक्रमण नाम परिणामनि की पलटनि का है, सो सक्रमण दोय 
प्रकार है - स्वस्थानसक्रमण, परस्थानसक्रमण । 


तहा जो परिणाम जिस लेश्यारूप था, सो परिणाम पलटि करि तिसही 
लेश्यारूप रहै, सो तो स्वस्थान सक्रमण है। 


बहुरि जो परिणाम पलटि करि श्रन्य लेश्या कौ प्राप्त होइ, सो परस्थान 
सक्रमरण है । 


तहा कृष्ण लेश्या भर शुक्ललेश्या की वृद्धि विषे तौ स्वस्थानसक्रमण ही है, 
जाते सक्‍्लेश की वृद्धि कृष्णलेश्या के उत्कृष्ट अश पर्यत ही है । अर विशुद्धता की 
वृद्धि शुक्ल लेश्या के उत्कृष्ट श्रश पर्यत ही है । बहुरि कृष्णलेश्या अर शुक्ल लेश्या 
के हानि विषे स्वस्थानसक्रमण परस्थानसक्रमण दोऊ पाइए हैं । जो उत्कृष्ट कृष्ण- 
लेश्या ते सक्‍्लेश की हानि होइ, तौ कृष्ण लेश्या के मध्यम, जघन्य अशरूप प्रवर्तें, तहा 
स्वस्थान सक्रमण भया, अर जो नीलादिक अन्य लेश्यारूप प्रवर्ते, तहा परस्थान सक्र- 
मण भया। जंसे कृष्ण लेश्या के हानि विष दोऊ सक्रमण है । बहुरि उत्कप्ट शुक्ल 
लेश्या ते जो विशुद्धता की हानि होइ, तो शुक्ल लेश्या के मध्यम, जघन्य अशरूप 
प्रवर्ते । तहा स्वस्थान सक्रमरा भया। बहुरि पद्मादिक अन्य लेश्यारूप प्रवर्ते, तहा 
परस्थान सक्रमण भया | अँसे शुल्क लेश्या के हानि विषे दोऊ सक्रमण है। 


५६२ ] [ गोम्मटसार जोवकाण्ड गाथा ५०५-५०६ 


बहुरि भ्रवशेप नील, कपोत, तेज, पद्म, लेश्यानि विपे दोऊ जाति के सक्रमण 
हानि विषे भी अर वृद्धि विपे भी पाइए । वृद्धि- हानि होते जो जिस लेश्यारूपः था, 
उम्त ही लेश्यारूप रहै, तहा स्वस्थान् सक्रमण होइ । बहुरि वृद्धि - हानि होते, जिस 
लेश्यारूप था, तिसते अन्य लेश्यारूप प्रवर्ते, तहां परस्थान सक्रमण होइ । अँसे च्या- 
रचौं लेश्यानि के हानि विषे वा वृद्धि विषे उभय सक्रमण है । 


लेस्साणुक्कस्सादोवरहाणी अवरगादवरड्ढी । 
सट्ठाणे श्रवरादो, हाणी णियमा परट्ठारें ॥५०५॥ 


लेदयानामुत्कृष्टादवरहानिः अवरकादवरवृद्धिः । 
स्वस्थाने: अवरात्‌, हानिरनियमात्‌ परस्थाने ॥॥५०५॥। 


टीका - कृष्णादि सर्व लेश्यानि का उत्कृष्ट स्थान विष जेते परिणाम हैं, 
तिनते उत्कृष्ट स्थानक का समीपवर्ती जो तिस ही लेश्या का स्थान, तिस विषे भ्रवर 
हानि कहिए उत्कृष्ट स्थान ते अनतभाग हानि लीए परिणाम है । जाते उत्कृष्ट के 
अ्रनतर जो परिणाम, ताकौ ऊर्वक कट्मा है, सो अनतभाग की सदृष्टि ऊरवक है । 
बहुरि स्वस्थान विषे कृष्णादि सर्वे लेश्यानि का जघन्य स्थान के समीपवर्ती जो स्थान 
है, तिस विषे जघन्य स्थान के परिणामनि ते अवर वृद्धि कहिए। अ्रनतभागवृद्धि 
लीए परिणाम पाइए है, जाते जो जघन्यभाव अ्रष्टाकरूप कह्मया है, सो अनतगुण 
वृद्धिकी सहनानी आठ का अक है, ताके अनन्तर ऊर्वक ही है । बहुरि सर्व लेश्यानि 
के जघन्यस्थान ते जो परस्थान सक्रमण होइ तौ उस जघन्य स्थानक के परिणमनरि 
ते अ्रतन्‍्त गुणहानि कौ लीए, अनन्तर स्थान विषे परिणाम हो है, सो शुक्ल मी क 
का जघन्य स्थानक के अनन्तर तौ पद्म लेश्या का उत्कृष्ट स्थान है । अर कृष्ण लेश्या 
के जघन्य स्थान के अनन्तर नील लेश्या का उत्कृष्ट स्थान है । तहा अनत गुर्ग हानि 
पाइए है । जैसे ही सर्व लेश्यानि विषे जानना । कृष्ण, नील, कपोत विषे तौ हानि - 
वृद्धि सक्‍्लेश परिणामनि की जाननी । पीत, पद्म, शुक्ल विषे हानि वृद्धि विशुद् बार 
णामनि की जानती । 


इस गाथा विषे कद्या अर्थ का कारण आगे प्रकट करि कहिए है- 


संकमरो छट्॒ठाणा, हाणिसु वड्ढीसु होति तण्णामा । 
परिमाणं च य ॒पुव्व॑ं, उत्तकमं होदि सुदणारं ॥५०३६॥ 


सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका | [ ५६३ 


सक़मणे षटस्थानानि, हानिषु वृद्धिपु भवन्ति तन्नामानि । 
परिमाणं च च पुर्व॑मुक्तक्रमं भवति श्रुतज्ञाने ॥५०६१। 


टीका - इस सक्रमण विषे हानि विषे अनन्त भागादिक छह स्थान है। बहुरि 
वृद्धि विषे अनन्त गुणादिक भागादिक छह स्थान है । तिनके नाम वा प्रमाण जो पूर्व 
श्रुतज्ञान मार्गणा विषे पर्याय समास श्रृतज्ञाव का वर्णान करते अनुक्रम कह्मा हैं; सोई 
इहा जानना । सो अनन्त भाग, असख्यात भाग, सख्यात भाग, सख्यात गुणा, अस- 
ख्यात गुणा, अनन्त गुणा ए तौ षट्‌ स्थाननि के नाम है। इनि अनन्त भागादिक की 
सहनानी क्रम ते अवेक च्यारि, पाच, छह, सात, ग्राठ का अक है । बहुरि अ्नत का 
प्रमाण जीवाराशि मात्र, श्रसख्यात का प्रमाण असख्यात लोक मात्र, सख्यात का 
प्रमाण उत्कृष्ट सख्यात मात्र श्रैसा प्रमाण गुणकार वा भागहार विषे जानना । बहुरि 
यत्र द्वार करि जो तहा अनुक्रम कह्या है, सोई यहा अनुक्रम जानना । वृद्धि विषे तौ 
तहा कह्या है, सोई श्रनुक्रम जानता । 


बहुरि हानि विषे उलठा अनुक्रम जानना | कंसे ? सो कहिये है - कपोत 
लेश्या का जघन्य ते लगाइ, कृष्ण लेश्या का उत्कृष्ट पर्यत विवक्षा होइ, तौ क्रम ते 
संक्लेश की वृद्धि सभवे है । बहुरि कृष्ण लेश्या का उत्कृष्ट ते लगाइ, कपोत लेश्या 
का जघन्य पर्यत विवक्षा होइ, तौ क्रम ते सक्‍लेश की हानि सभवे है । बहुरि पीत का 
जघन्य ते लगाइ शुक्ल का उत्क्ृष्टपर्यत विवक्षा होइ तौ क्रम ते विशुद्धि की वृद्धि 
सभवे है । बहुरि शुक्ल का उत्कृष्ट ते लगाइ पीत का जघन्यपर्यत विवक्षा होइ तौ 
क्रम ते विशुद्धि की हानि सभवे है । तहा वृद्धि विषे यथासभव षट्स्थानपतित वृद्धि जाननी 
हानि विषे हानि जाननी । तहा पूर्व कह्या जो वृद्धि विषे अनुक्रम, तहा पीछे ही पीछे 
सूच्यगुल का असख्यातवा भाग मात्र बार अनन्त भाग वृद्धि होइ, एक बार अनन्त 
गुएवृद्धि हो है । तहा अनन्त गुण वृद्धिरूप जो स्थान, सो नवीन षट्स्थान पतितवृद्धि 
का प्रारभ रूप प्रथम स्थान है । श्रर याके पहिले जो अनत भागवुद्धिरूप स्थान भया 
सो विवक्षित षट्स्थान पतित वृद्धि का अत स्थान है | बहुरि नवीन षट्स्थान पतित- 
वृद्धिका अनन्त गुणवृद्धिरूप प्रथम स्थान के आगे सूच्यगुल का श्रसख्यातवा भागमात्र 
अनतभाग वृद्धिरूपस्थान हो है । आगे पूर्वोक्त अनुक्रम जानना । अब इहां 
कृष्ण लेश्या का उत्कृष्ट स्थान है, सो षट्स्थान पतित का अन्तस्थानरूप है, ताते 
पूर्वस्थान ते अनच्तभाग वृद्धिरूप है । बहुरि कृष्ण लेश्या का जघन्य स्थान है, सो षढ्‌- 
स्थानपतित का प्रारभरूप प्रथम स्थान है । ताते याके -पूर्व नीललेश्या का उत्कृष्ट 


श्ष्ड ) [ गोस्मटसार जोवकाण्ड गाया ५०७-५०८ 


स्थान, ताते अ्रनत गुणवृद्धिरूप यहु स्थान जानना । बहुरि कृष्ण लेश्या का जघन्य के 
समीपवर्ती स्थान, तिस जघन्य स्थान ते अनन्त भाग वृद्धिरूप जानना । असे ही भ्रन्य 
स्थाननि विषे वा अन्य लेश्यानि विषे वृद्धि का अनुक्रम जानना । 


बहुरि जो हानि श्रपेक्षा कथन कीजिए तौ कृष्णलेश्या का उत्कृष्ट स्थान ते 
ताके समीपवर्ती स्थान अनन्त भाग हानि लीए, जानना । बहुरि कृष्ण लेश्या का 
जधन्य स्थान ते नील लेश्या का उत्कृष्ट स्थान अनन्त गुणहानि लीए जानना । बहुरि 
कृष्ण लेश्या का जघन्य के समीपवर्ती स्थान ते जघन्य स्थान अनन्त भाग लीए जानना। 
असे ही अश्रन्य स्थाननि विषे अन्य लेश्यानि विषे यत्र द्वार करि कह्मया, अनुक्रम ते 
उलटा अनुक्रम लीए हानि का शअनुक्रम जानना । असे सक्रमण विषे वृद्धि - हानि है । 
इति सक्रमणाधिकारः । 


आगे कर्माधिकार दोय गाथा करि कहै हैं- 


पहिया जे छप्पुरिसा, परिभट्टारण्णमज्भदेम्मि । 
फलभरियरुक्खमेगं, पेक्खित्ता ते विचितंति ॥५०७॥ 


णिम्मूलखंधसाहुवसाहं छित्तु; चिणित्तु पडिदाईं। 
खाउं फलाइं इदि जं, मर्णण वयण्ण ह॒वे कम्मे ॥५० ८॥।जुम्मम्‌॥ 


पथिका ये षट्पुरुषा:, परिश्रष्टा अ्ररण्यमध्यदेशे । 
फलभरितवृक्षमेक, दरृष्टवा ते विचिन्तयन्ति ॥५०७॥। 


निमृलस्कन्धशाखोपशाख छित्त्वा चित्वा पतितानि । 
खादितु फलानि इति, यन्मनसा वचन भवेत्‌ कर्म ॥|५०८॥ युग्मम्‌ । 


टीका - कृष्णादिक एक - एक लेश्यावाले छह पथिक पुरुष मार्ग ते अष्ट भऐं, 
तहा वन विषे एक फलनि करि भरदा हुवा वृक्ष कौं देखि, जैसे चितवे हैं - कृ-ज 
लेश्यावाला तौ चितव॑ हैं, जो मैं इस वृक्ष कौ मूल ते उपाडि, फल खास्याँ । बहुरि 
नील लेश्यावाला चितवै है, मैं इस वृक्ष के पेड कौ काटि फल खास्यौ। बहुरि कपीत 
वाला चिंतवे है, मैं इस वृक्ष की बडी शाखानि छेदि फल खास्थौ । बहुरि पीतवाला 
चिंतवे है, मैं इस वृक्ष की छोटी शाखानि को छेदि फल खास्यां । बहुरि पञ्मवाता 
चितवे है मैं इस वृक्ष के फलनि ही कों छेद फल खास्थी। शुब्लवाला चितवे हैं कि 


सम्पाज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका | [ ५६४५ 


मै जे श्रापसे टूटि करि जे पडे फल, तिनकौ खास्यौ । जैसे मनपूर्वक जो वचन होइ सो 
तिन लेश्यानि का कर्म जानना । इहा एक उदाहरण कह्मा है, इस ही प्रकार 
अन्य जानने । इति कर्माधिकार । 


ग्रा्गें लकक्षणाधिकार नव गाथानि करि कहै हैं- 


चंडो रण मु चदि वेरं, भंडण-सीलो य धम्म-दय-रहिओ । 
दुदको णा य एदि वसं, लक्खणमेयं तु किण्हस्स ॥५०४॥४ 


चण्डो न मुञ्चति वेरं, भण्डनशीलश्व धर्मदयारहितः । 
दुष्टो न च एति वशं, लक्षणमेतत्तु कृष्णस्य ।॥५०६।॥। 


टीका - प्रचड तीत्र क्रोधी होइ, वर न छोडे । भाडने का - युद्ध करने का 
जाका सहज स्वभाव होइ । दया धर्म करि रहित होइ । दुष्ट होइ । किसी गुरु- 
जनादिक के वश्य न होइ, श्रैसे लक्षण कृष्ण लेश्यावाले के है । 


भंदो बुद्धि-विहीणो णिव्विण्णाणी य विसय-लोलो य । 
माणी मायी य तहा, श्रालस्सो चेव भेज्जो य ॥५१०॥४ 


मन्दो बुद्धिविहीनो, निर्विज्ञानी च विषपलोलइच । 
सानी मायी च तथा, आ्आलस्यः चेव भेद्यश्व ॥॥५१०॥। 


टीका - स्वछद होइ अथवा क्रिया विषे मंद होइ, वर्तमान कार्ये कौ न जाने; 
असा बुद्धिहीन होइ, विज्ञान चातुर्य करि हीन होइ, स्पर्शादिक विषयनि विषे 
अतिलपटी होइ, मानी होइ, मायावी, कुटिल होइ । क्रिया विषे कूठ होइ, जिसके 
अभिप्राय कौ और कोई न जाने, आलसी होइ, यहु सर्वे कृष्ण लेश्यावाले के लक्षण है। 


रिद्दा-बंचण-बहुलो, धण-धण्णे होदि तिव्व-सण्णा य । 
लक्खयपमेयं भणियं, समासदो णील-लेस्सस्स ॥५११४४ 
निद्रावञ्चनबहुलो, धतधान्ये भवति तीक्रसंज्ञश्च । 
लक्षणमेत-ूणितं, समासतो नीललेश्यस्य ॥॥५ १ १॥। 
१ पट्खडाग़मस - घवला पुस्तक ३, पृष्ठ ३६०, गाथा स २००। 


२. पट्खण्डागम - घवला पुस्तक ३, पृष्ठ ३६०, गाथा स २०१॥ 
३. पट्खण्डागम - घवला पुस्तक १, पृष्ठ ३६१, गाया सख्या २०२। 


५६६ ] [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाया ५१२-५१३-५१४ 


टीका - निद्रा जाके बहुत होइ, और को ठिगना जाके बहुत होइ, धन-धान्या- 
दिक विषे तीन वाछा जाके होइ, असा सक्षेप ते नील लेश्यावाले का लक्षण है । 


रूसदि रिददि अण्णे, दूसदि बहुसो य सोय-भय-बहुलो । 
असुयदि परिभवदि परं, पसंसदि य अप्पयं बहुलो ॥५१२॥ 


रुष्यति निन्‍्दति श्रन्यं, दुष्पति बहुशश्च शोकभयबहुलः । 
ग्सुयति परिभवति परं, प्रशंसति आत्मानं बहुशः ॥॥५१२॥। 


टीका - पर के ऊपरि क्रोध करे, बहुत प्रकार और कौ निंदे, बहुत प्रकार 
और कौ दुखावे, शोक जाके बहुत होइ, भय जाके बहुत होइ, और कौ नीके देखि 
सके नाही, और का अपमान करे, आपकी बहुत प्रकार बढाई करे । 


ण य पत्तियदि परं, सो अप्पाणं यिव परं पि मण्णंतो । 
तुसदि अभित्थुवंतो, ण य जाणदि हाणिवर्डाड वा ॥५१३॥४ 


न च प्रत्येति परं, स झात्मानमिव परमपि सन्यमानः । 
तुष्यति अभिष्टुवतो, न च जानाति हानिवृद्धी वा ॥५१३।॥। 


टीका --- आप सारिखा पापी - कंपटी और कौ मानता सता और का 
विश्वास न करे, जो आपकी स्तुति करे, ताके ऊपरि बहुत सतुष्ट होइ, अपनी, 
श्रर पर की हानि वृद्धि कौ न जाने । 


मरणां पत्थेदि रखे, देहि सुबहुगं हि थुव्वमाणों दु । 
ण गणइ कज्जाकज्जं लक्खणमेयं तु काउस्स ॥५१४॥४* 
मरख॑ प्रा्थथते रणे, ददाति सुबहुकमपि स्तुयमानस्तु । 
न गणयति कायाकार्य, लक्षणमेतत्तु कपोतस्थ ॥॥५१४। 
ठीका - युद्ध विषे मरण कौं चाहै, जो आपकी बढाई करे, ताकी बहुत धन 
देइ, कार्य-अ्रकारय कों गिण नाही, अँसे लक्षण कपोत लेश्यावाले के हैं । 


१ पट्खडागम-घवला पुस्तक १, पृष्ठ ३६१, गाथा स २०३ | 
२ पट्खडागम-घवला पुस्तक १, पृष्ठ ३९१, गाथा से २०४। 
३ षट्खडागम-घवला पुस्तक १, पृष्ठ ३६१, गाथा स ९०३१। 


संम्यग्ज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] | ५६७ 
जारणदि कज्जाकज्जं, सेयमससेयं च संव्ब-संम-पासी । 
दय-दाण-रदो य मिद्‌, लक्खणमेयं तु तेउस्स ॥५१५॥४ 

जानातिं कार्याकॉर्य, सेंव्यमसेव्यं च संर्बंसमंदर्शी । 
दयादानरतदच मृदुः, लक्षणमेतत्तु तेजसः ॥॥५१५॥)। 
टीका - का - अकार्य' कौ जानें, सेवनेयोग्य न॑ सेवनेयोग्य कौ जाने, सर्वे 
विषे समदर्शी होइ, दया - दान विषे प्रीतिवत होइ, मन, वचन, काय विषे कोमल 
होइ, असे लक्षण पीतलेश्यावाले के है । 


चांगी भंदो चोकंखो, उज्जव-कम्मों य॑ खमदि बहुगं पि । 
सांहु-गुरु-पंजंण-रदी, लक्खणमेयं तु पंस्सस्स ॥५१६॥४ 


त्यागी' भद्र सुकरः, उद्युक्तकर्मा च क्षमते बहुकंमपि। 
साधुगुरुपुजनरतो, लक्षणमेतत्तु पद्मस्थ ।४५१६॥।। 


टीका -- त्यागी होइ, भद्र॒ परिणामी होइ, सुकार्यरूप जाका स्वभाव होइ, 
शुभभाव विषे उद्यमी रूप जाके कंर्म होइ, कष्ट वा अनिष्ट उपद्रव तिनकौ सहै, मुनि 
जन अर गुरुजन तिनकी पूजा विंषे प्रीतिवत होइं, असे लक्षण पंझलेश्यावाले के है । 


ण य कुणदि पक्खवायं, ण वि य रिदाणं सम्रो य सब्वेसि । 
णत्थि य राय-ददोसा रोहो वि य सुक्क-लेस्सस्स ॥५१७॥४ 


न च करोति पक्षपातं, नापि च निदान समश्च संवेषास । 
नास्ति च रागंद्वेषः स्नेहोंडपि च॑ शुक्ललेश्यस्थ ॥५१७॥। 


टीका -- पक्षपात न करे, निंदा न करे, सर्व जीवनि विषे समान होइ, इप्ट 
श्रनिष्ट विषे राग - हे प रहित होइ, पुत्रे कलत्रांदिक विपे स्नेह रहित' होइ, असे 
लक्षण शुक्ल लेश्यावाले के है। इति लक्षणाधिकार । 


१ पट्खडागम - घवला पुस्तक १, पृष्ठ ३६१, गाथा स २०६॥ 

२ पट्खडागम - घवला पुस्तक १, पृष्ठ ३२६२, गाथा स, २०७। 
है 5 

हे पट्खडागम - धवला पुस्तक ३, पृष्ठ ३६२, गाथा स २०८। 


भ्््ल पु [ गोम्मटसार जोवकाण्ड गाथा ५१८ 
आगे गति अधिकार ग्यारह सूत्रनि करि कहै है - 


लेस्साणंं खलु अंसा, छव्बीसा होंति तत्थ मज्किमया । 
आउगबंधराजोग्गा, श्रट्ठट्ठववगरिसकालभवा ॥५१८५॥४ 


लेश्यानां खलु श्रंशाः, षर्डावशतिः भवन्ति तन्न मध्यमकाः १ 
ग्रायुष्कबन्धनयोग्या, श्रष्ट अष्टापकर्षकालभवा: ॥॥५१८।। 


टीका - लेश्यानि के छब्बीस अश हैं । तहा छहौ लेश्यानि के जघन्य, मध्यम, 
उत्कृष्ट भेद करि अठारह अश हैं । बहुरि कपोतलेश्या के उत्कृष्ट अश ते आगे अर 
तेजो लेश्या के उत्कृष्ट अश ते पहिले कषायनि का उदय स्थानकनि विपे श्राठ मध्यम 
अश है, असे छब्बीस अश भए । तहा आयुकर्म के बध कौ योग्य आठ मध्यम अश 
जानने । तिनिका स्वरूप आगे स्थानसमुत्कीतंन अधिकार विषे भी कहेंगे । ते श्राठ 
मध्यम अश, अपकर्ष काल श्राठ, तिनि विषे सभवे है । वर्तमान जो भुज्यमान आयु, 
ताकौ अ्रपकर्ष, अपकर्ष कहिए । घटाइ घटाइ आगामी पर भव की आयु कौं बाघ, सो 
झपकर्ष कहिए। 


अपकर्षनि का स्वरूप दिखाइए है - तहा उदाहरण कहिए है - किसी कर्म 
भूमिया मनुष्य वा तिर्यच की भुज्यमान श्रायु पैसठि से इकसठि (६५६१) वर्ष की 
है । तहा तिस आयु का दोय भाग गए, इकईस से सित्तासी वर्ष रहै । तहा तीसरा 
भाग कौ लागते ही प्रथम समय स्यो लगाइ अतर्मुहर्त पर्यत कालमात्र प्रथम अ्रपकर्ष 
है । तहा परभव सबधी आयु का बध होइ । बहुरि जो तहा न ब्ध तौ, तिस तीसरा 
भाग का दोय भाग गए, सात से गुणतीस वर्ष आयु के भ्रवशेप रहे, तहा अतमुहृत्त 
काल पर्यत दूसरा अपकर्ष, तहा परभव की आयु बाधे । बहुरि तहा भी ने वर्ष तो 
तिसका भी दोय भाग गए दोय से तियालीस वर्ष आयु के अवशेष रहै, गतर्मुहु्त काल 
मात्र तीसरा अपकर्ष विषे परभव का आयु बाघे । वहुरि तहा भी न बंध ती, तिसका 
भी दोय भाग गए इक्यासी वर्ष रहै, अतर्मुह॒र्त पर्यत चौथा अपकर्प विषे पर भव का 
आयु बाय । अैसे ही दोय दोय भाग गए, सत्ताईस वर्ष रहैं वा नव वर्ष रहे वा तीन 
वर्ष रहे वा एक वर्ष रहै अतर्मुह॒र्तमात्र काल पर्यत पाचवा वा छंगा वा भातवा 3 





१ पटुखडागम - घवला पुस्तक १, पृष्ठ ३६२, गाथा स २०६ | 


पम्यग्तानचन्द्रिका भाषाठीका ] | ४६६ 


आठवा अपकर्ष विष पर भव की श्रायु कौ बधने कौं योग्ययत्ता जानना । असे ही जो 
भुज्यमान आयु का प्रमाण होय, ताके त्रिभाग त्रिभाग विषे झाठ अ्रपकर्ष जानने । 


बहुरि जो श्राठाौ अपकर्षनि विषे आयु न बधे अर नवमा आदि अपकर्ष है 
नाही, तौ आयु का बंध कैसे होइ ? 


सो कहै है - असंक्षेपाद्द जो आवली का असख्यातवा भाग प्रमाण काल 
भुज्यमान आयु का अ्रवशेष रहै ताके पहिले अतर्मुहृर्ते काल मात्र समय प्रबद्धनि करि 
परभव की आयु कौ बाधि पूर्ण करे है, असा नियम है | इहा विशेष निर्णय कीजिए 
है - विषादिक का निमित्तरूप कदलीघात करि जिनका मरण होइ, ते सोपक्रमायुप्क 
कहिए । ताते देव, नारकी, भोगभूमिया अनुपक्रमायुष्क है। सो सोपक्रमायुष्क है, ते 
पूर्वोक्त रीति करि पर भव का आयु कौ बाघ है । तहां पूर्वोक्त आठ अपकर्षनि विषे 
आयु के बध होने कौ योग्य जो परिणाम तिनकरि केई जीव झाठ वार, केई जोव 
सात वार, केई छह वार, केई पाच वार, केई च्यारि वार, केई तीन वार, केई दो 
वार, केई एक वार परिणमै हैं । 


श्रायु के बध योग्य परिणाम अपकर्षणनि विषे ही होइ, सो असा कोई स्व- 
भाव सहज ही है। भ्रन्य कोई कारण नाही । 


तहा तीसरा भाग का प्रथम समय विष जिन जीवनि करि प्रभव के आयु 
का बध प्रारभ किया, ते अत्मुहर्ते ही विषे निष्ठापन करे । अथवा दूसरी बार आयु 
का नवमा भाग श्रवशेष रहै, वहा तिस बध होने कौ योग्य होइ । श्रथवा तीसरी वार 
आयु का सत्ताईसवा भाग अवशेष रहे, तहा तिस बध होने कौ योग्य होइ, अँसे 
आठवा अपकर्ष पर्यत जानना । अंसा किछ नियम है नाही - जो इनि अ्पकर्षनि विषे 
आयु का बध होइ ही होइ । इसि विषे आयु के बध होने कौ योग्य होइ । जो बध 
होइ तो होइ न होइ तौ न होइ । असे आयु के वध का विधान क्या । 


जैसे अन्यकाल विषे समय समय प्रति समयप्रबद्ध बध है, सो आयुकर्म बिना 
सात कर्मरूप होइ परिण मं है । तैसे श्रायुकर्म का बध जेता काल मे होइ, तितने काल 
विषे जे समय समय प्रति समयप्रबद्ध बे ते आठो हीं कर्मरूप होइ परिणसे है असे 
जानना । 


६०० ] [ गीम्सटसार जोवकाण्ड गाथा ५१८ 


बहुरि जिस समय विष पहिले ही जिसका वध होइ, तहा तिसका प्रारभ 
कहिए । बहुरि समय समय प्रति तिस प्रकृति का बध हवा करं, तहा बध होइ निवरे, 
तहा निष्ठापक कहिए 

बहुरि देव नारकीनि के छह महीना आयु का अवशेष रहै, तब आयु के बध 
करने कौ योग्य होइ, पहिले न होइ । तहा छह महीना ही विष त्रिभाग़ त्रिश्नाग़ करि 
आ्ाठ अ्रपकर्ष हो है, तिन विषे आयु के बध करने योग्य हो है । 


बहुरि एक समय अधिक कोटि पूर्व वर्ष ते लगाइ तीन पल्य पर्यत् श्रसख्यात 
वर्षमात्र आयु के धारी भोगभूमिया तिग्रंच वा मनुष्य, ते भी निरुपक्रमायुष्क हैं। इन 
के आयु का नव मास अवशेष रहें श्राठ श्रपकर्पनि करि पर भव के श्रादु का बध होने 
का योग्यपना हो है | बहुरि इतता जानना - जिस गति सवधी झ्ायु का बंध प्रश्म 
अपकर्ष विष होइ पीछे जो दुतियादि अ्रपकर्षनि विषे आयु का बध होइ, तौ तिस ही 
गति सबधी आयु का ब्रध होइ । बहुरि जो प्रथम अपकर्ष विषे झायु का बध न होइ, 
तौ अर दूसरे अपक॒प्नं विपे जिस्र किसी आयु का बध होइ तौ तृतीयादि अपकर्षन्िः 
विष आयु का जो बध होइ, तौ तिस ही गति सम्बन्धी आयु का बन्ध होइ, पैसे ही 
आगे जानना । असे कई एक जीवनि के तौ श्रायु का बध एक अपकर्ष ही विषे होइ, 
केई जोवनि के दोय अपकर्षनि करि होइ, केई जीवनि के तीन वा च्यारि वा पाच 
वा छह वा सात वा श्राठ अ्पकर्षनि करि हो है । 


तहा आठ अपकर्षनि करि परभव की आय के बन्ध करनहारे जीव स्तोक 
है । तिनते सख्यात गुणें सात अ्रपकर्षनि करि बन््ध करने वाले है । तिनते सख्यात 
गुण छह अपकर्षति करि बन्ध करने वाले है। अंसे सख्यात गुणे सख्यात गुण पाच, 
च्यारि, तीन, दोय, एक अ्रपकषंनि करि बंध करने वाले जीव जानने । 


बहुरि आठ अपकर्षनि करि आयु कौ बाधता जीव, तिसके आाठवा अपकर्ष 

विषे आय बधने का जघन्य काल स्तोक है । तिसते विशेष अधिक ताका उत्कृष्ट काल 
है । बहुरि श्राठ श्रपकर्षनि करि आयु को बावता जीव के सातवा अ्रपकर्ष विषे जघन्य 
काल तिसते सख्यात्‌ गुणा है, उत्कृष्ट तिसते विशेष अधिक है । बहुरि सातृ अप- 
कर्षनि करि आय कौ बाधता जीव के सातवा अ्पकर्ष विषे श्रायु बधने का जूघ॒त्य 
काल तिसते सख्यात गणा है, उत्कृष्ट तिसते विशेष श्रधिक है । बहुरि श्राठ श्रपूकर्षनि 
रि आय बाघता जीव के छठा अपकर्ष विषे झायु बधने का जघन्य काल तिसूत 





६०२ ] [ गौमस्सटसार जीवकाण्ड गाथा ५१६ 


सख्यात गुणा है, उत्कृष्ट विशेष श्रधिक है । बहुरि सात अ्रपकर्पनि करि श्रायु कौं बाधता 
जीव के छठा अ्रपकर्ष विष श्रायु का बधने का जघन्य काल तिसते सख्यातगुणा है, उत्कृप्ट 
विशेष भ्रधिक है। बहुरि छह अ्रपकर्षनि करि आयु कौ बाधता जीव के छठा अ्रपकर्ष 
विषे भ्रायु बधने का जघन्य काल तिसते सख्यातगुणा है, उत्कृष्ट किछ अ्रधिक है । जैसे 
एक अपकर्ष करि आयु कौ बाधता जीव के तीहिं अपकर्ष के उत्कृष्ट काल पर्यत बह- 
त्तरि (७२) भेद हो है। तहा जघन्य ते उत्कृष्ट तो अधिक जानना । सो तिस विव- 
क्षित जघन्य कौ संख्यात का भाग दीए, जो पावे, सो विशेष का प्रमाण जानना । 
ताकौ जधन्य मे जोडे उत्कृष्ट का प्रमाण हो है। बहुरि उत्कृष्ट ते आगला जघन्य, 
सख्यात गुणा जानना । अँसे यद्यपि सामान्यपने सबनि विष काल शअतमु हर्त मात्र है | 
तथापि हीनाधिकपना जानने कौ अनुक्रम कह्मया है, जो अपकर्षति विषे आयु का बंध 
होइ, तौ इतने इत्तने काल मात्र समयप्रबद्धनि करि बंध हो है । 


यह बहत्तरी भेदनि की रचना है । तहा आठ अपकर्पनि करि श्रायु बधने की 
रचना विष पहिली पक्ति के कोठानि विपे जो आठ - झाठ का अक है, ताका तौ यह 
अर्थ जानना - जो आठ अपकर्षनि करि आय बाधने वाले का इहा ग्रहण है । बहुरि 
दूसरी, तीसरी पंक्तिनि विषे आठ, सात आदि अक है, तिनिका यह श्रर्थ - जो तिनि 
आठ अपकर्षनि करि बध करने वाले जीव के झाठवा, सातवा आदि अपकर्षनि का 
ग्रहरा है । तहा दूसरी पक्ति विषे जघन्य काल श्रपेक्षा ग्रहणा जानना । तीसरी पक्ति 
विषे उत्कृष्ट काल भ्रपेक्षा ग्रहण जानना । श्रैस ही सात, छह, पाच, च्यारि, तीन, दोय, 
एक अ्रपकर्षनि करि आयू बधने की रचना विषे अर्थ जानना । आठौं रचनानि की 
दूसरी, तीसरी पक्तिनि के सर्व कोठे बहत्तरि हो है। इनि बहत्तरि स्थाननि विषे आयु 
बधने के काल का अल्प - बहुत्व जानना । मध्य भेदनि के ग्रहण निमित्त जघत्य 
उत्कृष्ट के बीच बिंदी की सहनानी जाननी । 

असे आयु कौ बधने के योग्य लेश्यानि का मध्यम आठ अश, तितकी आठ 


भ्रपकर्षनि करि उत्पत्ति का अनुक्रम कह्मा । 
सेसट्ठारसश्र सा, चउगइ-गमणस्स काररणा होति । 
सुक्कुक्कस्संसमुदा, सव्वद्ठ जांति खलु जीवा ॥१ १८ ॥ 
शेषाष्टादशांशाभ्रतुगंतिगसनस्थ कारणानि भवन्ति । 
शुक्लोस्क्ृष्टाशमृताः, सर्वार्थ यान्ति खलु जीवा, ॥५१६॥ 


सम्यग्तानचन्द्रिका भाषादीका | [ ६०३ 


टीका - तिन मध्यम अशनि ते अवशेष रहें, जे लेश्यानि के श्रठारह अ्रश, ते 
च्यारि गति विष गमन कौ कारण है। मरण इनि अठारह अ्रशनि करि सहित होइ, 
सो मरण करि यथायोग्य गति कौ जीव प्राप्त हो है। तहा शुक्ल लेश्या का उत्कृष्ट 
अश करि सहित मरे, ते जीव सर्वार्थंसिद्धि नामा इंद्र के विमान कौ प्राप्त हो है । 


अवरंसमुदा होंति, सदारदुगे मज्किमंसगेण मुदा । 
आरदकप्पादुर्वारे, सव्बदठाइल्‍लगे होंति ॥५२०॥। 


अवरांशमृता भवन्ति, शतारहिके मध्यमांशकेन मृताः । 
श्रानतकल्पादुपरि, सर्वार्थादिसि भवन्ति ॥५२०॥। 


टीका- शुक्ल लेश्या का जघन्य अश करि मरे, ते जीव शतार -सहस्रार स्वर्ग 
विषे उपजे है | बहुरि शुक्ल लेश्या का मध्यम अंश करि मरे, ते जीव आनत स्वर्ग के 
ऊपरि सर्वार्थसिद्धि ६ द्रक का विजयादिक विमान पर्यत यथासभव उपजे है । 


पम्मुक्कस्संसमुदा, जीवा उवजांति खलु सहस्सारं । 
अवरंसमुदा जीवा, सणक्कूमारं च साहिदं ॥५२१॥ 


पद्मोत्कृष्टांशमृता, जीवा उपयान्ति खलु सहस्नारम्‌ । 
अवराशमृता जीवाः, सनत्कुमारं च माहेन्द्रम ॥५२१।। 


टीका - पद्म लेश्या का उत्कृष्ट अश करि मरे, जे जीव सहस्रार स्वर्ग कौ 
प्राप्त हो हैं । बहुरि पद्म लेश्या का जघन्य श्रश करि मरे, ते जीव सनत्कुमार - माहेद्र 
स्व कौ प्राप्त हो हैं । 


मज्किमश्र सेण मुदा, तम्मज्ऋ॑ जांति तेउजेट्ठमुदा । 

साणक्कुमा रमाहिदंतिसचक्किदसेढिस्सि ॥५२२॥। 
मध्यमांशेन मृताः, तन्मध्यं यांति तेजोज्येष्ठमृताः । 
सानत्कुमारमाहेन्द्रान्तिमचकक्रेन्द्रश्रेण्याम्‌ ॥॥५२२।। 


टीका -- पद्म लेश्या का मध्यम अश करि मरे, ते जीव सहस्रार स्वर्ग के 
नीचे श्र सनत्कुमार - माहेन्द्र के ऊपरि यथासभव उपजे है । बहुरि तेजो लेश्या का 


६०४ ] [ ग्रोम्मट्सार जीवकाण्ड गाया ५२३-५१५ 


उत्कृष्ट श्रश करि मरे, ते सनत्कुमार - माहेन्द्र स्वर्ग का अत का पटल विषे चक्र 
नामा इ द्रक सबधी श्रेणीबद्ध विमान, तिनि विषे उपज है । 


अ्रवरंसमुदा सोहम्मीसाणादिमउडम्सि सेढिस्मि । 
मज्मिमअञ्र सेश मुदा, विमलविमाणादिबलभद्द ॥५२३॥। 


अ्रवराशमृताः सोधरमेशानादिमर्तों श्रेण्याम्‌ । 
मध्यमांशेन मृता, विभलविमानादिबलभद्रे ॥५२३॥। 


टीका - तेजो लेश्या का जघन्य अश करि मरे, ते जीव सौधर्म ईशान का 
पहिला रितु (जु) नामा इद्रक वा श्रेणीबद्ध विमान, तिनिविषे उपजे है | बहुरि 
तेजो लेश्या का मध्यम अश करि मरे, ते जीव सौधर्म - ईशान का दूसरा पटल का 
विमल नामा इ द्रक ते लगाइ सनत्कुमार - माहेन्द्र का द्विचरम पटल का बलभद्र नामा 
इ द्रक पर्यत विमान विषे उपज हैं । - 


किण्हवरंसेण मुदा, भ्रवधिट्ठाणम्मि श्रवरश्र समुदा । 
पंचमचरिमतिमिस्से, मज्के मज्केण जायन्ते ॥५२४॥ 


कृष्णवराशेन सृता, श्रवधिस्थाने श्रवरांशमृताः । 
पञचमचरमतिमिस्रे, मध्ये मध्येन जायन्ते ।॥५२४।। 


टीका - कृष्ण लेश्या का उत्कृष्ट अश करि मरे, ते जीव सातवी नरक पृथ्वी 
का एक ही पटल है, ताका अ्रवधि स्थानक नामा इ द्रक बिल विषे उपजे है । बहुरि 
कृष्ण लेश्या का जघन्य अश करि मरे, ते जीव पचम पृथ्वी का अत पटल का 
तिमिस्र नामा इ द्रक विषे उपजे हैं । बहुरि कृष्ण लेश्या का मध्यम अ्रश करि मरे, 
ते जीव अवधिस्थान इ द्रक का च्यारि श्रेणीबद्ध बिल तिनि विषे वा छठा पृथ्वी का 
तीनों पटलनि विषे वा पाचवी पृथ्वी का चरम पटल विषे यथायोग्य उपज है । 


नोलुक्कस्संससुदा, पंचमअ घिदयम्मि अवरमुदा । 

वालुकसंपज्जलिदे, मज्के मज्केरा जायंते ॥५२५॥ 
नीलोकृष्टांशमृताः, पञ्चमांधेन्धके श्रवरमृताः । 
बालुकासप्रज्वलिते, सध्ये मध्येत्त जायन्ते ॥५२५।॥। 


तम्याज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ६०५ 


टीका - नील लेश्या का उत्कृष्ठ अश करि भरे, ते जीव पचस पृथ्वी का 
द्विचरम पटल का अध्न नामा इद्रक विषे उपजे है । केई पृचवा पटल विषे भी उपजे 
है। श्ररिष्ट पृथ्वी का श्रत का पटल विषे कृष्ण लेश्या का जघन्य अश करि मरे हुए 
भी केई जीव उपजे है; इतना विशेष जानना । बहुरि नील लेश्या का जघन्य अश 
करि मरे, ते जीव वालुका पृथ्वी करा श्रत का पटल विये सप्रज्वलित नामा इद्रक विषे 
उपजे है । बहुरि नील लेश्या का मध्यम भ्रश करि मरे, ते जीव बालुका प्रभा पृथ्वी 
के संप्रज्वलित इ द्रक ते नीचे अर चौथी पृथ्वी का सातौ पटल श्रर पंचमी पृथ्वी का 
श्रश्न इ द्रक के ऊपरि यथायोग्य उपजे है । 


वर-काओझोदंसमुदा, संजलिदं जांति तदिय-रिपरियस्स । 
सीम॑त॑ अ्वरम॒दा, मज्भे मज्केरण जायंते ॥५२९॥ 


बरकापोतांशसूताः, संज्वलितं याच्ति तृतीयनिरयस्य । 
सोसन्तमवरमृता, सध्ये मध्येन जायन्ते ॥|५२६।॥। 


ठीका - कापोत लेश्या का उत्कृष्ट अश-करि मरे, ते जीव तीसरी पृथ्वी का 
आठवा द्विचरम पटल ताके सज्वलित नामा इ द्रक विष उपजे है । केई अत का पटल 
सबधी सृप्रज्वलित नामा इ द्रक विषे भी उपजे है। इतना विशेष जानना । बहुरि 
कापोत लेश्या का जघच्य श्रश करि मरे, ते जीव पहिली धर्मा पृथ्वी का पहिला सीम- 
तक नामा इ द्रक, तिस विषे उपजे है । बहुरि कापोत लेश्या का मध्यम अरश करि सर, 
ते जीव पहिला पृथ्वी का सीमत इद्रक ते नीचे बारह पटलति विपे, बहुरि भेघा 
तीसरी पृथ्वी का द्विचरम सज्वलित इ द्रक ते ऊपरि सात पटलनि विषे, बहुरि दूसरी 
पृथ्वी का ग्यारह पटल, तिन विष यथायोग्य उपज है । 


किण्हु-चउक्काणं पुण, सज्कंस-मुदा हु भवणगादि-तिये । 

पृढवी-पआाउ-बणप्फदि-जीवेसु हवंति खलु जीवा ॥५२७॥ 
कृष्णचतुष्कारां पुन , सध्यांशमृता हि भवनकादिन्नये । 
पृथिव्यव्वनस्पतिजी वेषु भवन्ति खलु जीचाः ॥॥५२७॥। 


टीका -- पुत्त. कहिये यहु विशेष है - ऋष्ण - नील - कपोत नील लेश्या, 
तिनके मध्यम अश करि मरे श्रैसे कर्म भूसिया सिथ्यादुष्टी तियच वा सनुष्य आर 


६०६ ) [ गोम्सटसार जौवकाण्ड गाधा ५२८-५१६ 


तेजो लेश्या का मध्यम अश करि मरे, श्रेसे भोगभूमिया मिथ्यादृष्टी तिर्यंच वा मनुष्य 
ते भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी देवनि विषे उपज है । बहुरि कृष्ण - नील - कपोत - 
पीत इन च्यारि लेश्यानि के मध्यम अशनि करि मरे, असे तिर्य॑ंच वा मनुष्य भवनवासी, 
व्यतर, ज्योतिपी वा सौधर्म - ईशान स्वर्ग के वासी देव, मिथ्यादृष्टी, ते बादर पर्या- 
प्तक पृथ्वीकायिक, अप्कायिक वनस्पती कायिक विषे उपजे हैं। भवनन्नरयादिक की 
श्रपेक्षा इहा पीत लेश्या जाननी । तियँच मनुष्य अपेक्षा ऋष्णादि तीन्र लेश्या जाननी। 


किण्ह-तियाणं मज्किम-अंस-मुदा तेउ-वाउ-वियलेसु । 
सुर-रिप्रिया सग-लेस्साहे, णर-तिरियं जांति सग-जोर्गं ॥५२५॥ 


कृष्णत्रयारा मध्यमांशमृताः तेजोवायुविकलेषु । 
सुरनिरयाः स्वकलेश्याभिः नरतियेंडच यान्ति स्वकयोग्यम्‌ ॥५२८॥। 


टीका - कृष्ण, नील, कपोत के मध्यम अश करि मरे, असे तिर्यच वा मनुष्य 
ते तेज कायिक वा वातकायिक विकलत्रय असेनी पचेद्री साधारण वनस्पती, इनिविपषें 
उपजे है । बहुरि भवनत्रय आदि सर्वार्थसिद्धि पर्यंत देव श्र धम्मादि सात प्रथ्वी 
सबधी नारकी ते अपनी-अपनी लेश्या के अनुसारि यथायोग्य मनुष्यगति वा ति्य॑च- 
गति को प्राप्त हो हैं। इहा इतना जानना - जिस गति सबधी पूर्वे आयु बंध्या होइ, 
तिस ही गति विषे जो मरण होते जो लेश्या होइ, ताके अ्रनुसारि उपज है। जैसे 
मनुष्य के पूर्वे देवायु का बध भया, बहुरि मरण होते कृष्णादि अशुभ लेश्या होइ तों 
भवनतन्रिक विष ही उपज है, असे ही अ्न्यत्र जानना । इति गत्यधिकार । 


आग स्वामी अधिकार सात गाथानि करि कहें हैं- 


काऊ काऊ काऊ, णीला णीला य णोल-किण्हा य। 
किण्हा य परमकिण्हा, लेस्सा पढमादि पुढवीरां ॥५२४८॥।॥। 


कपोता कपोता कपोता, नोला नीला च नीलकृष्णे च । 
कृष्णा च परमकृष्णा, लेश्या प्रथमाविषृथिवीनाम्‌ ५२६।। 


टीका -- इहा भावलेश्या की अपेक्षा कथन है । तहा वारकी जीवनि के 
कहिए हैं - तहा धम्मा नामा पहिली प्रथ्वी विषे कपोत लेश्या का जधन्य जग है । 
वंशा दूसरी पृथ्वी विषे कपोत का मध्यम अश है। मेघा तीसरी पृथ्वी विषे कपोत 


सम्यसज्ञानवन्िका भाषाटीका ] [ ६०७ 


का उत्कृष्ट अ्रश अर नील का जघन्य अंश है । अंजना चौथी प्रथ्वी विषे नील का 
मध्यम अश है । अरिष्टा पाचवी प्रथ्वी विषे नील का उत्कृष्ट अश है, अर कृष्ण 
का जघन्य अश है | मघवी प्रृथ्वी विषे कृष्ण का मध्यम अश है । माघवी सातवी 
पृथ्वी विषे कृष्ण का उत्कृष्ट अश है । 


ण्र-तिरियाणं ओघो, इगि-विगले तिण्णि चठउ असण्णिस्स । 
सण्णि-अ्रपृण्णग-मिच्छे, सासणसम्में वि अ्रसुह-तियं ॥॥५३०॥॥ 


नरतिरश्रामोधः एकविकले तिस्रः चतस्र असंज्ञिनः । 
संज््यपूर्णकमिथ्यात्वे सासादनसम्यक्त्वेडपि श्रशुभन्निकम्‌ ॥॥५३०॥। 


ठीका -- मनुष्य अर तिर्यचनि के ओ्ोघ” कहिए सामान्यपने कही ते सर्वे 
छहौ लेश्या पाइए है । तहा एकेद्री अर विकलत्रय इनके कृष्णादिक तीन अशुभ लेश्या 
हि पाइए है । बहुरि असेनी पचेद्री पर्याप्तक के कृष्णादि च्यारि लेश्या पाइए है, जाते 
असेनी पचेद्री कपोत लेश्या सहित मरे, तौ पहिले नरक उपजे। तेजो लेश्या सहित 
मरे, तौ भवनवासी अर व्यतर देवनि विषे उपने। क्ृष्णादि तीन श्रशुभ लेश्या 
सहित मरे, तो यथायोग्य मनुष्य तिर्यंच विषे उपजे, ताते ताके च्यारि लेश्या है । 
बहुरि सेनी लब्धि अपर्याप्कक तियच वा मनुष्य मिथ्यादृष्टी बहुरि श्रपि शब्द ते 
असेनी लब्धि पर्याप्तक तिय॑च - मनुष्य मिथ्यादृष्टी, बहुरि सासादन गुणस्थानवर्ती 
निवृ ति श्रपर्याप्तक तिर्यंच वा मनुष्य वा भवनन्रिक देव इनिविषे कृष्णादिक तीन 
श्रशुभ लेश्या ही है। तियंच अर मनुष्य जो उपशम सम्यग्दृष्टी होइ, ताके अश्रति 
सकलेश परिणाम होइ, तो भी देशसयमीवत्‌ कृष्णादिक तीन लेश्या न होइ। तथापि 
जो उपशम सम्यक्त्व की विराधना करि सासादन होइ, ताके अ्रपर्याप्त अवस्था विषे 
तीन अशुभ लेश्या ही पाइए है । 


भोगापुणणगसम्मे, काउस्स जह॒ण्णियं हवे णियसा । 
सम्मे वा मिच्छे वा, पज्जत्ते तिण्णि सुहलेस्सा ॥५३१॥ 
भोगा<्पूर्णकसम्यक्त्वे, कापोतस्य जघधन्यकं भवेन्नियमात्‌ । 
सम्यक्‍त्वे मिथ्यात्वे वा, पर्याप्ते तिस्रः शुभलेश्या: ।॥५३१॥। 
टीका -- - भोग भूमि विषे निर्वृ ति अ्रपर्याप्तक सम्यर्दृष्टी जीव विषे कपोत्त 
लेश्या का जघन्य अश पाइए है। जाते कर्मभूमिया मनुष्य वा तिय॑च पहिले मनुष्य 


६०८ ] [ गोस्सटसार जीवकराण्ड गाया ५३२-५३५ 


वा तियँच आयु का बंध कीया, पीछे क्षायिक वा वेदक सम्यक्त्व कौ भ्रगीकार करि 
मरे, तिस सहित ही तहा भोगभूमि विपे उपजे । तहा तिस योग्य सकक्‍लेश परिणाम 
कपोत का जघन्य अश, तिसरूप परिणामों है । बहुरि भोगभूमि विपषे पर्याप्त अवस्था 
विषे सम्यग्दृष्टी वा मिथ्यादष्टी जीव के पीतादिक तीन शभलेश्या ही पाइए है । 


अ्रयदो त्ति छ ल॑ स्साश्रो, सुह-तिय-लेस्सा हु देसविरद-तिये । 
तत्तो सुक्का ले स्सा, श्रजोगिठाणं अल स्सं तु ॥५३२॥ 
श्रसंयतं इति षड्‌ लेश्याः, शुभत्रयलेश्या हि देशविरतंत्रये । 
ततः शुक्ला लेदया, अयोगिस्थानमलेदयं तु ॥॥|५३२।। 
टीका - श्रसयत पर्यत च्यारि गुणस्थाननि विषे छहोौ लेश्या हैं। देशविरत 
आदि तीन गुणस्थाननि विषे पीतादिक तीन शुभलेश्या' ही हैं । ताते ऊपरि अपूर्वकरण 
ते लगाइ सयोगी पर्यत छह गुणस्थाननि विषे एक शुक्ल लेश्या ही है । अ्योगी' गुण- 
स्थान लेश्या रहित है जाते, तहा योग कषाय का अभाव है । 


णट्ठ-कसाये लेस्सा, उच्चदि सा भूद-पुव्ब-गदि-णाया। 
अहवा जोग-पउत्ती, मुक्खो त्ति तह हवे ले स्‍सा ॥५३३॥ 


नष्टकषाये लेश्या, उच्यते सा भूतपूर्वंगंतिन्यायात्‌ । 
श्रथवा योगप्रवृत्ति;, मुख्येति तत्न भवेल्लेश्या ।५३३॥। 
टीका - उपशात कषायादिक जहा कषाय नष्ट होइ गए, असे तीन गुण- 
स्थाननि विषे कषाय का श्रभाव होते भी लेश्या कहिए है, सो भूतपूर्वगति न्याय ते 
कहिए हैं । पूर्वे योगनि की प्रवृत्ति कषाय सहित होती थी, तहा लेश्या का सक्धाईं 
था, इहा योग पाइए है, ताते उपचार करि इहा भी लेश्या का सद्भाव कह्या । अ्रथवीं 
योगनि की प्रवृत्ति, सोई लेश्या, जैसा भी कथन है, सो योग इहा है ही, ताकी प्रधानता 
करि तहा लेश्या है । 
तिण्हूं दोण्हूं दोण्हूं, छण्हूं दोण्हूं च तेरसण्हं च । 
एत्तो य चोहसण्हूं, लेस्सा भवणादि-देवाणं ॥५३४०॥ 
तेऊ तेऊ ठेऊ, पश्सां पंरुंसी' य पम्स-सक्का य॑ | 
सक्‍का य परमसेक्को, भवणतियों पुण्णगें असुहा ॥४३५॥ 


सम्यरज्ञानचन्द्रिका भाषादीका ] | ६०६ 


त्रयाणां हयोईयो , षण्णां दयोश्व चयोदशानां च । 
एतस्माच्च चतुर्दशानां, लेश्या भवनादिदेवानाम्‌ ।॥५३४।॥) 


तेजस्तेजस्तेज' पद्मा पद्मा च पद्मशुक्ले च । 
शुक्ला व परमशुक्ला, भवनत्रिकाः अपूर्णके श्रशुभाः ॥।५३५॥॥। 


टीका - देवनि के लेश्या कहिए है - तहां पर्याप्त भवनवासी, व्यतर, ज्यो- 
तिषी इनि भवनत्नरिक के तेजो लेश्या का जघन्य अश है । सौधर्म - ईशान, दोय 
स्वर्गवालो के तेजो लेश्या का मध्यम अश है। सनत्कुमार - माहेद्र स्वर्गवालो के तेजो 
लेश्या का उत्कृष्ट अश अर पद्म लेश्या का जघन्य अश है । ब्रह्म आदि छह स्वगे- 
वालो के पद्म लेश्या का मध्यम अश है । शतार - सहस्नार दोय स्वर्गवालों के पद्म 
लेश्या का उत्कृष्ट अश अर शुक्ल लेश्या का जघन्य अश है | श्रानत आदि च्यारि 
स्वर्ग अर नव ग्रेवेयक इनि तेरह वालो के शुक्ल लेश्या का मध्यम अ्रश है । ताके 
ऊपरि नव श्रनुदिश अर पच शनुत्तर इनि चौदह विमान वालो के शुक्ल लेश्या का 
उत्कृष्ट अश है । बहुरि भवनत्रिक देवनि के श्रपर्याप्त अवस्था विषे कृष्णादि तीन 
श्रशुभ लेश्या ही पाइए है । याही ते यहु जानिए है, जो वैमानिक देवनि के पर्याप्त वा 
श्रपर्याप्त अवस्था विषे लेश्या समान ही है । जैसे जिस जीव के जो लेश्या पाइए, सो 
जीव तिस लेश्या का स्वामी जानना । इति स्वास्यधिकार 


भाग साधन अधिकार कहै है- 


वण्णोदय-संपादिद-सरीरवण्णो दु दव्वदों लस्सा । 
मोहदय-खओवससोवसम खयज-जीवफंदर्ण भावों ॥५३ ६॥॥ 


वर्णोदयसंपादित-शरीरवर्णस्तु द्रव्यतो लेश्या । 
मोहोदयक्षयोपशमोपशमक्षयजजीवस्पन्दों भावः ॥॥५३६।॥। 


टीका - वर्ण नामा नामकर्म के उदय ते उत्पन्न भया जो शरीर का वर्ण, सो 
द्रव्य लेश्या है । ताते द्रव्य लेश्या का साधन नामा नामकर्म का उदय है । बहुरि 
असयत पर्यत च्यारि गुणस्थाननि विषे मोहनीय कर्म का उदय ते, देश विरतादिक 
तोन गुणस्थाननि विषे मोहनीय कर्म का क्षयोपशम ते उपशम श्रेणी विषे मोहनीय 
कम का उपशम ते क्षपक श्रेणी विषे मोहनीय कर्म का क्षय ते उत्पन्न भया जो जीव 
का स्पद, सो भाव लेश्या है । स्पद कहिए जीव के परिणामनि का चचल होना वा 


६१० |] [ गोस्मटसार जीवकाण्ड गाथा ५३७ 


जीव के प्रदेशनि का चचल होना, सो भाव लेश्या है। तहा परिणाम का चचल होना 
कषाय है। प्रदेशनि का चचल होना योग है। तीहि कारण करि योग कपायनि करि 
भाव लेश्या कहिए है। ताते भाव लेश्या का साधन मोहनीय कर्म का उदय वा 
क्षयोपशम वा उपशम वा क्षय जानना । इति साधनाधिकारः । 


आगे सख्याधिकार छह गाथानि करि कहै है--- 


किणहादि-रासिमावलि-असंखभागेण भजिय पविभत्ते। 
हीणकमा काल वा, अस्सिय दव्वा दु भजिदव्वा ॥५३७॥ 


कृष्णादिराशिमावल्यसंख्यभागेन भक्त्वा प्रविभक्ते। 
हीनक रमाः काल वा, शअ्राश्चित्य द्रव्यारिंग तु भक्तव्यानि ॥४३७॥। 


टीका - इष्णादिक ग्रशुभ तीन लेश्यावाले जीवनि का प्रमाण है, सो तीन शुभ 
लेश्यावालो का प्रमाण कौं ससारी जीवनि का प्रमाण म॑ स्यो घटाए, जितना रहे तितना 
जानना, सो किचिदृन ससारी राशिमात्र भया | ताकौ आवली का असख्यातवा भाग 
का भाग दीजिए, तहा एक भाग बिना अवशेष बहुभाग रहे, तिनके तीन भाग करिए, 
सो एक-एक भाग एक-एक लेश्यावालो का समान रूप जानना । बहुरि जो एक भाग 
रह्या, ताकौ आवली का असख्यातवा भाग का भाग देइ, तहा एक भाग जुदा राखि, 
अवशेष बहुभाग रहैं, सो पूर्व समान भागनि विषे जो कृष्ण लेश्यावालों का वंट 
(हिस्सा) था, तिसविषे जोडि दीए, जो प्रमाण होइ, तितने कृष्ण लेश्यावाले जीव 
जानने । बहुरि जो वह एक भाग रहद्या था, ताकौं आवली का शअ्रसख्यातवा भाग की 
भाग देइ, तहा एक भाग कौ जुदा राखि, भश्रवशेष बहुभाग रहै, ते पूर्व समान भागे 
विष नील लेश्यावालो का वट था, तिसविषे जोडि दीए, जो प्रमाण होइ, तितन 
नील लेश्यावाले जीव जानने | बहुरि जो वह एक भाग रह्या था, सो (वे 
समान भाग विषे कपोत लेश्यावालो का वट था, तिसविषे जोडे, जो प्रमाण होई, 
तितने कपोत लेश्यावाले जीव जानने । असे क्ृष्णलेश्यादिक तीन लेश्यावालो का 
द्रव्य करि प्रमाण कह्या, सो क्रमते किछ किछू घटता जानना । 


अथवा काल श्रपेक्षा द्रव्य करि परिमाण कीजिए है। कृष्णा, नील, कपौत 
तीनो लेश्यानि का काल मिलाए, जो कोई अतर्मुह्॒ते मात्र होइ, ताकौ ब्रावली का 
असझ्यातवा भाग का भाग दीजिए, तहा एक भाग कौं जुदा राखि, श्रवशेष बहुभाग 


सम्यरज्ञानचन्द्रिका भाषाटीफा ] [| ६११ 


रहै, तिनिका तीन भाग कीजिए, तहा एक एक समान भाग एक एक लेश्या को 
दोजिए । बहुरि जो एक भाग रहद्या, ताकौ आवली का श्रसख्यातवा भाग का भाग 
दीजिये, तहा एक भाग कौ जुदा राखि अवशेष बहुभाग रहे,; सो पूर्वोक्त कृष्ण लेश्या 
का समान भाग विषे मिलाइए, बहुरि अवशेष जो एक भाग रह्या, ताकौ आवली का 
ग्सख्यातवा भाग का भाग दीजिए, तहा एक भाग कौं जुदा राखि, भ्रवशेष बहुभाग 
पूर्वोक्त नीललेश्या का समान भाग विषे मिलाइए । बहुरि'जो एक भाग रह्या, सो 
पूर्वोक्त कपोत्त लेश्या का समान भाग विषे मिलाइए, श्रैसे मिलाए, जो जो प्रमाण 
भया, सो सो कष्णादि लेश्यानि का काल जानना । 


श्रब इहा त्रैाराशिक करना । तहा तीनू लेश्यानि का काल जोडे, जो प्रमाण 
भया, सो तौ प्रमाणराशि, बहुरि अशुभ लेश्यावाले जीवनि का जो किचित्‌ ऊन ससारी 
जीव मात्र प्रमाण सो फलराशि | बहुरि कष्णलेश्या का काल का जो प्रमाण सोई 
इच्छाराशि, तहा फल करि इच्छा कौ गुरो, प्रमाण का भाग दीए, लव्धराशि किचित्‌ 
ऊन तीन का भाग अशुभ लेश्यावाले जीवनि का प्रमाण,कौ दीए, जो प्रमाण भया, 
तितने कृष्णलेश्यावाले जीव जानने । असे ही प्रमाणराशि, फलराशि, पूर्वोक्त इच्छा- 
राशि अपना - अ्रपना काल करि नील वा. कपोत लेश्या विषे भी जीवनि का प्रमाण 
जानता । श्रेसे काल अपेक्षा द्रव्य करि अशुभलेश्यावाले जीवनि का प्रमाण कह्मा है । 


खेत्तादो श्रसुहृतिया, अ्रणंतलोगा कमेरण परिहीणा। 
कालादोतीदादो, ग्रणंतगुणिदा कमा हीणा ॥५३५॥ 


क्षेत्रतः अशुभन्रिका, अनंतलोकाः ऋमेरा परिहीनाः । 
कालादतीतादनंतगुरिणताः क्रमाद्धीना: ॥५३८)। 


टोका -- क्षेत्र प्रमाण करि अशुभ तीन लेश्यावाले जीव श्रनत लोक मात्र 
जानने । लोकाकाश के प्रदेशनि ते अनत गुण है, तहा क्रमते हीनक्रम जानने । 
कृष्णुलेश्यावालो ते किछ घाटि नील लेश्यावालो का प्रमाण है । नील लेश्यावालौ 
ते किछू घाटि कपोत लेश्यावालो का प्रमाण है । बहुरि इहा प्रमाणराशि लोक, 
फलराशि एक शलाका, इच्छाराशि अपने - अपने जीवनि का प्रमाण कीए, लब्वि- 
राशिमात्र अनत शलाका भई । बहुरि प्रमाण एक शलाका, फल एक लोक, इच्छा 
अनत शलाका कीए, लब्धराशि अनत लोक मात्र कृष्णादि लेश्यावाले जीवनि का 


६१२ ] [ ग्रोस्प्दसार जोचक्ताण्ड गाया ५३६-५४० 


प्रमाण हो हैं। बहुरि काल प्रमाण करि अशुभ तीन लेश्यावाले जीव, श्रतीत काल 
के समयनिका प्रमाण ते अनत गुणों है । इहा भी पूर्वोक्त हीन क्रम जानना । बहुरि 
इहा प्रमाणराशि अतीत काल, फलराशि एक ,शलाका,, इच्छाराशि अपने - अपने 
जीवनि का प्रमाण कौए, लब्धराशिमात्र अनत शलाका भई। बहुरि प्रमाण एक 
शलाका, फल एक अतीत काल, इच्छा अनत शलाका करि, लव्ध राशि अनत अतीत 
कालमात्र कृष्णादि लेश्यावाले जीवनि का प्रमाण हो है ।, , + 


केवलणाणाणंतिसभागा भावादु किण्ह-तिय-जीवा । 
तेउतिया-संखेज्जा, संखासंखेज्जभागकमा ॥५३८॥ 


केवलज्ञानानंतिमभागा भावात्तु, कृष्णन्रिकजीवाः । 
तेजस्त्रिका श्रसंख्येयाः संख्यासंख्येयभागक्रमाः ॥॥५३९॥। 


दीका - बहुरि भाव मान्त करि अशुभ तीन लेश्यावाले जीव, केवलज्ञान के 
अविभाग प्रतिच्छेदनि का प्रमाण के अ्रनतवें भाग प्रमाण हैं। इहा भी पूर्ववत्‌ हीन 
क्रम जानना । बहुरि इहा प्रमाण राशि अपने - अपने लेश्यावाले जीवनि का प्रमाण, 
फल एक शलाका, इच्छा केवलज्ञान कीए, लब्ध राशिमात्र अनन्त प्रमाण भया, 
इसको प्रमाणराशि करि फलराशि एक शलाका, इच्छाराशि केवलज्ञान कीए केवल- 
ज्ञान के अनन्तवे भाग मात्र कृष्णादि लेश्यावाले जीवनि का प्रमाण हो है । बहुरि 
तेजोलेश्या आ्रादि तीन शुभलेश्यावालो का प्रमाण असख्यात है, तथापि तेजोलेश्यावाली 
के सख्यातवें भाग पद्मलेश्या वाले हैं, पद्मलेश्या वालो के अ्रसख्यातवे भाग शुक्ल 
लेश्यावाले हैं । अँसे द्रव्य करि शुक्ललेश्यावालो का प्रमाण कह्या । 


जोइसियादो श्रहिया, तिरक्खसण्णिस्स संखभागोदु । 
सूइस्स अंगुलस्स य, असंखभागं तु तेउतियं ॥५४०॥ 


ज्योतिष्कतोषधिका , तिर्यक्सज्ञिन संख्यभागस्तु । 
सुचेरगुलस्य च, अ्रसंख्यभागं तु तेजस्त्रिकम्‌ ।॥५४०।। 
हक. रथ ् ३ न, १ 
टीका - तेजो लेश्यावाले जीव ज्योतिष्क राशि ते किल्ु श्रधिक है। केसे 
'सो कहिए है - पैसठि हजार पाचसे छत्तीस प्रतरागुल का भाग, जगठ्मतर कौ हे 
जो प्रमाण होइ, तितने तौ ज्योतिषी देव । बहुरि घनागुल का प्रश्म वर्गयूत्त हे 


सम्पाज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ६१३ 


जगच्छीशी कौ गुणा, जो, प्रमाण होइ, तितुने| भवज़्ञवासों । बहुरि तीन से योजन के 
वर्ग का भाग जगत्प्रतर -कौ,दीए, जो प्रमाण होइ, तिततने व्यतर, | बहुरि घतागुल का 
तृतीय वर्गमूल, करि जगरछे णी कौ गुणे, जो प्रमाण होइ, तितने सौधमम - ईशान 
स्वर्ग के वासी देव । बहुरि पाच बार संख्यात करि, गुरित पणट्टी प्रसाण प्रतरागुल 
का भाग जम्रत्पृत॒र कौ दीए, जो-प्रमाण होइ,, तितने तेजो लेश्यावाले तिरयंच । बहुरि 
प्ररुयात तेजोलेश्याव्राले मनुष्य, इति सब़नि का जोड दीए, जो प्रमाण होइ, तितसे 
जीव तेजोलेश्यावाले जातने ]-बहुरि पश्मलेश्यावाले ज़ीव, तेजोलेश्यावाले जीवनि ते 
सज़्यात गुणे घाटि है-। तभ्नापि तेजोलेश्याव्ाले सज्ची तिर्यंचनि ते भी सख्यात गुणे 
घाटि है; जाते पद्मलेश्यावाले पचेद्री सेनी तिय॑चनि का प्रमाण विषे पद्मलेश्यावाले 
कल्पवासी देव अर मनुष्य, तिनिका प्रमाण मिलाए, जो जगत्प्रतर का अ्रसख्यातवे 
भागमात्र प्रमाण भया तितने पद्मलेश्यावाले जीव है। बहुरि शुक्ललेश्यावाले जीव 
सूच्यगुल के अ्रसख्यातवे भाग प्रमाण, हैं । असे क्षेत्र प्रमाण करि तीन शुभ लेश्यावाले 
जीवनि का प्रमाण कह्या । , 


बेसदछप्पण्णंगुल-कदि-हिद-पदरं तु :जोइसियमारां । 
तस्स य संखेज्जदिमं तिरिक्खसण्णीण परिसाणं ॥५४१॥ 


ु द्विशतषट्पंचाशदंगुलकृतिहितप्रतरं तु ज्योतिष्कमानम्‌ । 
तस्प च संख्येयत्मं तियेक्संज्ञिनां परिमाणं ॥५४१॥॥ 


' ठीका - पूर्व जो तेजोलेश्यावालों का प्रमाण ज्योतिषी देवराशि ते साधिक 
कह्या, भर पद्मलेश्या का प्रमाण सज्ञी तिर्यंचनि के सख्यातवे भागमात्र कह्मा, सो 
दोय से छप्पन का वर्ग पणट्ठी, तीहि प्रमाण प्रतरागुल का भाग जगत्प्रतर कौ दीए, 
जो प्रमाण होइ, तितने ज्योतिषी जानने । बहुरि इत्तिके सख्यातवे भाग प्रमाण सैनी 
तिरयंचनि का प्रमाण जाननात। . ५ .,. ,, 


तेउदु असंखकप्पा, पल्‍लासंखेज्जभागया सुक्‍का । 
ओहि असंखेज्जदिमा, तेडतिया भावदों होति ॥५४२॥ 


तेजोद्या असंख्यक्ल्पा: पल्यासंख्येयभागकाः शुक्लाः । 
अ्रवध्यसंख्येघा: तेजस्त्रिका भावतों भवंति ॥५४२॥॥ 


६१४ ] [ गोस्मटसार जोवकाण्ड गाया ५४३ 


टीका - तेजोलेश्या, पद्मलेश्यावाले जीव प्रत्येक श्रसख्यात कल्प प्रमाण है। 
तथापि तेजोलेश्यावालो के सख्यातवे भागमात्र पद्मलेश्यावाले है। कल्पकाल का 
प्रमाण जितने बीस कोडाकोडि सागर के समय होहि, तितना जानना | बहुरि 
शुक्ललेश्यावाले पल्‍्य के असख्यातवे भाग प्रमाण है। श्ैसे काल प्रमाण करि तीन 
शुभलेश्यावाले जीवनि का प्रमाण कह्या । बहुरि अ्वधिज्ञान के जितने भेद हैं, तिनके 
असख्यातवे भागप्रमाण प्रत्येक तीन शुभलेश्यावाले जीव हैं । तथापि तेजोलेश्यावालों 
के सख्यातवे भागमात्र पद्मलेश्यावाले हैं । पद्मलेश्यावालो के असख्यातवें भाग मात्र 
शुक्ललेश्यावाले है । असे भाव प्रमाण करि तेज, पद्म, शुक्ल लेश्यावालो का प्रमाण 
कह्या । इति सख्याधिकार +- 


आगे क्षेत्राधिकार कहै हैं --- 
सद्ठाणसमुग्घादे,उववादे सव्वलोयमसुहाणं । 
लोयस्सासंखेज्जदिभागं खेत्तं तु तेउतिये ॥५४३॥ 


स्वस्थानसमुद्घाते, उपपादे सर्वेलोकमशुभानाम्‌ । 
लोकस्यासंख्येयभागं क्षेत्र तु तेजस्त्रिके ।|५४३।। 
टीका - विवक्षित लेश्यावाले जीव वर्तमान काल विषे विवक्षित स्वस्थानादिं 
विशेष लीए जितने आकाश विषे पाइए, ताका नाम क्षेत्र है। सो कृष्ण आदि तीन 
अशुभ लेश्यानि का क्षेत्र स्वस्थान विषे वा समुद्घात विषे वा उपपाद विषे सर्वलोक 
है । बहुरि तेजोलेश्या आदि तीन शुभलेश्यानि का क्षेत्र लोक के असख्यातवे भाग 
प्रमाण है, असे सक्षेप करि क्षेत्र कह्या । 


बहुरि विशेष करि दश स्थानकनि विषे कहिए है । तहा स्वस्थानकनि के ती 
दोय भेद-एक स्वस्थानस्वस्थान, एक विह्ारवत्‌ स्वस्थान । तहा विवक्षित लेश्यावाल 
जीव, जिस नरक, स्त्रगं, नगर, ग्रामादि क्षेत्र विषे उपजे होहि, सो तो स्वस्थानस्ते- 
स्थान है । बहुरि विवक्लित लेश्यावाले जीवनि कौ विहार करने के योग्य जो क्षेत्र 
होइ, सो विहारवत्स्वस्थान है । 

बहुरि अ्पने शरीर ते केते इक श्रात्मप्रदेशनि का बाह्य निकसि यथायोग 
फैलना, सो समुद्घात कहिए । ताके सात भेद - वेदना, कषाय, वैक्रियिक, माया: 
तिक, तेजस, आहारक, केवल । 


संस्यस्तानचन्जिका भाषादीका ] [६१४ 


तहा जो बहुत पीडा के निमित्त ते प्रदेशनि का निकसना, सो वेदना समुदु- 
घात है । बहुरि क्रोधादि कषाय के निमित्त ते प्रदेशनि का निकसना; सो कपायसमु- 
द्धात है । विक्रिया के निमित्त तें प्रदेशनि का निकसना, सो वेक्रियिक समुद्घात 
है । मरण होते पहिले जो नवीन पर्याय के धरने का क्षेत्र पर्यत प्रदेशनि का निक- 
सना; सो मारणातिक समुद्घात है। अ्रशुभरूप वा शुभरूप तैजस शरीरनि करि 
नगरादिक कौ जलावे वा भला कर, ताकी साथि जो प्रदेशनि का निकसना, सो तेजस 
समुद्घात है ।. प्रमत्त गुणस्थानवाले के आहारक शरीर की साथि प्रदेशनि का 
निकसना, सो आराहारक समुद्घात है। केवलज्ञानी के दड कपाटादि क्रिया होते 
प्रदेशनि का निकसना, सो केवली समुद्घात है| भैसे समुद्घात के सात भेद है । 


बहुरि पहले जो पर्याय घरता था, ताकौ छोडि, पहिले समय अन्य पर्याय रूप 
होइ, अतराल विषे जो प्रवर्तता, सो उपपाद कहिए । याका एक भेद हो है । जैसे 
ए दश स्थान भए । तहा ऋष्णलेश्यावाले जीवनि का स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्घात, 
कषायसमुद्घात, मारणातिकसमुद्घात, उपपाद इनि पत्र पदनि विपषे क्षेत्र सव॑ लोक 
जानना । श्रब इनि जीवनि का प्रमाण कहिए है - 


कृष्ण लेश्यावालो का जो पूर्वे परिमाण कह्या, ताकौ संख्यात का भाग 
दीजिए, तहा बहुभाग प्रमाण तो स्वस्थानस्वस्थानवाले जीव है। भाग देइकरि तहा 
एक भाग कौ तौ जुदा राखिए, अवशेष जो रहै, ताकौ बहुभाग कहिए, यहु सर्वत्र 
जानना । बहुरि जो एक भाग रह्या, ताकों सख्यात का भाग दीजिए, तहा बहुभाग 
प्रमाण वेदनासमुद्घातवाले जीव है। बहुरि जो एक भाग रह्या, ताकौं सख्यात का 
भाग दीजिए, तहा बहुभाग प्रमाण कषाय समुद्घातवाले जीव है । बहुरि एक भाग 
रह्या, ताकौ फलराशि करिए, बहुरि एक निगोदिया का आयु सास के श्रठारह्या भाग 
तिस प्रमाण अतर्मुहूर्त के जेते समय होइ, सो प्रमाण राशि करिए । बहुरि एक 
समय को इच्छाराशि करिए । तहा फल को इच्छाराशि करि गुणि, प्रमाण का भाग 
दीए, जेता प्रमाण आवे, तितना जीव उपपादवाले है । बहुरि इस उपपादवाले जीवनि 
के प्रमाए को मारणातिक समुद्घात काल अतर्मुहते, ताके जेते समय होहि, तिनकरि 
गुणे, जो प्रमाण होइ, तितने जीव मूलराशि के सख्यातवे भागमात्र मारणातिक समु- 
द्धातवाले जानने, अंसे ए जीव सर्वलोक विषे पाइए । ताते इनिका क्षेत्र सर्वलोक है । 
बहुरि विहारवत्स्वस्थान विषे क्षेत्र सख्यात सूच्यगुलनि करि जग्रत्मतर कौ गुणे, जो 
प्रमाण होइ, तितना जावना । कंसे ? सो कहिए है -- 


६१६ ] [ गौम्सटसार जीवकाण्ड गाया ५४३ 


कृष्ण लेश्यावाल पर्याप्त त्रस जीवनि का जो प्रमाण, पर्याप्त त्रस राशि के 
किचिदून त्रिभाग मात्र है । ताकौ. सख्यात का, भाग दीजिए, तहा बहुभाग प्रमाण 
स्वस्थानस्वस्थान विषे है। अवशेष एक भाग रहद्या, ताकौ सख्यात का भाग दीजिए, 
तहा बहुभाग प्रमाण विहारवत्स्वस्थान विषे जीव जानने । श्रवुशैष एक भाग रहा, 
सो अवशेष यथायोग्य स्थान विषे जानना । अश्रब/ इहा त्रस पर्याप्त जीवनि की जधृन्य, 
मध्यम अ्वगाहना अनेक प्रकार है, सो हीनाधिक वरोबरि करि सख्यात घनागुल 
प्रमाण मध्यम श्रवगाहना मात्र एक जीव की अवगाहना का ग्रहण कीया,, सो इस 
अवगाहना का प्रमाण कौ फलराशि करिए, पूर्व जो विहारवत्स्वस्थान जीवनि का 
प्रमाण कह्मया, ताकौ इच्छाराशि करिए, एक जीव कौ प्रमाणराशि करिए । तहा 
फलकरि इच्छा कीं गुणि, प्रमाण का भाग दीए, जो सख्यात सूच्यगुलकरि गुण्या हवा, 
जगत्प्रतर प्रमाण भया, सो विहारवत्‌ स्वस्थान विष क्षेत्र जानना । बहुरि वेक्रियिक 
समुद्घात विषे क्षेत्र घनागुल का वर्ग करि असखछ्यात जगच्छ णी कौं गुण, जो प्रमाण 


होइ, तितना जानना । कैसे ? सो कहिए है -, । 


कृष्ण लेश्यावाले वैक्रियिक शक्ति करि युक्ते जीवनि का जो प्रमाण वैक्रियिक 
योगी जीवनि का किचिदृन त्रिभाग मात्र है । ताकौ सख्यात का भांग दीजिए, तहा 
बहुभाग प्रमाण स्वस्थानस्वस्थान विषे जीव है। अवशेष एक भाग रह्मा, ताकों 
सल्यात का भाग दीजिये, तहा बहुभाग प्रमाण विहारवत्‌ स्वस्थात विषे जीव हैं। 
अवशेष एक भाग रहया, ताकौ सख्यात का भाग दीजिए, तहा बहुभाग प्रमारा वेदना 
समुद्घात विषे जीव है | भ्रवशेष एक भाग रह्या, ताकौ सख्यात का भाग दीजिए, 
तहा बहुभाग प्रमाण कपायः समुद्घात|विषे जीव है । अवशेष एक भाग प्रमाण 
वेक्रियिक समुद्घात विषे जीव प्रवर्तें हैं। असे जो वैक्रियिक समुद्घातवाले 'जीवनि का 
प्रमाण कह्या, ताकौं हीनाधिक बरोबरि करि एक जीव सबधी वेक्रियिक समुद्घात 
का क्षेत्र सख्यात घनागुल प्रमाण है, तिसकरि गुण, जो घनागुल का वर्ग करि गुण्या 
हवा अ्सख्यात श्रेणीमात्र प्रमाण भया;। सो वैक्नियिक समुद्घात का क्षेत्र जानना | 
बहुरि इन ही' का सामान्यलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, तियंकूलोक, मनुष्यलोक इति 
पच लोकनि की अपेक्षा व्याख्यान कीजिए है! ह । 

समस्त जो लोक, सो सामान्यलोंक है । मध्यलोक ते नीचे, सो श्रधोलोक है। 


मध्यलोक के ऊपरि ऊर्ध्वलोक है। मध्यलोक विषे एक राजू चौडा, लाख योजन 
ऊना तियेक्‍लोक है । पेतालीस लाख योजन चौडा, लाख योंजन' ऊचा मनुष्यलोक है । 


संस्पम्तानचन्द्रिका भाषाटीका ] | ६१७ 


प्रश्न-तहा कऋष्ण लेश्यावाले स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्घात, कपायप्तमुद्घात, 
मारणातिकसमुद्घात, उपपाद इनि विषे प्रबर्तते जीव कितने क्षेत्रविषे तिष्ठे है ? 


तहां उत्तर - जो सामात्यादिक पाच अकार सर्वेलोक विषे तिष्ठे है | बहुरि 
विहारवत्‌ स्वस्थान विषे श्रवर्ततै जीव, सामान्यलोक - भ्रधोलोक - ऊध्वलोक का तौ 
असख्यातवा भाग प्रमाण क्षेत्र विषे तिष्ठे हैं। अर तियंक्लोक ऊचा लाख योजन 
प्रमाण है । अर एक जीव की उचाई, वाके सख्यातवे भाग प्रमाण है । ताते तिरयक्‌ 
लोक के सख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र विषे तिष्ठे है । अर मानुषोत्तर पर्वत के मध्यवर्ती 
जो मनुष्य लोक ताते असख्यात गुणा क्षेत्र विषे तिष्ठे है । बहुरि वेक्रियिक समुद्घात 
विषे प्रवरतेते जीव, सामान्यादिक च्यारि लोक, तिनके असख्यातवा भाग बरसात क्षेत्र 
विषे तिष्ठे है । अर मनुष्य लोंक ते अ्रसख्यात गुरा क्षेत्र विषे तिष्ठ हैं, जाते वैक्रि- 
थिक समुद्घातवालो का क्षेत्र असख्यात गुणों घनागुल का वर्ग करि गुणित जगच्छे - 
णीमात्र है। जैसे सात स्थाननि विषे व्याख्यान कीया । 


बहुरि तैजस समुद्घात, झाहारक समुद्घात, केवली समुद्घात इन लेश्यावाल 
जीवनि के होता नाही, ताते, इनिका कथन न कीया । 


इसप्रकार जैसे कृष्ण लेश्या का व्याख्यान कीया, तैस ही नीललेश्या, कपोत- 
लेश्या का व्याख्यान जानना । विशेष इतना जहा कृष्णलेश्या का नाम कह्या है, 
तहा नीललेश्या वा कपोतलेश्या का नाम लेना । अब तेजो लेश्या का क्षेत्र कहिए है- 


तहा प्रथम ही जीवनि का प्रमाण कहिए है - तेजोलेश्यावाले जीवनि का सख्या 
श्रधिकार विषे जो प्रमाण कह्मा, ताकों सख्यात का भाग दीजिए, तहा बहुभाग 
स्वस्थानस्वस्थान विषे जानना । एक भाग रह्या, ताकौ सख्यात का भाग दीजिए, 
तहा बहुभाग विहारवत्‌ स्वस्थान विषे जानना । बहुरि जो एक भाग रह्या, ताकौ 
सख्यात का भाग दीजिए, तहा बहुभाग बेदना समुद्घात विपे जानना । बहुरि जो 
एक भाग रहद्या, ताको सख्यात का भाग दीजिए, तहा बहुभाग वेदना समुद्घात विषे 
जानना । बहुरि जो एक भाग रह्मा, ताकौ सख्यात का भाग दीजिए, तहा बहुभाग 
कषाय समुद्घात विषे जानना । बहुरि एक भाग वैक्रियिक समुद्धात विष जानना । 
औसे जीवनि का परिमाण कह्या । श्रब तेजों लेश्या मुख्यपने भवनत्रिक आदि 
देवनि के पाइए है, तिनिविषे एक देव का शरीर का अवगाहना का प्रमाण मुख्यता 


६१६ | [ गोम्मठसार जीवकाण्ड गाया ५४३ 


कृष्ण लेश्यावाल पर्याप्त त्रस जीवनि का जो प्रमारा, पर्याप्त चस राशि के 
किचिदून त्रिभाग मात्र है । ताकौ, सख्यात का, भाग दीजिए, तहा बहुभाग प्रमाण 
स्वस्थानस्वस्थान विषे है । अवशेष एक भाग रह्या, ताकौ सख्यात का भाग दीजिए, 
तहा बहुभाग प्रमाण विहारवत्स्वस्थान विषे जीव जानने । अवशेष एक भाग रहा, 
सो अवशेष यथायोग्य स्थान विषे जानना । अ्रब' इहा त्रस पर्याप्त जीवनि की जघुन्य, 
मध्यम अवगाहना अनेक प्रकार है, सो हीनाधिक वबरोबरि करि सख्यात घनागुल 
प्रमाण मध्यम अवगाहना मात्र एक जीव की अवगाहना का ग्रहण कीया, सो इस 
अवगाहना का प्रमाण कौ फलराशि करिए, पूर्वे जो विहारवत्स्वस्थान जीवनि का 
प्रमाण कह्या, ताकौ इच्छाराशि करिए, एक जीव को प्रमाणराशि करिए । तहा 
फलकरि इच्छा कौ गुणि, प्रमाण का भाग दीए, जो सख्यात सूच्यगुलकरि गुण्या हुवा, 
ज़गत्प्रतर प्रमाण भया, सो विहारवत्‌ स्वस्थान विषे क्षेत्र जानना । बहुरि वैक्रियिक 
समुद्घात विपे क्षेत्र धनागुल का वर्ग करि अस॒ख्यात जगच्छ णी कौ गुणे, जो प्रमाण 
होइ, तितना जानना । कैसे ” सो कहिए है -'. 


कृष्ण लेश्यावाले वेक्रियिक शक्ति करि युक्त जीवनि का जो प्रमाण वैक्रियिक 
योगी जीवनि का किचिदून त्रिभाग मात्र है । ताकौ सख्यात का भांग दीजिए, तहा 
बहुभाग प्रमाण स्वस्थानस्वस्थान विषे जीव हैँ। अवशेष एक भाग रघह्या, ताकौ 
सल्यात का भाग दीजिये, तहा बहुभाग प्रमाण' विहारवत्‌ स्वस्थात' विषे जीव हैं। 
अवशेप एक भाग रहचा, ताकौ सख्यात का भाग दीजिए, तहा बहुभाग प्रमाण वेदता 
समुद्घात विष जीव है । अवशेष एक भाग रह्या, ताकौ सख्यांत का भाग दीजिए, 
तहा बहुभाग प्रमाण कपायः समुद्घात/|विंषे जीव हैं । अवशेष एक भाग ,््रमार 
वेक्रियिक समुद्घात विषे जीव प्रवर्तें हैं।' अैंसे जो वैक्रियिक समुद्घातवाले जीवतनि का 
प्रमाण कह्या, ताकौ हीनाधिक बरोबरि करि एक जीव सबधी वेक्रियिक समुद्धात 
का क्षेत्र सख्यात घनागुल प्रमाण है, तिसकरि गुणे; जो घनागुल का वर्ग करिं गुष्या 
हुवा अ्रसख्यात श्रेणीमात्र प्रमाण भया, सो' वैक्रियिक समुद्घात का क्षेत्र जानना | 
बहुरि इन ही' का सामान्यलोक, भ्रधोलोक,; ऊर्ध्वलोक, तियंकूलोक, मनुष्यलोक इंति 
पच लोकनि की श्रपेक्षा व्याख्यान कीजिए है| 0» । 

समस्त जो लोक, सो सामान्‍्यलॉक है । मध्यलोक ते नीचे, सो भ्रधोलोक है। 


मध्यलोक के ऊपरि ऊध्वैलोक है । मध्यलोक विषे एक राजू चौडा, लाख भोजन 
ऊतता तिर्यकलोक है | पैतालीस लाख योजन चौडा, लाख योजन' ऊचा मनुष्यलोक है । 


संम्यग्तानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ६१६ 


बाह्य आत्मा के प्रदेश फैले, ते प्रदेश एक जीव की श्रपेक्षा सख्यात योजन प्रमाण तो 
लबा, अर सूच्यगुल का सख्यातवां भाग प्रमाण चौडा वा ऊचा क्षेत्र कौ रोक, सो 
इसका क्षेत्रफल सख्यात घनागुल प्रमाण भया । इसकरि जो पूर्व विहारवत्स्वस्थान 
विषे जीवनि का प्रमाण कह्मया था, ताकौ गुरिए, तब सर्व जीव सबंधी विहारवत्‌ 
स्वस्थान विषे क्षेत्र का परिमाण होइ । इहा श्रैसा श्रर्थ जानना-जो देवनि के मूल 
शरीर तौ अन्य क्षेत्र विषे तिष्ठे है अर विहार करि विक्रियारूप शरीर अन्य क्षेत्र विषे 
तिष्ठ है । तहा दोऊनिके बीचि श्रात्मा के प्रदेश सृच्यगुल का सख्यातवा भाग मात्र 
प्रदेश ऊचे, चौडे, फैले है । अर इहा मुख्यता की अपेक्षा सख्यात योजन लबे कहे है । 
बहुरि देव अपन्ती - अपनी इच्छा ते हस्ती, घोटक इत्यादिक रूप विक्रिया करे, ताकी 
प्रवगाहना एक जीव की अपेक्षा सख्यात घनांगुल प्रमाण है। इसकरि पूर्व जो 
वेक्रियिक समुद्घात विषे जीवनि का प्रमाण कह्या, ताकौ गुणिए, तब सर्व जीव 
सबधी वैक्रियिक समुद्घात विषे क्षेत्र का परिमाण होइ । 


बहुरि पीतलेश्यावालेनि विषे व्यतरदेव घने मरे हैं, ताते इहा व्यतरनि की 
मुख्यता करि मारणातिक समुद्घात कहिए है । जितना व्यतर देवनि का प्रमाण है, 
ताकौ व्यतरनि की मुख्यपत दश हजार वर्ष आदि सख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति के जेते 
समय होइ, तिनिका भाग दीए, जेता प्रमाण झ्ावे, तितना जीव एक समय विषे 
मरण कौ प्राप्त हो है। बहुरि इनि मरनेवाले जीवनि के पल्य का भ्रसख्यातवा भाग का 
भाग दीजिये, तहा एक भाग प्रमाण जीवनि के ऋजु गति कहिये, समरूप सूधी गति 
हो है । बहुरि बहुभाग प्रमाण जीवनि के विग्रह्‌ गति कहिये, वक्ता लीए परलोक कौ 
गति हो है । बहुरि विग्रहगति जीवनि के प्रमाण कौ पल्‍्य के अ्रसख्यातवा भाग का 
भाग दीजिए, तहा एक भाग प्रमाण जीवनि के मारणातिक समुद्घात न हो है । 


बहुरि बहुभाग प्रमाण जीवनि के मारणातिक समुद्घात हो है । बहुरि इस 
मारणातिक समुद्घातवाले जीवनि के प्रमाण कौं पल्य का असख्यातवा भाग दीजिए, 
तहा बहुभाग प्रमाण समीप थोरेसे क्षेत्रवर्ती मारणांतिक समुद्घातवाले जीव है । 
एक भाग प्रमाण दूर बहुत क्षेत्रवर्तो मारणातिक समुद्धातवाले जीव है । सो एक 
समय विषे दूर मारणातिक समुद्घात करनेवाले जीवनि का यह प्रमाण कट्या, अर 
मारणातिक समुद्घात का काल श्तर्मुहतेमात्र है| ताते अतर्मुहुत के जेते समय होहि, 
तिनकरि तिस प्रमाण कौ गुण, जो प्रमाण होइ, तितने एकठे भए, दूर मारणातिक 
समुद्घातवाले जीव जानने । तहा एक जीव के दूरि मारणातिक समुद्घात विषे 


६२० ] [ गोम्मठसार जोवकाएड गाया ५४४४ 


शरीर ते बाह्य प्रदेश फंले ते मुख्यपने एक राजू के सख्यात॒वे भाग प्रमाण लंबे श्र 
सूच्यगुल के सख्यातवे भाग प्रमाण चौडे वा ऊचे क्षेत्र कौ रोके । याका घनरूप क्षेत्र- 
फल कीजिए, तब प्रतरागुल का सख्यातवा भाग करि जगच्छे णी का सख्यातवा भाग 
कौ गुण, जो प्रमाण होइ, तितना क्षेत्र भया | इसकरि दूरि मारणातिक जीवनि का 
प्रमाण को गुणिये, तब सर्वे जीव सबंधी दूर मारणातिक समुद्धात का क्षेत्र हो है । 
अन्य मारणातिक समुद्घात का क्षेत्र स्तोक हे, ताते मुख्य ग्रहण तिस ही का कीया । 
वहुरि तेजस समुद्घात विषे शरीर ते वाह्मप्रदेश निकसे, ते वारा योजन लवा, नव 
योजन चौडा, सूच्यगुल का सख्यातवा भाग प्रमाण ऊंचा क्षेत्र कौ रोके, सो याका 
घनरूप क्षेत्रफल सख्यात घनागुल प्रमाण भया । इसकरि तेजस समुद्घात करनेवालो 
का प्रमाण सख्यात है । तिसको गुण जो प्रमाण होइ, तितना तैजस समुद्घात विपे 
क्षेत्र जानना । बहुरि आहारक समुद्घात विपषे एक जाव के शरीर ते वाह्य निकसे 
प्रदेश, ते सख्यात योजन प्रमाण लवा, अर सूच्यंगुलः का सख्यातवा भाग प्रमाण चौडा 
ऊचा क्षेत्र कौ रोके, याका घनरूप क्षेत्रफल सख्यात घनागुल प्रमाण भया । इसकरि 
आाहारक समुद्घातवाले जीवनि का सख्यात प्रमाण है, ताकौ गुणे जो प्रमाण होइ, 
तितना आहारक समुद्घात विषे क्षेत्र जानना । मूल शरीर ते निकसि आहारक शरीर 


जहा जाइ, तहा पर्यत लबी आत्मा के प्रदेशनि को श्रेणी सूच्यगुल का सख्यातवा भाग 
प्रमाण चौडी अर ऊची आकाश विषे हो है, भेसा भावार्थ जानना । भेसे ही मारणा- 


तिक समुद्धातादिक विषे भी भावार्थ जानि लेना । 


मरदि असंखेज्जदिमं, तस्सासंखा य विग्गहे होंति । 
तस्सासंखं दूरे, उववादे तस्स खु असंखे ॥५४४॥ 


म्रियते श्रसंस्पेयं, तस्यासंख्याश्व विग्रहे भवति 
तस्यासख्य दूरे, उपपादे तस्य खलु 'अ्संख्येस्‌ ।॥५४४।। 


टीका - इस सूत्र का अभिप्राय उपपाद क्षेत्र ल्यावने का है, सो पीत लेश्या- 
वाले सौधर्म - ईशानवर्ती जीव , मध्यलोक़ ते दूर क्षेत्रवर्ती है, सो तिनके कथन मे 
क्षेत्र का परिमाण बहुत आवै-१ बहुत प्रमाण मे स्तोक प्रमाण गर्भित करिए है । 
ताते तिनकी मुख्यता करि उपपाद क्षेत्र का कथन कीजिए है । 


सौधर्म - ईशान स्वर्ग के 'वासी देव घंनागुल का तृतीय वर्गमूल करि जग- 
प्ल्य भाग 
च्छोणी को गुरिणए, तितने प्रमाण है । इस प्रमाण कौ पल्‍य का असल्यातता भाग 


संम्पस्शानचखिफा भाषा टीका ] [ ६९६२१ 


का भाग दीजिए, तहा एक भाग प्रमाण एक एक' समय विषे मरणेवाले जीवनि का 
प्रमाण हो है । इस प्रमाण कौ पल्य'का असंख्यातवा भाग का भाग दीजिए, तहां 
बहुभाग प्रमाण विग्रहग॒ति करनेवालो का प्रमाण हो है । याकों पंल्‍य का अ्रसख्यातवां 
भाग का भाग दीजिए, तहा बहुभाग प्रमाण मारणातिक समुद्घातवाले जीवनि का 
प्रमाण हो है । याकौ पल्‍्य का अ्सख्यातवा भाग का भाग दीजिए, तहा एक भाग 
प्रभाण दूर मारणातिक समुद्धातवालें जीवनिं का प्रमाण हो हैं। याकौ द्वितीय 
दीर्घ दड विषे स्थित मारंणातिक समुद्घात, ताके पूर्वे भयां जैसा उपपादता करि 
युक्त जीवनि के प्रमाण ल्यावने कौं पल्य का श्रसंख्यातवा भाग का भाग दीजिए, तहा 
एक भाग प्रमाण उपपाद जीवनिं का प्रमारणा है | तंहा तिर्यंच उपजने की मुख्यता 
करि एक जीव सबंधीं प्रदेश फैलने कीं अपेक्षा डेड राजू लंबा, संख्यात सूच्यगुल 
प्रमाण चौडा वा ऊचा क्षेत्र है । याका घन क्षेत्रफल सख्यात प्रतरागुल करि डेंढ 
राजू को गुणों, जो प्रमाण भया, तितना जानना । इसकरि उपपाद जीवनि के प्रमाण 
कौ गुंणे, जो प्रमाण होइ, तितना उपपाद विंषे क्षेत्र जानना । बहुरि केवलि समु- 
द्घात इस लेश्या विषे है नांही, ताते कथन न कीया । अैसे पीत लेश्या विष क्षेत्र 
है । आगे पद्मलेश्या विषे क्षेत्र कहिए है - 


सख्याधिकार विंषे पद्मलेश्या वाले जीवनि का जो प्रमाण कद्या, ताकौ सख्यात 
का भाग दीजिये, तहा बहुभाग स्वस्थान स्वस्थान विषे जानना । अवशेष एक भाग 
रह्या, ताकौ सख्यात का भाग दीजिएं, तहा बहुभाग विहारवत्‌ स्वस्थान विषे जानना । 
अवशेष एक भाग रह्या, ताकी संख्यात का भांग दीजिए, तहा बहुभाग वेदना समु- 
दूघात विषे जानना । भ्रवशेष एक भाग रह्या, सो कषाय समुद्घात विषे जानना । 
असे जीवनि का प्रमाण कह्मया|। अरब यहा पद्मलेश्यावाले तिर्यंच जीवनि का अ्रवगा- 
ह॒ना प्रमाण बहुत है; ताते तिचकी मुख्यता करि कथन कीजिए है । 


तहा स्वस्थानस्वस्थान विषे अर विहारवंत्स्वस्थान विषे एंक तिर्यंच जीव की अव- 
गाहनी मुख्यपने कोसे लबी अ्रर ताके नव में भांग मुंख का विस्तार, सो याका क्षेत्रफल 
वासो त्ति गुणों परिही' इत्यादि सूत्र करि 'करिए, तब संरूुयांत घंनागुल प्रमाण होइ। 
इसकरि स्वस्थान स्वस्थोनवाले जीवनिं को प्रमाण को गुणे, स्वस्थान स्वस्थान विषे 
क्षेत्र होइ । भर विहारवत्स्वस्थानवालें जीवनि का प्रमाण कौ गुणे, विहारवत्स्वस्थान 
विषे क्षेत्र हो है । बहुरि पूर्वोक्त तिय॑च शेरीर की भ्रवगाहना ते पूर्वोक्त प्रकार साढ़ा 
च्यारि गुणा वेदना अर कषाय समुद्घात विषे एक जीव की अपेक्षा क्षेत्र है । इसकरि 


६२२ | [ गौम्मठसार जौवकाण्ड गाथा ५४४ 


पूर्वोक्त वेदवा समुद्घातवाले जीवनि का प्रमाण को गुरिएए, तब वेदना समुद्घात विषे 
क्षेत्र होइ, कषाय समुद्घातवाले जीवनि के प्रमाण कौ गुणे, कषाय समुद्धात विषे 
क्षेत्र का परिमाण होइ । बहुरि वेक्रियिक समुद्घात विषे पद्मलेश्यावाले जीव सन- 
त्कुमार - माहेद्र विषे बहुत हैं । ताते तिनकी अपेक्षा कथन करे हैं - 


सनत्कुमार -माहेद्गवि्षें देव जगच्छे णी का ग्यारहवा वर्गमूल भाग जगच्छे णी 
कौ दीए, जो प्रमाण होइ, तितने हैं । इस राशि कौ सख्यात का भाग दीजिए, तब 
बहुभाग स्वस्थानस्वस्थान विष जीव जानने । अवशेष एक भाग रह्या, ताकौं सख्यात का 
भाग दीजिए, तहा बहुभाग प्रमाण विहारवत्‌ स्वस्थान विष जीव जानने । भ्रवशेष एक 
भाग रह्या, ताकौं सख्यात का भाग दीजिए, तहा बहुभाग प्रमाण वेदना समुद्घात 
विष जीव जानने । अभ्रवशेष एक भाग रह्या, ताकौ सख्यात का भाग दीजिए, तहा 
बहुभाग प्रमाण कषाय समुद्घात विषे जीव जानने । अवशेष एक भाग रह्या, तीहि 
प्रमाण वेक्रियिक समुद्धात विषे जीव जानने ) इस वेक्रियिक समुद्घातवाले जीवनि 
का प्रमाण कौ एक जीव सबधी विक्रियारूप हस्तिघोटकादिकनि की सख्यात घनागुल 
प्रमाण श्रवगाहना, तिसकरि गुण, जो प्रमाण होइ, सोई वैक्रियिक समुद्घात विपे क्षेत्र 
जानना । बहुरि मारणातिक समुद्धात वा उपपाद विष॑ भी क्षेत्र सनत्कुमार - माहेद्र 
श्रपेक्षा बहुत है । ताते सनत्कुमार-माहेद्र की श्रपेक्षा कथन कीजिए है -- 


मरदि श्रसंखेज्जदिमं, तस्सासंखा य विग्गहे होति । 
तस्सासंखं दूरे, उतवादे तस्स खु श्रसंख्न ॥। 


जो सनत्कुमार माहेंद्रवासी जीवनि का प्रमाण क्या, ताकौं श्रसख्य कहिए 
पलल्‍्य का असर्यातवा भाग, ताका भाग दीजिए, तहा एक भाग प्रमाण समय समय 
जीव मरण कों प्राप्त हो है । 'बहुरि इस राशि कौ पल्‍्य का असंख्यातवा भाग का 
भाग दीजिए, तहा बहुभाग प्रमाण विग्रह गतिवालो का प्रमाण है । बहुरि इस राशि 
कौं पल्य का असख्यातवा भाग का भाग दीजिए, तहा बहुभाग प्रमाण मारणातिक 
समुद्घातवाले जीव हैं । बहुरि इसकौं पल्‍य का असख्यातवा भाग का भाग दीजिए, 
तहा एक भाग प्रमाण दूर मारणातिक समुद्घात वाले जीव हैं । बहुरि इसकौ पल्य 
का श्रसख्यातवा भाग का भाग दीजिए, तहा एक भाग प्रमाण उपपाद का दड वि 
स्थित जीव है । तहा एक जीव अपेक्षा मारणातिक समुद्घात विषे क्षेत्र तीन राजू 
लबा सूच्यगुल का सख्यातवा भागमात्र चौडा वा ऊचा क्षेत्र है । इन सनत्कुमार मा 


हम्यरज्ञानचन्दिका भाषाटोका ] [ ६२३ 


द्रवासी देवनि करि कीया मारणातिक दंड का/घनरूप क्षेत्रफल प्रतरागुल का सख्या- 
तवा भाग करि तीन राजू कौ गुणे जो प्रमाण होइ, तितना है । इसकरि दूर मार- 
णातिक समुद्घातवाले जीवनि का' प्रमाण कह्या था; ताकी गुणिए, तब मारणातिक 
समुद्घात विष क्षेत्र का प्रमाण, होइ, 'बहुरि उपपाद विषे तिर्यंच जीवनि करि कीया 
सनत्कुमार माहेंद्र प्रति उपपाद रूप दड, सो तीन राजू लबा, सख्यात सूच्यगुल प्रमाण 
चौडा वा ऊचा है। ताका क्षेत्र फल सख्यात प्रतरागुल करि गुण्या हुवा तीन राजू 
प्रमाण एक जीव श्रपेक्षा : क्षेत्र हो है ।। इसकरि उपपाद वालो के प्रमाण कौ गुणे, 
'उपपाद विषे क्षेत्र का प्रमाण हो है । बहुरि तैजस अरु श्राह्दरक समुद्घात विष क्षेत्र 
जैसे तेजोलेश्या के कथन विषे कद्या है, तैसे इहा भी सख्यात घनागुल करि सख्यात 
जीवनि कौ गुण, जो प्रमाण होइ, तितना जानना । बहुरि केवल समुद्घात इस 
लेश्या विष होता ही नाही; अँसे पद्मलेश्या का क्षेत्र कह्या । श्रागें शुक्ललेश्या विषे 
क्षेत्र कहिए है । 


सख्या अ्रधिकार विषे जो शुक्ललेश्यावालों का प्रमाण कह्या, ताकौ पल्‍य का 
असख्यातवा भाग का भाग दीजिए, तहा बहुभाग प्रमाण स्वस्थान स्वस्थान विषे 
जीव है । अ्रवशेष एक भाग रह्या, ताकौ पल्‍य का असख्यातवा भाग का भाग दीजिए 
तहा बहुभाग प्रमाण विहारवत्स्वस्थान विषे जीव है। भ्रवशेष एक भाग रहद्या, ताकौ 
पल्य का अ्रसख्यातवा भाग का भाग दीजिए, तहा बहुभाग प्रमाण वेदनासमुद्घात 
विषे जीव है। अ्रवशेष एक भाग रह्या, ताकौ पल्‍य का अ्सख्यातवा भाग का भाग 
दीजिए, तहा बहुभाग प्रमाण कषाय समुद्धात विषे जीव है। अवशेष एक भाग 
रह्या, तिस प्रमाण वेक्रियिक समुद्घात विषे जीव हैं । तहा शुक्ललेश्यावाले देवनि की 
मुख्यता करिं एक जीव का शरीर की अवगाहना तीन हाथ ऊची इसके दशवे भाग 
मुख की चोडाई याका वासो त्ति गुणों परिही इत्यादि सूत्र करि क्षेत्रफल कीजिए, 
तब सख्यात घनागुल प्रमाण होइ, इसकरि स्वस्थान स्वस्थानवाले जीवनि का प्रमाण 
को गुरिए, तब स्वस्थान स्वस्थान विषे क्षेत्र का परिमाण होइ | बहुरि मूल शरीर की 
भ्रवगाहना ते साढा च्यारि गुणा एक जीव के वेदना श्रर कषाय समुद्घात विषे क्षेत्र 
है । इस साढा च्यारि गुणा घनागुल का सख्यातवा भाग करि वेदना समुद्घातवाले 
जीवनि का प्रमाण कौ गुणिये, तब वेदना समुद्घात विषे क्षेत्र हो है। अर कषाय 
समुद्घातवाले जीवनि का प्रमाण कौ गुणे कषायसमुद्घाद् विषे क्षेत्र हो है । बहुरि 
एक देव के विहार करते अपने मूल शरीर ते बाह्य निकसि उत्तर विक्रिया करि 


६२५४ ] [ गोस्सटसार जीवकाण्स गाधा 9४४ 


निपजाया शरीर पर्यत आत्मा के प्रदेश सख्यात योज़न जलवा भर सूच्यगुल, के सख्यातवे 
-भाग चौडा वा ऊचा क्षेत्र कौ रोके, याका घनरूप क्षेनच्नफल सख्यात धनागुल प्रमाण 
'भया. । इसकरि पूर्वोक्त विहारत्स्वस्थानवाले जीव्ननि का प्रमाण कौ गुणे, विहार- 
वत्स्वस्थान विप्े क्षेत्र हो है । बहुरि, श्रपने अ्रपने योग्य विक्रियाहप बनाया गजादिक़ 
शरीरनि की भ्रवगाहना सख्या घनागुल प्रमाण, तिसकरि वेक्रियिक समुद्घातवाले 
जीवत्ति.का प्रमाण कौ गुणे, वेक्रिप्रिक़ स़मुद्घ्रात द्विषे क्षेत्र हो है। बहुरि शुब्ललेज्या 
भ्रानतादिक देवलोकनि विषे' पाइए, सो तहा' ते मुख्यपने आरण - अ्रच्युत श्रपेक्षा 
'मध्यलोक छह राजू है । ताते मारणातिक समुदुघात विषे एक जीव के प्रदेश छह राज़ 
लबे अर सूच्यगुल के सख्यातवे भाग च्ौडे, ऊ वे होइ, सो याका जो क्षेत्रफल एक ज़ी 
सबधी भया, ताकौं सख्यात करि गुरिए;. जाते श्रानतादिक ते मरिकरि मनुष्य) ही 
होइ । ताते मारणातिक समुद्घातवाले सल्यातवे ही जीव है, ताते सख्यात करि 
गुरिएए, श्रैसे गुण, जो होइ, सो मारणातिक समुद्घात विपे क्षेत्र जानना । 

है बहुरि तैजस श्राहारक समुद्घात विष जैसे पद्मलेश्या विषे क्षेत्र कह्या था, 
तैसे इहा भी जानना । भ्रब केवलसमुद्घात विष क्षेत्र क्रहिए हैं । 


।. केवल समुद्घात च्ष्यारि प्रकार दड़,|,कपाट, प्रत्र, लोक पूरण । तहा वंड 
दोय प्रकार - एक स्थिति दंड, एक उपविष्ट दड । बहुरि कपाट च्यारि प्रकार पूर्वा- 
भिमुख स्थित कपाट, उत्तराभिमुखस्थित कपाट, पूर्वाभिमुख उपविष्टर कपाठ, उत्तरा- 
भिमुख उपविष्ट कपाट । बहुरि प्रतर,भ्रर लोक पूरण एक एक ही प्रकार है । तहा 
स्थिति - दड समुद्घात विषे एक ज़ीव के प्रदेश वातवलय बिना लोक की ऊचाई 
क्रिचित्‌ ऊत्त चौदह राजू प्रम्नाण है। सो इस प्रमाण ते लबे, बहुरि बारह भझगशुन्न 
प्रमाण चौडे, गोल आकार प्रदेश हो है । सो - 'वासो त्ति ग्रुणो परिही' इत्यादि सूत्र 
करि याका क्षेत्रफल दोय से सोला प्रतरागुलनि करि जगच्छ णी कौ गुण, जो ज्रमाण 
होइ, तितना हो है, जाते बारह अगुल गोल क्षेत्र का, क्षेत्रफल एक सौ श्राठ प्रतृ- 
रागल होइ, ताकौं उचाई दोय श्रेणी करि गुणन करे इतना ही हो है। वहुरि एक 
समय विष इस समुद्घातवाले जीव चालीस होइ, ताते तिसकौ चालीस करि गुर, 
तब आठ हजार छ से चालीस प्रत॒रागुलनि करि जगच्छे णी कौ गुणे, जो प्रमाण होई; 
तितना स्थिति दड विषे क्षेत्र -.हो है । बहुरि इस स्थिति दड के क्षेत्र कौ नव,गुणा 
कीजिए, तब उपविष्ट दड विदे क्षेत्न हो है, ज़ाते स्थितिदड विषे बारह अगुल परमार 
चौड़ाई कही, इहा तिसते ति गुणी छत्तीस अगुल चौड़ाई है, सो क्षेत्रफल विर्ष नव 


सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका भाषादीका | [ ६२४५ 


गया क्षेत्र भया, ताते नव गुणा कीया। असे करते सतह॒त्तर हजार सात स॑ साठि 
प्रतरागलनि करि जगच्छे णी कौ गण, जो प्रमाण' भया, तितना उपविष्ट दड विषे 
क्षेत्र जानना । ३० पक पल । 


श्र 


है बी 


बहुरि पूर्वाभिमुख. स्थित कपाट समुद्ष्षात विषे एक जीव के प्रदेश वातवलय 
विना लोक प्रमाण तो लबे हो है, सो किचित्‌ ऊन्न चौदह राजू प्रमाण तो लबे हो है 
बहुरि उत्तर दक्षिण दिशा विषे।ल्ोक़ की ज्ौडाई प्रमाण चौडे हो है। सो उत्तर- 
दक्षिण दिशा विषे लोक सत्र सात राज़ चौडा है । ताते सात राजू प्रमाण चौडे हो 
है । बहुरि बारह अगुल प्रमाण पूर्व पश्चिम विषे ऊचे हो है, सो याका क्षेत्रफल भुज 
कोटि वेध का, परस्पर गुणन,करि च्रौईस अगरल ग़ूणा जगत्प्रतर प्रमाण भया; ताकौं 
एक समय विषे इस समुद्घातवाले ज़ीवनि, का प्रमाण चालीस है । ताते चालीस करि 
गुरणिए, तब नव से साठि सूच्यगुलनि करि जमत्प्रतर कौ गुण, जो प्रमाण होइ, 
तितना पूर्वाभिमुख स्थित कपाट विध्ने क्षेत्र हो है । बहुरि स्थित कपाट विष बारह 
अगुल की ऊचाई कही, उपविष्ट कपाट विषे ति गुणा छत्तीस अगुल की ऊचाई हो 
है । ताते पूर्वाभिमुख स्थित कपाट के क्षेत्र ते ति गुणा अठाइस से असी सूच्यगुलनि 
करि जगत्प्रतर कौ गुण, जो - प्रमाण होइ, तितना पूर्वाभिमुख उपविप्ट कपाट विषे 
क्षेत्र जानना । ,.. &, *ए 

बहुरि उत्तराभिमुख़॒ स्थित कपाट व्रिषे एक जीव के प्रदेश वातवलय विना 
लोक प्रमाण लबे हो हैं, सो किंचित्‌ ऊन चौदह राजू प्रमाण तो लबे हो है । बहुरि 
पृव पश्चिम दिशा विषे लोक की चौडाई के प्रमाण चौडे हो है। सो लोक अभ्रधोलोक 
के तो नीचे सात राजू चौडा है । अर श्नुक्रपम ते घटता घटता मध्य लोक विपे एक 
राजू चौडा है । याका क्षेत्रफल निमित्त्‌ सूत्र कृहिए है - मुहभूमी जोग दले पद गुणिदे 
पदधर्ण होदि । सुख कहिए अत, अर भूमि कहिए आदि, इनिका जोग कहिए जोड, 
तिसका दल कहिये आधा, तिसका पद कहिए गच्छ का प्रमाण तिसकौ गुरो पदधन 
कहिये, सर्वे गच्छ का जोडया हुआ प्रमाण, सो हो है । सो इहा मुख तौ एक राज 
अर भूमि सात राजू जोडिए, तव आद भये, इनिका आधा च्यारि भया, 
इसका अ्रधो लोक की ऊचाई सात राजू, सो गच्छु का, प्रमाण सात राजूनि करि 


गृण, जो अठाईस राज प्रमाण भया, तितना अधो लोक सवधी प्रतररूप क्षेत्रफल 
जानना । 


६२६ ] [ गोस्मटसार जीवफाण्ड गाया ५४४ 


बहुरि मध्य विषे लोक एक राजू चौडा, सो बधता बधता ब्रह्मास्वर्ग के निकट 
पाच राजू भया | सो इहा मुख एक राजू, भूमि पाच राजू मिलाए छह हुवा, ताका 
आधा तीन, बहुरि ब्रह्मस्वर्ग साढा तीन राजू ऊचा, सो गच्छ का प्रमाण साढा तीन 
करि गुणिये, तब आधा ऊध्व लोक का क्षेत्रफल साढा दश राजू हुआ । बहुरि ब्रह्म- 
स्वर्ग के निकट पाच राजू सो घटता घटता ऊपरि एक राजू का रह्या, सो इहा भी 
मुख एक राजू, भूमि पाच राजू, मिलाएं छह हुआ, आधा तीन, सो ब्रह्मस्वर्ग के 
ऊपरि लोक साढा तीन राजू है, सो गच्छ भया, ताकरि गुण, आधा उध्व॑ लोक का 
क्षेत्रटल साढा दश राज, हो है। असे उध्वलोक अर अधोलोक का सर्वे क्षेत्रफल 
जोडे, जगत्प्रतर भया, सो अँसें लवबाई चौडाई करि तो जगत्प्रतर प्रमाण प्रदेश हो 
है । बहुरि बारह अगुल प्रमाण उत्तर - दक्षिण दिशा विषे ऊचे हो है, सो जगत्मतर 
कौ बारह सूच्यगुलनि करि गुणे, एक जीव सबधी क्षेत्र बारह अगुल गुणा जगत्मतर 
प्रमाण हो है। बहुरि इस समुद्घातवाले जीव चालीस हो है। ताते चालीस करि 
तिस क्षेत्र कौ गुर, च्यारि से अस्सी सूच्यगुलनि करि गुण्या हुआ जगत्पतर प्रमाण 
उत्तराभिमुख स्थित कपाट विपे क्षेत्र हो है। बहुरि स्थिति विषे बारह अगुल की 
ऊचाई कही । उपविष्ट विषे ताते तिगुणी छत्तीस अ्रगुल की ऊचाई है । ताते पूर्वोक्त 
प्रमाण ते तिगुणा चौदा से चालीस सूच्यगुलनि करि गुण्या हुवा जगत्प्रतर प्रमाण 
उत्तराभिमुख उपविष्ट कपाट विषे क्षेत्र जानना | बहुरि प्रतर समुद्घातविषे तीन 
वातवलय बिना सर्व लोक विषे प्रदेश व्याप्त हो हैं । ताते तीन वातवलय का क्षेत्र- 
फल लोक के असख्यातवे भाग प्रमाण है। सो यह प्रमाण लोक का प्रमाण विषे 
घटाएं, अवशेष रहे, तितना एक जीव सबधी प्रतर समुद्घात विषे क्षेत्र जानना । 


बहुरि लोक प्रण विबे सर्व लोकाकाश विषे प्रदेश व्याप्त हो है। ताते लोक 
प्रमाण एक जीव सबधी लोक पूरण विपषे क्षेत्र जानना । सो प्रतर भर लोक पूरणख 
के बीस जीव तौ करनेवाले अर बोस जीव समेटनेवाले गैसे एक समय विषे चालीस 
पाइए । परन्तु पूर्वोक्त क्षेत्र ही विषे एक क्षेत्रावगाहरूप सर्व पाइए, ताते क्षेत्र तितना 
ही जानना । बहुरि दड अर कपाट विषे भी बीस जीव करनेवाले बीस समेटनेवालेनिं 
की श्रपेक्षा चालीस जीव है, सो ए जीव जुदे जुदे क्षेत्र कों भी रोके, ताते दण्ड श्र 
कपाट विषे चालीस का गुणकार कह्मा। यह जीवनि का प्रमाण उत्कृष्ठता की 


अपेक्षा है । 


सम्यग्जञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ६९२७ 
। सुक्कस्स समुर्धादे, असंखभागा य सव्वलोगो य । 
शुक्लायाः समुद्घाते, अ्रसंख्यभागाश्व सर्वतोकश्च । 


टीका --+ इस आधा सूत्र करि शुक्ल लेश्या का क्षेत्र लोक के असंख्यात 
भागनि विषे एक भाग विना अवशेष बहुभाग प्रमाण वा, सर्वलोक प्रमाण कह्मा है, 
सो केवल समुद्घात भ्रपेक्षा जानना) बहुरि उपपाद विषे मुख्यपने अ्रच्युत स्वर्ग अपेक्षा 
एक जीव के प्रदेश छह राज लबे श्र सख्यात सूच्यगुल प्रमाण चौडे वा ऊचे प्रदेश 
हो है। सो इस क्षेत्रफल कौ अ्रच्युत स्वर्ग विषे एक समय विषे संख्यात ही मरें, ताते 
तहा सख्यात ही उपज, ताते सख्यात करि गुण, जो प्रमाण भया, तितना उपपाद 
विषे क्षेत्र जानना । इहा भी पूर्वोक्त प्रकार पाच प्रकार लोक की श्रपेक्षा जैसा भाग- 
हार गुणकार सभव॑ तैसे जानि लेता; श्रैसे शुक्ललेश्या विषे क्षेत्र कह्मा । इहा छह 
लेश्यानि का क्षेत्र का वर्णन दश स्थान विषे कीया; तहा असा जानना | जो जिस 
अपेक्षा क्षेत्र का प्रमाण बहुत आवें, तिस अपेक्षा मुख्यपने क्षेत्र वर्णन कीया है । तहां 
संभवता अन्य स्तोक क्षेत्र श्रधिक जानि लेना, अँसे ही श्रागे स्पर्शन विषे भी श्रथे सम- 
भना । इति क्षेत्राधिकार । ु 


झागे स्पर्शनाधिकार साढा छह गाथानि करि कहै है--- 
फासं सब्बं लोयं, तिदठारों श्रसुहल स्साणं ॥५४४५॥ 
स्पर्श: सर्वो लोकस्त्रिस्थाने अशुभलेश्यानाम्‌ ॥५४५॥। 


ठीका -- क्षेत्र विष तो वरततेमानकाल विषे जेता क्षेत्र रोके, तिस ही का 
प्रहण कीया । बहुरि इहा वर्तमान काल विष जेता क्षेत्र रोके, तीहि सहित जो अतीत 
काल विषे स्वस्थानादिक विशेषण कौ घरे जीव जेता क्षेत्र रोकि आया होइ, तिस क्षेत्र 
ही का नाम स्पर्श जानना । सो कृष्णादिक तीन अशुभ लेश्या का स्पर्श स्वस्थान विषे 
वा समुद्घात विष वा उपपाद विपे सामान्यपने से लोक जानना । विशेष करि दश 
स्थानकनि विषे कहिए हैं । तहा कऋष्णलेश्या वाले जीवनि के स्वस्थान स्वस्थान विषे वा 
वंदना अर कषाय अर मरणातिक समुद्घात विषे वा उपपाद विषे सर्व लोक प्रमाण 
स्पश जानना । बहुरि विहारवत्स्वस्थान विषे एक राजू लबा वा चौडा अर संख्यात 
सूच्यगुल प्रमाण ऊचा तिर्यंग्‌ लोक क्षेत्र है। याका क्षेत्रफल संख्यात सूच्यगुलनि करि 


इरेफ ] [ गोस्सटसार जोवकाण्ड गाया ५४६-५४७ 


गुण्या हुवा जगत्पृतर प्रमाण भया, सोई विहारवत्स्वस्थान विपे स्पर्श जानना । जाते 
कृष्णुलेश्यावाले गमन क्रिया युक्त चस जीव तिर्यग्‌ लोक ही विपे पाइए हैं । 


बहुरि वैक्तियिक समुद्घात विषे मेरुगिरि के मूल ते लगाइ, सहस्रार नामा 
स्वर्ग पर्यत अचा त्रसनाली प्रमाण लबा, चौडा क्षेत्र विषे पवन कायरूप पुद्गल सर्वत्र 
श्राच्छादित रूप 'भरि' रहे है । बहुरि पवन कायिक जीवकि के विक्रिया पाइए है, सो 
अतीत काल अपेक्षा तहां सर्वत्र विक्रिया का सद्भाव है । असा कोऊ क्षेत्र तिस विषे' 
रह्या नाही, जहा विक्रिया रूप न प्रवर्तें; ताते एक राज लबा वा चौडा अर पाच 
राज ऊचा क्षेत्र भया ताका क्षेत्रफल लोक के सख्यातवे भाग प्रमाण भया, सोई वैक्रि 
यक समद्घात'विष स्पर्श जानना । । 


ह नो 


बहुरि तेजस अर आहारक अर केवल समुद्घात इस लेश्या विषे होता ही 
नाही | इहा भी पच प्रकार लोक का स्थापन करि, यथासभव गणकार भागहार 
जानना । बहुरि जैसे कृष्ण लेश्यानि विषे कथन कौया, तैसे ही नीललेश्या कपोतलेश्या 
विष भी कथन जानना । हि 


है 


आगे तेजोलेश्या विषे कहै हैं-- । 


तेउस्स य सट्ठाणे, लोगस्स असंखभागमेत्तं तु । 
अडचोहसभागा वा, देसणा होति णियसेण ॥५४६॥ 


तेजसश्नव स्वस्थाने, लोकस्य असंख्यभागमात्र तु। 
अष्ट चतुर्दशभागा वा, देशोना भवति नियसेन ।॥५४६॥ 


#) 


दीका - तेजोलेश्या का स्वस्थान विपषे स्पर्श स्वस्थान स्वस्थान श्रपेक्षा तो 
लोक का असख्यातवा भागमात्र जानना । बहुरि विहारवत्स्वस्थान अपेक्षा त्रसनाली 
के चौदह भागनि विषे श्राठ भाग किछ घाटि प्रमाण स्पर्श जानना । 


एवं तु समुग्घादे, राव चोहसभागयं च किचूण। 
' *_' उबवबादे पढमपदं, दिवड्ढचोहस य किचूर्ण ॥५४७॥ 


३४५५2 वह एवं तु-समुद्घाते, नवचतुदंशभागश्व किचिदूनः । । । 
7 ,॥, उपपादे प्रथमपरदं, व्दूचर्धचतुदंश च किचिदूनम्‌ ॥५४७१। | 


पम्याज्ञानचरिद्रफा भाधाटीका | [ ६२६ 


टीका -- वहुरि समुद्घात विषे असे स्वस्थानवत्‌ किछ घाटि त्रसनाली के 
चौदह भागनि विषे श्राठ भाग प्रमाण स्पर्श जानना वा मारणातिक समुद्घात 
अपेक्षा किछ घाटि त्रसनाली के चौदह भागनि विषे नव भाग प्रमाण स्पर्श जानना । 
बहरि उपपाद विषे त्रसनाली के चौदह भागनि विषे किछ 'घाटि ड्योढ भाग प्रमाण 
स्पश जानना । जैसे सामान्‍्यपने तेजीले श्या का तीनों स्थानकनि विष स्पर्श कह्या । 


बहुरि विशेष करि दश स्थानकनि विषे स्पर्श कहिए है । तियंग्लोक एक राजू 
का लम्बा, चौडा है, तिसविष लवणोद, कालोदक, स्वयंभूरमण इनि तीनि समुद्रनि 
विषे जलचर जीव पाइए है । अन्य समुद्रनि विषे जलचर जीव नाही, सो जिनि विषे 
जलचर जीव नाही, तिनि सर्व समुद्रनि का जेता क्षेत्रफल होइ, सो तिस तिर्यग्लोक- 
रूप क्षेत्र विषे घटाए, अवशेष जेता क्षेत्र रहे, तितना पीत, परम, शुक्ललेश्यानि का 
स्वस्थान स्वस्थान विषे स्पर्श जानना । जाते एकेद्वियांदिक के शुभल श्यानि का अभाव 


है । सो कहिए है- । 


जबूद्वीप ते लगाइ स्वयंभूरमण समुद्र, पर्यत सर्वे द्वीप - समुद्र दूणा दूणा 
विस्तार कौ धरे है । तहा जंबूदीप लाख योजन विस्तार क्रौं धरे है; याका सुक्ष्म 
तारतम्य रूप क्षेत्रफल कहिए है- । 


सत्त णव सुण्ण पंच य, छण्णव चउरेक पंच सुण्णं च । 


याका अथ्थे --- सात, नव, बिंदी, पच, छह, नव, च्यारि, एक, पाच, बिंदी 
इतने अकनि करि जो प्रमाण भया, तितना जंबूढीप का सूक्ष्म क्षेत्रफल है 
(७६०५६६४१५०) सो एतावन्मात्र एक खण्ड कल्पना कीया । बहुरि जैसे असे 
लवण समुद्र विषे खण्ड कल्पिए, तब चौईस (२४) होइ । धातकीखड विषे एक सौ 
चवालीस (१४४) होइ । कालोद समुद्र विषे छ से बहत्तरि (६७२) होइ । पुष्कर 
द्वीप विषे अठाइस से असी (२८८०) होइ । पृष्कर समुद्र विषे ग्यारह हजार नव से 
च्यारि (११६०४) होइ । वारुणी द्वीप विषे भ्रढतालीस हजार तीन से चौरासी 
(४८३८४) होइ । वारुणी समुद्र विपे एक लाख पिचाणवे हजार बहत्तरि 
(१६५०७२) होइ। क्षीरवर द्वीप विषे सात लाख तियासी हजार तीन से साढि 
(७८३३६० ) होइ । क्षीरवर समुद्र विष इकतीस लाख गुणतालीस हजार पाच से 
चउरासी (३१३६५८४) होइ। जैसे स्वयभूरमरा समुद्र पर्यत विषे खड साधन करना 
इसि खडनि के प्रमाण का ज्ञान होने के निमित्त सूत्र कहिए है- 


६३० ] [ गोम्मटसार जोवकाण्ड गाया ५४७ 


बाहिर सुईवर्गं, अव्भंतर सुइबग्ग परिहोणं । 
जंबूबासबिहत्ते, तेत्तियमेत्तारिण संडारिग ।। 


धर 


..._बाह्म सूची का वर्ग विपे अभ्यतर सूची का प्रमाण घटाए, जो प्रमाण रहै, 
ताकौ जबूद्वीप का व्यास के वर्ग का भाग दीए, जो प्रमाण आव, तितने जवृद्वीप 
समान खड जानने । अंत तें लगाइ, वाके सन्मुख अत पर्यत जेता सूधा क्षेत्र होइ, 
ताकौ बाह्य सूची कहिए । बहुरि श्रादि ते लगाइ, वाके सन्मुख आदि परयंत जेता सूधा 
क्षेत्र होइ, ताकों भ्रभ्यतर सूची कहिये । सो यहा लवण समुद्र विषे उदाहरण करि 


कहिये है-- 


लवण समुद्र की बाह्य सूची पाच लाख योजन, ताका वे कीजिये तव लाख 
गुणा पचीस लाख भया । बहुरि तिस ही की अभ्यतर सूची एक लाख योजन, ताका 
वर्ग लाख गुणा लाख योजन, सो घटाये श्रवशेप लाख गुणा चौईस लाख, ताका जवू- 
द्वीप का व्यास लाख योजन, ताका वर्ग लाख गुणा लाख योजन, ताका भाग दीजिए 
तब चौईस रहे, सो जबूद्वीप समान चौबीस खड लवण समुद्र विषे जानने । जैसे ही 
सवे द्वीप समुद्रत्ति विषे साधने । इस साधन के अ्रथि और भी प्रकार कहै हैं-- 


रूऊण सला बारस, सलागगुरिदे दु चबलयखंडाणि । 
बाहिरसूइ सलागा, कदी तदंताखिला खंडा ।॥ 


इहा व्यास विषे जितना लाख कह्मा होइ, तितने प्रमाण शलाका जानना। 
सो एक घाटि शलाका को बारह शलाका करि गुण, जबूद्वीप प्रमाण वलयखड हो हैं। 
जैसे लवरा समुद्रनि विपे व्यास दोय लाख योजन है, ताते शलाका का प्रमाण दोय, 
तामे एक घटाए एक, ताका बारह शलाका का प्रमाण चौईस करि गुण, चौईस खड 
हो है । बहुरि बाह्य सूची सबंधी शलाका का वर्ग प्रमाण तीहि पर्यत खड हो है । 
जैसे लवण समुद्र विषे बाह्य सूची पाच लाख योजन है । ताते शलाका का भ्रमास 
पाच ताका वर्ग पचीस, सोई लवरा समुद्र पर्यत से खडनि का प्रमाण हो है । जबूढी१ 
विषे एक खड अर लवण समुद्र विषे चौवीस खड, मिलि करि पचीस ख़ड़ हो है । 
बहुरि भर भी विधान कहै हैं-- 


बाहिरसुईवलयव्वासूणा चउग्रुरिगट्ठावासह॒दा । 
इकलक्खवग्गभूजिदा, जंबुसमवलूयखंडाणि ॥१॥ ' 


सम्पग्शानश्रन्द्रिषा भाषाटीका ) [ ६३१ 


वाह्य सूची विष वलय का व्यास घटाए, जो रहै, ताका चौगुणा व्यास ते 
गृणिये, एक लाख के वर्ग का भाग दीजिए, तब जवूद्वीप के समान गोलाकार खड़नि 
का प्रमाण हो है । 


उदाहरण - जैसे लवणसमुद्र की बाह्य सूची पाच लाख योजन, तिसमे व्यास 
दोय लाख योजन घटाइए, तव तीन लाख योजन भये, याकौ चौगुणा व्यास आठ लाख 
योजन करि गणिये, तब लाख गणा चौईस लाख भये | याकौ एक लाख का वर्गका 
भाग दीजिए, तब चौईस पाये, तितने ही जबूद्वीप समान लवरा समुद्र विष खड हें, 
असे सूत्रनि ते साधन करि खड ज्ञान करना । वहुरि इहा द्वीप सबंधी खडनि को 
छोडि, सर्व समुद्र सबधी खडनि का ही ग्रहण कीजिये, तब जवृद्वीप समान चौईस 
खडनि का भाग समुद्रखंडनि कौं दीए, जो प्रमाण आवे, तितना सर्व समुद्रनि विपषे 
लवण समुद्र समान खड जानने । सो लवण समुद्र के खंडनि को चोईस भाग दीए, 
एक पाया, सो लवण समुद्र समान एक खड भया । कालोद समुद्र के छ से बहत्तरि 
खडनि कौ चौवीस का भाग दीये, अ्रट्टाईस पाये, सो कालोद समुद्र विषे लवणसमुद्र 
समान अ्ठाईस खड हो है । असे ही पुष्कर समुद्र के खडनि कौं भाग दीये च्यारि से 
छिनव खड हो है । वारुणी सम॒द्र के खडनि कौ भाग दीये, आठ हजार एक से अ्रठा- 
इस खड हो हैं। क्षीरसमुद्र के खडनि कौ भाग दीये, एक लाख तीस हजार श्राठ से 
सोलह खड हो है । असे ही स्व्रयभूरमण समुद्र पर्यत जानना । सो जानने का उपाय 


कहेँ हैं- 

















यहु लवणसमुद्रसमान खडनि का प्रमाण ल्यावने की रचना है 

धनराशि ऋणराणशि समुद्र 
पिन गन | १६ |! अप । क्षीस्वर _आखर 
5 १६ लक चर 5५ जल की डक । प्यणीवर | 
न या 
द्‌ । १६ । हैं कह डे ०5 ! शऋयोद । 
व्णण | 





६३२ ] | गोम्मटसार जीवफाण्ड गाया ५४७ 


दोय आदि सोलह सोलह गुणा तो धन जानना | अर एक आदि चौगुणा 
चौगणा ऋण जानना । सो धन विषे ऋण घटाए, जो प्रमाण रहै, तितने लवण समुद्र 
समान खड जानने । 


उदाहरण कहिये है - प्रथमस्थान विपे धन दोय, अर ऋण एक, सो दोय मे 
एक घटाए एक रह्या, सो लवण समुद्र विषे एक खड भया । बहुरि दूसरे स्थान के 
दोय कौ सोलह गुणा कीजिए, तब बत्तीस तो धन होइ, अर एक कौ च्यारि गुणा 
कीजिए, तब च्यारि ऋण भया, सो बत्तीस मे च्यारि घटाए, अ्रठाइस रहा, सो दूसरा 
कालोदक समुद्र विषे लवण समुद्र समान अ्रठाईस खड है । वहुरि तीसरे स्थानक 
बत्तीस कौ सोला गुणा कीए, पाच से बारा तो धन होइ, अर च्यारि कौ चौगुणा कीए 
सोला ऋरण होइ, सो पाच से बारा मैं स्यो सोला घटाए, च्यारि से छिनवे रह्या, सो 
इतना ही तीसरा पुष्कर समुद्र विषे लवण समुद्र समान खड जानने । जैसे स्वयभू- 
रमरणा समुद्र पर्यतं जानना । सो अब इहा जलचर रहित समुद्रनि का क्षेत्रफल 
कहिए है- 
तहा जो द्वीप समुद्रनि का प्रमाण है, ताकौ इहा समुद्रनि ही का ग्रहण है, ताते 
ग्राधा कीजिये, तामें जलचर सहित तीन समुद्र घटाए, जलचर रहित समुद्रनि का 
प्रमाण हो है, सो इहा गच्छ जानना । सो दोय आदि सोला - सोला गुणा धन कह्मा 
था, सो धन का जलचर रहित समुद्रनि का धन विष कितना क्षेत्रफल भया ? सो 
कहिये है -- 
पदसेतते गुणायारे, अण्णगोण्णं गुरिगयरूवपरिहीणे । 
रूऊणगुणेणहिये, मुहेणगुरिएयम्मि गुरागरणिय ॥ 
इस सूत्र करि गुणकार रूपराशि का जोड हो है। याका श्र्थ - गच्छप्रमाण जो 
गणकार, ताकौं परस्पर गृुणि करि एक घटाइये, बहुरि एक घाटि गुणकार के प्रमाण 
का भाग दीजिए, बहुरि मुख जो आदिस्थान, ताकरि गुणिये, तब' गुराकाररूप राशि 
विषे सर्व जोड होइ । 
सो प्रथम अन्य उदाहरण दिखाइए हैं - जैसे आदिस्थान विषे दश अर पीछे 
चौगुणा - चौगुणा बधता असे पच स्थानकनि विषे जो जो प्रमाण भया, तिस सर्वे 


का जोड दीए किंतता भया ? 


धम्परज्ञाननखिका भाषादीक! | | ६३३ 


सो कहिये है - इहा गच्छ का प्रमाण पाच, अरगुणकार का प्रमाण च्यारि 
सो पाच जायगा च्यारि च्यारि माडि, परस्पर,गुणिए, तब एक हजार चौईस हवा, 
यार्मे एक घटाए, एक हजार तेईस हवा । बहुरि याको एक घाठि गुणकार का प्रमारा 
तीन का भाग दीजिये, तब तीन से इकतालीस हुवा । बहुरि आदिस्थान का प्रमाण 
दश, तिसकरि याकौ गुणे, चौतीस से दश (३४१०) भया, सीई सर्व का जोड जानता 
कैसे ? पंचस्थानकति विष ग्रैसा प्रमाण है-१०।४०।१६०।६४०।२५६० । सो इत्तिका 
जोड चौतीस से दश ही हो है । असे अन्यत्र भी जानता । सो इस ही सूत्र करि इहा' 
गच्छ का प्रमाण तीन घाटि द्वीपसागर के प्रमाण ते आधा प्रमाण लीये है | सो सर्व 
द्वीप - समुद्रनि का प्रमाण कितना है ? सो कहिए है - एक राजू के जेते अर्ध॑च्छेद है, 
तिनि मे लाख योजन के अरधेच्छेद अर एक योजन के सात लाख श्रडसठि हजार अगुल 
तिनिके भ्र्धच्छेद अर सूच्यगूल के श्रधच्छेद अ्रर मेरु के मस्तक प्राप्त भया एक अर्थ 
च्छेद, इतने अरधच्छेद घटाए, जेता अवशेष प्रमाण .रह्या, तितने सर्वे द्वीप - समुद्र है । 
अब इहा गुणोत्तर का प्रमाण सोलह सो गच्छप्रमाण गुणोत्तरनि कौं परस्पर गुणना । 
तहां प्रथम एक राजू का अधंच्छेद राशि ते आधा प्रमाण मात्र जायगा सोलह -सोलह 
माडि, परस्पर गुणन कीए, राजू का वर्ग हो है । सो कैसे ? सो कहिये है- 


विवक्षित गच्छ का आधा प्रमाण मात्र विवक्षित गुणकार (का वर्गमूल )! माडि 
परस्पर गुणन कीए, जो प्रमाण होइ, सोई सपूर्ण विवक्षित गच्छ प्रमाण मात्र विव- 
क्षित गुणकार का वर्गमूल माडि, परस्पर गुणन कीए, प्रमाण हो है। जैसे विवक्षित 
गच्छ श्राठ, ताका आधा प्रमाण च्यारि, सो च्यारि जायगा विवक्षित गुणकार नव, 
नव माडि परस्पर गुणें, पेसठि से इकसठि होइ, सोई विवक्षित गच्छ मात्र श्राठ 
जायगा विवक्षित गुणकार नव का वर्गमूल तीन - तीन. माहड्नि परस्पर गुणन कीए, 
पेसठि से इकसठि हो है। जैसे ही इहा विवक्षित गच्छ एक राजू के श्रर्धच्छेद, ताका 
अर्धच्छेद प्रमाण मात्र जायगा सोलह - सोलह माडि परस्पर गुणे, जो प्रमाण होइ, 
सोईं राजू के अधेच्छेद मात्र सोलह का वर्गमूल च्यारि च्यारि माड़ि परस्पर गुणे, 
प्रमाण होइ, सो राजू के श्र्धच्छेद मात्र जायगा दूवा माडि, गुणे, तो राजू होइ । अर 
तितनी ही जायगा दोय - दोय वार दूवा माडि, परस्पर गुणे, राजू का वर्ग हो है । 
सो जगत्प्रतर कौ दोय वार सात का भाग दीजिए इतना हो है । वहुरि यामे एक 


१. का वर्गमूल' यह छपी प्रति में मिलता है । छहो हस्तलिखित प्रतियो में नहीं मित्रता । 


६३४ ] | गोम्मठसार जौवकाण्ड गाथा ५४७ 


घटाइये, जो प्रमाण होइ, ताकौ एक घाटि गुणकार कौ प्रमाण पद्रह, ताका भाग 
दीजिए । बहुरि इहा आदि विषे पुष्कर समुद्र है। तिस विपे लवण समुद्र समान 
खडनि का प्रमाण दोय कौ दोय बार सोलह करि गुणिए, इतना प्रमाण है, सोई मुख 
भया, ताकरि गुणिए, जैसे करते एक घाटि जगत्प्रतर कौं दोय सोलह सोलह का गुण- 
कार भर सात - सात पद्रह का भागहार भया। बहुरि इस राशि का एक लवण 
समुद्र विषे जबूद्वीप समान चौईस खड हो है । ताते चौईसका गृणकार करना । बहुरि 
जम्बूद्वीप विषे सूक्ष्म क्षेत्रफल सात नव आदि अकमात्र है। ताते ताका गुणकार करना 
बहुरि एक योजन के सात लाख अ्रड्सठि हजार श्रगुल हो हैं । सो इहा वर्गराशि 
का ग्रहण है, भर वर्गराशि का गुणकार भागहार वर्गरूप ही हो है । ताते दोय बार 
सात लाख भ्रडसठि हजार का गुणकार जानना । बहुरि एक सूच्यगुल का वर्ग प्रतरा- 
गुल हो 'है । ताते इतने प्रतरागुलनि का गुणकार जानना । बहुरि-- ! 


विरलिदरासीदो पुण, जेत्तियमेत्तारिंग हीशरूवारिय । 
तेसि श्रण्णोण्णहदी, हारो उप्पण्णरासिस्स ।। 


इस करणसूत्र के अभिप्राय करि द्वीप समुद्रनि के प्रमाण विष राजू के 
भ्रधेच्छेदनि ते जेते अ्र्धच्छेद घटाए है, तिनिका आधा प्रमाण मात्र गुणकार सोलह 
कौ परस्पर गुणे, जो प्रमाण होइ, तितने का पूर्वोक्त राशि विषे भागहार जानता । 
सो इहा जाका श्राधा ग्रहण कीया, तिस सपूर्ण राशि मात्र सोलह का वर्गमूल च्यारि, 
तिनिकौ परस्पर गुणे, सोई राशि हो है । सो अपने अर्धच्छेद मात्र दूवानिः कौं परस्पर 
गुण तौ विवक्षित राशि होइ, श्रर इहा च्यारि कहै है, ताते तितने ही मात्र दोय बार, 
दूवानि को परस्पर गुणे, विवक्षित राशि का वर्ग हो है | ताते इहा लाख योजन का 
अर्धच्छेद प्रमाण दोय दूवानि का परस्पर गुणे, तौ लाख का वर्ग भया । एक योजन 
का अगुलनि के प्रमाण का भअर्धच्छेदमात्र दोय दूवानि कौ परस्पर गुणे, एक योजन 
के अगुल सात लाख अश्रड्सठि हजार (तीन का) वर्ग भया । बहुरि मेरमध्य सबंधी 
एक अरध॑च्छेदमात्र दोय दूवानि कों परस्पर गुणे, च्यारि भया, बहुरि सूच्यगुल का 
भ्रध॑च्छेदमात्र दोय दूवानि कौ परस्पर गुणे, च्यारि भया। बहुरि सूच्यगुल का अधे- 
च्छेद मात्र दोय दुवानि कौं परस्पर गुरो प्रतरागुल भया । जैसे ए भागहार जानने। 
बहुरि जलचर सहित तीन समुद्र गच॑छ विषे घटाए हैं । ताते तीन बार गुणोत्तर जो 
सोलह, ताका भी भागहार जानना । असे जगत्प्रतर कौ प्रतरागुल अर दोय अर 
सोलह भ्रर सोलह भर चौवीस झर सात से निवे कोडि छप्पन लाख चौराणवे हजाः 


5 


सम्पतज्ञातचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ६१५ 


एक सौ पचास अर सात लाख श्रडसठि हजार, अर सात लाख अ्रड्सठि हजार का तौ 
गुणकार भया । बहुरि प्रतरागुल श्रर सात अर सात श्रर पंद्रह श्रर एक लाख अर एक 
लाख अर सात लाख अ्रडसठि हजार अर सात लाख श्रड्सठि हजार अर च्यारि अर 
सोलह अर सोलह अर सोलह का भागहार भया । इहा प्रतरांगुल अर दोय वार 
सोलह अर दोय वार सात लाख अडसठि हजार गुणकार भागहार विषे समान 
वेखि अ्रपवर्तत कीए अर गृणकार विष दोय चौईस कौ परस्पर गुणे, अडतालीस भर 
भागहार विपषे पंद्रह सोलह, इनिकौ परस्पर गुणे, दोय से चालीस, तहा अडतालीस 
करि श्रपवर्तत कीए, भागहार विषे पाच रहे, असे अपवर्तेन कीए, जो श्रवशेष प्रमाण 
रह्या ७६४०५६६४१५० तहा सर्व भागहारनि कौ परस्पर गुणि, ताको गृुणकारनि के 
७।७। १ल। १ल।४।]०५। 

अकनि का भाग दीएं किछ अधिक बारह से गुणतालीस भए । अँसे धनराशि विषे 
सर्वे क्षेत्रफल साधिक 'धगरय” जो बारह से गुणतालीस, ताकरि भाजित जगत्प्रतर 
प्रमाण क्षेत्रफल भया । इहां कटपयपुरस्थवर्णें: इत्यादि सूत्र के अनुसारि अक्षर सज्ञा करि 
धगरय शब्द ते नव तीन, दोय, एक जनित प्रमाण ग्रहण करना । अब इहा एक आदि 
चोगुणा - चौगूणा ऋण कह्या था, सो जलचर रहित समुद्रनि विषे ऋणरूप क्षेत्रफल 
ल्याइए है । 'पदमेत्ते गुणयारे' इत्यादि करणसूत्र करि प्रथम गच्छमात्र गुणकार 
च्यारि का परस्पर गुणन करना । तहा राज के अर्ध॑च्छेद प्रमाण का अधंप्रमाण मात्र 
च्यारि को परस्पर गुणे, एक राजू हो है । कैसे ? सो कहिये है-- 

सवे द्वीप समुद्र का प्रमाण मात्र गच्छ कल्पे, इहा आधा प्रमाण है, ताते गुण- 
कार च्यारि का वर्गमूल दोय ग्रहएा करना । सो सपूर्ण गच्छ विषे एक राज के अर्ध- 
च्छेद कहे हैं, ताते एक राज, के अर्ध॑च्छेद प्रमाणदुवानि कों परस्पर गुणे, एक राज 
प्रमाण भया, सो जगच्छ णी का सातवां भाग प्रमाण है । यामे एक घटाइए, जो प्रमाण 
होइ, ताकी एक घाटि गुणकार तीन का भाग दीजिए । बहुरि पुप्कर समुद्र श्रपेक्षा 
भ्रादि स्थान विषे प्रमाण सोलह, ताकरि गुणिये, ग्रेसें एक घाटि जगच्छेणी कौं 
सोलह का गुण कार बहुरि सात झर तीन का भागहार भया। यार्कों पूर्वोक्त प्रकार 
चौवीस सड अर जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल रूप योजननि का प्रमाण अर एक योजन के 


अगुलनि का वर्गमात्र बहुरि सूच्यंगुल का इहां वर्ग है, ताते इत्तनाँ प्रतरागुलनि करि 
गुणन करना । बहुरि--- 


विरलिदरासोदो पुण, जेतियमेत्ताणि हीणरूवारिय । 
तेंति अण्णोण्णहदी, हारो उप्पण्णरासिस्स ॥१॥॥ 


रैर५ | | गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया ५४७ 


इस सूत्र अनुसारि जितने गच्छ विपे राजू का अ्रव॑च्छेद प्रमाण घटाइए है, 
ताका जो आधा प्रमाण है, तितने 'च्यारि के अकनि कौं परस्पर गुण, जो प्रमाण होइ, 
तितने का भागहार जानना । सो जिस राशि का श्राधा प्रमाण लिया, तिस राशि- 
मात्र च्यारि का वर्गमूल दोय कौ परस्पर गुणिये, तहा लक्ष योजन के अ्र्थच्छेद प्रमाण 
दूवानि को परस्पर गुणे, एक लाख भए । एक योजन के अगुलनि का अर्च्छेद प्रमाण 
दूवानि कौ परस्पर गुणे, सात लाख अडसठि हजार .अगुल भये । बहुरि भेरुमध्य 'के 
अधंच्छेद मात्र: दूवा का दोय भए। 'बहुरि सूच्यगुल का अ्र्धच्छेदमात्र दूवानि कौं पर- 
स्पर गुण, सूच्यगुल भया, जैसे भागहार भए | बहुरि तीन समुद्र घटाए, ताते तीन 
वार गुणीत्तर जो च्यारि, 'ताका भी भागहार जानता । अँसे एक घाटि जगत्छे णी-कों 
सोलह अर च्यारि अर चौईस अर सात से निव कोडि छप्पन लाख चौरारावे हजार 
एक से पचास अर सात लाख अडसठि हजार अर सात लाख अडसठि हजार का तौ 
गुंणकार भया । बहुरि सात अर तीन अर सूच्यगुल अर एक लाख अर सात लाख 
अंडसठि हजार अर दोय अर च्यारि अर च्यारि अर च्यारि का भागहार भया । तहा 
यथायोग्य अपवर्तन कीए, सख्यात सूच्यगुल करि गृण्या हवा जगच्छे णी मात्र क्षेत्रफल 
भया । सो इतने पूर्वोक्ते धन राशिरूप क्षेत्रफल विषे घटावना, सो तिस मह॒त्‌ राशि- 
विषे किंचित्‌ मात्र घट्या सो घटाए, किचित्‌ ऊन साधिक बारह से गुणतालीस करि 
भाजित जगत्प्रतर प्रमाण सर्व जलचर रहित समुद्रनि का क्षेत्रफल ऋण रूप 'सिद्ध 
भया । याकौ एक राजू लवा, चौडा जैसा जो जगत्प्रतर का गुणचासवा भाग मात्र 
रज्ज प्रतर क्षेत्र, तामे समच्छेद करि घटाइए, तब जगत्प्रतर कौं ग्यारह से निवे का 
गुणकार अर गुणाचास गुणा बारह से गुणतालीस का भागहार भया ।+ तहा अपवर्तन 
करने के श्रथि भाज्य के गुणकार का भागहार कौ भाग दीए किछ अधिक इक्यावन 
'पाए। जैसे साधिक काम जो अक्षर सज्ञा करि इक्यावन,' ताकरि भाजित जगठ्मतर 
प्रमाण विवक्षित क्षेत्र का प्रत्ररूप तन का स्पर्श भया । याकौं ऊचाई का स्पर्श ग्रहण 
'के भ्रथि जीवनि की ऊचाई का प्रमाण सख्यात सूच्यगुल, तिन करि गुशे, साधिक 
इक्यावंन करि भाजित सख्यात सूच्यगूल गुणा जगत्प्रतर मात्रे शुभलेश्यानि का स्वें- 
, स्थान स्वस्थान विषे स्पर्श हो है। याकौ देखि तेजो लेश्या का स्वस्थान' स्वस्थान की 
अपेक्षा स्वर्ण लोक का असख्यातवा भाग मात्र 'कह्मया, जोते यहु क्षेत्र लोक के' अस- 
ख्यातवे भाग मात्र है| बहुरि तेजोलेश्या का विह्ारवत्स्वस्थान अर वेदना समुद्धात 
अर कपाय समुद्घात श्र वैक्नियिक समुद्घात विषे स्पर्श किछ, घाटि चौदह भाग में 
श्राठ भाग प्रमाण है | काहे ते ? सो कहिये हैं- 


सम्यस्यानचचिका भाषादौका | [ ६३७ 


लोक चौदह राजू ऊचा है। त्रसनाली अपेक्षा' एक राजू लबा - चोडा है । 
सो तहा चौदह राजू विषे सनत्कुमार-माहेद्र के वासी उत्कृष्ट तेजोलेश्यावाले देव, 
ऊपरि श्रच्युत सोलह॒वा स्वर्ग पर्यत गमन करे है । अर नीचे तीसरी नरक, पृथ्वी पर्यत 
गमन करे है । सो अच्युत स्वर्ग ते तीसरा 'नरक शआ्राठ राजू है। ताते चौदह भाग में 
आठ भाग कहे अर तिसमे तिस तीसरा सरक की प्रथ्वी की मोटाई (विषे जहा पठल 
न पाइए जैसा हजार योजन 'घटावने, ताते किचित्‌ ऊन कहे है | इहा जो चौंदह घन- 
रूप राजूनि की एक शलाका होइ, तो झ्ाठ घनरूप राजूनि की केती शलाका होइ ? 
श्रेसे त्रेराशिक कीए आठ चौदहवा भाग आवे है। अथवा भवनत्रिक देव ऊपरि वा 
नीचे स्वयमेव तौ सौधर्म - ईशान स्वर्ग पर्यत वा तीसरा नरक पर्यत गमन करे है । 
श्र अन्य देव के ले गये सोलह॒वा स्वर्ग पर्यत विहार करे है । ताते भी पूर्वोक्त प्रमाण 
स्पर्श सभव है । बहुरि तेजोलेश्या का मारणातिक समुद्घात विषे स्पर्श चौदह भाग में 
नव भाग किछ घाटि सभवे है | काहे ते ? भवनत्रिक देव वा सौधर्मादिक च्यारि 
स्वगनि के वासी देव तीसरे नरक गए, अ्रर तहा ही मरण समुद्घात कीया, बहुरि ते 
जीव शआआरठवी मुक्ति पृथ्वी विषे बादर पृथ्वी काय के जीव उपजते है । ताते तहा पर्य॑त 
मरण समुद्घातरूप प्रदेशनि का विस्तार करि दड कीया । तिन आठवी पृथ्वी ते, 
तीसरा नरक नव राजू है । अर तहा पटल रहित पृथ्वी की मोटाई घटावनी, ताते 
किचित्‌ ऊन नव चौदहवा भाग सभवे है । 


बहुरि तेजस समुद्घात अर श्राह्मरक समुद्घात विषे सख्यात घनागुल प्रमाण 
स्पर्श जानना, जाते ए मनुष्य लोक विषे ही हो है । बहुरि केवल समुद्घात इस लेश्या 
वालो के होता ही नाही । बहुरि उपपाद विषे स्पर्श चौदह भागनि विषे किछ घाटि 
डेढ राजू भाग मात्र जानना । सो मध्यलोक ते तेजोलेश्या ते मरिकरि सौधर्म ईशान 
का अत' पटल' विषे उपजे, तीहि अपेक्षा सभवे है । 


इह्मां कोऊ कहै कि तेजोलेश्या के उपपाद विषे सनत्कुमार माहेद्र पर्य॑त क्षेत्र 
देव का स्पर्श पाइए है, सो तीन राजू ऊचा है, ताते चौदह भागनि विषे किचित ऊन 
तीन भाग क्यो न कहिये ? 


ताका सम्माधान - सौधर्म - ईशान ते ऊपरि संख्यात योजन जाइ, सनत्कुमार 
माहेद्र का प्रारभ हो है । तहा प्रथम पटल है, अर डेढ राजू जाइ, अतिम पटल है, सो 
अत पटल विषे तेजोलेश्या नाही है, असा केई आ्राचा्येनि का उपदेश है ॥ ताते श्रथवा 


६३८ ] [ गोम्मठसार जौवकाण्ड गाया ५४८-५४६ 


'चित्रा भूमि विषे तिष्ठता तिर्यंच मनुष्यनि का उपपाद ईशान पर्यत ही सभवे है, ताते 
किचित्‌ ऊन डेंढ भागमात्र ही स्पर्श कह्या है | बहुरि गाथा विषे चकार कह्मा है, ताते 
तेजोलेश्या का उत्कृष्ट अश करि मरे, तिनके सनत्कुमार - माहेद्र स्वर्ग का अत का 
चक्र नामा इ द्रक सबधी श्रेणीबद्ध विमाननि विपे उत्पत्ति केई आचार्य कहै है | तिनि 
का अभिप्राय करि यथा सभवे तीन भागमात्र भी स्पर्श सभवे है । किछ नियम नाही। 
इस ही वास्ते सूत्र विषे चकार कह्मा । असे पीतलेश्या विषे स्पर्श कह्या । 


पस्मस्सय सट्ठाणसमुग्घाददुगेस होदि पढमपद । 
अ्रड्चोददसभागा वा, देसूणा होति णियमेरा ॥॥५४८॥ 


पद्मायाश्व स्वस्थानसमुद्घातद्विकयोर्भवति प्रथमपदम्‌ । 
भ्रष्ट चतुर्देशभागा वा, देशोना भवंति नियमेन ।॥५४८॥ 


टीका -- पद्चलेश्या के स्वस्थान स्वस्थान विषे पूर्वोक्तप्रकार लोक के अस- 
ख्यातवें भाग मात्र स्पर्श जानना । बहुरि विहारवत्स्वस्थान अर वेदना - कषाय - वैक्रि- 
'यिकसमुद्घात इनिविषै किचित्‌ ऊन चौदह भाग विषे आठमात्र स्पर्श जानना । बहुरि 
मारणातिक समुद्घात विष भी तेसे ही किचित्‌ ऊन आठ चौदह॒वा भागमात्र स्पर्श 
जानना, जाते पदुम लेश्यावाले भी देव पृथ्वी, अभ्रपू, वनस्पति विषे उपज हैं । बहुरि 
तेजस आहारक समुद्घात विषे सख्यात घनागुल प्रमाणस्पर्श जानना । बहूरि केवल 
'समुद्घात इस लेश्या विषे है नाही । 


' उबवादे पढमपदं, पणचोहसभागयं च देसूरां । 
उपपादे प्रथमपद, पंचचतुर्दशभागकश्च देशोनः । 


टीका - यहु आधा सूत्र है । उपपाद विषे स्पश चौदह भाग विषे पच भाग 
किछु घाटि जानना, जाते पदुमलेश्या शतार - सहस्नार पर्यत सभवे है । सो शतार- 
सहस्नार मध्यलोक ते पाच राजू उचा है। जैसे पद्मलेश्या विषे स्पर्श कह्या । 


सुक्‍्कस्स य तिट्ठाणे, पढमो छच्चोदसा होणा ॥५४६॥ 


शुकलायाश्र त्रिस्थाने, प्रथमः षद्चतुर्देशहीनाः ।॥५४६।॥। 


टीका - शुक्ललेश्यावाले जीवनि के स्वस्थानस्वस्थान विषे तेजोलेश्यावत्‌ लोक 
का असख्यातवा भाग प्रमाण स्पर्श है। बहुरि विहारवत्स्वस्थान विषे श्र बेदना, 


! 


सम्पस्जानचन्द्रिका भाषाटीका ] [| ६३६ 


कषाय, वैक्रियिक, मरणातिक समुद्घातनि विष स्पर्श चौदह भागनि विषे छह भाग किछ 
एक घाटि स्पर्श जानना । जाते अच्युतस्वर्ग के ऊपरि देवनि के स्वस्थान छोडि अन्यत्र 
गमन नाही है । ताते अच्यृत पर्य॑त ही ग्रहण कीया । बहुरि तेजस, श्राह्रक' समुद्धात 
विषे सख्यात घनागुल प्रमाण स्पर्श जानना । 


णवरि समुग्घादम्मि य, संखातीदा हवंति भागा वा । 
सव्बो वा खलु लोगो, फासो होदि त्ति णिद्विद्ठो ॥५५०॥ 


नवरि समुद्घाते च, संख्यातीता भवंति भागा वा । 
सर्वो वा खलु लोकः, स्पर्शों भवतीति निर्दिष्ट: ॥५५०॥। 


टीका - केवल समुद्घात विषे विशेष है, सो कहा ? 


दण्ड विषे तौ स्पश् क्षेत्र की नाई संख्यात प्रतरांगुलनि करि गुण्या हवा जग- 
च्छे णी प्रमाण, सो करणे अर समेटने की भ्रपेक्षा दूणा जानना । बहुरि पूर्वाभिमुख 
स्थित वा उपविष्ट कपाट विषे संख्यात सूच्यगुलमात्र जगत्प्रतर प्रमाण है, सो करणे, 
समेटने की अपेक्षा दूणा स्पर्श जानना । बहुरि तेसे ही उत्तराभिमुख स्थित वा उप- 
विष्ट कपाट विषे स्पर्श जानना । बहुरि प्रतर समुद्घात विषे लोक कौ अ्रसख्यात का 
भाग दीजिए, तार्मेँ एक भाग विना अवशेष बहुभाग मात्र स्पर्श है। जाते बात बलय 
का क्षेत्र लोक के श्रसख्यातवे भाग प्रमाण है, तहा व्याप्त न हो है । बहुरि लोक- 
पूरण विषे स्पर्श सर्व लोक जानना, असा नियम है । 


बहुरि उपपाद विषे चौदह भाग विषे छह भाग किचित्‌ ऊन स्पर्श जानना । 
जाते इहा आरण - अच्युत पर्यत ही की विवक्षा है । इति स्पर्शाधिकार । 


झ्रागे काल अधिकार दोय गाथानि करि कहै है-- 
कालो छल्लेस्साणं, णाणाजीवं॑ पडच सब्वद्धा । 
अ्रतोमुहुत्तमवरं, एगं जीवं पडुच्च हवे ॥५५१॥ 


कालः षड्लेश्यानां, नानाजीवं प्रतीत्य सर्वाद्धा । 
अंतर्मृहृर्तोड्वरं एक, जोवं प्रतीत्य भवेत्‌ ॥५५१।॥ 


६४० ) [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया ५१२-१४३ 


टीका - कृष्ण आदि छुहो लेश्यानि का काल नाना जीवनि की प्रपेक्षा सर्वाद्धा 
कहिये सर्व काल है । बहुरि एक जीव श्रपेक्षा छहो लेश्यानि का जघन्यकाल तो अत- 
मु ह्॒तें प्रमाण जानना । 


उवहीण तेत्तीसं, सत्तरसत्तेव होंति दो चेव । 
अट्ठारस तेत्तीसा, उककस्सा होंति अदिरेया ५५२॥ 


उदधीनां त्र्यस्निशत्‌, सप्तदश सप्तंव भवंति हो चेव । 
अष्टादश त्रयस्त्रिशतू, उत्कृष्ठा भवंति अ्रतिरेकाः ॥५५२॥। 


टीका -- बहुरि उत्कृष्ट काल कृष्णलेश्यों का तेतीस सागर, नीललेश्या का 
सतरह सागर, कपोतलेश्या का सात सागर, तेजोलेश्या का दोय सागर, पद्मलेश्या का 
श्रठारह सागर, शुक्ललेश्या का तेतीस सागर किछ किछ अधिक जानना । सो श्रधिक 
का प्रमाण कितना ? सो कहें हैं - यहु उत्कृष्ट काल नारक वा देवनि की श्रपेक्षा 
कह्या है। सो नारकी श्र देव जिस पर्याय ते आनि उपज, तिस पर्याय का श्रत का 
अ्ंतम्‌ ह्॒ते काल बहुरि देव नारक पर्याय छोडि जहा उपज, तहा आदि बिषे अतर्मुहर्त 
काल मात्र सोई लेश्या हो है। ताते पूर्वोक्त काल ते छहौ लेश्यानि का काल विषे दोय 
दोय अतर्मुहर्त श्रधिक जानना । बहुरि तेजोलेश्या अर पद्नलेश्या का काल विषे 
किचित्‌ ऊन आधा सागर भी अधिक जानना, जाते जाके आयु का अ्रपवर्तेन घात भया 
असा जो घातायुष्क सम्यर्दृष्टी, ताक अतर्मुहर्त घाटि श्राधा सागर आयु बधता हो है 
जैसे सौधर्म-ईशान विपे दोय सागर का आयु कह्या है, ताहा घातायुष्क सम्यग्दृष्टी 
के अतर्मुहृते घाटि अढाई सागर भी आयु हो है, अैसे ऊपर भी जानना । बहुरि अैसे 
ही मिथ्यादृष्टि घातायुष्क के पल्‍्य का असख्यातवा भाग प्रमाण आयु बधता हो है, 
सो यहु श्रधिकपना सौधम ते लगाइ सहस्रार स्वर्ग पर्यत जानना । ऊपर घातायुप्क 
का उपजना नाही, ताते तहा जो आयु' का प्रमाण कह्मा है, तितना ही हो है, भर्से 
ग्रधिक काल का प्रमाण जानना । इति कालाधिकार | 


ग्रागे श्र तर अधिकार दोय गाथानि करि कहै है- 


भर तरमवरुक्कस्सं, किण्हृतियाणं मुहुत्तअतं तु । 
उबहीयां तेत्तीसं, श्रहियं होदि त्ति शिद्दिटुठ ॥५५३२॥ 


सम्यस्तानचन्द्रिका भाषाटोका ] [ ६४१ 


तेउतियाणं एवं, णवरि य उक्कस्स. विरहकालो दु । 
पोग्गलपरिवद्ठा हु, असंखेज्जा होंति णियमेण ॥॥५५४॥ 


( 


झ्ंतरमवरोत्कृष्ट, कृष्ण तत्रयारां मुहर्तातस्तु । ॥॒ 
' उदधीनां त्रयस्त्रिंशयधिक॑ भवतीति निर्दिष्टम ॥॥५५३।॥॥ 


;। तेज़स्त्रपायासेवं, नवरि च उत्कृष्टवरहकालस्तु । , 
' पुद्ूगलपरिवर्ता: हि; असंख्येया. भवंति निम्नमेन' ॥५५४।॥ ' 


टीका - अतर नाम विरह काल का है । जैसे कोई जीव कृष्णलेश्या विषे प्रवर्ते था, 
पोछे कृष्ण कौ छोडि श्रन्य लेश्यानि कौ प्राप्त भया । सो जितने काल पर्यत फिर तिस 
कृष्णुलेश्या कौ आप्त न होइ, तीहि काल का नाम क्ृष्णलेश्या का अतर कहिये । श्रेसे 
ही सर्वत्र जानना । सो ऋृष्णादिक तीन लेश्यानि विषे जघन्य भतर अतमह॒ते प्रमाण 
है । बहुरि उत्कृष्ट किछ अधिक तेतीस सागर प्रमाण है। 


। |: «पहा ऋृष्णलेश्या, विषे अंतर कहे हैं--.., ह 


'।. कोई' जीव कोडि पूर्व वर्षमात्र आय का' धारी मनुष्य गर्भ तें लगाय आंठ वर्ष 
होने विषेः छह अतम्‌ ह्॒त श्रवशेष रहै, तहा क्ृष्णलेश्या कौ प्राप्त भया, तहा अतमु हुर्ते 
तिष्ठि' करि नील लेश्या कौ प्राप्त भया ।' तब क्ृष्णलेश्यां के अतर का प्रारंभ कीया । 
तहा एक - एक अतर्मुह॒त मात्र श्रनुक्रम ते नील, कपोत, पीत, पद्म, शुक्ललेश्या कौ 'प्राप्त 
होइ, श्राठ वर्ष का अत के समय दीक्षा धरी, तहा शुक्ललेश्या सहित किछ घाटि कोडि 
पूर्व पर्यत सयम कौ पालि, सर्वार्थ सिद्धि कौ प्राप्त भया । तहा तेतीस सागर पूर्ण करि 
मनुष्य होइ, अतम्‌ हुं पर्यत शुक्ललेश्या रूप रह्मा ।-प्रीछे अनुक्रम ते एक-एक अतमु- 
हतें मात्र पद्म, पीत, कपोत, नील लेश्या कौ प्राप्त होइ, कष्ण लेश्या कौ प्राप्त भया, 
जैसे जीव के कृष्ण लेश्या का दश अँतर्मूहत अर आ्राठ वर्ष घाटि कोटि पूर्व इन करि 
श्रधिक' तेतीस सागर प्रमार्ण उत्कृष्ट अतर जानना । श्रैसे ही नील लेश्या अर कपोत 
लेश्या विषे उत्कृष्ट अतर जानना । विशेष इतना जो तहा दश अतम्‌ हूर्त कहे है , 
नील विषे आठ कपोत विषे छह अतमु ह॒तें ही अधिक जानने । 
श्रब तेजो लेश्या का उत्कृष्ट अतर कहै है- | 


,». कोई जीव मनुष्य वा तिरयच तेजोलेश्या विष तिप्ठे था, तहा स्यो कपोतलेश्या 
को प्राप्त भया, तक़ तेजोलेश्या के अतर का प्रारभ कीया । तहा एक - एक अत हूर्त॑ 


६४२ ] [ गोम्मटसार जोवकाण्ड गाया ५५४ 


पर्यत कपोत, नील, कृष्ण लेश्या कौं प्राप्त होइ, एकेंद्री भया । तहा उत्कृष्टपने 
श्रावली का अ्रसंख्यातवा भाग प्रमाण जे पुदगल द्रव्य परिवर्तन, तिनिका जितना काल 
होइ, तितनें काल भ्रमण कीया, पीछें विकलेद्री भया । तहा उत्कृष्टपन सख्यात 
हजार वर्ष प्रमाण काल भ्रमण कीया; पीछे पचेंद्री भया । तहा प्रथम समय ते लगाइ 
एक - एक अतमु हर्ते काल विषे अनुक्रम ते कृष्ण, नील, कपोत को प्राप्त होइ, तेजो 
लेश्या को प्राप्त भया । अँसे जीव के तेजोलेश्या का छह अतमु हे सहित भर सख्यात 
सहस्न वर्ष करि श्रधिक आवली का असख्यातवा भाग प्रमाण पुद्गल परावतंन मात्र 
उत्कृष्ट अतर जानता । 


भ्रब पद्म लेश्या का अतर कहै है- ल्‍ 


कोई जीव पद्मलेश्या विष तिष्ठता था, ताकौं छोडि तेजोलेश्या कौँ प्राप्त 
भया, तब पद्म के अतर का प्रारभ कीया । तहा तेजोलेश्या विषे श्तमु हू्ते तिष्ठि करि 
सौधर्म - ईशान विष उपज्या, तहां पल्य का श्रसर्यातवा भाग करि अधिक दोय सागर 
पर्यत रह्या । तहा स्‍्यों चय कारि एकेंद्री भया | तहा आवली का अ्रसख्यातवा भाग 
प्रमाण पुदूगल परावतंच काल मात्र भ्रमण करि पीछे विकलेंद्री भया । तहा सख्यात 
सहस्न वर्ष कालमात्र भ्रमण करि पचेंद्री भया । तहा प्रथमसमय ते लगाइ, एक -एक 
श्रतम॒ ह॒ते कृष्ण, नील, कपोत, तैजोलेश्या कौँ प्राप्त होइ, पद्मलेशया कौं, प्राप्त भया ।, 
असे जीव के पद्मलेश्या का पच शअतर्मुहृर्त श्र पल्य का असख्यातवा भाग करि अधिक, 
दोय सागर अर सख्यात हजार वर्षनि करि अधिक आवली का असख्यातवा भाग 
प्रमाण पुदूगल परावतेन मात्र उत्कृष्ट अतर जानना । गा ॥ -7] 


आगे शुक्ल लेश्या का श्रतर कहै हैं- जे 


कोई जीव शुक्ललेश्या विषे तिष्ठे था, तहास्यो पद्मलेश्या कौं प्राप्त भया। 
तब शुक्ललेश्या का अतर का प्रारभ भया । तहा क्रम ते एक-एक अतमु हूर्ते काल मात्र 
पदूम - तेजोलेश्या कौ प्राप्त होइ सौधर्म - ईशान विषे उपजि, तहा पूर्वोक्त प्रमाण 
काल रहि, तहा पीछे एकेद्री होइ, तहा भी पूर्वोक्त प्रमाण काल मात्र भ्रमण करि,, 
पीछे विकलेंद्री होइ, तहा भी पूर्वोक्त प्रमाण कालमात्र भ्रमण करि, पेद्री होइ, प्रथम 
समय ते एक-एक अतम्‌ हृर्त काल मात्र क्रम ते कृष्ण, नील, कपोत, तेज, पदुमलेश्या 
कौ प्राप्त होइ, शुक्ललेश्या कौं प्राप्त भया । शैसे जीव के सात अतमु हुर्ते भ्रर सस्यात 
सहस्र वर्ष अर पल्‍्य का असर्यातवा भाग करि अ्रधिक दोय सागर करि अधिकः 


सम्परज्ञानचन्द्रिका भाषाठीका |” [ ६४३ 


आवली का असख्यातवा .भाग प्रमाण. पुद गल परावतेन मात्र शुक्ललेश्या का उत्कृष्ट 
अतर जानना । इति अतराधिकारः । | 


आग भाव अर अल्पबहुत्व अधिकारनि कौ कहै है-- 


: भावादो-छल्ले स्सा, ओदयिया': होंति अप्पबहुगं तु । 
दव्वपमारों सिद्ध, इदि ले स्‍सा वण्णिदा होंति ॥५५५॥ 


भावतः षड़ लेश्या, ओऔदयिका भवंति अल्पबहुक तु । 
द्रव्यप्रमाणे सिद्धसिति, लेश्या वरणिता भवंति ।॥॥५५४५॥। 
टीका - भाव करि छहो लेश्या औदयिक भावरूप जाननी , जाते कषाय सयुक्त 


योगनि की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है । सो ते दोऊ कर्मनि के उदय ते हो है। इति 
भावाधिकार । 


.. बहुरि तिनि लेश्यानि का श्रल्प बहुत्व पूर्वे संख्या अधिकार विषे द्रव्य प्रमाण 
करि ही सिद्ध है । जिनका फ्रमाण थोडा सो अल्प, जिनिका प्रमाण घणा सो बहुत । 
तहां सबते थोरे शुक्लेश्यावाले जीव हैं, ते परिग अ्रसंख्यात है । तिनि ते असख्यातगुणे 
पद्मलिश्यावाले जीव है। तिनि ते सख्यातगु्णं तेजोलेश्यावाले जीव है । तिनि ते 
अनतानत गुणें कपोतलेश्यावाले जीव हैं । तिनि ते किछ अधिक नीललेश्यावाले जीव 
है । तिनि ते किछ कृष्णलेश्यावाले जीव है । इति अल्पबहुत्वाधिकार । 


असे छहौ लेश्या सोलह अधिकारनि करि वर्णन करी हुई जाननी । 
आ्रागे लेश्या रहित जीवनि कौ कहै है-- 
किण्हादिलेस्सरहिया, संसारविणर्गया अ्रणंतसुहा । 
सिद्धिपरं ० किक पे आप 
पुरं संपत्ता, अलेस्सिया ते मुणयव्वा ॥५५९॥ 
कृष्णाविलेश्यारहिताः, संसारविनिर्गता श्रनन्तसुखाः । 
सिद्धिपुरं संप्राप्ता, अलेश्यास्ते ज्ञातव्या: ॥॥५५६।॥ 


टीका - जे जीव कषायनि के उदय स्थान लिए योगनि की प्रवृत्ति के अ्रभाव 
ते कृष्णादि लेश्यानि करि रहित है, तिस ही ते पच प्रकार ससार समुद्र ते निकसि 


६४४ ] [ ग्रोम्मटसार जीवकाष्ड गाया ५५६ 


पार भए है। बहुरि शअ्रतीद्रिय - श्रनत सुख करि तृप्त है । बहुरि श्रात्मा की उप- 
लब्धि है लक्षण जाका, अंसी सिद्धिपुरी कौ सम्यक्‌ पने प्राप्त भए है, ते श्रयोगकेवली 
वा सिद्ध भगवान लेश्या रहित अ्लेश्य जानने । 


इति श्री आचार्य नेमिचद्र सिद्धात चक्रवर्ती विरचित ग़ोम्मटसार द्वितीयनाम पचसग्रह ग्रथ की 
जीवतत्त्वप्रदी पिका नाम सस्क्ृत टीका के अनुसारि सम्यग्ज्ञान चद्विका नामा भाषाटीका 
विषे जीवकाण्ड विपें प्ररूपित वीस प्ररूपणा तिनिविपे लेश्यामार्गंणा प्ररूपणा है नाम 
जाका श्रेसा पद्रह्ना श्रधिकार सपूर्ण भया ॥१५॥ 





० जीव तत्त्वज्ञानी होकर इस करणानुयोग का अभ्यास करते हैं, 
उन्हे यह उसके विशेषण॒रूप भासित होता है। जो जीवादिक तत्त्वों को आप 
जानता है, उन्ही के विशेष करणानुयोग मे किये हैं, वहाँ कितने ही विशेषण 
तो यथावत निश्चयरूप हैं, कितने ही उपचार सहित व्यवहाररूप हैं, कितने 
ही द्रव्य-क्षेत्रकाल भावादिक के स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, कितने ही निमित्त 
आश्रयादि शपेक्षा सहित हैं,-इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित 
किये हें, उन्हे त्यो का त्यो मानता हुआ उस करणानुयोग का श्रम्यास करता 
है । 

इस अभ्यास से तत्त्वज्ञान निर्मेल होता है। जैसे-कोई यह तो जानता 
था कि यह रत्न है, परतु उस रत्न के बहुत से विशेषण जानने पर निर्मल 
रत्न का पारखी होता है, उसी प्रकार तत्त्वो को जानता था कि यह जीवा- 
दिक हैं, परन्तु उन तत्त्वो के बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्त्वज्ञान होता 
है । तत्त्वज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष घर्मात्मा होता है । 


पण्डित टोडरमलः मोक्षमार्गं प्रकाशक, पृ०-२७० 





सोलडवां अधिकार : भव्य-मार्गणा 


इष्ट फलत सब होत फुनि, नष्ट अ्निष्ट समाज । 
जास नामते सो भजोौ, शांति नाथ जिनराज ।॥। 


श्राग भव्य- मार्गणा का अधिकार च्यारि गाथानि करि-कहै है-- 


भविया सिद्धी जेसि, जीवारणं ते हवंति भवसिद्धा । 
तव्विवरीया$भव्वा, संसारादो ण सिज्कति ॥५५७॥। 


भव्या सिद्धियेंषां, जीवानां ते भवन्ति भवसिद्धाः । 
तदिपरीता अभव्या:, संसाराज्न सिद्धचन्ति ॥॥|५५७॥॥। 


टीका - भव्या: कहिए होनेयोग्य वा होनहार है सिद्धि कहिये श्रनत चतुष्टय 
रूप स्वरूप की प्राप्ति जिनके, ते भव्य सिद्ध जानने । याकरि सिद्धि की प्राप्ति भ्रर 
योग्यता करि भव्यनि के द्विविधपना कह्या है ।. 


भावाथे - भव्य दोय प्रकार है । केई तो भव्य असे हैं जे मुक्ति होने कों केवल 
' योग्य ही हैं, परि कबहू सामग्री कौ पाइ मुक्त न होइ। बहुरि केई भव्य श्रेसे है, जे काल 
पाइ मुक्त होहिंगे । बहुरि तद्दिपरीताः कहिए पूर्वोक्त दोऊ लक्षण रहित जे जीव मुक्त 
होने योग्य भी नही अर मृक्त भी होते नाही, ते श्रभव्य जानने । ताते ते वे अभव्य 
जीव ससार ते निकसि कदाचित मुक्ति कौ प्राप्त न हो है, अँसा ही केई द्रव्यत्व 
भाव है। 

इहा कोऊ भ्रम करेगा जो अभव्य मुक्त न होइ तौ दोऊ प्रकार के भव्यनि के 
तो मुक्त होना ठहर्‌या तौ जे मुक्त होने कौ योग्य कहे थे, तिन भव्यनि के भी कबहू तौ 
मुक्ति प्राप्ति होसी सो असे भ्रम कौ दूर करें है--- 


भव्वत्तणस्स जोग्गा, जे जीवा ते हवंति भवसिद्धा । 
_ ण हु मलविगमे णियमा, ताणं कणझ्ओोवलाणसिव ॥५५८॥ 


भव्यत्वस्य योग्या, ये जीवास्ते भवन्ति भवसिद्धा: । 
न हि सलविगसे नियमात, तेषां कककोपलानामिव ॥५५८॥। 


६४६ ] [ गोम्मटसार जोवकाण्ड गाभा ५५६९-५६० 


ठीका -- जे भव्य जीव भव्यत्व जो सम्यग्दर्शनादि सामग्री को पाइ, ग्रनत 
चतुष्टय रूप होना, ताकौ केवल योग्य ही है, तद्गप होने के नाही, ते भव्य सिद्ध हैं । 
सदा काल ससार को प्राप्त रहै है । काहे ते ? सो कहिये हैं - जैसे केई सुवर्ण सहित 
पाषाण असे है, तिनके कदाचित्‌ मैल के नाश करने की सामग्री न मिले, तैसे केई भव्य 
असे हैं जिनके कर्म मल नाश करने की कदाचित्‌ सामग्री नियम करि न सभवे है । 


भावार्थ - जैसे श्रहमिद्र देवनि के नरकादि विषे गमन करने की शक्ति है, 


परतु कदाचित्‌ गमन न करे, तेंसे केईं भव्य असे हैं, जे मुक्त होने कौ योग्य हैं, परन्तु 
कदाचित्‌ मुक्त न होंइ । 


ण य जे भव्वाभव्वा, मृत्तिसुहातीदर्णंतसंसारा । 
ते जीवा णायव्वा, णेव य भव्वा गअ्रभव्वा य ॥५५४॥। 


न चये भव्या अभव्या, मुक्तियुखा अतीतानंतसंसाराः । _ 
ते जीवा ज्ञातव्या, नेव च भव्या अभव्याश्व ॥५५९।॥ - 


ि 


टीका -- जे जीव केई नवीन ज्ञानादिक श्रवस्था कौं प्राप्त होने के नाही, 
' ताते भव्य भी नाही । भर अनत चतुष्टय रूप भए, ताते अभव्य भी नाही, जैसे मुक्ति 
सुख के भोक्ता अनत ससार रहित भए, ते जीव भव्य भी नाही अर अभव्य भी नाही, 
जीवत्व पारिणामिक कौं धरे है, ग्रसे जानने । ८. ही! 


इहा जीवनि की सख्या कहैं हैं-- | रा 


अवरो जुत्ताणंतो, अभव्वरासिस्स होदि परिमारणं । हे 
' तेण विहीणों सब्वो, संसारोी भव्वरासिस्स ॥५६०॥। 


| 


अवरो युक्तानन्तः, अभव्यराशे भंवति परिमाणम्‌ । 
तेन विहीनः सर्व, संसारी भव्यरातेः ॥॥५६०।। 


है २5६  ह$ 


टीका - जघन्य युक्तानत प्रमारा अ्रभव्य राशि का प्रमाण है । बहुरि ससारी 
जीवनि के परिमाण मे अ्रभव्य राशि का परिमाण घटाए, अश्रवशेष रहे, तितना भव्य 
राशि का प्रमाण है । इहा ससारी जीवनि के परिवर्तन कहिए है - परिवर्तन धर 
परिभ्रमण, ससार ए एकार्थ हैं। सो द्वव्य, क्षेत्र काल, भव, भाव, भेद ते परिवतंन 


सम्यस्शानप्रन्द्रिका भाषाठोका ) , [ ६४७ 


पच प्रकार है.। तहा द्रव्य परिवर्तत दोय प्रकार है - एक कर्म द्रव्य परिवर्तन, एक 
नोकर्म द्रव्य. परिवर्तत । * ' 


है 


तहा नोकमं द्रव्य परिवर्तेत कहिए हैं --- 


किसी जीव ने श्रौदारिकादिक तीन शरीरनि विषे किसी ही शरीर सबधी छह 
पर्याप्ति रूप परिणमने कौ योग्य पुदूगल किसो एक समय मे ग्रहे, ते स्तिग्ध, रूक्ष, वर्ण, 
गधादिक करि तीत्र, मद, मध्य भाव लीए, यथा सभव ग्रहे, बहुरि ते द्वितीयादि 
समयनि विषे निर्जरा रूप कीए । बहुरि श्रनत बार श्रगृहीतनि कौ ग्रहि करि छोडे, 
भ्रनत बार मिश्रनि कौ ग्रहि करि छोड, बीचि ग्रहीतानि कौ अ्रनत बार ग्रहि करि 
छोड, जैसे भए पीछे जे पहिले समय पुद गल ग्रहे, तेई पुदगल तेसे ही स्निग्ध, रूक्ष, 
वर्ण गधादिक करि तिस ही जीव के नोकर्म भाव कौ प्राप्त होइ, तितना समुदायरूप 
काल मात्र नोकमं द्रव्य परिवर्तन है। जीव करि पूर्वे ग्रहे जैसे परमाणू जिन समयप्रबद्ध 
रूप स्कधनि विषे होंइ, ते गुहीत कहिए । बहुरि जीव करि पूर्वे त ग्रहे असे परमाणू 
जिनिविष होइ, ते अगुृहीत कहिये । गृहीत अर अगृहीत दोऊ जाति के परमाणू जिनि 
विषे हो३, ते मिश्र कहिए । 


इहा कोऊ कहै अगृहीत परमाण्‌ कंसे है ? 


ताकां सामाधान - सर्वे जीवराशि के प्रमाण कौ समय प्रबद्ध के परमाणूनिका 
'परिमाण करि गुरिएए । बहुरि जो प्रमाण आवे, ताकौ श्रतीत काल के समयनि का 
परिमाण करि गुणिए, जो प्रमाण होइ, तिसते भी पुद्गल द्रव्य का प्रमाण अनत गुणा 
है,, जाते जीव राशि ते अ्रनंत वर्गस्थान गए पुदूगलराशि हो है । ताते श्रनादिकाल 
नाना जीवनि की अपेक्षा भी अश्रगहीत परमाणू लोक विषे बहुत पाइए है । बहुरि एक 
जीव का परिवर्तन काल की अपेक्षा नवीन परिवतेन प्रारमभ भया, तब सर्व ही अ्ग- 
हीत भए । पीछे ग्रहे तेई ग्रहीत हो है । सो इहा जिस श्रपेक्षा गृहीत, अगृहीत, मिश्र 
कहे, हैं, सो यथासंभव जानना । अब विशेष दिखाइए है --- 


पुदूगल परिवर्तेत का काल तीन प्रकार है। तहा अगृहीत के ग्रहण का 
काल, सो अगृहीत ग्रहण काल है । गृहीत के ग्रहण का काल, सो गृहीत ग्रहण काल 
है । मिश्र के ग्रहण का काल, सो मिश्र ग्रहण काल है। सो इनिका परिवर्तन जो 
पलटना सो कंसे हो है ? सो अनुक्रम यत्र करि दिखाइए है- 


इडप ] | [ गोम्सटसार जीवकाण्ड गाया ५६० 


यत्र विषे अगृहीत की सहनानी तो विदी ।०।॥। जाननी अरु मिश्र की सह- 
नानी हसपद ॥।--।। जाननी । श्रर गृहीत की सहनानी एक का; भ्रक ॥१॥। जाननी । 
भ्रर दोय बार लिखने ते अनत बार जानि लेना । 


द्रव्य परिवतंन का यंत्र- 





तहा विवक्षित नोकर्म पुद्गल परिवततेन का पहिले समय ते लगाइ, प्रथम बार 
समयप्रबद्ध विषे अगुहीत का ग्रहण करे, दूसरी बार अगृहीत ही का ग्रहरा करें, 
तीसरी बार श्रगृहीत ही का ग्रहण करे असे निरतर अनत बार अगृहीत का ग्रहण 
होइ निवरे तब एक बार मिश्र का ग्रहण करे । याहीते यत्र विषे पहिले कोठा विष 
दोय बार बिंदी एक बार हसपद लिख्या । _ 


ये +ओे चे 


बहुरि तहा पीछे तेसे ही निरतर अ्ननत बार शअग्ृहीत का ग्रहरा करि एक बार 
मिश्र का ग्रहण करे, अंसे ही अनुक्रमते भ्रनत अश्रनत बार श्रगृहीत का ग्रहण करि 
करि एक - एक बार मिश्र का ग्रहण करे, ग्रैसे ही मिश्र का भी ग्रहण अनत बार 
हो है । याहीते अनत बार की सहनानी के निमित्त यत्र विपे जेसा पहिला कोठा था, 
तेसाही दूसरा कोठा लिख्या । 


बहुरि तहा पीछे तैसे ही निरतर भ्रतत बार अगृहीत का यहणा करि एक 
बार गृहीत का ग्रहण करे, याहीते तीसरा कोठा विष दोय बिंदी अर एक का अक 
लिख्या । बहुरि अगुृहीत ग्रहण आदि अनुक्रम ते जसे यहु एक बार गृहीत ग्रहण 
भया, तैसे ही अनुक्रम ते एक - एक बार गृहीत ग्रहण करि अनत बार गृहीत ग्रहण 
हो है । याहीते जसे तीन कोठे पहिले लिखे थे, तैसे ही श्रनत की सहनानी के निमित्त 
दूसरा तीन कोठे लिखे, सो असे होते प्रथम परिवर्तन भया। ताते इतना प्रथमपक्ति 
विषे लिखा । 


श्रब दूसरी पक्ति का अर्थ दिखाइए है - पूर्वोक्त अनुक्रम भए पीछे निरतर 
झनत बार मिश्र ग्रहण करे, तब एक बार अगुहीत ग्रहण करे । याते प्रथम कोठा विर्ष 


सम्यप्तानचसखिका भाषाटौका [ ६४६ 


दोय हंसपद अश्रर एक बिंदी लिखी । बहुरि निरंतर अनत बार मिक्ष ग्रहण करि, एक 
बार श्रगृहीत ग्रहण करे, सो इस ही क्रम ते श्रनत बार शअगृहीत भ्रहण करे; याते 
पहला कोठा सारिखा दूसरा कोठा लिख्या । 


बहुरि तहा पीछे निरंतर भ्रनंत बार मिश्र ग्रहण करि एक बार गृहीत ग्रहण 
करे । याते तीसरा कोठा विषे दोय हसपद श्रर एक एक का अक लिख्या । सो मिश्र 
ग्रहण आदि पूर्वोक्त सर्वे शनुक्रम लीए, एक - एक बार गृहीत ग्रहण होइ, सो असे 
गृहीत ग्रहण भी श्रनंत बार हो है। याते ज॑से पहिले तीन कोठे लिखे थे, तैसे ही 
दूसरा तीन कोठे लिखे; भेसे होत सते दूसरा परिवर्तेत भया । 


ग्रब तीसरी पक्ति का अर्थ दिखाइईए है - पूर्वोक्त क्रम भए पीछे निरतर ॥ 

अ्नत बार मिश्र का ग्रहण करि एक बार गृहीत का ग्रहण करै; याते प्रथम कोठा विषे 
दोय हसपद अर एक-एक का अंक लिख्या, सो श्रनंत भ्रनत बार मिश्र ग्रहण करि-करि 
एक एक बार गुहीत ग्रहण करि अ्नत बार गृहीत ग्रहण हो है । याते पहिला कोठा 
सारिखा दूसरा कोठा लिख्या । बहुरि श्रनत बार मिश्रका ग्रहण करि एक बार अ्रगु- 
हीत का ग्रहण करे । याते तीसरा कोठा विषे दोय हसपद श्रर एक बिंदी लिखी, सो 
जैसे मिश्र ग्रहणादि भनुक्रम ते एक बार अगृहीत का ग्रहरा भया, तैसे ही एक एक 
बार करि भ्रनत बार अगृहीत का ग्रहण हो है । ताते पहिले तीन कोठे थे, तैसे ही 
दूसरा तीन कोठे लिखे, जैसे होत सते तीसरा परिवर्तेन भया । 


आगे चौथी पक्ति का अश्रर्थ दिखाइए है - पूर्वोक्त क्रम भए पीछे निरतर अनत 
बार गुहीत का ग्रहण करि एक बार मिश्र का भ्रहण करे, याते प्रथम कोठा विषे 
दोय एका अर एक हंसपद लिख्या है। सो श्रनत अनत बार गृहीत का ग्रहण करि-करि 
एक एक बार मिश्र ग्रहण करि अनंत बार मिश्र का ग्रहण हो है । याते प्रथम कोठा 
सारिखा दूसरा कोठा कीया। बहुरि तहा पीछे अनत बार गुहीत का ग्रहण करि एक 
बार अगृहीत का ग्रहण करे, यातै तीसरा कोठा विष दोय एका श्रर एक बिंदी 
लिखी । बहुरि चतुर्थ परिवर्तत की आ्रादि ते ज॑ सा अचुक्रम करि यहु एक बार अगृ- 
हीत ग्रहण भया । तैसे ही अनुक्रम ते अनत बार अगृहीत ग्रहण होइ, याते पहिले 
तीन कोठे कीए थे, तैसे ही आगे श्रनंत बार की सहनानी के अरथि दूसरा तीन कोढे 
कीए । असे होते सते चतुर्थ परिवर्तत भया । बहुरि तीहि चतुर्थ परिवर्तेन का श्रन- 
तर समय विषे विवक्षित नोकमें द्रव्य परिवर्तेत के पहिले समय विषे जे पुदूगल जिस 


६५० ] [ गोम्सटसार भीवकाण्ड गाया ५६० 


स्तिग्ध, रूक्ष, वर्णा, गधादि भाव कौ लीए 'ग्रहण कीए थे, तेई' पुदूगल तिस ही 
स्तिग्ध, रूक्ष, वर्ण गधादि भाव कौं लीए शुद्ध गृहीतरूप ग्रहरा कीजिए है, सो यहु सव 
मिल्या हुवा सपूर्ण नोकमं द्रव्य परिवर्तेत जानना । हु की 


आगे कर्म पुद्गल परिवर्तन कहिए है-किसी जीवने एक समय विषे आठ प्रकार 
कर्मरूप जे पुदूगल ग्रहे, ते एक समय अ्रधिक आवली प्रमाण आाबाधा काल कौ गए 
पीछे द्वितीयादि समयनि विष निर्जरारूप कीए, पीछे जैसा श्रनुक्रम भ्रादि ते लगाइ, 
अत पर्यत नोकर्म द्रव्य परिवर्तेन विषे कह्या; तेसा ही अनुक्रम सर्व चारयो परिवर्तन 
सबधी इस कर्म द्रव्य परिवर्तत विषे जानना । ै ) 


विशेष इतना-तहा नोकरमम संबधी पुद्गल थे,इहा कर्म सबंधी पुदूगल जानने । 
अनुक्रम विषे किछ विशेष नाही । पीछे पहिले समय जैसे पुद्गल ग्रहे थे, तेई पुद्गल 
तिस ही भाव कौ लीए, चतुर्थ परिवर्तेन के अनतर समय विष ग्रहण होइ, सो यहु 
सर्व मिलया हुवा संपूर्ण कर्म परिवर्तन' जानना । इस द्रव्य परिवतंन कौं पुदूगल परि 
वर्तेन भी कहिए है । सो नोकर्म पुदूगल परिवर्तन का अर कर्मपुद्गल परिवततेन का 
काल समान है । बहुरि इहा इतना जानना - पूर्वे जो क्रम कह्या, तहा जैसे पहिले 
अ्रनत बार अगृहीत का ग्रहण कह्या, तहा वीचि वीचि में गृहीत ग्रहरणा वा मिश्र 
गहरण भी होइ, सो अनुक्रम विष तो पहिली बार अ्रर दूसरी बार आदि जो अगृहीत 
ग्रहण होइ, सोई गिणने में आवे है । अर काल परिमाण विषे'गृहीत, मिश्र ग्रहण 
का समय सहित सर्वे काल गिणने में आवे है । जिनि समयनि विषे गृहीत का ग्रहण 
है, ते समय गहीत ग्रहण के काल विषे गिणने मे आवे है । जिनि समयनि विषे मिश्र 
का ग्रहण हो है, ते समय मिश्र ग्रहण के काल विषे गिणने मे झावे,है । जिन सम- 
यनि विषे अ्रगहीत ग्रहण हो है, ते समय अग॒ृहीत ग्रहण काल विषे, गिणखने मे भार्व 
हैं, सो यहु उदाहरण कह्मा है; अँसे ही स्वेत्र जानना,। क्रम विषे तौ जैसा अनुक्रम 
कह्या होइ, तैसे होइ, तब ही गिणने मे आवे । श्रर तिस अनुक्रम के बीचि कोई अत्य- 
रूप प्रवर्ते, सो अनुक्रम विषे, गिणने मे नाही | अर जिनि समयनि विषे अन्यरूप भी 
प्रवर्त है, तिनि समयनिरूप जो काल, सो परिवर्तन का काल विषे गिणने मे आर्व ही 
है । असे ही क्षेत्रादि परिवर्तेत विषे भी जानना । 


जैसे क्षेत्र परिवर्तन विषे किसी जीवने जघन्य भ्रवगाहना पाई, परिवर्तन श्ररभ 
कीया, पीछे केते एक काल अनुक्रम रहित अ्रवगाहना पाई, पीछे अनुक्रमडप अवगा- 


राम्यस्मानचन्द्रिका भाषादौका | ( ६५१ 


हना कौ प्राप्त भया, तहा क्षेत्र परिवर्तेन का श्रनुक्रम विषे तो पहिले जघन्य अवगा- 
हना पाई थी, अर पीछे दूसरी बार श्रनुक्रमरूप अवगाहना पाई, सो गिणने मे शभ्रावे 
है । भर क्षेत्र परिवर्तन का काल विषे बीचि में अनुक्रम रहित श्रवगाहना पावने का 
काल सहित स्व काल गिणने मे भआावे है । असे ही सर्वे विष जानि लेना । 


श्रब इहा द्रव्य परिवर्तेन विषे काल का परिमाण कहै है । तहा अगृहीत ग्रहण 
का काल अनत है; तथापि यहु सर्व ते स्तोक है । जाते जिनि पुद्गलनि स्याँ द्रव्य, 
क्षेत्र काल, भावनि का सस्कार नष्ट है, ते पुदुगल बहुत बार ग्रहण मे आवते नाही 
ग्राही ते विवक्षित पुदूगल परिवर्तन के मध्य गृहीत पुदूगलनि का ही बहुत बार ग्रहरा 
सभवे है । सोई कह्या है -- 


सुहुमद्ठि दिसंजुत्त, आसण्णं कम्मरिणज्जरासुक्क । 
| पाएण एदि गह॒णं, दव्वमणिहिट्वुसंठाणं 


जे पुद्गल कर्मझूप परिणए थे, अर जिनकी स्थिति थोरी थी, अर नि्जरा 
होते कर्म अवस्था करि रहित भए है श्र जीव के प्र दशनि स्यो एक क्षेत्रावगाही 
तिष्ठे है, अर सस्थान श्राकार जिनिका कह्या न जाय अर विवल्षित पुद्गल परिवर्तन 
का पहिला समय विषे जिस स्वरूप ग्रहरा मे आए, तिसकरि रहित होइ, असे पुद्गल, 
जीव करि., बाहुल्य पने समयप्रबद्धनि विषे ग्रहण कीजिए है । श्रैसा नियम 
नाही, जो अँसे ही पुदुगलनि का ग्रहण करे, परतु बहुत वार असे ही पुदूगलनि का 
ग्रहण हो है, जाते ए पुदुगल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का संस्कार करि सपुक्त हैं । 


बहुरि अगृहीत ग्रहण के काल ते मिश्र ग्रहण का काल अनत गुणा है । बहुरि 
तिस मिश्र ग्रहण के काल ते गृहीत ग्रहण का जघन्यकाल अनत गुणा है । बहुरि तिस 
ते सर्व पुदूगल परिवतेन का जघन्य काल किछ अधिक है । जधन्य गृहीत ग्रहण काल 
को अ्नत का भाग दीए, जो प्रमाण आवे, तितना जघन्य गुृहीत ग्रहण काल विषे 
मिलाइए, तब जघन्य पुदूगल परिवर्तेन का काल हो है । बहुरि तिसते गृहीत प्रहण का 
उत्कृष्ट काल पभ्रनत गृणा है, बहुरि ताते संपूर्ण पुदूगल परिवर्तन का उत्कृष्ट काल 
किछ, अधिक है । उत्कृष्ट गृहीत ग्रहण काल कौं अ्नत का भाग दीए, जो प्रमाण 
आबे, तितना उत्कृष्ट गृहीत ग्रहण काल विषे मिलाइए, तब उत्कृष्ट पुदूगल परिवर्तन 
का काल हो है । इहा अगृहीत ग्रहण काल अर मिश्र ग्रहण काल विषे जघन्य उत्कृ- 


६५२ ] [ गोम्मठसार जोवकाण्ड गामा ५६० 


ष्टपना नाही है । जाते परपरा सिद्धात विपे तिनके जघन्य उत्कृष्टपने का उपदेश का 


श्रभाव, है .। 
इहा प्रासगिक (उक्त च) गाथा कहै है-- 


अगहिदमिस्स गहिदं, मिस्समगहिदं तहेव गहिदं च । 
मिस्स गहिदमगहिदं, गहिदं मिस्स अश्रगहिदं च॑ ॥। 


पहिला - अगुहीत, मिश्र, गृहीतरूप, दूसरा - मिश्र, श्रगृहीत, गृहीतरूप; 
तीसरा - मिश्र, गृहीत, अगृहीतरूप, चौथा - गृहीत, मिश्र, अगृहीतरूप परिवर्तन 
भए द्रव्य परिवर्तन हो है । सो विशदरूप पूर्व कह्या ही है । 
उक्तच (आ्रार्या छ॒ुद)-- 
सर्वेष्पि पुद्गलाः, खल्वेकेनात्तोज्मिताश्व जीवेन । 
ह्यसकृत्त्वनंतकृत्वः, पुदूगलप रिवर्तेसंसारे ।। 


एके जीव पुदुगल परिवर्ततरूप ससार विषे यथा योग्य सर्व पुदूगल वारवार 
अनत वार ग्रहि छाडे है । 
/ आग क्षेत्र परिवर्तत कहिए है - सो क्षेत्रपरिवर्तत दोय प्रकार - एक स्वक्षेत्र 
परिवतंन, एक परक्षेत्र परिवर्तन । 


तहा स्वक्षेत्र परिवर्तत कहिए है - कोई जीव सूक्ष्म निगोदिया की जघन्य 
अवगाहना कौ धारि उपज्या, भ्रपना सास का श्रठारहवा भाग प्रमाण श्राद्यु कौ भोगि 
मृवा, बहुरि तिस ते एक प्रदेश बधती अवगाहना कौ धरे, पीछे दोय प्रदेश बधती 
भ्रवगाहना कौ धरे, असे एक - एक प्रदेश अनुक्रम ते बधती - बधती महामत्स्य की 
उत्कृष्ट अव॒गाहना पर्यत सख्यात घनागुल प्रमाण अवगाहना के भेदनि कौ सोई जीव 
प्राप्त होइ । जे अवगाहना के भेद है, ते सर्व एक जीव श्रनुक्रम ते यावत्काल विषे 
धारे, सो यहु सववे समुदाय रूप स्वक्षेत्र परिवर्तत जानना । 
अब परक्षेत्र परिवर्तत कहिये है-- 
सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अ्रपर्याप्तक जघन्य श्रवगाहनारूप शरीर का धारक 
सो लोकाकाश के मध्य जे आठ आकाश के प्रदेश हैं, तिनकों अपने शरीर की अ्रवगा 
हना के मध्यवर्ती आ्राठ प्रदेश करि अवशेष, उचके निकटवर्ती श्रन्य प्रदेश, तिवकौ रोक 
करि उपज्या, सास का अ्रठारहवा भाग मात्र क्षुद्र भव काल जीय करि मूवा । बहुरि 
सोई जीव तैसे ही अ्रवगाहना कौ धारि, तिस ही क्षेत्र विषे दूसरा उपज्या, सो अभैंसे 


संम्पज्ञानवन्धिका भाषा दौका ] [ ६५३ 


घनागुल का असंख्यातवा भाग़ प्रमाण जघन्य अ्रवगाहना के जेते प्रदेश है, तितनी बार 
तौ तेसे ही उपज्या, पीछे तहा स्यों एक प्रदेश आकाश का उसके निकटवर्ती, ताकौ. 
रोकि करि उपज्या, ग्रैसे अनुक्रम ते एक - एक प्रदेश करि सर्व लोकाकाश् के प्रदेशचि, 
कौ अपना जन्मक्षेत्र करै, सो यहु सर्व परक्षेत्र परिवर्तन है । 

उक्त च-- ु 

सर्वत्र जगरक्षेत्रे, देशो न ह्यस्ति जंतुनाइक्षण्ण: । 
अवगाहनानि बहुशो बंभ्रमता क्षेत्रसंसारे ॥। 

क्षेत्र संसार विष भ्रमण करता- जीव करि जाका अपने शरीर की श्रवगाहना 
करि स्पर्श न कीया असा सर्वे जगछय णी का घन प्रमाण लोक विषे कोई प्रदेश नाही 
है । बहुरि जाकौ बहुत बार अगीकार न कीया, असा कोई अ्वगाहना का भेद भी 
नाही-। 

आगे काल परिवर्तेन कहिये है-- 

कोई जीव उत्सपिणी काल का पहिला समय विषे उपज्या, श्रपना शायु कौ 
पूर्ण करि मूवा । बहुरि दूसरा उत्सपिणी काल का दूसरा समय विषे उपज्या, श्रपना 
आयु कौ पूर्णंकरि मूवा । बहुरि तीसरी उत्सपिणी काल का तीसरा समय विषे उप- 
ज्या, तेसे ही मृवा । श्रैसे दश कोडाकोडि सागर प्रमाण उत्सपिणी काल के जेते 
समय है, तिनकौ पूर्ण करे। बहुरि पीछे इस ही श्रनुक्रम ते दश कोडाकोडि प्रमाण 
अवसर्पिणी काल के जेते समय है, तिनकौ पूर्णो करे । बहुरि जेसे जन्म की अपेक्षा 
कह्मा, अनृक्रम तैसे ही मरण की अपेक्षा अनुक्रम जानना । पहिले समय विषे मृवा, 
दूसरे समय विपे मृवा, श्रैसे कल्पकाल समयन्ि कौ पूर्ण करे, सो यहु सर्व भिल्या 
हुआ काल परिवतेंन जानना । 
उक्त च--- 

उत्सपिण्यवर्सापरिगससयावलिकासु निरवशेषासु । 
जातो मृतश्न बहुशः, परिश्रमन्‌ कालसंसारे ॥। 

काल ससार विषे भ्रमण करता जीव, उत्सपिणी अवसर्पिणीरूप कल्प काल 
का समस्त समय, तिनकी पकति विषे क्रम ते बहुत बार जन्म धर्‌या है, अर मरण 
कीया है। 

आगे भव परिवर्त कहै है--- 

कोऊ जीव नरक गति विषे जघन्य आयू दशहजार वर्ष की धारि उपज्या, 
पीछे मरण करि ससार विषे भ्रमण करि तहा ही जघन्य,दश हजार वर्ष की आयु कौ 


६५४ ] [ गोस्मटसार जीवकाष्ड गाबा ५६० 


धारि उपज्या, जैसे दश हजार 'वर्ष के जेते समय होहि, तितनी बार तौ जघन्य आ्रायु 
कौ ही धारि धारि उपजे अर मरे, पीछे दश हजार वर्ष श्रर एक समय का प्रायु कों 
धारि उपज, पीछे दश हजार' दोय समय के आयु कौ धारि उपजे, जैसे एक - एक 
समय बधता शअनुक्रम ते उत्कृष्ट शाय्रुमात्र तेतीस सागर पूरण करे, पीछे तिय॑च गति 
विषे अतमु हूर्तमात्र जघन्य आयु कौ घारि उपजे, सो पूर्वेवत्‌ अतमु हूर्त के जेते समय 
होहि, तितनी बार तौ तिस अतमु हूतें प्रमाण ही श्राग्चु कौ धारि धारि उपज | पीछे 
एक समय अधिक अत हू श्राप्मु कीं धारि उपजे, पीछे दोय समय अधिक श्रतमु हूर्त॑ 
श्रायु कौ धारि उपज, जैसे एक एक समय भ्रनुक्रम ते बधते बधते उत्कृष्ट आद्यु का 
तीन पल्य पूर्ण करें'। बहुरि मनुष्य गति ' विषे तियंच गति की ज्यां अंतमु हू ते 
लगाइ तीन पल्‍्य कौ पूर्ण करे । बहुरि देवगति विषे' नरक गति की ज्यों दश हजार 
वर्ष ते लगाइ, इकतीस सागर पूर्ण करे, जाते मिथ्यादृष्टी जीव अनुत्तर अनुदिश 
विमान विषे उपज नाही, ऊपरि के ग्रेवेयक पर्यतत हीं उपज, ताते इकतीस सागर ही 
कहे, अैसे भ्रमण करि बहुरि नरक विषे दश हजार वर्ष प्रमाण जघन्य श्रायु को धारि 
उपज , तब यहु सर्व सपूर्ण भव परिवतेन हो है । 


उक्त च-- ह 
नरकजघन्यायुष्यादुपरिम ग्रेवेयका वसानेषु । 
सिथ्यात्वसश्रितेन हि भवस्थितिर्भाविता बहुशः ॥। 


है मिथ्यात्व करि आश्चवित जीव, तीहि नरक का जघन्य आयु श्रादि उपरिम गेवे- 
थक पर्यत आयु विष ससार की स्थिति बहुत बार भोगई है । 


आगे भाव परिवर्तन कहिये हैं-- 


सो भाव परिवर्तन योग स्थान, अनुभाग बधाध्यवसाय स्थान, कषायाध्यवसताय 

स्थान, स्थिति स्थान इनि च्यारिनि के परिवर्तन ते हो है, सो प्रथम इनिका स्वरूप 
_कहिये हैं-- । 

प्रकृति बध, प्रदेश बध कौ कारण श्रैसे प्रदेश परिस्पद लक्षण योग, तिनिके 

जे जघन्यादिक स्थान, ते योगस्थान हैं । बहुरि जिनि कषाय युक्त परिणामनि ते कर्मति 

का. भ्रनुभाग बध हो है, तिनिके जघन्यादि स्थान ते अ्रनुभाग बधाध्यवसाय स्थात हैं । 

बहुरि जिनि कषाय परिणामनि ते स्थिति बध हो है, तिनिके जघन्यादि स्थान ते इहां 


सम्यस्तानचन्त्रिका भाषाटीका ] [ ६५५ 


कृषायाध्यवसाय स्थान कहे है । वा स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान भी इनिको कहिये । 
बहुरि बधनेरूप जो कर्मनि की स्थिति, तिनिके जधघन्यादिक स्थान, ते स्थिति , स्थान 
कहिए । इनिका विशेष स्वरूप झागे कहैगे, सो जानना |. - ह 


| बहुरि इहा एक-एक स्थिति भेद' के बंध के कारण अपने योग्य अ्रसंख्यात लोक 
प्रमाण स्थिति बधाध्यवसाय स्थान पाइये है । बहुरि एक-एक स्थिति बधाध्यवसाय 
स्थान विषे यथायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बधाध्यवसाय स्थान पाइये । 
बहुरि एक एक श्नुभाग बंधाध्यवसाय स्थान विष जगछ णी के अ्रसंख्यातवे भागमात्र 
योग स्थान पाइये है । ।$ 
अब इनिके परिवर्तन का अनुक्रम ज्ञानावरण कर्म का उदाहरण करि 
कहिये हैं - कोऊ जीव पचेद्री सनी पर्याप्त मिथ्यादष्टी सो अपने योग्य जघन्य ज्ञाना- 
वरण नामा कर्म की स्थिति अतःकोटाकोटी सांगर प्रमाण बाधे है, इस जीव के याते 
घाटि स्थिति बंध होता नाही, ताते याके यहु ही जघ॑न्य स्थिति स्थान है, सो कोडि के 
ऊपरि अर कोडाकोडि के नीचे जो होइ, ताकीं अंत कोटाकोटी कहिये । तहा'तिस 
जघन्य स्थिति बंध करनेवाले जीव के तिस जघन्य स्थितिबध कौं योग्य असख्यात लोक 
प्रमाण कषायाध्यवसाय स्थान पाइये है, ते परिणामनि की श्रपेक्षा श्रनत भागादिंक षट्‌ 
“स्थान कौ लीए है । बहुरि तिनिविषे भी जघन्य कर्षायाध्यवसाय स्थान कौ निमित्तभूत 
श्रनुभाग बधाध्यवसाय स्थान अ्रसख्यात लोकप्रमाण पाइये है । सो पूर्वोक्त कोऊ जीव 
के अत कोटाकोटी सागर प्रमाण जघन्य ही तौ स्थिति स्थान है। भ्रर ताके जघन्य ही 
कषायाध्यवसाय स्थान है, अर जघन्य ही अ्रनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान है । अर तिस 
जीव्र के ज॑ सा योग्य होइ, तैसा जघन्य ही योग स्थान पाइये है, तहा भाव परिवतंन 
का प्रारभ हुवा । बहुरि तिसही जीव के स्थिति स्थान कृषायाध्यवसाय स्थान, श्रनु- 
भाग बधाध्यवसाय स्थान ए तौतीनों जघन्य ही रहें अर जघन्य ते श्रसख्यात भागवृद्धि 
की लीए योग स्थान दूसरा भया, पीछे स्थिति स्थानादिक, तीनौ तो जघन्य ही रहे, 
: श्र योग स्थान तीसरा भया। असे अनुक़म ते अविभाग प्रतिच्छेदनि की अपेक्षा अस- 
ख्यात भागवृद्धि, सख्यात भाग वृद्धि, सख्यात गुणवृद्धि, असख्यात गुण वृद्धिरूप चतु- 
स्थान पतित, वृद्धि लीए श्रेणी के असख्यातत्रे भाग प्रमाण योग स्थान भुए । बहुरि 
स्थिति स्थान अर कषायाध्यवसाय स्थान तौ जघन्य ही रहे; श्रर अनुभाग बधाध्यव- 
« साय स्थान का दूसरा स्थान भया ।तहा योग स्थान जघन्य ते लगाई; पूर्वोक्त प्रकार 
क्रम ते सर्वे भए । बहुरि स्थिति स्थान अ्रर कपायाध्यवसाय स्थान तौ जघन्य ही रहे, 


६५६ ] [ ग्रोम्मट्सार जोयकाए्ड गाया ५४६० 


अर अनुभाग वधाध्यवसायस्थान का तीसरा स्थान भया । तहा भी योगस्थान पूर्वोक्त 
प्रकार भए, असे क्रमते अपने योग अ्रसख्यात लोक प्रमाण अनुभागाव्यवसायस्थान 
भए । बहुरि स्थिति स्थान तो जघन्य ही रह्या, श्रर कपायाध्यवसाय स्थान का दूसरा 
स्थान भया । तहा पूर्वोक्त प्रकार योगस्थाननि को लीए जघन्य ते लगाइ, अ्रनुभागा- 
ध्यवसाय स्थान भए । बहुरि स्थिति स्थान तो जघन्य ही रह्या, अर कपायाध्यवसाय 
स्थान का तीसरा स्थान भया । तहा भी पूर्वोक्त प्रकार योग स्थाननि कौं लीए, क्रम 
ते अनुभागाध्यवसायस्थान भए, अँसे ही क्रम ते अपने योग्या कपायाध्यवसाय स्थान 
झ्रसख्यात लोक प्रमाण भए । बहुरि ज॑ से यहु अत कोटाकोटी प्रमाण जघन्य स्थिति 
स्थान विषे अनुक्रम कह्मा, तैसे ही जघन्य ते एक समय अ्रधिक दूसरा स्थिति स्थान विष 
अपने योग्य योग स्थान अनुभागाध्यवसाय स्थान के परिवर्तन कौं लीए पूर्वोक्त प्रकार 
क्रम ते अपने योग्य सर्व कपायाध्यवसाय स्थान भए । वहुरि जैसे ही जघन्य ते दोय 
समय अधिक तीसरा स्थिति स्थान विषे भए। अस एक-एक समय वधता स्थिति स्थान 
का भनुक्रम करि तीस कोडाकोडी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति पर्यत जानना ।.बहुरि 
ज॑ से यहु ज्ञानावरण श्रपेक्षा कथन कीया, तेसे ही कर्मनि की सर्व मूल प्रकृति वा उत्तर 
प्रकृतिनि विषे परिवर्तत का अनुक्रम जानना । असे यहु सर्व मिल्या हुवा भाव परि- 
वर्तेत जानना । इहा जघन्य स्थिति श्रादि विषे सर्व ही कष्णयाध्यसाय स्थानादिकति 
का पलटना न हो है । जघन्य स्थिति झ्ादि विषे जे सभवे तिन ही का पलटना हो है, 
असा जानना । 
उक्त च शभ्रार्या छुद--- 
सर्वप्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंधयोग्यानि । 
स्थानान्यनुभ्ुतानि, भ्रमता भुवि भावसंसारे ॥॥१॥। 


लोक विषे भाव ससार विषे भ्रमण करता जीव करि प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, 

अनुभाग बध कौ योग्य, जे योगनि के, कषायनि के, स्थिति के, स्थान ते सब ही भोगिए 

है । इहा परिवततेन का अनुक्रम विष जघन्य स्थिति स्थान सबधी स्थिति बधाध्यवसाय 

स्थान, अनुभाग बधाध्यवसाय स्थान, योग स्थान जघन्य ते लगाइ उत्कृष्ट पर्य॑त' हो 

है । तिनिकौ श्रादि दे करि सर्वोत्कृष्ट स्थिति पर्यत अपने-अपने सबधी जघन्य ते उत्ट्ृष्ट 

: पर्यत स्थिति बधाध्यवसायादिक कौं स्थापि, यथासभव जैसे गुणस्थान प्ररूपणा विर्ष 

प्रमाद भेदनि के निमित्ति भ्स्‍रक्षसचार करि परिवर्तेत का विधान कह्मा था, तैसे इहा भी 
प्रक्षसचार करि परिवर्तन का विधान जानना । से ए पच परिवर्तेत कहे । ' 


सम्यस्शानचन्द्रिका भावाटोका ] [ ६५७ 
भ्रब इनिका काल कहिए है- 


सर्व ते स्तोक एक पुदूगलपरिवर्तन का काल है, सो भ्रनंत है । बहुरि ताते अनंत 
गुणा क्षेत्र परिवर्तन का काल है । बहुरि ताते श्रनत गुणा काल परिवर्तेन का काल 
है । बहुरि ताते अनंत गुणा भव परिवर्तन का काल है । बहुरि ताते अनंत गुणा भाव 
परिवर्तन का काल है। याही ते एक जीव के अनादि ते लगाइ, श्रतीत काल विषे 
भाव परिवतंन थोरे भए; ते परिणय श्रनत भए । बहुरि तिनिते अनतगृण भव परि- 
वर्तन भए । बहुरि तिनिते भ्रनत गुणे काल परिवर्तन भए । बहुरि तिनिते अ्रनत गुणे 
क्षेत्र परिवर्तन भए, बहुरि तिनिते अनंत गुरो द्रव्य परिवर्तत भए, जैसे जानना । 


बहुरि जैसे स्वर्गादि विषे दिन-रात्रि का अभाव है, तहा मनुष्य क्षेत्र श्रपेक्षा 
वर्ष श्रादि का प्रमाण कीजिए है, तैसे निगोदादि विषे जीवनि के जैसे जहा परिवततेन 
का भनुक्रम न हो है । तहा अन्य जीव अपेक्षा परिवर्तन का काल ग्रहण कीजिए है । 


उक्त च झार्याछद--- 


पंचविधे संसारे, कर्मवशाज्जनर्दाशित' मुक्तेः 
सार्गसपश्यन्‌ प्राणी, नानदुःखकले क्रमति ।। 


जिनमत करि दिखाया जो मुक्ति का मार्ग, ताकों न श्रद्धान करता प्राणी जीव 
लाना प्रकार दुःखनि करि आकुलित जो पंच प्रकार संसार, तीहिविषे भ्रमरा करे है । 


इति आचार्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धातचक्रवर्ति विरचित गोम्मट सार द्वितीय नाम पचसग्रह ग्र थ 
की जीवतत्त्वप्रदी पिका नामा सस्क्ृत टीका के अनुसारि सम्यस्ज्ञानचद्रिका वामा भाषाटीका 
विषे जीवकाण्ड विषे प्ररूपित जे बीस प्ररूपणा तिनिविषे भव्यमार्गणा प्ररूपणा है 
नाम जाका अ्रसा सोलहवा अश्रधिकार सपूर्ण भया ॥१६॥। 


सलरहवां अधिकार : सम्यक्त्व-मार्गणा 


ज्ञान उदधि शशि कृथु जिन, बंदों अ्रसितविकास । 


5 कृथ्वादिक कीए सुखी, जनम मरण करि नाश ॥ 


झागे सम्यक्त्व मार्गणा कौं कहैँ हैं -- 


छ-प्पंच-णव-विहाणं, अ्रत्थारं जिशवरोवइट्ठाणं । 
श्राणाए अहिगमेण य, सहृहरां होइ सम्मत्तं ॥५६१॥* 


षट्पञचनवविधानामर्थानां जिनवरोपदिष्ठानाम्‌ । 
आज्ञाया अधिगमेन च, श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम्‌ ॥॥५६१॥। 


टीका - द्रव्य भेद करि छह प्रकार, श्रस्तिकाय भेद करि पाच प्रकार पदार्थ 
भेद करि नौ प्रकार असे जो सर्वज्ञ देव करि कहे जीवादिक वस्तु तिनका श्रद्धान- 
रुचि-यथावत्‌ प्रतीति, सो सम्यक्त्व जानना । सो सर्वेदेवने जैसे कह्या है, तेसे ही है। 
जैसे श्राप्तवतचन करि सामान्य निर्णयरूप है लक्षण जाका जैसी जो श्राज्ञा, तीहिकरि 


बिना ही प्रमाण न्यादिक का विशेष जाने, श्रद्धान हो है । अ्रथवा प्रत्यक्ष - परोक्ष 


« प्रमाण अर द्रव्याथिक - पर्यायाथिक नय अर नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, निक्षेप अर 


व्याकरणादि करि साधित निरुक्ति अर निर्देश, स्वामित्व श्रादि अ्रनुयोग इत्यादिं करि 
विशेष निर्णायरूप है लक्षण जाका, श्रैसा जो श्रधिगम, तीहिकरि श्रद्धान हो है ! 
उक्त च -- 
सरागवीतरागात्म-विषयत्वाद्‌ द्विधा स्मृतम्‌ । 
प्रशमादिगुणं पूर्व, परं चात्मविशुद्धिजम्‌ ॥१॥। 


सम्यक्त्व दोय प्रकार है, एक सराग, एक वीतराग । तहा उपशम, सवेग, 
आस्तिक्यादिक गुणनिरूप राग सहित श्रद्धान होइ, सो सराग सम्यकत्व है । बहुरि 
केवल चैतन्य मात्र आत्मस्वरूप की विशुद्धता मात्र वीतराग सम्यवत्व है । 


१ पदुखडागम - ववला पुस्तक १, पृष्ठ स १५३ गाथा स ६६ पृष्ठ ३६७, गाथा से २१९२ 


सम्परशानचन्द्रिका भाषाटीका | [ ६५६ 


उक्त नच श्र # 76४ ५ 
श्राप्ते ब्रते श्रुते तत््वे, चित्तमस्तित्वसंयुतम्‌ । 
आस्तिक्यमास्तिकरुक्तं, सम्यकत्वेन युते नरे । 


सो सम्यदृष्टी जीव. के सर्वज्ञ देव विषे, ब्रतः विषे, शास्त्र विषे, तत्त्व विषे असे 
ही है असा अस्तित्वभाव करि सयुक्त चित्त हो है, सो सम्यक्त्व सहित जीव विषे 
आास्तिक्य गुण है। असे अस्तित्ववादीनि करि कहिए है अथवा "तत्त्वार्थश्रद्धानं 
सम्यग्दर्शनम्‌! ! असा कह्या है भ्रथवा 'तत्त्वरुचिः सम्यक्त्वम्‌१ असा कह्मा है, सो ए 
सर्व विशेषण एकार्थ है । इनि सबनि का श्रर्थ यहु जानना-जो ग्रथार्थ स्वरूप लीएं 
पदार्थनि का श्रद्धान, सो सम्यक्त्व है। 
उक्त च - 
प्रदेशप्रचयात्काया:, द्रवरादुद्रव्यवामकाः ।' 
परिच्छेद्यत्वतस्तेरर्था:, तत्त्वं वस्तुस्वरूपतः ॥॥ १॥। 


अर्थ - सम्यक्त्व के श्रद्धान विषे आवने योग्य जे जीवादिक, ते बहुत प्रदेशनि 
का प्रचय - समूह कौ धरे है, ताते काय कहिए | बहुरि अपने गुरा पर्यायनि कौ द्रवे 
है, व्यापे हैं, ताते द्रव्य नाम कहिए । बहुरि जीव करि जानने योग्य है, ताते भ्र्थ 
कहिए । बहुरि वस्तुस्वरूपपना कौ धरे है, ताते तत्व कहिए । असे इनिका सामान्य 
लक्षण जानना । 


आगे पट्द्रव्यनि के अधिकार कहै है - 


छहव्वेसु य णामं, उवलक्खरणुवाय अत्थरो कालो । 
अत्थणखेत्तं संखा, ठाणसरूवं फल च हवे ॥५६२॥ 


षड्द्रव्येतु च नाम, उपलक्षणानुवादः श्रस्तित्वकालः । 
अस्तित्वक्षेत्रं संख्या, स्थानस्वरूपं फल च भवेत्‌ ॥५६२॥। 


टीका - पट द्रव्यनि के वर्णन विपे १ नाम, २ [उपलक्षणानुवाद,३ स्थिति, 
४, क्षेत्र, ५ सख्या, ६ स्थानस्वरूप, ७ फल ए सात अधिकार जानने । 


४++३२३३६३६न२६२8ै३-.... 
१ तत्त्वाथंसूत्र अध्याय १, सूत्र २। हि 
२ ग्रष्टपा>हू प्रोक्षपाररू गाथा उे८ । रे 


६६० ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ५६३-४५६४ 


तहा प्रथम कह्या जो नाम अ्रधिकार, ताहि कहै है -- 
जीवाजीवं दव्वं, रूवारूवि त्ति होदि पत्तेयं । 
संसारत्था रूवा, कम्मविमुक्का श्ररूवगया ॥५६३॥। 
* जीवजीयं द्रव्यं, रूप्यरूपीति भवत्ति प्रत्येकम्‌ । 
ससारस्था रूपिणः, कर्मविमुक्ता अ्ररूपगता: ॥॥५६३।। | 


आल । 


टीका - सामान्य सम्रह नय अपेक्षा द्रव्य एक प्रकार है । बहुरि सोई द्रव्य 
भेद विवक्षा करि दोय प्रकार है । एक जीव द्रव्य, एक अजीवद्रव्य, तहा जीव द्रव्य 
दोय प्रकार है - एक रूपी, अर एक अरूपी, तहा जे जीव ससार अ्रवस्था विष तिष्ठे 
हैं । तिनिके मूर्तीक पुदूगल का सबध पाइए है । ताते तिनकौ रूपी कहिए । बहुरि 
सिद्ध भगवान पुद्गलीक कर्म करि मुक्त भए है । ताते तिनकौ श्ररूपी कहिए । बहुरि 
अ्रजीव द्रव्य भी रूपी, अरूपी के भेद ते दोय प्रकार है । 

सो कहिए हैं -- 
:". झज्जीवेसु य रूवी, पुग्गलदव्वारिग धम्म इदरो वि। 
आगासं कालो वि य, चत्तारि अरूविणो होंति ॥५६४॥ 

शजीवेषु रूपीरिग, पुद्गलद्रव्यारिण धर्म इतरो5पि । 
आकाशं कालो5पि च, चत्वारि अ्रूपीरिस भवंति ॥॥५६४॥। 5 

टीका - अजीव द्रव्यनि विषे पुद्गल द्रव्य तौ रूपी है । स्पर्श, रस, गध, वर्ण 
गण संयुक्त मूर्तीक है?। बहुरिपरूधर्म द्रव्य, अ्रधर्म द्रव्य, भ्राकाश द्रव्य, काल द्रव्य 5 
च्यारि अरूपी है। स्पर्श, रस, गध, वर्ण रहित अमूर्तीक है । 

इहाँ उक्त च-- 

वर्णगधरसस्पशें:, प्रणं गलन च यत्‌ । 
कुर्वेति स्कंधवस्तस्मात्पुदूगलाः परमारणावः ॥। 

श्रथे - पूरणा अर गलन कौ जो करै, सो पुदूगल कहिए । युक्त होने का नाम 
पूरण है, अर बिछुडने का नाम गलन है, जाते वर्ण, गध, रस, स्पर्श गुणनि ४ 
पूरण गलन कौ स्कधवत्‌ करे है । जैसे स्कथ विषे कोझ परमाणु मिर्ल हैं, कोऊ बिदु 
है । तैसे परमाणू विषे कोऊ वर्णादिक का भेद उत्पन्न हो है, सो मिले है । कोऊ नप्द़ 
हो है, सो बिछुरै है । ताते परमाणू हैं, ते पुद्गल कहे हैं । 


हक 


सायग्जञानचन्त्रिका भाषादीका | [ ६६६ 


बहुरि असे परमाणूनि के पुदूगलपना होते दृयणुक श्रादि स्कंधनि के कंसे 
पुद्गलपना है ? ४ 


सो कहिए है - कोऊ परमाण मिले है, कोऊ बिछरे है, सो श्रेसा प्रदेशनिं 
का पूरण गलन करि करि जे द्रव है, द्रवेंगे द्रए, ताते तिनको पुदुगल कहिए है । अपने 
स्वभाव रूप परिणमने का नाम द्रवना है, इस द्रवत्व गुणा ते द्रव्य नाम पावे है । 


इहां प्रइन - जो परमाणू्‌ कौ अविभाग निरश कहिए है, सो परमाणू तो 
छह कौण कौ लीएं गोल आकार है, सो जहा छह कोण भए, तहा छह श्रश सहज 
ही आए, तो निरश कंसे कहिए ? 

उक्त च - 


षट्कोणयुगपद्योगात्परमाणोः षडंशता । 
षण्णां समानदेशित्वे, पि्ड स्थादणुमात्रकस्‌ ॥१॥। 


थ -- ग्रुगपत्‌ छह कौण का समुदाय है; ताते परमाणू के छह अशपना' 
सभवे है । छही कौ समानरूप कहते सते परंमाणू मात्र .पिंड हो है । 


ताकां उत्तर - परमाण्‌ के द्रव्याथिक नय करि निरशपणा है, परतु पर्या- 
याथिक नय करि छह अश कहने मे किछ दोष नाही । 


उक्त च-. 


आशंतरहितं द्रव्यं, विश्लेषरहितांशकम्‌ । 
स्कंधोपादानमत्यक्षं, परमाणु प्रचक्षते ॥॥११॥ 


जो द्रव्य आदि अत रहित हैः । बहुरि जिस विषे छह अश पाइए है । ते कबहू 
भिन्न भिन्न न हो हैं, ताते भिन्न भाव रहित श्रश कौ धरे है.। बहुरि स्कध ग्रहण की: 
शक्ति का धारक है । बहुरि इद्रिय गम्य नाही है । असे द्रव्य. कौ परमाण्‌ कहिए है । 
परमाणू विषे कोणानि की अपेक्षा छह अश है । ते अश कबहु भिन्न भिन्न न होइ ।- 
अथवा परमाणू ते छोटा जगत विषे कोऊ और पदार्थ भी नाही है । जिसकी अपेक्षा 
करि भाग कल्पना कीजिए, ताते परमाणू कौं भ्विभाग कहिए है| बहुरि कोणति 
की भ्रपेक्षा छह अश कहिए, तौ भी किछ दोष नाही । बहुरि आदिपुराणादि विषें- 


६६२ ) [ गोस्मटशार जीवकाण्ड गाथा ५६१-१६६ 


परमाण्‌ गोल क्या है, सो' यहु घट्कोण को लीए श्राकार गोल क्षेत्र ही का भेद है, 
ताते गोल कट्मा है | असे अणू वा स्कघरूप पुद्गल द्रव्य तो रूपी अ्रजीव द्रव्य 
जानना, । बहुरि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य ए चारयो भश्ररूपी 
अजीत द्रव्य जानने इति । नामाधिकार । ५ 
उवजोगो वष्णचऊ, लक्खणशमिह जीवपोग्गलारं तु। 
/ 2» गदिठाणोग्गहवत्तणकिरियुवयारों दु धम्मचऊ ॥५६४५॥। 


ननक नर दे 


उपयोगो वर्णचतुष्क॑ं, लक्षरमिह जीवपुद्गलानां तु। 
गतिस्थानावगाह॒वतंनक्रियोपकारस्तु धर्मचतुर्णाम्‌ ॥॥५६५॥ 


टीका - द्रव्यनि के लक्षण कहै हैं। तहा जीव भर पुद्गलनि के लक्षण (क्रमश') 
उपयोग अर वर्ण चतुष्क जानना । तहा दशेन-ज्ञान उपयोग जीवनि का लक्षण है। 
वर्ण, गध, रस, स्पर्श पुद्गलनि का लक्षण है | बहुरि गति, स्थान, श्रवगाह, वर्तनारूप 
क्रिया, का उपकार ते धर्मादिक च्यारि द्रव्यनि के लक्षण है। तहा गतिद्देतुत्त्व धर्म 
द्रव्य का लक्षण है । स्थितिहेतुत्व अधर्म द्रव्य का लक्षण है । अवगाहहेतुत्व श्राकाश 
द्रव्य का लक्षण है । वर्तनाहेतुत्व काल द्रव्य का लक्षण है । 


गदिठाणोग्गहकिरिया, 'जीवाणं पुग्गलाणमेव हवे । 
धम्मतिये ण हि किरिया, मुक्‍्खा पुण साधगा होति ॥५९६॥ 


गतिस्थानावगाहक्रिया, जीवाना पुद्गलानासेव भवेत्‌ । 
धमंत्रिके न हि क्विया, मुख्या;, पुनः साधका भवति ॥॥|५६६।॥। 


५: टीका - गति,, स्थिति, अवगाह ए तीन क्रिया ज़ीव अर पुदुगल ही के पाइए 
है । तहाँ प्रदेश ते प्रदेशातर विबे प्राप्त होना; सो गति क्रिया है। गमन करि कही 
तिष्ठना, सो स्थिति क्रिया है ।, गत्ति-स्थिति लीए वास करना, सो श्रवगाह क्रिया 
जानना । बहुरि धर्म, अधर्म, आकाश विषे ए क्रिया नाही है, जाते इनके स्थानचलन 
प्रदेशवलन का अभाव है । तहा अपने स्थान कौ छोडि अन्य स्थान होना, सी स्थान- 
चलन 'कहिए'। प्रदेशनि ,क़ा चचलरूप होना सो प्रदेशवलन कहिए । बहुरि धर्मादिक 
द्रव्य गति, स्थिति, भ्रवगाह क्रिया के मुख्य साधक हैं । 


संध्यस्शानचस्त्रिका भाषादीका ] [ ६६३ 


जीव पुद्गलनि के जो गति, स्थिति, अ्रवगाह क्रिया हो है, ताकौ निमित्त 
मात्र ही हैं, सो कहिए है -- है... ७ ० 2 ! 


'जत्तस्स पहुं उत्तस्स, आसंणं णिवसगस्स वसदी वा । 
गदिठाणोग्गहकरणे, धम्मतियं साधगं होदि ॥५६९७॥ 


यातस्य पंथाः तिष्ठतः, श्रासन॑ निवसकस्य वसतिर्वा । 
गतिस्थानावगाहकरणे, धर्मत्रयं साधक भवति ॥॥५६७॥॥ हा 
ठीक - जेसे गमन करनेवालो कौ पथा जो मार्ग, सो कारण है । तिष्ठनेवालों 
कौं आसन जो स्थान, सो, कारण है । निवास करनेवालो कौ व॒सतिका जो वसने का 
क्षेत्र सो कारण है | तेसे गति, स्थिति, अवगाह के,, कारण र्मादिक द्रव्य हैं । जैसे 
ते पथादिक आप गमनादि नाही करे है, जीवनि कौ प्रेरक होइ गमनादि, नाई करादें 
है । स्वयमेव जे गमनादि करे, तिनको कारणभूत हो है । सो कारण इतना ही, जो 
जहा पथादिक होइ, तहा ही वे गमनादिरूप प्रवर्तें । तेसे धर्मादिक द्रव्य आप गमनादि 
नाही करे है; पुदुगलनि' कौ प्रेरक होइ गमनादिक क्रिया नाही करावे है; स्वयमेव 
ही गमनादिक क्रियारूप प्रवतेते जे जीव पुद्गल, तिनकौ सहकारी कारण हो हैं । 


सो कारण इतना ही जो धर्मादिक द्रव्य जहा होइ, तहा ही गमनादि क्रियारूप जीव 
पुदूगल प्रवत॑ हैं । 


वत्तणहेदू कालो, वत्तणगुणमविय दव्वणिचयेस । 
कालाधारेणंव य, वद॒टंति हु सन्वदव्वाणि ॥५६८॥ 


वर्तनाहेतु कालः, वर्तनागुणमवेहि द्रव्यनिचयेषु । 
कालाधारेणव च, वर्तते हि सर्वेद्रव्यारिण ॥५६८॥। 


टीका - खिच प्रत्य सयुक्त जो बृतज्‌ धातु, ताका कर्म विषे वा भाव विपषें 
वर्तेना शब्द निपजे है, सो याका अर्थ यहु जो वर्ते वा वर्तन मात्र होइ, ताकौ-वर्तंत्ता- 
कहिए । सो धर्मादिक द्रव्य अपने अपने पर्यायनि की निष्पत्ति विष स्वयमेव वर्तमान 
हैं । तिनक बाह्य कोई कारणभूत उपकार बिना सो प्रवृत्ति सभव नाही , ताते तिनके, 
तिस प्रवृत्ति करावने कौ कारण काल द्रव्य है, असे वर्तता काल का उपकार जानना । 


इहा रिषच प्रत्यय का शअ्र्थ यहु - जो द्रव्यत्ि का पर्थाय वर्ते है, ताक वर्ताव नेवाला 
काल है । 


६६४ | | गौम्मदसार जीवकाण्ड गाया ५६८ 


तहा प्रश्न -- जो जैसे शिष्य पढे है, भ्रर उपाध्याय पढावे है । तहा दोऊ- 
निर्के पठनक्रिया देखिए है । तेंसे धर्मादिक द्रव्य प्रवर्तें हैं श्रर काल प्रवर्ताव है, तौ 
धर्मादिक द्रव्य की ज्यों काल के भी तिनि पर्यायनि का प्रवर्तनरूप क्रिया का सदभाव 


आया । 


तहां उत्तर -- जो असे नाही है । इहा निमित्तमात्र वस्तु कौं हेतु का कर्ता 
कहि ए है | जैसे शीतकाल विषे शीत करि शिष्य पढने कौ समर्थ न भए, तहा 
कारीषा के अ्रग्नि का निमित्त भया । तंब वें पढने लग गए । तहा निमित्त मात्र देखि 
असा कहिए जो कारीषा की शअ्ग्नि शिष्यनि कौ पढाव है, सो कारीषा.-की भ्ररिति 
श्राप पढनेरूप क्रियावान न हो है | तिनिके पढने कौ निमित्तमात्र है | त॑से काल झाप 
क्रियावान न हो है । काल के निमित्त ते वे स्वयमेव परिणव' हैं । ताते श्रैसा कहिए 


है'॥ जो तिनिकौं काल प्रवतवि है। 
| बहुरि तिस काल का निश्चय कंसे होइ ? 


सो कहिए हैं - समय, घडी इत्यांदिक क्रियाविशेष, तिनिकौ लोक विषे समया- 
दिक कहिए है । बहुरि समय; घडी इत्यादि करि जे पंचनादि क्रिया होइ, तिनिककों 
लोक विषे पाकादिक कहिए है | तहा तिनि विष काल अंसा जो शब्द भ्रारोपण कीजिए 
है । समय काल, घडी काल, पाक काल इत्यादि कहिए है, सो यहु व्यवहार काल 
मुख्य काल का अस्तित्व कौ कहै है | जाते गौण है, सो मुख्य की सापेक्षा कौ धरे है। 
जैसे किसी पुरुष को सिंह कह्मा, तो तहा जानिए है, जो कोई सिंह नामा पदाथ 
जगत विषे पाइए है । जैसे काल का निश्चय कीजिए है । प्रत्यक्ष केवली जाने है । 


बहुरि षट्‌ द्रव्य की वर्तना कौं कारण मुख्य काल है। वर्तना गुण द्रव्यसमूह 
विषे ही पाइए है, जैसे होते काल का आंधार करि सर द्रव्य प्रवर्तें है । अपने अपने 
पर्योयरूप परिणमैं है, याते परिणमनरूप जो क्रिया, ताको परत्व! श्रर अ्रपरत्व जो 
आगे पीछेपना, सो काल का उपकार है । 

इहा प्रश्न जो क्रिया का परत्व - अपरत्व तौ जीव पुद्गल विषे है, धर्मादिक 
श्रमूर्तीक द्रव्यलि विषे कैसे सभवे ? सो कहै हैं । 


हज लीन 2 अदल कम 


१. तत्वायथंसुत्र मे-वर्ततापरिणाम क्रिया प्रत्वापरत्वे च कालस्य' भ ५ सूच २२, | 


सम्पस्तानवन्धिका भाषाटोका ] [ ६६५ 


धस्माधम्मादीणं; अ्रगुरुगलहुग तु छह वि वड़ढीहि। 
हाणीहिं वि वड॒ढंतो, हायंतो बट्टदें जम्हा ॥५६८ै॥) 


धरस्स धर्म्मादीनामगुरुकलूघुक तु षपड़भिरपि वृद्धिभिः । 
हानिभिरपि वर्धमान हीयमान व्तते यस्मात्‌ ॥५६९॥। 


दीका-जाते धर्म अधर्मादिक द्रव्यनि के अपने द्रव्यत्व कौ कारणभत शक्ति के विशेष 
रूप जे अगुरुलघु नामा गुण के अश्रविभाग प्रतिच्छेद, ते अनंत भांगवृद्धि आदि षटस्थान 
पतित वृद्धि करि तौ बंध है । अर अनतर्भागहानि आदि षट्स्थान पतित हानि करि 
घटे है, ताते तहा श्रैसे परिणमन विंपे भी मुख्य काल ही कौ कारण जानना । 


ण य परिणम॒दि सयं सो, ण य परिणामेंद्द अण्णमण्णेहि । 
विविहपरिणामियाणं, हवदि हु कालो सयं हेदू ॥५७०॥ 


न च परिणसति स्वयं स, न च परिशमयति श्रन्यदन्येः । 
विविधपरिणामिकानां, भवति हि कालः स्वयं हेतु: ।॥५७०॥॥ 


टीका - सो कालसक्रम जो पलटना, ताका विधान करि अपने गुणनि करि 
प्रद्रव्यरूप होइ नाही परिणवे है । बहुरि परद्रव्य के गुणनि कौ शअ्रपने विषे ताही 
परिणमाव है । बहुरि हेतुकर्ता प्रेरक होइकरि भी श्रन्य द्रव्य कौ अन्य गुरानि कंरि 
सहित नाही परिणमावे है । तौ नानाप्रकार परिणमनि को धरे जे द्रव्य स्वयमेव पेर्रिं- 
णमे है, तिनको उदासीन सहज निमित्त मात्र हो है। जैसे मनुष्य के प्रभात सबधी 
क्रिया कौ प्रभातकाल कारण है। क्रियारूप तौ स्वमेव मनुष्य ही प्रवर्ते है, परन्तु 
तिनिकों निमित्त मात्र प्रभात का काल हो है, तैसे जानना । 


काल अ्स्सिय दव्बं, सगसगपज्जायपरिणदं होदि । 
पज्जांयांवद्ठाणं, सुद्धशणये होदि खणमेत्त ॥५७१॥ 
कालमाश्रित्य द्रव्य, स्वकस्वकपर्यायपरिणतं भवति | 77. 
पर्यायावस्थानं, शुद्धनयेन भवति क्षणमात्रम्‌ ॥॥५७१॥ ः 


ठीका - काल का निमित्तरूप आश्रय पाइ, जीवादिक सर्व द्रव्य स्वकीय स्व- 
कीय पर्यायरूप परिणए है। तिस पर्याय का जो अवस्थान, जो रहने का काल,सो 
ऋणजुसूत्रनय करि अर्थ पर्याय अपेक्षा एक समय मात्र जानना । 


६६६ | [ गोम्मटसार जीवक्षाण्ड गाथा ५७२-५७३ 


ववहारो य वियप्पो, भेदो तह पज्जश्रो त्ति एयट्ठो । 
ववहार-अवद्ठाण-द्ठिदी हु बवहारकालो दु ॥५७२॥ 


व्यवहारश्व विकलपो, भेदस्तथा पर्याय इत्येकार्थः । 
व्यवहारावस्थानस्थितिहि व्यवहारकालस्तु ॥॥५७२॥। 


टीका -- व्यवहार श्रर विकल्प अर भेद श्रर पर्याय ए सर्व एकार्थ हैं। इनि 
शब्दनि का एक श्रर्थ है । तहा व्यजन पर्याय का अवस्थान जो वर्तमानपना, ताकरि 
स्थिति जो काल का परिमाण, सोई व्यवहार काल है। 


अवरा पज्जायठिदी, खणमेत्तं होदि तं च समओो त्ति । 
दोण्हमणूणमदिक्कसकालपसाणं हवे सो दु ॥५७३॥ 


अवरा पर्यायस्थिति:, क्षणसात्र भवति सा च समय इति । 
दृयोरण्वो रतिक्रमकालप्रमाणं भवेत्‌ स तु ॥५७३।॥। 


टीका - द्रव्यनि के जधन्य पर्याय की स्थिति क्षण मात्र हे। सो क्षण नाम 
समय का है । समीप तिष्ठती दोय परमाणू मद गमनरूप परिणई, जेता काल विष 
परस्पर उल्लघन करे, तिस काल प्रमाण का नाम समय है । 


॥ 


इहा प्रसंग पाइ दोय गाथा कहै है-- 


राभ एय पयेसत्थो, परमाणू संदगइपवदुटतो । 
बीयमणंतरखेत्त, जावदियं जाति तं समयकालो ।। १॥। 


झ्राकाश का एक प्रदेश विषे तिष्ठता परमाण्‌ मदगतिरूप परिणई, सो तिस 
प्रदेश के श्रनतरि दूसरा प्रदेश, ताको जेता काल करि प्राप्त होई, सो समय नासा 
काल है । 

सो प्रदेश कितना है ” सो कहै है-- 


जेत्ती वि खेत्तमेत्त, श्रणुणा रुद्धं खु गयरादव्व च । 
तं च॒ पदेसं भरिणयं, अवरावरकारणं जस्स ॥॥२॥। 


धस्येग्शासघन्द्रिका भाषादौका | [ ६६७ 


, «जिस परमाण्‌ के श्रागे पीछे कौ कारण जैसा आकाश द्रव्य झ्राकाश विषे जैसा 
कहिए है, जो यहु श्राकाश इस परमाणु के श्राग है, यहु पोछे है, सो आकाश द्रव्य; 
तिस परमाणू करि जितना रुक, व्याप्त होइ, तिस क्षेत्र का नाम प्रदेश कह्या है । 


ग्रागे व्यवहार काल कौ कहै है--' 


आवलिश्रसंखसमया, संखेज्जावलिसमूहमुस्सासों । 
सत्तुस्सासा थोवो, सत्तत्थोवा लबो भणियों ॥५७४॥ जे 


श्रावलिरसंख्यसमया, संख्येयावलिस महू उच्छेबास:॥. ., - ., 
सप्तोच्छू बासः स्तोकः, सप्तस्तोका लवो भरिगतः ॥५७४॥। 


टीका - जघन्ययुक्तासख्यात प्रमाण समय, तिनिका समूह, सो आवली है । 
बहुरि सख्यात आवली का समूह सो उश्वास है । सो उश्वास कैसा है ? 


उक्त च--- 


अड्ढस्स श्रणलसस्स य रिरुवहदस्स य ह॒वेज्ज जीवस्स । 
उस्सासारिएस्सासो, एगो पाणों त्ति आहीदो ॥॥१॥। 


जो कोई मनुष्य आढ्च-सुखी होइ, श्रालस्य रोगादि करि रहित होइ, स्वा- 
धीन होड, ताका सासोस्वास नामा एक प्राण कह्मा है, ताका काल जानना । 
बहुरि सात उस्बास का समूह, सो स्तोक नामा काल है । बहुरि सात स्तोक का 
का समूह, सो लव नामा काल है । 


अटठत्तीसद्धलवा, नाली बेनालियो मुहुत्तं तु । 
एगसमभयेण हीणं, भिण्णमुहुल्तं तदो सेसं ॥५७४॥ 


श्रष्टत्रिशदर्धनवा, नाली हिनालिको सुहतंस्तु । 
एकसमयेन हीनो, भिन्नमुहृतंस्ततः शेष: ।१५७४॥। 


टीका --- साढा अडतीस लवनि का समूह, सो नाली है । नाली नाम घटिका 
का है । बहुरि दोय घटिका समूह, सो मुहूर्त है । इस मुहूर्त में एक समय घटाइये तब 


६६८ ] [ गीोस्मठसार जोवकाण्ड गाया ५७६-५७७ 


भिन्न मुहूर्त हो है वा याकी उत्कृष्ट अतर्मुहर्त कहिए । याते झाग दोय समय घाटि 
मुहतें आदि अतर्मुहृ्ते के विशेष जानने । इहा प्रासागिक गाथा कहै है-- 


ससमयमसावलिश्रवरं, समऊंणमुहुत्तयं तु उक्कस्सं । 
मज्कासखवियप्पं, वियाण अंतोमुहुत्तमिणं ॥॥ 


एक समय अ्रधिक आवली मात्र जघन्य अतर्मुहृ्तं है | बहुरि एक 
समय घाटि मुहूर्त मात्र उत्कृष्ट अतमु ह॒र्त है। मध्य समय विषे दोय समय सहित 
श्रावली ते लगाइ, दोय समय घाटि मुहूर्त पर्यत श्रसख्यात भेद लीए, मध्य अतमु हुर्त 
है । असे जानहु । 


दिवसो पक्खो मासो, उड़ु अयर्ण वस्समेवर्मादी हु । 
संखेज्जासंखेज्जाणंताओ होदि ववहारों ॥५७६॥ 


दिवसः पक्षों मासः, ऋतुरयन वर्षमेवमादिहि । 
संख्येयासंस्पेयानंता भवंति व्यवहाराः (॥५७६। 


टीका - तीस मुहं मात्र अहोरात्र है । मुख्यपने पचदश अहोरात्र मात्र पक्ष 
है । दोय पक्ष मात्र एक मास है। दोय मास मात्र एक ऋतु हो है । तीन ऋतु मात्र 
एक भ्रयन हो है । दोय अयन मात्र एक वर्ष हो है। इत्यादि भ्रावली ते लगाई 
सख्यात, असख्यात, अनत पर्य॑त भ्रनुक्रम ते श्रुतज्ञान, भ्रवधिज्ञान, केवलज्ञान का विषय 
भूत व्यवहार काल जानना । 


ववहारो पुण कालो, माणुसखेत्तम्हि जाणिदव्वों दु । 

जोइसियारं चारे, ववहारो खलु समाणो त्ति ॥५७७॥ 
व्यवहारः पुनः कालः, सानुषक्षेत्रे ज्ञातव्यस्तु । 
ज्योतिष्काणां चोरे, व्यवहार: खलु समान इति ॥५७७॥ 


टीका -- बहुरि व्यवहार काल मनुष्य क्षेत्र विषे प्रगटरूप जानने योग्य हा 
जोते मतुष्यक्षेत्र विषे ज्योतिषी देवेनि का चलेने का काल अर वआवहार का 


समान है। 


पम्परशानचन्धिका भाषादीफका ] [ ६६६ 


ववहारों पृण तिविहो, तीदो वट्टंतगो भविस्सों दु । 
तीदो संखेज्जावलिहदसिद्धाणं पसाणो दु ॥५७८५॥ 


व्यवहारः पुनस्त्रिविधोष्तीतो वर्तमानो भविष्यंस्तु । 
अतीतः संख्येयावलिहतसिद्धानां प्रमाण तु ॥५७८॥। 


टीका -- बहुरि व्यवहार काल तीन प्रकार है श्रतीत, श्रनागत, वर्तमान । 
तहां श्रतीत काल सिद्ध राशि कौं सख्यात आवली करि गुर, जो प्रमाण होइ, तितना 
जानना । कैसे ? सो कहिए है - छह महीना अर झ्ाठ समय माही छ से आठ जीव 
सिद्ध हो है, तो जीव राशि के अ्रनतवे भाग प्रमारेश सर्व सिद्ध केते काल में भये ? 
असे त्रेराशिक करना । तंहां प्रमाण राशि छ से आठ, फलराशि छह महींनां आठ 
समय, इच्छा राशि सिद्धनि का प्रमाण, सो फल राशि कौं इच्छाराशि करि गुण, 
प्रमाणराशि का भाग दीए, लब्धराशि सख्यात आवली करि सिद्धनि कौ गुणे जो 
प्रमाण होइ, तितना श्राया । सोई श्रनादि ते लगाइ श्रतीत काल का परिमाण जानना। 


समयो हु वट्टमारगों, जीवादो सव्वपुग्गलादो वि । 
भावी अ्रणंतगुरिददो, इदि ववहारो हवे कालो ॥५७६॥ 
समयो हि वर्तमानो, जीवात्‌ सर्वपुदूगलादपि । 
भावी अनन्तगुरिणतत, इति व्यवहारों भवेत्कालः ॥॥५७९॥। 


टीका -- वर्तमान काल एक समय मात्र जानना । बहुरि भावी जो अनागत 


काल, सो सर्व जीवराशि ते वा सर्व पुदु्गलराशि ते भी अनतगुणा जानना। अैसे 
व्यवहार काल तीन प्रकार कह्मा । 


कालो वि य ववएसो, सब्भारूवओ हवदि णिच्चों । 
उप्पण्णप्पद्धंसी, अवरो दीहंतरट्ठाई ॥५८०॥ 
काल दइति: च व्यपदेश:, सःद्धावप्ररूपको भवति नित्यः । 
उत्पन्नप्रध्वंसी अ्रपरो दीर्घान्तरस्थायी ।॥५८०॥। 


टीका --- काल असा जो लोक विषे कहना है, सो मुख्य काल का अस्तित्व 
का कहनहारा है । मुख्य बिना गौण भी न होइ। जो सिंह पदार्थ ही न होइ तो यहु 
पुरुष सिंह श्रैसा कंसे कहने में आवे सो मुख्य काल द्रव्य करि नित्य है, तथापि पर्याय 


६७० | [ गौस्मठसार जीवफाण्ड गाया ५८१-४८२ 


करि ऊत्पाद व्यय कौ धरे है । ताते उत्पन्न-प्रध्वती कहिए है । वहुरि व्यवहार काल 
है, सो वर्तमान काल अपेक्षा उत्पाद - व्यय रूप है। ताते उत्पन्न-प्रध्वसी है । बहुरि 
ग्रतीत, अनागत, अ्रपेक्षा बहुत काल स्थिति कौ धरे है । ताते दीर्घांतर स्थायी है । 
इहा प्रासागिक श्लोक कहिये हैं-- 


निमित्तमातरं तत्र, योग्यता वस्तुनि स्थिता । 
बहिनिश्चयकालस्तु, निश्चितं तत्त्वदर्शिभिः ॥। 


.  तीहि वस्तु विषे तिष्ठती परिणमनरूप जो योग्यता, सो अतरग निमित्त 
है । बहुरि तिस परिणमन का निश्चय काल बाह्य निमित्त है । श्रेसे तत्त्वदर्शीनि 
करि निश्चय कीया है । इत्युपलक्षणानुवादाधिकार । 


छद्दृग्वावट्ठाणं, सरिसं तियकालश्रत्थपज्जाये । 
वेंजणपज्जाये वा, मिलिदे ताणं ठिदित्तादों ॥५८१॥ 


पड्द्रव्यावस्थानं, सदृर्श त्रिकालार्थपर्याये । 
व्यंजनपर्याथे वा, मिलिते तेषां स्थितित्वात्‌ ॥॥५८ १॥। 


टीका - अवस्थान नाम स्थिति का है; सो षट्‌ द्रव्यनि का अवस्थान समान 
है । काहे ते ” सो कहिए हैं - सूक्ष्म वचन अगोचर क्षणस्थायी ग्रैस ती श्रथ॑पर्याय 
अर स्थूल, वचन गोचर चिरस्थायी असे व्यजन पर्याय, सो त्रिकाल सबधी भ्र्थ पर्याय 
वा व्यजन पर्याय मिले, तिनि सर्व ही द्रव्यनि की स्थिति हो है । ताते सर्वे द्वव्यति का 
अवस्थान समान कह्मा । सवे द्रव्य अ्रनादिनिधन है। 


आ्रागे इस ही अर्थ कौ दृढ़ करे हैं-- 
एय-दवियम्सि जे, अ्रत्थ-पज्जया वियण-पज्जया चा वि । 
तीदाणागद-भूदा, तावदियं त॑ हवदि दव्वं! ॥५८२॥ 


एकद्रव्ये ये, अर्थपर्याया व्यंजनपर्यायाश्रापि । 
अतोतानागतभूताः तावत्तद्‌ भवति द्रव्यम्‌ ॥५८२॥। 


न्जज्नितजससलल्‍अ इन +++ 


१ पट्खडागम-घवला पुस्तक ६, ऐृष्ठ रेछण गाथा स० १६६ 


सम्परज्ञानत्तच्द्रिका भाषाटाका | . ९ 


ठीका -- एक द्रव्य विषे जे गुणनि के परिणमनरूप षटस्थानपतित वृद्धि 
हानि लीए भर्थ पर्याय, बहुरि द्रव्य के आकारादि परिणमनरूप व्यजन पर्याय, ते 
भ्रतीत-अनागत अपि शब्द ते वर्तमान सबधी यावन्मात्र है, तावन्मान्र द्रव्य जानना । 
जाते द्रव्य तिनते जुदा है नाही, सर्वे पर्यायनि का समूह सोई द्रव्य है। इति स्थित्य- 
धिकार । 


ग्रागासं वज्जित्ता, सब्बे लोगस्मि चेव णत्थि बहिं । 
' वावी धम्माधम्मा, णवदिठदा अचलिदा णिच्चा ॥५८३॥ ४! 


आकाश वर्जयित्वा, सर्वाशिण लोके चेव न संति बहिः । 
व्यापिनौ धर्माधमौ', अ्वस्थितावचलितो नित्यों ॥॥५८३॥। 


5 ठीका -- श्रब क्षेत्र कहै है, सो आकाश बिना अवशेष सर्वेद्रव्य लोक विषे 
ही है, बाह्य श्रलोक विषे नाही है । तिन विष धर्म द्रव्य, श्रधमंद्रव्य तिल विषे तेल 
की ज्यो सर्वे लोक विषे व्याप्त है; ताते व्यापी कहिए । बहुरि निजस्थान ते स्थाना- 
तर विषे चले नाही है, ताते अवस्थित हैं । बहुरि एक स्थान विषे भी प्रदेशनि का 
चंचलपना, तिनके नाही है, ताते अ्रचलित है । बहुरि त्रिकाल विषे विनाश नाही है 
ताते नित्य है। ग्रेसे धर्म, अधर्म द्रव्य जानने । इहा प्रासगिक शलोक-- 


ओपश्लेषिकवेषयिकावशिव्यापक इत्यपपि। 
आधारस्त्रिविधः प्रोक्तन्‍, कटाकाशतिलेषु च ॥ 


ग्राधार तीन प्रकार है - औपश्लेषिक, वेषयिक, अभिव्यापक । तहा चटाई 
विषे कुमार सोव है, असा कहिए, तहा औपश्लेषिक आधार जानना । बहुरि श्राकाश 
विषे घटादिक द्रव्य तिष्ठे है, जैसा कहिए, तहा वैषयिक श्राधार जानना । बहुरि 
तिल विषे तेल है, श्रैसा कहिए, तहा श्रभिव्यापक आधार जानना । सो इहा तिलनि 
विषे तेल की ज्यों लोकाकाश के सर्व प्रदेशनि विषे धर्म, अधर्म द्रव्य अपने प्रदेशनि 


करि व्याप्त है। ताते इहा अभिव्यापक आधार है। याही ते आचार्यने धर्म अधर्म 
द्रव्य कौ व्यापी कह्या है । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागप्पहुदि तु सव्बलोगो त्ति। 
अप्पपर्देसविपष्पणसंहारे वावडो जीवों ॥५८४॥ '“ 


६७२ ] [ गोस्सटसार जोवक्राण्ड गाया ५८५ 


लोकस्यासंख्येयभागप्रभृतिस्तु सर्वलोक इति । 
आत्मप्रदेशविसर्पणसंहारे व्याप्रतों जीवः ।॥५८४।॥॥ 


टीका - जीव का क्षेत्र कहै हैं, सो शरीरमात्र झ्पेक्षा तो सूक्ष्म निगोदिया 
लब्धि अपर्याप्तक की जघन्य श्रवगाहना ते लगाइ, एक एक प्रदेश बधता उत्कृष्ट महा- 
मत्स्य की श्रवगाहना पर्यत क्षेत्र जानना । बहुरि ताके ऊपरि समुद्घात अपेक्षा वेदना 
समुद्घातवाले का एक एक प्रदेश क्षेत्र विष बधता वधता महामत्स्य की अवगाहना ते 
तिगुणा लबा, चौडा क्षेत्र पर्यत क्षेत्र जानना । बहुरि ताके ऊपर एक एक प्रदेश बधता 
बधता मारणातिक समुद्घातवाले का स्वयभू रमण समुद्र का वाह्म स्थडिल क्षेत्र विषे 
तिष्ठता जो महामत्स्य, सो सप्तमनरक विषे महारौरव नामा श्रेणीवद्ध विला प्रति 
कीया जो मारणातिक समुद्घात तीहि विषे पाच से योजन चौडा, अढाई से योजन 
ऊचा, प्रथम वक्रगति विपे एक राजू, द्वितीय वक्र॒विपे आधा राजू, तृतीय वक्र विषे 
छह राजू, लबाई लीए जो उत्कृष्ट क्षेत्र हो है, तहा पर्य॑त क्षेत्र जानना । बहुरि ताके 
ऊपुरि केवलिसमुद्घात विषे लोकपूरण पर्यत क्षेत्र जानना। सो अैसे सर्व भेदरूप क्षेत्र 
विषे श्रपने प्रदेशनि का विस्तार - सकोच होते जीवद्रव्य व्यापुतं कहिए व्यापक हो है। 
सकोच होते स्तोक क्षेत्र विपे आ्रात्मा के प्रदेश अ्रवगाहरूप तिष्ठे है । विस्तार होते 
ते फंलिकरि घने क्षेत्र विषे तिष्ठ है। जाते जीव के अवगाहना का भेद वा उपपाद वा 
समुद्घात भेद सर्वे ही सभवे है। ताते पूर्वोक्त जीव का क्षेत्र जानना । 


पोग्गलदव्वारां पुण, एयपदेसादि होति भजणिज्जा । 
एक्केक्को दु पदेसो, कालाणूणं धुदो होदि ॥४८४५॥ 


पुद्गलद्गव्यारया पुनरेकप्रदेशादयो भवन्ति भजनीयाः । 
एककस्तु प्रदेशः, कालाणूनां श्रुवों भवति ॥५८५॥ 


टीका - पुद्गलद्रव्यनि का एक प्रदेशादिक यथासभव भजनीय कहिए भेद 
करने योग्य क्षेत्र जानना, सो कहिए हैं - दोय अ्रणू का स्कथ एक प्रदेश विष तिष्ठ 
वा दोय प्रदेशनि विषे तिष्ठे, बहुरि तीन परमाणूनि का स्कध एक प्रदेश वा दोय प्रदेश 
वा तीन प्रदेश विषै तिप्ठे, श्रेसे जानना । बहुरि कालाणू एक एक लोकाकाश का 
प्रदेश विषे एक एक पाइए है, सो ध्र:वरूप है, भिन्न भिन्न सत्त्व धरे है, ताते तिनिका 
क्षेत्र एक एक प्रदेशी है- 


सम्यस्ज्ञानचन्धिका भाषाटीका ] [| ६७३ 


संखेज्जासंखेज्जाणंता वा होंति पोग्गलपदेसा । 

लोगागासेव ठिदी, एगपदेसों अणुस्स हवे ॥५८९॥ 
संख्येयरसंख्येयानंता वा भवंति पुद्गलप्रदेशा: । 
लोकाकाशे एवं, स्थितिरेकप्रदेशो5रणपोर्भवेत्‌ ॥॥५८६।॥। 


टीका - दोय अणू का स्कथ ते लगाइ, पुदूगल स्कथ सख्यात, अ्सख्यात, अनत पर- 
माणूुरूप है। तथापि ते वे सर्वे लोकाकाश ही विष तिष्ठे है। जैसे सपूर्ण जल करि भर्‌था 
हुवा पात्र विषे क्रम ते गेरे हुवे लवण, भस्मी, सूई आझ्रावि एक क्षेत्रावगाहरूप तिष्ठे 
हैं; तैसे जानना । बहुरि अविभागी परमाण्‌ का क्षेत्र एक ही प्रदेशमात्र हो है- 


,, लोगागासपदेसा, छह्दव्वेहि फुडा सदा होंति । 
सव्वसलोगाग़ासं, अण्णेहि विवज्जियं होदि ॥५०८७॥ 


लोकाकाशप्रदेशाः, षड्द्रव्येः स्फुटाः सदा भवंति । 
सर्वमलोकाकाशमन्यविर्वाजितं भवति ॥५८७।। 
ठीका - लोकाकाश के प्रदेश सर्व ही षट्द्रव्यनि करि सदाकाल भ्रगट व्याप्त 
हैं। बहुरि अलोकाकाश सर्व ही अन्य द्रव्यनि करि रहित है। इति क्षेत्राधिकारः । 
जीवा अ्रणंतसंखाणंतगुणा पुग्गला हु तत्तो दु। 
धम्सतियं एक्केक्क, लोगपर्देसप्पमां कालो ॥५८५८५॥ 
जीवा श्रनंतसंख्या, अनंतगुणा: पुद्ग्ला हि ततस्तु । 
धर्मत्रिकमेकेक॑ं, लोकप्रदेशप्रमः काल, ॥॥५८८॥। 
टीका - संख्या कहै हैं - तहा द्रव्य परिमाण करि जीव द्रव्य अनत हैं । 
बहुरि तिनि ते अ्रनत गुणों पुद्गल के परमाण्‌ है । बहुरि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, 
श्राकाश द्रव्य एक-एक ही है, जाते ए तीनौ अ्रखड द्रव्य हैं । बहुरि जेते लोकाकाश 
के प्रदेश हैं, तितने कालाणू है-- 
लोगागा[ सपदेसे, एक्केक्के जे दिठया हु एक्केक्का । 
रयणाणं रासी इव, ते कालाण्‌ स॒रोयव्वा' ॥५८दे॥ 


२-अ्रेब्यसमह गाथा स २२ 


६७४ ] ! गोौम्मट्सार जीवकाण्ड गाया 7६०-१६६ 


लोकाकाशप्रदेशे, एकेके ये स्थिता हि एकंकाः । 
रत्तानां राशिरिव, ते कालाणवो मंतव्या' ॥५८९॥ 
टीका - लोकाकाश का एक-एक प्रदेश विपे जे एक-एक तिष्ठे हैं। जैसे 
रत्ननि की राशि भिन्न-भ्निन्न तिप्ठे, तेसे जे भिन्न-भिन्न तिप्ठे हैं, ते कालाणू जानने । 
ववहारो पुृण कालो, पोग्गलद॒व्बादणंतगुणमेत्तो । 
तत्तो श्रणंतगुणिदा, आगासपदेसपरिसंखा ॥॥५८०॥। 
व्यवहारः पुनः काल:, पुद्गलद्रव्यादनंतगुरामात्रः । 
तत अनंतगुणिता, श्राकाशप्रदेशपरिसंख्या ॥॥५९०॥। 


टीका - वहुरि व्यवहार काल पुदुगल द्रव्य ते अनत गुणा समयरूप जानना ! 
बहुरि तिनि ते भ्रनतगुणी सर्व श्राकाश के प्रदेशनि की सख्या जाननी । 


+ 


लोगागासपदेसा, धम्माधम्मेगजीवगपदेसा । 
स् सरिसा हु पदेसो पुण, परमाणु-श्रवद्ठिदं खेत्तं ॥५८१॥ 


१ लोकाकाशप्रदेशा, धर्माधर्मकजीवगप्रदेशाः । 
सदशा हि प्रदेशः, पुनः परमाण्वचस्थितं क्षेत्रम ॥॥५११।। 


टीका - लोकाकाश के प्रदेश अर धर्मंद्रव्य के प्रदेश अर अधर्मद्रव्य के प्रदेश 
श्र एक जीवद्रव्य के प्रदेश सर्वे सख्याकरि समान है, जाते ए सर्वे जगच्छ णी का 
घनप्रमाण हैं | बहुरि पुदूगल परमाण्‌ जेता क्षेत्र कौं रोके, सो प्रदेश का भ्रमाण है, 
ताते जघन्य क्षेत्र अर जघन्य द्रव्य अ्विभागी है। 


| की 
आग क्षेत्र प्रमाण करि छह द्रव्यनि का प्रमाण कीजिए है । तह्ा जीव द्रव्य 


अनतंलोक प्रमाणा है। लोकाकाश के प्रदेशनि ते अ्रनत गुणा है। कैसे ? सो त्रैराशिक 
करि कहिए है-प्रमाण राशि लोक, अर फलराशि एक शलाका, अर इच्छाराशि 
जीवब्रव्य का प्रमाण । सो फल करि इच्छा कौ गुरो, प्रमाण का भाग दीए, लब्ब- 
राशि जीवराशि कौ लोक का भाग दीजिए, इतना आया, सो यहु 'शलाका का 
परिमाण भया । बहुरि प्रमाण राशि एक शलाका, फलराशि लोक, अर इच्छाराशि 
पूर्वोक्त शलाका का प्रमाण, सो पूर्वोक्त शलाका का प्रमाण जीवराशि कौं लोक का 
भाग दीए, अ्नत पाएं, सो जानना । इस भ्रनत कौ फलराशि लोक करि गुरिए 


संम्पजानचखिका माधाटीका [ [ दृछध् 


अर प्रमाण राशि एक का भाग दीजिए, तब लब्धराशि अ्रनतलोक प्रमाण भया; 
ताते जीव द्रव्य अनतलोक प्रमाण कहे । अँसे ही अन्यन्न काल प्रमाणादिक विषे 
त्रेराशिक करि साधन करि लेना । बहुरि जीवनि ते पुद्गल अनत गुरो है । बहुरि 
धर्म, अ्रधर्म, लोकाकाश अर काल द्रव्य ए लोकमात्र प्रदेशनि कौं धरे है । बहुरि 
व्यवहार काल पुद्गल द्रव्य ते श्रनत गुणा है । बहुरि अलोकाकाश का प्रदेश काल ते 
श्रनत गुणा है । 


बहुरि काल प्रमाण करि जीवद्रव्य का प्रमाण कहिए हैं - प्रमाणराशि 
अतीतकाल, फलराशि एक शलाका, इच्छाराशि जीवनि का परिमाण, इहा लब्ध- 
राशिप्रमाण शलाका भ्रतत भई । बहुरि प्रमाणराशि एक शलाका, फलराशि अतीत- 
काल, इच्छाराशि पूर्वोक्त शलाका प्रमाण, सो पूर्वोक्त प्रकार फल करि इच्छा को 
गुण, प्रमाण का भाग दीएं, लब्धराशि प्रमाण अतीत काल ते अ्रनत गुणा जीवनि 
का प्रमाण जानना । इनि ते पुदुगल द्रव्य अर व्यवहार काल के समय अर अलोका- 
काश के प्रदेश अनत गुणों अनत गुरों क्रम ते श्रनंत श्रतीत काल मात्र जानने । 


बहुरि धर्मादिक का प्रमाण कहिए है - प्रमाण कल्पकाल, फल एक शलाका, 
इच्छा लोक प्रमाण, तहा लब्धप्रमाण शलाका असंख्यात भईं। बहुरि प्रमाण एक 
शलाका, फल कल्पकाल, इच्छा पूर्वोक्त शलाका प्रमाण, सो यथोक्त करता लब्धराशि 
असख्यात कल्पप्रमाण, धर्म, अधर्म, लोकाकाश, काल ए च्यारयौ जानने । बीस 
कोडाकोडी सागर के सख्याते पल्य भए, तीहि प्रमाण कल्पकाल है । इसते असंख्यात 
गुणे धर्म, श्रधर्म, लोकाकाश, काल के प्रदेश हैं । 


बहुरि भाव प्रमाण करि जीवद्रव्य का प्रमाण विषे प्रमाणराशि जीवद्रव्य 
का प्रमाण, फल एक शलाका, इच्छा केवलज्ञान लब्धप्रमाण शलाका शभ्रनत, बहुरि 
प्रमाण राशि शलाका का प्रमाण फलराशि केवलज्ञान, इच्छाराशि एक शलाका, 
सो यथोक्त करता लब्धराशि प्रमाण केवलज्ञान के अनतवे भागमात्र जीवद्रव्य जानने । 
ते पुदूगल, काल, अलोकाकाश की श्रपेक्षा च्यारि बार अ्रनत का भाग केवलज्ञान के 
अविभाग प्रतिच्छेदनि का प्रमाण कौ दीए, जो प्रमाण आवै, तितने जीवद्रव्य हैं। 
तिनि ते अ्नत गुणों पुद्गल हैं। तिनि ते अनत गुणे कांल के समय हैं । तिनि ते 
अनत गुणों अलोकाकाश के प्रदेश है । तेऊ केवलज्ञान के श्रनंतवे भाग ही हैं। बहुरि 
धर्मादिक का प्रमाण विषे प्रमाण लोक, फल एक शलाका, इच्छा अवधिज्ञान के भेद, 


६७६ ] [ गोम्मटसार जोवकाण्ड गाथा ५६२-५६३ 


लव्धप्रमाण शलाका श्रसख्यात भईं | बहुरि प्रमाणराशि शलाका का प्रमाण, फल 
राशि अवधिज्ञान के भेद, इच्छाराशि एक शलाका, सो यथोक्त करता अवधिज्ञान के 
जेते भेद हैं, तिनि के श्रसख्यातवें भाग प्रमाण धर्म, अधर्म, लोकाकाश, काल इनि 
च्यारयो के एक-एक प्रदेशनि का प्रमाण भया । इति सख्याधिकार । 


सव्वभरूवी दव्वं, अ्रवट्ठिदं अचलिश्ा पदेसा वि। 
रूबी जीवा चलिया, ति-वियप्पा होति हु पदेसा ॥५६ २॥ 


सर्वेभरूषि द्रव्यमवस्थितमचलिताः प्रदेशा श्रपि 
रूपिणो जीवाश्वलितास्त्रिविकल्पा भवंति हि प्रदेशाः ॥५६२।। 


टीका - सर्व अरूपी द्रव्य जो मुक्त जीव अर धर्म अर अधर्म अर झ्लाकाश 
अर काल सो अवस्थित है, अपने स्थान ते चलते नाही । बहुरि इनिके श्रदेश भी 
भ्रचलित ही हैं, एक स्थान विपे भी चलित नाही हैं। बहुरि रूपी जीव, जे संसारी 
जीव ते चलित है, स्थान ते स्थानातर विषे गमनादि करे हैं। वहुरि ससारी जीवनि 
के प्रदेश तीन प्रकार है । विग्रह गति विषे सो सर्व 'चलित ही हैं । बहुरि अ्योग- 
केवली गुरास्थान विषे अचलित ही है ।'बहुरि अ्रविशेष जीव रहे, तिनिके श्राठ प्रदेश 
तो अचलित है । अरशेष प्रदेश 'चलित है । (योग़रूप परिणमत्त ते) १ इस आत्मा के 

श्रन्य प्रदेश तो चलित हो'है श्रर आठ प्रदेश 'अकप ही रहै है । 


पोग्गल-दव्वम्हि अ्ण्‌, संखेज्जादी हवंति चलिदा हु । 
चरिम-सहक्खंधसम्मि य, चलाचला होंति पदेसा ॥५४ ३॥। 


पुद्गलद्गव्ये अणव', संख्यातादयो भवन्ति चलिता हि। 
चरममहास्कन्धे च, चलाचला भवंति हि प्रदेशा: ॥५९३॥। 


टीका - पुद्गल द्रव्य विषे परमाण्‌ भर दृचणुक आदि सख्यात, असख्यात, 
अनत परमाणू के स्कध, ते चलित हैं। बहुरि अत का महास्कध विषे केई परमाए्‌ 
प्रचलित है, अपने स्थान ते त्रिकाल विषे स्थानातर कौ प्राप्त न होइ । बहुरि केई 
.परमाणू चलित हैं, ते यथायोग्य चचल हो है । 


328) 


१ ब, घ' प्रति मे योगरूप परिणमन तैं' इतना ज़्यादा है । 


पम्यसज्ञाानचन्विका भाषाटीका | 


अणुसंखसंखेज्जाणंता य अ्रगेज्जगेहि अंतरिया । 
आहार-तेज-भासा-मरण-कम्मइया धृवक्‍्खंधा ॥५८६४॥ 


सांतरणिरंतरेरण य, सुण्णा पत्तयदह॒धुवस॒ण्णा । 
बादरणिगोदसुण्णा, सुहुमणिगोदा णभो महकक्‍्खंधा ॥५८४५॥। जुम्म॑ । 


अणुसंख्यातासंख्यातानन्ताभ्र अग्राह्मकाभिरन्तरिताः । 
आहारतेजोभाषासनःकार्माण पभ्रुवस्कन्धाः ॥॥५९४।। 


सान्‍्तरनिरन्तरया च, शुन्या प्रत्येकदेह-भुवशन्याः । 
बादरनिगोदश्न्याः, सेक्ष्मनिगोदा नभो सहास्कन्धा: ॥५६५॥ युग्मम्‌ं 


टीका -- पृद्गल-द्रव्य के भेदरूप जे वर्गणा, ते तेईस भेद लीए है - १ श्रणु- 
वर्गणा, २ सख्याताणुवर्गणा, ३ असख्याताणुवर्गणा, ४ भ्रवताणुवर्गरणा, ५ आहारव- 
गंणा, ६ श्रग्राह्मवर्गणा, ७ तैजस शरीरवर्गंणा, ८ अग्राह्मवर्गणा, ६ भाषावर्गणा, १० 
अ्रग्राह्म वर्गणा, ११ मनोवर्गणा, १२ श्रग्राह्म वर्गणा, १३ कार्माण वर्गणा, १४ अ्रुव 
वर्गणा, १५ सातरनिरंतर वर्गणा, १६ शून्य वर्गंणा, १७ प्रत्येक शरीरवर्गणा, १८ 
श्रुवशून्य वर्गंणा, १९ बादरनिगोद वर्गणा, २० शुन्यवर्गणा, २१ सुक्ष्मनिगोद वर्गेणा, 
२२ नभो वर्गणा, २३ महास्कधवर्गंणा . ए तेईस भेद जानने । 


इहा प्रासगिक श्लोक कहिये है- 


मूतिमत्सु पदार्थेषु, संसारिण्यपि पुद्गलः । 
अकर्सकर्मंनोकर्मजातिभेदेषु वर्गणा ।।१॥। 


मूर्तीक पदार्थनि विषे अर ससारी जीव विंषे पुद्गल शब्द प्रवर्ते है । बहुरि 
अ्कर्म जाति के कर्मजाति के नोकम जाति के जे पुदूगल, तिनि विषे वर्गणा शब्द प्रवर्ते 
है। सो अब इहा तेईस जाति की. वर्गणानि विष केते केते परमाणू पाइये ? सो 
प्रमाण कहिये है- 


तहा अणुवर्गणा तौ एक एक परमाणू रूप है। इस विषे जघन्य, उत्कृष्ट, 
मध्य भेद भी नाही है । 


६७८ ] [ गोस्सटसार जोवकाण्ड गाया ५६५ 


बहुरि अन्य बाईस वर्गणानि विपे भेद हैं। तहा जघन्य अर उत्कृष्ट भेद, 
सो कहिये है - जघन्य के ऊपरि एक एक परमाणू उत्कृष्ट का नीचा पर्यंत बधावने ते 
जेते भेद होहि, तितने मध्य के भेद जानने । 


बहुरि सख्याताणुवर्गएणा विषे जघन्य दोय श्रणूनि का स्कथ है । भर उत्कृष्ट 
उत्कृष्ट सख्यातें अणूनि का स्कध है। 


बहुरि असंख्याताणुवर्गराा विषेः जघन्य परीतासस्यात परमाणूनि का स्कघ 
है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट असख्यातासख्यात परमाणूनि का स्कथ है । इहां विवक्षित वर्गणा 
ल्यावने के निमित्त गुणकार का ज्ञान करना होइ तौ विवक्षित वर्गंणा कौं ताके नीचे 
की वर्गणा का भाग दीए, जो प्रमाण आवे, सोई गुराकार का प्रमाण जानना । तिस 
गुणकार करि नीचे की वर्गणा कौं गुण, विवक्षित वर्गणा हो है । जैसे विवक्षित तीन 
झणू का स्कथ अर नीचे दोय परमाणू का स्कथ, तहा तीन कौ दोय का भाग दीए 
“ड्योढ पाया, सोई गुणकार है । दोय कौं ड्योढ करि गुरिएए, तब त्तीन होइ, असे 
सर्वत्र जानना । बहुरि इहा सख्याताणु, अ्रसख्याताणु वर्गणा विष जघन्य का भाग 
' उत्कृष्ट को दीए, जो प्रमाण आबे, सोई जधघन्य का गुणकार जानना । इस गुणकार 
'करि जघन्य कौ गुण, उत्कृष्ट भेद हो है । 


बहुरि ताके ऊपरि अनताणुवर्गणा विषे उत्कृष्ट असख्याताणु वर्गणा ते एक 
परमाणू अधिक भये जघन्य भेद हो है । अर जधन्य कौ सिद्ध राशि का अनतवा भाग 
मात्र जो अनत, ताकरि गुण, उत्कृष्ट भेद हो है । 


बहुरि ताके ऊपरि श्राहार वर्गणा विषे उत्कृष्ट श्रनताणुवर्गणा ते एक परमाषू 
भ्रधिक भए जघन्य भेद हो है। बहुरि इस जघन्य कौं सिद्धराशि का अ्रनतवा भाग मार्ते 
जो ग्रनत, ताका भाग दीये, जो प्रमाण आवबे, तितने जघन्य ते भ्रधिक भये उत्कृष्ट 
भेद हो है। । 
बहुरि ताके -ऊपरि अग्राह्मवर्गंणा है | तीहि विषे उत्कृष्ट आहारवगंणा ते एक 
प्रमाणू अधिक भए, जघन्य भेद हो है । बहुरि जघन्य भेद कौ सिद्धराशि का भ्रत- 
तवा भागमात्र जो अनत करि गुण उत्कृष्ट भेद हो है । 


५ 


ह । 
$ क्र के 
न्ल्जिलसस्‍धरनटल 


१ घ प्रति मे यहा 'जघन्य' शब्द श्रधिक मिलता है। 


पम्थेज्ञानवन्त्रिका भाषादीका ] [ ६७६. 


बहुरि ताके ऊपरि तैजसशरी रवर्गणा है। ताहि विषे उत्कृष्ट अग्राह्य वर्गणा 
ते एक परमाणू अधिक भए, जघत्य भेद हो है,। इस जघन्य भेद कौ सिद्धराशि का. 
ग्रनंतवा भाग मात्र अनत का भाग दीए, जो प्रमाण आवबे, तितने जघन्य ते ग्रधिक 
भए उत्कृष्ट भेद हो है। 


बहुरि ताके ऊपरि अग्राह्मय वर्गणा है; तीहि विषे उत्कृष्ट तेजस वर्गणा ते. 
एक परमाणू भ्रधिक भए जघन्य भेद हो है । इस जघन्य का सिद्धराशि का अ्रनतवा 
भागमात्र अ्नत करि गुण उत्कृष्ट भेद हो है । हा 


बहुरि ताके ऊपरि भाषा वर्गणा है; तीहि विषे उत्कृष्ट अग्राह्मवर्गणा ते एक 
परमाणू अधिक भए जघन्य भेद हो है । इस जधन्य कौ सिद्धराशि का अनतवा भाग- 
मात्र अनत का भाग दीए, जो प्रमाण श्रावे, तितने जघन्य ते अधिक भए उत्कृष्ट भेद , 


हो है। 


बहुरि ताके ऊपरि श्रग्राह्म वर्गणा है । तीहि विष उत्कृष्ट भाषावगगंणा ते एक 
परमाणू अधिक भये जघन्यभेद हो है । इस जघन्य कौ सिद्धराशि का अश्रनतवा भाग- 
मात्र भ्रनत करि गुर उत्कृष्ट भेद हो है । 9 


६ 


बहुरि ताके ऊपरि मनोवरगंणा है, तीहि विषे उत्कृष्ट अग्राह्म वर्गणा ते एक्‌ 
परमाणू अधिक भए जघधन्य भेद हो है। इस जघन्य कौ सिद्धराशि का अ्रनतवा भागमात्र 
अनत का भाग दीए, जो प्रमाण श्रावे, तितने जघन्य ते श्रधिक भए उत्कृष्ट भेद हो है। 


हि 


बहुरि ताके ऊपरि अग्राह्म वर्गणा है। तीहि विषे उत्कृष्ट मनोवर्गंणा ते एक ह 
परमाणू अधिक भए जघन्य भेद हो है । इस जघन्य कौ सिद्धराशि का अनतवा भाग ु 


प्रमाण अ्नत करि गुणों, उत्कृष्ट भेद हो है । ] 


' बहुरि ताके ऊपरि कार्माणवर्गंणा है; तीहि विषे उत्कृष्ट श्रग्राह्म वर्गंणा ते 
एक परमाणु अधिक भए जघन्य भेद हो है । इस जघन्य कौ सिद्धराशि का अ्रनतवां 
भागमात्र अनत का भाग दीए, जो प्रमाण आवे, तितने जघन्य ते अ्रधिक भए 
भेद हो है । 

बहुरि ताके ऊपरि श्लरुववर्गणा है, तहा उत्कृष्ट कार्माण वगर्णा ते एक पर- 


माणू अधिक भएं जघन्य भेद हो है। इस जघन्य कौ अनतगुणा जीव राशिमात्र 
अ्नत करि गुण, उत्कृष्ट भेद हो है । 


ए उत्कृष्ट - 


६६० |। [ गौस्मटसार जौवकाणंड गाया ५६४ 


| 


बहुरि ताके ऊपरि सांतर' निरंतर वर्गणा है, तहा उत्कृष्ट श्रुववर्गणा ते एक 
परमाणू अधिक भए जघन्य भेद हो है। इस जघन्य कौ भ्रनतगुणा जीवराशि का प्रमाण 
करि- गुण, उत्कृष्ट भेद हो है । 

असे जो ए अणुवर्गणा ते लगाइ पद्रह वर्गणा कही, ते सदृश परिमाण कौं 
लीए, एक एक वर्गणा लोक विषे'श्रतत पुद्गल राशि का वर्गमूल प्रमाण पाइए है । 
परि किछू घाटि घाटि क्रम ते पाइए है । तहा' प्रतिभागहार सिद्ध अनतवा भागमात्र 
हैं । सो इस कथन कौ विशेष करि आगे कहिएगा'। - 


बहुरि ताके ऊपरि शुन्यवर्गंणा है, तहा उत्कृष्ट सातर निरन्तर वर्गणा ते एक 
एक परमाणू अधिक भए जघन्य भेद हो है । इस जघन्य कौ अनतगुणा जीवराशि का 
प्रमाण करि गुण, उत्कृष्ट भेद हो' है । जैसे सोलह वर्गणा सिद्ध भईं। 


बहुरि ताके ऊपरि प्रत्येक, शरीर वर्गणा है, सो एक शरीर एक जीव का 
होइ, ताकौ प्रत्येक शरीर कहिए। तहा जो विस्रसोपचय सहित कर्म वा नोकर्स, 
तिनिका एक स्कथध ताकों प्रत्येक शरीर वर्गणा कहिये ।:तहा शुन्यवर्गंणा का उत्कृष्ट 
ते एक परमाण्‌ करि भ्रधिक जघन्य भेद हो है, सो यहु जघन्य भेद कहा पाइये है ? 
सो' कहिए है-- 

जाका कर्म के. अश- क्षयरूप भए है, असा कोई क्षपितकर्माश-जीव, सो कोटि 
पूर्व वर्ष प्रमाण आ्रायु का धारी मनुष्य होइ, अतमु हुर्त अधिक आठ वर्ष के ऊपरि 
सम्यक्त्व अ्रर सयम दोऊ एक काल अगीकार करि सयोग केवली भया, सो किछू घाटि 
कोटि पूर्व पर्यंत औदारिक शरीर श्र तैजस शरीर की" तो जो प्रकार क्या है; तैसे 
निर्जरा करत सता श्रर कार्माण शरीर की गुण श्रेणी निर्जरा करत सता, अयोगकेवली ' 
का अत समय कौ प्राप्त भया, ताक आयु कर्म, औदार्क, तेजस शरीर- श्रधिक नाम, 
गोत्र, वेदनीय कर्म के परिमा[णूनि का समूह रूप जो झ्रोदारिक,-तैजस, कार्माण, इनि 
तीनि शरीरनि का स्कध, सो जघन्य: प्रत्येक शरीर वर्गणा है_। बहुरि इस, जघन्य को 
पल्‍्य का असख्यातवा भागकरि गुण, उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा हो है ।, सो कहां 
पाइए ? सो कहिए है-- 


नदीश्वर नामा द्वीप विषे अक्नत्रिम चैत्यालय है तहा धूप के 
विषे वा स्वयभुरमरण द्वीप विषे उपजे दावानल, तिनि विषे जे बादर- पर्याप्त अग्तिः 


घडे हैं । तिनि: 


पंम्परशानअन्दिका भाषादोफा ) | ६५१ 


काय के जीव है, तहा असंख्यात श्रावली का वर्ग प्रमाण जीवनि के-शरी रनि का एक स्कथ 
है । तहा गणितकर्माश कहिए, जिनके कर्म का संचय बहुत है, श्रेसे जीव बहुत भी होई 
तौ आवली का असख्यातवां भागमात्र होइ, तिनिका विखसोपचय सहित ओऔदारिक 
तैजस, कार्माण इनि'तीनि' शरीरनि' का जो' एक स्कथ; सो उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर 
वर्गंणा है । बहुरि ताके ऊपरिं'भ्रुव शून्य' वर्गणा है'। तहा' उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणाः। 
ते'एक परमाण्‌ भ्रधिक भए जघन्य भेद 'हो' है । इस 'जघत्य कौ सब मिथ्यादृष्टी जीवनिः 
का जो प्रमाण, ताकौ' असख्यात' लोक का भाग दीए, जो प्रमाण झाबे, तीहि करि 
गुणे, उत्कृष्ट भेद हो 'है। बहुरि ताके ऊप॑रि बादर' निगोद वर्गणा है, सो बादर निगो- 
दिया जोवनि का विख्नसोपचय सहित कर्म तोकर्म'परिमाणूनि का जो एक स्कघ, ताकौं' 
बादर निगोद वर्गणा कहिए'है । सो श्लरुवशुन्य वर्गणा ते एक प्रमाणू अधिक जघन्ये' 
बादरनिगोदवर्ग णा' है । सो 'कहा पाइए 'है ” सो कहै है-- 


क्षय कीए है कर्म अंश जाने, जैसा कोई क्षपितकर्माश जीव, सो कोडि पूर्व 

वर्ष प्रमाण आयु का धारी मनुष्य होइ, गर्भ ते अतमु ह॒तें अधिक आठ वर्ष के ऊपरि 
सम्यक्त्व अर संयम कौं युगपत अगीकार करिं, किछ घाटि कोडि पूर्वेवर्ष पर्यत कर्म॑नि' 
की गुणश्रेणी निर्जराकौ करत संता जब अतर्मुह्॒ते सिद्धपद पावने का रह्मया, तब क्षपक 
श्रेणी चढि उत्कृष्ट कर्मनिजेरा कौ करत सता क्षीणकषाय गुरणस्थानवर्ती भया, तिसके 
शरीर विष जघन्य वा उत्कृष्ट आवली का असख्यातवा भाग प्रमाण पुलवी एक बध- 
नरूप बधे पाइए है, जाते सर्वे स्कंधनि विषे पुलवी असख्यात लोक प्रमाण कहे है । 
बहुरि एक एक पुलवी विष अ्रसंख्यात लोक प्रमाण शरीर पाइए है । बहुरि एक एक 
शरीर विषे सिद्धनि ते अ्रनंतगुणें ससारी राशि के श्रसख्यातवे भागमात्र जीव पाइए 
है। सो आवली का असख्यातवा भाग कौ असंख्यात लोक'करि गुणे, तहा शरीरनि' 
का प्रमाण भया । ताकौ एक शरीर विषे निगोद जीवनि का जो प्रमाण, ताकरि गुण, 
जो प्रमाण भया, तितना तहा एक स्कथ विषे बादर निगोद जीवनि का प्रमाण' 
जानना । तिनिः जीवनि के क्षीणकषाय गुणस्थान का पहिला समय विपे अ्रनन्त जीव 
स्वयमेव अपना आयु का नाश' ते मरे है । बहुरि दूसरे समय जेते पहिले समय मरे, 

तिनिकौ आवली का अ्रसख्यातवा भाग का भाग दीए, जो प्रमाण आवे, तितने पहिले 

समय मरे जीवनि ते अधिक मरे है | इत' ही अनुक्रम ते क्षीणकषाय का प्रथम समय 

ते लगाइ, पृथक्त्व आवली का प्रमाण काल पर्यत मरे है । पीछे पूर्व पूर्व समय संवधी 

मरे जीवनि के प्रमाण कौ आवली का संख्यातवां भाग का भाग दीएं, जो प्रमाण होइ 


६८रे | | गौम्मटसार जौवकाण्ड गाया ५६९ 


तितने तितने पहिले पहिले समय ते अधिक समय समय ते मरे है । सो क्षीणकपाय 
गणस्थान का काल आवली का असस्यातवा भाग प्रमाण अवशेप रहे तहा त्ताईं इस 
ही अनुक्रम ते मरे है। ताके अनन्तर समय विपे पल्य का असख्यातवा भाग करि 
पहिले पहिले समय सबंधी जीवनि कौ गुण, जितने होहि तितने तितने मरे हैं । तहा 
पीछे सख्यात पल्य करि पूर्व पूर्व समय सम्बन्धी मरे जीवनि कौं गुणे, जो जो प्रमाण 
होइ, तितने तितने मरे है । सो जैसे क्षीणुकपाय गुणस्थान का श्रत समय परयंत 
जानना | तहा अत के समय विष जे जुदे जुदे असख्यात लोक प्रमाण शरीरति करि सयुक्त 
असे आवली का असख्यातवा भाग प्रमाण पुलवी, तिनिविषे जे गुण्णितकर्माश जीव मरे, 
तिनकरि हीन अवशेष जे अनतानन्त जीव गृणित कर्मांश रहे । तिनिका विस्नसोपचय- 
सहित ओदारिक, तेजस, कार्माण तीन शरीरनि के परमाणूनि का जो एक स्कध,सोई 
जघन्य बादर निगोद वर्गंणा है । बहुरि इस जघन्य कौ जगच्छे णी का असख्यातवा 
भाग करि गुण, उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा हो है । सो कैसे पाइए ? सो कहिए है- 

स्वयभूरमणा नामा द्वीप विष जे मूला ने श्रादि देकरि सप्रतिष्ठित प्रत्येक वन- 
स्पती है, तिनके शरीरनि विषे एक बधन विषे बधे जगच्छ णी का अ्रसख्यातवा भाग- 
मात्र पुलवी है। तिनि विषे तिष्ठते जे गुण्ितकर्माश जीव श्रनतानत पाइये हैं । 
तिनिका विस्रसोपचयसहित झौदारिक, तेजस, कार्माण तीन शरीरनि के परमाणूनि का 
एक स्कथ, सोई उत्कृष्ट बादर तिगोद वर्गणा है । बहुरि ताके ऊपरि तृतीय शुत्य- 
वर्गणा है । तहा उत्कृष्ट बादरनिगोदवर्गंणा ते एक प्रदेश अधिक भए, जघन्य भेद हो 
है । इस जघन्य कौ सूच्यगुल का असख्यातवा भाग करि गुर, उत्कृष्ट भेद हो है| 
बहुरि ताके ऊपरि सूक्ष्मनिगोद वर्गणा है, सो सुक्ष्मत्तिगोदिया जीवनि का विख्सोपचय 
सहित कर्म नोकर्म परमाणूनि का एक स्कधरूप जानना । तृहा उत्कृष्ट शुन्यवर्गणाते 
एक परमाणू अधिक भए जघन्य भेद हो है। सो जघन्य भेद कैसे .पाइए है ! 
सो कहिए है -- | 

जल विषे वा स्थल विषे वा आकाश विषे जहा, तहा एक बधन,व्विप्ले बच्चे, असे 
जे आवली का असख्यातवा भाग प्रमाण पुलवी, तिनिविषे क्षपितकर्माश श्रनतानन्त 
सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं। तिनिका विख़सोपचय सहित औदारिक, तैजस,, कार्माण तीन 
शरीरनि का परमाणूनि का जो एक स्कथ, सोई जघन्य सुक्ष्मनिगोद॑ वर्गणा है । 

इहां प्रश्न - जो बादरनिगोद उत्कृष्ट वर्गणा विषे पुलवी श्रेणी के असख्या- 
तबे भाग प्रमाण कहे श्र जधन्य सुक्ष्मनिगोद वर्गणा विषे पुलवी आवली का अल 


सम्पस्तानचब्द्रिका भावाटीका ] [ ६५३ 


ख्यातवा, भाग प्रमाण कहे, ताते बादरनिगोद वर्गणा के पहिले याकौ कहना युक्त था । 
जाते पुलवीनि का बहुत प्रमाण ते परमाणूनि का भी बहुत प्रमाण सभवे है ? 


_ ताकां समाधान - जो यद्यपि पुलवी इहा घाटि कहे है; तथापि बादरनिगोद 
वर्गणा सम्बन्धी निगोद शरीरनि ते सूक्ष्मनिगोद वर्गंणा सबन्धी शरीरनि का प्रमाण 
सूच्यगुल का असख्यातवा भाग गुणा है। ताते तहा जीव भी बहुत है । तिनि जीवनि 
के तीन शरीर सबधी परमाणू भी बहुत है । ताते बादरनिगोद वर्गणा के पीछे सुक्ष्म 
निगोद वर्गणा कही है । बहुरि जघन्य सूक्ष्मनिगोद वर्गंगा कौ पल्‍्य का असख्यातवा 
भाग करि गुण, उत्कृष्ट सूक्ष्मनिगोद वर्गणा हो है, सो कैसे पाइये है ? सो कहिए है- 


यहां महामत्स्य का शरीर विषे एक स्कधरूप झावली का असख्यातवा भाग 
प्रमाण पुलवी पाइये है । तहा गुर्ितकर्माश अनतानंत जीवनि का विस्क्‍रसोपचय सहित 
ओ्रोदारिक, तेजस, कार्माण तीन शरीरनि के परमाणूनि का एक स्कंध, सोई उत्कृष्ट 
सुक्ष्मनिगोद वर्गंणा हो है। 

बहुरि ताके ऊपरि नभोवर्गणा है । तहा उत्कृष्ट सूक्ष्मनिगोदवर्गणा ते एक 
अधिक भए जघन्य भेद हो है | इस जघन्य भेद कौं जगत्प्रतर का अ्सख्यातवा भाग 
करि गुणोे,-उत्कप्ट भेद हो है | बहुरि ताके ऊपरि महास्कध है । तहा उत्कृष्ट नभो- 
वर्गणा ते एक परमाणू्‌ अधिक भए, जघन्यभेद हो है । बहुरि इस जघन्य कौ पल्य का 
असख्यातवा भाग का भाग दीए, जो प्रमाण आवे, ताकीौ जघन्य विपे मिलाये, उत्कृष्ट 
महास्कथ के परमाणूनि का प्रमाण हो है । असे एक पक्ति करि तेईस वर्गणा कही । 


आग जो अर्थ कह्या, तिस ही कौ सकोचन करि तिन वर्ग णानि ही का उत्कृष्ट 
जघन्य, मध्य भेदनि कौ वा अल्प-बहुत्व कौ छह गाथानि करि कहैँ है-- 
परमाणुवग्गणम्सि ण, श्रवरुक्‍्कस्सं च सेसगे अ्रत्यि । 
गेज्भमहक्खंधारां, वरमहिय॑' सेंसग्गं गुणियं ॥५द द॥। 
परमाणुवर्गंणायां न, श्रवरोत्कृष्टं च शेषके अ्स्ति । 
ग्राह्ममहास्कंधानां, वरमधिकं शेषक गुणितम्‌ ॥५६६।। 


टीका - परमाणु वर्गणा विष जघन्य उत्कृष्ट भेद नाही है; जाते अण अशभेद 
बहुरि अवशेष वाईस वर्गणानि विपे जघन्य उत्कृष्ट भेद पाइए है । तहां ग्राह्म 


| [ गोस्सटसार शोबकारड गाया १९७-५६८ 


कहिए जीव के अहण करने के योग्य असी जे आहार, तैजस, भाषा, मन , कार्माण- 
वर्गणा । इहा 'आहार वर्गणा ते आहार, शरीर, इन्द्री, सासोस्वास ए' च्यारि पर्याप्तिः* 
हो हैं.।; तेजस वर्गणा ते-तेजस शरीर हो है। भाषा वर्गणा ते वचन हो है । मनो 
वर्गणा ते मन निपज है । कार्माण वर्गणा ते ज्ञानावरणादिक कर्म हो है.। ताते इनि 
पच वर्गणानि कौ ग्राह्म वर्गरा। कही है। अर एक महास्कंध, इनि छहौ वर्गणानि 
का उत्कृष्ट तौ अपने-अपने जघन्य ते किछ अधिक प्रमाण लीए है। श्र श्रवशेष 
सोलह वर्गणानि का उत्कृष्ट भेद अपने-अपने जघन्य कों गुणकार करि गुरिए, तब 
हो. है। 

सिद्धाणंतिमभागो, पडिभागो गेज्कगाण जेंटठटठं। 

पलल्‍लासंखेज्जदिसं, अंतिमखंधस्स जेट्ठदठ ॥५6७॥। 


सिद्धानंतिमभाग:, प्रतिभागो ग्राह्माणां ज्येष्ठार्थम्‌ । 
पल्यासंख्येयमं तिमस्कंधस्य ज्येष्ठार्थम ॥॥५९७॥।' 


टीका - ग्राह्म पच॒ वर्गंणा, तिनिका' उत्कृष्ट के निमित्त सिद्धराशि का 
ग्रनतवा भागमात्र प्रतिभाग है। अपने-अपने जघन्य कौ सिद्धराशि का' अनतवा भाग 
दीए, जो प्रमाण होइ, तितने जघन्य विष मिलाए, अपना-अपना उत्कृष्ट भेद हो है । 
बहुरि अत का महास्कध का उत्कृष्ट का निमित्त पल्‍्य का असख्यातवा भागमात्र 
प्रतिभाग है । महास्कध के जघन्य कौ पल्‍्य का असख्यातवा भाग'का भाग दीए, 
जो प्रमाण होइ, तितना जघन्य विषे मिले, उत्कृष्ट महास्कथ हो है । 


संखेज्जासंखेज्जे, गुणगारो सो दु होदि हु श्रणंते । 
चत्तारि श्रगेज्जेसु वि, सिद्धाणमणंतिमों भागों ॥५<८5॥ 
संख्यातासंस्यातायां ग्रुककारः स.तु भवति हि भ्रनंतायास्‌ । 
चतसुषु' श्रग्राह्मास्वपि, सिद्धानामनंतिमों भागः ॥॥५६८।। 
टीका -- सख्याताणुवर्गणा। अर असख्याताणुवर्गणा विषे अपने-अपने उत्कृष्ट 
कौ अपना-अपना जघन्य का भाग दीए, जो प्रमाण होइ, सोई गुणकार जानता | 
इस गणकार करि जघन्य कौ गुणे, उत्कृष्ट भेद हो है। बहुरि अ्रनताणुवर्गंणा विर्षे 
अर जीव०्करि. ग्रहण! योग्य- नाही । असी च्यारि श्रग्राह्म वर्गणा विष गुणकार 
सिद्धराशि का अ्नतवा भागमात्र है।। इसकरि जघन्य कौ गुण, उत्कृष्ट भेद हो है । 


सम्यस््ञानचब्धिका भाषाटीका ] | ६८४ 


जीवादोणंतगुणो, धुवादितिण्हूं श्रसंखभागो दु । 
पहललस्स तदो तत्तो, असंखलोगवहिदो मिच्छो ॥५६दे॥ 


जीवादनंतगुरयो, श्रुवादितिसुणामसंख्यभागस्तु । 
पल्यस्थ ततस्तत:, असंख्यलोकाचहिता मिथ्या ।॥५९९॥। 


टीका - बहुरि धश्रुवादिकः तीन वर्गणानि विषे जीवराशि ते श्रनतगुणा गुण-* 

कार है | याकरि जघन्य कौ गुण, उत्कृष्ट हो है। बहुरि प्रत्येक शरीर वर्गणा विषे 
पल्य|का, अ्सख्यातवा भागमात्र गुणकार, है । याकरि जघन्य को गुरो, उत्कृष्ट हो है। 
काहे, ते ? सो कहिए है। प्रत्येक शरीर वर्गणा विषे जो कार्माण शरीर है । ताते 
समयप्रबद्ध गुरिएतकर्माश जीव सबधी है । ताते जघरग्य समय प्रबद्ध के परमाणू्‌ का 
प्रमाण ते याका प्रमाण पल्य-का भअर्धच्छेदनि का असख्यातवा भाग गुणा है । ताकी 
सहनानी बत्तीस का अ्रक है। ताते इहा पल्य का असख्यातवा भाग का गुणकार कह्मा 
है । बहुरि ध्रुव, शून्य- वर्गणा विषे अ्रसख्यात लोक का भाग मिथ्यादृष्टी जीवचि. 
को दीए, जो प्रमाण होइ, तितना गुणकार है। याकरि जघन्य कौ गुरो उत्कृष्ट 
हो है; 

सेढी-सूई-पहला-जगपद रासंखभागगुरणगारा । 

अप्पप्पणश्रवरादो, उक्कस्से होति णियमेण ॥॥६००॥ 


श्रेणी-सुची-पल्य, जगर्प्रतरासंस्यभागगुणकाराः । 
आत्मात्मनोवरादुत्कृष्टे भवंति नियमेन ।॥६००॥। 


टीका - जगच्छे,णी का असंख्यातवा भाग, बहुरि सूच्यगुल का असख्यातवां 
भाग, बहुरि पल्‍्य का असख्यातवा भाग, बहुरि जगत्प्रतर का श्रसख्यातवा, भाग. ए 
अनुक्रम' ते बादरनिगोदवर्गणा भ्र-शून्यवर्गणा अर सूक्ष्मनिगोद वर्गणा अर नभोवर्गणा 
इनिः विषे गुणकार है । इनिकरि अपने-अपने जघन्य कौं। गुरो, उत्कृष्ट भेद हो है;। 
इहा' शुन्यवर्गणा विषे सूच्यगुल का असख्यातवा भाग गुणकारःकह्मा है, सो सूक्ष्म-- 
निगोद वर्गणा का जघन्य एक घाटि भये उत्कृष्ट शुन्यवर्गंणा हो है; ताते कह्मा है । 
बहुरिः सूक्ष्मनिगोद वर्गरणा विषे पल्‍्य/ का असख्यातवा भाग गुणकार क्या है; सो 
ताके उत्कृष्ट का कार्मारणा सबधी समयप्रवद्ध गुशितकर्मांश जीव सबधी है। ताते 
कह्या है । जैसे' ए तेईस' वर्गणा एक पक्ति अपेक्षा कही । अब नानापक्ति अपेक्षा कहिए 


८५ | [ गोस्मठ सार जौवकाण्ड गाथा ६०० 


है। नाना पक्ति कहा ? जो ए वर्गणा कही, ते वर्गणा लोक विषे वर्तमान कोई एक 
काल मे केती-केती पाइए है ? जैसी अपेक्षा करि कहै हैं - 


परमाणु वर्गणा ते लगाइ, सातरनिरतरवर्गणा पर्यत पन्द्रह वर्गणा समान 
परमाणूनि का स्कधरूप लोक विषे पुद्गलद्रव्य का जो प्रमाण, ताका जो वर्गमूल, 
ताका अनत गुणा कीए, जो प्रमाण होइ, तितनी-तितनी पाइए है । तहा इतना 
विशेष है जो ऊपरि किछू घाटि-घाटि पाइए है। तहा प्रतिभागहार सिद्धराशि का 
अनतवा भाग (मात्र) है। सो कहिए हैं -- 

अणुवर्गए। लोक विषे जेती पाइए हैं, तिस प्रमाण कौ सिद्धराशि का अ्रनतवा 
भाग का भाग दीए, जो प्रमाण झावे, तितना अ्रणुवर्गरा का परिसाण में घटाए, 
जो प्रमाण रहै, तितनी दोय परमाणू का स्कधरूप सख्याताणुवर्गंणा जगत विषे 
पाइए है। इसकीं सिद्धराशि का अ्रनतवा भाग का भाग दीए, जो प्रमाण आवे, तितना ' 
तिस ही मै घटाइए, जो प्रमाण रहै, तितनी तीन परमाणू का स्कथ रूप सख्याताणु 
वर्गणा लोक विषे पाइए है । इस ही अनुक्रम ते एक-एक अधिक परमाणू का स्कथ 
का प्रमाण करते जहा उत्कृष्ट सख्याताणुवर्गणा भई, तहा जो प्रमाण भया, ताकीं 
सिद्ध राशि का अभ्रनतवा भाग का भाग दीए, जो प्रमाण होइ, तितना तिस ही मैं 
घटाए, जो अवशेष रहे, तितना जघन्य असख्याताणु वर्गणा लोक विपे पाइए हैं । 
याकौ तेसे ही भाग देइ घटाए, जो प्रमाण रहै, तितनी मध्य श्रसख्याताणु वर्गणा का 
प्रथम भेद रूप वर्गरणा लोक विषे पाइए है। सो अँसे ही एक-एक अधिक परमाणूनि 
का स्कथ का प्रमाण श्रनुक्रम ते सातरनिरतर वर्गणा का उत्कृष्ट पर्यत जानना । 
सामान्यपने सर्व जुदी-जुदी वर्गणानि का प्रमाण अ्नत पुद्गल राशि का वर्गमूल मात्र 
जानना । बहुरि प्रत्येक शरीर वर्गणा का जघन्य तौ पूर्वोक्त अयोग केवली का श्रन्त 
समय विषे पाइए, सो उत्कृष्ट पने च्यारि पाइए है । बहुरि उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर 
वर्गया स्वयभूरमण द्वीप का दावानलादिक विषे पाइए, सो उत्कृष्ट पने श्रावली का 
असख्यातवा भाग प्रमाण पाइए है । बहुरि बादर निगोद वर्गणा का जघन्य तौ 
पूर्वोक्त क्षीण कपाय गुणस्थान का अत समय विषे पाइए, सो उत्कृष्ट पने च्यारि 
पाइए है । अर बादर निगोद वर्गणा का उत्कृष्ट महामत्स्यादिक विष पाइए, सो 
उत्कृष्ट पने आवली का असख्यातवा भाग प्रमाण पाइए है । वहुरि सूक्ष्मनियोद 
बर्गणा जघन्य तौ वर्तमान काल विषे जल में वा स्थल में वा आकाश में आवली का 
असख्यातवा भाग प्रमाण पाइए है, अर सूक्ष्मनिगोद वर्गणा उत्कृष्ट भी आवली का 


सम्यम्तानचरिद्रका भाषादोका ] [ ६८७ 


असख्यातवा भाग प्रमाण पाइए है। इहा प्रत्येक शरीर, वादरनिगोद, सुक्ष्मनिगोद, 
इनि तीन सचित्तवर्गणानि का मध्य भेद वर्तमान काल विषे असख्यात लोक प्रमाण 
पाइए है। बहुरि महास्कधथ वर्गणा वर्तमान काल मे जगत विषे एक ही है। सो 
भवनवासीनि के भवन देवनि के विमान, आठ पृथ्वी, मेरु गिरि, कुलाचल इत्यादिकनि 
का एक स्कध रूप है । 

इहां प्रश्न - जो जिनि के असंख्यात, असंख्यात योजननि का, अन्तर पाइए, 
तिनिका एक स्कध कंसे संभवे है ? 


ताका उत्तर - जो मध्य विषे सूक्ष्म परमाण्‌ हैं, सो वे विभानादिक अर सूक्ष्म 
परमाणू्‌, तिनि सबनि का एक बंधान हैं । ताते भ्रतर नाही, एक स्कथ है । सो असा 
जो एक स्कथ है, ताही का नाम महास्कध है । 


हेट्ठमउक्कस्सं पुण, रूवहियं उवरिमं जह॒ण्णं खु । 
इदि तेबीसवियप्पा, पुग्गलदव्वा हु जिणदिटद्ठा ॥६० १ 


अधस्तनोत्कृष्ट पुनः, रूपाधिकमुपरिमं जघन्यं खलु । 
इति त्रयोविशतिविकल्पानि, पुद्गलद्रव्यारित हि जिनदिष्टानि ॥॥६०१॥। 


टीका - तेईस वर्गणानि विषे अणुवर्गणा बिना अ्रवशेष वर्गणानि के जो नोचे 
का उत्कृष्ट भेद होइ, तामै एक अ्रधिक भए, ताके ऊपरि जो वर्गणा, ताका जघन्य 
भेद हो है। ग्रेस तेईस वर्गणा भेद कौ लीए पुद्गल द्रव्य, जिनदेवने कहे है। इनि 
विष प्रत्येक वर्गणा। अर बादरनिगोद वर्गणा भ्रर सूक्ष्मनिगोद वर्गणा ए तीन सचित्त 
है, जीव सहित है, सो इनिका विशेष कहिए है - 


अयोग केवली का अतसमय विषे पाइये असी जघन्य प्रत्येक वर्गणा, सो लोक 

'विषे होइ भी वा न भी होइ, जो होइ तौ एक ही होइ वा दोय होइ वा तीन होइ 
उत्कृष्ट होइ तौ च्यारि होइ । बहुरि जघन्य ते एक परमाणू अ्रधिक असी मध्य प्रत्येक 

वर्गंरा, सो लोक विषे होइ वा न होइ, जो होइ तौ एक वा दोय वा तीन वा उत्कृष्ट 

पने च्यारि होइ, अ्ेसे ही एक एक परमाण्‌ का बधाव ते इस ही अनुक्रम ते जब अनत 

वर्गणा होइ, तव ताके अनतर जो एक परमाणू श्रधिक वर्गणा, सो लोक विषे होइ वा 

न होइ, जो होइ तौ एक वा दोय वा तीन वा च्यारि वा उत्कृष्टपने पाच होइ। असे 

एक एक घरमसाणू बधते अनतवर्गणा पर्यत पच ही उत्कृष्ट है। ताके श्रनन्तरि जो 


६८८ ] [ मोम्मठसार जीवकराण्ड गाया ६०१ 


वर्गणा सो होइ वा न होइ, जो होइ तौ एक वा दोय वा तीन वा उत्कृष्ट छह होइ। असे 
“अनतवगेंणा पर्यत उत्कृष्ट छह ही होइ। बहुरि इस ही अनुक्रम ते श्रनत अनत वर्गणा 
पर्यत उत्कृष्ट सात, श्राठ, सात, छह, पाच, च्यारि, तीन, दोय वर्गणा जगत विष 
'समात्र पर॒साणूनि'का प्रमाण लीए हो है। यहु यवमध्य प्ररूपणा. है, जैसे यव तामा भ्रन्त 
का मध्य मोटा हो है, तसे इहा मध्य विषे वर्गणा श्राठ कही .। पहिले वा पीछे थोडी 
'थोड़ी कही । ताते ग्राकों यवमध्य प्ररूपणा कहिए है । सो यहु प्ररूपणा मुक्तिगामी 
भव्य जीवनि की अपेक्षा है। असे प्रत्येक वर्गंणा समान ससारी जीवनि-क न पाइए है। 
इहा ते आगे ससारी जीवनि के पाइए अँसी प्रत्येक वर्गणा कहिये है- 


सो पूर्व कथन कीया, ताके अनतरि पूर्व प्रत्येक वर्गणा ते एक परमाणु अधि- 
कता लीए, जो प्रत्येक वर्गणा सो जगत विषे होइ, वा न होइ, जो होइ तौ एक वा 
दोय वा तीन इत्यादि उत्कृष्ट आवली का असख्यातवा भाग प्रमाण होइ । भैसे ही 
अनन्तवर्गणा भए, अ्रनतरि जो प्रत्येक वर्गणा, सो लोक विषे होइ वा न होई,जो होइ तो 
एक वा दोय वा तीन उत्कृष्ट आवली का असख्यातवा भाग प्रमाण पूर्व प्रमाण ते एक 
अ्रधिक होइ । श्ैसे अ्रनत अ्रनत वर्गणा भए, एक एक अधिक प्रमाण उत्कृष्ट विषे होता 
जाय, जहा यवमध्य होइ, तहा ताईं असे जानना,। यवमध्य विषे जेता परमाणू का 
स्कधरूप प्रत्येक वर्गंणा भई, तितने तितने परमाणूनि का स्कधरूप प्रत्येक वर्गणा जगत 
विषे होइ वा न होइ, जो होइ, तौ एक वा दोय वा तीन उत्कृष्ट आवली का श्रसख्यातवा 
भाग प्रमाण होइ । यहु प्रमाण इस ते जो पूर्वप्रमाण ताते एक अधिक जानना । असे 
झ्रनत वर्गणा भए, अ्नतरि जो वर्गंणा भई, सो जगत विषे होइ वा न होई, जो होई 
तौ एक वा दोय वा तीन उत्कृष्ट आवली का असख्यातवा भागप्रमाण होइ । सो यहु 
प्रमाण यवमध्य सबधी पूर्वप्रमाण ते एक घाटि जानना । अैसे एक एक परमाणू के बधने 
'ते एक एक वर्गणा होइ । सो अनत अनत वर्गणा भए उत्कृष्ट विषे एक एक घटाइये 
जहा ताईं उत्कृष्ट प्रत्येक वर्गरा होइ, तहा ताईं ग्रैंसे करना । उत्कृष्ट प्रत्येकवर्गणा 
(लोक विषे होइ वा न होइ, जो होइ तौ एक वा दोय वा तीन उत्कृष्ट आवली का 
प्रसख्यातवा भाग प्रमाण होइ । असे प्रत्येक वर्गणा भव्य सिद्ध, अ्रभव्य सिद्धति की 
-अ्रपेक्षा कही । बहुरि बादरनिगोद वर्गणा का भी कथन प्रत्येक वर्गणावत जानना, कि 
,विशेष नाही । जेसे प्रत्येक वर्गरा विषे अयोगी का अतसमय विषे सभवती जधन्य 
(वर्गणा, ताकौं आ्रादि देकरि भव्य सिद्ध 'श्रपेक्षा कथन कीया है । तैसे इहा क्षीणकषायी 
'का अत समय विषे सभवती तिसका शरीर के झ्लाश्चित जधन्य बादरनिगोदवर्गुणा ताकीं 


सम्यस्शानवखिका भाषाटौका ] [ ६पहै 


ग्रादि देकरि भव्य सिद्ध अपेक्षा कथन जानना । बहुरि सामान्य ससारी अपेक्षा दोऊ 
जायगे सम्रानता सभवे है । बहुरि सृक्ष्मनिगोद वर्गणा का कथन कहिए है- 


सो इहां भव्य सिद्ध श्रपेक्षा तो कथन हैं नाही | ताते जघन्य सक्ष्मनिगोदवर्गणा 
'लोक विषे होइ वां न होइ, जो होइ तौ एक वा दोय वा तीन उत्कृष्ट आवली का 
श्रसख्यातवा भाग प्रमाण होइ । आगे जेसे ससारीनि की श्रपेक्षा प्रत्येक वर्गणा का 
कथन कीया, तेसे ही यवमध्य ताई अनतानंन्‍त वर्गणा भए, उत्कृष्ट विषे एक एक 
बधावना । पींछे उत्कृष्ट सूक्ष्मवर्गणा पर्यत एक एक घटावना । सामान्यपने सर्वत्र 
उत्कृष्ट का प्रमाण आवली का अ्रसख्यातवा भाग कहिये । इहा सर्वत्र संसारी सिद्ध 
को योग्य श्रेसी जो प्रत्येक बादर निगोद, सकमनिगोद वर्गणा तिनिका यव श्राकार 
प्ररूपणा विषे-गुणहानि का गच्छ जीवराशि ते अनन्त गुणा जानना । नाना गुण 
हानिशलाका का प्रमाण यवमध्य ते ऊपरि वा नीचे श्रावली का असख्यातवा भाग 
प्रमाण जानना । 


भावार्थ - ससारी अपेक्षा प्रत्येकवर्गएणा, बादरनिगोदवर्गणा, सुक्ष्मनिगोदवर्गणा 
'विषे जो यवमध्य प्ररूपणा कही, तहा लोक' विषे पावने की श्रपेक्षा जेते एक एक पर- 
माणू बधनें रूप जे वर्गणा भेद तिनि भेदनि का जो प्रमाण सो तो द्रव्य' है । श्रर जिनि 
वर्गशानि विषे उत्कृष्ट पावने की श्रपेक्षा समानता पाइये, तिनिका समूह सो निर्षेक, 
तिनिका जो प्रमाण, सो स्थिति है । बहुरि एक गुणहानि विषे ,निषेकनि का जो प्रमाण 
सो गुणहानि का गच्छ है । ताका प्रमाण जीवराशि ते अनन्त गुणा है । बहुरि यव- 
मध्य के ऊपरि वा नीचे गुणहानि का प्रमाण, सो नानागृणहानि है। सो प्रत्येक 
ग्रावली का असख्यातवा भागमात्र है। असे द्रव्यादिक का प्रमाण जानि, जैसे निषे- 
कनि विषे द्रव्य प्रमाण ल्यावने का विधान है । तेसे उत्कृष्ट पावने की अपेक्षा समान 
रूप जे वर्गणा, तिनिका प्रमाण यवमध्य ते ऊपरि वा नीचे चय घटता क्रम लीए 
जानना । 


इहां प्रश्न - जो इहा तो प्रत्येकादिक तीन सचित्त वर्गणानि के अनते 'भेद 
कहे, एक एक भेदरूप वर्गणा लोक विषे आव्ली का असख्यातवा भाग प्रमाण सामान्य 
'पने कही । बहुरि पूर्वे मध्यभेदरूप सचित्तवर्गणा सर्वे असख्यात लोक प्रमाण ही कही 
'सो उत्कृष्ट जघन्य बिना सर्व भेद मध्यभेद,विषे आय गए, तहा जैसा प्रमाण कैसे 
सभवे ? 


६६० ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया ६०२-६०३६ 


ताका समाधान - इहा सर्वभेदति विपे अँसा कह्मा है, जो होइ भी न भी 
होइ, होइ तो एक वा दोय इत्यादि उत्कृष्ट आवली का असख्यातवा भाग प्रमाण 
होइ । सो नानाकाल श्रपेक्षा यहु कथन है । बहुरि तहा एक कोई विवक्षित वर्तमान 
काल अपेक्षा वर्तेमान काल विषे सर्व मध्यभेदरूप प्रत्येकादि वर्गणा श्रसख्यात लोक 
प्रमाण ही पाइये है । अधिक न पाइए है। तिनि विषे किसी भेदरूप वर्गणानि की 
नास्ति ही है । किसी भेदरूप वर्गणा एक श्रादि प्रमाण लीए पाइए हैं । किसी भेव- 
रूप वर्गणा उत्कृष्टपने प्रमाण लीए पाइये है। जैसा समभना । इस प्रकार तेईस 
वर्गणा का वर्णन कीया । 


) ५ 


पढवी जल॑ च छाया, चर्डारदियविसय-कम्स-परसाण । 
छ-व्विह-भेयं भरिणयं, पोग्गलद॒व्व॑ जिणवरेंहि ॥६०२॥ ' 


पृथ्वी जल च छाया, चतुर्रिद्रियविषयकर्मपरसाणवः । 
षड़्विधभेद भरिणतं, पुद्गलद्वव्य॑ जिनवरेः 4॥६० २१। 


टीका - पृथ्वी अर जल अर छाया अर नेत्न बिना च्यारि इन्द्रियनि का 
विषय श्रर कार्माण स्कध अर परमाण श्रैसे पृदगल द्रव्य छह प्रकार जिनेश्वर देवनि 
करि कटह्मा हे । 
बादरबादर बादर, बादरसुहुम च सुहुमथल च.। 
सुहमं च सुहुमसुहुमं, धरादियं होदि छब्भेयं ॥६०३॥: 


५ 


बादरबादरं बादरं, बादरसुक्ष्मं च सुक्ष्मस्थूलं च । 
सुक्ष्म च सुक्ष्मसुक्ष्मं, धरादिक, भवति षड़भेदम्‌ ॥॥६०३॥। 
टीका - प्ृथ्वीरूप पुद्गल द्रव्य बादरबादर है | जो पुद्ग़ल स्कथ छेंदने को 

भेंदने कौं और जायगे ले जाने कौ समर्थ हज, तिस स्कध कौं बादरबादर कहिए 
बहुरि जल है, सो बादर है, जो छेदने कौं भेदने कौ समर्थ न हुजे अर और जायगे लें 
जाने कौ समर्थ हजै, सो स्कध, बादर जानने ।:बहुरि छाया बादर सूक्ष्म; हैं, जे छेदने 
भेदने और जायगे ले जाने कौं समर्थ न हज, सो बादरसूक्ष्म है ।'बहुरि नेत्र बिना 
च्यारि इन्द्रियनि का विषय सूक्ष्म स्थूल है । बहुरिः कार्माण के स्क़ध' सूक्ष्म हैं। «गो 
द्रव्य देशावधि परमावधि के गोचर होइ, सो सूक्ष्म 'है । बहुरि परमाणू सूक्षमसूक्ष्म है। 
जो सर्वाविधि के गोचर होइ, सो सूक्ष्म सूक्ष्म हैं । 


धैभ्पग्तानचन्द्रिका माषाटौका | “९१ 


,. इहा एक एक वस्तु का उदाहरण क्या है। सो पृथ्वी, काष्ठ, पाषाण इत्यादि 
बादरबादर है । जल, तेल, दुग्ध इत्यादि बादर है । छाया, श्रातप, चादनी इत्यादि 
बादरसक्ष्म है । शब्द गन्धादिक सक्ष्मबादर है। इन्द्रियगम्य नाही, देशावधि परमा- 
वधिगम्य होंहि ते स्कथ सूक्ष्म हैं । परमाण्‌ सूक्ष्मसूक्ष्म है, भैसे जानने । 


खंध॑ सयलसमत्थं, तस्स य अ्द्ध भरंति देसो त्ति। 
अद्धद्ध च पदेसो, अ्विभागी चेव परमाणू ॥६०४॥ 


स्कंध॑ सकलसमर्थ, तस्य चार्घ भणंति देशमिति । ! 
श्र्दधा्ध च प्रदेशमविभागिनं चेव परमाणुम्‌ ॥६०४।॥। 


टीका - जो सर्व अंश करि संपूर्ण होइ, ताकौ स्कध कहिए । ताका झाधा 
कौ देश कहिये । तिस आधा के आधा कौं प्रदेश कहिए। जाका भाग न होइ, ताकौं 
प्रमाण कहिये । 


भावार्थ - विवक्षित स्कंघ विषे सपूर्ण ते एक परमाण्‌ अधिक श्रर्थ पर्यत तो 
स्कंध संज्ञा है । श्रर्ध ते लगाय एक परमाण अश्रधिक चौथाई पर्यत देश सज्ञा है । 
चौथाई ते लगाय दोय पेरमाण्‌ का स्कध पर्यत प्रदेश सज्ञा है। अविभागी कौ परमाण 
'संज्ञा है । इति स्थानस्वरूपाधिकार । 


गदिठाणोग्गहकिरियासाधणभद॑ खू होदि धम्म-तियं । 
वत्तणकिरिया-साहरणाभूदो णियमेण कालो दु ॥६०५॥ 


गतिस्थानावगाहक्ियासाधनभूत॑ खलु भवति धर्मंत्रयम्‌ । 
वर्तनाक्रियासाधनभुतो नियमेन कालस्तु ॥६०५॥। 


. टीका - क्षेत्र ते क्षेत्रातर प्राप्त होने कं कारण, सो गति कहिये । गति का 
प्रभाव रूप स्थान कहिये । अवकाश विष रहने कों भ्रवगाह कहिए । तहा तैसे मत्स्यनि 
के गमन करने का साधनभूत जल द्रव्य है। तैसे गति क्रियावान जे जीव पुदुगल, 
तिनके गतिक्रिया का साधनभूत सो धर्मद्रव्य है। बहुरि जैसे पथी जननि के स्थान 
करने का साधन भूत छाया है। तैसे स्थान - क्रियावान जे जीव पुदूगल, तिनके स्थान 
किया का साधन भूत अधर्म द्रव्य है। बहुरि जैसे वास करनेवालो के साधनभूत 


६६२ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ६०१ 


वसतिका हैँ । तैसे भ्रवगाह क्रियावान जे जीव - पृद्गलादिक' द्रव्य तिनिके श्रवगाह 
क्रिया का साधनभूत श्राकाश द्रव्य है । 


इहां प्रश्न - जो श्रवगाह क्रियावान तौ जीव - पृदगल है । तिनिकों अवकाश 
देना युक्त कह्या हूँ । बहुरि धर्मादिक द्रव्य तौ निष्क्रिय है, नित्य सम्बन्ध की धरे हैं, 


नवीन नाही आरंए, 'जिनिकौ अवकाश देना सभवे असे इहा कैसे कहिये / सो कहौ- 


ताकां समाधान - जो उपचार करि कहिए है, जैसे गमन का ग्रभाव होते 

सते भी सर्वत्र सख्भाव की अपेक्षा' श्राकाश कौं सर्वगत कहिए है। तैसे धर्मादिक 
द्रव्यनि के अवगाह क्रिया का अभाव होते सते भी लोक विष सर्वत्र सदुभाव की अपेक्षा 
अवगाह का उपचार कीजिए है । « 


+ 2 
इृहां प्रघन - जो अवकाश देना आ्राकाश का स्वभाव है, तौ वज्बादिक करि 
पाषाणदिक का श्रर भीति इत्यादिक करि गऊ इत्यादिकनि का रोक़ना कैसे ,होः है।१ 
सो रोकना तौ देखि रहे हैं। ताते आकाश तौ तहा भी था, पाषाणादिक कौ अव- 


काश न॑ दीया, तब आकाश का श्रवगाह देना स्वभाव न रह्मा ? 
है 
, तहां उत्तर - जो श्राकाश तो अवगाह देइ, परन्तु पूर्व तहा अवगाह करि 


तिष्ठे है, वद्मादिक स्थूल है, ताते परस्पर रोक है। यामैं श्राकाश का अवगाह देने कृा 
स्वभाव गया नाही, जाते तहा ही अनत सूक्ष्म पुदूगल है, ते परस्पर अवगाह देवे है । 
बहुरि प्रश्न - जो असे हैं तो सूक्ष्म पुदूगलादिकनि के भी अवगाहहेतुत्व स्व- 
भाव भ्राया । श्राकाश ही का असाधारण लक्षण कैसे कहिए है ? 
तहां उत्तर - जो सर्व पदार्थनि कों साधारण अवगाहहेतुत्व इस आकाश ही 
का असाधारण लक्षण है । और द्रव्य सर्व द्रव्यनि कौ भ्रवगाह देने कौ समर्थ नाही । 
इहा प्रश्न - जो अलोकाकाश तौ सवोद्रव्यनि कौ श्रवगाह- देता वाही, तहा 
असा लक्षण कंसे सभवे ? । है 
हर रित्याग होइ नाही । तहा कोई द्रव्य 
ताकां समाधान - जो स्वभाव का परित्याग होइ चाहे 


होता तौ भवगाह देता, कोई द्रव्य तहा गमनादि न करे, तो अवगाह कौन_ को देव 
तिसका तौ अवगाह देने का स्वभाव पाइए है । बहुरि सब द्रत्यनि को व॒र्तना क्रिया 


का साधन भूत नियम करि काल द्रव्य हूँ । 


सम्यग्तानचन््रिका भाषादौका | [ ६६३ 


अण्णोण्णवयारेण य, जीवा वढ्॒टंति पुग्गलाणि पुणो । 
देहादी-खिव्वत्तण-कारणभूदा हु णियमेण ॥६०६॥ 


अ्न्योन्योपकारेण. च, जीवा वर्तेन्ते पुद्गलाः पुनः 
देहादिनिव्वे्तंनकारसणभूता हि नियमेन ॥॥६०६।॥ 


“ "दीकां - बहुरि जीव द्रव्य है, ते परस्पर उपकार करि प्रवर्तें है। जैसे स्वामी 
-तौ चांकर' कौ धनादिक देवे है, श्र चाकर स्वामी का जैसे !हित होइ अर शअ्रहित का 
निषेध होइ तैसे करे है, सो श्रैसे परस्पर उपकार है। बहुरि आचार्य तौ शिष्य कं 
इहलोक प्रलोक विषे फल को देनेहारा उपदेश, क्रिया का श्राचरण करावना श्रस 
'उपक़ारः करे है । शिष्य-उन आचार्यनि की अनुकूलवृत्ति करि सेवा करे है। अैसे परस्पर 
उपकार है; असे ही अन्यन्न भी जानना । बहुरि चकार ते जीव परस्पर अनुपका र, 
जो बुरा करता, तिसरूप भी प्रवर्ते,है वा उपकार - अ्रनुपकार दोऊ रूप नाही प्रवर्ते 
हैं। बहुरि पुद्गल है, सो देहादिक जे कर्म, नोकर्म, वचुन, मन, स्वासोस्वास इनिके 
निपजावने का नियम करि कारणभूत है । सो ए पुंदूगल के उपकार है । 
.. दुहां प्रश्त - जो जिंनिका आकार देखिये औैसे औदारिकादि शरीर, तिनिकौ 
_पुदूगल कहौ, कर्म तौ निराकार है, पुद्ंगलीक नाही । 
तहा उत्तर - जैसे गोधूमादिक, अन्न - जलादिक मूर्तीक द्रव्य के संबध ते प्चे 
हैं, ते गोधमादिक पद्गलीक हैं । तैसे कर्म भी लगड, कटकादिक मर्तीक द्रव्य के संबध 
ते उदय अवस्थारूप होइ पचे हैं, ताते पुदुगलीक ही है । 
वचन दोय प्रकार है - एक द्रव्यवचन १, एक भाववचन २ । तहा भाववचन 
तो वीर्यांतराय, मति, श्रुत आवरण का क्षयोपशम अर अगोपाग नामा नामकर्म का 
उदय 'के निमित्त ते हो है । ताते. पृद्गलीक है। पुद्गल के निम्नित्त बिना भाववचन 
होता .नाही.। बहुरि भाववचन की सामर्थ्य कौ धरे, अँसा क्रियावान जो आत्मा, 
ताकरि प्रेरित हुवा पुदूगल बचनरूप परिणाव हैं, सो द्रव्यवचन कहिए है,। सो भी 
पुंदगलीक ही है, जाते सो 'द्रव्यवचन कर्ण इद्रिय का,विपय है, जो इन्द्रियनि का विषय 
है, सो: पुदगल ही! है । 
इहां प्रश्न - जो कर्ण विना शअ्रन्य इद्रियत्ति का विषय क्यो न होइ ? 
तहां उत्तर'- जो जेसे गध नासिका ही का विषय है, सो रसनादिक करि 
नैज्मा'न जाय । तेंसे शब्द कर्ण 'ही का विषय हैं, श्रन्य इद्रियनि करि योग्य नाही । 


॥ 


६९४ ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ६०६ 


इहां तक - जो वचन अमूर्तीक है, तहा कहिए हैँ, जैसा कहना भी अयुक्त है, 
जाते वचन मूर्तीक करि ग्रह्मा जाय हे । वा मूर्तीक द्रव्य करि रुके है वा नष्ट हो है, 
ताते मूर्तीक ही है । बहुरि द्रव्य भाव के भेद ते मन भी दोय प्रकार है'। तहा भाव- 
मन तौ लब्धि उपयोग रूप है, सो क्षयोपशमादिक पुद्गलीक निमित्त ते हो है । ताते 
पुदूगलीक ही हैँ । बहुरि ज्ञानावरणा, वीर्यांतराय का 'क्षयोपशम भर अगोपाग नामा 
नामकर्म का उदय, इनिके निमित्त ते गुण - दोष का विचार, स्मरण, इत्यादिकरूप 
'सन्मुख भया, जो श्रात्मा, ताकौं,, उपकारी जे पुदूगल, सो मनरूप होडू परिणव हैं। 
ताते द्रव्यमन भी पुद्गलीक है । , । 


इहा कोऊ कहै कि मन तौ एक जुदा ही द्रव्य है, रूपादिकरूप' न परिणवे हैं। 

अणूमात्र है । तहा आचार्य कहैं है - तीहि मन स्यां आत्मा का सबध हैँ कि नाही' है! 
जो सबध नाही है तो आत्मा कौं उपकारी न होइ, इन्द्रियनि विषे प्रधानता कौ न 
_घरे और जो सबध है तो, वह तो अगूमात्र है, सो एकदेश विदे उपकार करेगा भ्रत्य 
प्रदेशनि विषे कैसे उपकार करे है ? कक 


5 


ल्न् रे 
।4, 4 


। तहा ताकिक कहैं है - अमूर्तीक, , निष्क्रिय श्रात्मा का एक भश्रदुष्टनामा गुण 
हैं। सो अदृष्ट जो कर्म ताका वश करि तिस मन का कुभार का चक्रवत परि- 
अ्रमण करे है, सो जैसा कहना भी श्रयुक्त है। श्रणूमात्र जो होइ ताके भ्रमण की सम- 
ता नाही । बहुरि श्रमूर्तीक निष्क्रिय का अ्रदृष्ट गुण कह्या, सो औरनि के क्रिया 
का आरभ करावने कौ समर्थ न होइ । जैसे पवन आप क्रियावान है, सो स्पर्श करि 
बनस्पती कौ चचल करे है, सो यह तौ अणूमात्र निष्क्रिय का गुण सो आप क्रियावा्त 
नाही, श्रन्य कौ कैसे क्रियावान प्रवर्तावे है ? ताते मन पृद्गलीक ही है । 


बहुरि वीर्यांतराय अर ज्ञानावरण का क्षयोपशम अर अगरोपागनामा नामकर्म 
'के उदय, तीहि करि सयुक्त जो आत्मा, ताके निकसतौ जो कठ सवधी उस्वासरूप 
पवन, सो प्राण कहिए । बहुरि तीहि पवन करि बाह्य पवन कौ भअ्रभ्यतर करता 
निस्वासरूप पवन, सो अपान कहिए । ते प्राण-अ्पान जीवितव्य कौ कारण हैं। प्रति 
उपकारी हैं, सो मन भर प्राणापान ए मूर्तीक हैं । जाते भय के कारण बज्ञपाता दिंके 
मर्तीक, तिनिते मन का रुकना देखिए है । बहुरि भय के कारण दुर्गंवादिक, तीदिं 
करि वा हस्तादिक ते मुख के झ्ाच्छादन करि वा इलेष्मादिक करि प्राण-प्रपान कीं 
रुकना देखिये है, वाते दोऊ मूर्तीक ही हैं। श्रमूर्तीक होइ तो मूर्तीकि कूरि एकता थे 


सम्यस्ज्ञानचस््रिका भाषाटौफा ] [ ६६४ 


सभवे है | बहुरि ताही ते आत्मा का अश्रस्तित्व की सिद्धि हो है | जेसे कोई काष्ठादिक 
करि निपज्या प्रतिबिम्ब, सो चेष्टा करे तौ तहा जानिए यार्म तौ स्वय शक्ति नाही, 
चेष्टा करानेवाला कोई पुरुष है । तैसे अचेतन जड शरीर विषे जो प्राणापानादिक चेष्टा 
हो है, तिस चेष्टा का प्रेरक कोई आत्मद्रव्य अवश्य है । असे आत्मा का अस्तित्व की 
सिद्धि हो है । बहुरि सुख, दुःख, जीवित, मरण ए भी पुदुगल द्रव्य ही के उपकार है 
तहा साता - असाता वेदनीय का उदय तो अतरंग कारण अर बाह्य इष्ट अ्रनिष्ट 
वस्तु का सयोग इनिके 'निमित्त ते जो प्रीतिरूप वा भ्रातापरूप होना, सो सुख दु ख 
है। बहुरि आयुकर्म के उदय ते पर्याय की स्थिति कौ धारता जीव के प्राणापान क्रिया 
विशेष का नाश न होना, सो जीवित कहिए । प्राणापान क्रियाविशेष का उच्छेद 
होना, सो मरण कहिए । सो ए सुख, दु ख, जीवित, मरण मूर्तीक द्रव्य का निमित्त 
निकट होत सते ही हो है; ताते पुदूगलीक ही है | बहुरि पुद्गल है, सो केवल जीव ही 
कौ उपकारी नाही, पृद्गल कौ भी पुद्गल उपकारी है । जैसे कासी इत्यादिक कौ 
भस्मी इत्यादिक अर जलादि कौ कतक फलादिक श्रर लोहादिक कौ जलादिक उपकारी 
'देखिए है । असे और भी जानिए हे । बहुरि श्रौदारिक, वैक्रियिक, श्राह्दरक नामा 
नामकर्म के उदय ते तेजस आहार वर्गणा करि निपजे तीन शरीर हैं, अर सासोस्वास 
हैं । बहुरि तेजस नामा नामकर्म के उदय ते तैजस वर्गणा ते निपज्या तेजस शरीर 
हैं। बहुरि कार्माण नामा नामकर्म के उदय ते कार्माण वर्गणा करि निपज्या 
'कार्माण शरीर हैँ । बहुरि स्वर नामा नामकर्म के उदय ते भाषावर्गणा ते निपज्या 
' वैचन है । बहुरि नोइद्रियावरण का क्षयोपशम करि सयुक्त सनी जीव के अगोपाग 


नामा नामकर्म के उदय ते मन वर्गणा ते निपज्या द्रव्य मन है, अभैसे ए पुद्गल के 
उपकार है । 


इस ही श्रर्थ कौं दोय सूत्रनि करि कहै है -- 
आहारवग्गणादो, तिण्णि सरीरारिय होंति उस्सासो । 
णिस्सासो वि य तेजोवग्गणखंधादु तेजंगं ॥६०७॥ 
आहारवर्गरणात्‌ त्रीरिष शरीरारिग भवन्ति उच्छवासः । 
निश्वासोषपि च तेजोवर्गणास्कन्धात्तुतेजो$ड्भम्‌ू ॥॥६०७॥। 


टीका - तेईस जाति की वर्गणानि विषे आहारक वर्गणा ते औदारिक, वेक्ि- 
यिक, आहारक तीन शरोर हो है। भर उस्वास निश्वास हो है । बहुरि तैजस वर्गंणा 
का स्कृपनि करि तैजस शरीर हो हे । 


६, 


[ गोम्सटसार जीवफाण्ड गाया ६०८-६६० 


६९६ ] 


भास-मसण-वग्गणादो, कमेण भाषा- मर्ण त् कम्मादों । 
अ्रट्ठ-विह-कम्मदव्वं, होदि त्ति जिणेहि सिद्दिट॒ठ ॥६०५॥ 


भाषामनोवर्गणातः ऋ्रमेण भाषा मनश्य कार्सणतः । 
अष्टविधद्रव्यं भवतीति जिनैनिदिष्टम्‌ ॥॥६०८॥। 


टीका > भाषावर्गणा का स्कथनि करि च्यारि, प्रकार, भाषा हो हैं । मनो- 
वर्गणा का स्कथनि करि द्रव्यमना हो हैं । कार्माण वर्गणा का स्कधनि करि आठ 
प्रकार कर्म हो है, असे जिनदेवने; कह्या है. ॥ . 


रिद्धतं लक्खत्तं, बंधरस य कारणं तु एयादी । 

संखेज्जासंखेज्जाणंतविहा .णि द्धलुक्खगुणा! ॥६०८॥ 
स्निग्धत्वं रूक्षत्व॑ं, बच्धस्य च कारण तु एकादयः । 
संख्येयासंख्येयानन्तविधाः ल्निग्धरूक्षगुणणा। ।।६००९॥। 


टीका -- बाह्य अभ्यतर कारण के वश ते जो स्तिग्ध पर्याय का प्रगेटपना 
करि चिकणास्वरूप होइ, सो स्निग्ध है। ताका भाव, सो स्तनिग्घत्व कहिये । बहुरि 
रूखारूप होई,सो रूक्ष है, ताका भाव, सो रूक्षत्व कहिए। सो जल वा छेली का दूध वा 
गाय का दूध वा भेसि का दूध वा ऊटणी का दृध वा घृत इनि विषे स्निग्धगुण की 
अधिकता वा हीनता देखिए है । श्रर धूलि, वालू, रेत वा तुच्छ पापाणादिक इनिविष 
रुक्षणण की अधिकता वा हीनता देखिए है । तेसे ही परमाणु विषें भी' स्निग्ध रुक्षगुण 
की श्रधिकता हीनता पाइए है । ते स्तिग्ध - रूक्षणुणा दृच्रणुकादि स्कधपर्याय' का'परि 
रामन का कारण हो है। बहुरि चकार ते स्कथ ते बिछुरने के भी कारण हो हैं । 
स्तिग्थरूप दोय परिमाणनि का वा रूक्षरूप दोय परमाण का एक रूक्ष वा एक स्तिग्ध 
परमाण का परस्पर जुडनेरूप बध होते दृचणुक स्कध हो है। असे सख्यात, श्रसख्यातत, 
ग्रनते परिमाणूनि का स्कथ भी जानना । तहा स्तिग्ध गण. वा झक्षग खा अशनि की 
अपेक्षा सख्यात, असख्यात, अनत भेद कौ लीए है । 


एयगरणं त्‌ जहण्णं, णिद्धत्तं बिगुण-तिगुण-संखेज्जा5- । 
संखेज्जाणतगर्णं, होदि तहा रुक्‍खभावं' च' ॥६१०॥ 


'स्निग्परुक्षत्वाद्वव- तत्त्वाथसुत्र अ्रध्याय-४, सूत्र-३३ । 


संम्पस्तानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ६६७ 


एकगुणं तु जघन्यं, स्निग्धत्वं हिगुखणत्रिगुणसंख्येया5-। 
संख्येयानन्तग्रुणं, भवति तथा रूक्षभावं॑ च ॥॥६१०॥॥ 


टीका - स्निग्ध गुण जो एक गुण है, सो जघन्य है, जाके एक, अश होइ, 
ताकौं एक गुण कहिए। ताकौ आदि देकरि द्विगुण, त्रिगुण, सख्यातगुण, असख्यातगुण 
अ्रनतगुणुरूप स्निग्ध गुण जानना । तेसे ही रूक्षयुणा भी जानना । केवलज्ञानगम्य 
सब ते थोरा जो स्तिग्धत्व रूक्षत्व, ताकौ एक अश कल्पि, तिस अपेक्षा स्निग्ध-रूक्ष 
गुण के अशनि का इहा प्रमाण जानना । 


एवं गृुणसंजुत्ता, परमाण आदिवश्गणस्सि ठिया । 
. जोग्गदुगाणं बंधे, दोण्हं बंधो हवे णियमा ॥६११॥ 


एवं गुणासंयुक्ता,, परमाशव आदिवर्गणायां स्थिताः । 
योग्यद्रिकयोः बन्धे, हयोब॑न्धो भवेज्वियमात्‌ ॥॥६११॥। 


टीका - असे स्निग्ध - रूक्ष गुण करि सयुक्त परमाणू, ते प्रथम अणु वर्गणा 
विपे तिष्ठे है । सो यथायोग्य दोय का बंध स्थान विषे, तिनहीं दोय परमाणूनि का 
बंध हो है । 


नियमकरि स्तिग्ध-रूक्ष गुण के निमित्त ते सर्वत्र बध हो है। किछ विशेष 
ताही । असे कोऊ जानेगा, ताते जहा वंध होने योग्य नाही भ्ेसा निषेध पूर्वक जहा 
वध होने योग्य है, तिस विधि कौ कहै हैं- 


णिद्धणिद्धा ण बज्कंति, रुक्‍्खरुक्खा य पोग्गला । 
णिद्धलुक्खा य बज्क्ति रूवारूवी य पोग्गला ॥६१२॥ 


स्तिग्धस्निग्धा न बध्यन्ते, रूक्षरुक्षाश्र पुदूगलाः | 
स्निग्धरूक्षाश्र वध्यन्ते, रूप्यछूपिणश्व पुदूगला: ॥६१२।। 


ठीका - स्तिग्प गुण युक्त पुदंगलनि करि स्तनिग्ध गुण युक्त पुद्मल बंध 
नाही । बहुरि रक्षगुणयुक्त पुदुगलनि करि छल्ष गुण युक्त पुदूगल बचे नाही, सो यहु 
कवन सामान्य है । बंध नो हो हैं। सो विशेष झांगे कहेंगे । बहुरि स्निग्ब गुण युक्त 


६६८ ] [ गौस्सटसार लौवकाण्ड गाया ६१३-६१४ 


पुदूगलनि करि रूक्ष गुण युक्त पुद्गल बध है । बहुरि तिनि पुद्गलनि की दोय सज्ञा 


5 हि 


है “एक रूपी, एक अरूपी । 
। तिनि सज्ञानि कौ कहैं है- 


. णिड्धिदरोलीमज्के, विसरिसजादिस्स समगुणं एक्क! । 
रूवि त्ति होदि सण्णा, सेसाणं ता श्ररूवि त्ति ॥६१३॥ , . 


स्निग्धेतरावलीमध्ये, विसदशजाते: समगुर/ एकः । 
रूपीति भवति संज्ञा, शेषाणा ते श्ररूपिण इति ।॥६१३॥। 


टीका - स्निग्ध-रूक्ष गुणनि की पकति, तिनके विषे विसदृश जाति कहिए । 
स्निग्ध के श्रर रूक्ष के परस्पर विसदृश जाति है, ताक॑ जो कोई एक समान गुण होइ 
ताकौं रूपी असी सज्ञा करि कहिए हैं | शप्रर समान गुण बिना अ्रवशेष रहे, तिनिकों 
अ्ररूपी ग्रेसी' सज्ञा करि कहिए है। 


' ताही कौ उदाहरण करि कहै हैं-- 


दोगुणणिद्धाणुस्स य, दोगुणलुक्खाणुगं हवे रूवी । 
इगि-तिगुरपादि अरूवी, रुक्खस्स वि तं व इदि जारें ॥६१४॥ 


हिगुसास्निग्धाणोश्र दिगुरारूक्षाणुकों भवेत्‌ रूपी । 
एकत्रिगुणादि श्ररूपी, रूक्षस्थापि तद्‌ व इति जानीहि ॥॥६१४॥ 


टीका - दूसरा है गुण जाके वा दोय हैं गुण,जाक जैसा जो द्विगुण स्तिग्ध 
परमाण्‌, ताके द्वि गुणा रूक्ष परमाणू रूपी कहिए, श्रवशेष एक, तीन, च्यारि इत्यादि 
गुण धारक परमाणू अरूपी कहिए | अँसे ही द्वि गुण रूक्षाणु के द्वि गुण स्निग्धाणू 
रूपी कहिए, अवशेष एक, तीन इत्यादिक गुणधारक परमाणू्‌ अरूपी कहिए। 


णिद्धस्स णिद्धेण द्राहिएण, लुक्खस्स लुक्खेण वुराहिएण' । 
रखिद्धस्स लुक्खेण ह॒वेज्ज बंधो, जहण्णवज्जें विसमें समे वा।६१*। 


| 





१ 'गुणसास्ये सदशाणाम्‌' तत्त्वायंसूत्र श्रध्याय-४, सूतर-३२। 
२ द्यधिकादिगुणानातु' तत्त्वायथंसूत्र प्रध्याय-४, सूत्र-३६ २ ने जघत्यगरुणानाम्‌ ॥३ 4%॥। 


सम्परक्ानचखिका साधाटौका | [ ६९९६ 


स्तिस्धस्यथ स्निरधेत दृचधिकेन, रूक्षस्थ रूक्षेण दृच्नधिकेन । 
स्निग्धस्य रूक्षेण भवेद्बन्धो, जघन्यवज्यें विषमे समे वा ॥॥६१५॥। 


टीका --- स्निग्ध अणू का, आप ते दोय गुण अधिक स्निग्ध श्रणू सहित बंध 
होइ । बहुरि रूक्ष अणू का आपकते दोय गुण अधिक रुक्ष श्रणू सहित बध होइ । बहुरि 
स्निग्ध अ्रणू का आपते दोय गुरा श्रधिक रूक्ष ग्रणू सहित बध होइ । तहा एक गुण 
सहित जघन्य स्निग्ध अ्रणू वा रूक्ष अण्‌ ताके तीन गुण युक्त परमाणू सहित बध नाही 
यद्यपि यहा दोय अश अधिक है, तथापि एक अश युक्त परमाणू बधने योग्य नाही; 
तातें बंध नाही हो है । स्निग्ध वा रूक्ष परमाणूनि का समधारा विषे वा विषमधारा 
विषें दोय अधिक अंश होते बंध हो है। तहा दोय, च्यारि, छह, आठ इत्यादिक दोय 
दोय बधता अंश जहा होइ, तहा समधारा विषे कहिये। बहुरि तीन, पांच, सात, नव 
इत्यादिक दोय दोय बधता अश जहा होइ, तहा विषमधारा विषे कहिए । सो समधारा 
विषे दोय अंश परमाणू भर च्यारि अश परमाण्‌ का बध होइ । च्यारि अंश परमाणू अर 
छह भ्रश परमाण्‌ का बध होइ, इत्यादिक दोय अंश अधिक होते बंध हो है । बहुरि 
विषमधारा विषे तीन अंश परमाणु का पंच अंश परमाणू सहित बध होइ, पच अंश 
परमाणू का सप्त श्रश प्रमाणू सहित बंध हो है। श्रैसे दोय अश अधिक होते बध हो 
है । बंध होनेका श्रर्थ यहु जो एक स्कधरूप हो है। बहुरि समान गुण धरे असे जे रूपी 
परमाणू, तिनिक परस्पर बध नाही है । जेसे दोय अश एक के भी होइ, दोय अश 
दूसरे के भी होइ, तो बध न होइ । बहुरि सम गुणधारक परमाणू अर विषम गुण 
धारक परमाणू बधे नाही । जेसे दोय अश युक्त परमाणू का पच अश युक्त परमाण्‌ 
सहित बध न होइ । जाते इहा दोय अधिक अश का अ्रभाव है - 


णिद्धिदरे समविसमा, दोत्तिगश्नादी दुउत्तरा होंति । 
उभये वि य समविससा, सरिसिदरा होंति पत्तेयं ॥६१६॥। 


स्निग्धेतरयों: समविषमा, द्विज्यादयः हच्‌ त्तरा भवन्ति । 
उभये पि च समविषमा, सह्झेतरे भवन्ति प्रत्येकम्‌ ॥॥६१६।। 


ठीका -- स्तिग्ध रूक्ष विषे दोय आदि दोय वधता तौ सम पंक्ति विषे गुर 
जानबा । दोय, च्यारि, छह, श्राठ इत्यादिक जानने । अर विपम पक्ति विषे तीन 
आदि दोय दोय बधता जानना । तीन, पाच, सात, नव इत्यादिक जानना । ते सम 


७०० ] [ गोम्सटसार जीवकाण्ड गाया ६१७ 


अर विषम रूपी भी हो है । अर अ्रूपी भी हो है। जहा दोनों के समान गण होई 
सो रूपी, जहा समान गुण न होइ, सो अ्रूपी कहिए । जेसे स्निग्ध्‌ - रूक्ष की सम 
पक्ति विषे दोय गुण के दोय गुण रूपी हैं, च्यारि गुण के च्यारि गुण रूपी है | छह 
गुण के छहः गुण रूपी है । इत्यादि सल्यात, असख्यात, अनतगुणा पर्यतः जानने । 
बहुरि दोय गुण के दोय गुण बिना/अभ्रर एक, तीन, च्यारि, पाच 'इत्यादिक भ्ररूपी 'है। 


भावार्थ - एक परमाण दोय गुण धारक है । अर दूसरा परमाणू भी दोय 
गुणधारक है । तो तहा तिनको परस्पर रूपो कहिये । और हीनाधिक गुण धारक 
.परमाण्‌ कौ श्ररूपी असी सज्ञा,कहिए । असे ही च्यारि, छह इत्यादिक, विषे जानना । 
ब्रहुरि विषम पक्ति विष तीन गुण के तीन गुण, पच गुण के पच गुण इत्यादिक 
सख्यात, असज़्यात, अनत पर्यत सम” , गुणधारक परमाण परस्पर रूपी हैं । श्रवशेष 
हीनाधिक गुण धारक है, ते परस्पर अ्रूपी हैं, असी सज्ञा करि कहिये है । सो सम,अर 
विषम दोऊ पक्तित्ति विषे ही समान गण धारक रूपी परमाण, तिनके परस्पर-बध न 
हो है । तत्त्वार्थसूत्र विषे भी कह्या है - 'गुणसास्ये सहशानां१ याका, अर्थ-यहु ही> 
गरुणानि की समानता होते सदृश परमाणूनि के परस्पर बध न हो है,॥ बहुरि।श्रल्‍ूपी 
परमाणूनि के यथोचित स्वस्थान वा परस्थान विषे बच्च हो है । स्तिग्ध अर ट्निम्् 
का, बहुरि रूक्ष अर रूक्ष का बध, सो स्वस्थान बध कहिए। स्तिग्ध अर रूक्ष.का बंध 
होइ, सो परस्थान बध कहिए 
भ्राग इस ही अर्थ कौं और - प्रकार करि कहैं हैं--- 


दो-त्तिग-पभवदुउत्त रगदेसुणंतरवुगाण बंधो दु। | 
रिद्धे लुक्खे वि तहा वि जह॒ण्णभये वि सव्वत्थ ॥६१७॥ 
द्विन्निप्रभवद्दय त्तरगतेष्वनन्तरहिकयोः बन्धस्तु ।- 
स्निर्धे रूक्षेषपि तथापि जघन्योभयेषपि सर्वत्र ॥६१७॥। 


टीका - स्निग्ध विषे वा रूक्ष विषे समपक्ति विषे दोय आदि दोय दोय बधता 

+ विषे 
झ्र विषम पक्ति विषे तीन आदि दोय दोय बधता अश क्रम करि पाइए है । तहा 
भ्रनतर ह्विंकति का ,बध होइ । कैसे ? स्निग्ध का च्यारि अश वा रूक्ष का च्यारि अश 


१ तत्त्वार्थंसूत्र अ्रध्याय-१, सूतर-३९ | 


तम्यस्तानचखिका भाषादीका ] | ७०१ 


सहित पुदूगल के दोय अश सहित रूक्ष पुदुलग. सहित वध होइ । वा पच अंश स्तिग्ध 
का वा रूक्ष का सहित पुदुगल के स्निग्ध तीन अंश युक्त पुदूगल सहित बध होइ। असे 
दोय अ्रधिक भए बध जानना । परतु एक अशरूप जघन्य गुण युक्त विषे वध न हो 
है । अन्यत्र स्निग्ध रूक्ष विषे सर्वेत्र बंध जानता । 


णिद्धिदरवरगुणाण्‌, सपरट्ठाणे वि' णेदि बंधट्ठ। 
बहिरंतरंग-हेदुहि, गुणंतरं, संगढे एदि ॥६१८॥ 


स्निग्धेतरावरगुरणाणुः स्वपरस्थाने5पि नेति वंधार्थम्‌ । 
बहिरंतरंगहेत॒भिगु रांतरं संगते एति-॥॥६१८॥। 


टीका - स्निग्ध वा रूक्ष तौ जघन्य एक गुण युक्त परमाण होइ, सो स्वस्थान 
वा, पंरस्थान विषे बंध के श्रथि योग्य नाही है । बहुरि सो परमाण्‌, जो बाह्य श्रभ्यंतर 
कारण ते दोय आदि और अशनि कौ प्राप्त होइ जाइ, तो वध योग्य होइ । तत्त्वार्थ 
सूत्र विषे भी कह्या है, 'न जघन्यगुणाना” याका श्रर्थ यहु ही जो जघन्य गुण धारक 
पुदूगलनि क॑ परस्पर बध न हो है । 


णिद्धिदरगुणणा अहिया, हीणं परिणामयंति बंधम्सि! । 
संखेज्जासंखेज्जाणंतपदेसाण खंधाणं ॥॥६१६॥।॥। 


स्निग्धेतरगरुणा श्रधिका, हीन॑ परिणामयंति बंधे । 
सख्येयासंख्येयानंतप्रदेशानां स्कंधानाम्‌ ॥॥६१९॥। 


टीका - सख्यात, असरूयात, अनत प्रदेशनि के स्कथ, तिनिविपं स्तिग्ध गुण 
स्कध वा रूक्ष गुण स्कथ जे दोय गुण अधिक होइ, ते वध कौ होत से हीन स्कथ 
कौ परिणमावे है-। जैसे दोय स्कथ हैं एक स्कथ विपे स्निग्धका वा रूक्ष का पचास 
अंश है । झर एक में वावत अंश है श्र तिनि दोऊ स्कथनि का एक स्कथ भया, तौ 
तहा पचास अशवाले कौ वबावन अंश रूप परिणमावे है। जैसे सर्वेत्र जानना । 
तत्त्वार्थ सूत्र विषे भी कह्या' है - बंधेषधिकों पारिणामिक्तों चा याका अर्थ यहु ही जो 
बंध होतें अधिक अश है, सो हीत अशपि' को अपनेझुपष परिस्ममावनहारें है। इति 
फलाधिकार: । 





है. बधे3थिकों पारिणामिकों च। तत्पवाय॑सुत्त : भ्रध्यायन४, सूम-३७। 


७०२ ] ४ [ गोम्सरसार लोबकाष्ड गाया ६२०-६२२ 
जैसे सात अ्रधिकारनि करि पट द्रव्य कहे । 
श्रागे पचस्तिकायनि कौ कहें हैं-- 


दव्वं छककमकालं, पंचत्थीकायसण्णिदं होदि!]॥ * '. / ', 
काले पर्देसपचयो, जम्हा णत्थि त्ति णिद्दिदृठ ॥६२०॥। 


द्रव्यं घटकमकालं, पंचास्तिकायसज्ञितं भवति । 
काले प्रदेशप्रचयो, यस्मात्‌ नास्तीति निर्दिष्टमू ॥६२०॥। 


कर 9 


टीका - पूर्व जे षट्‌ द्रव्य कहे, ते श्रकालं कहिए काल द्रव्य रहित पचास्ति- 
काय नाम पावे हैं । जाते काल क॑ प्रदेश प्रचय नाही है। काल एक प्रदेश मात्र ही 
है । अर पुद्गलवत परस्पर मिले नाही, ताते काल के कायपणा नाही है । जे प्रदे 
शनि का प्रचय जो समूह ताकरि युक्त होहि, ते अस्तिकाय है, जैसा परमागम्‌ विषे 
कद्या है । गे 


रा 


श्रागे नव पदार्थनि को कहै हैं -  “ 


णव य पदत्था जीवाजीवा ताणं च पुण्णपावदुगं । 
झासव-संवर '-णिज्जर-बंधा मोकक्‍्खो य होंति क्ति ॥६२१॥ 


नव च पदार्था जीवाजीवाः तेषां च पुण्यपापह्विकम्‌ । 
आस्रवसंवरनिजराबधा मोक्षश्न भवंतीति !॥६२११ 


| 


' " ठीका -- जीव श्र श्रजीव ए तौ दोय मल पदार्थ श्रर तिनही के पुण्य अर 
पाप दो ए पदार्थ हैं। अर पुण्य - पाप ही का आ्ाख्व, बध, सवर, निर्जरा, मोक्ष ए 
पाच पंदार्थ, असे सर्व मिले हुए ए नव पदार्थ हैं। पदार्थ शब्द सर्वत्र' लगावना | 
जीव पदार्थ, अजीव पदार्थ इत्यादि जानना । 


। >7 
'> “ , जीवदगं उत्तदठं, जीवा पण्णा हु सम्मगुणसहिदा |, , | , -# 
वदसहिदा वि य पावा, तवब्विवरीया हवंति त्ति ॥६२२॥ 


4 





१ उत्त कालविजुत खायव्वा पच अत्थिकाया दु। द्रव्यसग्रह गाया स रे३ | हि 
२ सवर, नि्जेरा भर मोक्ष इनके द्रव्य भोर भाव की भपेक्षा दो-दो भेद हैं । देखो द्रव्यसग्रह गाथा 
३४, ३६, रे७, तथा समयसार गाया १३ की टीका झ्ादि । 


-सम्यग्शानचब्द्रिका भाषाटीका ] ५ [ ७०३ 


! - ; जीवहिकसुक्तार्थ, जीवाः पुण्या हि सम्यक्त्वगुणसहिताः । 
७,  ,. अतसहिता श्रपि च, पापास्तद्विपरीता भवंति ॥६२२॥। 


#/. टीका -- जीव पदार्थ अर अजीव पदार्थ तौ पूर्वे जीवसमास अधिकार विषे 
वी इहा षट द्रव्य अधिकार विषे कहे है । बहुरि जे सम्यक्त्व गुणयुक्त होंइ'अर ब्रत 
युक्त होइ, ते पुण्य जीव कहिए । बहुरि .इनिस्यो विपरीत सम्यकत्व त्रत रहित जे जीव 
तें'पाप जीव नियमकरि जानने । 


धो है तहां गरास्थाननि विषे जीवनि की संख्या कहिए है- तिनि विष मिथ्यादष्टी 
झर सासादन ए तौ पाप जीव है; असा कहै हैं । 


मिच्छाइट्री पावा, णंताणंता य सासणगुणा वि । 
.. पल्‍लासंखेज्जदिमा, श्रणअण्णदरुदयमिच्छगुणा! ॥६२३॥। 


सिथ्यारृष्टयः पापा, श्रनतानंताभ्य सासनगुरणा श्रपि . 


,,. पल्यासंख्येया अनन्‍्यतरोदयमिथ्यात्वग्रुणगाः ॥॥६२३॥। 


/ ५ , टीका -- मिथ्यादृष्टी पापी जीव है, ते श्रनतानत है । जाते ससारी राशि मैं 
अन्य गणस्थात॒वालो का प्रमाण घटाए, मिथ्यादृष्टी जीवनि का प्रमाण. हो, है । 
बहुरि सासादन गुणस्थानवाले भी पाप जीव है, जाते श्रनतानुबधी की चौकड़ी विष 
किसी एक प्रकृति का उदय करि मिथ्यात्व सदृश गुण कौ प्राप्त हो है । ते सासादन 
वाले जीव पल्य के श्रसख्यातवें भाग प्रमाण है । 


0 अ 


मिच्छा साववयसासणमिस्साविरदा दुवारणंता य । 
पल्‍लासंखेज्जदिममसंखगुणं संखंसंखग॒ण्णं* ॥६२४॥। 


मिथ्याः श्रावकसासनमिश्राविरता द्विवारानंताश्र । 
पल्यासंख्येयमसंख्यग्रुणं॑ संख्घासंस्यगुणम्‌ ॥६२४।॥॥। 


“टीका - मिथ्यादृष्टी किचित्‌ ऊन संसार राशि प्रमाण है, ताते श्रनतानंत 
हैं । बहुरि देशसयत गुणस्थानवाले जीव तेरह कोडि मनुष्यनि करि अधिक, तिर्य॑च 


१ पट्खण्डागम धवला पुस्तक-३, पृष्ठ १०॥ कु 
३. पदुखण्डागम धवला पुस्तक-३, पृष्ठ ६३ । 


७०४ ] [ गोस्सटसार जीवकाग्ड गाया *६२५-६२६ 


पल्‍्य के असख्यातवे भाग प्रमाण "है । इहा अन्य 'गुणस्थान कथन की श्रपेक्षा पल्य कौं 
तीन बार असख्यात 'अर एक बार सख्यात का भाग जानना । बहुरि सासादन गुण- 
स्थानवर्ती जीव बावन कोडि मनुष्यनि करि/अधिक इतर तीन गति के जीव देशसयमी 
तिय॑त्रनि स्थो असख्यात गुणे जानने । इहा पल्‍य कौं दोय वार भ्रसख्यात श्र एक बार 
सख्यात का भाग जानना । बहुरि मिश्र 'गुणस्थानव्र्ती जीव एक सौ च्यारि कोडि 
मनुष्यनि करि सहित इतर तीन गति के जीव सासादन वालौ ते सख्यातगुरणो जात्ती। 
इहा पल्‍य कौ दोय बार असख्यात का भाग जानना । बहुरि श्रविरत गुणस्थानवर्ती 
जीव 'सात से कोडि' मनुष्यंनि 'करि सहित इतर तीन गति के' जीव मिश्रवालौ ते झस- 
ख्यात गुणों जानने । इहा पल्य कौ एक बार असख्याते का भाग जानना । 


तिरधिय-सय-णव-णउदी, छण्णउदी अ्रप्पमत्ता बे कोडी । 
'पंचेव य तेणउदी णव-ट्ठ“बि-सय-चछउत्तरं पमदे ॥६२५॥ 
तयधिकशतरनंवरन्॑वतिः षण्णवरतिः अप्रमत्ते हें कोटी । 
पंचेव च त्रिनवतिः, नवाष्टह्िशतषद्धत्तरं प्रमत्तें ॥६२५।॥। 
टीका - प्रमत्तगुणस्थान विषे जीव पाच कोडि तिराणव लाख ग्रठ्याणवें 
हजार दोय से छह (५६३६८२०६) हैं । बहुरि अप्रमत्त गुणस्थान विषे जीव तीन 
अधिक एक सौ अर निन्‍्यानवै हजार श्र छिनवै लाख अ्र'दोय कोडी (२६६६६१०३) 
इतने है । गाथा विषे पहिले अ्रप्रमत्त की सख्या 'कही' प्रमत्त की सख्या छुद मिलने के 
श्र्थी कही है । 
ति-सर्य भणंति कई, चउरुत्तरमत्थपंचयं क़रेई । 
उवसासंग-परिमाणं, खबगाणं जाश तद॒दुगु्णं ॥६२६॥ 
च्रिशतं भणंति केचित चतुरुत्तमस्तपंचक केचित्‌ । 
उपशासकपरिमारं क्षपकांणा जानीहि तद॒द्विगुणम्‌ ॥॥६२६॥। 


'. टीका -- आठवै, नवे, दशवे, ग्यारवें गुणस्थान” उपशम श्रेणीवाले है 
का प्रमाण केई आचार्य तीन सै कहें हैं । केई तीन से च्यारि कहै है। केई पाच घा 





१ पटखण्डागम - धवला पुस्तक-३, पृष्ठ ६०, गाथा स ४१ | है 
३, पटखण्डागम - धवला पुस्तक-रे, पृष्द ६४, गाथा स ४५. 


सम्परज्ञानसब्त्रिका भाषादीका ] [ ७०४ 


हा ॒ु ल्‍ जे |. रे हक / 
पर च्यारि श्रधिक तीन से कहै है। ताके एक घाटि तीन से भए | बहुरि आठवें, नव, 
दशवे, बारहवें गुणस्थानी क्षपक जीवनि का प्रमाण उपशमकवालोौ ते दूणा हे शिष्य! 
ते जानि । | 

मय क खत 


' * डहातीन से च्यारि उपशम श्रेणीवाले जीवनि की संख्या का निरंतर झाठ 


5 


समयनि विषे। विभाग़ करें है--- 


सोलसयं चउवीसं, तीसं छत्तीस तह य बादालं । 
अडदालं चउवण्णं, चउवण्णं होंति उवसमगे! ॥॥६२७॥ 


'घोडशक 'चतुरविशतिः, 'त्रिशत्‌ षर्दान्रिशत्‌ तथा च द्वाचत्वारिशतु। 
अष्टन्त्वारिशत्‌ चतुःपंचाशत्‌ चतुःपंचाशत्‌ भवंति उपशमके ॥॥६२७॥। 


टीक़ा - बीचि में अतराल न पड़े अर उपशम श्रेणी कौ जीव माड़ै तौ आठ 
समयनि विषे उत्कृष्टपन एते जीव उपशम्त श्रेणी माड़े, पहिला 'समय ते लगाइ 
आठव़ा समय पर्यत श्रनुक्रम ते सोलह, चौईस, तीस, , छत्तीस, वियालीस, अडतालीस, 
चौवन, -चौवन जीव निरन्तर श्रष्ट समयनि विषे होंहि (१६, २४, ३०, ३६, ४२, 
४८, ४४, भ्र्ड ) । या 


* बत्तीसं अडदालं, सटठी बावत्तरी य चुलसीदी । 
छण्णउदी अद्ठ॒त्तर-सयमद्ठुत्तर-सयं च खबगेसुर ॥ ६ २८॥ 


द्वान्रिशवष्टचत्वारिशत, षष्टि: द्वासप्ततिश्र चत्रशीतिः । 
षण्णवतिः अष्टोत्तरशतमष्टोत्तरशतं च क्षपकेषु ॥|६२८।। 


टीका - बहुरि निरन्तर श्रष्ट समयनि विषे क्षपक श्रेणी को माडे असे जीव 
उपशम श्र णीवालो ते दूणे जानने । तहा पहिला समय ते लगाइ अनुक्रम ते बत्तीस, 
अ्रडतालीस, साठि, बहत्तरि, चउरासी, छिनवै, एक सौ श्राठ, एक सौ श्राठ (३२, ४८, 
६०, ७२, पढे, ६६, १०८, १०८) जीव निरंतर अष्ट समयनि विषे हो हैं । इस ही 
संख्या को घाटि बाधि कौ बरोबरि करि पहिले चौतीस माडे, पीछे श्राठ समय ताई 
बारह-२ अधिक माडे, तहां आदि चोतीस (३४) उत्तर बारह (१२) गच्छ आठ ८, 


वर 2 जय 3 मी आम कलह. मकर 
२ षटखण्डागम - घवला पुस्तक हे, पृष्ठ ६१, गाथा सं० ४२ 
६ पड़खण्डागम - घवला पुस्तक ३, पृष्ठ €३, गाथा स० ४३, 


७४०६ ] [ गोम्मदसार जीवकाण्ड गाया ६२६ 


याका 'पदमेगेरण विहीण' इत्यादिक सूत्र करि जोड दीजिए । तहा गच्छ आ्राठ, तामे 
एक घटाएं सात रहे, दोय का भाग दीए, साढातीन रहे, उत्तर करि गुण बियालीस 
भए, भ्रादि करि युक्त कीए, छिहतरि भए, गच्छ करि गुणे, छह से आठ भए, सो 
निरन्तर आठ समयनि विषे क्षपक श्रेणी माडि करि जीव एकठे होहि, तिनिका प्रमाण 
'छह से श्राठ जानना । बहुरि उपशमकनि विष झ्रादि सतरह (१७) उत्तर छह (६) 
गच्छ आठ (८) जोड दीए, तीन से च्यारि भए, सो प्रमाण जानना । 


अट्ठेव सय-सहस्सा, अदठा-णउदी तहा सहस्सारां । 
संखा जोगिजिणाणं, पंच-सय-बि-उत्तरं वंदें! ॥६२४३॥ 


अष्टेव शतसहस्रारिण, अष्टानवतिस्तथा सहस्नाणास्‌ । 
; संख्या योगिजिनानां, पठ>चशतदुव्युत्तरं वनन्‍्दे ॥६२९॥ 


ठीका --- सयोग केवली जिननि की संख्या आठ लाख अ्रठ्याणव हजार 
पांच से दोय (८९८५०२) है। तिनिकौं 'मैं सदाकाल वदौ हू । इहां निरन्तर भप्राठ 
समयनि विषे एकठे भए सयोगी जिन श्रन्य आचार्य अपेक्षा सिद्धात विष श्रेसे कहैं है- 
छसु सुद्धसमयेसु तिण्णि तिण्णि' जीवा ' केवलमुप्पाययंति दोसु समयेसु दो दो जीवा 
केवलमुप्पाययंति एव्मट्ठसमयेसु संचिदजीचा बावीसा ह॒वंति १।' 


याका श्रर्थ - छह शुद्ध समयनि विषे तीन तीन जीव केवलज्ञान कौं उपजावे 
हैं । दोय समयनि विषे दोय दोय जीव,क्रेवलज्ञान कौ उपजावै है । जैसे श्राठ समयति 
विष एकठे भए जीव बावीस हो है । त 

भावार्थ -- केवलज्ञान उपजने का छह महिने का अतराल होइ, तब बीचि 
में भ्रन्तराल न पडे, असे निरतर भ्राठ समयनि विषे बाईस जीव केवलज्ञान उपजाव॑ है। 


१ 


सो इहा विशेष कथन विष छह त्राराशिक हो है । 





१, घटखण्डागम - धवला पुस्तक दे, पुष्ठ ६६ गाथा स, ४६। पाठभेद--पचसवविज्धत्त ३22 


सम्यग्तावशन्द्रिका माथाटीका ] [ ७०७ 

















छह त्रराशिक का यंत्र 
प्रमाणराशि | फलराशि | इच्छाराशि | लब्धप्रमारा 
केवली जोक एव +र  बलर०श चह गाव आरव 890 
४०८४१ छह मास श्राठ 
श्र मास ६, समय ८ प९८४०२ संगम गणा 
काले 
काल समय समय 
मास ६, समय ८ छ ४०८४९ छह मास आठ| ३२६७२८ 
समय 
समय केवली 
३२६७२८ पश्८५०२ 
समय केवली 
३२६७२८/२ आधा प९८५०२ 
समय केवली 


३२६७२८/४ चौथाई ८९८४०२ 


समय ३२६७२८ केवली 
८ (आझाठवा) भाग ८९६८५०२ 


तहा बाईस केवलज्ञानी आठ समय अधिक छह मास मात्र काल विष होइ, तो 
आठ लाख अठयाणवे हजार पाच से दोय केवलज्ञानी केते काल विषे होइ ? असे 
त्रेरशिक कीए चालीस हजार आठ से इकतालीस कौ छह मास श्राठ समयनि करि 
गुणे, जो प्रमाण होइ, तितना काल का प्रमाण भाव है | बहुरि श्राठ समय भ्रधिक 
छह मास काल विषे निरतर केवल उपजने के श्राठ समय है, तौ पूर्वोक्त काल प्रमाण 
विषे केते समय हैं ? असे त्रेराशिक कीए तीन लाख छब्बीस हजार सात से भ्रठाईस 
समय आवे है । बहुरि आठ समयनि विषे आचार्यनि के मतनि की अ्रपेक्षा बाईस वा 
चवालीस वा अठयासी वा एक सौ छिहंतरि केवलज्ञान उपजावे, तौ पूर्वोक्त समयनि 
का प्रमाण विषे वा तिसते आधा विषे वा चौथाई विषें वा आठवा भाग विष केते 
केवलज्ञान उपजावे असे चारि प्रकार त्रराशिक कीए केवलानि का प्रमाण झाठ लाख 
भ्रठ्याणव हजार पाच से दोय आवे है, प्रैसे जानना । 





आगे एक समय विषे युगपत्‌ संभवती अैसी क्षपक वा उपशमक जीवनि की 
विशेष सर्या गाथा तीनि करि कहैं है-- ह॒ 


एन्प | - [ गोम्मटसार जोवकाण्ड गायां ६३०-६३२ 


होति खबा इगिसमयें,बोहियबुद्धा य पुरिसवेदा य । 
' उपकस्सेणट्ठुत्तरसयप्पमा सग्गदो श्र चुदा ॥६३०॥॥० ७ 


पत्तेयबुद्ध-तित्थयरं-त्थि-णउंसब-मणोहिणाणजुदा । 
दस-छब्क-बीस-दस-वीसद्ठावीसं जहाकमसों ॥६३१॥' 


: जेट्ठावरबहुमज्भिमःओगाहंणगा दु चारि अटठेव । - 
जुगय हवंति खबगा,' उदसमगा शअ्रद्ध॑ग्रेवेसि ॥६३२॥ विसेसय॑। 


भवन्ति क्षपका 'एकसमये, वोधितबुद्धाश्व॒ पुरुषवेदाश्व । ५ 
'उत्कृष्टेनाष्टीत्तरेशतंप्रेमाः, स्वर्गतइच च्युताः ॥॥६३०॥। 


5 >“प्रत्येकबुद्धतीथंक रस्त्रीपु नवु सकमनो5व्धिज्ञानयुताः । 
» देशघटकॉविशतिदश विशृत्यष्ट्राविशों यथाक्रमशः ॥॥६३१॥ 


8 क+) |) 5 ; 


ज्येष्ठांवरबहुमध्यामावगाहा द्वों-चत्वारः अ्रष्टेव । 
/५.. य्रुगषद्‌ भवन्ति क्षप्रका, उपशमका भ्रद्॑ेतेबाम्‌.)।६३२॥ विशेषकर । 


टीका - युगपत्‌ एक समय विपि क्षपक श्रेणीवाले जौव जैसे उत्कृष्टता करि 
पाइये हैं । बोधित-बुद्ध तौँ एक सौ श्राठ, पुरुषवैदी एक सौ.भआराठ स्वर्ग ते चय 
मनुष्य होइ क्षपक भए असे एक सौ आठ, प्रत्येक बुद्धि ऋद्धि के धारक दश, तीर्थंकर 
छह, स्त्री वेदी बीस, नपु सक वेदी दर्श, मनःपर्ययज्ञानी बीर्स, अंवर्धिज्ञानी अ्रठाईस मुक्त 
होने योग्य शरीर की उत्कृष्ट भ्रवगाहनां के धारक दोय, जघन्य अ्रवगाहना के धारक 
व्यारि, सर्वे भ्रवगाहना के मंध्यवर्ती ग्रैसी' अ्रवंगाहना के धारक शभ्रौठ अँसे ए सर्व मिले 
हुवे च्यारिं सै बत्तीस भए। बहुरि उपशमके इनि तें आधे सर्व पाइए | तांते से मिले 
हेवे दोय से सोलह भए 'पूर्वे गुशस्थाननि विषे एकठे 'भए जीवर्निं की सख्या कही थी. 
इहा अैसा कह्या है -जो' श्रेणी विंषे 'युगपत्‌? उत्कृष्ट होइ ती'पूर्वोक्ति'जीव' पूर्वोक्त 
प्रमाण होइ, अधिक न होइ । ! 


० बहा ह्ह्झा ॥ का के * 
१ गाथा स ६३०, ६३६१ के लिए षट्खण्डागम - धवला पुस्तक ,५ के पृष्ठ क्रम से हि १.) रे हा 


और ३०७, ३२०, २३ देखें । 


छण०८ट्‌ 


५ कक 


तम्यसमानचर्द्रिका ,भरषाटीका: | | 


आगे सर्वसयम्ी ज़ीवनि. की संख्या कहे है; ; ०» +«+ ३ छ+ 
7] मु दा दे ब्3 ! दर 25 


त्तादी अठ्ठंता -छण्णवंमज्काएथ संजदा:सत्वे । 
भ्रजलि-मौलिय-हत्थो; तियरणसूद्धे, णमंस[समि! ॥६३३॥ 


+5 ६ «५ 


संप्तादर्य श्रषंटान्तो: षण्रगवरमण्याश्वसंयतां: सं ' | 
भ्रंजलिमोलिक्रहस्तस्त्रिकरणशुद्धच , नमस्यासि.।६३३॥। 


टीका - सात का अंक आदि-अर'शाठ काअक अंतञर मध्य” विष छह नव के 
क्षक॒ 58६६६९६७ जैसे लिखे., भई तीन, घादि नव कोडि,सख्या तीहि प्रमाण जे 
सयमी छऊे ग़ुणस्थान ते,लगाइ चौदहवा गुरणुस्थात्त पर्यत है ।, तिनिकौ श्रजुली कारि 
मस्तक हरत लगावतौ ,सतौ मन, वचन, कायरूप त्रिकरण शुद्धता करि नमस्कार मैं 
करो हो.। तहा प्रमत्तवाले १६३६८२०६, अप्रमत्तवाले २७६६६१०३, च्यार॒यों गुण- 
सरथानवर्ती उप्रशम, श्र णीवाले ११६६,-/च्यारंबो युणुस्थानवर्ती क्षपक, श्रे णीवाले 
२३६२, सयोगी जिन ८६८५०२, मि जे (८९६६६६३६९) भए ते नव कोडि 
तीन,घाटि विषे घटाए श्रवशेप पाच से अश्रठ्याणव रहे, ते श्रयोगी जिन जानने । 


2 - आग च्यारि गतिनि का मिथ्यादृष्टी/ सा्सेदिन, मिश्र; अ्रविंरत गुणस्थानवर्ती 
तिनिकी सेख्यो का सांघक पल्य के भागहार 'का विशेष कहे हैं -- जाके भाग 'दीजिए 
तोकों भांगहार कहिए सो आगे जो जो भांगंहारु का प्रमाण कहै है, तिस तिसका 
पल्य की भांग दीजिए, जी जो प्रमाण आवबे/ तितंनातितना .तहा' जीवनि का प्रमाण 
जाननो। जहाँ भागहार का प्रमोण थौरा होई| 'तहा/जीवनि का' प्रमांसा बहुत जानना । 
जहा भागहार का प्रमाण बहुत होइ, 'तहा जीवेनि का प्रमाण थोरा जानना । अंसे एक 
हजार कौ पाच का भाग दीए दोय से पावे,'दोग से का भाग दीए पाच ही पावे असे 
जानना ।' ४४ क 2० 7! आप मा 


। ,, सौ भ्रव भागहार कहै हैं-- .. .... 


445 कै + 


| 'ओघा-संजद-सिस्सेय-सांसण-सम्माण भागहारा जे । ' _ ' 
के 
रूऊणावंलियासंखेज्जेणिंह भेजिय ' तैंत्थ णिक्खित्तें) ॥६३४॥ 


58 गज 22३93 ,5)१ टिया! 329 70 





१ षटखण्डागम - घवला पुस्तक ३, पृष्ठ ८, निजेर्भाजदा समगुरिदापमत्तरासी प्रमता । 
२ पटखण्डागम - घवला पुस्तक ३, पृष्ठ १६०-१८४।॥, , , | 


७१० ] [ पोस्मटसार जीवकाष्ड गाथा ६३१ 


देवाणं अ्रवहारा, होंति श्रसंखण ताणि श्रवहरिय । 
तत्थेव य पक्खित्ते, सोहम्मीसाणअभ्रवहारा' ॥६३४५॥ जुम्म॑ । 


श्रोघा श्रसंयतमिभ्रकसासनसमाचा भागहारा ये |. * 
रूपोनावलिकासंल्यातेनेह भवत्वा तत्र निक्षिप्ते ॥६३४।। 


देवानामवहारा, भवंति भ्रसंखयेन तानवह॒त्य । 
तत्रेव च प्रक्षिप्ते, सोधर्मेशानावहाराः ॥॥६३५।॥। 


टीका - गुणस्थान सख्या विषे पूर्वे जो भसंयत, मिश्र, सासादन की सख्या विष 
जो पल्य कौ भागहार कहद्या है, तिनकों एक घाटि आवली का अ्सख्यातवा भाग का 
भाग दीए,, जो प्रमाण झाव, तितना तितना तिन भागहारनि मे मिलाए देवगति विष 
भागहार हो है। तहा पूर्वे भ्सयत गुणस्थान विषे भागहार का प्रमाण एक 'बार भस- 
ख्यात कह्मा था, ताकौं एक घाटि भावली का भसख्यातवा भाग का भाग दीजिये, जो 
प्रमाण आवबे, तितने तिस भागहार में मिलाइए, जो प्रमाण होइ, तितना 'देवगति 
सम्बन्धी भ्रसयत गुणस्थान विषे भागहार जानना । इस भागहार का भाग पल्य कौ 
ढ़ीए, जो प्रमाण होइ, तितने देवगति धिषे भ्रसंयतत गुणस्थानवर्ती जीव हैं। असे ही 
आगे भी पल्य के भागहार जानने । बहुरि मिश्र विषे दोय बार भसख्यात रूप भर 
सासादन विषे दोय बार असख्यात अर एक बार सख्यात रूप पूर्वे जो भागहार का 
प्रमाण कह्या था, तिसका एक घाटि आवली का असख्यातवा भाग का भाग दीए, जो 
जो प्रमाण आवे, तितना तितना तहां मिलाए, देवगति सबधी मिश्र विषे वा सासाद्रन 
विषे भागहार का प्रमाण हो है । बहुरि देवगति सबधी श्रसयत वा मिश्र वा सासा- 
दन विष जो जो भागहार का प्रमाण कह्मया, तिस तिसकौं एक घाटि आवली का 
असख्यातवा भाग का भाग दीएं, जो जो प्रमाण भाव, तितना तितना तिस तिस;भाग: 
हार मे मिलाये, जो जो प्रमाण होइ, सो सो सौधमं-ईशान सबधी श्रविरत वा मिश्र 
वा सासादन विषे भागहार जानना । जो देवगति सबधी भ्रविरत विषे भागहार क्या 
था, ताकौं एक घाटि झावली का भरसंख्यातवा भाग का भाग दीए, जो प्रमाण होइ, 
तितना तिस भागहार विषे मिलाए, सौधर्म - ईशान स्वर्ग सबधी भ्सयत ,विप भाग- 
हार हो है । इस ही प्रकार मिश्र विषे वा सासादव विषे भागहार जानना | 





१ पट्खण्डागम - घवला पुस्तक-हे, पृष्ठ ६१६५-१८४। 


शमभ्शानचन्दिका भाषादोका ] [ ७११ 


/  सोहम्मेसाखहारमसंखेरा य संखरूवसंगुणिदे । 
उबरि असंजद-मिस्सय-सासणसम्माण श्रवहारा! ॥६३६९॥ 


सौधमेंशानहारमसंख्येन च संस्यरूपसंगुरिगते । 
उपरि असंयतमिश्रकसासनसमीचासवहाराः ॥॥६३६॥।॥। 


क्् 


,» टीका - बहुरि ताके ऊपरि सनत्कुमार - माहेंद्र स्वर्ग है । तहा भ्रसयत विषे 
सोधर्म, - ईशान सबधी सासादन का भागहार ते श्रसंख्यात गुणा भागहार जानना । 
इस असयत का भागहार ते चकार करि असंख्यात गुणा मिश्र विषे भागहार जानना । 
याते सख्यात गुणा सासादन विष भागहार जानना। 


आगे इस गुराने का श्रनुक्रम की व्याप्ति दिखावे हैं- 
सोहम्मादासारं, जोइसि-वण-भवण-तिरिय-पृढवीस । 


» ' ' अविरद-मिस्सेडइसंखं, संखासंखगुण सासरो देसे! ॥६३७॥ 
; ,.._ सौधर्मादासहज्रारं, ज्योतिषिवनभवनतियंकपृथ्वीषु । 


> अविरतमिश्नेउसख्यं संख्यासंदयगुणं सासने देशे ॥॥६३७॥। 


टीका - सौधम - ईशान के ऊपरि सानत्कृमार - माहेन्द्र ते लगाइ शतार- 
सहस्नार पर्यत पच युगल अर ज्योतिषो अर व्यतर अर भवनवासी अर तिर्यच अर 
सात नरक की प्रृथ्वी इनि सोलह स्थान संबधी अविरत विषे अर मिश्र विषे अस- 
स्यात गुणा अनुक्रम जानना । अर सासादन विषे सख्यात गुणा अनुक्रम जानना । 
अर तिर्यच सबधी देशसंयत विषे असख्यात गुणा अनुक्रम जानना, सो इस कथन कौ 
दिखाइए हैं- 
| सानत्कुमार - माहेद्र विष जो सासादन का भागहार क्या, तीहिस्यो ब्रह्म- 
ब्रह्मोत्तर विषे असंयत का भागहार भरसंख्यात गुणा है| याते मिश्र का भागहार अस- 
ज्यात गुणा है | याते सासादन का भागहार संख्यात गुणा है। संख्यात की सहनानी 
च्यारि ।४। का अक है । बहुरि यातें लांतव कापिष्ठ विषे मसंयत का भागहार अस- 
ख्यात गुणा है। याते मिश्र का भागहार असख्यात गुणा है। याते सासादन का भाग- 


/ हैं पट्खण्डागस - धवला पुस्तक ३, पृष्ठ सस्या २८२ से २८५ तक । 
है. पट्खण्डागम -- घवला पुस्तक ३, पृष्ठ सख्या २८२ से २८५ तक । 


७१२ है| [ गोस्मरसार जीवकाष्ड गाथा ६३७ 


हार सख्यात गुणा है” बहुरि याते-शुक्र - महाशुक्र विषे असयतत' का भागहार अस- 
ख्यात गुणा है। याते मिश्र का 'भाग़हार,श्रसख्यात गुणा है । याते सासादन का भाग- 
हार सख्यात गुणा है । बहुरि याते शतार-सहस्नार विषे असयत का भागहार अस- 
स्यात गुणा है | याते मिश्र का भागहारू असख्यात गुणा है । याते सासादन का भाग 
हार सख्यात गुणा है | बहुरि याते ज्योतिषीनि विषे श्रसयत का भागहार असस्यात 
गुणा है । याते मिश्र का' असंख्यात गुणां है । 'याते सासादन का भागहार सख्यात 
गुणा है। बहुरि याते' व्यंतरनि- विषे श्रसयत का' भागहार अश्रसख्यातः गुणा है। 
याते मिश्र का भागहार असंख्यात गुणा है'। यातेः सासादन का भागहार सख्यात गुणा 
है । बहुरि याते भवनवासीनि विपे 'असयत ' 'कांसभागहार असख्यात गुणा है.। याते 
मिश्र का भागहार असख्यात्त गुणा है ।,याते सासादनः का भ्रागह्मर सख्यात 
गुणा है । 


बहुरि याते तिग्रंचनि; व्िष्ले ग्सक्तः का: भागहार-असख्यात -गुणा: है । याते 
मिश्र का भागहार असुख्यात गुणा है । यात्ते सासादन का भागहार सख्यात गुणा है। 
याते तिर्यच विषे ही. देशस॒युत ' का, भागहार असख्यात गृणा हैं । सो जो देशसयत 
विपे जो भागहार का प्रमाण है, सोई प्रथम नरक पृथ्वी विषे असर्येत का भागहार 
है | याते मिश्र का भागहार भ्रसख्यात- गुणा है ।;याते सासादन का भाग़हार सल्यात 
गुणा हे । बहुरि याते दूसरी नरक पु$वी विष श्रस्नयत, का भागहार- असख्यात गुणा-है। 
याते मिश्र क्ना भागहार असख्यात गुणा है । प्राते सास्रादन|का भागहार सख्यात गुफा 
है । बहुरि याते, तीसरी नरक पृथ्वी;विषे- भ्ुसयत का भाराहार्‌, असख्यात; गुणा हैं-। 
याते मिश्र. का भागहारः असख्यात;,गरुणा है ॥ याते सासादन का, भागहार सट््यात 
गुणा है । याते चौथी नरक पृथ्वी विषे असयत का भागहार असख्यात गुणा है;। ये 
मिश्र का भागहार असख्यात ,गुणा है. । यात़े सासादन का भागहार सख्यात, युसा है। 
बहुरि याते पचम नरक पृथ्वी,ब्रिषे,भसग्रत - का भागहार असख्यात गुणा है ॥, गाते 
मिश्र का भागहा[र असख्यात. गुण है॥ गाते सासादन,का  भागहाह सख्यात, गुण है? 
बहुरि याते, पष्ठम पृथ्वी ,विषे-अ्सुयत्‌- का धागृहा र क्षसस्छात, गुणा है । याते मिश्र ि 
भागहार असख्यात गुणा है । बाते सासादन का, भागहार सख्यातू गुणा हद हे 
याते सप्तम नरक पृथ्वी विषे श्रसयत का भागहार असख्यात गुणा है । याते मिश्र 
का भागहार असख्यात गुणा है । याते सासादत् का भागहार सख्यात ६529 है। 





प्रम्पग्तानचन्धिका भाषादीका, ) ै, ७१३ 


आगे आनृतादि विषे- दीनि गाथाति क़रि कहै है--.. , 


चरभ-धरासण-हा रा आणदंसम्माण आरणप्पहुदि । 
' अं तिम-गेवेज्जंतं; सम्माणमसंखसंखगुणहारा ॥६३५॥ 


पे 3७ ध > अर र् 2० है रा 
- , ,च्ररमध्रासनहारादनतसमीचासा रखप्रभृति । 
- , ह- अंतिसग्रेवेयकांतं, समीत्राससंख्यसंख्यगुसाहारा: ।।६३८।। 


० ३3+३ ॥ 


2, ३ 


यू 


>> 

झूः 
ढ़ 
$ 


“४ 7 टीका - तौहि सप्तम: पुंथ्वी' 'सबंधी सांसांदन के भागहार ते ओनत-प्राणत 
संबंधी अ्रविरत का भार्गहोंर अंसख्यात गृणो है'। बहुरि याते भ्रौरण-अच्युत ते लगाइ 
नवमा ग्रेवेय्क पर्य्त देश 'स्थॉनकर्नि  विंषे. अंसयत का भागहार अनुक्रम' ते सख्यात 
गुणा सख्यात गुणा जानना । इहा सख्यात की सहनानी पाच का अक हैं । 


तत्तो ताशुलाखं; वामाणमेशुट्विसारफ विजयादी-। 
- |» “सम्माणं संखगुणो, आणवमिस्से,असंख़गुण़ो!.)।९३८॥ 


ततस्तेषापुक्तातां, चामानाप्रनुद्रिशानां विजय़ादिं। - 
';, । ,।, ससोत्रों-संख्यगुख, आम्तसिश्रे, असंख्यगुणः, (६३६।।: 


टीका “ तीर अतिम ग्रवेयक सबधो' अश्चयतः का भागहार ते श्रानत-प्राणत 
युगल ते लगाई, नवमाःग्रेवेयक पर्यत ग्यारह स्थानकनि विषे वामे जे मिथ्यादृष्टी जीव, 
तिनिका सख्यात गृणा, सख्यात गृणां-भागहार अनुक्रम ते जानना । इहा सख्यात' की 
सहनानी छह का अक है + बहुरि तीर्ह! ,अतिम म्र वेयक् सस्बन्धी मिथ्यादृष्टी का 
भागहार ते नवानुदिश! व्रिमाल' वाः विजयादिक च्ष्यारि विमान, इंनि दोऊ स्थातन्तकनि 
त्रिष असयत का. भागहार सख्यात गुणा, 'सख्यात गुणा करते जानना.। इहा, सख्यात 
की ,सहन्ानी सात का! अक है.। ब्रहुरि विज़यादिक,सम्बन्धी, असयत का भागहारः ते 
आनतमप्राणत सस्बन्धी मिश्र: का भागहार श्रसख्यात गुणा है. । 


है 


तंत्तो संखेज्जगणो, सासाणसम्मांण होदि संखगुणों । 
उत्ताद्‌ठाणे कमसों, पणछस्सत्तद्‌ठचढुरसंदिदृठी! ॥॥६४०॥ 


ऊ ॥े 





हे 


है प्रद्खडहोग्स घवला पुस्तक-रें, पृष्ठास रेद#॥ + (6 ४ 
“«.. ३ घंट्खण्डागरम घवुला,. पुस्तक-रे;पृष्ठःस, रेघ४५ ।॥. ८) < ' 


३ 


७१४ ] [ वोस्महलार जोबकारंश गाचा ६४६ 


ततः संख्येयगुराः, सासनसमीचां भवति संख्यगृणः । 
उक्तस्थाने ऋ्रशः पच्रषट्सप्ताष्टचतुःसंदष्टिः ।६४०।। 


ठीका - तीहि श्रानत-प्राणत सम्बन्धी सिश्रव का भागहार ते आरण-अच्यत ते 
लगाइ नवमा ग्रेवेयक पर्यत दश स्थानकनि विष मिश्र गुण स्थान संवधी भागहार भनुक्रम 
ते सख्यात गुणा, सख्यात गुणा जानना । इहा सख्यात की सहनानी झश्राठ का अक है । 
बहुरि अतिम ग्रेवेयक के मिश्र का भागहार तें झानत - प्राणत ते लगाइ नवमा ग्रेवेयक 
पर्यत ग्यारह स्थानकनि विषे सासादन का भागहार पनुक्रम ते सख्यात गुणा सख्यात 
गुणा जानना । इहा सख्यात को सहनानी च्यारि ।४। का अक है। ए कहे पच स्थानक, 
तिनिविषे सख्यात की सहनानी क्रमते पाच, छह, सात, आठ, च्यारि का अक जानना; 
सो कहते ही आए हैं । 


सग-सग-अवहा रेंहि, पल्‍ले भजिदे हवंति सगरासी । 
सग-सग-गुरापडिवण्णे सग-सग-रासीसु श्रवणिदे वामा ॥६४१॥ 


स्वकस्वकावहारे:, पल्ये भक्ते भवंति स्वकराशयः । 
स्वकस्वकगुरपप्रतिपन्नेषु, स्वकस्वकराशिषु भ्रपनीतेषु वामाः ।।६४१॥। 


टीका -- पूर्वे कह्मा जो अपना-पभ्रपना भागहार, तिनिका भाग पल्य कौ 
दोए, जो जो प्रमाण आवे, तितने-तितने जीव तहा जानने । बहुरि अपना-अपना 
सासादन, मिश्र, भ्रसयत प्रर देशसयत गुणास्थाननि विषे जो-जो प्रमाण भया, तिनिका 
जोड दीए, जो-जो प्रमाण होइ, तितना-तितना प्रमाण अपना-अ्रपना राशि का प्रमाण 
मे घटाएं, जो-जो अवशेष प्रमाण रहूँ, तितने-तितने जीव, तहा मिथ्यादुष्टी जानने। 
तहा सामान्यपने मिथ्यादृष्टी किचित्‌ ऊन ससारी-राशि प्रमाण हैं। सामान्यपने देवगति 
विषे ऊन किंचित्‌ देवराशि प्रमाण मिथ्यादृष्टी जानने । सौधर्मादिक विषे जो-जो 
जीवनि का प्रमाण कह्मा है, तहा द्वितीयादि गुरास्थान सबधी प्रमाण घटावते कें 
निममित्त किचित्‌ ऊनता कीए, जो-जो प्रमाण रहै, तितने-तितने मिथ्यादृष्टी हैं । सो 
सौधर्मादिक विषे जीवनि का प्रमाण कितना-कितना है ? सो गति मार्गणा विष क्या 
ही है । इहा भी किछू कहिए हैं- 

सौधमे - ईशानवाले घनागुल का तृतीय वर्गमूल करि जगच्छ णी कौ गुर्ण, 
जो प्रमाण होइ, तितने हैं । सनत्कुमार युगल भादिक पच घुगलति विष क्रम ते जग- 


संभ्परक्षानच टिका भादाटौका ] [ ७१५ 


च्छणी का ग्यारह्दा, नवमां, सातवां, पांचवां, चौथा वर्गमूल का भाग जगच्छे णी कौ 
दीएं, जो-जो प्रमाण आवे, तितने-तितने हैं । ज्योतिषी पण्णट्ठ प्रमाण प्रतरांगुल 
का भाग जगत्प्रतर कौ दीए, जो प्रमाण आवे, तितने है । व्यतर सख्यात प्रतरागुल 
का भाग जगत्प्रतर कौ दीएं, जो प्रमाण आवे, तितने हैं। भवनवासी घनागुल के 
प्रथम वर्गमूल करि जगच्छे णी कौं गुण, जो प्रमाण आवै, तितने है । तिर्यंच किचित्‌ 
ऊन ससारीराशि प्रमाण है। प्रथम पथ्वी विषे नारकी घनागुल का द्वितीय वर्गमल 
करि साधिक बारह्वां भाग करि हीन जो जग्रच्छ णी, ताकौ गुण, जो प्रमाण होइ, 
तितने हैं । द्वितीयादिक पृथ्वी विषे क्रमते जगच्छे णी का बारह्मा, दशवा, आठवां, 
छठा, तीसरा, दूसरा वर्गमूल का भाग जग्रच्छ णी को दीए, जो जो प्रमाण होइ, 
तितचे-तितने जानने । इनि सबनि विषे अन्य गुणस्थानवालो का प्रमाण घटावने के 
श्र्थी किचित्‌ ऊन कीए, मिथ्यादृष्टी जीवनि का प्रमाण हो है । बहुरि आनतादिक 
विषे मिथ्यादृष्टी जीवनि का प्रमाण इहां ही पूर्वे कह्या है । बहुरि सर्वार्थसिद्धि विषे 
अ्रहमिद्र सर्वे श्रययत ही है। ते द्रव्य स्री मनुष्यणी तिनिते तिगुणे वा कोई आचार्य के 
मत करि सात गुणे कहे है । 


श्रागे मनुष्य गति विषे सख्या कहे है- 


तेरसकोडी देसे, बावण्णं सासण मुरोदव्वा । 
मिस्सा वि य तद॒दुगुणा, श्रसंजवा सत्त-कोडि-सयं! ॥६४२॥ 


न्रयोदशकोटयो देशे, द्वापंचाशत्‌ सासने संतव्याः । 
मिश्रा अपि च तद्हियुरता श्रसंयताः सप्तकोटिशतम्‌ ॥६४२॥। 


टीका - मनुष्य जीव देशसयत विषे तेरह कोडि है। बावन कोडि सासादन 
विषे जानने । मिश्र विष तिनते दुगुणे एक सौ च्यारि कोडि जानने | असयत विषे 
सातसे कोडि जानने और प्रमत्तादिक की संख्या पूर्वे कही है; सोई जाननी । 
गृणस्थाननि विषे जीवनि का प्रमाण कह्या है । 


जीविदरे कम्मचये, पुण्णं पावो त्ति होदि पृण्णं तु । 
सुहपयडीणं दव्वं, पावं श्रसुह्माण दव्वं तु ॥६४३॥। 





१ पट्खण्डागम घवला पुस्तक-३, पृष्ठ-२५२, गाथा स. ६८ तथा पृष्ठउ-२५४, गाथा स, ७० तक 


७१६ ] [ गोम्मटसार, जाीव्रकाण्ड गाया, ६ ४४-६४४ 


ं जीवेलरस्मिन््‌ कमंच्ये, पुण्य प्रापमिति भवंति पुण्यं तु।..., 
४.” ' शुभप्रकृतीनां द्रव्य; पापं अशुभभक्तीनां वब्यं तु ॥६४३॥ |, 


' दीका -- जीव पदार्थ संबंधी प्रतिपादन विषे सामान्यपने गुणस्थाननि विषे 
मिथ्यादृष्टी अर सासांदन ए तो पापजीव है। वहुर्रि मिश्र है' ते पुण्य-पापरूप मिश्र 
जीव हैं, जाते युगपत्‌ 'सम्यक्त्व श्र मिथ्यात्वरूप परिणए है । वहुरि असयत तौ सम्य- 
क्त्व करि सुक्त हैं। श्र देशसयत सम्यक्त्व अ्रर'देशब्रत करि संयुक्त हैं।। 'अर प्रमत्ता- 
दिक सम्यक्त्व अर सकलब्रत करि सयुक्त है। ताते ए पुण्यजीव हैं । ग्रैसें कहि, याके 
ग्रनतरि अजीव पदार्थ सबधी प्ररूपणा करे हैं। ( *' ' | 

तहा, कर्मचय कहिए कार्माणस्कध, तिसविपे पुण्यपापरूप' दोय भेद हैं । ताते 
अजीव्‌ दोय प्रकार है | तहा साता वेदती नरक बिना तीन आयु, शुभ नाम, उच्च- 
गोत्र ए शुभ प्रकृति है। तिनिकौ द्रव्यपूण्य कहिए । बहुरि घातिया कर्मनि की सर्व॑ 
प्रकृति, श्रसाता वेद्रनी, चरक आयु, भ्रशुभ नाम, नीच गोज्र ए अशुभ ' प्रकृति हैं । 
तिनिकौ द्रव्यपाप कहिए । 


आसव-संवरदव्दं, समयपबद्धं त णिज्जरादव्यं । 
तत्तो असंखगुणिदं, उक्कससं होदि णियसेण ॥६४४॥ 


, श्राल्नतसव रद्रव्यम्‌ू, समयप्रबद्ध तु निजराद्रव्यम्‌ । 
ततोइसरूयगुणितसुत्क्ृष्ट भवति नियमेन ॥६४४।। ..* 


+ 
4) + ! ५ 


टीका - बहुरि आखव द्रव्य अर सवर द्रव्य समयप्रबद्ध' प्रमाण है, जाते 
एक समय विषे आख्रव समयप्रबद्ध प्रमाण पुद्गल परमाणूनि ही का हो है । बहुरि 
सव॒र् होइ तौ तितने-ही कर्मंनि का, आख्रव न,होईइ,.- ताले द्रव्य सवर भी तितना ही 
कह्या । बहुरि, उत्क्ृष्ट' नि्जुरा द्वृव्य- समयप्रबद्ध :ते,असख्यात गुणा निग्रम करि 
जानता; जाते गुशश्रेणी, निर्जरा, विषे उत्कृप्टपे...एक समय विष - असख्यात समय॑- 
प्रबद्धनि की निर्जरा करे है। हा न 8 
बंधो समयपबद्धों, किचूणदिवड़ढमेत्तगुणहाणी । 
मोकक्‍्खो य. होदि एवं, सदुदहिदत्वा दु तृज्चद्ठा. ॥६४५॥ 
बंधः समयप्रबद्ध, किचिदृनद्बद्रर्धभात्रगुराहानिः |. 
सोक्षश्न भवत्येवं, श्रद्धातव्यास्तु तत्त्वार्था ॥६४५॥ 


ककशानचहिका सावादीका ] ,, | [ ७६७ 


टीका - बहुरि बध द्रव्य भी समयप्रबद्ध प्रमाण है, ज़ाते.एक समय विषे 
समयप्रबद्ध प्रमाण कर्म पर॒माणूनि ही का बध हो है। बहुरि मोक्ष द्रव्य किचिदृन 
दचधंगूणहानि करि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण है, जाते -श्रयोगी के चरंम समय विषे 
दरयर्धगुणहानि करि गूरितित समयप्रबद्ध प्रमाण सत्ता पाइएं । तिस ही का मोक्ष हो 
है; इस प्रकार तत्वार्थ है, ते श्रद्धान करण, इस तत्त्वार्थ, श्षद्धान ही का नाम सम्यक्त्व 


+ 
प्र प 
है | || | $ ः 


गगे,सम्यक़त्व के भेद कहै है---,....  .- - < 5 


खींणे दंसणमोहे, जं सद्ृह्णं सुणिम्मल होई' 
त॑ खाइय-सम्मत्तं, णिच्चं कम्म-क्खवण-हेद ॥॥६४६।॥॥ 


क्षीणे दर्शनमोहे। यच्छद्धांतं सुनिमल भवति । 
तत्क्षायिकसमयकृत्व॑ (त्तित्य॑ कर्मेक्षपणहेतुः +॥६४६॥॥ 


ट 


टीक - मिथ्यृत्व्र मोहत़ी, सम्यरिमिथ्यात्व ,मोहनी, सम्यक्‌ म्ोहनी अर श्रनंता- 
नुबधी की चौकड़ी, इनि सात. प्रुकृतिनि कु करुणलब्धिरूप परिणामति- का बल ते नाश 
होत सते जो अति निर्मल श्रद्धान होइ, सो क्षायिक सम्यंक्‍्त्व है । सो प्रतिपक्षी कर्म 
का नाश करि आत्मा का गुरा प्रगट भया. है, ताते नित्य-है । बहुरि समय समय प्रति 


गुणश्रेणी निर्जरा कौ कारण है, ताते कर्मक्षय का हेनु है । 
कद पे ५ [3 "पाप 5० कप 
, + - उक्त च- । ड़ 
दंसणामोहे खबिदे, सिज्कभदि एक्केव तदियतुरियभवे । 
रणादिककदि तुरियभव ण विणस्सदि सेस सम्म॑ं च ।। 


हद न्प ः हि ३ फू 4 + 2 2 


«5» दर्शन मोह का क्षय होते, तीहि' भव विषेःजा देवायु का बध भए तीसरा: भव 
विष वा पहिले मिथ्यात्वदशा विषे मनुष्य, तियच- आयु का बध भग्रा होइ तौ-चौथा 
भव विषे सिद्ध पद कौ प्राप्त होइ, चौथा -भव कौ उलघे. नाही । ब्ृहुरि अन्य 
सम्यक्त्ववत्‌ यह क्षायिक सम्यक्त्व विनश भी नाही, तीहिस्यो: तित्य कह्मा है । 
सादि श्रक्षयानत-है,। आदि सहित अविनाशी अंत रहिते है, यहे श्रर्थ जानना । 





१. पटखण्डागम घवला पुस्तक-१, पृष्ठ ३६७, गाथा स २१३॥ है 


७१८ ] | गोम्बटसार जोवकाण्ड गाधा ६४७-६४९ 
इस ही भश्रर्थ को कहें हैं- 


वयरणोहिं वि हेदुहि वि, इंवियभयआणएहि रुवेहि । 

बीभच्छजुगंछाहि य, तेलोक्केण वि ण चालेज्जो! ॥६४७॥ :-: 
वचनैरपि हेतुभिरपि इंद्रियभयानीतेः रूपेः |... - 
बीभत्स्यजुगुप्साभिश्च त्रेलोक्येतापि न चाल्यः ॥॥६४७॥। 


टीका - श्रद्धान नष्ट होने को कारण गसे कुत्सित वचननि*करि/वा कृत्सित 
हेतु दृष्टातनि करि वा इद्रियनि कौ भयकारी अैसे विकाररूप अनेक भेष श्राकारनि 
करि वा ग्लानि कौं कारण असी वस्तु ते निपज्या जुगुप्सा, तिन करि क्षायिक सम्यक्त्व 
चले' नाही । बहुत कहा कहिए तीन लोक मिलि करि क्षायिक सम्यक्त्व कौं चलाया 
चाहें तो क्षायिक सम्यक्त्व चलावने को समर्थ न होइ। 


सो क्षायिक सम्यक्त्व कौन के हो है ? सो कहै है- 


।'४ दंसणसोहक्खवणापट ठवगो कम्मभूमिजादो हु। . 
मणुसों केवलिमूले, णिट्ठवगों होदि सव्वत्थ ॥६४८॥ 
दर्शनमोहक्षपराप्रस्थापकः कर्मम्रूमिजातो हि।.._ 
मनुष्य. केवलिसूले, निष्ठापको भवति सर्वेत्र ॥६४८॥ 


टीका - दर्शन मोह की क्षपणा का प्रारभ तौ कर्मभूमि का उपज्या मनुष्य हो 
का केवली के पाद्मूल विषे ही हो है। भ्रर निष्ठापक सर्वत्र च्यारधो गति विष हो है | 


भावार्थ -- जो दर्शन मोह का क्षय होने का विधान है, तिसका प्रारभ तौ 
केवली वा श्रुतकेवली के निकट कर्मभूमिया मनुष्य ही करे है । बहुरि सो विधान होते 
मरण हो जाय तौ जहा सपूर्ण दर्शन मोह के नाश का कार्य होइ निवरे, तहा ताकौं 
निष्ठापक कहिए, सो च्यार॒यों गति विषे हो है । 
आगे वेदक सम्यक्त्व का स्वरूप कहै है- ' 
.. बंसणमोहुदयादो, उप्पज्जड जं पयत्थसहृहण । ा 
' चलमलिणमगाढं तं, वेदयसम्म॒त्तमिदि जाणे' ॥६४ढ॥' 





१ पट्खण्डागम धवला पुस्तक-१ पृष्ठ ३९७, गाथा स २१४। 
२ पषट्खण्डागम धवला पुस्तक-१ पृष्ठ ३६८, गाथा स. २१५ । 


हस्वसक्ञानच्न्त्रिका सावाटोका ] [ ७१६ 


!।.. दर्शनमोहोदयादुत्पग्यते यतृपदार्थअभद्धानम्‌ । 

चलमलिनमगाढं तद्‌ वेदकसम्यकत्वमिति जानीहि ॥६४९॥ 
टीका - दर्शनमोह का भेद सम्यक्त्वमोहनी, ताका उदय करि जो तत्त्वार्थ 
श्रेद्धान चल वा मल वा अगाढ होइ, सो वेदक सम्यक्त्व है; श्रेसा त जानि । चल, 
मलिन, अ्रगाढ का ,लक्षण पूर्वे गुणास्थानप्ररूपणा विषे कह्मया है। 


झाग उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप अर तिस ही की सामग्री का विशेष तीन 
गाथानि करि कहै है- 


। देंसणमोहुवससदो, उप्पज्जद जं पयत्थसहृह्ण। 
. उवसमसम्मत्तमिणं, पसण्णमलपंकतोयसमं ॥६५०॥॥ 


. दर्शनमोहोपशमादुत्पययते यत्‌पदार्थश्रद्धानम्‌ । 
उपशमसम्यक्त्वमिदं प्रसक्षनमनलपंकतोयसमस्‌ ॥॥६५०।॥॥ 


हि 


7 
रे 


5 


“४ ' टीका -- श्रनंतानुबंधी की चौकड़ी श्रर दर्शनमोह का त्रिक, इनि सात 
प्रकृतिनि के उदय का अ्रभाव है लक्षण जाका श्रैसा प्रशस्त उपशम होचेते जैसे कतक 
फलादिक ते मल कर्दम के नीचे बैठचे करि जल भ्रसन्न हो है; तैसे जो तत्वार्थ श्रद्धान 


उपज, सो यहु उपशम नामा सम्यक्त्व है । 


खयउवसमिय-विसोही, देसण-पाउग्ग-करणलद्धीय । 
चत्तारि वि सामण्णा, करणं पुरा होदि सम्मत्ते ॥६५१॥ 


क्षायोपशमिकविशुद्धी, देशना प्रायोग्यकरणलब्धी च । 
“* चतस््रोष्पि सामान्याः करणं पुनर्भवति सम्यतत्वे ॥६५१॥। 


/ 8, ४० मु ५; 
# ६... टीका - सम्यक्त्व के पूर्वे जैसा कर्म का क्षयोपशम चाहिए तेसा होना, 
क्ष्पोपशमिकलब्धि । बहुरि जैसी विशुद्धता चाहिए तेसी होनी, सो विशुद्धिलब्धि । 
बहुरि जेसा उपदेश चाहिए तैसा पावना, सो देशनालब्धि । बहुरि पर्चेद्रियादिक रूप 
योग्यता जैसी चाहिए तैसी होनी, सो प्रायोग्यलब्धि । बहुरि अध , अपूर्व, अनिवृत्ति- 
कररणरूप परिणासमंनि का होना, सो करणलब्धि जाननी । 

तहां च्यारि लब्धि तौ सामान्य हैं; भव्य-अ्रभव्यः सर्व के हो हैं। बहुरि करण- 
लब्धि है, सो भव्य के ही हो है। सो भी सम्यवत्व झर चारित्र का ग्रहण विषे ही 

है । | 


७२० | [ गोम्सटसार जोबकाण्ड गावा' ६४:६-६४४ 


भावार्थ --- च्यारि' लब्धि तौ ससार 'विपे अनेके बार हो है । वहुरि करण- 
लब्धि की प्राप्ति भएस्संम्पक्त्व॑/ वा चारित्र 'अवश्य हो है। ' 


श्रागे उपशमसम्यक्त्व के ग्रहण को योंग्य जो जीव॑ ताकी स्वरूप कहै हैं- 


| | [।।॥- 7 ४६ ० कट 


चदुगदिभव्वों सण्णी, पज्जत्तो: सुज्कगों श्र सागारो । | 
+/“जाग्रारों ,सललेस्सो; सलड्धिग़ों सम्ममवगसई ॥६५२॥ ,, 


चतर्गतिभव्यः संज्ञी, पर्याप्तश्च शद्धकश्च साकार: । 
जागरूकः सर्ललेंश्यः, सलब्धिक॑ः सैंम्यक्त्वमुपगच्छति ॥६9२।। 


टीका - जो जीव च्यारि गति मे कोई एक गति विपष॑ प्राप्त असा भव्य होइ, 
सेनी होइ, पर्याप्त होइ, मदकंषोयरूप पंरिणामर्ता विंशुद्ध होंइ, स्त्यानगुद्धघादिक 
तीन निद्वा ते रहित होने ते जागंता होइ, भाविंत शुभ तीन लेश्यानि विषे कोई एक 
लेरंयां के धारक होइ,, करणलब्धिरूप.परिणया।होइ, अैसा जीव यथासभव सम्य- 
बल की 'पग्राप्लें।हो है । ० । 


३! & 4-7 ४ 3,5> 


चत्तारि वि खेत्ताई, श्रांउंगबंधेरा होइ सम्मत्तं । 
श्रणुवदमह॒व्वदाइं, ण लहइ देवाउगं मोत्तू, ॥६४३॥ 


चत्वायपि क्षेत्राणि, आयुष्कबंधेन भवति सम्यक्त्वम्‌ । 
अणुत्रतमहाब्रतानि, न॑ लभते देवायुष्क॑ मुक्‍्त्वा ॥६५३॥ 


टीका ,- द्यारि आयु विषे किसी ही परभव का आयु बध कीया होइ, तिस 
बद्धायु जीव के सम्यक्त्व उपज, इहा किछ दोष नाही । बहुरि श्रणुत्रत श्र महा- 
व्रत जिंसके देवायु कां बध भंया होइ, तिसहीके होइ । जो पहिले नारंक, तियंच, 
भनुष्यायुं का बंध मिथ्यात्व मे भया होइ, तौ पीछे अ्रणुत्रत, महांत्रत होइ नाहीं यह 
नियम हैं। 5 
$ + ३: 4४ हैः पर हा तय बाई के पका 5 
खा य मिच्छत्तं पत्तो; सम्सत्तादो, य जो; य:परिवडिदो । 
(सो सासणो त्ति णोेयो, पंचमभावेण ,संजुत्तो ॥६५४॥ ,; 
, » मेँ च मिथ्यात्वं/आप्तः संस्यवत्वतश्चः यश्च परिपतितः'॥ ॥* +8 
स सासन इति ज्ञेयः, पंचमभावेन संयुक्तः ॥॥६४५४॥। ु 


हु <« * 3 $ 3 
सम्पस्तानसच्धिका भोषादीका |. | ७२१ 


टीका - जो जीव 'सम्यक्त्व ते पड्या अर मिथ्यात्व कौ यावत्‌ प्राप्त न 
भया, तावत्‌ काल 'सासादन है ;'जैसा जानना । सो दर्शन मोह ही की श्रपेक्षा पाचवा 
प्रारणामिक भाव करि सपमुक्त है, जाते चारित्र मोह की. अपेक्षा अनतानुव्रधी के उदय 
ते सासादन। हो है, ताते ,इहा /भऔदयिक, भ्षात्न| है ।. यहु सासादन जुदी ही जाति का 
श्रद्धान रूप सस्यकत्व मार्गणा का भेद, जानता 4 /, ; |; - रद 


+ | 


'संदृहंणांसहहंणं, जस्स ये जीवस्स होइ तेच्चेसु ७. ' 
वरथेण समो, सम्मासिच्छो त्ति रणायंव्बोी ॥दे५५॥  '' 


३६ है. 


श्रद्धानाश्रद्धानं, यस्य च जीवस्य भवति तत्त्वेषु । 
' बिरिताबवि रतेत .सभ:, सम्यग्मिथ्या, इति,ज्ञातव्यः ॥६५५॥। 


।+ ॥ 


ठीका - जिस जींव के जींवादिं पंदार्थनि चि७पें श्रेद्धान वा अश्रश्नद्धघान एक काल 
विषे होइ, जैसे देशुसयत, के सयम वा असयम्‌ एक काल हो-है; तेसे होइ, सो जीव 
सम्यग्मिथ्यादुष्टी है, अंसा जानना,। यहु सम्यक्त्व- मार्गंगा का मिश्र नामा भेद 


कह्मया है । 
., , मिंच्छाइट्ठी जीवो, 'उबइट्ठं प्वयं्ण ण सहृहदि। 
8 2 सदृहूदि अंसब्भाव॑, उवंदटठ वा अणवइटंठ ॥६५दा .' 
५... सिथ्याइष्टिजीबिः उप्रदिष्ठ प्रवचन, न श्रदधाति । $ 


अद्धाति असद्भावं, उपदिष्ट वा अनुपदिष्टमू ॥६५६।॥। 


टीका -- मिथ्यादप्टी जीव जिन करि उपदेशित श्रेसे आप्त, आगम, पदार्थ, 
तिनिका श्रद्धानें करे नाही । बहुरि कुदेवादिक करि उपदेश्या वा अनुपदेश्या कूठा 
आप्त, झआगम, पदार्थ, तिनिका श्रद्धान करे है । यह दृम्यक्त्व मार्गणा का मिथ्यात्व 
नामा भेद कह्या ।*असे सम्यक्त्व मार्गणा के ,छह.भेद कहे । उपशम, क्षायिक, सम्य- 
कत्व का विशेष विधान लव्धिसार' नामा'ग्रथ विषे कह्मया हे। ताके अनुसारि इहा 
भाषा टीका विपे झ्ागे किछ लिखेंगे, तहा जानना । 


आग सम्यक्त्व मार्गशा विपे जीवनि की संख्या तीन गाथानि करि कहै हैं- . 


' ' 'वासपुधत्ते खइया, संखेज्जा ज३ हवंति सोहम्मे । 
'तो संखपल्‍लठिंदिये, केवडिया' एकसणुपादे'॥६५७॥: 3 


७२२ ] [_ गोम्मटसार शोवकाष्ड गाथा ६५८-६५६ 


वर्षपरथक्त्वे क्षायिकाः, संस्येया यदि भवंति सौधमे । 
तहि संख्यपल्यस्थितिके, कति एवमनुपाते ॥॥६५७॥। 


' टीका'- क्षायिक सम्यक्त्वी बहुत कल्पवासी देव हो है । बहुरि कल्पवासी 
देव बहुत सोधर्म - ईशान विपषे हैं, ताते कहें । जो पृथक्त्व वर्ष विषे क्षायिक सम्य- 
वत्वी सौधर्म - ईशान विषे सख्यात प्रमाण उपज तौ सख्यात पल्य की स्थिति विष 
कितने उपजे ? बैंसा त्रैाराशिक करना । इहा प्रमाण राशि प्रथकत्व वर्ष प्रमाण काल, 
फलराशि सख्यात जीव, इच्छा राशि सख्या पल्य प्रमाण, कालसो फलते इच्छा कौ 
गुणे, प्रमाण का भाग दीएं जो लब्धि राशि भया, सो कहैं हैं-- 


संखावलिहिदपलला, खइया तत्तो य वेबमुवसमया । 
आवलिअसंखगुणिदा, श्रसंवगुणहीणया कमसो ॥६४५८॥ 


६ संख्यावलिहितपल्याः, क्षायिकास्ततदच वेदमुपशमकाः । ' 
आवल्यसंख्यगुरिता, असंख्यगुणहीनकाः क्रमशः ॥॥६५८॥। 


टीका --- सो लब्ध राशि का प्रमाण सख्यात श्रावली का भाग पल्य को 
दीएं, जो प्रमाण होइ, तितना श्राया, सो तितने ही क्षायिक सम्यग्दृष्टी जानने । बहुरि 
इनिकों आवली का भ्रसख्यातवां भाग करि गुण, जो प्रमाण होइ, तितने वेदक सम्य- 
गृष्टी जानने । बहुरि क्षायिक जीवा का परिमाण ही ते भसख्यात गुणा घाटि उप- 
शम सम्यरदुष्टी जीव जानने । 


पल्‍लासंखेज्जदिसा, सासाणमिच्छा य संखगुणिदा हु । 
' मिस्सा तेंहि विहीणो, संसारी वासपरिसाणं ॥६५८॥ 


] पल्यासंख्याताः, सासनमिथ्याइच संरुयगुरितता हि ।, 
मिश्चास्तेविहीनः, संसारी वामपरिमाराम्‌ ॥६५६॥। 


टीका - पलय के असर्यातवे भाग प्रमाण सासादन, तेई मिथ्याती सामान्य हैं, 
तिनिका परिमाण है, तिनते सख्यात गुणे सम्यग्मिथ्यादृष्टी जीव हैं । बहुरि इन पर 
सम्यक्त्व सयुक्त जीवनि का मिलाया हुवा परिमाण कौ ससारी राशि मे घटाएं, जो 
प्रमाण भवशेष रहे, तितने वाम कहिए मिथ्यादृष्टी, तिनिका परिमाण है । 


सम्पज्ञानचन्द्रिका भाषाटीका ] [ ७२३ 


अ्रब इहा नव पदार्थनि का परिमाण कहिए है- 


जीव द्रव्य तौ द्विरूपवर्गधारा विषे कहे श्रपने प्रमाण लीए है । बहुरि श्रजीवविषे 
पुद्गल द्रव्य जीवराशि ते अ्रनंत गुणे है| धर्मद्रव्य एक है । अधर्मद्रव्य॒ एक है। आकाश 
द्रव्य एक है। कालद्गव्य जगच्छे णी का घन, जो लोक, तीहिं प्रमाण है । सो पुदूगल का 
परिमाण विषे धर्म, अधर्म, आकाश, काल का परिमारण मिलाए, अ्रजीव पदार्थ का परि- 
माण हो है । है... 28 ५ 

बहुरि असयत अर देशसयत का परिमाण मिलाए, तिन विपषे प्रमत्तादिकनि 
का प्रमाण सख्यात मिलाएं, जो प्रमाण होइ, तितने पुण्य जीव है । बहुरि किचि- 
दून दचद्धगणहानि करि गणित समयप्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणनि की सत्ता है 
ताके सख्यातवे भागमात्र शुभ प्रकृतिरूप भ्रजीव पुण्य है । बहुरि मिश्र श्रपेक्षा किछ 
श्रधिक जो पुण्य जीवनि का प्रमाण, ताकौ ससारी राशि मे घटाए, जो प्रमाण रहै, 
तितने, पाप जीव्र है ।' बहुरि दृचर्धंगुराहानि करि गुण़ित समयप्रबद्ध कौ सख्यात का 
भाग वीजिए, तहा एक भाग बिता भ्रवशेष भाग प्रमाण अशुभ प्रकृतिरूप भ्रजीव पाप 
हैं ।बहुरि श्रास्रव पदार्थ समयप्रबद्ध प्रमाण है। संवर पदार्थ समयप्रबद्ध प्रमाण है । 
निर्जराद्रव्य गृणश्रेणी निर्जरा विषे उत्क्ृष्टपन जितनी निर्जरा होइ तीहि प्रमाण है। 
बंध पदार्थ समयप्रबद्ध प्रमाण है। मोक्षद्रव्य दचर्ध गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण है । 


इति आचाय॑ श्री नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पचसग्रह ग्र थ की जीव- 
तत्त्वभ्रदी पिका नाम सस्क्ृत ,की टीका के अनुसारि सम्यग्शानचद्रिका नामा भाषपाटीका 
विपे जीवकाण्ड बिषे प्ररूपित जे बीस प्ररूपणा तिनविषे सम्यक्त्वमार्गणा 
प्रर्पणा नाम सत्तरहवा अ्रधिकार सपूर्ण भया ।॥१७॥। 


|| 


“| |/ 7' जो उपदेश सुनकर पुरुपार्थ' करते हैं, वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं और 
'जो पुरुषार्थ नही करते वे मोक्ष का उपाय नही कर सकते । उपदेश तो शिक्षा- 
' मात्र है, फल जेसा पुरुषार्थ करे, वेसा लगता है । 


- मोक्षमार्ग प्रकाशक - भ्रध्याय ६-प्रृष्ठउ-३१० 


अठारहवां अधिकार : संचज्लीमार्णणा 


अरि रजविध्न विनाशकर, भ्रमित चतुष्टय थान । 
शत इंद्रनि करि पूर्ज्य पद, दो श्री अर भगवान ॥१८॥ 


आ्रागे सज्ञी मार्गणा कहें है- 


णोइंवियश्रावरणखगश्रो वसम॑ तज्जबोह॒णणं सण्णा । 
सा जस्स सो दु सण्णी, इदरो सेसिदिअवबोहो ॥६६०॥ ' 


नोइंद्रियावरणक्षयोपशमस्तज्जबोधन संज्ञा । 
सा यस्य स तु सज्ञी, इतरः शेषेंद्रियावबोध: ॥॥६६०॥ 


टीका - नो इन्द्रिय जो मन, ताके आवरण का जो क्षयोपशम तीहिकरिः 
उत्पन्न भया जो बोधन, ज्ञान, ताकों सज्ञा कहिए । सो सज्ञा जोके पोइए तार्कों सज्ञी 
कहिए है । मन-ज्ञान करि रहिते अवशेष यथासंभव इन्द्रियनि' का ज्ञान कर्रि सयुक्त 
जो जीव, सो असज्ञी है । 2 
सिक्‍्खाकिरियुवदेसालावग्गाही मणोवलंबेणश । 
जो जीवो सो सण्णी, तव्विवरीओ असण्णी दु ॥६६१॥ , 


शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही मनोवलबेन । 
यो जीवः स॒ संज्ञी, तद्दिपरीतो&संज्ञी तु ॥६६१॥। 


टीका - हित-अहित का करने - त्यजनेरूप शिक्षा, हाथ-पग का इच्छा 
करि चलावने आादिरूप क्रिया, चामठी (बेत) इत्यादि करि उपदेश्या वधविधाना- 
दिक सो उपदेश, इलोकादिक का पाठ सो भझ्रालाप,, इनिका ग्रहण करणहारा जो मन 
ताका अ्वलबन करि क्रम ते मनुष्य वा बलध वा हाथी वा सूवा :इत्यादि जीव, सो 
सज्ञी नाम है । बहुरि इस लक्षण ते उलटा लक्षण का जो जीव, सो असज्ञी नाम 
जानना 

', कज्जमकज्जं च तच्चमिदरं च । 
य, समणो श्रमणो य विवरीदों ॥६६९॥ 


ञ् 


सम्यश्ञानचच्विका भाषाटौका ] [ ७२४५ 


मीमांसति यः पूर्व, कार्यमकार्य च तत्त्वमितरच्च । 
शिक्षते नाम्ता एति च, समनाः अ्मनाश्र विपरीतः ॥॥६६२।॥। 


टीका - जो पहिले कार्य - अकार्य कौ विचार, तत्त्व - अतत्त्व कौं सीख॑, 
नाम करि बुलाया हुवा आवे, सो जीव मन सहित समनस्क, सन्नी जानना । इस 


०. 


लक्षण ते उलटा लक्षण कौ जो धरे होइ, सो जीव मन रहित अमनस्क असज्ञी 
जानना । ' 


इहा जीवनि की संख्या कहै है - 


देवेहि सादिरेगो, रासी सण्णीण होदि परिमाणं। 
तेणणो संसारी, सब्वेसिमसण्णिजीवाणं ॥६६३॥। 


देवेः सातिरेको, राशि: संज्ञिनां भवति परिमाणम्‌ । 
कर 5 तेनोनः संसारी सर्वेषामसंज्ञिजीवानाम ॥॥६६३।। 


टीका - च्यारि प्रकार के देवनि का जो प्रमाण, तिनिते किछ अधिक संज्ञी 
जीवनि का प्रमाण है । सज्ञी जीवनि विषे देव बहुत हैं । तिनिविषे नारक, मनुष्य, 
पंचेंद्री सैनी तिर्यँंच मिलाए,सज्ञी जीवनि का प्रमाण हो है । इस प्रमाण कौ संसारी 
जीवनि का प्रमाण मे घंटाए, अ्रवशेष सर्व असजी जीवनि का प्रमाण हो है । 


इति आचाये श्रीनेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पचसग्रह ग्र थ की जीवतत्त्व- 
प्रदीपिका नाम सस्क्ृृत टीका के अलुसारि सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका नाम भाषा टीका 
विपे जीवकाण्ड विष प्ररूपित जे बीस प्ररूपणा, तिनिविपे सन्ञी-मार्गणा 
। « प्ररूपणा नामा अभ्रठारहवा अधिकार सपूर्ण भया ॥१5।। 





तत्त्वनिर्णेय करने में उपयोग न लगावे वह तो इसी का दीप है । तथा 
पुरुषार्थ से तत्वनिणंय मे उपयोग लगावे तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने 
पर सम्यत्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है 


- मौक्षमार्ग प्रकाशक अ्रध्याय ९, पृष्ठ-३११ 





'धानाभाणाक्षा - बा जब जाथा: आए -- 3० कं 44-५8 4० अंडा यारा मां थार खाट आािौाााााााभााााणाााामममााभाआ भा ८ थाना कक कल 


उनन्‍नीसवां अधिकार : आहार-मार्गणा 


मल्लिकुसुम समगंधज्ुत मोह शत्रुहर मल्‍ल । 
बहिरतर श्रीसहित जिन, मल्लि हरहु मम शल्ल ॥१९॥। 


| 


भ्रागे श्राहार-मार्गणा कहें है- पे 


उदयावण्णसरीरोदयेण तहेहवयणचित्ताणं। * ' 
णोकम्सवग्गणाणं, गहर्ण श्राहरयं णाम ॥६६४॥॥ 
उदयापन्नश री रोदयेन तहेहवचनचित्तानाम्‌ । 
नोकमंवर्गरणाना, ग्रहरामाहारक॑ नाम ॥॥६६४।॥। 
टीका - औदारिक, वैक्रियिक, झाहारक इन तीन शरीर नामा नामकर्म विषे 


किसी हो का उदय करि जो तिस शरीररूप वा वचनरूप वा द्रव्य मनरूप होने योग्य 
जो नोकर्म वर्गगा, तिनिका जो ग्रहण करना, सो श्राहार अैसा नाम है। | 
ध 3 + घ हे 


।... श्राहरदि सरीराणं, तिण्हूं एयदरवर्गणाओ्रो य । | 
भासामणाण णियदं, तम्हा श्राह्दरयों भणियों ॥६६५॥ 


श्राह्यरति शरीराणा त्रयाणामेकतरवर्गशाश्च । 
भासामनसोनित्यं तस्मादाहारकों भण्णितः।।६६५॥ ' 


टोका - औदारिकादिक शरीरनि विषे जो उदय आया कोई शरीर, तीहि 
रूप भ्राहा रवर्गणा, बहुरि भाषावग्गरणा, बहुरि मतोवर्गणा इन वर्गणानि कौ यथायोग्य 
जीवसमास विषे यथायोग्य काल विषे यथायोग्यपने नियमरूप श्राहरति कहिए भ्रहण 
करे, सो आ्राहार कह्या है । 

विग्गहगदिमावण्णा, केवलिणो समुग्घदो अयोगी य । 

सिद्धा य अणाहारा, सेसा श्राह्ारया जीवा ॥६९९॥ 


विग्रहगतिमापन्नाः, केवलिनः समुद्घाता श्रयोगिनश्च । 
सिद्धाश्च श्रनाहाराः, शेषा आहारका जीवाः ॥६९६३॥ 


सम्पंग्शानचन्दिका भाषादोका ] [ ७१७ 


टीका - विग्रहगति कौ जे प्राप्त भए, भसे च्यारयो गतिवाले जीव, बहुरि 
प्रतर श्रर लोकप्रणरूप केवल समुद्घात कौ प्राप्त भए अंसे सयोगी-जिन, बहुरि सर्व 
भ्रयोगी-जिन, बहुरि सर्व सिद्ध भगवान ए सर्वे अनाहारक है । अवशेष सर्व जीव 
भ्राह्दरक ही' है ॥ ' " 
सो समुद्घात के प्रकार है ? सो कहै है- 
वेयणकसायवेगुव्वियो य मरणंतियों समुग्धादो । 
तेजाहारों छठ॒ठो, सत्तमश्रो केवलीरां तु ॥६६७॥ 
वेदनाकषायवेगुविकाश्च, मारणांतिकः समुद्घातः । 
तेजआहारः षष्ठः, सप्तमः केवलिनां तु ॥६६७॥। 
टीका - वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणातिक, तेजस, छठा आ्राहारक, 
सातवां केवल ए सात समुद्घात जानने । इनिका स्वरूप लेश्या मार्गणा विष क्षेत्रा- 
धिकार मे कह्या था, सो जानना । 
समुद्घात का स्वरूप कहा, सो कहै है- ' 
। ॒ 
मूलसरीरमछंडिय, उत्तरदेहस्स जीवपिडस्स । 
णिग्गमर्ण देहादो, होदि समुग्घादणामं तु ॥६६८॥ 
मुलशरीरमत्यक्त्वा उत्तरवेहस्थ जीवपिडस्य । ः 
निर्गमनं देहादृभवति समुद्घातनाम तु ।६६८॥ ह 


। दीका - मूल ,शरीर , कौ तौ छोडे नाही, बहुरि कार्माण, तैजसरूप उत्तर 
शरीर सहित जीव के प्रदेश समूह का मूल शरीर ते बाह्य निकसना, सो समुदघात 


॥ 


असा नाम जानना । 
श्राहारमारणंतिय दुगं पि णियमेणश एगदिसिगं तु । 
दस-दिसि गदा हु सेसा, पंच समुग्घादया होंति ॥६९दे॥ 


आ्राहारमारणांतिकद्विकमपि नियमेन एकदिशिकं तु । 
दशविशि गताहि शेषाः पंच समुद्घातका भवति ॥॥६६९॥।। 


७२८ ] [ गोस्मटसार शीवकाण्ड गाथा ६७०-६७६१ 


टीका > श्राहरक अर मारणातिक ए दोऊ समुद्घात तौ नियम करि एक 
दिशा क़ो हो प्राप्त हो हैं, जाते इन विपे सूच्यगुल का सख्यातवा भाग प्रमाण ही 
उचाई, चौडाई होइ । भ्रर लबाई बहुत होइ । ताते एक दिशा कौ प्राप्त कृहिए । 
बहुरि अवशेष पच समुद्धात रहे, ते दशो दिशा कौ प्राप्त हैं, जाते इनि विषे यश्रा- 
योग्य लबाई, चौडाई, उचाई सर्व ही पाइए है । 

आगे आहार भअनाहार का काल कहे हैं- 


श्रगुलअसंखभागो, कालो आ्रहारयस्स उक्कस्सो । 
कस्मस्मि अणाहारो, उक्‍्कस्स तिण्णि समया हु ॥६७०॥ 
अंगुलासंडयभागः, कालः आहारकस्योत्कृष्ट: । 
कार्मण श्रनाहारः, उत्कृष्ट: न्रयः समया हि ॥६७०॥॥ 
टीका - श्राहार का उत्कृष्ट काल सूच्यगुल के असख्यातवे भागप्रमाण है। 
सूच्यगुल का असख्यातवा भाग के जैते प्रदेश होहि, तितने समय प्रमाण आ्राहारक 
का काल है। 9... अप 
हहा प्रश्न - जो मरण तौ आयु पूरी भए पीछे होइ ही होइ, तहा श्रनाहार 
होइ इहा आ्राहार का काल इतना कंसे कह्मा ? 
ताका समाधान - जो मरण भए भी जिस जीव के वक्ररूप विग्रह गति त 
होइ, सूधी एक समय रूप गति होइ, ताक॑ अनाहारकपणा न हो है। आहारकपणा 
ही रहै है, ताते आहारक का पुर्वोक्तकाल उत्कृष्टपन करि कह्मा है । बहुरि आहारक 
का जघन्य काल तीन समय घाटि सास का अठारहवा भाग जानना, जाते क्षुद्रभव 
विष विग्रहगति के समय घटाए इतना काल हो है। बहुरि भ्रनाह्दरक का काल 
कार्माण शरीर विषे उत्कृष्ट तीन समय जघन्य एक समय जानना, जाते 'विग्रह गति 
विष इतने काल पर्यत ही नोकर्म वर्गणानि का ग्रहण न हो है। 


भ्राग इहा जीवनि की सख्या कहैं हैं--- 


कम्मइयकायजोगी, होदि श्रणाहारयाण परिसाण्णं । 

ठतव्विरहिदसंसारी, सब्बो आहारपरिसाणं ॥६७१॥ 
कार्मशकाययोगी, भवति अ्नाहारकाणां परिमाणम्‌ । 
तहिरहितसंसारी, सर्व श्राह्दरपरिमाणाम्‌ ॥६७ ११। 


| ड़ 





सैम्पस्शानचब्धिका भाषाटीका ] [ ७२६ 


हीका - कार्माण काययोगवाले जीवनि का जो प्रमाण योगमार्गणा विष 
कह्या, सोई अ्रनाहारक जीवनि का प्रमाण जानना । इसकौ ससारी जीवनि का 
प्रमाण मे घटाए, अवशेष रहै, तितना श्राह्दारक जीवनि का प्रमाण जानना । सोई 
कहै है - प्रथम योगनि का काल कहिए है - कार्माण का तो तीन समय, आौदारिक 
मिश्र का अतर्मुह्त प्रमाण, औदारिक का तीहिस्यों सख्यात गुणा काल, तहा सर्वकाल 
मिलाएं तीन समय श्रधिक सख्यात अतमु हुते प्रमाण काल भया | याक्रा किचित्‌ ऊन 
ससारी राशि का भाग दीए, जो प्रमाण आवे, ताकौ तीन करि गुणे, जो प्रमाण आवे 
तितने झ्रनाहारक जीव है, अवशेष सर्व ससारी आहारक जीव है । वेक्रियिक, आहा- 
रकवाले थोरे है, तिन क़ी मुख्यता नाही है । 


: इह प्रक्षेप योगोद्धतमिश्रपिडः प्रक्षेपकारा गुणको भवेदिति, जैसा यह करणासूत्र 
जानना । याका स्रर्थ - प्रक्षेप कौ मिलाय करि मिश्र पिंड का भाग देइ, जो प्रमाण होइ 
ताकौ प्रक्षेपक करि गणे, अपना अ्रपना प्रमाण होइ । जैसे कोई एक हजार प्रमाण 
वस्तु है, ताते किसी का पत्र बट है, किसी का सात बट है, किसी का श्राठ बट है । 
सब को मिलाए प्रक्षेपक का प्रमाण बीस भए । तिस बीस का भाग हजार को दीए 
पचास पाए, तिनको पच करि गण, अढाई से भए, सो पच बटवाले के आए । सात 
करि गुण, साढा तीन सौ भए, सो सात बटवाले के श्राएं । आठ करि गुण, च्यारि से 
भए, सो झाठ बटवाले के आए ॥ असे मिश्रक व्यवहार विषे अन्यत्र भी जानना । 


इति आचार्य श्रीनेमिचन्द्र विरचित गोम्मठसार द्वितीय वाम पचसग्रह ग्रथ की जीवतत्त्व 
प्रदीषिका नाम सस्कृत टीका के अनुसारि सम्यग्ञानचद्रिका नामा भाषाटीका विषे 
जीवकाण्ड विषे प्ररूपित जे बीस प्ररूपणा तिनिविष आहार-मार्गणा प्ररूपणा 
नाम उगनीसवा अधिकार सपूर्ण भया ॥१६॥। 








सच्चे उपदेश से निर्णय करते पर भ्रम दूर होता है, परतु से पुरुपार्थ 
नही करता, इसी से भ्रम रहता है। निर्शय करने का पुरुषार्थ करे-तो भ्रम 
का कारण जो मोह-कर्म, उसके भी उपशमादि हो, तब भ्रम दूर हो जाये, 
क्योकि निर्णय करते हुए परिणामो की विशुद्धता होती है, उससे मोह के स्थिति 


अनुभाग घटते है । वि 
“- मोक्षमार्ग प्रकाशक अधिकार ६, पृष्ठ-३१० 


बीसवां अधिकार 5: उपयोगाचिकार 


सुब्रत पावन को भज, जाहि भक्त ब्रतवंत ।- , । “, 
निज सुत्नत, श्री देहु सम, सो सुत्रत अरहंत ॥॥२०॥॥ & «जे आह 


् [ ४» ४ एप 


आगे उपयोगाधिकार कह हैं-- 


वत्थुणिसित्तं भावो, जादो जीवस्स जो दु उवजोगो । ; ा - 
सो ढुबविहो णायव्वो, सायारो चेव णायारो ॥३६७शा ,, .. 


वस्तुनिमित्त भावो, जातो जींवस्य यस्तृपयोग: । 
द्विविधो ज्ञातव्यः साका रश्चेवानाकार; 4।६७२॥। है " 


टीका -- बसे है, एकीभाव रूप निवसे हैं, गुरा, पर्याय जा विष, सो वस्तु, 
ज्ञेय पदार्थ जानना । ताके ग्रहण के अश्रथि जो जीव का परिणाम विशेष रूप भाव 
प्रवर्ते, सो उपयोग है। बहुरि सो उपयोग साकार - अ्रनाकार भेद ते दोय प्रकार 
जानना । 


्ऊ 


ः । अप 4 


॥ ं ] ५ ] 
भ्रागे साकार उपयोग आठ प्रकार है, श्रनाकार उपयोग च्यारि प्रकाराहं, 
अँसा कहै हैं-- 
णारां पंचविहं पि य, अण्णाण-तियं च सागरुवजोगो। , 
चदु-दंसरामणगारो, सब्बे तल्‍लक्खरपा ज़ीवा ॥६७२३॥। 


ज्ञानं पंचविधमपि चं, अज्ञानत्रिकं च साकारोपयोग:ः । 
चतुर्देशंनमनाकारः, सर्वे तल्‍लक्षणा जीवाः ।।६७३॥। 


टीका -- मति, श्रत, अवधि, मनःपर्यय, ' केवल ए पच प्रकार ज्ञान, बहुरि 

कुमति, कुश्रुत, विभग ए तीन अज्ञान, ए झाठो साकार उपयोग हैं । बहुरि चक्षु। भ्रचक्षु 

अवधि, केवल ए च्यारयों दर्शन अनाकार उपयोग हैं। सो सर्वे ही जीव ज्ञान - दशव 
रूप उपयोग लक्षण कौ धर हैं । 

इस लक्षण विषे अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असभवी दोष न सभर्वे हैं। । जहां 

क्ष्य विषे वा अ्रलक्ष्य विषे लक्षण पाइए, तहा श्रतिव्याप्ति दोष हैं । जैसे जीव का 





हंम्पपशासअणत्िका भाषाटोका ] | ७३१ 


लक्षण अमृ्तिक कहिए तौ अमृतिकपना जीव विधे' भी है श्रर धर्मादिक विषे भी है । 
बहुरि जहां लक्षण का एकदेश विषे लक्षण पाइए, तहा अव्याप्ति दोष है । जैसे जीव 
का लक्षण रागादिक कहिए तौ रागादिक ससारी विषे तौ सभवे, परि सिद्ध 
जीवनि विषे सभवे नाही । बहुरि जो लक्ष्य ते विरोधी लक्षण होइ, सो अ्रसभवी 
कहिए । जेसे जीव का लक्षण जड़त्व कहिए. सो सभवे ही नाही ।. अैसे त्रिदोष रहित 
उपयोग ही जीव का लक्षण ज़ानना । 2 


मदि-सुद-ओहि-मर्णोहि य सग-सग-विस ये विसेसविण्णारां । 
अंतोमुहत्तकालो, उवजोगो सो द्‌ सायारो ॥६७४॥ ' 


मतिश्रुतावधिमनोभिश्च स्वकस्वकविषये विशेषविज्ञानं । रू 
४7. अंतमु हतेकाल, उपयोगः स तु साकारः ॥॥६७४।। 


। 


"४ ढीका - मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ज्ञाननि करि अपने - अ्रपने_विष॑य॑ विषे 
जो विशेष ज्ञान होइ, अतमु ह्॒त काल प्रमाण पदार्थ का ग्रहण रूप लक्षण धरे, जो उप 
योग होइ, सो साकार उपयोग है । इहा वस्तु का ग्रहण रूप जो 'चैतन्य' का परिण- 
मन, ताका नाम उपयोग है । मुख्यपने उपयोग है, सो छद्मस्थ के एक वस्तु का ग्रहण 
रूप चेतन्‍्य का परिणमन अतर्मु हते मात्र ही रहै है । ताते अ्रतमु ह॒त ही कह्मा है। 


इंदियमणोहिणा वा, श्रत्थे अविसेसिद्रा जं गह॒णं । 
अंतोमहुत्तकालो, उबजोगो सो अणायारों ॥६७५॥ 


इंद्रियमनोइवधिना, वा अ्र्थे अ्विदेष्य यद्ग्रहणम्‌ । 
अंतर्मूहतंकालः उपयोगः स अनाकारः ॥६७५॥। 


4 


' टीका - नेत्र इन्द्रियरूप चक्षुदर्शन वा' अवशेष इन्द्रिय अर मनरूप अ्रचक्षु 
दर्शन वा अभ्रवधि दर्शन, इनकरि जो जीवादि पदार्थनि का विशेष न कंरिके निवि- 
केल्पपत्न ग्रहण होइ, सो अतर्मुहृ्तें काल प्रमाण सामान्य अथ का ग्रहण रूप निराकार 
उपयोग है | 


भावार्थ - वस्तु सामान्य विशेषात्मक है । तहा सामान्य का ग्रहण कीौं 
निराकार उपयोग कहिए, विशेष का ग्रहण कौ साकार उपयोग कहिए। जाते सामान्य 
विषे वस्तु का आकार प्रतिभासे नाही, विशेष विषे आकार प्रतिभासे है । 


७३२ ] [ गोम्सटसार जीवकाण्ड गाया ६७६ 
आ्रागे इहा जीवनि की सख्या कहे है - 


णाणुवजोगजुदाणं, परिमाणं णाणमग्गणं व ह॒वे । 
दंसणुवजोगियाणं, दंसणमग्गण व उत्तकमों ॥६७६॥ , 


३ - 


जानोपयोगयुतानां परिमाणं ज्ञानमार्गरयाव-ड्ू वेत्‌ । 
दर्शंनोपयोगिनां दर्शनसार्गरशावदुक्तक्रमः ॥६७६॥। या 


टीका - ज्ञानोपयोगी जीवनि का परिमाण ज्ञानमार्गणावत्‌ है ।.बहुरि दर्शनो- 
पयोगी जीवनि का परिमाण दर्शनमार्गणावत्‌ है। सो कुमतिज्ञानी, कुश्रुतज्ञानी, 
विभगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अ्वधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी, केवलज्ञानी, बहुरि 
तिर्यच-विभगज्ञानी, मनुष्य-विभगज्ञानी, नारक-विभगज्ञानी, इनिका प्रमाण जैसे 
ज्ञानमार्गणा विषे कह्मा है । तैसे ही ज्ञानोपयोग विषे प्रमाण जानना । किछ विशेष 
'नाही । बहुरि शक्तिगत चक्षुदर्शन्ती, व्यक्तमत चक्षु्दर्शनी, श्रचक्षुदे्शनी, श्रवधिदर्शनी 
केवल दर्शनी, इनिका प्रमाण जैसे दर्शन-मार्गणा विषे कह्मया है, तैसे इहा निराकार 
उपयोग विपे प्रमाण जानना । किछ विशेष नाही । 


इति श्री श्राचार्य नेमिचद्र विरचित ग्रोम्मटसार द्वितीयनाम पचसग्रह ग्रथ की जीवतत्त्व 
प्रदी पिका नाम सस्क्ृत टीका के अनुसारि सम्यस्ज्ञानचद्रिका नामो भाषाटीका विषे 
जीवकाण्ड विषे प्ररूपित बीस प्ररूपणा तिनिविषे उपयोग-मार्गणाप्ररूपणा 
नामा बीसवा अधिकार सपूर्ण भया ॥२०॥। 





तत्त्वनिर्शय न करने मे किसी कर्म का दोष नही है, तेरा ही दोष है, 
परतु तू स्वय तो महन्त रहना चाहता है और अपना दोष कर्मा दिक को लगाता 
है, सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति सभव नही है। तूके विषय कंपाय 
रूप ही रहना है इसलिए भूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो 
ऐसी युक्ति किसलिए बनाए ? सासारिक कार्यों मे अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न_ 
होती जाने तथापि पुरुषार्थ उद्यम किया करता है, यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा है, 
इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा-देखी उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप! 
पृहिचान कर उसे हितरूप नही जानता । हित जानकर उसका उद्यम बने सो 
न करे यह असभव है । ९ 
- सोक्षमार्ग प्रकाशक । भ्रधिकार ६, प्रृष्ठ-३१६ ' 
58 2 कल 2 मनन 


इक्कीसवां अधिकार + अंलरभावाधिकार 
विभव अमित ज्ञानादि जुत, सुरपति नुत नसिनाथ । 
जय मम शअ्रुवषद देहु जिहि, हत्यों घातिया साथ ॥२१॥॥ 
आगे बीस प्ररूपणा का श्रर्थ कहि, श्रब उत्तर अर्थ कौ कहै है--- 
गृणजीवा पज्जत्ती, पाणा सण्णा य मरगणुवजोगो । 
जोग्गा परूविदव्वा, ओघादेसेसु पत्तेयं ॥६७७॥ 
गुणजीवाः पर्याप्तयः, प्राणगाः संज्ञाश्व मार्गंरोपयोगो । 
योग्याः प्ररूपितव्या, श्रोघादेशयो. प्रत्येकम्‌ ।।६७७॥। 
ठीका - कही जे बीस प्ररूपणा, तिनिविषे गुणस्थान अर मार्गणास्थान, इचि 
विषे गुणस्थान अर जीवसमास श्रर पर्याप्ति श्र प्राण अर सज्ञा अर चौदह मार्गणा 
अर उपयोग ए बीस प्ररूपणा जेसे सभवे, तैसे निरूपण करती । सोई कहैं है- . ” 


चउ पर चोहस चउरो, णिरयादिसु चोदहसं तु पंचक्खे । 
तसकाये सेसिदियकाये मिच्छे गुणट्ठाणं ॥६७८॥ 


चत्वारि पंच चतुर्देश, चत्वारि निरयादिंधु चतुर्देश तु पंचाक्षे । 
त्रसकाये शेषेद्रियकाये मिथ्यात्व गुरास्थानम्‌ ॥॥६७८॥। 


टीका - गति-मार्गणा विषे क्रम ते गुणस्थान मिथ्यादृष्टयादि नरक विषे 
च्यारि, तिर्यच विषे पाच, मनुष्य विषे चौदह, देव विषे च्यारि जानने । बहुरि इन्द्रिय- 
मार्ग विषे अर काय-मार्गणा विषे पचेद्रिय मे अर त्रसकाय मे तौ चौदह गुरास्थान 
हैं। भ्रवशेष इ द्विय अर काय में एक मिथ्यादृष्टी गुणस्थान है। बहुरि जीवसमास 
नरकगति श्रर देवगति विषे सैनी पर्याप्त, निवृत्ति श्रपर्याप्त ए दोय है, अर तिय॑च 
'विषे सर्व चौदह ही है । मनुष्य विषे सैनी पर्याप्त, ,अ्रपर्याप्त ए दोय हैं । इह्ा नरक 
देवगति विषे लब्धि-अपर्याप्तक नाही; ताते निव्‌ त्ति-श्रपर्याप्त कह्या । मनुष्य विषे 
निवृ त्ति-भ्रपर्याप्त, लब्धि-अपर्याप्त दोऊ पाइए, ताते सामान्यपने अपर्याप्त ही कह्या 
है । बहुरि इ द्विय-मार्गरणणा विषे एकेद्रिय मे बादर, सूक्ष्म, एकेंद्री तो पर्याप्त अर अप- 
यप्त असे च्यारि जीवसमास है । बेंद्री, तेइन्द्री मे अपना अपना पर्याप्त श्रपर्याप्त 
रूप दोय जीवसमास है । पचेद्विय मे सेनी, असेनी पर्याप्त वा अपर्याप्त ए च्यारि 


७४ ] [ गौस्मटसार जौदकाण्ड गाया ६७९-६८३१ 


जीवसमास हैं । बहुरि कायमार्गणा विपे पृथ्वी आदि पच स्थावरनि मे एकेंद्रियवत्‌ 
च्यारि च्यारि जीवसमास है | तच्रस विषे अ्रवशेष दश जीवसमास है । 


मज्किम-चउ-सण-वयरो, सण्णिप्पर्हाद दु जाव खीणो त्ति । 
सेसारणं जोगि त्ति य, अणुभयवयणं तु वियलादो ॥६७४८॥ 


मध्यमचतुर्मंनवचनयो:, संज्िप्रभृतिस्तु यावत्‌ क्षीर इति । 
शेषाणां योगीति च, अ्रनुभववचन तु विकलतः ॥॥६७९।। 


टीका - मध्यम जो असत्य अर उभये मन वा वचन इनि च्यारि योगनि 
विषे सेनी मिथ्यादृष्टी ते लगाइ क्षीणकपाय पर्यंत वारह गुणस्थान हैं । बहुरि सत्य 
प्र अनुभव मनोयोग विषे अर सत्य वचन योग विषे सैनी पर्याप्त मिथ्यादृष्टी ते 
लगाइ सयोगी पर्यत तेरह गुणस्थान है। बहुरि इनि सबनि विष जीवसमास एक 
सेनी. पर्याप्त है । बहुरि अ्रनुभय वचनयोग विषे विकलत्रय मिथ्यादृष्टी ते लगाइ तेरह 
गुणस्थान हैं । बहुरि .बेइ द्री, तेइ द्री, चौइ द्री, सनी पचेद्री, असेनी पचेद्री।' इनका 
पर्याप्तरूप पाच जीवसमास है । 
झ्ोरालं पज्जत्ते, थावरकायादि जाव जोगो त्ति। 
तम्मिस्समपज्जत्ते, चदुगुणठारोसु णियमेण ॥६८०॥॥ 
औरालं पर्याप्ते, स्थावरकायादि यावत्‌ योगीति । 
तन्मिश्नमपर्याप्ते, चतुर्गुरणस्थानेषु नियमेन ॥॥६८०॥। 


( 


टीका - शरदारिक काययोग एकेद्री स्थावर पर्याप्त मिथ्यादृष्टी ते लगाई, 
सयोगी पर्यत तेरह गुणस्थाननि विषे है। बहुरि ओऔदारिक मिश्रकाययोग अ्रपर्याप्त 
ज्यारि गुणस्थाननि विषे ही है| नियमकरि । किनविषे ? सो कहै हैं- हा 
$+ 


।.. मिच्छे सासणसस्से, प्‌ वेदयदे कवाडजोगिम्सि । ' 
5: » णर-तिरिये वि य दोण्णि' वि, होंति त्ति.जिणेहि णिद्दिद॒ठ ॥६८१॥। 


कल! 


मिथ्यात्वे सासनसम्यक्त्वे, पुवेदायते कपाटयोगिनि । 
नरतिरश्रोरपि च द्वावषि भवतीति जिनेनिदिष्टम्‌ ।१६८१॥। 


,.. ढीका - सिथ्यादृष्टी, सासादन पुरुषवेढ का उदय करि सयुक्त असयत, 
कपाट समुद्धात सहित सयोगी इनि अ्रपर्याप्तरूप च्यारि गुणस्थाननि विषे, सो ओदा- 


ए 


सम्परन्ञानचब्धिका भाषाटोका ] [ ७३५ 


रिक सिश्रयोग पाइए है । बहुरि औदारिक वा औदारिक-मिश्र ए दोऊ योग मनुष्य 
अर ,तियचनि ही के है, असा जिनदेव़ने कह्या है । बहुरि औदारिक विष तौ पर्याप्त 
सात जीतसमास है, अर औदारिक मिश्न विषे श्रपर्याप्त सात जीवसमास अर सयोगी 
के एक पर्याप्त जीवसमास अेसे आठ जीवसमास है । 


वेगव्वं पज्जत्ते, इदरे खल होदि तस्स मिस्स त॒ । 
.,... सुर-णिरय-चउट्ठाणे, मिस्से ण हि मिस्सजोगो हु ॥६८२॥ 


वेगुर्व पर्याप्ते, इतरे खलु भवति तस्य मिश्र तु । 
सुरनिरयचतुःस्थाने, सिश्रे नहि सिश्चयोगो हि ॥६5८२॥। 


५ टीका - वेक्रियिक योग पर्याप्त देव, नारकीनि के मिथ्यादुष्टी ते लगाइ च्यारि 
गुणस्थाननि विषे हैं। बहुरि वेक्रियिक-मिश्र योग मिश्रगुणस्थान विषे नाही; ताते 
देवनारकी संबधी मिथ्यादुष्टी, सासादन, असयत इनही विषे है । बहुरि जीवसमास 
वेक्रियिक; विषे एक सैनी पर्याप्त है। ,अ्र वैक्रियिक्‌ मिश्र विषे एक सेनी निवंत्ति 
श्रपर्याप्त है । 


आहारो पज्जत्ते, इदरे खल होदि तस्स मिस्सो द्‌। 
अंतोमुछुत्तकाले, छट्ठगुणे होदि श्राहरो ॥६८३॥ 


आहार: पर्याप्ते, इतरे खलु भवति तस्य मिश्रस्तु । 
शंतर्मुहर्तंकाले, षष्ठगुणे भवति श्राह्मरः ॥॥६८३।॥। 


टीका - आहारक योग सेनी पर्याप्तकक छटठा गुणस्थान विषे जघन्यपने वा 
उत्कृष्टपन अतर्मुहर्त काल विषे ही है । बहुरि आहारक-मिश्र योग है, सो इतर जो 
सञ्ञी अपर्याप्तकूप छा गुण स्थान विषे जघन्यपने वा उत्क्ृष्टपने अतर्मुहुर्त काल विषे 
ही हो है। ताते तिन दोऊनि के गणास्थान एक प्रमत्त अर जीवसमास सोई एक एक 
जानना । 
झोरालियमिस्सं वा, चउगुणठाणेस्‌ होदि कम्सइय॑ । 
चदुगदिविग्गहकाले, जोगिस्स य पदरलोगप्रणगे ॥६८४॥ 


श्रौरालिकमिश्रो वा, चतुर्गुसस्थानेषु भवति कार्मणम्‌ । 
चतुर्गतिविप्रहकाले, मोगिनश्च प्रतरलोकप्रंणके )।६८४॥। 


७३६ ]' [ गोम्मटसार जीवकाष्ड गाया ६८५-६८७ 


टीका - कार्माणयोग औदारिक मिश्रवत्‌ च्यारि गुणस्थाननि विषे है। सो 
कार्माणयोग च्यार॒यो गति सबधी विग्रहगति विषे वा सयोगी के प्रतर लोक पुरण 
काल विषे पाइए हैं । ताते गुणस्थान च्यारि श्रर जीवसमास आठ ओऔदारिक मिश्र- 
व॒त्‌ इहा जानने । 


थावरकायप्पहुदी, संढो सेसा असण्णिश्नादी य । 
अणियटि्टस्स य पढमो, भागो त्ति जिर्णोहि णिद्विदठ ॥६८५॥ 


स्थावरकायप्रभृति:, षंढः शेषा श्रसंश्यादयश्व । 
अनिव॒तेश्च प्रथमो; भागः इति जिनेनिदिष्टम्‌ ॥॥६८५॥। 


टीका - वेदमार्गंणा विषे नपुसकवेद है, सो स्थावरकाय मिथ्यादृष्टी ते लगाई 
अनिवृत्तिकरण का पहिला सवेद भागपर्यत हो है; ताते गुणस्थान नव, जीवसमास 
सं चौदह हैं । बहुरि शेष स्त्रीवेद अर पुरुषवेद सैनी, असैनी पचेद्विय मिथ्यादृष्टी तें 
लगाइ, अनिवृत्तिकरण का अपना-अ्रपना सवेद भागपयंत हैं | ताते गुरास्थान नव, 
जीवसमास सैनी, असेनी, पर्याप्त वा अपर्याप्तकूप च्यारि जिनदेवनि करि कहे हैं। 


थावरकायप्पहुदी, अणियट्टीबितिचउत्थभागो त्ति । 
कोहतियं लोहो पुण, सुहुमसरागो त्ति विण्णेयो ॥६८६॥ 
स्थावरकायप्रभृति, अनिवृत्तिद्वित्रिचतुर्थभाग इति । 
ऋषधत्रिक॑ लोभः पुनः, सुक्ष्मसराग इति विज्ञेयः ।॥६८६।। 
टीका - कषायमार्गंणा विषे स्थावरकाय मिथ्यादृष्टी ते लगाइ क्रोध, मान, 
माया तौ क्रमते अ्रनिवृत्तिकरण का दूसरा, तीसरा, चौथा भागपर्यत हैं | श्र लोभ 
सूक्ष्मसापराय पर्यत है, ताते क्रोध, मान, माया विषे गुणस्थान नव, लोभविर्षें दश, 
झर जीवसमास सरववेत्र चौदह जानने । 


थावरकायप्पहुदी, मदिसुदश्रण्णाणयं विभगों दु । 
सण्णीपुण्णप्पहुदी, सासरासम्मो त्ति णायव्वों ॥६८७॥ 


स्थावरकायप्रभृति, मतिश्रुताज्ञानक विभंगस्तु । 
संज्ञिपूर्णप्रभुति, सासनसम्यगिति ज्ञातव्यः ॥६८७।॥| 


शस्यरशानअन्द्रिका भाषाटोका ] [ ७३७ 


*  दीका - ज्ञानमार्गणा विषे कुमति, कुश्रुत अज्ञान दोऊ स्थावरकाय मभिथ्या- 
दृष्टी ते लगाइ सासादनपर्यत है । ताते तहा गुणस्थान दोय, , अर जीवसमास चौ्दह 
हैं। बहुरि विभगज्ञान सज्ञी पर्याप्त मिथ्यादृष्टी' आदि सासादन पर्यत जानना; ताते 
गुणास्थान दोय अर जीवसमास एक सैनी पर्याप्त ही'है । 


सण्णाणतिगं अविरदसम्मादी छट्ठगादि मेणपज्जो । 
, “  “खीणकसायं जाव दु, केवलणाणं जिणे सिद्धे ॥६८५८॥॥ 


ह सदज्ञानत्रिकमविरतसम्यगादि षष्ठकादिसनःपर्ययः । 
क्षीणकषायं यावत्तु, केवलज्ञानं जिने सिद्धे ॥६८८॥। 


टीका - मति, श्रुत, श्रवधि ए तीन सम्यग्ज्ञान श्रसंयतादि क्षीणकषाय पर्य॑त 
हैं; ताते गृुणस्थान नव श्रर जीवसमास सैनी पर्याप्त अपर्याप्त ए दोय जानने । बहुरि 
मन'पर्ययज्ञान छट्ठा ते क्षीणकषाय पर्यत है; ताते गुणस्थान सात श्रर जीवसमास 
एक सेनी पर्याप्त ही है । मन पर्ययज्ञानी के श्राहरराक ऋद्धि न होइ, ताते श्राह्मरक 
मिश्र अपेक्षा भी भ्रपर्याप्तपना न संभव है । बहुरि केवलज्ञान सयोगी, अयोगी श्र 
सिद्ध विषे हैं, ताते गुशस्थान दोय, जीवसमास सैनी पर्याप्त श्र सयोगी की श्रपेक्षा 
श्रपर्याप्त ए दोय जानने । 


अयदो त्ति हु अविरमणं, देसे देसो पमत्त इदरे य। 
परिहारों साभाइयछेदो छट्ठादि थूलों त्ति ॥६८४॥ 
सहमो सुहुमकसाये, संते खीणे जिशे जहक्खादं । । 
संजममग्गणभेदा, सिद्धे खत्यित्ति णिह्िट्ठं ॥६४०॥ जुम्म॑ । 
अ्यत इति श्रविरमण्, देशे देशः प्रमत्तेतरस्मिन्‌ च । 
परिहार सामायिकश्छेदः षष्ठादि: स्थूल इति ॥६८९।। 
सुक्ष्यः सुक्ष्मकषाये, शांते क्षीणें जिने यथारुयातस्‌ । 
संयममार्गणा भेदाः, सिद्धे न-संतीति निर्दिष्टम्‌ ॥६९०।। 


टीका - संयममार्गणा विषे असयम है, सो मिथ्यादुष्टयादिक असयत पर्यत्त 
च्यारि गुणस्थाननि विषे है । तहां जीवसमास चौदह है। बहुरि वेशसयम एकदेश 


७३८ ]' [_ गाम्मटसार जीवकाण्ड गाया ६६१-५९२ 


सयत .गृणस्थान विष ही है । तहा जीवसमास एक सनी पर्याप्त है | वहुरि सामायिक 
छेदोपस्थापता सयम प्रमत्तादिक अनिवृत्तिकरण प्रयत च्यारि गुणस्थानन विपे है | 
तहा जीवसमास सज्ञी पर्याप्त अर आहारक मिश्र श्रपेक्षा अपर्याप्त ए दोय हैं । बहुरिः 
परिहारविशुद्धि संयम प्रमत्तः अप्रमत्त दोय ,गुरास्थाननि विपे ही है । तहा जीवः 
समास एक सैनी पर्याप्त हैं; जाते इस सहित आहारक होइ नाही । वहुरि सूक्ष्मसाप- 
राय सयम सूक्ष्मसापराय गुणस्थान विषे ही है । तहा जीवसमास एक सेनी पर्याप्त 
है । बहुरि यथार्यात सयम उपशातकषायादिक च्यारि गुणस्थाननि विषे है। तहा 
जीवसमास एक सेनी पर्याप्त अर समुद्घात केवली की अपेक्षा अपर्याप्त ए दोय हैं । 
बहुरि सिद्ध विषे सयम नाही है, जाते चारित्र है, सो मोक्ष का मार्ग है, मोक्षरूप नाही 
है, असे परमागम विषे कह्मा है । 


) | 


रच चउरक्खथावराविरदसम्मादिट्ठी दु खीणमोहो त्ति । ह 
“» चक्खु-श्रचकक्‍्ख-ओही, जिणसिद्धे केवल होदि ॥६६१॥ . / “० 


॥क्‍ & ः 
चतुरक्षस्थावराविरतसम्यपर्इृष्टिस्तु क्षोणमोह इति । रु 
चक्षुरचक्षुरवधिः, जिनसिद्धे केवलं भवति ॥६९ १॥। 


टीका - दर्शनमार्गणा विषे चक्षुदर्शन है । सो चौइद्री मिथ्यादृष्टी ग्रादि 
क्षीणकषाय पर्यत बारह गुणस्थान विषे है। तहा जीवसमास चौदइद़ी, सैनी पचेद्री 
श्ररैती पचेद्री पर्याप्त वा अपर्याप्त ए छह है । बहुरि श्रचक्षु दर्शन स्थावरकाय मिथ्या 
दुप्टी आदि क्षीणकषाय पर्यत बारह गुणास्थान विषे है । तहा जीवसमास चौदह हैं । 
बहुरि अ्रवधि दर्शन असयतादि क्षीणकषाय पर्यंत नव गुरास्थान विपे है । तहा जीव- 
समास सैनी पर्याप्त वा अपर्याप्त दोय हैं। बहुरि केवलदर्शन सयोग - प्रयोग दोय 
गुणस्थान पिषे है । तहा जीवसमास केवलज्ञानवत्‌ दोय हैं श्र सिद्ध विषे भी केवल 
दर्शन है । | के 


थावरकायप्पहुदी, अविरदसम्भो सि असुह-तिथ-लेस्सा । 
सण्णीदो अपमत्तो, जाव दु सुहतिण्णिलेस्साओ ॥ ६6 ९॥ 


,स्थावरकायप्रभृति, अविरतृसम्प॒गिति अशुभत्रिकलेश्याः । 


95  , ह ५ 
संज्ितोइप्रमत्तो यावत्तु शुभास्तिख़नों लेइयार ॥६९९॥ | 


] सर । 


सम्पस्तानचस्िका भाषादीका ] [ ७३६९ 


टीका - लेश्यामार्गणा विषे कृष्णादिक अशुभ तीन लेश्याए है । ते स्थावर 
मिथ्यादृष्टी आदि श्रसयत पर्यत हैं । तहा जीवसमास चौदह है । बहुरि तेजोलेश्या 
झर पद्मलेश्या सेनी मिथ्यादृष्टी आदि ,श्रप्रमत्त पर्यत है। तहा जीवसमास सेनी 
पर्याप्त वा श्रपर्याप्त ए दोय है । 


रणावरि य सुक्‍का लेस्सा, सजोग्रिचरिसो त्ति होदि णियमेण । 
गयजोगिम्सि वि सिद्धे, लेस्सा णत्थि त्ति णिहिद॒ठ ॥६८२॥। 


नवरि च शकक्‍ला लेश्या, सयोगिचरम इति भवति नियमेन । 
गतयोगेषपि च सिद्धे, लेश्या नास्तीति निर्दिष्ठम ॥॥६९३॥। 


टीका - शुक्ललेश्या विषे विशेष है, सो कहा ? शुक्ललेश्या सैनी मिथ्यादृष्टी 
आदि सयोगी पर्यंत है । तहा जीवसमास सैनी पर्याप्त वा अपर्याप्त ए दोय है नियम 
करि, जाते केवलसमुद्घात का अपर्याप्तपना इहा अपर्याप्त जीवसमास विषे गर्भित 
है। बहुरि श्रयोगी जिन विषे वा सिद्ध विष लेश्या नाही, जैसा परमागम विषे 
कह्मा है । 
थावरकायप्पहुदी, अजोगिचरिमो त्ति होंति भवसिद्धा । 
मिच्छाइट्ठ्टिठाणे, अ्रभव्वसिद्धा हवंति त्ति ॥६<४॥ 
स्थावरकायप्रभृति, अयोगिचरम इति भवंति भवसिद्धाः । 
सिथ्यादृष्टिस्थाने, श्रभव्यसिद्धा भवंतीति ॥६६४॥। 
टीका - भव्यमार्गणा विषे भव्यसिद्ध है, ते स्थावरकाय मिथ्यादृष्टी श्रादि 
अयोगी पर्यत है। अर श्रभव्यसिद्ध एक मिथ्यादृष्टी गुण॒स्थान विषे ही है । इनि 
दोऊनि विषे जीवसमास चौदह-चौदह है । 
सिच्छो सासणमिस्सो, सग-सग-ठाराम्मि होदि श्रयदादो । 
पढमुवसमवेदगसम्मत्तदुग अप्पमत्तोी, त्ति ॥६४५॥ 
सिथ्यात्वं सासनमिश्रो, स्वकस्वकस्थाने भवति अ्रयतात्‌ । 
प्रथमोपशमवेदकसम्यकत्वद्धिकसप्रमत्त इति ॥॥६६५॥। 
टीकए - सम्यकत्वमार्गंणा विषे मिथ्यादृष्टी, सासादन, मिश्र ए तीन तो 
अपने-अपने एक-एक गुरणस्थान विषे है । बहुरि जीवसमास मिथ्यादुप्टी विषे तो 


७४० ] [ गोम्मटसार जीवकाण्ड गाया ६६६-६६७ 


चौदह हैं । सासादन विषे बादर एकेद्री, बेद्री, तेद्री, चौइन्द्री, सैनी, श्रसैनी श्रपर्याप्त 
अर सेनी पर्याप्त ए सात पाइए । द्वितीयोपशम सम्यक्त्व ते पडि जो सासादन कौं 
प्राप्त भया होइ, ताकी अपेक्षा तहा सैनी ' पर्याप्त अर देव अपर्याप्त ए दोय ही जीव- 
समास हैं । मिश्र विषे सेनी पर्याप्त एक ही जीवसमास हे। बहुरि प्रथमोपशम सम्य- 
वत्व अर वेदक सम्यक्त्व ए दोऊ अ्सयतादि श्रप्रमत्त पर्यंत है। तहा जीवसमास प्रथमो- 
पशम सम्यक्त्व विषे तो मरण नाही है, ताते एक सज्ञी पर्याप्त ही है। अर वेदक 
सम्यक्त्व विषे सैनी पर्याप्त वा श्रपर्याप्त ए दोय हैं; जाते धम्मानरक, भवनत्रिक बिना 
देव, भोगभूमिया मनुष्य वा तियँच, इनिकी अ्रपर्याप्त विषे भी वेदक सम्यवृत्व 
सभवे है । | 
हदितीयोपशम सम्यकत्व को कहै है- 


बिदियुवसमस म्मत्तं, श्रविरदसम्मादि संतमोहो त्ति । 
खट्गं सम्म॑ च तहा, सिद्धो त्ति जिर्णेहि णिद्दिदठ ॥६दे९॥ 


द्वितोयोपशमसम्यक्त्वमविरतसम्यगादिशातमोह इति । ह 
क्षायिक सम्यक्त्वं च तथा, सिद्ध इति जिनेनिदिष्टम्‌ ॥॥६९६॥। 


टीका - द्वितीयोपशम सम्यकत्व असयतादि उपशात्त कपाय पय॑त है, जाते 
इस द्वितीयोपशम सम्यक्‍त्व कौ श्रप्रमत्त विषे उपजाय ऊपरि उपशातकषाय पर्यत 
जाइ, नीचे पड, तहा असयत पर्यत द्वितीयोपशम सम्क्त्व सहित झाव, ताते असयत 
श्रादि विषे भी कह्या । तहा जीवसमास सज्ञी पर्याप्त अर देव असयत अपर्याप्त ए दोय 
पांइए हैं, जाते द्वितीयोपशम सम्यक्त्व विषे मरण है, सो मरि देव ही हो है । बहुरि 
क्षायिक सम्यवत्व श्रसयतादि अ्योगी पर्यत ही है । तहा जीवसमास सज्ञी पर्याप्त है । 
श्रर जाके आयु बध हुवा होइ, ताके धम्मा नरक, भोगभूमिया मनुष्य, तिर्य॑च, कप 
निक देव, इतिका अपर्याप्त भी है, ताते दोय जीवसमास है । बहुरि सिद्ध विषे भी 
क्षायिक सम्यक्त्व है, असा जिनदेवने कह्या है । 


सण्णी सण्णिप्पहुदी, खीणकसाओ त्ति होदि रि्रयमेण । 
थावरकायप्पहुदी, श्रसण्णि त्ति हवे असण्णी हु ॥६<७॥ 


संज्ञी संज्ञिप्रभृतिः क्षीय्रकषाय इति भवति नियमेन । 
स्थावरकायप्रभृतियः असंज्ञीति भवेदसज्ञी हि ॥६६४॥ 


प्रम्पाज्ञानवन्विका भाधाटीका ] [ ७४१ 


टीका - सज्ञी मार्गणा विषे सज्ञी जीव मिथ्यादृष्टी आदि क्षीणकपाय पर्यंत 
है । तहां जीवसमास सन्नी पर्याप्त अ्पर्याप्त ए दोय है | बहुरि श्रसज्ञी जीव स्थावर 
कायादिक असैनी पचेद्री पर्यत मिथ्यादृष्टी गुणस्थान,विषे ही है नियमकरि । तहा 
जीवसमास सनी संबधी दोय बिना बारह जानने । ॥$ 


थावरकायप्पहुदी, सजोगिचरिसो त्ति होदि आहारो । 
कस्मइय अणाहारी, अजोगिसिद्धे वि णायव्वो ॥६४प॥। 


स्थावरकायप्रभृतिः, सयोगिचरस इति भवत्ति श्राहारी । 
कार्मण श्रनाहारी, श्रयोगिसिद्धेषपि ज्ञातव्यः ॥६९८॥। 


टीका - आहारमारगणा विषे स्थावर काय मिथ्यादुष्टी आदि सयोगी पर्यत 
आहारी है । तहां जीवसमास चौदह है। बहुरि मिथ्यादुष्टी, सासादन, असंयत, 
सयोगी इनिके कार्माण अवस्था विषे श्रर श्रयोगी जिन अभ्रर सिद्ध भगवान इनि विषे 
श्रनाहार है । तहा जीवसमास अ्पर्याप्त सात, अयोगी की अपेक्षा एक पर्याप्त ए 
आ्राठ है । 

आगे ग्रास्थाननि विषे जीवसमासनि कौ कहै है-- 


मिच्छे चोहसजीवा, सासण अयदे पमत्तविरदे य ! 
सण्णिदुगं सेसगुणे, सण्णीपृण्णो दु खीणो त्ति ॥६८४॥ 


भिथ्यात्वे चतुर्देश जीवाः, सासानायते प्रमत्तविरते च । 
संज्िहिक शेषगुणे, संज्ञिपुर्णस्तु क्षीण इति ॥६९९॥। 
टीका - मिथ्यादुष्टी विषे जीवसमास चौदह है। सासादन विपे, श्रविरत 
विष, प्रमत विषे चकार ते सयोगी विघे सज्ञी पर्याप्त, श्रपर्याप्त ए दोय जीवसमास हैं । 
इहा प्रमत्त विषे आहारक मिश्र अपेक्षा अर सयोगी विपे केवल समुद्घात अपेक्षा 
अप्याप्तपना जानना । बहुरि अवशेष आठ गुणस्थाननि विपे श्रपि शब्द ते श्रयोगी 
विषे भी एक सज्ञीपर्याप्त जीवसमास है । 
ग्ागे मार्गशास्थाननि विषे जीवसमासनि कौ दिखावे है - 
तिरिय-गदीए चोहस, ह॒वंति सेसेसु जाण दो दो द्‌ । 
सग्गणठाणस्सेवं, णेयारिग समासठाणारि[/ ॥७००॥ 


७४२ ] [ गोस्मठसार जोवकाण्ड गाया ७०१-७०२ 


तियंग्गतों चतुर्देश, भवंति वोषेषु जानीहि दो हो तु । 
।.. मसार्गणास्थानस्थेवं, ज्ञेयानि समासस्थानानि ॥७००॥॥ 


टीका - तिय॑चगति विषे जीवसमास चौदह हैं । श्रवशेष गतिनि विषे संज्ञी 
पर्याप्त वा श्रपर्याप्त ए दोय दोय जीवसमास जानने । असे मार्गणास्थानकनि विषे 
यथायोग्य पूर्वोक्त अ्रनुक्रम करि जीवसमास जानने । 


श्रागे गुरास्थाननि विषे पर्याप्ति वा प्राण कहैं हैं- 


पज्जत्ती पाणा वि य, सुगमा भाविदियं ण जोगिम्हि । 
तहिं वाचस्सासाउगकायत्तिगदुगमजोगिणो श्राऊ ॥७०१॥ 


| ; 
पर्याप्तयः प्राणा श्रपि च, सुगमा भावेंद्रियं न योगिनि । 
तस्मिन्‌ वाग्रुच्छवासायुष्ककायत्रिकद्विकमयोगिन श्रायुः ॥॥७० १॥ 


. टीका - चौदह गुणस्थाननि विषे पर्याप्ति अर प्राण जुदे न कहिए है, जातें 
सुगम है । तहा क्षीणकषाय पर्यंत ती छहौ पर्याप्ति हैं, दशौ प्राण है। बहुरि सयोगी 
जिन विषे भावेद्रिय तौ है नाही, द्रव्येन्द्रिय की अ्रपेक्षा छह पर्याप्ति हैं। बहुरि सयोगी 
के प्रारा च्यारि है - १ वचनबल, २ सासोस्वास, ३ आयु, ४ कायबल ए च्यारि हैं। 
अवशेष पचेद्रिय अर मन ए छह प्राण नाही हैं । तहा वचनबल का अभाव होते तीन 
ही प्राण रहै है। उस्वास निश्वास का अभाव होते दोय ही रहै हैं । बहुरि भ्रयोगी 
विषे एक श्रायु प्राण ही रहे है । तहा पूर्वे सचित भया था, जो कर्मनोकर्म का स्कध, सो 
समय समय प्रति एक एक निषेक गलते भ्रवशेष दृचर्धगुणहानि करि गुणित समयश्रबद्ध 
प्रमाण सत्व रह्मा, सो द्रव्याथिक नय करि तौ अयोगी का अ्रतसमय विषे नष्ट हो 
है । पर्यायाथिक नय करि ताके भ्रगतर समय विषे नष्ट हो है - यह तात्पर्य है । 


आगे गुणास्थाननि विषे सज्ञा कहै हैं- 


छट्ठो त्ति पठससण्णा, सकज्ज सेसा य कारणावेक्खा । 
पुव्वो पढमरियट्टो, सूहमो त्ति कमेण सेसाओओ ॥७० २॥ 


षष्ठ इति प्रथमसंज्ञा, सकार्या शेषाश्व काररापेक्षाः । 
अपुर्व: प्रथमानिवत्ति:, सुक्ष्म इति क़मेसा शेषाः ॥॥४०३॥ 


सध्यस्तानचन्द्रिका भाषादीका ] [ ७४३ 


टीका - भिथ्यादुष्टी आदि प्रमत्तपर्यत अपना कार्यसहित च्यार्‌यों सज्ञा है । 
तहां छठे गुरास्थानि आहार सज्ञा का विच्छेद हुवा, अवशेष तीन सज्ञा श्रप्रमत्तादि 
विषे है, सो तिनिका निमित्तभूत कर्म पाइए है । तहा ताकी अपेक्षा है, कार्य रहित 
है, सो श्रपूर्वकरण पर्यत तीन सज्ञा है। तहा भय सजन्ञा का विच्छेद भया । अनिवृत्ति- 
करण का प्रथम सवेदभाग पर्यंत मैथुन, परिग्रह दोय सज्ञा है। तहा मैथुन सन्ञा का 
विच्छेद भया । सक्ष्मसापराय विषें एक परिणग्रह सज्ञा रही। ताका तहा ही विच्छेद 
भया । ऊपरि उपशात कषायादिक विषे कारण का अभाव ते कार्य का भी श्रभाव 
है । ताते कार्य रहित भी सर्व संज्ञा नाही है । 


मग्गण उवजोगा वि य, सगमा पव्व॑ं परूविदत्तादो । 
गदिश्रादिस सिच्छादी, परूविदे रूविदा होंति ॥७०३॥ 


सागर उपयोगा श्रपि च, सुगमाः पूर्व प्ररूपितत्वात्‌ । > 
गत्यादिषु सिथ्यात्वाद्दों, प्ररूपिते रूपिता भवंति ॥७०३॥...._ - 


टीका - गुणस्थानकनि विषे चौदह मार्गणा अर उपयोग लगाना सुगम है, 
जाते पूर्वे प्रह्पण करि आए हैं । मार्गणानि विषे गुणस्थान वा जीवसमास कहे । 
तहा ही कथन आय गया, तथापि मदबुद्धिनि के समभने के निमित्त बहुरि कहिए है। 
नरकादि गतिनामा नामकर्म के उदय ते उत्पन्न भई पर्याय, ते गति कहिए, सो मिथ्या- 
दृष्टी विषे च्यारुयो नारकादि गति, पर्याप्त वा श्रपर्याप्त है। सासादन विषे नारक 
भ्रपर्याप्त नाही, श्रवशेष सर्व है। मिश्र विषे च्यारयों गति पर्याप्त ही हैं। असयत 
विषे धम्मानारक तौ पर्याप्त अ्रपर्याप्त दोऊ है । श्रवशेष नारक पर्याप्त ही है | बहुरि 
भोगभूमिया तिर्यंच वा मनुष्य अर कर्मभूमिया मनुष्य अर वेमानिक देव तौ पर्याप्त 
वा अपर्याप्त दोऊ है | अर कर्मभूमिया त्तियच अर भवनत्रिक देव ए पर्याप्त ही चतुर्थ 
गुणस्थान विषे पाइए हैं । बहुरि देशसंयत विषे कर्मभूमिया तिर्यच वा मनुष्य पर्याप्त 
ही है। बहुरि प्रमत्त विषे मनुष्य पर्याप्त ही है, आहारक सहित पर्याप्त, अ्रपर्याप्त 
दोऊ है । बहुरि प्रमत्तादि क्षीणकषाय पर्यत मनुष्य पर्याप्त ही है, सयोगी विपे पर्याप्त 
वा समुद्घात अपेक्षा अपर्याप्त है | अयोगी पर्याप्त ही है । 


बहुरि एकेद्रियादिक जातिनामा नामकर्म के उदय ते निपज्या जीव के पर्याय 
सो इन्द्रिय हे । तिनकी मार्गणा एकेद्वियादिक पंच है । ते मिथ्यादृष्टी विपे ती पाचों 


७४४ ] [ गाम्मठसार जीवकाण्ड गाषा ७०३ 


पर्याप्त वा अ्रपर्याप्त है । सासादन विपे अपर्याप्त तौ पाचौं पाइए अर पर्याप्त एक 
पचेद्रिय पाइए है । मिश्र विपे पर्याप्त पच्ेद्रिय ही है । श्रसयत विषे पर्याप्त वा अप- 
यप्ति पचेद्री है । देशसयत विपे पर्याप्त पचेद्री ही है । प्रमत्त विष आहारक श्रपेक्षा 
दोऊ है। अप्रमत्तादि क्षीणकपाय पर्यंत एक पचेद्रिय पर्याप्त ही है । सयोगी विषे 
पर्याप्त है, समुद्घात अपेक्षा दोऊ हैं । श्रयोगी विषे पर्याप्त ही पच्चेद्रिय हैं । 


पृथ्वीकायादिक विश्ञेप कौ लीए एकेद्रिय जाति भर स्थावर नामा वामकर्म 
का उदय अर त्रस नामा नामकर्म का उदय ते निपजे जीव के पर्याय ते काय कहिए, 
ते छह प्रकार है | तहा मिथ्यादृष्टी विषे तो छहौ पर्याप्त वा अपर्याप्त हैं। सासादत 
विषे बादर पृथ्वी, श्रप, वनस्पती ए स्थावर अर त्रस विष॑ बेंद्री, तेद्री, चौंद्री, असेनी 
पचेंद्री ए तौ श्रपर्याप्त ही है । भ्रर सेनी त्रस काय पर्याप्त, श्रपर्याप्त दोऊ हैं । आगे 
सज्ञी पचेद्विय त्रस काय ही हैं, तहा मिश्र विष पर्याप्त ही हैं। भ्रविरत विषे दोऊ हें। 
देशसयत विष पर्याप्त ही है | प्रमत्त विष पर्याप्त है। आहारक सहित दोऊ हैं। 
श्रप्रमत्तादि क्षीणकषाय पर्यत पर्याप्त ही हैं, सयोगी विषे पर्याप्त ही है । समुद्घात 
सहित दोऊ है । अ्रयोगी विपषे पर्याप्त ही है । 


पुदूगल विपाकी शरीर अर अगोपाग नामा नामकर्म के उदय ते मन, वचन, 
काय करि सयुक्त जी जीव, ताके कर्म नोकर्म आवने कौ कारण जो शक्ति वा तांकरि 
उत्पन्न भया जो जीव के प्रदेशनि का चचलपना, सो योग है। सो मन-वचन-काय 
भेद ते तीन प्रकार है । तहा वीर्यांतराय अ्रर नोइन्द्रियावरण कर्म, तिनके क्षयोपशम' 
करि अगोपाग नामकर्म के उदय करि मनःपर्याप्ति समुक्त जीव के मतोवर्गणारूप जे 
पुदूगल भ्राए, तिनिका श्राठ पाखडी का कमल के आकार हृदय स्थानक विषे जो 
निर्माण नामा नामकर्म ते निपज्या, सो द्रव्य मन है । तहा जो कमल की पाखडीनि 
का अग्नभागनि विपे नोइन्द्रियावरण का क्षयोपशमयुक्त जीव का प्रदेश समूह हैं, 
तिनिविषे लव्धि उपयोग लक्षण कौ धरे, भाव॑ मन है। ताका जो परिणमन, सो 
मनोयोग है । सो सत्य, असत्य, उभय, अनुभय रूप विषय के भेद ते च्यारि प्रकार है । 
बहुरि भाषापर्याप्ति करि सयुक्त जो जीव, ताके शरीर नामा चामकर्म के उदय करि 
प्र स्वरनामा नामकर्म का उदय का 'सहकारी कारण करि भाषावगंणारूप भाए 
जे पुदूगल स्कथ तिनिका च्यारि प्रकार भाषारूप होइ परिणमन, सो वचन योग है। 
सो वचन योग भी सत्यादिक पदार्थनि का कहनहारा है, ताते च्यारि ब्रकार है ।, 


पम्पस्शानचचिका भाषादीका ) [ ७४५ 


बहुरि औदारिक, वेक्रियिक, आहारक शरीर नामा नामकर्म के उदय करि आहार 
वर्गशारूप आए जे पुद्गल स्कंध, तिनिका निर्माण नामा नामकर्म के उदय करि 
निपज्या जो शरीर, ताके परिणमन के निमित्त ते जीव का प्रदेशनि का जो चचल 
होना, सो औदारिक आदि काय योग है । .बहुरि शरीरपर्याप्ति पूर्णो न होइ तावत्‌ 
एक समय घाटि अतर्मुहर्त पर्यत, तितके मिश्र योग है। इहा मिश्रपना कह्या है, सो 
झ्रौदारिकादिक नोकर्म की वर्गणानि का झाहरण आप ही ते न हो है, कार्माण वर्गणा 
का सापेक्ष लीए है, ताते कह्या है । बहुरि विग्रह गति विषे ओऔदारिकादिक नोकर्म 
की वर्गणानि का तौ ग्रहण है नाही, कार्माण शरीर नामा नामकर्म का उदय करि 
कार्माण वर्गणारूप आए जे पुद्गल स्कंध, तिनिका ज्ञानावरणादिक कर्म पर्याय करि 
जीव के प्रदेशनि विषे बध होते भया जो जीव के प्रदेशनि का चचलपना, सो कार्माण 
काययोग है । ग्ंसे ए पद्रह योग है । 


तिसु तेरं दस मिस्से, सत्तसु णब छट्ठयम्मि एगारा । 
जोगिम्मि सत्त जोगा, श्रजोगिठारं हवे सुण्णं ॥७०४॥। 


त्रिषु तऋयोदश दश सिश्रे, सप्तसु नव षष्ठे एकादश । 
योगिनि सप्लत योगा, श्रयोगिस्थानं भवेत्‌ शून्यम्‌ ॥७०४।। 


ठीका - कहे पद्रह योग, तिनि विषे मिथ्यादुष्टी, सासादन, असयत इन तीनों 
विषे तेरह तेरह योग है, जाते श्राह्दरक, आहारकमिश्र, प्रमत्त बिना अन्यत्र नाही हैं। 
बहुरि मिश्र विषे औदारिक मिश्र, वेक्रियिकमिश्र, कार्माण ए तीनो भी नाही; ताते 
दश ही है । बहुरि ऊपरि सात गुणस्थानकनि विषे वैक्रियिक योग भी नाही है, ताते 
प्रमत्त विषे तो झ्ाहारकद्विक के मिलने ते ग्यारह योग है, औरनि विषे नव नव योग 
है । बहुरि सयोगी विष सत्य-अनुभय मनोयोग, सत्य-म्रनुभय वचनयोग, श्रौदारिक, 
शौदारिकमिश्र, कार्माण ए सात योग है । अयोगी गुणस्थान विषे ग्रोग नाही ताते 
शूत्य है । बहुरि स्त्री, पुरुष, नपुसक वेदनि करि उदय करि वेद हो है, ते तीनौ 
अनिवृत्तिकरण के सवेदभाग पर्यत, है, ऊपरि नाही । 


बहुरि क्रोधादिक च्यारि कषायनि का यथायोग्य अनतानुब्धी इत्यादि रूप 
उदय होत संते क्रोध, मान, माया, लोभ हो हैं। तहा मिथ्यादुप्टी सासादन विप तो 
अनतानुबंधी आदि च्यारि च्यारि प्रकार है । मिश्र श्रयत विपे अनतानुवधी विना 


७४६ ] [ गोम्मटसार जीवकाण०ंड गाया ७०४ 


तीनतीन प्रकार है । देशसयत विपषे अप्रत्याख्यान विना दोय दोय प्रकार है । प्रमत्तादि 
भ्रतिवृत्तिकरण का दूसरा भागपर्यंत सज्वलन क्रोध है। तीसरा भाग पर्यत मान है । 
चौथा भाग पर्यत माया है। पचम भाग पर्यत बादर लोभ है । सूक्ष्मसापराय विषे 


सृक्ष्म लोभ है । ऊपर सर्व कपाय रहित है । 


मति, श्रुत, अवधि, मन पर्ययज्ञानावरण के क्षयोपशम ते मति श्रादि ज्ञान हो 
है । केवल ज्ञानावरण के समस्त क्षय ते केवलज्ञान हो है । मिथ्यात्व का उदय करि 
सहवर्ती असे मति, श्रुत, भ्रवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम ते कुमति, कुश्रुत, विभग 
ज्ञान हो है, सो से मिलि आठ ज्ञान भए। तहा मिथ्यादुष्टी सासादन विषे तौ तीन 
कुज्ञान हैं । मिश्र विषे तीन वुज्ञान वा सुज्ञान मिश्ररूप है । अ्रविरत भ्रर देशसयत 
विषे मति, श्रुत, श्रवधि ए आदि के तीन सुज्ञान हैं । प्रमत्तादि क्षीणकषायपर्यत विषे 
मन'पर्यय सहित आदिक के च्यारि सुज्ञान है। सयोगी, अयोगी विषे एक केवल- 
ज्ञान है। 

बहुरि सज्वलन की चौकडी अर नव नोकषाय इनके मद उदय करि ब्रत का 
धारना, समिति का पालना, कषाय का निग्नह, दड का त्याग, इद्रियनि का जय असे 
भावरूप सयम हो है । सो सयम सामान्यपने एक सामायिक स्वरूप है, जाते सर्वंसा- 
वद्ययोगविरतो5स्मि' मैं सर्वे पाप सहित योग का त्यागी हू, जैसे भाव विषे सर्वे 
गर्ित भए । विशेपपने अ्सयम, देशसयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, 
सृक्ष्मसापराय, यथाख्यात भेद ते सात प्रकार है। तहा असयत पर्यत च्यारि गुण- 
स्थाननि विषे भ्रसयम ही है । देशसयत विषे देशसयम है । प्रमत्तादिक अनिवृत्तिकरण 
पर्यत सामायिक, छेदोपस्थापना है । प्रमत्त-अ्रप्रमत्त विषे परिहार विशुद्धि भी है । 
सृक्ष्मसापराय विपे सूक्ष्मसापराय है । उपशात कषायादिक विषे यथाख्यात सयम है ।' 


बहुरि चल्लु, अ्रचक्षु, अवधि दर्शनावरण के क्षयोपशम ते अर केवलदर्शनावरण 
के समस्त क्षय ते चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन हो है । तहा मिश्रगुणस्थान पर्यत 
तौ चक्षु, अचक्षु, दोय दर्शन है। अ्सयतादि क्षीणकषाय पर्यत विषे चक्षु, भ्रचक्षु 
झवधि तीन दर्शन है । सयोग, अयोग अर सिद्ध विषे केवल दर्शन है । 


कषाय के उदय करि अनुरजित अैसी मन, वचन, कायरूप योगनि की प्रवृत्ति 
सो लेश्या है । सो शुभ-अशुभ के भेद ते दोय प्रकार है। वहा प्शुभलेश्या कृष्ण, 
नील, कपोत भेद ते तीन प्रकार है । शुभ लेश्या तेज, पद्म, शुक्लभेद ते तीन प्रकार 


हस्पसशानचन्द्रिका भावाटीका | ' [ ७४७ 


है । तहा असयत पर्यत तो छहौ लेश्या है। देशसयतादि भ्प्रमत्त पर्यत विषे तीन शुभ- 
लेश्या ही है। श्रपूर्वकरणादि सयोगी पर्यत विषे शुक्ललेश्या ही है। श्रयोगी, योग 
के भ्रभाव ते लेश्या रहित है । 


सामग्रीविशेष करि रत्ननत्रय वा भ्नंत चतुष्टयरूप परिणमने कौं योग्य, सो 
भव्य कहिए । परिणमने को योग्य नाही, सो अश्रभव्य कहिए । इहा अ्रभव्य राशि 
जघन्य युक्तानन्त प्रमाण है । संसारी राशि मे इतना घटाए, श्रवशेष रहै, तितने भव्य 
सिद्ध हैं। सो भव्य तीन प्रकार - १ आसन्नभव्य, २ दूरभव्य, ३ अ्भव्यसमभव्य । जे 
थोरे काल मे मुक्त होने योग्य होइ, ते आसन्नभव्य है। जे बहुत काल मे मुक्त होने 
होइ, ते दूर भव्य है। जे त्रिकाल विषे मुक्त होने के नाही, केवल मुक्त होने की 
योग्यता ही कौ धरे हैं, ते श्रभव्यसम भव्य है। सो इहा मिथ्यादृष्टी विषे भव्य-अ्रभव्य 
हैं। सासादनादि क्षीणकषायपर्यत विषे एक भव्य ही है। सयोग-श्रयोग विषे 
भव्य अ्भव्य का उपदेश नाही हैं । 


४ बहुरि अ्नादि मिथ्यादृष्टी जीव क्षयोपशमादिक पचलब्धि का परिणामरूप 
परिणया । तहा मिथ्यादृष्टी ही विषे करण कीए, तहा अनिवृत्तिकरण का अंत 
समय विषे अ्रनतानुबधी अर मिथ्यात्व इनि पचनि का उपशम करि ताके अनतर 
समय विषे मिथ्यात्व का ऊपरि के वा नीचे के निषंक छोडि, बीचि के नि्षेकनि का' 
अभाव करना, सो अ्रतर कहिए, सो अतर्मुहु्तं के जेते समय तितने निषेकनि का 
श्रभाव अनिवृत्तिकरण विषे ही कीया था, सो तिनि निषेकनिरूप जो अतरायाम सबधी 
अतर्मुहत काल, ताका प्रथम समय विष प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौ पाइ असयत हो है । 
वा प्रथमोपशम सम्यक्त्व श्र देशब्रत, इनि दोऊनि कौ युगपत्‌ पाइ करि देशसयत हो 
है | अथवा प्रथमोपशम सम्यक्‍्त्व अर महात्रत, इनि दोऊनि कौ युगपत्‌ पाइ करि 
भ्रप्रत्तसयत हो है । तहा तिस पावने के प्रथम समय ते लगाइ, अतर्मुहृर्त ताईं गुण 
सक्रमण विधान करि मिथ्यात्वरूप द्रव्यकर्म को गरृणसक्रमण भागहार करि घटाइ 
घटाइ तीन प्रकार करे है । गुणसक्रमण विधान अर गुणसक्रमण भागहार का कथन 
श्रागे करेगे, तहा जानना । सो मिथ्यात्व प्रकृति रूप अर सम्यक्त्वमिथ्यात्व प्रकृतिरूप 
वा सम्यक्त्व प्रकृतिरूप असे एक मिथ्यात्व तीन प्रकार तहां कीजिए है; सो इनि 
तीनो का द्रव्य जो प्रमाणनि का प्रमाण, सो अ्रसख्यात गुणा, असख्यात गणा घाटि 
भनुक़्म ते जाचना । 


७४८ ] [ गोम्मठसार जीवकाण्ड गाया ७०४ 


इहा प्रश्न - जो सिथ्यात्व कौ भिथ्यात्व प्रकतिछृप कहा कीया ? 


ताकां समाधान - पूर्वे जो उस मिथ्यात्व की स्थिति थी, तामे अ्तिस्थापना- 
वली मात्र घटावे है, सो अतिस्थापनावली का भी स्वरूप आगे कहैगे'। जो भ्रप्र- 
मत्त गुणस्थान कौ प्राप्त हो हैं, सो श्रप्रमत्त स्यो-प्रमत्त मे अर प्रमतस्यो-अप्रमत्त में 
सख्यात हजार बार आवे जाय है। ताते अथमोपशम सम्यकत्व प्रमत्त विष भी कहिए 
ते ए च्यार॒यों गुणस्थानवर्ती प्रथमोपशमसम्यक्त्व का अतर्मुहृर्त काल विष जघन्य एक 
समय उत्कृष्ट छह आवली अवशेप रहै, अर तहा अनतानुबधी की किसी प्रकृति का 
उदय होइ तौ सासादन होइ। बहुरि जो भव्यता गुण का विशेष करि सम्यक्त्व गुण 
का नाश न होइ तौ उस उपशम सम्यक्त्व का काल को पूर्ण होते सम्यक्त्व प्रकृति के 
उदय ते वेदक सम्यर्दृष्टी हो है । बहुरि जो मिश्र प्रकृति का उदय होइ, तौ सम्यग्मि- 
थ्यादृष्टी हो है । बहुरि जो मिथ्यात्व ही का उदय आव तो मिथ्यादृष्टी ही होइ जाइ। 


बहुरि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व विषे विशेष है, सो कहा ? 


उपशम श्रेणी चढने के निमित्त कोई सातिशय अप्रमत्त वेदक सम्यग्दृष्टी तहा 
भ्रप्रमत्त विषे तीन करण की सामथ्य करि श्रनतानुबंधी का प्रशस्तोपशम बिना अप्र- 
शस्तोपशम करि ऊपरि के जे निषेक, जिनिका काल नआाया है, ते तौ हैं ही, जे 
नीचे के निषेक अनतानुबधी के हैं, तिनिकौ उत्कर्षण करि ऊपरि के निषेकनि विषे 
प्राप्त करे है वा विसयोजन करि अन्य प्रकतिरूप परिणमावे है, असे क्षपाइ दर्शन- 
मोह की तीन प्रकृति, तिनिका बीचि के निषेकनि का अभाव करने रूप अ्रतरकरण 
करि अतर कीया । बहुरि उपशमविधान करि दर्शनमोह की प्रकृतिनि कौ उपशमाइ, 
अतर कीए निषेक सबधी अतमु हुर्त काल का प्रथम समय विषे ह्वितीयोपशम सम्य- 
रृष्टी होइ, उपशम श्रेणी कौ चढि, क्रम ते उपशात कषाय पर्यंत जाइ, तहा भतमु - 
हृते काल तिष्ठि करि, अनुक्रम ते एक एक गुरणास्थान उतरि करि, श्रप्नममत्त गुरुस्क्ान 
को प्राप्त होइ, तहा अ्प्रमत्त स्यो प्रमत्त मे वा प्रमत्त स्यो अप्रमत्त मे हजारा बार 
ग्रावे जाई, तहास्यों नीचे देशसयत होइ, तहा तिष्ठे, व्रा श्रसयत होइ तहा तिष्ठे । 
भ्रथवा जो ग्यारह्वा आदि गुणस्थाननि विषे मरण होइ, तौ तहा स्यो श्रनुक्रम बिना 
देव पर्यायरूप भ्रसयत हो है । वा मिश्र प्रकृति के उदय ते मिश्र गुणस्थानवर्ती हो है 
वा भ्रनतानुबधी के उदय होते ह्वितीयोपशम सम्यक्त्व ,कौं विराध है, श्रैसी किसी 
झ्ाचार्य की पक्ष की अ्रपेक्षा सासादन हो है । वा मिथ्यात्व का उदय, करि मिथ्या- 


सम्पतानचणिका भाषादीका ] .. , [ ७४६ 


दृष्टी हो है । बहुरि श्रसयतादिक च्यारि गुणस्थानवर्ती जे मनुष्य, बहुरि श्रसयत, देश- 
सयत गुणस्थानवर्ती उपचार महात्रत जिनके पाइए है, गसी आर्या स्त्री, ते कर्मभूमि 
के उपजे जैसे वेदक सम्यक्त्वी होइ, तिनहीके केवली श्रुतकेवली दोन्‍्यो विषे किसी 
का चरणा के निकटि सात प्रकृति का सर्वथा क्षय होते क्षायिक सम्यकत्व हो है, सो 
असे सम्यक्त्व का विधान कह्मा । 


सो सम्यकत्व सामान्यपने एक प्रकार है। विशेषपने १ मिथ्यात्व, २ सासादन 
३ मिश्र, ४ उपशम, ५ वेदक, ६ क्षायिक भेद ते छह प्रकार है। तहा मिथ्यादृष्टी विषे 
तो मिथ्यात्व ही है । सासादन विषे सासादन है । मिश्र विषे मिश्र है। अ्रसयतादिक 
प्रप्रमत्त पर्यत विषे उपशम (औपशमिक), वेदक, क्षायिक तीन सम्यकक्‍त्व है। अपूर्वे- 
करणादि उपशांत कषाय पर्यत उपशमश्रेणी विष उपशम, क्षायिक दोय सम्यक्त्व है। 
क्षपक श्रेणीरूप अ्रपूवक रणादिक सिद्ध पर्यत एक क्षायिक सम्यक्त्व ही है 


''. बहुरिनोइंद्रिय, जो मन, ताके आवरण के क्षयोपशम ते भया जो ज्ञान, 
ताकीं सज्ञा कहिए । सो जिसके पाइए, सो सज्ञी है । जाके न पाइए अर यथासभव 
प्रन्य इन्द्रियनि का ज्ञान पाइए, सो असज्ञी है। तहा सज्ञी भिथ्यादृष्टि आदि क्षीण 
कषाय पर्यत है । असज्ञी मिथ्यादृष्टी विपे ही है। सयोग अयोग विषे मन-इन्द्रिय 
सम्बन्धी ज्ञान नाही है; ताते सज्ञी-असज्ञी न कहिए है । 


बहरि शरीर अर अगोपाग नामा नामकर्म के उदय ते उत्पन्न भया जो शरीर 
वचन, मन रूप नोकर्म वर्गमणा का ग्रहण करना, सो आहार है | विग्रहगति विपं वा 
प्रतर लोक पूर्ण सहित सयोगी विपे वा श्रयोगा विपे वा सिद्ध विषे अ्रनाहार है, ताते 
भिथ्यादृष्टी, सासादन, असयत, सयोगी इनि विपे तो दोऊ है। अश्रवशप नव गुण- 
स्थान विपषे आहार ही है । अयोगी विषे वा सिद्ध विपे अनाहार ही है । 


गुणस्थाननि विपे उपयोग ,कहै है - 


दोण्हूं पंच य छच्चेव, दोसु मिस्सम्मि होति वामिस्सा । 
सत्तुवजोगा सत्तसु, दो चेव जिसे यसिद्धे य ॥७०४॥ 


द्यो: पंच च पटुचेच, दयोभिशवे नवंति ब्यामिश्वाः । 
सप्तोपयोगा: सप्तसु, द्वो चंद जिने च सिझ्धें च छ०४॥ 


७४० ] [ गोम्मटसार जोवकाष्ड गाधों ७०४ 


टीका - गुण पर्यायवान्‌ वस्तु है, ताके ग्रहण॒रूप जो व्यापार प्रवर्तन, सो उप 
योग है । ज्ञान है, सो जानने योग्य जो वस्तु, ताते नाही उपज हैं। सो कह्या है - 


स्वहेतुजनितोः्प्यर्थः, परिच्छेद्यः स्वततो यथा । 
तथा ज्ञान स्वहेतृत्यं, परिच्छेदात्मक॑ स्वतः ॥११॥॥ 


याका अर्थ - जैसे वस्तु अपने ही उपादान कारण ते निपज्या, आपही ते 
जानने योग्य है । तैसे ज्ञान अपने ही उपादान कारण ते निपज्या, आपही ते जानने- 
हारा है | बहुरि ज्ञेय पदार्थ अर प्रकाशादिक ए ज्ञानका कारण नाही, जाते ए तौ ज्ञेय 
है । जैसे अधकार ज्ञेय है, तैसे ए भी ज्ञेय है - जानने योग्य हैं । जानने कौं कारण 
नाही, असा जानना । बहुरि सो उपयोग ज्ञान दर्शन के भेद ते दोय प्रकार है । तहा 
कुमति, कुश्नुत, विभग, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल भेद ते ज्ञानोपयोग श्राठ 
प्रकार है । चक्षु, अचक्षु, श्रवधि, केवल भेद ते दर्शनोपयोग च्यारि प्रकार है । तहा 
मिथ्यादृष्टी सासादन विषे तो कुमति, कुश्रुत, विभग ज्ञान, चक्षु, अचक्षु, दर्शन ए 
पाच उपयोग हैं । बहुरि मिश्रविषे मिश्ररूप मति, श्रुत, भ्रवधि ज्ञान, चक्षु, भ्च॒ल्षु, 
झवधि दर्शन, ए छह उपयोग हैं | असयत देशसयत विषे मति, श्रुत, अवधिज्ञान, चक्षु/ 
अचक्षु, श्रवधिदर्शन ए छह उपयोग है । प्रमत्तादि क्षीणकषाय पर्यत विषे तेई मत - 
पर्यय सहित सात उपयोग है । सयोगी, अयोगी, सिद्ध विषे केवलज्ञान केवलदर्शन ए 
दोय उपयोग है । 

इति आचाय॑े श्रीनेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पचसग्रह ग्र थ की जीवतत्त्व 
प्रदीपिका नाम सस्क्ृत टीका के अनुसार सम्यस्ज्ञान चन्द्रिका नामा भाषाटीका विदे 
प्ररूपित जे बीस प्ररूपणणा, तिनिविषे गुणस्थाननिविषे बीस प्ररूपणा निरूपण 
नामा इकवीसवा अधिकार सम्पूर्ण भया ।॥२१॥। 


बाईसवां अधिकार : आलापाधिकार 


सुरनर गणपति पृज्यपद, बहिरंतर श्री धार । 
तेमि धर्मरथनेमसिसम, भजों होंहु श्रोसार ॥२२॥। 


आगे आलाप अधिकार कौ अपने इष्टदेव को नमस्कार पूर्वक कहनेकौ प्रतिज्ञा 
गोयसथेरं पणसिय, श्रोघादेसेस वीसभेदाणं। 
जोजणिकाणालावं, वोच्छामि जहाकम सुणह्‌ ॥७०६॥। 


गोतमस्थविरं प्ररपम्य, श्रोघादेशनोविशभेदानास्‌ । 
योजनिकानामालापं, वक्ष्यासि यथाक्रमं श्णुत ॥॥७०६॥।॥ 


दीका - विशिष्ट जो गो कहिए भूमि, आठवी पृथ्वी, सो है स्थविर कहिए 
सास्वती, जाके असा सिद्धसम्‌ है, श्रथवा गौतम है स्थविर कहिए गणधर जाके जैसा 
वर्धभान स्वामी अ्रथवा विशिष्ट है गो कहिए वाणी जाकी श्रेसा स्थविर कहिए मुनि- 
समूह, सो असे जु गौतम स्थविर ताहि प्रणम्य नमस्कार करिके ओघ जो गुणस्थान 
अर आ्रादेश जो मार्गणास्थान, इनिविषे जोडनेरूप जो गुणस्थानादिक बीस प्ररूपणा, 
तिनिका आलाप, ताहि यथाक्रम कहौगा, सो सुनहु । जहा बीस प्ररूपणा प्ररूपिए, 
श्रेसे विवक्षित स्थाननि का कहना ताका नाम श्रालाप जानना । सो कहै है - 


ओघे चोदसठाणे, सिद्धे वीसदिविहाणमालावा । 
'._वेदकसायविभिण्णे, श्रणियट्रीपंचभागे य ॥७०७॥ 


ग्रोधे चतुर्देशस्थाने, सिद्धें विशतिविधानामालापाः । 
वेदकषायविभिन्ने, अ्रनिवृत्तिपंचभागे च ॥७०७॥। 


टीका - ओघ जो गुरास्थान अर चौदह मार्गणास्थान ए परमागम विष 
प्रसिद्ध है। सो इनिविषे गुणजीवा पज्जत्तो इत्यादिक बीस प्ररूपणानि का सामान्य 
पर्याप्त, श्रपर्याप्त ए तीन आलाप हो है । बहुरि वेद अर कषाय करि है भेद जिनि 
विषे जैसे अनिवृत्तिकरण के पंच भाग तिनिविषे आलाप जुदे-जुदे जानने । 


७५२ ] [ गोम्मटस्तार जीवकाण्ड गाया ७०५८-७०६-७१० 


तहा गृणस्थाननि विषे कहै हैं - 


झ्रोघे मिच्छदुगे वि य, अयदपसत्तें सजोगिठाणम्मि । 
तिण्णेव य आलावा, सेसेसिक्को हवे रिस्‍यमा ॥७०८॥ 


ओघे भिथ्यात्वद्विकेषपि च, अ्रयतप्रमत्तयो: सयोगिस्थाने । 
त्रय एवं चालापा:, शेषेष्वेको भवेश्षियमात्‌ ।॥७०८॥। 


टीका - गुणस्थाननि विषे मिथ्यादृष्टी, सासादन, असयत, प्रमत्त, सयोगी 
इनि विषे तीन तीन श्रालाप हैं। अवशेष गुणस्थाननि विपे एक पर्याप्त आलाप है 


नियमकरि । 
इस ही भ्रर्थ कौं प्रकट करे हैं - 
सामण्णं पज्जत्तमपज्जत्तं, चेंदि तिण्णि आलावा । 
दवियप्पसपज्जत्तं, लद्धी रिप्रव्वत्तगं चेदिं ॥॥७०४॥।। 


सामान्यः पर्याष्तः, श्रपर्याप्तश्व ति त्रय आलापा । 
द्विविकल्पोथ्पर्याप्तो, लब्धिनिव त्तिकश्वे ति.॥॥७०९॥ 


टीका - ते श्रालाप तीन है, सामान्य, पर्याप्त, अ्रपर्याप्त । जहा पर्याप्त-अप- 
याप्त दोऊ का समुदायरूप सामान्यपने ग्रहण कीजिए, सो सामान्य आलाप है । बहुरि 
जहा पर्याप्त ही का ग्रहण होइ, सो पर्याप्त आलाप है । जहा अपर्याप्त ही का प्रहरण 
होइ, तहा अपर्याप्तालाप है | तहा अपर्याप्तालाप दोय प्रकार है - एक लब्धि अप- 
यप्त १, एक निवृ त्ति अपर्याप्त । जाका क्षुद्रभव प्रमाण आयु होइ, पर्याप्ति पूर्ण भए 
पहिले ही मरण कौ प्राप्त होइ, सो लब्धि श्रपर्याप्त है । बहुरि जाक॑ शरीर पर्याप्ति 
पुरण होगा यावत्‌ पूर्ण न हुआ होइ, तावत्‌ नि्वृत्ति अंपर्याप्त है । 


दविहृं पि अपज्जत्तं, श्रोधे मिच्छेव होदि रिषियमरा । 
सासरअ्रयदपमत्ते, रिरव्वत्तिअपुण्णगों होदि ॥७१०॥ 


हिविधोष्यपर्याप्त, श्रोघे मिथ्यात्व' एव भर्वति'नियमेन |. , 
सासावनायतप्रमत्तेषु निवृत्त्यपूर्णकों भवति ॥७१०॥' ह 


सम्यग्ञानचन्दिका भाषादीका ] ( ७५३ 


टीका - सो दोऊ 'प्रकार अपर्याप्त आलाप सामान्‍य भिथ्यादृष्टी विषे ही 
पाइए है । बहुरि सासादन, श्रसयत, प्रमत्त विषे निवृत्ति अ्रपर्याप्त ही आलाप है । 


जोगं पडि जोगिजिणे, होदि हु रिगयमा अ्रपुण्णगत्तं तु । 
ग्रवसेस-णाव-टठारोे, पज्जत्तालावगो एक्को ॥७११॥ 


योग प्रति योगिजिने, भवति हि नियमादपूर्णकत्वं तु । 
प्रवशेषनवस्थाने पर्याप्तालापक एकः ॥॥७११॥। 


टीका - सयोगीजिन विषे नियमकरि योगनि की श्रपेक्षा ही श्रपर्याप्त आलाप 
है । अँसे अ्पर्याप्त आलाप विष विशेष है, सो इनि पंच गुणस्थाननि विषे तौ तीन 
आलाप है । बहुरि श्रवशेष नव गुणस्थान रहे, तिनिविषे" एक पर्याप्त आलाप ही है । 
भागे चौदह मार्गणा स्थानकनि विष कहै है- 


सत्तण्ह पुढबीरं, ओघे मिंच्छे य॒ तिण्रि आलावा । 
पढमाविरदे वि तहा, सेसारां पृण्णगालावों ॥७१२॥ 


सप्तानां पृथिवीनां, श्रोघे मिथ्यात्वे च त्रय आलापाः । 
प्रथमाविरतेषपि तथा, शेषारां पूर्णाकालापाः ॥७१२।। 


टीका - नरकगति विषे सामान्यपने सप्तपृथ्वी सबधी मिथ्यादृष्टी विषे तीन 
प्रालाप है । भ्रर तेसे ही प्रथम पृथ्वी संबंधी अ्रसयत विषे तीन आलाप है । जो नर- 
कायु पहिले बाध्या होइ, जैसा वेदक, क्षायिक सम्यग्दुष्टी जीव सो तहा ही प्रथम 
पृथ्वी विषे उपजे है। बहुरि अवशेष पृथ्वी सबधी अविरंत श्रर सर्व प्रथ्वी का सासा- 
दन, मिश्र, इनके एक पर्याप्त श्रालाप ही है । 


तिरियचउक्काणोघे, मिच्छदुगे अविरदे य तिण्णेव । 
णवरि य जोणिणि श्रयदे, पुण्शो सेसे वि पृण्णोदु ॥७१३॥ 


तियंक्चतृष्काणामोघे, मिथ्यात्वद्धिके अविरते च चय एवं । 
नवरि च योनिन्‍्ययते, पूर्ण: शेषेषपि पूर्रास्तु ॥७१३॥। 
टीका - तियँच पंच प्रकार । सर्वे भेद जामे गभित जैसा त्ञामान्य तियँच । 
बहुरि जाके पाचों इन्द्रिय पाइए असा पचेंद्री तियँच ।' बहुरि जो पर्याप्त श्रवस्था कौं 


७५४ ] [ गोस्सूटसार जीवकाण्ड गाया ७१४ 


धारे सो पर्याप्त तियँच । बहुरि जो स्त्रीवेदरूप है, सो योनिमत तिर्यच । जो लब्धि 
अपर्याप्त भ्रवस्था कौं धारे सो लब्धि श्रपर्याप्त तिय॑च । ग हक 


तहा सामान्यादिक चारि प्रकार तियँचनि के पच गुणस्थान पाइए । तहा 
मिथ्यादृष्टी, सासादन, श्रविरत विषे तीन -तीन., भ्रालाप हैं । तहा, इतना विशेष है- 
योनिमत तिर्य॑ंच के अविरत विषे एक पर्याप्त आलाप ही है, जाते जो पहिले' तिर्य॑च 
श्राय्नु बाध्या होइ तो भी सम्यर्दुष्टी स्त्रीवेद नपुसकवेद विष न उपजे । बहुरि सिश्र 
वा देशविरत विषे पर्याप्त आलाप ही है। 


तेरिच्छियलद्धियपज्जत्ते, एक्‍्को अपण्ण आलावो । 
। , मसलोघं सणुसतिए, मणुसिरिश्रयदम्हि पज्जत्तो ॥७१४॥ 


तियंग्लब्ध्यपर्याप्ते, एक श्पूर्ण श्रालापः । 
मुलोघं मनुष्यत्रिके, मानुष्ययते पर्याप्त: ।७१४।॥। 


टीका - लब्धि श्रपर्याप्त तियँच विषे एक अपर्याप्त श्रालाप ही है । 


बहुरि मनुष्य च्यारि प्रकार - तहा सर्वेभेद जामे गर्भित होइ अंसा सामान्य 
मनुष्य । बहुरि जो पर्याप्त अवस्था कौ धारे, सो पर्याप्त मनुष्य, बहुरि जो स्त्री वेद- 
रूप सो योनिमत मनुष्य, बहुरि जो लब्धि अपर्याप्तपना कौं धारे, सो लब्धि श्रपर्याप्त 
मनुष्य है । 

तहा सामान्यादिक तीन प्रकार मनुष्यनि के प्रत्येक चौदह गुणस्थान पाइए । 
इहा भाव वेद अपेक्षा योनिमत मनुष्य के चौदह ग्रुणस्थान कहे है । गुणस्थानवत्त्‌ 
आालाप जानने । विशेष इतना - जो योनिमत मनुष्य के श्रसयत विपे एक पर्याप्त 
आलाप ही है । कारण पूर्व क्या ही है । 


बहुरि इतना विशेष है - जो असयत तिर्य॑चिणी के प्रथमोपशम, वेदक ए दौय 
सम्यक्त्व है । अर मनुष्यणी के प्रथमोपशम, वेदक, क्षायिक ए तीन सम्यकत्व सभव 
है । तथापि जहा सम्यक्‍त्व हो है, तहा पर्याप्त आलाप ही' है । सम्यवत्व सहित म९%, 
सो स्त्रीवेदनि विषे न उपजे है। बहुरि द्रव्य अपेक्षा, योनिमती पचम गुणस्थान हं 
ऊपरि गमन करे नाही, ताते तिनके द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नाही है । 


सम्यतज्ञानचलिका भाषाटीका ] [ ७५५ 


मणसिश्िणि पसत्तविरदे, आहारदु्ग तु खत्यि शियमेण । 
०». अवगदवेदे सणसिरिय, सण्णा भूदगदिमासेज्ज ॥७१५॥ 


मानुष्यां प्रमत्तविरते, श्राह्राद्विकं तु नास्ति नियमेन । 
अ्रपगतवेदायां मानुष्यां, संज्ञा भुतगतिमासादय ॥॥७१४५॥ 


टीका - द्रव्य पुरुष अर भाव स्त्री असा मनुष्य प्रमत्तविरत गुणस्थान विषे 
होइ, ताक आहारक अर आहारक झ्रागोपाग नामकर्मे का उदय नियम करि नाही है। 


तु शब्द ते स्त्रीवेद, नपुसकवेद का उदय विषे मन पर्ययज्ञान श्र परिहार 
विशुद्धि ससम ए भी न हो है। 


बहुरि भाव मनुष्यणी विषे चौदह गुणस्थान है । द्रव्य मनुष्यणी विषे पाच ही 
गुणस्थान हैं । 


'.. बहुरि वेद रहित श्रनिवत्तिकरण विषे मनुष्यणी के मैथुन सज्ञा कही है । सो 
कार्य रहित भूतपूर्वगति न्याय करि जाननी । जेसे कोऊ राजा था, वाकौ राजश्रष्ट 
भए पीछे भी राजा ही कहिए है, तैसे जाननी । सो भाव स्त्री भी नववा ताई ही है। 
इहा चोदह गुणस्थान कहे, सो भूतपुर्वेगति न्‍्यायकरि ही कहे है। बहुरि श्राह्म रक 
ऋद्धि को जो प्राप्त भया, ताके भी वा परिहार विशुद्धि सयम विषे द्वितीयोपशम 
सम्यक्त्व अर मन पर्यय ज्ञान न हो है; जाते तैतीस वर्ष बिना सो परिहार विशुद्धि 
सयम होइ नाही । प्रथमोपशम सम्यक्त्व की इतनी स्थिति नाही। अर परिहार 
विशुद्धि सयम सहित श्रेणी न चढे, ताते द्वितीयोपशम सम्यक्त्व भी बने नाही, ताते 
तिन दोऊनि का सयोग नाही सभवे है। 


णरलद्धिअ्पज्जत्ते, एक्को दु अपुण्णगो व्‌ आलावो । 

लेस्साभेदविभिण्णा, सत्तवियप्पा सुरदठासा ॥७१६॥ 
तरलब्ध्यपर्याप्ते, एकस्तु अपूर्रणोकस्तु आलापः-। 
लेश्याविभिन्नानि, सप्तविकल्पानि सुरस्थानानि ॥॥७१६।। 


टीका - बहुरि लब्धि बअपर्याप्त मनुष्य विप्ने ; एक अपर्याप्त आलाप ही है । 
बहुरि लेश्या भेद करि भिन्न जैसे देवनि के स्थानक सात हैं, ते कहै हैं । 


७५६ | [_ गोम्मदसार जीवकाण्ड गाथा ७१७-७१८-७१६ 


भवनन्रिक देव, बहुरि सौधमे युगल, बहुरि सनत्कुमार युगल, बहुरि ब्रह्मादिक 
छह, बहुरि शतारयुगल, बहुरि झआनतादिक नवम ग्रैवेयक पर्यंत तेरह, बहुरि अनुदिश, 
अनुत्तर विमान चौदह, इनि सात स्थानकनि विषे क्रम ते तेज का जघन्याश, बहुरि 
तेज का मध्यमाश, बहुरि तेज का उत्कृष्टाश, पद्म का जधन्याश, बहुरि पद्म का मध्य- 
माश, बहुरि पद्म का उत्कृष्टाश, शुक्ल का जघधन्याश, बहुरि शुक्ल का मध्यमाश, 
बहुरि शुक्ल का उत्कृष्टाश ए लेश्या पाइए हैं । । 


सब्वसुराणं ओघे, मिच्छदुगे भ्रविरदे य तिण्णेव । 
णवरि य भवणतिकप्पित्थीणं च य अवबिरदे पृण्णो ॥७१७॥ 


सर्वंसुराणामोघे, सिथ्यात्वद्षिके श्रविरते च त्रय एवं । 
नवरि च भवनत्रिकल्पस्त्रीर्णां च व श्रविरते पूर्ण: ॥9१७॥ 


टीका - सर्व सामान्य देव विषे भिथ्यादुप्टी सासादन, असयत इनिविषे तीन 
तीन आलाप हैं । बहुरि इतना विशेष - जो भवनत्रिक देव श्र कल्पवासिनी स्त्री 
इनकी असयत विषे एक पर्याप्त झालाप ही है । जाते प्रसयत तिर्य॑ंच मनुष्य मरि करि 
तहा उपर्ज नाही । 
मिस्से पुण्णालाओ, अ्रणुद्दिसाणुत्तरा हु ते सम्मा । 
शविरद तिण्यालावा, अण॒हिस्साणुत्तरे होति ॥७१८॥ .' 


मिश्रे पूर्णालाप:, अ्नुदिशानुत्तरा हि ते सम्यक्‌ । 
अविरते त्रय आलापाः, अनुदिशानुत्तरे भवति !॥७१५॥। 


टीका - नव ग्रैवेयक पर्यत सामान्य देव, तिनिके मिश्र गुरास्थान विषे एक 
पर्याप्त आलाप ही है । बहुरि श्रनतुदिश भर अनुत्तर विमानवासी अहर्मिद्र सर्व समय 
गृष्टी ही हैं । ताते तिनके श्रसयत विषे तीन भ्रालाप हैं । 
आगे इद्विय मार्गणा विषे कहै है- 
बादरसहमेइंदिय-बि-ति-चउररिदियअसण्णिजीवारों । 
ग्रोधे पण्णे तिण्ण य, अपृण्णगे पुण्ण श्रपुण्णों दु ॥७१ ॥! 


बादरसुक्ष्मेकेंद्रियद्वि त्रिचतुरिद्रियासंज्ञिजीवानाम्‌ । 
श्रोधे पूर्णे अ्यश्व/ भ्रपूर्णके पुनः अ्रपूर्रास्तु ॥७१६॥ 


| 


पंम्यरलेनचरिद्रका भाषादीका ) ह [ ७४७ 


टीका - बादर सूक्ष्म एकेद्विय, बहुरि बेद्री, तेद्री, चौद्गी, श्रसेनी पचेद्री इनकी 
सामान्य रचना पर्याप्त नामकर्म का उदय सयुक्त, तीहि विषे तीन आलाप है । 
नि त्ति भ्रपर्याप्त अवस्था विषे भी पर्याप्त नामकर्म ही का उदय जानना । 


सण्णी श्रोधे मिच्छे, गुणपडिवण्णे य मूलझआलावा । 
लद्धवियपुण्णे एक्‍्को5पज्जत्तो होदि आलाश्रों ॥७२०॥॥ 


संज़्योधे मिथ्यात्वे, गुसाप्रतिपन्ते च मुलालापा: । 
लब्ध्यपुर्ण एक, अ्रपर्याप्तो भवति आलापः ॥७२०॥। 


टीका - सेनी पचेद्री तिर्यंच की सामान्य रचना विषे पच ग्‌ णस्थान है । 
तिनि विषे मिथ्यादृष्टी मे तो मूल मे कहे थे, तेई तीन झालाप है । बहुरि जो विशेष 
गुण को प्राप्त भया, ताके सासादन श्र सयत विषे मूल मे कहे ते तीन, तीनो आालाप 
है। मिश्र श्र देशसंयत विषे एक ' पर्याप्त आलाप है । बहुरि सेनी लब्धि अपर्याप्त 
विषे एक लब्धि अपर्याप्त आलाप ही है । 


थ्रागे कायमार्गणा विषे दोय गाथानि करि कहै है - 
भू-आउ-तेउ-बाऊ-रिच्चचदुग्गदि-खिगोदगे तिण्णि । 
ताणं थूलिदरेसु वि, पत्तेगे तद॒दुभेदे वि ॥७२१॥ 
तसजीवाणं झ्रोघे, मिच्छादिगणे वि श्रोध आलाओ । 
लद्धिश्रपृण्णे एक्को5पज्जत्तों होदि श्रालाओ ॥७२२॥ जुम्म॑। 


भ्वप्तेजोवायुनित्यचतुर्गतिनिगोदके त्रयः । 
क तेषां स्थुलेतरयोरपि, प्रत्येके तद्द्विभिदेषपि ॥॥७२१॥। 


चसजीवानामोघे, मिथ्यात्वादिगुणेडपि श्रोध आलापः । 
लब्ध्यपूर्ण एकः, अपर्याप्तो भवत्यालापः ।॥७२२॥। युग्मम््‌ । 


टीका - पृथ्वी, अप, तेज, वायु, नित्यनिगोद, चतुर्गतिनिगोद इनके बादर- 
सृक्ष्म भेद, बहुरि प्रत्येक वनस्पती याके सप्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित भेद, इनि सबनि विपे 
तीव-तीन आालाप हैं। तरस जीवनि के सामान्य करि चौदह गृरास्थाननि विप॑, 


७४८ ] [ गोम्मटसार क्ौबकाण्ड गाया ७२३-७२४ 


गुणस्थाननि विषे कहे तैसे ही आलाप हैं, किछू विशेष नाही । प्रृथ्वी श्रादि रस 
पर्यत जो लब्धि अपर्याप्त है, ताक॑ एक लब्धि अपर्याप्त ही आलाप है । ' 


श्रागे योगमार्गणा विषे कहै है- 
एक्कारसजोगारां, पृण्णगदारां सपृण्णआालाओ । 
सिस्सचउक्कस्स पुणो, सगएक्कश्रपुण्ण ग्रालाओ ॥७२३॥ 


एकादशयोगानां, पूर्णगतानां स्वपूर्रालापः । 
मिश्रचतुष्कस्प पुनः, स्वकेकापूर्ालापः ॥॥७२३॥ 


टीका - पर्याप्त अवस्था विषे होहिं जैसे च्यारि मन, चव्यारि वचन, श्रौदा- 
रिक, वैक्रियक, आहारक इन ग्यारह योगनि के अपना-अपना एक पर्याप्त आलाप 
ही है। जैसे सत्य मनोयोग के सत्य मन.पर्याप्त झालाप है । असे सबनि के जानना। 
बहुरि अवशेष रहे च्यारि, मिश्र योग, तिनिकं अपना अपना एक श्रपर्याप्त भ्रोलाप 
ही है। जैसे औदारिक मिश्र के एक औदारिक मिश्र अपर्याप्त आालाप है । अँसें 
सबनि के जानना । 


श्रागे श्रवशेष मार्गणा विषे कहे है - 
वेदादाहारों त्ति य, सगुणद््‌ठाणाणमोघ आलोाझो । । 
णवरि य संठिच्छीणं, णत्थि हु आहारमाण दुगं ॥७२४॥ 


वेदादाहार इति च, स्वगुणशस्थानानामोघ श्रालापः । 
' नवरि च घंढस्त्रीर्णां, नास्ति हि आहारकाना द्विकम्‌ ॥७२४॥ 


॥ 


टोका - वेदमार्गणा ते लगाइ आहारमार्गंणा पर्यत दश मार्गणानि विषे 
अपना अपना गुणस्थाननि का आलापनि का अनुक्रम गुणस्थाननि विषे कहे, के 
जानना । इतना विशेष है जो भावनपु सक वा स्त्री वेद होइ भर द्रव्य पुरुष होइ अंसे 
जीव के आहारक, आाहारकमिश्र आलाप नाही है, जाते श्राहरक शरीर विषे प्रश- 
स्‍्त प्रकृतिक का ही उदय है। तहा वेदनि के अनिवृत्तिकरण का सवेद भाग पर्यँत 
गुणस्थान है । क्रोध, मान, माया, बादर लोभ इनिके श्रनिवृत्तिकरण के वेद रहित 
च्यारि भाग तहा पर्यत क्रम ते गुणस्थान हैं। सूक्ष्म लोभ के सुक्ष्म सापराय ही है । 
कुमति, कुश्रुत, विभग इनि के दोय गुणस्थान हैं। मति, श्रुव, श्रवधि के नव है 


संध्यम्शानचरिद्रिका भाषादौफा | ] [ ७५६ 


सन पर्यय के सात है । केवलज्ञान के दोय हैं । असयम के च्यारि है। देशसयम के 
एक है । सामायिक, छेदोपस्थापना के च्यारि है। परिहार विशुद्धि के दोय है । 
सृक्ष्मसापराय के एक है। ,यथाख्यात चारित्र के च्यारि है। चक्षु, श्रचक्षु दर्शन के 
बारह है । श्रवधि दर्शन के नव है । केवल दर्शन के दोय है । कृष्ण, नील, कपोत 
लेश्या के च्यारि हैं । पीत पद्म के सात है । शुक्ल के तेरह है । भव्य के चौदह है। 
श्रश्नव्य के एक है । मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र के एक एक है । द्वितीयोशम सम्यक्‍्त्व 
के आठ है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व भ्रर वेदक के च्यारि है। क्षायिक के ग्यारह है। 
सज्ञी के बारह हैं । असज्ञी के एक है । श्राह्दरक क॑ तेरह है। अनाहारक के पांच है। 
श्रेस ए गुणस्थान कहे, तिन गुणस्थाननि विषे आलाप मूल मे जैसे सामान्य गुण- 
स्थाननि विषे श्रनुक्रम 'करि आलाप कहे थे, तेसे ही जानने । 


गुणजीवा पज्जत्ती, पाखा सण्णा गइंदिया काया । 
जोगा वेदकसाया, णाणजमा दंसरंगा लेस्सा ॥७२५॥ 


भव्वा सम्मतता वि य, सण्णी झहारंगा ये उवजोगा । 
जोश्गा परूविदव्वा, ओघादेसेंस समदायं ॥॥७२६।॥ जम्मं । 


गुणजीवाः पर्याप्तयः, प्रारपाः संज्ञा: गतींद्रियाणि काया: । 
योगः वेदकषघाया:,-शानयमाः दर्शनानि लेश्या: ॥७२५॥॥ 


' भव्या: सम्यवत्वान्यंपि च, संज्िनः श्राह्मरकाश्ोपयोगा: । 
योग्याः प्ररूपितव्या, ओघादेशयोः समुदायमं ॥७२६।। युग्मण्‌ । ' 
लक 
टीका - ग्णस्थान चोदह, मूल जीवसमास चौदह, तहा पर्याप्त सात, अप- 
याप्त सात, पर्याप्ति छह, तहा सज्ञी पच्ेद्रिय के पर्याप्ति अवस्था विषे पर्याप्ति श्रव- 
स्था संबंधी छह अर अपर्याप्ति अवस्था विषे अश्रपर्याप्त संबंधी छह, अ्रसज्ञी वा विकल- 
त्रय के पर्याप्ति-अपयाप्ति सबधी पाच-पाच, एकेंद्री के च्यारि-च्यारि जानने । 


प्राण - सज्ञी पंचेद्विय के दश, तीहि अपर्याप्त के सात, असज्ञी पचेद्री के नव 
तीहि श्रपर्याप्त के सात, चौइन्द्री के आठ, तीहि श्रपर्याप्त के छह, तेइन्द्री के सात, 
तीहि अपर्याप्त के पाच, वेइन्द्री के छह, तीहि अ्रपर्याप्त के च्यारि, एकेद्विय के च्यारि, 
तीहि अपर्याप्त के तीन है। सयोग केवली के वचन, काय, उस्वास, आयु ए च्यरि 


७६० ] [ गोस्मटसार लोगकागड पाया ७२७-७१८ 


प्राण हैं। तिसही के वचन बिना तीन हो है । कायबल बिना दोय होय है | अ्रयोगी 
के एक श्रायु प्राण है । 


बहुरि सज्ञा च्यारि, गति च्यारि, इन्द्रिय पाच, काय छह, योग पंद्रह तिनमे 
पर्याप्त अवस्था संबधी ग्यारह, अपर्याप्त अ्रवस्था सबधी तीन मिश्र श्र एक कार्माण 
ए च्यारि है | वेद तीन, कषाय च्यारि, ज्ञान आठ, सयम सात, दर्शन च्यारि, लेश्या 
छह, भव्य दोय, सम्यक्त्व छह, सज्ञी दोय, आहार दोय, उपयोग बारह, ए सर्वे समु- 
ज्चय गुणस्थान वा मार्गणा स्थाननि विषे यथायोग्य प्ररूपण करने । ' 


जीवसमास विषे विशेष कहैँ है - 
ओघे आदेसे वा, सण्णीपज्जंतगा हवे जत्थ । ' 
तत्थ य उणवीसंता, इगि-बि-ति-गुणिदा हवे ठाणा ॥७२७॥ 


शोधे आदेशे वा, संज्ञिपयन्तका भवेयुर्यत्र । 
तन्न चकोनविशांता, एकद्वित्रिगुरितता भवेयुः स्थानानि ७२७॥। 


टीका - गुणस्थान वा मार्गणास्थान विषे जहा सज्ञी पचेद्री पर्यत मूल चौदह 
जीवसमास निरूपण करिए, तहा उत्तर जीवसमास एक ने आदि देकरि उगणीस 
पर्यत सामान्य करि, दोय पर्याप्त अपर्याप्त करि, तीन पर्याप्त, अ्रपर्याप्त, लब्धि अप- 
याप्त करि गुरो, एकने आदि देकरि उगणीस पर्यत वा दोय ने आदि देकरि अठतीस 
पर्यंत वा तीन ने आदि देकरि सत्तावन पर्यत जीवसमास के भेद हैं । ते सर्व भेद 
तहा जानने । सामान्य जीवसमास एक, त्रस-स्थावर भेदते दोय, इत्यादि सर्वभेद जीव- 
समास अधिकार विषे कहे है, सो जानने । इनिकौं एक, दोय, तीत कारि गुर क़मत 
एक, दोय, तीन श्रादि उगणीस, श्रठतौस सत्तावन पंत भेद हो है । 


है इहा ते आगे गुरास्थानमार्गएणा। विषे गुणस्थान, जीवसमास इत्यादि बीस 
भेद जोडिए है, सो कहिए है - 
वीर-मुह-कमल-रिग्गय-सयल-सुय-ग्गहरा-पयउरा-समत्य॑ । 
णमिऊण गोयममहं, सिद्धतालावमणुवोच्छे ॥७२८॥ 


वीरमुखकसलनिर्गतसकलश्ुतग्रहस्पप्रकटनसमथंम्‌ । 
नत्वा गौतममहं सिद्धांतालापमनुवक्ष्ये ॥७२८।॥। 


पप्पज्ञानबन्चिका भाषारीका | [ ७६१ 


टीका - वर्धभान स्वामी के मुख कमल ते निकस्या असा सकल शास्त्र महा- 
गभीर, ताके प्रकट करने कौ समर्थ श्रेसा सिद्धपर्यंत आलाप, सो श्रीगौतम स्वामी कौ 
नमस्कार करि मैं कहो हो । 


| 


तहां सामान्य गुणस्थान रचना विष जैसे चौदह ग्ण॒स्थानवर्ती जीव है । गुण- 
स्थान रहित सिद्ध है । चौदह जीवसमास युक्त जीव है । तिनकरि रहित जीव है । 
छह-छह, पाच-पाच, च्यारि-च्यारि, पर्याप्ति, श्रपर्याप्ति युक्त जीव है। तिनकरि रहित 

जीव हैं। दश, सात, नव, सात, श्राठ, छह, सात, पाच, छह, च्यारि, च्यारि, तीन, च्यारि, 
दोय, एक प्राण के धारी जीव हैं । तिनकरि रहित जीव हैं। पद्रह योग युक्त जीव है । 
भ्रयोगी जीव हैं। तीन वेद युक्त जीव है। तिनकरि रहित जीव है। च्यारि कपाय युक्त 
जीव है । तिनकरि रहित जीव है । आठ ज्ञान युक्त जीव है । ज्ञान रहित जीव नाही । 
सप्त संयम युक्त जीव है। तिनकरि रहित जीव हैं । च्यारि दर्शन युक्त जीव हैं । 
दर्शन रहित जीव नाही । द्रव्य, भाव छह लेश्या युक्त जीव है। लेश्या रहित जीव है । 
भव्य वा अभव्य जीव है । दोऊ रहित जीव है । छह सम्यवत्व युक्त जीव है | सम्य- 
वत्व रहित नाही । सज्ञी वा अ्रसंज्ञी जीव है । दोऊ रहित जीव हैं | श्राहारी जीव हैं । 
अनाहारी जीव है । दोऊ रहित नाही। साकारोपयोग वा अनाकारोपयोग वा युगपत्‌ 
दोऊ उपयोग युक्त जीव है। उपयोग रहित जीव नाही है । अँसे अन्यत्र यथासभव 
जानना । 

अथ गुणस्थात वा मार्गणास्थाननि विषे यथायोग्य बीस प्ररूपणा निरूपणा 
कीजिए है। 

सो यन्त्रनि करि विवक्षित गुणस्थान वा मार्गणास्थान का आलाप विपे जो 
जो प्रस्पणा पाइए, सो सो लिखिए है | तहा यन्त्रनि विपे श्रेंसी सहनानी जाननी । 
पहिले तो एक बडा कोठा, तिस विषे तौ जिस आलाप विप बीस प्रत्पणा लगाई, 
तिसका नाम लिखिए है । बहुरि तिस कोठे के आगे आगे वरोबवरि बीस कोठे, तिन- 
विष प्रथमादि कोठे ते लगाइ, अनुक्रम ते गुरास्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ी, 
गृति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, सयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्ययत्व, 
संज्ी, श्राहार, उपयोग ए बीस प्रतह्ूषणा जो जो पाइए, सो सो लिपसिए है । तिनधिपै 
पुणस्वानादिक का नाम नाही लिखिए हूँ । तथापि पहिला कोटा विपे गुगास्वान 
पूतरा विष जीवसमास, तीसरा विपे पर्याप्ति इत्यादि बीसवां कोटा विष उपयो. 3४, 
जानने । तहा तिति कोठेनि विद जहां जिस प्रह्पषणा का जितना प्रमारत हे 


७६२ | [ ग्रोस्मटसार जौधफाण्ड गाथा ७२८ 


ही का अक लिख्या होइ, . तहा «तो सो प्ररूपणा स्व जानती । जैसे पहिले कोठे मे 
चौदह का अक जहा लिख्या होइ, तहा सर्व गुणस्थान जानने । दूसरा कोठे विषे 
जहा चोदह का अक लिख्या होइ, तहा सर्व जीवसमास जानने -।. जैसे ही तृत्तीयादि 
कोठेनि विषे जहा छह, दश, च्यारि, च्यारि, छह, पद्रह, तीन, च्यारि, श्राठ, सात, 
च्यारि, छह, दोय, छहं, दोय-दोय बारह के अक लिखे होइ, तहां अ्रपने अपने कोठेनि 
विषे सो सो प्ररूपणा सर्व जाननीं । बहुरि जहा प्ररूपणा का अभाव होइ, तहा बिंदी' 
लिखिए है । जैसे पहिले कोठे विषे जहा बिंदी लिखी होइ, तहा गुणस्थान का श्रभाव 
जानना । दूसरा कोठा विषे जहा बिंदी लिखी होइ, तहा जीवसप्तास का अभाव 
जानना अैसे अन्यत्र जानना । बहुरि जहा प्ररूपणा विषे केतेक भेद पाइए, तहा 
अपने अपने कोठानि विषे जितने भेद' पाइए, तितनेका अक लिखिए है। बहुरि तिन 
भेदनि के नाम जानने के अ्रथि नाम का पहिला अक्षर वा पहिले दोय आदि भ्रक्षर 
वा दोय विशेषण जानने के भ्रथि दोऊ विशेषरानि ' के झादि के दोय अ्रक्षर वा तिन 
श्रक्षरनि के आगे अपनी सख्या के अक लिखिए है, सोई कहिए है- हे 


जितने गुरास्थान पाइए, तितने का अक ,पहिले कोठे मे लिखिए है ।तिस 
अक के नीचे तिन गुशस्थाननि का नाम जानने के श्रथि तिनके नामनि के आदि 
श्रक्षर लिखिए है । सो आदि अक्षर की सहनानी ते सर्वे नाम जानि लेना | 


तहा मिथ्यादृष्टि आदि गुणास्थाननि के नाम की जैसी सहनानी । मिं। सा। 
सिश्र | अवि | देश । प्र । अप्र । अपू । शनि । सु । उ।॥ क्षी । स | श्र । 


बहुरि जहा भ्रादि के जैसा लिख्या होइ, तहा मिथ्यादृष्ट्रि आदि जितने लिखे 
होइ, तितने गुरास्थान जानने ,। वहुरि जैसे ही दूसरा;कोठा विपे जीवसमास, सो 
जीवसमास दोय प्रकार पर्याप्त वा अपर्याप्त, तहा सहनानी जैसी प। अ । बहुरि वहां 
सूक्ष्म, बादर, वेद्री, तेंद्री, चोंद्री, असज्ञी, सज्ी,क्ी सहनानी अँसी,सू | दा | वे । 
तें।चों । अर । स्‌ । तहा सूक्ष्म के पर्याप्त,,अपर्याप्त दोऊ होइ, तो सहनानी अंसी 
सु २ पर्याप्त ही होइ तौ सहनानी असी सु,प १ ॥ अपर्याप्त ही होइ,ती असी सूत्र १ 
सज्ञी पर्याप्त श्रपर्याप्त की ग्रैसी सं २ पर्याप्त की अँसी स.प १ सज्ञी अपर्याष्त की 
अऔैसी सं अ १ सहनानी है | शैसे ही औरनि,क़ीजाननी । वहुरि जहा श्रपर्याप्त 
जीवसमास होइ, तहा “अपर्याष्त' जैसा ,लिखिए, है | ,जहा पर्याप्त ही होई; रे 
'पर्याप्त' असा लिखिए है । वहुरि प्रमत्त विषे।आहारक अपेक्षा, सयोग़ी विषे कैवल- 


सम्यग्ज्ञानचखिका भाषादीका ] [ ७६३ 


समुद्धात अपेक्षा, पर्याप्त-अ्रपर्याप्त जीवसमास जानने । बहुरि कायमार्गणा की रचना 
विषे जहां सत्तावन, अठचाणवै, च्यारि से छह जीवसमास कहे है, ते यथासभव 
पर्याप्त, अ्रपर्याप्त सामान्य आलाप विषे जानि लेने । बहुरि वनस्पती रचना विषे 
प्रतिष्ठित श्रप्रतिष्ठित प्रत्येक बादर सूक्ष्म, नित्य-इतर निगोद के पर्याप्त अपयप्ति की 
भ्रपेक्षा यथासंभव जीवसमास बारह ने भ्रादि देकरि जानने । 


बहुरि तीसरा कोठा विष पर्याप्ति, सो पर्याप्ति जितनी पाइए, तिनके अक ही 
लिखिए है, नाम नाही लिखिए है । तहां औसा जानना छह तो सज्ञी पचेंद्री के, पंच 
झसज्ञी वा विकलत्रय के, च्यारि एकेंद्री के जानने । ते पर्याप्त आलाप विषे तौ पर्याप्त 
जानने । भ्रपयाप्त झालाप विष अपर्याप्त जानने । सामान्य श्रालाप विषे ते दोय दोय 
बार जहा लिखे होइ, तहा पर्याप्त, अपर्याप्त दोऊ जानने । 


बहुरि चौथा कोठा विपषे प्राण, ते प्राण जितने पाइए हैं तिनके अक ही 
लिखिए है, नाम नाही लिखिए है । तहा असा जानना । 


पर्याप्त आलाप विषे तो दश सज्ञी के अर नव असज्ञी के आठ चौद्री के, सात 
तेद्री के, छह बेद्री के, च्यारि एकेद्री के, बहुरि च्यारि सयोगी के, एक श्रयोगी का 
यथासभव जानने । बहुरि अपर्याप्त श्रालाप विषे सात सज्ञी के, सात असज्ञी के, छह 
चोंद्री के, पाच तेद्री के, च्यारि बेद्री के, तीन एकेद्री के, बहुरि दोय सयोगी के, यथा- 
सभव जानने । बहुरि जहा सामान्य आलाप विपे ते पूर्वोक्त दोक लिखिए, तहा 
पर्याप्त श्रपर्याप्त दोऊ जानने । 


बहुरि पाचवा कोठा विपे सज्ञा, तहा आहारादिक की असी सहनानी है झा । 
भ।मे।प। 

बहुरि छठा कोठा विषे गति, तहा नरकादिक की अँसी सहनानी है न । 
ति।स।दे । 

बहुरि सातवा कोठा विषे इन्द्रिय, तहा एकेद्रियादिक की श्रैसी सहनानी है 
ए।बें। तें। चों। पं । 

बहुरि आठवां कोठा विपे काय, सो पृथ्वी आदि की श्ैसी प्र । अ । ते । वा । 
व। बहुरि पाचो ही स्थावरनि की असी-स्था ५। बहुरि त्रस की असी त्न। सहनानी है। 


६४ ] [ गोम्मठसार जोवकाण्ड गाया ७२८ 


बहुरि नवमा कोठा विषे योग, तहा मन के च्यारि, तिनकी ग्ैसी मे ४। 
वचन के च्यारि, तिनकी श्रैसी व ४ ।काय के विपे औदारिकादिकनि की असी ओऔ। 
ओंमि।वे। वेमि। आ। झा मि। का। अश्रथवा औदारिक, औदारिकमिश्र इनि 
दोऊनि की असी और २ । वैक्रियिक द्विक की असी वे २। आहारक द्विक की अँसी 
श्रा२। बहुरि सयोगी के सत्य, अनुभय, मन-वचन पाइए । तिनकी अँसी 
स२।वब २। बहुरि बेद्रियादिक के श्रनुभय वचन पाइए, ताकी असी अनु व १ । 
सहनानी है । 

बहुरि दशवा कोठा विषे वेद, तहा नपु सकादिक की श्रैसी न । पु । स्त्री 
सहनानी है । 

बहुरि ग्यारहवा कोठा विष कपाय, तहा क्रोधादिक की असी को । मा । 
माया । लो । सहनानी है । बहुरि बारह्ना कोठा विषे ज्ञान, तहा कुमति, कुश्ुत, 
विभंगे की जैसी कुम । छुशु । वि। अ्रथवा इन तीनो की अैसी कुज्ञान ३ । वहुरि 
मतिज्ञानादिक की म। श्रु। अ। सम । के । अथवा मति, श्रुत, अवधि तीनो की अँसी 
सत्यादि ३॥ मति, श्रुत, श्रवधि, मन पर्यय की असी मत्यादि ४ । सहनानी है । 


बहुरि तेरहवा कोठा विषे सयम, तहा सयमादिक की अँसी श्र । दे । सा । 
छे।प। सु । य। सहनानी है । 

बहुरिं चौदहवा कोठा विषे दर्शन, तहा चक्षु आदि की जैसी च। अ्रच । श्रव। 
के । अ्रथवा चक्षु अचक्षु अवधि तीनो की अंसी चक्षु आदि ३ सहनानी है । 


बहुरि पद्रह्ला कोठा विषे लेश्या, तहा द्रव्य लेश्या की सहनानी श्रेसी द्र । 
याके आगे जितनी द्रव्य लेश्या पाइए, तितने का अक जानना । बहुरि भाव लेश्या की 
सहनानी असी भा । याके झ्राग॑ जितनी भावलेश्या पाइए तितने का श्रक जानता । 
दोऊ ही जागे कृष्णादिक नामनि की अैसी क्ृ । नी । क । इतनि तीनो की असी 
अशुभ ३। तेज ग्रादिक की जैसी ते।प। शु। इन तीनो की जैसी शुभ ३। 
सहनानी जाननी । 


बहुरि सोलहवा कोठाविपे भव्य, सो भव्य अभव्य की जैसी भ। श्र। सहनानी है। 


सतरहवा कोठा विषै सम्यक्त्व, तहा मिथ्यादिक की जैसी सि।सा। 
मिश्र । उ। वे । क्षा । सहतानी है । 


सम्पाशानअबिका भाषाटोका ] [ ७६५ 


बहुरि अठारहवा कोठा विषे संज्ञी, तहा! सश्ञी असज्ञी की जैसी सं । श्र । 
सहनानी है । 

बहुरि उगणीसवा कोठा विषे झ्ाहार, तहा श्राहार-भ्रनाहार की असी झा । 
ग्रत । सहनानी है । 


बहुरि बीसवा कोठा विषे उपयोग, तहा ज्ञानोपयोग - दर्शनोपयोग की 
असी ज्ञा । द । सहतानी है। असे इन सहनानीनि करि यत्रनि विषे कहिए है श्र 
सो नीके जानना । 


बहुरि जहा गुणस्थानवत्‌ वा मूलौघवत्‌ असा कह्मया होइ, गुणस्थान वा सिद्ध 
रचना विष जैसे प्ररूपणा होइ, तेसे यथसभव जानना । बहुरि और भी जहा जिसवत्‌ 
कह्या होइ, तहा ताके समान प्ररूपणा जानि लेना । तहा जो किछ जिस कोठा विपे 
विशेष कह्या होइ, सो विशेष जानि लेना । बहुरि जहा स्वकीय जैसा कह्मा होइ, तहां 
जिसका आलाप होइ, तहा तिस विषे सभवती प्ररूपणा वा जिसका आलाप कीजिए, 
सो ही प्ररूपणा जानि लेना । बहुरि इतना कथन जानि लेना - 


सव्वेसि सुहमाणं, काऊदा सव्वधिग्गहे सुक्का । 
सव्वो भिस्सो देहो, कओदवण्णो हवे णियमा ।॥॥१॥॥ 


इस सूत्र करि सर्व पृथ्वीकायादिक सूक्ष्म जीवनि के द्रव्यलेश्या कपोत है । 
विग्रहगति सबधी कार्माण विषे शुक्ल है । मिश्र शरीर विपे कपोत है । जैसे अ्रपर्याप्त 
आलापनि विषे द्रव्यलेश्या कपोत अभ्रर शुक्ल ही जानि लेना । 


बहुरि द्वितीयादि पृथ्वी का रचना विषे लेश्या अपनी अपनी पृथ्वी विपे सभ- 
वती स्वकीय जाननी । 


वहुरि मनुष्य रचना विषे प्रमत्तादिक विपे तीन भेद भाव श्रपेक्षा है । द्रव्य अपेक्षा 
एक पुरुषवेद ही है । बहुरि सप्तमादि गुणस्थाननि विषे आहार सज्ञा का प्रभाव, साता- 
भ्रसाता वेदतीय की उदीरणा का अभाव ते जानना । बहुरि स्त्री, नपुँसक वेद का उदय 
होते आहारकयोग, मन पर्ययज्ञान, परिहारविशुद्धि ससम न होइ, जैसा जानना। बहुरि 
श्रेणी ते उतरि द्वितीयोपशम सम्यर्दृप्टी चतुर्थादि गृणस्थानकनि ते मरि देव होइ, 
तीहि अपेक्षा वेमानिक देवनि के अपर्याप्तकाल विषे उपशम सम्यक्त्व कह्मा है । 


७६६९ ] [ गोम्सटसार जीवकाण्ड गाथा ७२८ 


बहुरि एकेद्री जीवनि के पर्याप्त नामकर्म के उदय ते पर्याप्त, निवृत्तिश्रपर्याप्त 
अवस्था है। बहुरि अपर्याप्त नामकर्म के उदय ते लब्धि अ्रपर्याप्तक हो है, श्रैसा 
जानना । बहुरि कायमार्गणा रचना विषे पर्याप्त, बादर, पृथ्वी, वनस्पती, त्रस के 
द्रव्यलेश्या छहो हैं । भ्रप के शुक्ल, तेज के पीत, वाद्यु के हरित वा गोमूत्र वा श्रव्यक्तः 
वर्णरूप द्रव्य लेश्या स्वकीय जानना । 


बहुरि साधारण शरीर जानने के अर गाथा-- 


पुढवी आदि चउण्ह, केवलि श्राह्रदेवरिगरयगा । 
अपवदिटिठदाहु सब्बे, परिट्ठिदंगा हवे सेसा ॥११ 


पृथ्वी आदि च्यारि, अर केवली, झाहारक, देव, नारक के शरीर निगोद रहित 
अप्रतिष्ठित है । अवशेष सर्व निगोद सहित सप्रतिष्ठित है, श्रेसा साधारण रचना 
विषे स्वरूप जानना । 


बहुरि सासादन सम्यर्दृष्टी मरि नरक न जाय, ताते नारकी अपर्याप्त सासा- 

दन न होइ । बहुरि पचमी आदि पृथ्वी के आये श्रपर्याप्त मनुष्यनि के कृष्ण नील 

लेश्या होते वेदक सम्यक्त्व हो है, ताते कृष्ण - नील लेश्या की रचना विषे अ्रपर्याप्त 

आलाप विष मनुष्यगति कहिए है । बहुरि पर्याप्त विषे कृष्णलेश्या नाही । अ्रपर्याप्त 

मे मिश्रगुणस्थान नाही, ताते कृष्णलेश्या का मिश्रगुणस्थान विषे देव बिना तीन गति 

है । इत्यादिक यथासभव श्रर्थ जानि यत्रनि करि कहिए है भ्र्थ, सो जानना । भ्रथ 
यन्त्र रचता-- 




















































































































हे! 
जल 
आह हक (पे 
। | । 8०३ ४४ १५५ क | 2०8७७ ! हि 
५ च्ची कमा] | कि, 
! दस हि कक हा 
। [ ।॥ 7 ]॥ घ ५ कर हि | ++ए (पर । कक “रस हे 
। सर । || हा । ष्न ञ दे । ..] भक | । । 8 | 8 | बा ५४ हे हम हु 
। रे | अर क |] | | लत का ६ ५ है | क् ्यि | ऋण | सु | 
जा वी हे | कृत व ०306 
7० महक मिली 30 5 
है | दे । । अल की | ६ 8६६४ 3 |] | । बा पक 
4) ॥ दा85 | | | दे 8४ |, महक 2 हट 8४8 ] ह. ।ह8 है । है... समगए ५ 
तर की | | । | शा 3७ की ट्ट | । । 9३ ) । पी ऐप है ! पी 
#॥३.| | ५ कक 0] | 2 न लक ०47५७ / | 
08 | णे | | । | ! | & न ४ ४७ । | रा लाला ड४ । 7 
|| | पडा । विल कह मे के के कर 27583: 
है पद त | | | ३॥॥६ 3४७. ४ ् | कर । कै था 2५४ | ॥८ आल 77७३ ि | 
४४ | हे के रा थे 3 (8 3 [५।8६ | निया | ८०20७ | 
| (|| कर ना जाता मन 2208 
जि आह गन्ना भा, लक 
25 रण गो आह ही कि आए मुह आ पा न मु 2 
2 आल जा हक हम 2 कि की ७७2 है 72 
५ है मी ५१०१४ | रह जगा | 
6 ; 5] स्लय 
कक ५ .,भऊ । छ्ज 
|! * (हर * ।'|* [४ क्र ०० ६ 2 
थे है. । भर । | पर छत 
|! ४2० 
पु 





'बकनन्फुमाक 7 +7.. ७ नल ०+ | हि कं 40/0#082::कचप/ तक अनशन सच कई! जब ४०० कर _2७+4५-०-बकबन++>ब-म- दी. 
१८५७८ ५०-४८ ५७ 0८५०-९८ ००  ०- ८ ४७% ४००८५०५०८ ९८-०८ ५०००८ ;०-४८ 3७-०८ ४४ कै 3० 5८% १८ ५०-३१८५८- 
७6 ->».नन---ननम-मार-५--मनन+मनननकिननविनिननीननिननीिनननमकमक-दई-364५--ऊनवविनायनतनती-.3-वननकननक तन ननननन न नव न न नल लत जलता हम 42 पथ 
कि: :स-लस-(+>डापकरैज-मम&तअियाक+ 


बे बे १३१४६ 















































चना जय ्याताक 
हि ट (४ नर न भ्ु 3 ण्ा | ० ्ि १) थे न्‍ँ | >> हि का (ू 7३ 4 पर 
हि ०" हि ४ छि ० “कि | ०४6४७ ० | ? हि ७ 
रतन नम ० >> प>- हिल 2 अमर न शक सका हु व. अल जमज अल 5 3४६८ ०४ ६ + ५» 
नर 2 पता अं | था 2 पा फ्जट ०्ण्ड 
छ्े छ् 
न 
०० ण्ल्प् निज 0४ 2 | निय।2 की] न्ड्डः । न्टप्र 
हा 
ज़ु ब्जर 9०2 दचह मरी तजर ० 7०4 अत 
हा हि हि | 09 के | किक कि! 9िक कि 7 हि के छ। कक एे 
०्ड्फ़ न्ल्फ़ ० पा प्््फ ्ःपफ्र ण्ल्फ न्श्य्र न्ड्फ् 
हा ऋप््णः आय की 8 कफिर्यलु रा पक तभी हिल 
प्‌ (रपट ० घ्५ जज । "फ्रट ० कट बा 
छः | छहिट, | छंद सिर ७ टन | हे 7, /न्न््ि | ७ प्र क् 
न] (ट फ््जा तर ३ एल छ्नट तर ००ध ब्श्जा ४ बा | हि का 24 
श्फ्टि । फट | फरड़ि ह#हिह 0786] हक | हर्रक | हु 
० जज पट 429७४ डर | ॥४ दि 2ै बट 
बह | हब | कह | ही | 59 | हह | छा ई हि 
अत अशक१0। 7 वा लए ७ ७ 5० व आय पक 
ता ७७ ७ फ़्जा ४; क्री कि [7 
"8 (6 "के हक वार तक ४ 28 
०९ दि 0 90 90 0 20 ;0 
हल 2 न न हो न कल न मिलन लेट पटल 
# 4 वीर [९4 वर 7 4 पा ए2 पर वर 
04० 20, 502: 5 50270 2 23 न 35 
कर ०८७ कर ० ० 3 [2४ ०८ तर ४ 5 ८2 ८ पट, 9 5990 ०० छा ्ि 
द्रं शड, पः 2. | 60, टि िि ५, टड् कि “० [व हि+|॥ | ६८ ०० 5 ट्ि 
5565४ हू 82820: 756६ 8७ हक 6८४ 778 
लक न ०० [5 >> पद ण्डक । ० | न्ड्दूु न्ड 
न 2 प जाया ++जि+ 2 2 पल 433 स्ल०6 >> न >>प+न 
न ० नल । ०्डप८ः नि । ग्अ्०ः ०-० ०७ 
निज न पी कक 
२० ह#2 ००४८० फ् 70 90 २० श्र धुएं ० (२ 
हिट । कि 2 
0 3 90 90 | 90 2 > 
छत 
० ० ० ० 
लि 9छ्े हक ठ ० 2302 | ० हक 
प्र 
स्‍्र्ए प्ण्छ 4 | ध् | ण्श्प्र प्णः प्ण न 





लक» ली मे शमी 2 जल र 2 डोज. 22 का हट (+ पहन ४ 
की ि मा टि न्ड्ठि छ्न्ट ०्ः | क्र [टट 868 हि 2 हि 
शी७7 नजजज+त 5 


[ आय 
५४%३८%४४%%४२३८-४२%४-४ ५ २-३०४१३८२४ १३८४ कै ८० टेक िय - ल्‍नन्नननन- “4८% ६९26 9९26 7० कट पैर पक कि ८2% व््क्स्ल्स्ल्प्द प्लस ्सत्समम ज्स्स्लसलपट 2248: 2/:-2 कक्ष. 59:23८2#+ 


(2 क>>नकनकान»े,.. ल्‍-०+-मन_न्‍नककन्क कक, कमाना किया 3 क लड अल 


768 























(0, 
| | 69६ १ 
(९ 4] 
से मलिक व का ता हिल का मै 
(हे पक िआ ही। के पल शिणश प 2 | ५ | हक दिल १९६ 
मा का सा जग जज बा धइ इरद 
है का आइए दर कर मा शक आए काश कह आए धाम आया जल कं फेंके ए्म्म्धाप १ 
आह 8 380 / हा कि कक (है 985 |६७४२ ४ | 
॥00॥ हाड | हितन। हे | 3९ | ५ | १ छ | 3 # ४७ | ४४ | ३ |" |ह&# | 3 | 8 | ४ | ३ | | |  3#+86 (कै ॥ 
कर ३) 0 हक ह0 0 70० 2 6/»] + | हे । थे ।ह8 । | ]3३3 | || लि की मी | ! 
। मिल शज। अलिबक अ न 2 00 हक पा मजाक | । आओ) [तक । ॥ । | | दि | 7243 4५3 
* 5९ 2. | | | भा | | कि | | |) & | भथ | 0७ | | हा | & | » | # |» | कक | भर पे | ४ मा 
4 786॥ 20 श्थि । 5 ( & । हु | 8४६ । 870 दे | ॥॥2#[७४४०७३ ५ | ४७ | ३ । हे । 8 | | ह | | | ध्588 पी 
| ७ । 858 :६छे 4 जि 8 यम 2 इज आग 
मत व पक हिल हरकत तक 
32] "8 या 9 [मिले | ७ (अडि| है |शल् |कथ मय |. हर (७ 9 | ४ | ४ 3 0 2 0 आारकाह 
5 6॥| हाथ शक | के ७ | # | ३)७ | ७॥७ ७४8 [मर 0 8 | ० | 2७ | 3 | ३8३ | ३ | |. | | #हर (कै , 
| ५ 5 । ४ । $ । चि | डे | ५ | ४ । 50070 8:70 पक ० || का यु द आय का जेल 7 कक हे 
॥॥ हे, 8 3 2 3 4 2 | । +[0१७३ 2. [+ ९। 
8 ५ शतक कल कल अप न जी रतन दर हर | ७, | |[#|[ | 3 फिके | कक री 
। | ( छडि | है १ & | फ$! [98 | ४ | #$ | ; 2044 /0. ८8 ५ 
* (र) पु ६ | आर । & | नक । 9४ | शा धर शर  प 8 । ० । बस । न |' रे । 3 | $ | ०३ | रे । है । ४ । 30% )२]६ टू | 
६ 5 जीन्स कई 8 के के तह । आग आज आज 5 9 कक पक की. जाायणयभयय यू ४ 
(है जा न  स् [# | ह*। क | िछ | शु० विकार 
् १ ६ के ट ! ९०४2 | & | 
7२)१ हें ।।जार्श ७ तक हे हर ४४ पक [है | है हर 6 | 0॥ 0 । | हे । ! म३१7३४७॥ हैं 
गन 9 जि िक िल | न दा गा 
की 2 0 अर मजे की मल 3 अल 2 जा अल न कल अनिल | 8०७४ | हि | ' 
0 ६०७ | शक . । ड| प्र ह 52 | फ्ु । ' [6०३ | # [ # | # 88 ०४ । डे | ्ख | 3. |७०2४-७४ : ५ 
4) 22 नर (90४ | हु | ७ | न्‍् | है ५ 3४] 3 | हक 8 । ६ [2०४] ३ । श | ह.] । ४ । | | आम (६ 
ता के ।) | ० | [४8७ | ४ ला शक सब पक इक उप हुआ ॥ | | कै 
अल वि मी अर 2200 बर [| |श७| | | ॥95] | शेड | िमटड |. ४5 
् का, व हि कल है 8 | धिशात कर | 38 0 8 नम 
॥ हा जी कि ऐप है।छ | 30)॥8५ ,.. [+ | ह8# ट्ट लिए! अल धर 
९ है अल वीआ:॥3/ चाही ही | ली जी 
| 
| 
सं 








'अक+-33+ +++>क 2०अक-क जनम, न +ल+5 के अंक 
कला विन>त न. “मकान नननन+त ेनना- सकने 
(तन “»ननम “नमन फेनाननी अामनमान- “नमक अनमममनन मननम-ाके कजमनमक ०»---ाक >कत--+ #कननमल 





;८>८%८०८:५८ ५८२८१ 
| 
_“#० | 
कह । 
न 
“आसका कक 
न 
मकर, 
न 
_४2# 
नह | 
न | 
हाह 
की 
है 
हें 89 
् 
४45४ 
ि ! भअ 
पर्स 
उल्लास नते »। 


























| । । । ।| ॥ 

| ॥ 0076 5 2)॥ | 

७ (2६८१ (५ | 42 & छ ४ ५34] 
25 या कक जि कक कक 
“ए।|]7झ्थ। रे पछॉ/[ई-+-_ हक 

ध्भ रत आम 0 5 

४26 है| (७ | तक है | ] [ह है |, |. | | ४४७४ ५ । 
(दि वि 507 | [7 | कद दी 
ध न ह्छ े | ४४७ | ४ | 
5) अर मम अत 82. टी लिओ मिल जो आह ॥ जो 8 मे किक मद वीक अल मलिक इक! दल | 
!! 7 अर । 0! आओ आई पा ७७४ ७ ४७ है . 00 है हा आन 
किला मा  िवाान, 
आज मर ली मम ली तीज मी। मिलन की पक लि ० 0! 
| ] आह ०] अं आल 3७४ आऋ आल गा 
6 कड़ी 0 [हि |, ००० 
ह.) ।0७ | 6 ० 9 ० ० ० >, + 
है ८ | है] | 8। [सैशैं। 8 | 8 | 8 | | | | $ | ३१३ | $।| | 8 | |३४।| ४ | 28०७७ * | 
किस आदी, मल ॥ हज जीत शी 2 मल जि हक चर शक पीर मय! ॥ हा शक हल शक 7 शक कस 0) 
हा 0 व ७ वी आग आल आग |; 
, 2१! ४४ । | » रे) [फ्रीड |] ७ ।४७४| ७ | | ७] % | ४ | # | | | । 3४ | ७४७ + ७४७५ (६ श्र 
ही 5 ० सिक्का ० विद ० यिल कि 0 
न 
किया ता आह आए का कब 7 वि ला, आग आए आता 4 पक आल छल 
| पति के | पक जिन नि गण मर ड। ५ | ५; 88] 5 | ४ | 8 | | | || | ३ मिले | ले | ७ 
7 धि आ 
8 आग 5 लि का मा जो आम व बन 
शेप । ५ हिंद | | | कयु. | [0 8४] | | ७ ॥६ | ७४७2 
| दे | दि +] ४४ | (० | 208 ० |॥9॥॥ 878 0] ॥ 0 कक कक] के 
रे आदी कक आह 0 ॥ 808 कक 0 के आर शी 0 | गा, जिक क, | ये | ४ 
| हि! आम | कक! ले लि की आर गज महक पक पल अर कट 0 
*)| | ५! 
| 
॥॥ 
!%| 




















7 आह आज अर कआ 2 अत हक का गा ता आा 5 मा पापा का आधा है 
20 की आओ ५ का मा दल मा वी! 
2३॥८७ 5  #&त हा | | ॥ | 2४७०७/॥४६७ | ४ | 
2५७! है छ। 8 कस हा 8 8 8 ]8॥ थे | 3 | है। “| | ७०७ है? 
अह पल आ पी किश औ 05 के हि के हिल वि 7 की अर चाइइक 
पु प।एण हड यथय या हाय नायया प?7पपप+++++ निज] 
ला मिल शक आओ आता 0 जुआ | | । | | 
हा नल 5 हा | का 5 | «0. ै अर | १७४७४७४ ([# | 
गा 5 विद 70 5 के 0 
५४ | | 4३ | | | | |. + । | ॥४॥४४॥६०। | ५0 
मम - - न हि शिआत! कि लिम | (मल! अत कक (अप) पी । | (न 
हि हल हज ले | | | ।. | | ४५2 
[8७] आफ. | 6, ३३७ | . | | | ,. | ै अल | न मे | 
६५ । २. मय है| छफ्र ४ ४2, ४२ जाकरा४8)2 | ५! 
एक क्क  0। मय ३0 76।| ० 8) हैं 08, 0 
हक ० 22000 ० ५ 275 5 मी ० (__[ [7००५० ३) 


>्टकरे 





"६५:5५..." +६५-५-७।#प्बी। 


5 0८26 %३८०53८% ३८% ४७८०६४८०४२८% फैट ३-ऋऊजिट %ऋ 





















































| 
हा] 
जय | 
प्रथा आम 
| दे नि 5 
0. [किन छा[ शा | 
जे दम इण च ह  ह। हे 8 
| 
धर किक ही मी किक 
| जीवनी गज वी आयी 





८0536 %८05%3-% २८०४-८१ 
। 


%- ८१ 








प्र 


75 
्ट 
। न्श्य्य 











८१८ ८०४८०४३१६१४१६८:% ७८४७ ३ दर, 


6 -3059590%7025+823 
. 


ल्‍0०%-3८३४6%८%४ 


ष्छि 


ह्ड 
हट 
३ 

के 


< 


हि के ड्रि हि क्र 





33 2322435002 22292: इ 222: 2: 25 
5679:%-3 %-९८५८००८५८-९८ %०0:% ८ %-८%०-४८% थे: ९० कि: ८ 2८% ८१८ फेप अल कित टे 














अनन>-न्‍-मझमना 33 परानन. हू सबक जज आर की अ>) औी जलकर अमन कक कल पानी कपल 
“ 


तिल क्‍ न न्जजननत, जप 
--+-++-+ जज सच न 


अिनन्‍ीनन--। 2 अन्‍न्‍म न 3 तल ५ ऑशीयओ- नअि++>+ ज+>> -......> >> बज 





छ 


























पाए । २७. ०+7 टस्सणज्णाग 


(:५८०३१८%% ने ५८३८ ९७ जे 3८८ 5 3 ड८ 3 हित %टरित अपर १८% ९८ २८१८ १३९ ५१८०७ २८२६ ५८ मे 








९4 0जट टि 8 
का फ पे 
प्न्ा छत ि ब्रा ि 
-प रे (0... 9-5 है कक 
का का ण् 
न्ज्कर प् त्ज््छ धि 
जि छः ि [टू 9० 
क्‍ बी ा फ्ड फा एल 
» फट 75% हि 


नी निजीततनन+ आना वि चना ओनओआ आल वललओओा 6+ अऑिजनन 





90 90 
हि ॥रि 





288 कक "४8 


ग्ड ०2 [5 








ध्ट 3 
पा प्ण3ः 
पा झड़ कफ फड।[_ 
है हट पड 


द्कि 
१ 


| 





रचना | था 
तिर्ये- 
भैेथ्या ' 
श्चना 





यय 

चाप 

ट्ट्ष्टि 
प्‌ जंठो 
रा 
पृ ि 


पककाआ७... #.. ७ कष्ट 


कुल पड आफ उप 


आऋछजप््ट्ल्किदिप्प .< 5 साएब ८: दया पण. ऋ्पटरल:्रपापर:क्कलकाह>:. ०१ चाट: :बजफप::२८:८८२-जफआए-। ज+ ब्लाक 





|. 2 ०००३+०००--- +:_0ना्ादोमिेकधधा००4 





पा हि? | 268 | २ हि 





























ही ले +े न चल कला उअस्‍ज%्श्वम्लपशवयभ्नव खत ्श हु 


ति  3242, 8 202240022%:: 22,278 2/8/-:/22/ 2 न ८५८०४८०७०८%-१८०५००४५८००४%८५८५००२८५००२३४८%-+%%७+८१० पं सनम 





छिटककसटबकमकर#।...ग व. 


69९2%62026052 स्ल्स्लन्स्त््ब््ल्् 22222 





उ्जउरसत्पतकसतसूसच्सक5 


न 
4६% 
>कै:%७०८२४ 
सनम 

£ > ८2४ %८% 

:635%63९% 

6 356%:%3८%- 

“04 ९ 

-%८:८८ 

८25१ 





































































































कक ४ 
। डरे हक 
|" | * हि बे 
भछ कि | को की तहफफि्जि- पथ ३४ ऐड ५ 
(हि हिई  > |_] लिया हक 
"रत हि का का 
( हर | 34.8 ण्रे हे अल | रे कक | ४४] ४ ३ | एशथाशए 
है ४० 7 हटके मा | ४ | छ ! हु | हा हि । | । द हि 3] 
पा "जय ० हा 
४ | | 24 कल प्‌ंः | । 79 छा] ७४५ 
। हज बह जज हक ला कि ' सओ) 
कर सी । ही ही दो जा 
ह8 9 कछ के; ६ का हि | 8 हे । मे | हे णिणाणा्र | >किस 
2 । हा हिल है| | ३ | | आज 3 फ फे हम 
है लेक: मत दादा ( हि १6 | « ॥ हज 
पा हा बा | पर 
82 गा ' 8 ५ | 9 |] « | ५» | कि ॥ हे 
प | | ७ कह मिल कक । हर । धर । | | | ० [४ [7६ | । 6 
ते है हक । लत रे | | ६ | मम 
ह3| नस $ 3) । न्क बल ' 8 ४ | त्श् हे ॥$ | । | 4७७४ 
| 8। ४ ॥ 88.28 । | ॥[8 | डे | । छे फेस 
१५५ । न । 2 । पे 8 । 7-५ | ु |. $ ४४ हज नह 
रे दफन बज य हक ग विलिदा:। 
पंप प। ला के के आम प्य्ः 
तय । ४3 हिं। जा 
हु । | न । हि । सा (जप बाज हे | ४ । दूँ | दर | । # | भौडे 83४ हे 4. ४ ८4१७ 
था जा 2, +ह हे | थे ५ | नल शक | | हे दे है. 
| । 4+२ | | ५ ४ ढे | । | | ध2 छफ ५ । | 
ऐड 0 है | कक न, | 5 हे | 6 | 
द।७ न] ६] (रा पेञछ ह | है | |] 
०] ाओाल ७ है ३ ४७ | | 
हे ब्द्ा ! | हजडे। $ >> | | डे | 
री री | 
१.3०, | » | ४ । | ऐ 
हि | 
07. «| 








राणा 


फैट 
8442-44 
4%26"%%८- 
त्ह्स्त्स्ह् ४ ऋभत्अटय 
(६७: ०८70: ५०७-०३८५ 

50२८५ 

7८५ 



















































































ः । 88/ रे 
+-+--- *-.. 

जे | आरा 
(6 ] | ७७४ ५) | 
| ध डे कस 7३. ऑयल ५ । 
। १) | "8#3:487%, 
| हद शु ल क्ता स्तन. 
हक ४७ ७४॥ ० मे ५; 
(शी हज 3 | है| ? [2/200॥0 
4 027 ; | । #22' ॥फे 

हु ७४ । हि न कक “निज 
$ (४॥ है ।4 ५ मे या] .... व ५. में, अाडिफ ढे ऐड । ४४४७ । । 

। हम पी या पिकय 8 ६ ४2, # +»# ४ । मम का] 
दि ह आर हक पक] हम मम हे लग | 
मम 5 07 8 8 2 _ | रा] | | रे 'ि0%006॥७ 

| 0] शाह का सम न लक | हि 
(2) हो धथ्ड... शाह ३ एक कं कु धष्डे । दा छाए 
$ (७76 खपि ४. “है ३७२ क्र फ्राह % [४ [४ | , ' 3)2)8 / 
दे 0२ थे | किछे३द थे । छा 8 घेरे, ४४ | मे ' ४ फपछ ३ (पल 5 के | नि 2 छोर 

न ।] $ 0४०3० 7०8“ है हि: | ) $27) (2 है । है डे | / 58 ; ! ४ ३४७ 8000 ६६ १.८ 

20 मम आह  किफन  20 अमल 22. है! | |... सिल्यद के ध्य० [क 
हा ' ऊउय पाया काछऋ ए८पय“०»/*भ+/+एाूएयखय+यए द् कक (कै 
५७] 5 ' है | 

(060]॥) ४४ खिल | कै थे ५ पे | | ० 49६, | | 8 (७ 
“हित भर ि ये | 8& 6७ | 72 8 | दे हि * फे। हिल 7७०४ ॥ 
| बे 4 | ३2] | | | 8 पे । ४ 4 रे 2] | हे स्‍ क्‍ | 8 |.8 (७ ३७ है 
| दी क ि । ह मा ०४ ' ह । (शि। #489 ) 
॥ । ॥ । # 0 अंक 5 तय अ 222७0 हि 2 
न्‍ ह | 3 4 2 । ० ॥ 

| कर 5 ० आय दिए हू । दर कप (है 8 सकल | 
0 कक का आल मी पथ आल के नि 8. 0 2 | | 8 | हाह | झड़ १० हो. | अन्य परे 

| है 60०३ | प एपथु0७टि० 

00 0 ले बदा कस 2 पुमअन जलन करन न लत 2 |___| | जा अब । 

४ ; ;$ | ; कल न मलिक न 

४ गे ५ |; ५ | हिल, प 

4 दे ४ । अफि । ४३४४७! ४ पक ह साफ ! | 882 

तीवप5 ४ ४ ये ७ | दि॥ १७ | टिल कछ ६6 | ६० मे छ कर । ० ॥9७० ५७४१४ 

॥ आज, के आम 6 ५. | हे पड 008) + 3 + [2४४25 ४७ 

| | | की मिह। 5 57 अल अल अब मा आकर ! | न 

! जज ट अप | 











६%८३६ ०३८०४ -३८% -९८१५ ८१७ 0०१४ ५८२४ ५८० ८08८६ ८56 ८22 जे: ८ औट05 औ८0639:% 


'ब५-3:575-:-ड-7:35:2:5-:7:+%-फ::. ८7: सव८ट/+-स्आ-पक च्य-त फट-२:--उ0'च *चू-7“ कक: ३न्‍कनकर ३००० 





























गा बार / 2 ड्ि 
“ । टिक “5५ । ० डिक » टि पड 
न्ट्ट | न ० ०्ट्टि नल नल 
नि ब्लड प्ब्ट ता । ध् न जा 
नए फिट किट हर । 05 जकआड कह फंड | ० 
94 फ | 67 ॥96० फि 3 छ् | 6१ 8) #% हट, कि पा 7 फ 
| लय , 
हे 7 नर निसिनसिन ित पट एव ्टर बा आय इतर 


प््न्ट 
६क 6 | ४5 कि 
ता हु 2] ्ि न | मर &् ते ि ।] 





न >2००>> | ओिअिशलतरनन 2 जीनीक्‍थ?ओीनतने बरतनी 
























डे ट 20 50 ०“ ००८ 


2:0० तय *फ्एअट् हि 


7 [द | ० त 


७७ल+3त-- 53 +५२७9-नऔौऔ तन | अिननीनिल तन अमन ++४०००>« कील जज त+ेई आज 5 














. ० (७ | न्डॉप्रा प्रा 
#- 7 ०! | ना फ ०४ ५ 
9१ ०० 
श्र 
्ि ्िटि " प्र 
2 2. , ७ 
डर लक 
डर ० पड प्ज 
छर एः 
छः छत ता प्र न ्ा, 
है हरि 2] ्ट 
फ्र्ट आम दम हलक की न चिकन 
न्ड्फ़ पड ल्ड््टि 





“ौ+++++-++++-"--हइ7/7+-+-+--++ 


_["्मथ&24थभ ४८. ापरजामप>8भ-मक2ण७ + वा >पामररथवापतफााप्ादुरअवकादा८पाा १४: पाप डर" पु: अधि" ता-ग: 2 परहासय पाहाथ "पाए..." क--3+-3-ककरताान्‍ममन्कधया पा्ापकाकरपमापा.. -अक्ाकी काका - आए; 7: आए पु. ४ 0 "कक +म> मम २० नेक ++वप बा ५ रब." बा ऋ पकान "नकद >पान्‍ब.फपपहती ५४: न 4. 
ऊ८%-५०००१५८२४%-१५८-१८९%०-१६९%५-४८०७-१८०%००७८५८०९०८०८०४८०%० ८ ०००५८०५७४८५८००८२४ १८५५४ 
'रथमायारता-उटयालााक न कामयाकाताक 4०७ का ९ ॥१ था धकवधा 2५ कान व - २ क भव. फ्वकाण-न पड "५ पर 77 कप 

















का ्् 














है कार 
क्त+ ६ ७ | ,४ भ््४ ६७०९%+१ ९ १६ ९ (हैं 
श । ९ 9 ४३७ ६००४३ १४ 


# मल! है| 0 न आओ दल ज बा हम जिस 
॥ग | ैग्राक|.. छा कोड | अदाश है 0 था जब 
गा का 8 47९ | 429 | न ४ «* 20 5 0295 । थ | हा अब 5 रे धर ५ ८: 
| ! | । 





१४४०० पञ्अ-ड प ५ 












जः72 +८ % चेक 






॥ 
| 
। 
१३ 
घओ। 
50 | 
| 
५ है 
5४ 
८) 


/2८4:3४ क.9:८9:-०:४ 











इक ७५ भवन» कून७१०० ५०७० 
(कैककन++-बममकतक, 













































































2 गैर | | 
कि | ! 
08 88 कक 
ह 3)8,६ छ हक पी 
बा 8 5 ॥॒ + १ 
कह | ५ | गछो# रह (१ 
्र 52 258 हक आआं | |. 5 रु 
| ४88४ पा | । । कक हक | हे दा | [0)2.0०07 (है | 
ला पक जा  । 
न 7 । 93 अल ३ 008६ है 
६ 0 शा घूह 
| रे 22 ४ । । 03 83 । रे क- ) 
2 22 पी, ४ । के ह पा 
5 ५ पद ६ यम के, कप 4. अलडे।: पर शक 
>> कल ओ हल ! | जे कि का, 
| | ३ वात आं छक। का, [४७ 8 वा 0 
[ अक | । ७४२]! तक पा । कपल 
५ ०6 | का 
बिग । ह | १ । ४ । | हि 0 थी | ४७808 | 4) । ! 
धै | ् । अत | | 98 जिला मन 2 (6 | 
+$ से | “नम । ; छोड 229 | ५ काजल हर, 
आज खा आ आल ला ० ००३8 
छ /8 ८ 2 
| ४ | मा । 5 पा | ० 
£2 ७।६७ | ०१४७ । | | >> +++ | से है! 
2 पट | 9 0० 
का हिल कक ॥] 
छल ५ [ ४ | । न ९ 
हि जज । हूँ ५ पट | ४ 
| ह दर गद पल पा | (2 वध 4 / 0 0॥॥ 
0 कक. | | | एके हज 8 
आओ जन पा आम 307 जे कि कक हक 0 । 
| | श्मझ | ४ त मा ० | थी8 । | डे । जद क, ॥! 
आग आ । वडं छ | 5 | (सिर ५),' 
९ तार ! न्‍ | | । हे 
| | 6 | | दि 





बढ 


%3८४२-४२६४२०%०८०४- 


:2535+%:%%%७८०४३:४४००४४:%७०३:०८०१०५८०४५८३८१८७३३ 

































































हप 
. 
५ नलककनी तक हा] 
मा आह ता (७७| | | | | ! 7 पा 
हरकत [हद हि दिए के हि 0 8 आओ 
५ 3४ हक ४ ०] । 5 या । | ! न] - एज 
पा ++ वाशिक है ललिला जा | 
2३ शा हि | पे जी 8 | [१8] हः | ५ 4ै58।] ० । ४ | 5 । जप | 
आम की का किए धो के हे कक की लि वा 
। व रब सं जल का जब लगा - 
हल जम 3 कह] 35.0 | । | पथ के 
८४ ' । | | ७ छः 8५3 (285 ३ रा 8 | पे ॥ न कप | | 8| # | $ हा । हे कल (७ 
हक है अं आर कक ५ | | को । | | ! | | हु 
छ ह ० नस टन लक पिन कट अत 
नाक हि धय विशाकि का कप कान हे ५ ५ $ 
3 (98 | हा ॥ ली र कओ] तक 2७ [भध्क 8 ऐड 7 हे ् दे ६ | ४। ०४ । प्‌ श्‌ ॥५ 2 ४) 
जे | ५ ५ न । $ 98 ध ! टै ' ड् हे 4 । कं ६ । ' | | | कि न ] 58 | 
पक ीभडाडभधभईईपणा अजजजज+ज - ४२४ रच » पी 
आल आज का 5 हल 5 2 उक्त मं 2 
ध मी कम के कई हा जल कक ५ 
न जी गज 
भ/पद्धा। जा 
पा | क्र ।. । 9०% 5 ५ ११ 0 
+ ह | ह हक ५" [६७७ हर 3 | & | प्‌ न ही! हर | हर | 8 | ७ | $ (का । 9? 
/8| हे '. १ ३४ «५ ०] न । ॥ 2] 
। 





| 4-० 
एक #7 


। जीत बट बट 


क्र 9० 


हा ०2 रा 20 39! ७०५८ 
फ़्फ्छ्नि 





। ट्रै नि 4 ्र ० " पे 





एन मनन सन न नमन धन“ 7भशशभभननशत भा: लत खखखिचजल्‍नआट 
>. न्लल्ल्वलकसकसपतफ्सतसतलपततत्सत्््म्फ सत्र पर्स कफ अत >ञ»_रअ>»भः 





नर 





५८+८५८+८५८३८५८३४८५८५८०७७५८४७८७-८५८५८५८३८५८-३८१८२३८०८३०८३८५८न८५८५८%४-६%८३५८? 





किला 








9 70 २० 4 








| 
| प्‌ रद टि प्प 

















पा डे 
| । क्ता गए पर है पे 
3८034 वाद का ५७ साए +3अ 3 कर. &0कआर जाप नपा बा का. _2धारककाशए०१ा पाना 42006 कटी 2260 टररंट3४४४८०७: ८ कक 222५८ कप २0:2५ ४ ६:२६ कं -ीदता अपककक >नकममयत 2... 
3४७ ०८२७४ ४७४७-६७» ४६ +५- ७ फ ४7४ ४४» ४- अप आय आफ “८५-०७, 5८५, २, 
अमल 20002 8 का 
७७७ जय 7: आम ००3 7 220-32.20_22330:5%:.>30220.2 वी 














म>न--पपयभमपत्पप+ कब पतक्धयका 5 आन" _पपत बम -ाा- डा अकाद >> मकपा॑क कप अदा 5 सिमट >> यश ० 99-9० 2०3 रकम धन न कबक+ 3 फाककार-क ७ >.+०-+न-००७.००+«०००32222>> 
५9०08 ८०%: १३८०००८४०४८०४ ७४८०४ १२८०० "२८7९ १५८०० १५८०४ |९५७०४८२७ +८:२७१००७-२८८४ ३८९४+:४+-१४ 












- स्डल्डल्ट | कफ का 0०८ ००ह क । 
907 फि 947 067 












जरा कट शक फ्र बा: उ 









हज ऋ 5 छछ.. 
हि 5 


॥् हि 



















५. 2070४ ८०४ ५ 2 20 ०४ 
>८प्र एडए है| “ छण्फ 


प्र पुर | जो] 









१००७ 


| 
| हद 


र्‌ 
सप 
जिम 


४ 





देव स्वना | आदके 








हँ 


पर 
संभ१ 





“८ ८22%:%-%-% 24८३ “८०432: २८०० अ८26 4:06 6८06 %76-0:76 %८06-4:26%८76%%3-% 359 
१एएएए७७७ण०७ण७ण-०+ ० 5 सा >>: 2020:72 207: “77: 2०० कक नत्थ+ ००००“ 





-2८८५८५८५८+८ ५८३८: 
किन सन्नी 


7#:%%५८५८% ३ ५३८३०८५८%४३८३८३ ५८ के ९८ १८% ३५% ५८१८ ५:१८५८५०२८१५५९५%०५.अ 
शा मा शा आस 2 27-77: 




















| 





१ हे | १०७ 


संप 
सर 





काल डा 











च्स्त्स्न्न्ल्ल्ल्ल्न्ल््ल्ल्स्न्ज्ल्ज्न्ल्््न्स्व्क्ल्स्ल्स्ट्ट्ट 


0 3-%- 
कूप>.220..0-स००ड-ड: 


नम 























































































हे 5 
फ्ा हो, 
है| ७४ 9 | है । हम ७७७ ' 
श्र ४१३ ।४ 60०8 | 3७३ । ४४७ रैक जे अड्षा४ । 
से दा ४ 0 
। न हे ; ४७७ | ५७| ४७ [६ । के [० 9 (2 
(४23 | टिड | ७ काल यम की वि ४७ | 2७ | 9७ | 9७ ४ | ४४ ४४६४० | (0 
|] ०४०४६०००)६४ ०४० नि [०७०७४ धसए उ हक खुल 0०)०१६(०)३०]॥४' न ०७०४४०४०४६०४०४०४०४४/०४०४४ ०४०४४ (00०६० १३ ४०४०८ ॥8 ँ 
। ०७७ | भूरे ० हे डे | ग। ०छ | गे | भूरे हा ०. रे । | ०हु> | थू> के | के *एे | १३३| के | गण | थूछे | कार | ३४०४८७२ 0 
। | ४०३४-४७ |, 
पक | #७ भा फ़्शु । ६.3 7४ चर 
फू ०० छः | मय फंड | है | ६ 'ेशष्र ८ डा ज द्ु ४४०५४ || 
एगह 278७ ॥ द डे रहे 2४ 
----४5६* | 
१8 १ 
ध्लेे शक | ३७ | ६: 75 | जे | 9० ४].४ 
8६४६ म# | ४४ | छिछ हे गज ६ डेफके आर । न्‍्ल छ ४ मिके | मय | 228५8 ० 
आई, 9७ | ६ | * | ६ ! | डे है | 3 | -ऐ एड 
| 30] 














। 








| 

य्फ् | ॥2रे 20% 
० ०462. ॥ 24/4५ 42 

हे क 8 अं £-.-+ रे नये दि 

३३ 











७७८:७-४८२६-८४०८०४ १ ८० व अष् ि ित्म मत मय  क्‍मन्‍मनमनना 
बललयास्फ्फणफ्सडॉें्मलपतमप लत प्र्ट ८+4:3...२५---६--क ६:२२ ०८४बा७-८:क्‍- ७>:445840७-१7९3.-. 








०4८०४३०७ +६०५७८०४२४-०४%४:-२४१४३:२७४४२४१४:४०७८०४२४८०५०४८०१७८०१६४८२४०४८०७७८००४८२१: 





0 86 0 8 | 8 [६ 
६$६१८१९५८०४ ५८५८ १८६८ ५८२४८ ५८३४८५८०४८ ९०४६ ५८३८५८४८ ५८०४८ ५८५८५८०८५८०३८५८३८:०४०८५८+४: 





०५ 


' [2 ४-५ 


| प्रा 


गज 


ग्ड्क़ 


स्जिद्ता | <हह के 


न क्ल्छ च् प्र्ड़ 3 
2 4:28 0, लि 
न्‍* | द्ट ० >- पु 
जाए णा सजा थक पा “कस कंत इक लंका आज 
ल्‍ ला 


हि न 
मर 2 आल मा पु हट 
हिट ४) [४ 





#++ चर 











-ज्स्न्म्म्न्नण्लप्स्फल जम ल्स्मपरसतब रस जप फ्पपटकमक पटप कफ" 'फर१८: ऋथाइएपए 7:१7: :काए एप: "जपवटव:.7-दढ बता ज. | --मा माना इ---:०० ५००० ८. 


च््ल्ल्लल्व्व्््न्य्य््््स्फलस्स्न्लल्लस्तम्ल फसल लल्सननन्सजनस ल्नप्स नस ससनससपसस्नन्सस्स म्त््स्न्न्स्स्च्र 

















शी त५ आर 


वह | 8 





42039०३ । डे 






8४ | 
न्रद्धह | 88 
8 ॥8 शव] ५७ 
| ।॥926 , श३ 
36०३ | 











| 





89 | ५४ | ॥७ह 
। [३६ 


| 
॥ 








) 


3०8 | 
2३ | 
[8५७ | 

















22323. 04%0>.4049::440%:%09:::44 4 95० 92 कक मूक का चूक प्र] 


ै#३%१४2८05:0:% ८१८० ४३८०५- नम 952202240.39::2280:2% 9:39 क 2 


न्न्् च्य्यब्स्ब्ल््स्ल्य््य्न्ब्न्ज्स्न्ल्नन्ल्नल्स््ल्ल 


3 कम+क-++-+न»-ण-«»-प+ 3० कज++--+---न---++--न-नन- कक ५-+3 3 काठ +०»न-+िननन- कान“ नन-पओनकनन पर ५ 43++न-कनन मनन न्‍पत पमम53+न+ न मनन नमन “पिन बनन-क3न+न नमन म नननन-म-नाना न नल कप जिन» आाक--नननझ पथ “नकन-कनक >-७» +०3०५५.७००००> >> 3, 
ह््न 


विन नी नननननननननिनान तन ++ ०63. ऑअनओओण डी ख3ख।िओंिा 




























































रा 3 
डा कु 
नाडु- > 
आय, >पइकके 


























कण 2 चसखिख़ननपपपटडमपल्‍सनन््न््प्स्स्सस््सल््स्््ो यो ॑ रू छः नजर न्प्य्श्च्प्म्य्स्य्य्य्थ्थ्््स्स्रट्ट्-े:: न निनख2७?ओययि सय नस: 4८2६५ 
६५% २१८५८७०१८%५४- +: ८७५८०८%८५४८%४०-- ८०% १०:०7) ०००० ८१० न पट नमस्ते: (८%-४६%०२ 448: 
54 32222: न्म्न्ल्प्स्न्स्ल््ल्न्लल्ल न न्ल्लनननन लत तन नननननन नल 


“पथ: 4 का 


ण्छे 


०३७ कप 


न 


'छ 


०8 ०५ 


ण्छे 





बे ८2? 26 कै८256 425 -+८263८264८26-+2४ ६८०४ |४८४ ४८०७७४८०४:+-४०+-२४०-४७७८४०४:% >८ 


६293८22४3-2%%-%-+८१ 3८? 


८४८०5: 


माह 
कैट -3००६+८5६७-०८५+-४+-ऋूज-€ऋ जज 9टछः 
या 


(६०८) 


के बजा मे 
अमिनन++++++5 





















































६ ॥४] 
के 
है 4 ४५७७ 
: है | | | 2 ! ॥४४०० ॥0 ड 
सम / । | भाप ४ ४३8 | हू रे भडि (8 हे | ४४७०]११४- | । 
| टिट 85 | हज सह न हक कप ६ ४ | | ५ | | विदा 
(40 ीलील अल गम मी | शाह हे जात गाणा। गा हिल [| 
५.६) व पी 5 वा 7 ॥9| .. कया आह] “ 
3 कण 5 | ड | | | कि | ६ 
े | ल् | कहा प्र ५०8 |, न बट, 
है जा | | | | ३७६ 2० के जल हे किक कस [छह 2 | के जे ४3 डे | (शक कै 
औ | ४ | ४ | पा ॥ ० 2 / 
;। ५; | | आम एप का । |  |37४४| | )छ | फिशे७ ४३७ हे । 
हे ४5 | ९ ध! 3७३७ शाम कर 5 देह ॥ | 8 | ५ | भा 3 भणरेक 35] 
| | |॥०४७ कम & भा ि। # । 5 माह, ६ 238 5 । ४| » 
५३४ 0 न हा के । ह कप | [85 | ४९ | | रु | | ' | | 
-- शक कर गा 43 ८3 

।] डे लक | | | भा (8 ॥ 8 ४ | हे के आल 
है िण ५ छि «| | कक [8 व 
दिल च्क्ि व | आज (मे 
/ हि हम का के 8 के हे 
' ॥2। 























































































































>ह ( ी 
9, 
आल आह 
। 7.) | ह& 88 | मेँ | भछे | ५ ॥. “288 
दहन हे ०७ है ही का 
कक व विन प् 
है जो | न | 8 | ०३ !)| 
धफिकह का लि को ला ' हक 0) 
५ 8 कम त | ४ (जि | हक | 3 | हे 8 शी ५<] । जा । एप्पल | रत । 
ला आक 5 | थे आह, 6 | | जी आ कह दा इक | 
५१ | ६४ [शिड | का ५8. । शक, ज्लआाफआयजयर । | ० री 0४७; हक । है 88] 
(3 आय पाक, आह [गिल ७ जिप्क | | जन मम । आम । (| 
२ -- | | । | हे । ु शाप्क । 9७४| ६ | ! हल ४ | “अं [| 
8 | “गा 5 ॥ कि का मा, टू 
री आह हक 0! महक की हि मर | ४ 5 | डे हे 
किक कि च्धिटि है हप हे हक, 
। | । ९ | ।५४)। ३ हि ७ जिछ्क | | । 2] | | बलि /&| 
2 मम | | है. 3 ।छे 8।|६ (३४ 8 । छ । । । ] जा ४ 
ना हा कक को हक पल 
। ७३ ) [9॥05 । | | | हा विद की के ली, रे । कै मरे 3 हि फि>े |। ४ 
8.8 हक छ । । । आया | । | ४ | | 88% | | 
कम] आओ का आव 6 हो कक काट | | * | ३४ | 
| चा आऋआ ५ 2] | | 3 इज कप है | | पक आकर ! 
हब ही ३६ 3305, | ा | | यो हर हि कम 
0 न | । ५ | ३ | ४४ । | 
| रत | अब पा | ण्डि ! ०्डि। कर डे | 3 ७ ७9७ [ हर | असल कक । | एशोन५ए रे 
। | । कर | 7 | बह | पढे | कक | ब्य ०७ ४ | सा जा 8 
ई | | | ०5 | ०8 | ०0 | ०छ 9७७ [४७७ ७ हे १) 
ओर का] | [| के. 48 व ्क बह 308 | 02 | ४ (कक नह! 
डीछ | | | हु (छह, ० ७३ | प्ले 5 ॥ | 
हे 58 | का | । | | | | ० व्छि | 8 जे हे 
|; २) हे ! । ॥ है | | | | ै | २067 4/283> ह 
[६ तक लि [ | (४४ | | र | ॥0 ॥एष्कर 52] 
है 3 ॥ जी लि कज की * | | 
“ | | | । । 6 । 
! | ६६०७ 
पद | है 
6 


हि +:744:::#48 +-:402 4 »:7/20::2/:2 077 


८253:%3८४२३:४२७८-४+-१८५-:८७ १८०९८ ५८५-५+५-५% 





7:29 ब्याह, 


4 ७-५७४-६२०५०- ४ नया 2.4: अपनाकर /:उमंका-20क:% जा: आपका आपका. 47: परधाशानाभा2भाकशककका >> नानक का कम क आकान-कमतपटकातक _. 
/ ७ 


्ज्न््ब्ज्न्ल्य्स््स्श्क्््ि 











६ 
(22४ | 

यो लग ट। 
0 * है 
4% है । 
१0॥ ६» (30 

री है हल 
6 ९) | 

(छू 

( +'। | 

(६४ ते 

। धो 4) 

है." 








5८० 3८52 


६4.2 000_-ेकाथन-ैी कं अनजमममम-नआ डा "7 
नल 








54 यैचटी+ पट: 


“अन्त पा..." आ:९कनाबन 
++++++>ववाकिबन 


उ्वोफ्राए ५ .>९#ककन आम. रे, 


>७-%८-९- ०८३ ५८:५८ 56% १८४ १८ १८-१८ ५८८ 4 2८ 


>८ भर 


िनीन-+-ीनननननीनानविनन--3-3+> 


न लकल कब न ननभगरनफगतन+ अं न्‍ीजभनन>> 33 अत लत जन्‍ती-++के 





३६ %४२८३५८४८५८ 


०० #ौी>-+++ 











क्र 








०] 





0५८ 


डिाहाई | लछी5 
हि&8७| ची५ 


3]6५08 


शिडे | 88 








३८०४७८५८१८७४+७">्ऊनरस जज मजस्म्भिभ््न्म्स्म्श्प्स्लल्प्स्त्न्पसमसनज्स्मपस्क 
हि टि | 


कं जय 











जिट#3"७४७+०७ज००%+१४७८४०-४०+:%६-७८०४७८०४७-%४०+८१४०५-७४०७८७४५८०४७८७४०८१०४१ 
















































































रा 

“हि कल ० हि 
बल । 

न्ड्पफ़ि 50 डक ५. 2 हट 

व पड का 

(24 हि हि ऊ 
न 
जआएिए हि  ब हि जज, 
जा 5 कं 

वर के ४ पे 

कर जकिस्लि ् 
3 कक कलर का ० 
कक आ धलक ० जज आल 

0 तक लक. 

> ष्कः जि आआ > 

पान आर पु 

50 5५ 

हा हट ० >भकत 5» 
नह हक ्ह 
न्श्प्ल ः। ्फा 

दक ष् 
हि (ही है 
७-5२: «याद ननशिनिीनिवननमिशिनमिन नि मिशन निकल. 2 अरम हक अल 











ट 





न्ििननननन-नब रे 3>०-++रननरनगन-फऋफए. 





| 
| 
[| 
] 
| 
| 
। 
] 


:०७2९५०%७- 


कल यन-++ अमन क ५ बनता + सा- कक क कक भनज ५-७न्‍+ जप सपज्जकमप्ञञ अन्य 








|| 


4० ५८३८५८२८ ५ दब तप भ्् मे 








हा 
कि ५ 
४2 | । 
!(%क कई 
हैँ ] 
|! कं | 
व टी | 
| है 

| 














800०4 ०5५३9 परम ननर न नशमम निशान नधिभभ न न नशनमधधभप 5५ 
फै७३०५८५८५८% ९-८... ६ २०२)८५८०४६ ०८:८८ से बट 50५८४: ०८२८ ५८०४ ५८०:३८२८ ५८५८९ 
22 जा औ+-3*...00..म्थ ०... 77 ___, ८४:-->5न्प८र अब 2 पे फनमत कक >ततसव 99» क9 >9५9आक> कक» कथा थक का कक काकटा-.२०:2९....५५.०-: ८००० ज्ज््ल्श्ड्य््स्च्ल् न ननननननचममननत् < सच कि ज 5 दा 5 
















>##जछऋरूऋ-जूऋऋ+रू+%|% असल सत्र सनकाआ55 यम 
4८2८%:-26%2%6 3९% ८ ०८+:१८६+-५८+-०८+-०८-%-%८+८५८+५०८५८५७+%८५८%८०८ ५८५८५८%८% 








ना 














१०७9 


[। 





दाद ! 
जाए | पे ] 





हक 








हि भा 9४५७५५३३ ४४५ ाहाआआ ७५५५० सा 9394 छा ३७५३३ ५७७७३७७७७५५१७२१७-७0५६३७५३५५७५५७५७७३५५०५००४७०५७३ आल ला अल नकल कली 
जिट263:%%:56%3८:%४३८:७०७०४०५:७४०+४०७+-४-+-#२+८*४५२४५-७४-+-०८०+- ५८५८ ५०८२८ ५०८१-५६ 








रे 


;१८३८५८०४६५८०८%७४ १५५८०६५०४०१५०७7४:९७० ६5५८-४६ ०८ ५०८०४६९%-८%० ८१८) 
शमी ७००७१३१०० कब ०००० कक ७७» 2००... ाए-_अाााााााआ 


स्तर पोकख पथ कपनरामकाफ:- अत ड- पका: 





ण्प्स्स 


की 82७ >कनानवाधमभाथ+ भव पवार +घ२० 3९ की + 4७५ जक ५४ कक जमाना ५+क-४५७७३७४५+3५+अकाभ-५५3७+०५५५०७५५७०७:५७५७:००५५६०७४५५५३०६०७५००७७ कक कक कम कप ०33032042:0:%2५39>949%»2.»>05#७००७७५»५०. 
८१८१८१६८%८१८५८१८३३८०६३८०५२३:१८२३८५८३८५८३९०८२३८१५८२३८१८:०८५८२३८०८५)८०८ ९८४ ५-५८५८४- 





० पूष्र 


४ छठ 





न 92 १ ५) कट 5 न] 
7० डर ते | 7” 9 (6 या 





० >> 


8 9 | हिंक्रि कि 





भुअ७ ६ ४4७४५७७७३७४४७७४७:७७ ५3 अब आय जय 4८ पन_ आ पखत क्‍ 























22320": पवन ३32 2:23. 8:. 4 202 20323253 7 220::% 85 











839८0 7205-32 ७८3८2 ८: ८:४६ ५८०४ ०५८०२४-५८२७-५८०४०४८०८--१०० २१८? +८ ५८-५-०८-५: ५८१८५ 


'अनन-मपन-मन-कन नमक पनन-न न नम» मन न न न न - नमन -म कम नमन «-गभमन++++ मनन. 
वि | डा हुए चहल 2 














८१८१९ ८26 "८26 0८28 फैट 26 “८2 ८6 के 3८26 जेंए- 5 306 जें<क अल मे 5 मे 56 से "5००६: 




















हे ग्दिय ह 
































नर वन्य न य कट य् क्‍ 
; छ्राणए | ४छ 9 + [ड़ ७ हि डे 5० 
० हु पा ए ०्ड |: ड 
पा पे ५ प्रा पा 
0-7 ०७६ 0४१ ०७”, 
प्र 
4 ५ पट 4 
एा ०० ॥ ८ लि? छः >प 0 20% छ्ि। 
७३7 | एडिटर, छः फि द्ि टिक 
का 8 2-2 अजित 
पट तह "कट ० (८4 भ्फ ४ 
० ०० 5 ०४ ०-८ िललत्पलफ् पा कि अकआ आर + पे कप 
हक 59 20. न्ड्छ ० न्ड्छ़ ०४ |ड 
नल 48 है 
+ [६ हि 4 अालटा  अनआ| 70 डा 0-2 0- 
हि | जि ) हि रण ५ रू, हर , 0 प्र लि 
७४7 48 __ [8269 
२ ५] ०० 90 
० > प्र ०्ट प्र ०४. [४ म्ज फा 
कक्ष बी नव या तक 2 
प्र 56 /॥0 #गछ्ि 6२ टिकट ०.२, 7० का /' हि 
5० ०८ पक हि ह [० क मूक 4:% 43 
५ "जा ५्ण [25% [7%$ 
हक उः कु 5 5 
न्फह जहह ! कह | हाई | बह 
£2%॥ 3 90 0 70 
नल ला वि लिलान लिलन ली जी लव ज जल. 20 अप जलन किले क 
धुू0०क | शव | 2 आफ | डिश 5824 
७ 0०४ ५०००० | जज पं 7] ० ण्ए ५ ० पु | 
>ड 76 पाक आतरिल के, 
>> ज्ड्ु पके बट पड 50 
_सकुमक-बकक . जाओ, ४६७४ बंका हे सम्मान ]ै तननआम५+लमपवकनानमन 3... स्‍ा-कनममादुक. चजििल लक 
3 आम कि 6 मी व 22 2 मय कम 
०” | 
का क्र ० ः 24 म्ड 5 न्श्पः । 
3 लत 208 अमकली शी कस ! 
०4 । हे हि पड फ हि 
हि ट हि | पट ' है पट प हि 
३] ष्ण ता 
हे टि टि जा हा 2 ४ हिट] 
2 हि 022] 
ष्ट (4 /24/254 72%. व ५ ] 
क 


०औ5%42५+८%-९८५८२८५८७८५८५८५ | १२ टेप स्टक बदल अटषित ब्क- > ५ प्य 57 
जााांभाणाकाक3 २ -->पआ₹-+०_--.प्रमशीलीर--अट-3७::.-वीग--.-+पकमभ-->2ज ५ नह »म302%%०-303343० 05 .नक.>क५७७५ थे क५०७०००००००४००३०वकनएफत काश सू-अका्यह तप तप मी 


अब 


हक नर के 5 


की ++ »«-+ ..... ... 


07 


48 
| 


मिड 








ँाधायत्ानाकामााधाााााा 0 ना 2३. दा का. 0-7: जानो ए -र॥ धरयाकाक- अमाा- 8 जा... आशदाा पका 4 + अर ताकन पा पयाात:--2: 4 पा... ५.८६ .<.....3: अन्न ऑध--ा॥" नव टमाश कान "२८७० ४ ६७- सपा ४ ७०७१4 धााधााााा ११ककाभश कम 
४... अरशद 
बन 


५३:%7"९५%७०३॥:५७०)॥:%- 4५५८-%- ८७5७49८52७0८%- ८५-८५ 
८०७०॥०५७२१०५७०/-%-॥८०७-)८५७-१८६ 3):%%८%-॥ ४८3८०८०८०८३८५ 


हे -क कमा “23 मीनन-++ 
>> 3-7 ““>+जनन 
.>+-+-““-_“------+-+-++००-०+------_ 

करन न++क, 






>> _-.>>->->>्य्स्स्स्ब्टक्व्थफल्ल्ज्ब्स्य पता 


नमक मममम ता जखच”ह७हि “हखफह/ए/पप्न्‍्य >> ए, न 
ट्थ्दो ०० 5८7 न स्ट ४० न्न्ज्ल्र्स्न्ल्ब्य्ब्य्ब्य्ब्य् 
ख्स्त्स्न्स्ल्स््स््ल्जज्ज््स््ल्स्ल््ल््तयः 
-5.:.......०-०७०.५५०५०४-५०कक-बण॥ "22: "00:04: उ- 7 
मच 49१५६, 


० मझऊसतओ  +> +०-०+ रजत 593+ >फि-3+++ 
ब- 'जड 












































# 68 ! ते 
अर अर सिर की कब (६ 
कक हे फ ! 
(35] 23 ३ भा | मं! धाह। 8 | भुका8| ब3४४ | ७७) 
ग्डि | दे | दे खि। दे ४20५९ स्टो88 ४७ | से [8 [३ ४ ही  ] 
? ५ है हि का ४ 0० | है | # | १ | पवपफाक ४ 
5 लक ५ 8 |. 
हक $४ 
है ह् । । ३ ॥६ [०0 | 3 8 [90] | (७ नाक 9 ॥8 झुक | छठ ७ |. ६७५ ४ 
200४ | ८ | ४ [३ | ४ 20% ह 03| ६2० ६ एंहश। ३ ५ 8 8 कर ४७७ ३3 
०३ 3 | हे. (लेक | ७ | ४ हा 2 पद ऐश 
कर 0 ँ ३४ ३०४ 0० ५, | टन | 
(| जला बा हक ध्चह 
रू) | (8 | । | 38 ७0]| 8 हे फांयु | इक 83 | हो8 32802 धाम 
१ 0छे। हे | ८े | 3 | ९ 39.४ &3 ३| ६2४२ है बह | 3 ४। 8 8 चिधे। शोध | तह को उमा पर 
| ९ 6 | है शण्ा/ अंडे ३ | धार्षता४५ न 
तँ | | ४, 630३४ ५ 
| ४७ ४७ [४७ 9४७४ 28 | 9४ [४४ | ए५७ ४७ ४8४ | फ | ४४ | ४४ 22220 ॥ै 
९९ 
| है न (गे न्छे | ०छे बेड | ०छ।| ने गे [०४६ ०४ | "58 अूछ४ १५. हर ५३ । 
(कर ते 
त हू 
0) आह 
है (2 
| | 
) । 
हे ५ 
' ! 
है है 
(6 
९५ 
[५ रॉ 
५ ५ 
(्‌ ई 





+२+- न दा 






व््ह््ल्स्ल्ल््ल््उल्सकउलसलस्सतस्सलल रत 2 22 लता सन सत समय 
48 :2220::2420%:7 4229-22 2226: %:: 


रूप्अफपणन्कक न 












237%५%८+३%५८+८५०८३४८५८४८५८४८५८५८%८७८५८०८% ८ ५८५८५ ५८ १८०८५८७८५८५८५८५८५८२८५ 


है 8  आ आअ कक आर सं 









































- पर । हब] ४4 ने? द 
ह 

| ः कि पद फ्ः 9 छ [ आ 
कमा, 
*्ट फ् पा रु 
न फ् नल 
फ्री ४३४४ 8७९ 
कफ | फिट 
प्र ४७० प्र 
प्ण पर कट 
पा प 
५६ 5) न 
का 
ही पट क्र डर 
2 2०0० है, 
६०? (छा 09 (७.० 


7९४ & 5 /्‌प __ मु गे 3 
द छः 
50५ है ऊ प्‌ ला 














7०9 > 

४ कण दि । फ 2 वि 
पट [पं >> पद 
क्र पा | मना पूछा 
4७ |ण्शु | ध्जट /*+ 














ध्+ 
धघत ० 
धो ) जी 
सफल +ा 
हट डर डर कक ट्ु 
पर 
कक हे पे ट 
का  भ्जी है ज़ः 
(९ हा हनन रे की 
९ हे 
रे रे पृ म् है 5६ 
रू 7. अफक्रा  ा 
3 कक जज साम+ आन > व है 2 स-स० २ +२०५०३०५२७२०- ८००४3 न ५ ०+०५न५क«»क5 «न» न 5अ+ > कल  सकननमिक ०-२५ ५५ +न्‍गका+५ २८४ ८०५७ ०५१०-०८ ५२३8-२० नका++»+२4८ 4 २००२७००+०००००......० 
कट *( ्क >क वर * मा पक ज्मग््ड २-9० प्रल नक जा जि ५ >ईु>नटपक खके९ जनता मल पड 2 मय मर जप 3 ५-६०: द नं ब्क- हि 3 पु ; «4१२० 








स्लिम न पपसपसम नम “ म कमन मन पपपपधपध पड ए ५५५७५७५४०५०- न ९५०५० कम ७» कक कण 
- 5८% -८2%5+%-:5230%--०४१।/८:%-८% 5 +-४+-5४+८ 











हि 08: 
प्रायाधिषे 
हलाभम२० 


न |! 


रु 


ए 
«४ मप्ायालौम 








जब 3 





प् > ६० 359८2 )८१४)८2८%१४- व्स्तब्स््््ू+>« 


श अीिए जलकर >> अयगे हज अफनच्थनम 


बाज जन्‍च्पयशकििष्मपफापपए 77 


























र्ज हा 
! । ही 
ऊँ | ] | 
० १ ०] ब ह है 
५ । | 2 
| शिया" टच हे ४ 8 पक्की] 8 हा | ६ ४ कक 0 हज पक ; 
ह। क्‍ " ह जा (हि 5 ; 
फथेयु 
४ के है 85! १७ रा हि ध्स् 8 8 | ७०४ | शडे पल रित्तरा 6 । 
द । 
] । | 


4-4५3५-५4००कक७५+५ ५५33५ +3ब नस +न न ::77क्‍77 7 *“7“7““““““““““““““7““““““_*“++55------+.--.----.-.ह.......--.--....0..." हा 


ल्‍-+--ज----नन 


&300%७२९८०४-३८ ५७-५८ %७-१८०७- ८ ० 








है 2 -आआ 20: 002-22>243::: ४०७४० कर्ज 


2 


जिट#-८5-+८2४+८%-२७९%०७९९८३४८०७२२८:%-५-%-+:%-०+६%-८% १८%-१८०८२८०%८०+:%८+:*% कट 


न नटपन+न्‍णट नरक पर नव पक पर यमन मम म 2 नमन > ००000: 9-4" 0:५3 3 -+५+++>+०-> 









६०८०४८५८-+८%-५%- ८ % कै 5७-0८% ९८% ज्र्स्ब्स्ब्स्ब्स्ब्स्न्स्ल्ल््ल्न्स्न्ल्त्स्ल्स्न्स्ल्छ 2 ब्व्च् 
३८%८२-%५८४८ ५८४८ ५८०६ % ५६ ०८२३ ५८२८ व 222%५०४७००८४: 


कन 











४ अनननन नाना ; नम पु जन्‍न>कन्‍ “ंनक«४«क, ः अनन-«-न >नममक«मक मनन 3० अमनमकान- क्‍»िनननमानमककनन-क -नन++ीययननान कान | “+व७+०ननथ+ 3-8 3-33 नननन + “-++-+>-क»कमका का. " तप | बनी लत लिन 





3333-23. “-अीफ-ममक५५भनन-+-<..०५७-कनम»»+क ५-५+मक++जणनन 










“ ४४५ ६ छु०८ २ ५.५ ०.७ ०८ ०.८ 
हि ह पग्छ ै ट हि शछ प 


_>3०>+०_०-«»_-म नमन लय विनतिगन-गननन-मनंमनी ++-ज-+«+०+»«ननकन. 


030 जल हक नकच्ता ता तल तू न नजर 
अ-++तम+त+ ++_+ 




















मतिश्रत्त 
च्‌ 


| 
| 


-फ्या थ। 
२ 
प्व 

रु ््छ 
ययज्ञा 
| 





श्मवधिमति 


(2 

कप 
8 
त 
न 





अदा चकती +)- ०, >..००क ० ननय। 


236५८७४८५८४८५८४८ ५८३४८ ५८४८५८४ “कै ५८५८ ५८२६ ५८७८%०: 








2 नमन >> धिचच सनम प ननिचशशचधधशधधिधधिधशि्धलच्चिच्चससस््स्नन्स्न्यस््् ज्स्त्र््न्ज्त्र््ल्सलल 
करके 3०%-१६९७ १८26८ 
८%-१%%०० ८2 
(7२८ ८ ८5७८-5७ ६००-):% | ् 
जे 
&20-५८०७८५८०० १-३ ८०१२८१८३८:७२०४७ कैट 


ब.-++०-०--_---+.-.“-777-7“*० 0 गज." पलकनाानात> न: 5 
'किकमकककत २० पाक+बअफक:जटाए-फट-आाता0 ७. 
जन्म कवचसन क्‍7भ238;82॥ील्‍लटखटखणफ :अ | ञ  र 
कु अच्० 
शक 




















गन कक 
ता त छ कक ही हि 
“5८% ५८०४०-१०४०७:४०:०८६७७:४७:४२८०४०८०४०३८२४४८०६ के कै८+ ८४3०४) ८ 


827 





नानक न ननननीत- लनन+-+नी-+-नननमन- नम >मनन-कमम५कन-«“मन+++कामयममा“ कक. 








हट 


5459-०५ २००४७०-०५ ७५७००४५७--७ ७-१८७७-१4७-१८५-१८७४-७८६३- ६ ज-७ जद ४ ७८] 
न्‍न्न्नननननननननननननननननननननननननननननननननननननन मनन 


“५ | लिकि | अहक | 8४9 | “ #8 












न्‍ै 
02 “ छँ हट ०“ 
हे है 
टन गा पा 
फ्थर छोर 
75 /ए हि. कर: २६ 








(9 
हू ”मह 





8 | है 2767 | 


______ गण खख्यश्टु््ियन्न्डन >> ं3+5ज८४२०७ 2याब्दाप या दंड: 2 ्ु्खच्ंलट्लय्य्न्य्न 
तलाक धर चमक का चाचा कु कक कक मा यश 
4 चड ऋ 35 ४5 पे आस कर 





55 
्च 
पड 





० पड 


33202 कक का का जप कप पक जम का कक जन कप जनक 





के 
द् 


छपाममपकायाधाउतब८ ममता 

[नकल पार याधधधसा न पक कश पा मना पट प तफपनक पम्प सनक कप प्‌ >ान नमक 5८ राडप पथ २० काश परपादता5 पाना नन कप "कप कक मक्का 42; परम ०० नयमप+ पिया कक यह कर पाप +- कफ पथ 
न्न् 
(4 


३८१८३८०४०+-७४-)८-०००-%०७:०%३:०८३८०४७०७४ज८०५४+८०४०५८०४७८०४०९००८-८४+८*४-८*नंट 





्ट् 
छिप शि 


3 खा 


'िनन-म>नल्‍कान-क>-»कनन-क»५+क “आन भकनी 





८ ५८७८-५८०४८१६०८५८५६१ 


7 सु का छाया जरआयमममाकुदपट | 
























































मर 
१ छा ७ | पा 
५ » (है ०४०८ || 8 पे 2 है $ | 8| ७ । ४ | | हरा 
परी 
नकल के, कि 0 लि | हित | , |» | | डे : 
जम 
; | हा हे । | | 
| [| कक के ॥0 कक अत है। 68 
;। ड्ड् 


डक है 
३८7८५७-।८५८-१९५८-६८५८०२८०८२ >%०) ६ ५८०८०७०:८१०-२:५००९६५००१८०७०२:०७ 


$८१+८४+८०४७-०४०७८-०5०:-०८०८:०४७-:०४७८७४७७८७४-०४६७७८:७४०७०४३८१५२८-१४२८०४२८%४३८४-३८ 















रा, अन्न विनाश आधजण ऋनतन+: 


अनरिनमीनसन टीन स«-न्‍मं«ंण>नफनननमलन कयानमनभम 


७०. >3००७+>रमक>य, 2० +8५०+नमक ०८ 


>>. अनकी+ ऑल अब ज>- 


4+-+++ रन अल अनन्णमनक पिकस्डनगात 


८5253 जन अमन. अमल अल ल च के $ 
2020 %%%५८३- "के *६ न 5४ ३०% के *% कट ४४ के *८ के *4८ ८५ फट 7५ हि: फिट 0077 *५ ४०९०-४८ जाए बा ७ 5 व 
न्ज्न ५2७" 28 ८ 29 ७ 20 की 2७ की 2 रण एल रण पा कि टपिट मिज टएएम हा 





4 


ख्य्प्प्म्भ्भ्पापपाणण न निखिल नःखसइि::सस...3339993 400 लाना मना काना कक भभकए७७६३७०००००७०१७०४धााा या 
79८५9 97% % >प% अ८ ३८ ३०३८ % ३ 3८ ३ अत ८ 2८0८ %:२८%८%३८%८३६८%८४८५८३:०८५८५%+:% 


2आक.3 ७. 34 3क-3++न हे धपनमापाससा 

















2८% ५८%४-५८+-५८४:०८३-५१८१८ ब््न्क्द्््क््पच्त्न 5 
श्र्य््ट दा 80207: 4: ७५८०७-२०५८०००%० ० ५८९८५०७०%- १४० ४ समन &८-0८ «८-से ५८ जप ९ >औैट -०८०३-५८२८०८१-%६४६५९७+-२० *- 


८१८५८% 2:%-0:% 20% 2 


८5:55 


६५८२८०८+८०८ ८3% कै: 46%९9७%<%७-0८०७-८५८-३८०८१८५८-५८५८५८५८०८०८३००० ३८ ७०२०० 









८३८३३ 9८ 





हम 4७2१8: (.का:त कप दत्त, 


अनिनत?७?छ?:+:«?ि:?ीण«ी”ं णन्‍क्‍ऊननी२भ२?णनन जान. मननगगगनिभनन3 िजनननन नाक अननन 








232 0253:0220  27००४००५५०००००४८ कक 4०० थ्श्ध भा सूण रक नमक पपपनलपम--म०कनपम० वि फखिच्यय्य्य्य्ेे््््् ' 
ममप्रकनाणकमका मकनकवफकाद-फकाफ या --+--- 7-7. < न्स्च्स्क्स्ल्ह्ल्स्र्य््क््स्ब् 28365 
तऋ ७55 िटआ किट: >५ 26% 203८%6%८%२४ ४ से 2 7 न्‍नन्‍ल्‍ननननननन 
220: 007: 3:: 2-2 मय 3-27 7525-:7-7----+जनधचधधध्च्च, 22700::220/9//:74 4 * दी ध दीन न शेआधि7 22:07 'अपक्रसममानका मे अाममपपंभ ० +>भअ ककभ कमाना 


हज 





ज्नल्ल्ल्स्लनल्लच्् चजटलस््ञ सच थ्ध्-.35350 28 
४ है % कै 6५% ५८०९८५७-९:५७०७८ %-८%२३८५७४८५०२९८%५९८०८९५० ३८ ५८०१०-%८+% ५टहे: धर 
ज््ड:: 3-57 7: 0 02:22: “4 कट: 0-20: 030-2,व0 2:44 28 


हिंघश | ० र्निष्ट | 





(१4 ० ल्‍ 
ग्डंट्ठ हा ह"४। 











ण्ड्ड | एफ 
छह पछि छः 
9 हि हि ण्ि हर ट् 








श्श कर ०2 यूँ 
पा ० 07 प्ः 
"कट "हि 
>> >+ 5५ ४५ 
0 35 
०4 ० 
हुँ, ७०४ 
फबत 











६८५८०९८५०-१८५७- 2०३०७ ५८००७ ८००- १ ०७-९८५७-% ५०% कै ९२८ ५०५५८५%५-२०%५- ५०% ८: %८५०-५%: 


ट 
7३ 4 
छा हट 0" 


०-७० 


7? |) (७ हि 


नह फ़ 


फर्म 


फ _“# कई हा ्ि 
ँ 7 $ 6४ यू ०्ट 








ञ् ज्म्ज्म्न्न्लल्ल्् ्  भस्स्सस्ेटड5 3333 2332302202230223333333 कब 


्ज््म्न्न्ल्न्म्स्ल्स्स्य्म्ण्स्न्मस्लसििििड्ट्टिििििट्ट्टििि5स>..2233>>3>2->>20-3>>.. 
५2७३६ % ८: ५७-०८ ४-८ % ५८९०० ९५८४ % ४ 2८२८० ६ % ७ ५.४७ ५-० %५-९८%-४८%-८ ५८४८३ 
॥७७्ाणाशणणमारणणणााााा कक बल ७ हलक ० मत 3 3-भना 2७ ५५>ज कल आक५>थ७७७५-५५७आ५०७७3९3५७७७र+.333 अल <>93७०० थक ->अन्७म०-..म 








च्च्च्््स्स्ड्स्य्ल्य््स्य््श्श्श्श्य्श्य्य््स्स 


उन -3++->ब+-ननक कं काइअभथ४ ०७५ मककम कब ५३ का>कज५०० ५ कमुममु» ५४0 कू०+० ७०७ +&2३०५»५५५५७५४+७७+क3+५०७४५+५७७५५»५3५३५०७क५०५34०३३५३५+५3+3५333+७2»७७3५५५.)७५+-५००+ का आफ कक क७७५४3९७५५०५५ +ल्‍ >> ७७९७५७३७३७५३३५०० ५ ाकाा७०३५००+५५म४०३०५००॥थ लक 


/0%#3८% %-#७- %०७- ९७-३८ ५८२४८ %७-१८५०७८ ५८०९६ ५८०१८ ५%८-२-५८०३६ ५८०६ ५८२)- ५८-९८ ५८-४८ ९८ ४६ 














छप | ४ : 
पिन पक 3 नजर लीन ला मल मम आ मल नल. पा न जम मलिक पर करनी शिम  करिपलल कक ख 
१82: ] ध्ध 4 (६ 48 ॥-53 | + 4 4 
हे रे छः पर ४8 | 3६ ४३ छुफ। ७ | 5 ८४ ; ७8 8७ | किक एफ हा 
8/0| ४ फिर वर 8 |3॥७७ | 3६ | 8 | ३3७ ( 8 8 | 8 | जि बे जन वह, दी 
2 ४ ६ । ३3 | श्र 3४४ (3 ४ थे डि0] | 3 | ४ | 8 | ३ | पशह | मेसिकाओ ॥ 
फेक के 8_|8 ,' ७६ | | | | | | बह आकर 0! 
8४६६ ! १ कक अं किस  दं 
छ् शऐे | है 
हे “| ८६ ७ $॥७ 0७ कु | 0 | है शेह | ४ | 9 ४१ 20 कर 
8 ६ । ३ 9४ | | 0० | ४४| 8 | है 82 * 8 585 ५ ४40 | . 3९ (नि 
हे | है है ६ | 8४ ४ ०४ | थे | ३ | हे) | शैमिशाए३ 
५ | पथ 








>9८०%७+-० 


५ ६ 0७ ४७७ |. कह 
3 ६ कक ) ६१]ए०/ध8 


०५० 


व ए 


४२ ह224 284 5० 


जे 8 6 288 68 ४ 
5६ %७०३४८२४०+५०७-+-६०-+८ 


अजकलन+ अब कील जल 


झहमाडओा है 6ै।__ | रछबफ | ०४० 
छ | छड़ 


व कििलनर जन +>> 75... 


हलक 20 । । प्रवकफा 
| ६ है; || | [| 


४ 
] 


््श्स्स्य्स्त््स्ल्त्क्त्ज््ल्च्ल्त्स्ल्ल्त्ल्ल्ल््स्स् 


जब्त जिन जब +क  अन्‍डन+ + +++ 








य्स्च्ड््श्ें्ड्>ि्िसस्स>स्स>््स्स्े्धसिसससससससससससस 9०७99 ०००००५०:८०००2<-::22.:::-3223232इ42.2ुल......0...... 
हअी७०७०७-०%:०+३-५-०३८-०७३८% ४०५८५ ०८५१८५६४३-५०७६४-५८:७८%-१-%-:९८+-%०+८%+८ ५०८५ 
स्का 5-2 ललएरलजाद 25२70 रद आसन पापानरशमताशातक ५2८ पमपसाहापमा "साया ++भहाककए१८५८-- अभय 20५4-४४ पाप न्‍ रा पक का ०१५ पथ. कं 0 ९काल५<मपरदकमइकब पा पा 2 ३3 3०३०७०४६००० ०५२०० पन्‍मउ 5 


कर तर 
पा अप 








/१) 4 
॥0" 


श्र 
ही 













छा ००१ ७०“ (० 


० 
आक म्ग कक जे 





हर हि “कि | 
: “ई 4 ४ 66 
जप 0 अफ | कर 


०५ 








हर _्ख४ 


फट एज 
्््र 







दाद (१०७| ४ 





त->म-००---नानेककेनकनमनननननन-नन-क-“न-ननिनियणाण- थक अं५ञननन-न-नननन-न--म 


जिट४१८९४०७२३४६०८०७५७४८५८३८०८०७८५८:+८०५८०२७८५०७८५०३८%३८%- ८०७५ थ६५८७॥-५८-९८ ९८४८ ५८२ 























| 3 
| 


88॥२[.७।०५ | है] ), 


भ्/न्शध्काा है (7 है! 


ए9७ | 28 १ | ॥0॥४० | ९ ॥ 
9) 
प्र 





(्र्गाए॥७ 7 
॥9%॥|0४8 ( 
2/0७१४६४१४१३] 
भ हि 
2803/900400£ 























््चलच्ट 
४6 
(09 ै८76%८४१%८४#२९०२४ ८ कल नल नननन ने स्मनननननननननआल 3 




















5&७%:०७५८०८०२८०५००९८०७१:५०९००८९८५७३८५००:८०८५+:५५+८५०% 


>9८% ९८५५-०१: ५८:९ ५ 6, 


। ञ 





“छठ 











:2०२४८०%७०0८०७-६८५७- 
का 2 हर 
द क्ला्र 
जि्रज पर कक कप 25 0422, 





2%५०१०)५ 
8.4 





७०३ ३३545280522252285.:22:22 90: 9:29: 80:29: /0:::20:::24% 


/ 0८०५-४८) २१६१५ २३-25 


७0५2 
०३ ४3 
हा ट कप। आाक ाक 
883 | &६ 
5 वि अाण 
॥गरछा३। डे 
[64०३ 





्न्स्ल्य्ल्स्ल्य्ल्य्त्य्त्स्त्र््त्स्न्स्न्स्ल्स्न्सन््222222 


८५ 


प्स्भ्ःडतकतत बसीप्पेसमपिथ्स्मस्सि स्पा 


>35%६२४८५०९:५८७ 


प्म्स्््ट 


20++_-_-क+० «० 





ध्स्म्ट 


3.83८८::3.>:>_0.4 
(.] 





वीर 


89 


4 जे 2 


5&0०९८%७)६९%५५४८%५२५०००८०४ 


५५ 55-0८ %54८८ 





९८४८५८०८ ५८२८५ 





१ ८नेट१८नेंट कक 50%% 





:2७:0:%6१८%-०९%-३-५८०८ ५८०८ ५८न- बट न्म्य्य्न्स्स्स्स्य््ल्््डः नकल ्न्ज्स्डड5525552522252:220404०> 
व्स््व्ल्स्ससस्सस्प्सस्स्ससतत्स्र 200 20%0९260 %630८%७-0८५७-९८ ००२८ ५८पे८ 4८०६ ५८९८ ५८१८९ ५४३९०४०६५ 








खितफअकल कसा > 
का 20 ४४ 7७ +3+> ५० 
०८ 74% [१४ द ० छिप 


हा 


बज (उ 


बनना 





हे कि भी 
इस सन टच सट  ि ट क547:00 20 
जप 23%: २%३२८3८2०%2%-4८%#-%$२ २८०४ -२६८०४-)०४३८०४३४८०४२२४ ८३० कट फ नननननन -$ 
पलक ..2पकापमाध्यान्‍ मल पारा तपन रथ इ सा वचन पर बताए 2४0७० ५७-"६- ७० पालन कसमकरासाकाफर/्कारा नकारा सका वइला - ;रक पाता 7फल का भदापक मा सवकाछाए'पिधलम्फ भार उम्लापर 'ातानभा७+४ ->परएम काका कक, 








६५8 


4 ८२६22 7००:०००-2४०/६७%-४- 


/ ही पा जितका तराजन्चलडननडड पे 
॥्फ भष्टी8। रच मिशीय 8 0७४ |. ॥४७० 
3 | ५ | 8 | 6 हा ० कं %४७ ३ ४+२४१२॥४ 
घ * 3 ॥ 8 48 फ)॥७॥६ ०००० 


जिललतल 3 ++ 





2७ 20 ॥४ 


जहर! 
के बस रन सपरूस से चू<<-:::--ि ्ेंचियििििििऑमऑ 4 पक नमन नलनल्‍म3 5 






| वराअअकक २०-भमममाभकारममक 
रू» 








“8 5 ही: - न 
छि। ४“#ऋ३फ़ि | ० कि | * फि 


कल 
जू---+ || *जल»+->मकम»»-»र 








० फ़ 
गज फ़ नल फऐ 
>अ  फ़ 











अधि आला पक 


>> बनी सन मनन 


७ 
॥2' छा 
हि टि 2 0०/ 
'अेन-«०-«-मननम-मक-नमन-म-म-ममनमन-स +न्‍न 
हक है 
४ न 
०-5 











सम्यशानचलिका भाषादीका' ] [ 5५४५ 


सणपज्जयपरिहारो, पढमुवसस्मत्त दोण्णि आहारो । 
एदेसु एक्कपगढे, णत्थि त्ति असेसयं जाएे ॥७२६॥ 


मनःपर्ययपरिहारो, प्रथमोपसम्यक्त्वं द्वावाहारों । 
एतेषु एकप्रकृते, नास्तीति अशेषक जानीहि ॥॥७२९॥। 


टीका - मन पर्यय ज्ञान श्रर परिहारविशुद्धि सयम अर प्रथमोपशम सम्यक्त्व 
अर आहारकह्विक योग, इनि च्यारो विषे एक कोई होत सते अवशेष तीन न होइ, 
असा नियम,,है । 


बिदियुवसमसम्मत्तं, सेढीदोदिण्णि अविरदादीसु । 
सग-सग-लेस्सा-सरिदे देवअपज्जत्तगेव हवे ॥७३०॥ 


द्वितीयोपशमसम्यक्त्वं, श्रेरिषतो5वती खेंडविरतादिषु । 
स्वकस्वकलेश्यामृते देवापर्याप्तक एवं भवेत्‌ ॥॥७३०॥॥ 


टीका -'उपशम 'श्रेणी ते सक्‍्लेश परिणामनि के वशते नीचे असयतादि गण- 

स्थाननि विषे उतरे । ते असंयतादिक अपनी अपनी लेश्या करि जो मरे, तो श्रपर्याप्त 

_असयत देव होइ नियमकरि, जाते देवायु का जाके बध भया होइ, तीहि बिना भअ्रन्य 

जीव का उपशम श्रेणी विषे मरण नाही । अन्य आयु जाके वध्या होइ, ताके देश- 

सयम, सकल सयम भी न होइ। ताते सो जीव अपर्याप्त असयत देव ही है | तिनि 

विषे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सभवे है, ताते वेमानिक अपर्याप्त देव विषे उपशस 
सम्यक्त्व कह्मा है। ,- ०5 


सिद्धां सिद्धगयई, केवलणारं च दंसणं खगियं । 
: - सम्मत्तमणाहारं, उबजोगाणक्कमपउत्ती ॥७३१॥ 


सिद्धानां सिद्धगुतिः, केवलज्ञानं च दर्शन क्षायिकं । 
सम्यकत्वमनाहारसुपयोगानामक्रमप्रवृत्तिः ७३ १॥। 


टोका - सिद्ध परमेष्ठी, तिनके सिद्धगति, केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिक 
सम्यक्त्व, अनाहार अर ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग की श्रनुक्रमता करि रहित प्रवृत्ति 
ए प्ररूपणा पाइए है.। 


5५६ ] [ गरोम्मभटसार जोवक्षाण्ड गाया ७३३२-३४ 


गुणजीव ठाणरहिया, सप्णापड्जत्तिपाणपरिहीणा ; 
सेसणवर्मग्गणूणा, सिद्धा सुद्धा सदा होति ॥७३२॥ 


गुणजीवस्थानरहिताः, संज्ञापर्याप्तिप्राणपरिहीनाः । 
शेषनवमार्गरोनाः, सिद्धाः शुद्धाः सदा भवति ॥७३२॥। 


टीका -- चौदह गृणस्थान वा चौदह जीवसमासन्ति करि रहित हैं । बहुरि 
च्यारि सज्ञा, छह ॒पर्याप्ति, दश प्राणनि करि रहित है । ' बहुरि सिद्ध गति, ज्ञान, 
दर्शन, सम्यक्त्व, अनाहार इनि बिना अवशेष नव मार्गणानि करि रहित है. । ,असे 
सिद्ध परमेष्ठी द्रव्यकर्म भावकर्म के श्रभाव ते सदा काल शुद्ध है । 


णिक्खेवे एयत्थे, णयप्पमारों णिरुक्तिश्रणियोगे । 
मग्गइ वीस॑ भेयं, सो जाणइ अप्पसब्भाव॑ ॥॥७३२३॥। 


निक्षेपे एकार्थ, नयप्रमाणे निरुक्तयनुयोगयोः । 
मार्गयति विश भेद, स जानाति झात्मसद्भधावम्‌ ॥॥७३३॥। 


टीका - नाम, स्थापना, द्रव्य, भावरूप च्यारि निक्षेप बहुरि प्राणी, भूत, 
जीव, सत्व इनि च्यारयोनि का एक अर्थ है, सो एकार्थ । बहुंरि द्रव्याथिक, पर्या- 
-याथिक नय, बहुरि मतिज्ञानादिरूप प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण, बहुरि जीबे है, जीवेगा, 
-जीया जैसा जीव शब्द का निरुक्ति । बहुरि 


“कि कस्स केस कत्थवि केवचिरं कतिविहा य भावा” 


कहा ? किसके ? किसकरि ?-कहा ? किस काल ? के * प्रकार भाव है । 
अैसे छह प्रश्न होते निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकररा, स्थिति, विधान इन छहो 
ते साधना, सो यह नियोग जैसे निक्षेप, एकार्थ, नय, प्रमाण, निरुक्ति, नियोगनि विषे 
जो भव्य जीव गुरणस्थानादिक बीस प्ररूपणा रूप भेदनि कौ जाने है, सो भव्य जीव 
आत्मा के सत-समीचीन भाव कौ जाने है । 


अज्जज्जसेण-गुणगणसम्‌ह-संधारि श्रजियसेणगुरू-। 
भुवणगुरू जस्स गुरू, सो रायो गोम्मटो जयडु,॥७३४६॥ . 


सम्यग्तानचच्दरिका साषादीका ] [| ८५७ 


श्रार्ययंसेनगुणगरासघ्ृहसंघायंजितसेचगुरु: । 
भुवनगुरुयस्य गुरुः स राजा गोम्मटों जयतु ॥७३४।॥। 


टीका - श्रार्य जो आरयंसेन तामा आचार्य तिनके गुण अ्रर तिनका गण जो 
संघ, ताका धरनहारा, श्रैसा जगत का गुरु, जो अजितसेन नतामा गुरु, सो जिसका 
गुरू है असा गोम्मट जो चामुडराय राजा, सो जयवत प्रव्तों । 


इहां प्रइनन - जो जयवत प्रवर्तों जैसा शब्द तौ जिनदेवादिक पूज्य कौ कहना 
सभवे, इहा अपने सेवक कौ आचार्यने असा कैसे कह्मा ? 


ताका ससाधन - जेसे इहा प्रवृत्ति विषे याचक श्रादि हीन पुरुषकौ सुखी 
होहु इत्यादिक वचन कहै, सो इच्छापूर्वक नम्नता लीए वचन है । 'तैसे जिन देवादिक 
कौं जयवत प्रवर्तों, श्रैसा शब्द कहना जानना । बहुरि जैसे पिता आदि पूज्य पुरुष 
पुत्रादिक कौ सुखी होहु इत्यादिक वचन कहै; सो आशीर्वाद रूप वचन है । तैसे 
'इहा राजा कौं जयवंत प्रवतौ, असा कहना युक्त जानना । 


इति आचार्य श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती विरचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पचसग्रह 
ग्र थकी जीवतत्त्वप्रदीपिका नाम सस्क्ृत टीका अनुसारि सम्यम्ज्ञानचन्द्रिका नामा 
भाषाटीका विषे जीवकाण्ड विषे प्ररूपित जे बीस प्ररूपणा तिनिविषे 
आलाप प्ररूपणा नामा बावीसमा अधिकार सपूर्ण भया । 


८८ ] [ गोम्मठसार जोवकाण्ड 


थ्षित्वा कार्णाठिकीं वृत्ति, वरशिश्रीकेशवेः कृतिः । 
कृतेयमन्यथा किचिद्‌, विशोध्यं तदबहुश्ुतेः ॥॥१॥। 


श्रथ संस्कृत टीकाकार के वचन- 


दोहा- ग्रभयचन्द्र श्रीमान के हेतु करी जो टीक । 
सोधो बहु श्रुतधर सुधी, सो रचना करि ठीक ॥॥१॥। 


चोपाई-केशव वरणी भव्य विचार । कर्णाटक टीका अनुसार ॥ 
संस्कृत टीका कीनी एहु । जो अशुद्ध सो शुद्ध करेहु ॥१॥। 


श्रथ भाषा टीकाकार के वचन- 


दोहा-. जीवकांड कों जानिके, ज्ञानकाडमय होइ। 
निज स्वरूप में रसि रहै, शिवपद पावे सोइ ॥। 


सोरठा- मंगल श्री अ्ररहंत सिद्ध साथु जिन धर्म फुनि । 
मंगल च्यारि महंत एई हैं उत्तम शरण ॥। 


सर्वेया 


श्ररथ के लोभी हल के करिक सहास अति, श्रगम श्रपार ग्रंथ पारावार मे परे । 
थाह तो न श्राश्रो तहा फेरि कौन पाओ्ो पार, ताते सुधे मारग हू श्राधे पार उतर ॥ 


इहां परजंत जीव काडकी है मरजाद, याके अर्थ जाने निज काज सब सुधरे। 
निजमति अनुसारि श्रर्थ गहि टोडर हु, भाषा बनवाई याते श्रर्थ गहों सगरे ॥ 


इति जीवकांडं सम्पूर्णाम ।। 


गाया 


प्रदभीमदसणेण 
श्रगुलग्नसस 
अगुलभझ्सख 
पभगुलप्रसख 
अ्गुलग्रसस 
प्रगुलग्सस 
अगुलप्रसख 
प्रगुलअ्ंसख 
अगुलझसख 
अ्रगुलमावलिया 
भ्रगोवगुदया 
अज्जज्जसेणगुण 
अज्जवमलेच्छ 
भज्जीवेसु य रूबी 
प्रटठत्तीसद्धलवा 
अट्ठविहकम्म 
प्रट्ठण्द कम्माण 
प्रटूठारसछत्तीस 
अट्ठेव सयसहस्सा 
प्रडकोडिएय 
सण्णाणतिय होदि 
धण्णोण्णुवया रेण 
प्रणुजोह बेदतों 
जअणुसपाससे 
प्रत्पपरार द 
नक्त्पादों प्रत्घतर 
धत्पि प्रणता जीवा 
प्रतरनावष्पध 
घतरसनस्क्कस्स 
ए पैमृद्त्त शुलृ 


अकारादि क्रम से गाथासूची 


गाथा स० 


१२६ 
३२६ 
३६० 
३६१ 
३६६ 
४०१ 


४०९ 
६७० 
४०४ 
२२६ 
७३४ 


2५४ 
४७२ 
द्द्ष 
४५३ 
३५८ 
६२६ 
३५१ 
३०१ 
६०६ 
४७४ 
६० 
३४८ 
52. 
१६९७ 
ड६२ 
शैशीरे 
प्रछ 


पृष्ठ सण० 


रर 
४७ 
शरे४ 
५२५ 
*ैरे८ 
३६ 
५४१ 
पड 
छर८प 
५४९१ 
३६२ 
८५६९ 
श्फ्फ 
६६० 
६६७ 
१७६ 
प्‌ 
प्र्ण्ड 
3०६ 
४६१ 
डरे८ 
धरे 
4ज६्‌ 
१६७ 
श्प्र्८ 
इए० 
३३६ 
क्र्८ष६ 
हई 
१५३ 


गाथा 


अतोमुदुत्तमेत्तो 
अतोमुद्त्तमेत्तो 
अतोमुदुत्तमेत्त 
अतो मुहुत्तमेत्ता 
अद्वत्तेरस वारस 
श्रपदिट्ठिदपत्तेय 
प्प्पपरोभय 
ग्यदोत्तिछ 
प्रयदोत्ति हु अवि 
भ्रवरद्दव्वादुवरिम 
प्रवरद्दे अवस्व 
प्रवर॒परित्ता 
प्रवरमपुण्ण 
भ्रवरमहोदि 
झ्रवरापज्जाय 
अवखझूवरि इगि 
अवदरुवरिम्मि 
अवरे वरसख 
झ्रवरोग्गाहण 
झवरोग्गाहमारा 
अ्व रोग्गाहमाण 
अबरो जुत्ताणत्तो 
घवरोहिसेत्त 
प्रवरोटिरवेत्तमणके 
प्रवर तु प्रोहि 
झ्वर दव्वमुदा 
जवरनमुद्य होति 
प्रवरत्तमुदा सो 
प्रधर होदि परगत 
प्रवह्ीय दित्ति 
पज्दयाशरो घतो 
अबचहायणाय 


गाया स० 


५३ 
४६ 
र्थरे 
२६२ 
११५ 
ह्प 
र्८& 
श३ेर२ 
द्प& 
३८४ 
१०६ 
१०६ 
&६& 
३८७ 
जे 
१०२ 
३२३ 
श्ण्प 
१०३ 
३८० 
१०३ 
४५६० 
३७६ 
रेपर 


४५६ 
५२० 
५२३ 
३०७ 
३३० 


६.2. 
र्दु्च्क 


६४ 


पुषठ सं० 


१५५ 
१३५ 
३३७७ 
३६९ 
श्३३े 
२०३ 
४२० 
६०८ 
9३७ 
४३० 
२१६ 
२१८ 
२०४ 
*रे२ 
६६६ 
२१२ 
४३५ 
२१७ 
२१४ 
६८६ 


गाया 


श्रसुराणमण 
असुराणमण 
असुहाण वर 
अहेमिंदा जह देवा 
अहिमुहणिय 
श्रहियारो पाहुडय 


झा 


आउढ्ढरासि 
भागास वज्जित्ता 
आशणदपाणद 
भ्रादिमछट्ठाण 
आदिमसम्मत्त 
आदेसे 
आभीषमासुर 
आमतरि प्राण 
आयारे सुहयडे 
पावलिभ्रसखसमया 
भावलि प्रसवभा 
आवलिग्रसख 
भ्राव॒लिग्रसख 
प्रावलिग्नसख 
अभ्रावलिग्रसख 
श्रावलिग्ासख 
प्रायलिझसस 
भरावलियपुधत्त 
भ्रावासया हु 
आसवसवर 
भाहरदि अणेण 
भ्राहरदि सरीराण 
आहद्ारसरीर 
आहारदसणोेण 
भाहारयमुत्तत्य 
आह्ारकायजो 


गाया स० 


४२७ 
४२८ 
५०१ 


३०६ 
३४१ 


२०४ 
शपरे 
४३१ 
३२७ 

१६ 


३०४ 
२२५ 
३५६ 
४७४ 
परे 
२१३ 
२१२ 


४१७ 
४र२ 
ब्प्द 
ड०प्‌ 
२२१ 
६४४ 
३३६ 
६५ 
११९ 
९३२ 
र्३५ 
२४० 
२७० 


पृष्ठ सत० 


श्र५ 
५५६ 
२९६० 


४४१ 
डिघपप 


३४१ 
६७७ 
२१५७ 
४६६ 
६५ 
रे 


शेश्८ 
४६8 
३६६७ 
५३० 
३४७ 
३४७ 
श३९ 
नैषंद 
२२४३ 
अद्प 
४२ 
३७६ 
७१६ 
रे६८ 
७२६ 
रे६८ 
र्‌८१ 
३६६ 
श्८ 
४० 4 


गाया 


आहारावग्गणादो 
प्राह्दरमरण 
आहारो पज्जते 
आहारकायजो 
आहारावर्गणादो 
श्राह्मरम रण 
आहारो पज्जते 


इगिदुगपचे 
इगिपुरिसे बत्तीस 
इगिवण्ण इगि 
इग्रिवितिचपणा 
इगिवितिचखच 
इंगवीसमोह 
इच्छिदरा सिच्छे 
इदियकाये 
इदियकायाऊरि 
इदियणोइदिय 
इदियमणोहिणा 
इग्िदुगपचे 
इग्रियुरिसे बत्तीस 
इग्रिवण्ण इगि 
इगिवितिचपरा 
इगिवितिचखच 
इगवीसमोह 
इच्छिदरासिच्छे 
इदियकाये 
इंदियकायाऊणि 
इदियणोइदिय 
इदियमणो हिणा 
इह जाई वाहिया 


ईहणकरणेण 


गाथा स० 


६०७ 
5९६९ 
६८३ 
२७० 
६०७ 
३६९ 
ह्य३ 


३५९ 
र७८ 
७९ 
४३ 


४७ 
४२० 


१३२ 
४४६ 
६७५ 
३५९ 
र७८ 

७६ 

डरे 


४७ 
४२० 


१३२ 


४४६ 
द्छ५्‌ 


३०६ 


पुष्ठ स० 


६६५ 
७२७ 
७३५ 
ड०५ 
१६५ 
७२७ 
७३५ 


०४ 
४११ 
श्प८ 
११७ 
१२७ 
(३३ 
४० 
परे 
२७६ 
४९४ 
द्रेर 
प्०४ 
४११ 
१८८ 
११७ 
१३० 
१३३ 
२१५० 
प्र 
२७६ 
४५४ 
७३१ 
र८र 


४४५ 


गाषा 


प्मो 
प्रोगाहु 
प्रोध प्रारे ते 
ओपषासनद 
जोध घोरसठारों 
प्रोष मिच्छपगेधि 
प्रोरामिय उत्त 
प्रोरास पय्जत्ते 
प्रोराज्षिपयर 
प्रोरात्तिप ये 
धोरातियभिष्स 
प्रोदिरिहिंदा 


फदकफलजुद 
फदस्स व मूलस्स 
फप्यवहार 
फप्पसुराणए 
फम्मदयकाय 
फम्मदपकग्गण 
कम्मेव ये कम्म भेज 
फम्मोरालिय 
फमरवण्णुत्तर 
फाऊणल किण्द 
काऊणील फिण्हा 
काऊ काऊ वाऊ 
कालविसेसेण 
फाले चउण्ण 
कालो छल्लेसा 
कालोवि ये वपएसो 
काल भ्रह्िसिय 
कप्हेचउपकारां 
किण्ह्तियाएण 
किण्हवरसेण मुदा 
किण्ह्‌ सिलास 
किण्हा णीला काऊ 


गाया ह० 


२४१० 
७३ 
4ियेए४ 
और 
मेज्पफ 
२३१ 
एफ 
२५५ 
२४४ 
९५४ 
ई३रे 


६ 
१९० 
२६८ 
४३२ 
६७१ 
४१० 
९४५ 
२६३४ 
३४८ 


४२६ 
२२६ 
४०८ 
4१२ 
५५१ 
भ्र्प० 
५७१ 
४२७ 
श्र८ 
#रे८ 
२६२ 
४६३ 


पृष्ठ (२ 


3३ 
5 ही 
० 
जेदर 
3/२ 
३५४ 
७३१४ 
३६० 
२३३ 
जरे५ 
39 


७ 
बेड 
२१६ 
4४८ 
3२८ 
£ 4 
३६ 
#;०्ट्र 
ईदूप 


५६० 


५९३२३ 
7४६ 
ध्र्द 
६६६ 
६६५५ 
६०५ 
६०६ 

द६्‌०४ 
४२१ 

५८६ 


पापा 


किम्दाठि रामि 
किसल्दूरिनस्य 
विमिराद ब+छ 
हामुणएप का 
है व 7 
है 4 वार 
डादिमप 
कॉह्रीडिस्या 


गध गये 
पा प्रमसयागा 
समउमसपिय 
गसबग ये शीणमोदु 
मोणे इमगामोदे 
मैतारों प्रभुदु 

मं 
पदद दियलतु 
गदउदप 4 
पच्च्म मा धवका 
गतगमन उस 
मादि ठाशोगहु किरिया 
मंदिआाणगढद्‌ 
गरम जजी पाथ 
गच्भपपुद त्पि 
गाउप्रपुषत 
गुण जीया पज्नत्ति 
गुणनीया परजतीपाएा 
गुणयीवठाणरहिंया 
गुएजीवपज्जती पराणासण्णा 
गुणपच्मइगो 
गूठसिरसधि 
गोयमयेर 


घरणामगुलपठम 


चउगएसरूव 
चठ पण चोद्दस 


पगिा स० 


२२) 
४०६ 
ब्प्ज 

प्दे 

्ट् 
पप्रे 
११४ 


२९० 


जद 
र्ट्४ 
4४२ 

॥ 
६४६ 


भरे८ 


ट्म्र 
१४६ 
ईप 
३६३ 
४६४ 
5६०२ 
घ७ 
२८६० 
४2 
रे 
६७७ 
७५६ 
3२२ 
३७२ 
९१५८ 
छ०्ए 


१६६ 


३२६ 
प्छ८ 


पृष्ठ पृठ 


६१० 
६४६३ 
हरे 
१९१ 
१६९ 
$२ 
२३३ 
४२१ 


३6६२९ 
रे३र 
रेट 
१७०७ 
३१७ 
5६7 


२६५ 
२६७ 
श्ष्द 
प्०७ 
श्ईर्रे 
९८१ 
१६० 
डश्२ 
2६७ 
प्‌ 
७३२३ 
रे 
७५६ 
भरे 
३२८ 
७५४१ 


३०७ 


है ६-६६ 
छरेरे 


गाथा 


चउरक्लथावर 
चउसदि्ठपद 
चवखूण ज पया 
चकक्‍्खूसोद 

चडो ण॒ मुचद् 
चत्तारिविखे 
चदुगदिभव्वों 
चंदुगदिमदि 
चंदरविजबु 
चरमधरासण 
चरिमुव्वकेश 
चागीभदुदो चोकखो 
चितियमचितिय 
चितियमचितिय 
चोद्दसमग्गण 


छद॒ठाणाण भादी 
छंद॒ठात्ति पढम 
छद्दव्वावट्ठाण 
छद॒दव्वेसुयणा म 
छप्पयणील 
छप्पचाधिय 
छप्पचशववि 
छस्सय जोयरा 
छस्सयपण्णासाइ 
छादयदि सय 
छेत्तुण॒य परि 


जणवदसम्भदि 
जत्तस्स पह 
जत्यवकमरइ 

जम्म खलु सम्मु 
जम्वूदीव भरहों 
जम्हाउबरिसभावा 
जे सामण्ण 

जे हूं कचणमग 
जहरबदसजमो 


गाथा स० 


६६१ 

३५३ 
डंपोड 
१७१ 

४०६ 
५िणर 

५२ 
४६१ 

३६३ 
द्रेफ 
रे३रे 
२२५ 
४ॉ३८ 
४४6 
३४० 


रे२८ 
७०२ 
५५९१ 
पर 
है 234 
११६ 
५६१ 
१५६ 
३६६ 
२७४ 
४७१ 


र२२ 
२६७ 
१९३ 

परे 
श्र 

ड्ड 
डपर 
२०३ 
रद्द 


पुष्ठ सं० 


छरे८ 
र्‌४६ 
रशु८ 
३१६ 
५६५ 
७२० 
छ२० 
२५९ 
२०५ 
७१३ 
४७६ 
२६७ 
४६० 
५५५ 
है.६:ै2. 


४७० 
७४२ 
६७० 
द्श्८ 
श्प७ 
२३४ 
३४५८ 
३०४ 
२०६९ 
४०८ 
शै७४ड 


३५०६ 
प्द्रे 

३३१ 

१६२ 
३३३रे 
१३४ 
भ८ १३ 
रे४१ 
१७३ 


[ ५ 


गाथा ग्राथा स० पृष्ठ स० 
जह॒पुण्णाप॒ुण्णाइ श्श्८ र्द८ 
जह भारवहो २०२ ३४० 
जाइ जरामरण श्श२ ३०१ 
जाई भविणाभावी १८१ ३२२ 
जाणइ कज्जाकज्ज ५१० ५९७ 
जाणइ तिकाल २६६ ४३६ 
जाहिव जासु व १४१ र्प४ 
जीवदुग उत्तदूठ ६२१२ ७०२ 
जीवा अभ्ररातसखा भैप८ 3२७३ 
जीवा चोद्दसभे ४७८ भ्७्८ 
जीवाजीव दव्व श३े ६६० 
जीवाण च य रासी रेरे४ ४५६ 
जीवादोण॒त २४६ ३७५ 
जीवादोणतगु ५९६ इ्फश 
जीविदरे कम्भ ६४३ ७१५ 
जेट्ठावरबहु ६३२ ७०ग्प 
जेसि ण सति २४३ ३७० 
जेहि झणेया ७० १८० 
जेहि दु द प्र 
जोइसियवाण २७७ ४१० 
जोइसियणुताणो ४३७ ५६० 
जोइसियादो श्रहिया भू ४० ६१२ 
जोगपउत्ती ४६० ८५ 
जोग पड्डि जोगि ७११ ७५३ 
जोगे चउरक्‍्खा ४प७ शपरे 
जो णेव सच्चमोसो २२१. ३५५ 
जो तसवहा उ ३१ श्‌ण्डं 
ठ 
ठाणेहिवि जोणीहि एड शफव 
ण 
खट्‌ठकसाये ४३३ श्०८ 
णुट्ठपमाये पढमा १३६ रृ८० 
णट॒ठासेसपमादो ४द्‌ १३३ 
ण य कुणइपक्खवाय २१७ ६७ 
णयनजेभव्वा भव्वा ५५६ ४९ 


णय पत्तियद प्श्३ ५६६ 


६ ] 
गाया 


णय फरिणमदि 
णयमिच्छत्त 
रण ये सच्चमोस 
णरतिरियाण 
णशरतिरिय 
णरमति जदो 
णरलद्धिग्रपज्जेते 
सरलोएत्तिय 
णवमी सरणक्खर 
एव य पदत्था 
ण॒वरि य दुस 
णवरि विसेस 
णुवरि समुस्धा 
गावरि य सुक्का 
ण॒वि इदिय 
णुण पचविह 
णाणुवजों गजुदाण 
शारयत्तिरिक्ख 
णिविखत्तु विदिय 
खिकक्‍्खेवे एयत्ये 
शिच्चिदरघादु 
शिद्दापयले 
शिद्षावचण 
णिद्दे सवण्णपरि 
शिद्धत्त बुकक्‍्खत्त 
णिद्धणिद्धा ण॒ 
णिद्धस्स णिद्धेंण 
णिद्विदरोली 
रिद्धिदखसरगुषा णू 
शिद्धिदरगुणा 
णिद्विदरे सम 
णिम्मुलखघ 
णियखेतते केवलि 
शिरया किण्हा 
णिस्सेसखीण 
णेरइया खलु 


गाया स० 


४७० 
६५४ 
र्‌१८ 
घ०० 
२६८ 
१४७ 
७१६ 
४५६ 
२२६ 
६२१ 
२०५ 
३१६ 
४२० 
६९३ 
१७४ 
६९७३ 
९२७६ 
र्प८ 
3८ 
७३३ 
प्‌ 
श्र 
५११ 
४8६९१ 
६०६ 
६१२ 
६१५ 
६१३ 
६१८ 
९१६ 
९६१६ 
प्र्०्८ 
२३६ 
४६६ 
घ्र 
३३ 


पृष्ठ स० 


६६५ 
3३२० 
३४५४ 
६०७ 
४३३ 
२६८ 
७० 
५६७ 
३५६ 
७०३ 
इ८€ 
४५३ 
धरे 
७६६ 
रे१८ 
७२३० 
७३२ 
9 ह:६ & 
१०५ 
८५६ 
१६६ 
श्श्८ 
6५ 
८५९ 
६६६ 
६६७ 
द्श्प 
६६५ 
७०१ 
७०१ 
९२६९६ 
गहव४ 
३६७ 
भ८प७ 
रृ६८ 
१६७ 


गाया 


ऐंवित्वी णेव 
खोददियभग्रावरण 
गोइदियति 
णोरदियेसु वि 
णो कम्मुरालस 


तज्जोगो सामण्ण 
तत्तो उर्वारे 
तत्तो एगार 
तत्तोकम्मद्य 
तत्तो लाणुत्ताण 
तत्तो लातव 
तत्तों ससेज्ज 
तदेंहमगुलस्स 
तदियक्सो अत 
तदियकसायु 
तललीनमघुग 
तव्वड्ढीए चरिमो 
तव्विदिय कप्पाण 
तसचदुजुगाण 
तसजीवाण 
तसरासिपुढवि 
तस्समयवद्ध 
तस्सुवरि इगि 
तसहीणो ससारी 
तहि सब्वे सुद्ध 
तहि सेसदेव 

त सुद्धसलागा 
ताण समयपवद्धा 
तारिसपरिणाम 
तिगुणा सत्तेगुणा 
तिणकारिमिट्ठ 
तिण्णिसयजोय 
तिप्णिसया छत्तीसा 
तिण्णिसयस दिंठ 
तिण्ह्‌ दोण्ह दोण्ह 
तिविपच पुण्ण 


गाया सं० पृष्ठ सं० 


२७५ ४०६९ 
६६० छ्र्ड 
4 4४ 4६३ 
रह १०३ 
३७७ ५२६ 
२६० ४०० 
१४ ६१ 
१६२ ३०८ 
३६७ वेफ 
६३६ ७१३ 
४३६ 44 
दड० ७१३ 
(८४ ३२४ 
४० ११२ 
४६६ श्७४ 
१४५५८ ३०४ 
१०५ र्श्र 
पड ५६७ 
७१ १८१ 
७२२ ७२७ 
२०५ ३४३ 
२४८ रे७४ 
१०४ २१४ 
१७६ ३१६ 
रे ९३5 
रद. अहड 
२६८ ४०४ 
२४६ बे७२ 
प्र्ड १५७ 
१६३ रैण्प 
२७६ ४०६ 
१६० ३०७ 
१२३ २७६ 
१७० ३१५ 
३४ ६०८ 
श्छ० ३२१ 


गाया 


वियकालविसय 
तिरधियसय 
तिरियगदीए 
तिरियचउकका 
तिरिये झवर 
तिरियति कुडिल 
तिव्वतमा तिव्व 
तिसय भणुति 
तिसु तेर दस 
तीस वासो जम्मे 
तेउतियाण एव 
तेउदु असख 
तेउस्सय सट्ठा 
तैेऊ तेक तेऊ 
तेड पठमे सुक्के 
तेजा सरीरजेट्ठ 
तेत्तीसवेंजणाइ 
तेरसकोडी देसे 
तेरिच्छियलद्धि 
ते विविसेसेण 
तेसि च समासे 
तो वासय भज्कय 
थ 
थावरकायप्पहुदी-सढो 
थावरकायप्पहुदी-अखिय 
धावरकायप्पहुदी-मदि 
थावरकायप्पहुदी-भ्रवि 
थावरकायप्प हुदी, अजोगि 
थावरकायप्पहुदी, सजीमि 
थावरसख 
थोवा तसु 
दग्वेद खेत्त काल 
दव्व खेत्त काल 
दव्व छक्‍्कमका 
दस चोदसट्ठ 
दस विहसच्चे 


गाधा स० 


४४९२ 
श्र 
छ०० 
७१३ 
श्र 
१४८ 
प०० 
६२६ 
छ०४ 
४७३ 
भभ४ 
५४२ 
४५६ 
भरे० 
५०३ 
रश८ 
३५२ 
ध४२ 
७१४ 
२१४ 
शेश्८ 
२३२१७ 


द्८र 
६८९ 
द्८प७छ 
६६२ 
६६४ 
द्ध्प 
१७५ 
सर्प 
२३७६ 
४५० 
६२० 
रेड 
२२० 


पुष्ठ स० 


प्र 
छणें 
७४१ 
ग्रे 
कक 
२६६ 
४८६ 
७०४ 
9४४५ 
५७५ 
६४१ 
६१३ 
ध्र्८ 
च्ण्फ 
३९६० 
रे६२ 
४६१ 
७१५ 
रो४ 
रे४फ८ 
डर 
०२ 


७३६ 
७३६ 
७३९ 
७३८ 
७३६ 
७४१ 
३१८ 
४१२ 
२२६ 
४५5५ 
छ०२ 
डंपप्‌ 


२३५५ 


गाथा 


दस सण्णीण 
दसणमोह 
दसणमोहुद 
दसराुमोहुव 
दसणवयसामाइय 
दहिग्रुइमिव वा 
दिण्णच्छेदेणवहिद 
दिण्णच्छेदेशवहिद 
दिवसो पक्‍खो 
दीव्वति जदो 
दुगतिगभवाहु 
दुगवारपाहुडादो 
पुविह॒पि प्रप 
देवाण श्रवहारा 
देवेहि सादिरेया 
देसविरदे 
देसावहिवर स्सर 
देसावहिवर दब्व 
देसोहिग्रवर 
देसोहिमज्भ 
देसोहिस्स य 
दोगुण रशिद्वाणु 
दोण्ह पच य 
दोत्तिगपभव 
देवेहिसा दिरेगो 


धणुवीसडदस 
धम्मागुणमग्गणा 
धम्माधम्मादीण 
घुवश्रद्घुवरूवे 
घुदकोसु भय 
घुवहारकम्म 
धुवहारस्स 
धूलिगछक्कट्ठाणे 


गाया स॒० 


१३३३ 
६४८ 
६४६९ 
६५० 
४७७ 
२२ 
४२१ 
२१५ 
श७द 
१५१ 
४५७ 
३४२ 
७१० 
६३५ 
२७६९ 
श्३े 
रे७४ 
४१३ 
३६४ 
२६० 
३७४ 
६१४ 
७०५ 
६१७ 
६६३ 


१६८ 
१४० 
श१६ 
४०२ 

श्प 
रेप, 
इ्े८प८ 


र६५९ 


पुष्ठ स० 


श्घ० 
७श्८ 
छ७श्८ 
७१६ 
५७७ 
६६ 
५५१ 
३२३० 
द्दद्प 
३०० 
श्दरप 
४पर 
७५२ 
9१० 
४११ 
8० 
४२४५ 
श्र 
शभ३े७ 
+२७ 
४५२५ 
श्श्फ 
७४६९ 
७०० 


७२५ 


३१३ 
रोड 
श्ष्र 
प्र४७० 
१६० 
शरे६ 
५३२ 
४२५ 


गाया 


नीलुक्कस्सस 


पच्चक्खाणुदया दो 
पच्चक्खारों 
पचक्खतिरि 
पचतिहिचहु 
पचवि इदिय 
पच्रस पच 
पचसमिदी तिगुत्तो 
पचेव होति णाणा 
पज्जत्तस्स य 
पज्जत्तसरीरस्स 
पज्जत्तमणुस्साण 
पज्जत्तीपट्ठवण 
पज्जत्ती पाणावि य 
पज्जायक्खर 
पडिवादी दे 
पडिवादी पुण 
पढमक्खो भ्रत 
पढम पमंदपमा 
पठमुवसमसहि- 
पराजुगले तस 
पण्ण॒द्ठदाल पणु- 
परयाणउदिसया 
पण्शावशिज्जा 
परशणिदरसभोय 
पणुवीस जोय- 
पत्तेयबुद्धतित्य 
पमदादिचउ- 
पम्मस्स व सट्ठाण 
पम्मुवकरस्ससमुदा 
परमणसिद्ध्ठियमट्ठ 
परमाणुआ 
परमाणुयर्गण म्मि 
परमाणुदि भण 
प्रमावहिवर 


गाया स० 


रन 


२३० 
३४६ 
६१ 
४७६ 
१३० 
४७६ 
४७२ 
३०० 
१२१ 
१२६ 
१५६ 
१२० 
७०१ 
३१७ 
३७५ 
४४७ 
३६ 
३६१ 
श्४ड५ 
७६ 
३६० 
३४७ 
३३४ 
१३२७ 
४२६ 
६३१ 
डंद्च० 
श्र्८ 
भर 
डंढडप 
डर 
२६६ 
२४५ 
४१६ 


पुष्ठ स० 


६०४ 


१०३ 
डंप७ 
१६७ 
प््छ७ 
रछप८ 
श्छप८ 
श७ण 
४३७ 
२७१ 
२७४ 
३०६ 
२७० 
७४२ 
डगर 
श्र५ 
भद्दिं 
१११ 
श्ण्प 
२८९ 
१८५ 
५०६ 
डपप 
४८९१ 
र्णर 
श्र 


५७९ 
६३८ 
६०३ 
शहद 
शपर 
६८३ 
३७२ 
२५० 


गाया 


परमावहिस्स 
परमावहिस्स 
परमो हिंदव्व 
पल्‍लतिय उव 
पललसमऊण 
पल्‍लासखघण 
पल्‍लासखेज्ज 
पलल्‍लासखेज्ज 
पल्‍लासखेज्ज दिमा 
पल्‍लासखेज्जा 
पस्सदि श्रोही 
पहिया जे छप्पु 
पुक्ख रगहणे 
पुर्गलविवाह्‌ 
पुढविदगागरिण 
पुढवी भ्राऊ तेऊ 
पुढवी भ्रादि 
पुढवी जल च 
पुण्णुजहण्ण 
पुरिसिच्छिसढ 
पुरुगुणभागे 
पुरुमहदुदारु 
पुग्व जलथल 
पुन्वापुव्वप्पड्डय 
पुहपुहकसाय 
पोग्गलदव्वम्हि 
पोग्गलदग्वाण 
पोत्तजरायुज 


फासरसगघ 


बत्तीस भ्रढदाल 
बघा समयप- 
बहुबहुविह च 
बहुभागे समभागो 
बहुवत्तिजादि 


गाया स० 


३६३ 
४२१४ 
४१६ 
र्रर२ 
४११ 
४६३ 
२०६ 
४५९१ 
६५६ 
२६० 
३६६ 
५०७ 
३१३ 
२१६ 
१२० 
१५२ 
२०० 
६०२ 
१०० 
२७१ 
र७३ 
२३० 
३६२ 

५६ 
२९६ 
५६३ 
454 

प्र 


१६६ 


द््र्८ 
६०५ 
३१० 
१७६ 
३११ 


पृष्ठ सं 9 


श३े६ 
५४६ 
२४७ 
३७६ 
2. 
५२७० 
दे४५ 
२७६ 
७२२ 
३६८ 
भरे७ 
५६४ 
'डं४डप 
३५२ 
२७२ 
१३१३ 
३३६ 
६९० 
२०५ 
४०६ 
४०प८ 
र६३ 
२०९ 
१६१ 
४३० 
१७९ 
६७२ 
१६२ 


३१२ 


७०५ 
७१६ 
४४५९ 
३२० 
४४७ 


गाथा 


बहुविहृबहुप्प 
बावरगप्राऊ 
बादरतेकवाऊ 
बादरपुण्णातेऊ 
बादरबादरबादर 
बादरसुहमे है 
बादरसुहमदयेण 
बादरं सुहमतेि 
बादरसुहमेद्दिय 
बादरसंजलणु 
बादरंसजलणु 

बाचीस सत्त 
बारुत्तरसय 
बाहिरपाणोहि. : 
बितिचप पुण्ण 
बितिवपमाण 
बिदियुवसम 
विहितिहि चदुहटि 
बीजे जोणीभृदे 

बैसद छप्पणे 


भत्त देवी चदप्पह 


भरहम्मि भ्रद्ध 
भवरणतियाण 
भवपच्चइगो 
भेवपच्चद गो 
भव्वत्तणस्स जोग्गा 
भव्वासम्मत्तादि 
भविया सिद्धी 
भावाण सामण्ण 
भावादो छल्लेस्सा 


भासमणवग्ग 


भिष्णसमयट्ठ 
भूबाउतेड 


भूभाउतेउवाऊ 
भोगा पुंण्णुण 


गाथा स० 


४८६ 
४६७ 
श्रे३ 
२५६ 
९०३ 
७२ 
श्८रे 
१७७ 
७१६९ 
६६६ 
४६७ 
११३ 
३५० 
१२६ 
६६ 
प्र्छ्८ 
७३० 
१६८ 
१८७ 
४४१ 


२१२३ 
४०६ 
४२६ 
३७१ 
रे७३ 
श्श८ 
७२६ 
२५७ 
डेप ३ 
श्०० 
द्०ण्८प 

नर 

७३े 
७२१ 
*३९१ 


पृष्ठ सण० 


श्पर 


३२६५ 
३६६ 
६९० 
श्८३ 
३२४ 
०१६९ 
७५६९ 
श्र 
प्७२ 
२३३ 
४8० 
२७७ 


रण्रः 


डरै२० 
प्र 
३२७ 
३२७ 
६१३ 


३५६९ 
8 
५५९ 
५२२ 
प्र४ 
द्ड्ण्‌ 
७५६ 
द४प्‌ 
भर 
६४३ 
६६६ 
१५४ 
श्८३े 
७५७ 
३०७ 


गाया 


मग्गणउवजोगा 
मज्मिमू-चउ-मण 
मज्मिमअसेण 
मज्भिमदव्व खेत्त 
मज्मिमपदक्खर 
मण्णति जदो 
मणदबव्ववग्गणा 
मणदःब्ववग्गणा 
मणपज्जव च णाण 
मणपज्जव्व च 
मणपज्जय परिहारो 
मणवयणाण 
मणवयणाणं 
मणसहियाण 
मसुसिशिपमत्त 
मदिभ्रावरण 
मदिसुदभोहि 
मदो बुद्धिविहीणा 
मरणा पत्थइ 
मरदिग्नसखेज्ज 
मसुरबुबिद्ु 
मायालोहे 
मिच्छ॒त्त वेदतो 
मिच्छाइटिठ जीवो 
मिच्छादुदूठी जीवो 
मिच्छाइट्ठी पावा 
मिच्छा सावय 
मिच्छे खलु 
मिच्छे चोददस जीवा 
मिच्छे सासणा 
मिच्छोदयेण 
मिच्छो सासण 


मिच्छो सासणा मिस्सो 


मिस्सुदये सम्मिस्स 
मिस्से पुण्णालाओो 
मीमसदि जो पुव्व 


गाया स० 


७०३ 
६७६ 
भर२ 
४४६ 
३५५ 
१४६ 
३८६ 
डर 
४४५ 
४३६ 
७२६ 
२१७ 
२२७ 
रर८ 
७१५ 
१६५ 
श्७४ 
२१० 
५२४ 
शी 
२०१ 


१७ 
श्८ 
१२९ 
६२३ 
घ्र्‌४ 
११ 
६६६ 
श्फरै्‌ 
१५ 


६६५ 
३०२ 
जश्प 
६६२ 


& 


पृष्ठ स० 


७४३ 
७३४ 
६०३ 
५६८ 
डहप 
२६९ 
शर२ 
५६६ 
४६३ 
५६३ 
७५०५ 
३५३ 
२६० 
३६१ 
७५५ 
३०६ 
७३१ 
५९० 
४९५ 
६२० 
३३६ 
पड 
8३ 
6३ 
७२१ 
७०३ 
७०३ 
पप 
७४१ 
छरे४ 
8६१ 
पद 
७३६ 
४३८ 
७५६ 
७२४ 


१० | 


गाया 


की 


मूलग्गपरोबीजा 
मूलसरोरमचछ 
मूलेक दे छल्ली 


याजकनामनानन 


रुऊणवरे अवझ 
ख्युत्तरेण तत्तो 
रूसइ सिदइ 


लद्धिप्रपुंण्ण 
लिपइ अप्पीकी रइ 
लेस्साणु खलु 
लेस्साणुक्फस्सा 
लोगस्सश्रससे- 
लोगागासपदेसे 
लोगागासपदेसा 
लोगाणमस 
लोगाणुमस 
लोगागासपदेसा 


वरंणरासि 
वण्णोदयेण 
वण्णगोदयसपा- 
वत्तणहेदू कालो 
वत्ताचत्तपमादे 
वत्युणिमित्त 
वत्धुस्स पदे 
वदसमिदिकसा- 
वय्णहि वि 
वरकाझोदस 
बवड्डारों पुध कालो 
ववहारो पुण ति- 
बवहारो पुण काली 
बवहारों य विय 
वापणनरनों 


गाथा सऊ 


१८६९ 
ष्द्८ 
१८६ 


३६४ 


१०७ 
११० 
५१२ 


१२७ 
डपह 
#रैप८ 
४०५ 
श्पो 
#प९ 
पर 
३१६ 
४६६ 
४८७ 


३६२ 
४६४ 
५३६ 
भद्८ 


६७२ 
३१२ 
४६५ 
४७ 
4२६ 
२६९० 
४७८ 
२७७ 
१७२ 
३६० 


पृष्ठ स० 


३२६ 
७२७ 


रे२९ 


प्र०्८ 


२१६ 
२१६ 
४६६ 


२७५ 
प््पर 
भ्श्८ 
५९२ 
क्र्पर्‌ 
द्परे 


गाया 


वासपुधत्ते खद्या 
विउलमदी वि 
विकहा तहा 
किगहगदिसा- 
विदावलिलोगाण 
विदियुवसम 
विवरीयग्रोहि 
विविहगुण 
विसजतकूड 
विसयाण विस- 
वीरमुहकमल 
वीरियजुदमदि 
वीस वीस पाहुड 
वेगुब्च पज्जत्ते 
वेग्रुव्विय भ्राह्मरय 
वेगुव्वि उत्तत्यं 
वेगुव्वियवरसं 
वेंजण प्रत्य 
वेणुवमृल्ोर 
वेदस्सुदी रणाए 
वेदादाहारोत्ति 
वेयणकसाय 


सकमणे छट्ठाणा 
सकमण सद्ठाण 
सकक्‍्कीसाणा पढम 
सक्‍को जम्बूदीव 
सखा तह पत्थारो 
सखातीदा समया 
सखावत्तय जोणी 
सखावलिहिद 
सखेग्रो ग्रोघो 
सखेज्जपमे_वासे 
सखेज्जासखेज्जे 
सखेज्जासखेज्जाण 
सगजुलाम्ह 
सगमाणुद्धि विभत्ते 


गाया स० 


६५७ 
४४० 

३४ 
६६६ 
२१० 
१६१६ 
३०५ 
र्३२ 
३०३ 
०ण्८ 
७२५८ 
१३१ 
३४३ 
६८२ 
२४२ 
२३४ 
२५७ 
३०७ 


र८६ 


२७२ 
७२४ 
६६७ 


५०६ 
प्र्ण्डं 
४३० 
रर४ं 

३५ 
४०३ 

प्‌ 
ध्थु८ 


४०७ 
भ्६८ 
श्षद 
७७ 
४ 


पृष्ठ स० 


, ४२१ 
५8 4 
१०६ 
७२६ 
३४६ 
४० 
४४१ 
३६४ 
४३६ 
४४ 
७६० 
२७९ 
४८५ 
७३५ 
३७० , 
३६६ 
३९१ 
४४२ 
४१५८ 
४०७ 
छ्श८ 
७२७ 


५६२ 
५९१ 
५५९ 
३४८ 
१०७ 
भ४९ 
१९६ 
७२२ 

घर 
प्र्डरे 
ह५४ं 
६७३ 
१८६ 
११३, 


गाथा 


सगसगग्नसख 
सगसगलखेत्ता 
सगसगअह॒वा 
सगहियसयल 
सजलणुणोकसा 
सजलणणोकसा 
सट्ठाणसमुग्धा 
सठाविदृण रूव 
सण्णाणतिग 
सण्णाणरासि 
सणिस्स वार 
सण्णी श्रोधो मिच्छे 


सण्णी सणिणप्प हुदी 


सत्तण्ह उवसमदो 
सत्तण्ह पुढवीण 
सत्तदिणा छम्मासा 
सत्तमरिवदिम्मि 
सत्तादी श्रूट्ठता 
सदसिवसखो 
सपुणण तु समग्ग 
सहृहणासहृहण 
सब्भावमणो सच्चो 
समयो हु वदमाणो 
सम्मत्तदेस घादि 
सम्मत्त देस सयल 
सम्मत्तमिच्छुपरि 
सम्मत्तरयण 
सम्मत्तुप्पत्तीये 
समयत्तयसखा 
सम्माइट्ठी जीवो 
सम्मामिच्छुदये 
संव्वगग्मगसभव 
सव्व च लोयणलि 
संम्वमरूवी 
सब्वस्मासेण 
सम्वसमासों 


गाथा स॒० 


२०७ 
४३४ 
६४१ 
४७० 
३२ 
है 24 
५४३ 
४२ 
ध्पफ 
४६४ 
१६१ 
७२० 
६९७ 
२६ 
७१२ 
१४४ 
४२४ 
६३३ 
६६ 
४६० 
द्द्न 
र१८ 
५७९ 
२५ 
र्णरे 
र्डं 
२० 
६६ 
१६५ 
२७ 
२६ 
डढडर 
४३२ 
६२ 
२६९७ 
डदे३० 


पृष्ठ स० 


रे४४ 
अश८ 
७१४ 
५७४ 
१०४ 
१३२ 
९१४ 
११५ 
७३७ 
४७० 
३१४ 
७५७ 
७४० 
१०१ 
७५३ 
२८६ 
भ५४॑ 
७०६ 
१७६ 
भ५९ 
७२१ 
३२५४ 
६६६ 
€्प 
४१० 
९६७ 
६५ 
१७० 
४०१ 
१०२ 
६६ 
५६३ 
२५७ 
६७६ 
डरे२ 
४७२ 


गाथा 


सव्वसुराण झोघे 
सव्वावहिस्स एकक्‍्को 
सव्वे पि पुव्वभगा 
सब्वेसि सुहमाण 
सव्वोहिध्चि य क 
ससारी पचकक्‍्खा 
सागारो उवजोगो 
सातरणिरतरेण 
सामण्णजीव 
सामण्णा णेरइया 
स|मण्णा पचिदी 
सामण्णेण य एव 
सामण्णेण तिपती 
सामण्ण पज्जत्त 
सामाइयचउ 
साहारण बाइरेसु 
साहारणोदयेण 
साहारणभासहरो 
साहियसहस्समेक 
सिक्‍्खाकिरियु 
सिद्ध सुद्ध 
सिद्धाणतिम 
सिद्धाण सिद्धनई 
सिलपुढ़वि 
सिलसेलवेणु 
सीदी सट्ठी ताल 
सीलेसि सपत्तो 
सुक्कस्स समुग्घा 
सुण्ण दुगइगि 
सत्तादो त सम्म 
सुदकेवल च णाण 
सुहम रिगोद 
सुहम खिगोद 
सुहम रिगोद 
सुहमणिगोद 
सुहमरस्िगोद 
सुहम णिगोद 


गाया स० 


७१७ 
35 
३६ 
४6८ 
४२३ 
१५५ 
७ 
#६५ 
७५ 
१५० 
१५० 
प्प 
प८ 
७०६९ 
३६७ 
२११ 
१६१ 
१६२ 
श्य 
१६६१ 
4 
२६७ 
७३१ 
र्पड 
२६१ 
१२४ 
६५% 
भ्थर 
२६५ 
सर्प 
३६६ 
€६ ४ 
रे२० 
३२१ 
शे२२ 
रेष८ 


[ १३६ 
पुदठठ सं० 


७५६९ 
४४७ 
१०७ 
प्रैपप 
शशदं 
३०३ 
प्र 
६७७ 
श्पोढं 
३०२ 
३०० 
१६५ 
१८६ 
७५२ 
4१६ 
३४६ 
३३० 
३३० 
१६६ 
७२४ 
७4 
द्पड 
पशु 
४१६ 
४२१ 
२७२ 
१६६ 
६२७ 
४२६ 
१०२ 
2२० 
१६८ 
४५४ 
४५४ 
डर 
#२७ 
१६८ 


(२ | 


गाया 


सुदृदुकखसुबहु 
सुहमेसु सख 
सुदभेदरगुण 
सुहमणिकाते 
सुहमो सुहम 
सेढी सुई श्रगुल 
सेढी सूई पल्ला 
सेलगकिप्हे 
सेलट्ठ कद्ठ 


(6 *) छः 
2 पर ॥ २ 


0 


जंसा केवलज्ञान द्वारा जाना वैसा 
परन्तु जीव को कार्यकारी जीव 
तथा उनका भी स्वरूप सर्व 
होकर छद्मस्थ के ज्ञान मे उनका 
निरुपण करते हैं । यहा उदाहरण--जीव 
अनन्तस्वरूप सहित वचनगोच 
जान कहे हैं । तथा जीवो को 
निरुपण किया है । तथा 
जाति करके भ्राठ व 
हैं वहाँ कुछ मुख्य रचनाओं 
सख्यातादि तीन भेद व इन 


एप स्वीय बाद. दर्धन-केन्क- 
लजिज-+__नलहनलनतह00ह2त॥ुनुतलनी8एती ञ॒ 


बहुत जाना, पर 
इसमें होता है । 


वचननगोचर 


गाशझा स७० 


शे८२ 
र्ण्प 
१०१ 

श् 
६९० 
१५७ 
६०० 
२६३ 
र्पर्‌ 
५११६ 
३३६ 





प्र च्य््तर 


४१४ 
३४४ 
२०५ 
२०२ 
७३७ 
३०४ 
प्र 
४२४ 
४१७ 
६०२ 
४८२ 
७०५४ 


४०२ 
) 


कर्म प्रमाण श्रनन्‍्त 


अंक सौ झडतालीस प्र 


का निरूपण 
के इक्करीस भेद 


केरणानुयोग 


र्‌ नही है, वहा 
जानने के अने 
[ननन्‍्त 
श्रक्नतियाँ कही हैं । 
करते हैं । 
निरूपित 


प० टोडरमल . मोक्मार्ग प्रकाशक, पृष्ठ स> २७२ 
| हर 





छ् 


-कर्मादिक का व त्रिलोकादिक 
निरूपित नही हो सकता 
का भाव भासित 
के भावों की श्रपेक्षा 


गाया 


सो सजम ण॑ गि- 


सोहम्मेसारा 
सोहम्मादासार 
सोहम्मीसाणा 


हिंदि होदि हु 
हेद्‌ठा जेसि 


हैटिठमछप्पुडवीण 


हेट्ठमदुप्पुढवी ण 
होति प्रणियदिठ्गो 
होति खबा इगि 
होदि भ्रणतिम 


गाया स०॒ पुष्ठस० 


२३ हे 
द्व६ ७११ 
३०७ ७६६ 
४३५ १५६ 
४४३ २१९३ 
६०१ १5७ 
११२ २२७ 
१२८ २७६ 
१४५४ ००२ 
की १५९ 
६३० ७०८ 
शे८९ ५३३ 


/3++.44 4-०० ७०७७ ७०५५७/७७७७४७०७७७७३७५५५७५७५७७५७७७०७७७५०७३५+३७५५७३००१००७०००००० 


नुयोग मे व्यास्यान है। तथा फेवलज्ञान द्वारा तो 
लोकादिक का ही निरूपण 
, इसलिए जिस प्रकार 
हो, उस प्रकार सकुचित करके 
पेक्षा ग्रुरास्थान कहे हैं, वे भाव 
>बण भावों की एक जाति करके चौदह गुरा- 
# अकार हैं, वहां मुख्य चौदह मार्गणा का 
शकार शक्ति यक्त हैं, उनमें के 
तथा त्रिलोक मे अनेक रचनाएं 

तथा त्रमारा के अनन्त भेद हैं, वहाँ 
किये हैं । इसी प्रकार अन्यत्र जानना | 


बहतो की एक 





| 


जयपुर 


